410 2. 


भगवत्पतञ्जलि-विरचित 


व्याकरण महाभाष्य 


(प्रथम नवाह्विक ) 


अनुवादक 
चारुदेव शास्त्री 


मोतीलाल बनारसीदास 
दिल्ली वाराणसी पटना बंगलौर मद्रास 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


RE 


४३२. ५ 


Pre eo yz 


भगवत्पतञ्जलि-विरचित 
व्याकरण-महाभाष्य 


८८-७0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


भगवत्पतञ्जलि-विरचित 
व्याकरण-महाभाष्य 
(प्रथम नवाहिक ) 


हिन्दी अनुवाद तथा विवरण 


अनुवादक व विवरणकार 


श्री गान्थिचरितम्‌, अनुवाद कला, उपसर्गार्थ-चन्द्रिका, प्रस्तावतरङ्गिणी, 
वाक्यमुक्तावली, व्याकरणचन्द्रोदय, शब्दापशब्दविवेकः 
आदि ग्रन्थों के निर्माता तथा वाक्यपदीय के परिष्कर्ता 


चारुदेव शास्त्री 
एम:ए., एम.ओ.एल. 


मोतीलाल बनारसीदास 
दिल्ली वाराणसी पटना बंगलौर मद्रास 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


हि 


| 

प्रथम संस्करण : दिल्ली, १९६८ । 
पुनर्मुद्रण : दिल्ली, १९८४, १९८८, १९९५ | 

८ मोतीलाल बनारसीदास | 

जी बंगलो रोड, जवाहरनगर, दिल्ली ११० ००७ 

छ १२० राँयपेट्टा हाई रोड, मैलापुर, मद्रास ६०० ००४ 

क १६ सेन्ट मार्वस रोड, बंगलौर ५६० ००१ 

712 अशोक राजपथ, पटना ८०० ००४ हू. 

क चौक, वाराणसी २२१ ००१ न 

- : 

i | 

ब्‌ क श्र | 

“क 


न 


| 


नमो भगवते पतज्षलये । नमो गुरुभ्यः । 
प्रकृतक्नातेविषयक किश्चिद्दक्तव्य 
` महाभाष्य के प्रथम आहिकत्रय का अनुवाद प्रस्तुत करते हुए मेने लिखा था-- 


“यह अनुवाद किस लिये हुआ हे । इस लिये नहीं कि महाभाष्य की भाषा क्विट 
है, दूर व्यवहित अन्त्रय आदि के कारण दुर्बोध है । भाषा इतनी सरल, सुन्दर तथा 
मधुर हे जितनी कि कभी हो सकती है । वस्तुतः इतने प्रसाद और माधुयेभरे कुछेक ही 
ग्रन्थ समस्त संस्कृत साहित्य में मिलते हे । जैसे मीमांसा शाबर भाष्य, झाइर ग्रह्मतत्र 
भाष्य, अथवा उपनिषदों के संवाद-स्थळ । तो प्रश्‍न होता है कि फिर इस हिन्दी अनुवाद | 
की क्या आवश्यकता थी ? उत्तर में यही कहना होगा कि भाष्याशय अति गम्भीर है जो 
अप्रौडावस्थ सुकुमारमति छात्रों के लिये प्राय; अगम्य है । प्राचीन विवरणकारा कयट आदि 
महाविद्वानों के संस्कृत में किय हुए व्याख्यान निश्‍चय ही आजकल अधिक जटिल प्रतीत 
होने लगे हैं, विशेषकर उद्द्योतकार नागेश की उक्तियाँ दुरूह तथा व्यामोहक प्रतीत होती 
हैं। भाष्य के विषय में भरतृददरि ने अपने वाक्यपदीय में कितना यथार्थ वचन कहा है-- 


शकब्धगाधे गाम्भीयाँदुत्तान इच सौषठवात्‌ । 
तस्मिन्नकृतबुदीनां नेवावास्थिः निइचयः ॥ 


अर्थात्‌ भाष्य में जहां अथाइ गहराई है वहाँ रचना-सान्दर्य के कारण 
अत्यन्त प्राज्ञलता है । इत्यम्भूत भाष्य में असंस्कृत (अपरिपक) बुद्धिवालों को 
भाष्य के आशय का निरिचित ज्ञान न हो सका । यदि भतृहरि के समय में 
तथा उससे पूर्व ऐसी अवस्था थी तो आज यदि भाष्यादय की दुर्बोधता की 
अनुभूति हो तो क्या आइचये है । अतः हम ने भाषान्तर करते हुएं सवेत्र 
भाष्याशय को स्पष्ट करेन का यत्न किया है । स्थान-स्थान पर भाष्य के पौर्वापर्य 
की संगति दिखाने के लिये तथा भाष्यकार के अभिप्राय के स्पष्टीकरण के लिये 
सुविस्तृत टिप्पण दिये हैं । व्याख्येय पर्दो का अर्थ निर्देश तथा विग्रह आदि 
भी दिया हे। इसी से इस कृति की कृतार्थता है, अन्यथा भाषान्तर मात्र व्यथ- 
सा होता । मुझे पूर्ण आशा है, भाःय-ममेज्ञ विद्वान्‌ इस का आदर करेंगे और 
भाष्यार्थ जिज्ञासु संस्कृत छात्र इसे सत्रि से पड़ कर लाभ उठायेंगे ।' 


यह मेरी आशा पूर्ण रुप से समृद्ध हुई । विशेषज्ञ विद्वानों ने इस कति | 
का सविशेष समादर किया । छात्रवर्ग में इस का प्रचुर प्रचार हुआ। इस . 
स मुझे प्रणा मिली कि में इस अनुवादकाय को आगे बढ़ाऊँ । प्रकाशक डक ; 


७ ०-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


० 


आनि टक? 


धर 1 र 


(२) 


महोदय श्रेष्ठी श्री सुन्दरलाल जी से पर्याप्त प्रवर्तना प्राप्त हुई जिस से पराङ्मुख 
रहना मेरे लिये दुष्कर हो, गया । सो मैंने आंग बढ्ने का निश्‍चय किया और 
अगले छः आहिकों पर कार्य प्रारम्भ किया । कार्यान्तर व्यासङ्ग के कारण यह 
कार्ये ४ वर्ष के पश्चात्‌ सन्‌ १९६६ में समाप्त हुआ । दो वर्ष इस के मुद्रण 
में लगे। प्रथम तीन आहिंक्रो का फिर से पर्याप्त परिष्करण किया गया ।. भाव- 
प्रदशनाथ अनेक नये. टिप्पण दिये गये । अगले छः आहिकॉ की सप्रपश्च विशद 
व्याख्या की गई । विस्तीर्णता का इतने से अनुमान हो सकता है कि नौ आहिकों 


की. यह व्याख्या “> परिमाण के ७४३ पृष्ठों में परिपूर्ण हुई है । जहाँ 


भाष्यस्थ पद-वाक्यों का यथेष्ट विशकलन किया हे धहाँ केयट तथा नागेश की 
उक्तियो का भी परिस्फुट विवेचन क्रिया है । यथासंभव कोई भी सन्दिग्ध स्थल 
व्याख्यानास्पृष्ट नहीं छोड़ा है। ` 

मुझे महान्‌ परितोष है कि मुद्रण अतिसुन्दर तथा परिशुद्ध हुआ है । पाठक 
जन इमे अत्यन्त रोचक पायेंगे । 

मुद्रित पाठ की जो दुर्लभ परिशुद्धता सिद्ध हुई है उस में मेरे स्नेह- 
भाजन आयुष्मान्‌ पे० दुनीचन्द शास्त्री वि° वै० शोध-ऽस्थान साघु आश्रम (होऱ्यारपुर) 
के अन्यतम साहित्यधशोधक ने जो मेरी सहायता की उसके लिये में इनका 
हृदय से आभारी हूँ । इस निष्कारण प्रणय का एकमात्र निर्वेश सैं इन्दै आशीवीद 
` तथा धन्यवाद ही दे सकता हू. । पं० देवदत्त शास्त्री विद्याभास्कर का भौ में कृतज्ञ 
हूँ: जिन्दो ने आईरी प्रूफ का भी सावधानी से पुनः परीक्षण किया । 


मेरा संकल्प है कि इसी शैली से सम्पूर्ण महाभाष्य का अनुवाद तथा विवरण 
लिखूँ। यदि आयुः शेष हुई और जीवन निर्बाध निरातङ्क रहा तो यह पुण्य 
कार्य कुछ वर्षा में सिद्ध हो जायगा । यह सिद्धि भगत्रकृपा और गुरुजनों के 
आशीर्वाद. पर निर्भर है, अतः दोनों के लिये आर्थना करता हुआ में इस वक्तव्य 
को समाप्त करता हूँ । 


देही अनुवादक तथा विवरणकार्‌ 
३/५४ रूपनगर । विद्रच्चरणपङ्कजचञ्चरीक 
बैशाखी पूर्णिमा, संवत्‌ २०२५ चारुदेव शास्त्री ॥ 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


अथ शब्दानुशासनम्‌? 


अथेत्ययं शाब्दोऽधिकारार्थः प्रयुज्यते । शब्दानुशासनं नाम शास्त्रः 


00000000000£2:>::>:२<<<<<<२<--३३३६-:-- 


अब शब्दानुशासन (= शब्द शिक्षण-नाम शास्त्र) का प्रारम्भ होता हे । 
यहां 'अथ? शब्द प्रारम्भ अर्थ में प्रयुक्त किया गया हे । शब्दानुशासन-नामक 


१. वेयाक्रण-सम्प्रदाय में इसे भाष्यकार का वचन माना जाता हैं। भाष्य के 
लक्षण में स्वपदानि च वण्येन्ते ऐसा कहने से भाष्यकार इसकी स्वयं व्याख्या करते 
हैं इसमें कुछ भी असमञ्जस नहीं। पर मनुभाष्यकार . मेधातिथि इसे भगवान्‌ पाणिनि 
के सूत्र ग्रन्थ अष्टाध्यायी का प्रथम सूत्र मानते हैं। उनका कहना है कि--पौरुषेय- 
ष्वपि अन्थेपु नेव. सर्वेषु प्रयोजनाभिधानमाद्रियते । तथा हि भगवान्‌ पाणिनिरनुक्त्वैव 
प्रयोजनम्‌ अथ शब्दानुशासनमिति सूत्नसन्दर्भमारभते ( मनु० १।१ ) ।.काशिकाकार 
अष्टाध्यायी की व्याख्या में प्रवृत्त हुए अथ शब्द्रानुशासनम्‌ को आदि में पढ़ते हैं 
और इसकी व्याख्या करते हें । इससे उनके मत में यह सूत्रकार का वचन है ऐसा 
झलकता हें । अन्यदीय वचन से प्रारम्भ करने में कुछ भी औचित्य प्रतीत नहीं होता । 
किं च । पातज्ञल योगसूत्र का अथ योगानुशासनम्‌ प्रथम सूत्र हे, तो भथ 
शब्दानुशासनम्‌ यह पाणितीयाष्टक का प्रधन सूत्र क्‍यों न हो । महाः 
भाष्यकार पतञ्जलि और योगसूत्रकार पतज्ञलि एक ही व्यक्ति थे, इसमें ऐतिह्य के 
अतिरिक्त कोई प्रमाण नहीं । वस्तुतः शब्दानुशासन अष्टाध्यायी की संज्ञा हे और 
इसी वात को भाष्यकार शव्दानुञ्चासने नाम शास्त्रम्‌ में नाम शब्द से स्पष्ट कर रहे 
हैं। अमरसिंह की अमर कृति का नाम भी प्रतिपाद्य विषय का निर्देश करते हुए 
नामलिज्ञानुशासन दै । है 

शब्दानुशासन शब्द में शब्दानामनुशासन शब्दानुशासनम्‌ यह षष्टी समास है । 
शब्दानाम्‌ यहां कर्म में षष्टी है। अनुशासन क्रिया के कर्ता आचार्य पाणिनि स्वतः 
गम्यमान हैं अतः उन्हें शब्द द्वारा नहीं कहा गया । केवल कर्म का ही प्रयोग किया गया है। 
कती कै दोनों का प्रयोग न होने से उभय प्राप्ति नहीं है, अतः यहां उभयप्राप्तौ कर्मणि 
से षष्ठी न हो कर कर्ठंकमेंणोः कृति से षष्टी हुई दे) उस में कर्मणि च से षष्टी समास 
का निषेध न होगा तो इध्मप्रब्रश्चनः की तरह शब्दानुशासनम्‌ यह समास का रूप 
शुद्ध बन जायगा । 


२. अथ यह निपात आरम्भ अर्थ का द्योतक है । कोषकार इसे मंगळ 
अनन्तर, शारस्भ,णमडल;. कालवे /-(-प्ररिपर्णत्रा )०इक तिरो भरं “पढत । पर 


२ ऽ्याकरणसहा भाष्य 


मधिकृतं वेदितब्यम्‌। केषां' शब्दानाम्‌ । लौकिकानां वैदिकानां च। 
ढौकिकाँस्तावत्‌- गोरश्वः पुरुषो हस्ती शकु निसूंगो ब्राह्मण इति । वैदिकाः 
खल्वपि- शक्षो देवीरभिष्टये (अ. सं. १,१,१), इषे त्वोज्जे त्वा (ते. सं. १,१, 
१,१), अग्निमीळ पुरोहितम्‌ (क्र. १,१,१), अग्न आयाहि चीतय (सा. तं. १, 
१,१) इति। कमक 


शास्त्र (यहां से) प्रारम्भ दोता दै ऐसा जानना चाहिए । 

किन शब्दों का अनुशासन ? लौकिक और वैदिक- इन दोनों प्रकार के 
शब्दों का। लौकिक शब्द जेले--गौः, अश्वः, पुरुषः, हस्ती, झकुनिः (=पक्षी), 
खगः, आह्मणः | वेदिक भी जेसे--शज्नो देवीरभिष्टये; इषे त्वोज्जे त्वा, अग्निमीळे 
पुरोहितम्‌ , अग्न अःयाहि वीतये इत्यादि । 


मंगळ भथ शब्द का द्योत्य अर्थ नहीं। जेते किसी दूसरे के लिये लिये जा रहे दही 
का दर्शन मंगळ है ऐसे ही अथ शब्द का श्रवण मंगल हे) भगवान्‌ इाङ्कराचाये का 
वचन भी हे-भथान्तरप्रयुक्त एव द्यथशब्दः श्रतप्रा मङ्गछप्रयोजनो भवति। 


१, यद्यपि शब्दानुशासन शब्द में शब्द शाब्द गुणीभूत हे । उत्तरपद 
अनुशासन के साथ उस का अर्थ सेसृष्ट है पदार्थः पदाथेनान्वेति न तु तदेकदेशेन इस 
` नियम के अनुसार शाब्दानुशासन इस सम्पूर्ण पदाथ के एकदेश शब्द शब्द -का पृथक्‌ 
परामशे न होने से केषां शब्दानाम्‌ «यह प्रश्‍न अनुपपश्न है । इस के स्थान में 
कीरं शब्दानुशासनम्‌ १ ऐसा प्रश्‍न दोना चाहिये था । उसका उत्तर भी लौकिकानां 
वैदिकानां च न हो कर ल क्रिकं वैदिक च ऐसा होना चाहिये तो भी सम्पूर्ण पदार्थ के 
एकदेश अथवा गुणीभूत शब्द शाब्द का भौ बुद्धि से परामश कर के उक्त निर्देश 
बन जायगा । अन्यत्र भी भाष्यकार के ऐसे प्रयोग हैं, जैसे राजघुरुषोऽयम्‌ । 
कस्य राज्ञः ॥ ४ 


२, लौकिक का अर्थ है लोक में प्रसिद्ध लोक से यहाँ सर्वलोक अभिप्रेत हे । 
साधु शब्द लोक में सवत्र प्रसिद्ध होते हैं और अपभ्रंश कहीं-कहीं। सो यहां सर्वलोक- 
प्रसिद्ध साधु शब्दों का अनुशासन है, अपभ्रंश का नहीं । लौकिक वाग्व्यवहार में 
पदानुपूर्वी नियत नहीं होती, वेदवाक्यों में पदानुपूर्वी नियत है, वह बदली नहीं जा 
सकती । अतः लौकिक शब्दों को एक-एक करके स्वतन्त्र रूप में पढ़ दिया है, पर 
वैदिक शब्दों को मन्त्रस्थ-क्रम-विशिष्ट ही पढ़ा है। ५ 

३. शानो देवी -.. ... यह अथववेद की पिप्पलाद शाखा का प्रथम मन्त्र है। श्री ` 
` दुर्गामोइन भद्वाचाये द्वारा सम्पादित तथा कलिकाता संस्कृत कालेज अनुसन्धान-प्रन्थ-माला 


७ 0-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


प्रथम आद्विक ३ 


अथ गौरित्यत्र कः शब्दः'। किं यत्तत्सास्नालाङ्गूलककुदखुर- 


विषाण्यर्थरूपं स शब्द; । नेत्याह । द्रव्यं नाम तत्‌ । यत्तर्हि तदिङ्गितं 


चेष्टितं निमिषितमिति ख शब्दः । नेत्याह । क्रिया नाम सा। यत्ति 
तच्छुक्को नील कपिलः कपोत इति स शब्द: । नेत्याह | गुणो नाम स: । 
यत्तद्दि तद्भि्ेष्वभिन्नं छिञ्षेष्वच्छिन्नं सामान्यभूतं स शाब्दः । नेत्याह। 

अब गौः इसमें कौनसा शब्द दै? क्या जो गलकम्बल, पूँछ, कुद्दान, खुर, 
सींगवाळा पदाथ है वह शब्द है ? वैयाकरण कहता दे-- नहीं, चह तो द्र्य है । 

तो क्या जो सङ्केत करना (आंख आदि से हृदय के भाव का. प्रकाशन) 
चेष्टा (शरीर को हृळ्चल) तथा आँख का झपकना, वह शब्द हे ? वैयाकरण कहता 
हे--नहीं, ब्रह तो क्रिया हे । 
तो क्या जो शुक्छ, नोल, कपिल (भूरा), कपोत (चितकबरा) है वह शब्द 
है । वैयाकरण कहता है--नहीं, वह तो गुण है । 

तो फिर क्या जो भिन्न-भिन्न पदार्थों (द्रव्यो) में एकरूप है और जो उनके 
नष्ट होने पर भी नष्ट नहीं होता, सब में साधारण, अनुगत है वह शब्द हे? 
वयाकरण कहता है--नहीं, वह तो जाति है । 


` में प्रकाशित पेप्पलाद संहिता प्रथम काण्ड देखें । संभवतः भाष्यकार. पिप्पलाद 
शाखीय अथवत्रेदी थे । खण्डिकोपाध्यायस्तस्मै चपेरां ददाति इस वचन से भी भाष्य- 


कार का अथवेवेदी होना संकेतित माना जाता है। 
१. लोकड्यवहार से यह विदित ही है कि शब्द अर्थबोधक वर्णात्मक 


ध्वनि को कहते हैं, तो गौः यहां शब्द कौन सा है यह जिज्ञासा ही नहीं होती ।. 


he 


फिर इस प्रश्‍न का क्या आशय हे १ लोक में शब्द और अर्थ का अभेद से व्यवहार 
ही इस शङ्का का बीज हे । सामने उपस्थित गलकम्बल आदि वाले पदार्थ के विषय में 
जब प्रश्न होता है--यह क्या है, अर्थात्‌ इसक्रा वाचक (नाम) क्या है, तो हमारा 
उत्तर होता है-यह गौ है। यहाँ यह पदार्थ का संकेत करता हुआ उद्देश्य हे और 
गौ विधेय हे । दोनों का सामानाधिकरण्य से निर्देश हुआ है। अर्थ शब्द हे ऐसा 
कह रहे हें । सो शब्द और द्रव्य का अभेद तो इतने से ही स्पष्ट हे। इसलिये इस 
अभेद के कारण द्रव्य मै शब्द की शङ्का उपपन्न ही हे । रही जाति, गुण, क्रिया में 
शब्द की शङ्का की उपपत्ति, सो यूं है--जाति, गुण, क्रिया का, जो द्वव्य में रहते हे, 
सीधा शब्द के साथ अभेद न सही, तो भी जाति-व्यक्ति का, गुण-गुणी का, क्रियाः 


क्रियावत्‌ का अभेद होने से जाति, गुण, क्रिया से अभिन्न द्रव्य के साथ श्रमेंद-प्राप्त . [ 
हुए शब्द का जाति, गुण, क्रिया के साथ भी अभेद सिद्ध हो जाता है। गौः इस उच्चा- | 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


< ~ 


$ घ्याकरणमद्दाभाष्य 
आङतिर्नाम सा। कस्तर्हि शाब्दः | थेनोञ्चारितेन सास्तालाङ्‌गूलकङुद” 
खुरविषाणिनां सम्प्रत्ययो भवति स शाब्दः। | 

अथवा प्रतीतपदार्थको लोके ध्वनि: शब्द इत्युच्यत। तद्यथ : 
शब्द कुरु, मा शब्द कार्षीः, शब्दकार्ययं माणवक इति ध्वान कुकभव- 
सुच्यते । तस्माद्‌ ध्वनिः शब्दः । 


कानि पुनः शब्दानुशासनस्य प्रयोजनानि ¦ रक्षोहागमळघ्वसन्देहा 
प्रयोजनम्‌ । रक्षार्थ वेदानामध्येयं व्याकरणम्‌। लोपागमवर्णविकारशो हि 
NUN NREL २. 


तो आखिर शब्द दै क्या ? 
जो उच्चरित ध्वनियों से अभिव्यक्त होकर गलकम्बल, पूछ, ऊुद्दान, खुर, 
सींग वाळे गो व्यक्तियों का बोध कराता दै वह शब्द दै । 
अथवा. लोक-ब्यवद्दार में जिस ध्वनि से अथे का बोघ होता हे वह शब्द 
लाता है | जैसा कि ध्वनि करते हुए एक लड़के को उदेश करके कहा जाता है-- 
(और अधिक) शब्द करो, शब्द मत करों, यह लड़का शब्दकारी (शोर करने वाला) 
है। भतः ध्वनि शब्द है। 
शब्दानुशासन (शास्त्र के अध्ययन) के क्या-क्या प्रयोजन हैं ? 


रक्षा, ऊद्द (विभक्ति आदि का परिवतेन), आगम ( विधायक शास्त्र ), 
छाघव (सरलता, आसानी), सन्देहनिवृत्ति--ये प्रयोजन हैं । 


रण के अनन्तर बुद्धि में जो नाना अथे (द्रव्य के अतिरिक्त ) जाति गुण क्रिया 
` आसते हैं उनके साथ भी शब्द का तादात्म्य होने से उनके विषय में भी ये शब्द हूं 
यहद शङ्का युक्त ही हे। 


१, वैयाकरण कां मत है कि उच्चारित होकर क्षणान्तर में नष्ट हो जाने वाले 
वर्ण अर्थ का बोध नहीं करा सकते । उनमें वाचकत्व नहीं। जो श्रवण का विषय हे 
वह बोधक नहीं । वैथाकरण शब्द को एक नित्य तत्त्व मानता है जो उच्चारित 
ध्वनियां से अभिव्यक्त होता है और अभिव्यक्त होने पर उस-उस अर्थ का बोध कराता 

_ है। इसलिये उसे 'स्फोट! कहते हैं, जिसका अथे है-स्फुटत्यथोंऽस्मादिति । 


डः २. यहां लोक-व्यवहार में जेसा शब्द समझा जाता है उसका लक्षण किया है, 
र यद काये दै अनिल हे  नेंग्रा ग्रिक इसे ही,आाब्द | समझते दि॥700 by eGangotri 


=-= 
“i 


पा "५92१-25-2१ 
1 i 


नला आह्विक | ५ 
सम्यग्वेदान परिपालयिष्यतीति । ऊहः खल्वपि । न स्ैलिङ्गैनै च 


सर्चाभिर्विभक्तिभि्ेंदे मन्त्रा निगदिताः । ते चावश्यं यज्ञगतेन पुरुषेण 
यथायथं विपरिणमयितव्याः । तान्नावैयाकरणः शक्नोति यथायथं 


. विपरिणमयितुम्‌ । तस्मादध्येयं व्याकरणम्‌ । आगमँः खरवपि । ब्राह्मणेन 


( वेदों की) रक्षा के लिये व्याकरण पढ़ना चाहिए । क्योंकि लोप, आांगम, 
आदेश को जानने वाला वेदों की ठीक तरह से रक्षा कर सकेगा । ऊद भो प्रयोजन 
है । वेद मै मन्त्र सभी छिङ्गों में और सभी विभक्तियों सहित नहीं पढ गये । उन्हें 


यज्ञ में प्रवृत्त हुए पुरुष को अवश्य ही उचित रीति से बदलना होता हे । (और) 


व्याकरण न जानने वाला उन्दं उचित रीति से बढ्छ नहा सकता । इसलिए व्याकरण 


` पढ़ना चाहिये । 


शास्त्र भी (ब्याकरणाध्ययन का) प्रयोजक (विधायक, प्रेरक) है । (वह कद्दता हे) 


१. भाव यह है कि लोक में लोप, आगम और आदेशों को न देखकर और 
वेद में उन्हें देखकर व्याकरण न जाननेवाला भ्रान्त हो सकता हे और लोक का 
अनुसरण करते हुए वेदिक शब्दों को भी वैसे ही पढ़ने की चेष्टा करेगा ऐसी संभावना 
हो सकती है । देवा अदुह--यहां 'र्‌ का आगम हुआ है और “त? का छोप। लोक 

अदुहत ऐसा लङ्‌ बहु० आ में प्रयोग होता है । मध्या कर्तोवितर्त संजभार--- 
यहां ह्‌ के स्थान में भ्‌ आदेश हुआं हे । लोक में संजहार रूप प्रसिद्ध हे । 


२. प्रकृति याग में विनियुक्त मन्त्रॉ के देवतादि वाचक पदों को विकृति याग 
के देवता आदि का बोध कराने के लिए बदलना उद्द कहलाता है। सब इष्टियागों 
की दर्शपूर्णमास प्रकृति है और सभी सोमयागों की अभ्निष्टोम याग प्रकृति है। जिसमें 
इतिकरैब्यता पूर्णरूप से ही कही होती है वह प्रक्नतियाग होता हे और जिसमें प्रकृतिवदू 
विकृति: कर्तव्या इस वचन से प्रकृति याग स ली जाती है वह विकृति । अत्र प्रकृति 
याग के अग्नये त्वा जुष्टं निर्वपामि इस मन्त्र में आये हुए अग्नि शब्द के स्थान 


- पर सौथै चरुं निईपेद्‌ ब्रह्मवचेसकामः (त्रह्मतेज चाहता हुआ सूयं को चरु कौ आहुति 


दे) इस वचन के अनुसार चतुथ्यन्त सूय शब्द .का प्रयोग करके सूयाय स्वा जुष्ट निर्‌- 
चपामि इस मन्त्र से आहुति देनी है । यह प्रकृति का ऊह है, विभक्ति का नहीं, विभक्ति 
वही रही । लिङ्ग का उह यथा--देवीरापः शुद्धाः स्थः में स्त्रीलिङ्ग, छुदा; के 
स्थानपर देवाऽऽञ्य झुदमसि इस मन्त्र में आज्य शब्द के साथ अन्वित होने के कारण 


_ झुद्धम इस प्रकार नपुसक्क लिंग में विपरिणाम । 


३. आगम के साथ आया हुआ अयोजन शब्द. प्रयोजक को कहता है । यहां 


८८-७0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


६ इ्याकरणसद्दाभाष्य 


७ च 
निष्कारणो धर्मः षडङ्गो वेदोऽध्येयो शेयइचेति । प्रधानं च षद्स्वङ्गजु 
व्याकरणम्‌ । प्रधाने च छतो यक्षः फळवान्भवति । र 
च ७ हि 2. 

लघ्वर्धे चाध्येयं व्याकरणम्‌ | ब्राह्मणेनावच्यं शब्दा शया इति । न 
चान्तरेण व्याकरणं लघुनोपायेन शाब्दाः शाक्या ज्ञातुम्‌। असन्दहाथ 
चाध्येयं व्याकरणम्‌। याशिकाः पठन्ति- स्थूलपृषदीमाग्तिवादणीमनडवाही- 
मालभेतेति । तस्यां सन्देहः स्थूला चासौ पुषती च स्थूळपूषती, स्थूलानि 
पृषन्ति यस्याः सेयं स्थूलपषतीति। तां नावैयाकरणः स्वरतो5ध्यवस्यात । 
यदि ` पूर्वपदप्रक्कतिस्वरत्वं ततो बहुतीहिः, अथ समासान्तोदात्तत्वं 
. ततस्तत्पुरुष इति । 


ब्राह्मण को बिना कारण ( छाम भांदि . प्रयोजन-रहित ) घमस्वरूप छुः अशा 
बाळा वेद पढ़ना चाहिए ्ौर उसे जानना चाहिए । छुः अंगों में व्याकरण 
प्रधान है और प्रधान मै किया हुआ यत्न प्रचुर फल वाळा होता है । 

छाघव के कारण व्याकरण पढ़ना चाहिए । ब्राह्मण को शब्द अवश्य जानने 
हैं। व्याकरण को छोड और किसी लघु ( छोटा, सरल) उपाय से शब्द जाने - 
नहीं जा सकते । | 

सन्देह की निवृत्ति के लिए भी व्याकरण पढ़ना चाहिये । याज्ञिक (कर्मकाण्डी) 
लोग पढ़ते हैं--स्थूछप्षघती गाय को अग्नि तथा वरुण देवताओं के उद्देश से आलम्भन 
करे अर्थात्‌ भेंट दे । स्थूल्पूषती इस विशेषण पद के अर्थ भें सन्देह होता हे, वह 
मोटी भी है भौर बिन्दुमती भी है (ऐसा अर्थ है) अथवा जिसके ( शरीर पर ) स्थूळ 
बिन्दु है ऐसा । जो व्याकरण नहीं जानता वह उसके विषय में स्वर से निश्चय नहीं 
कर सकता । यदि ( समास स्थूलप्रषती' ) के पूवैपद ( स्थूल ) का अपन! ही स्वर 
यहाँ है तो यह बहुव्रीहिं हे, यदि समास का अन्त्य अच्‌ उदात्त हे तो यह तत्पुरुष हे । 


रक्षोद्दागमळघ्वसन्देद्दाः यह इन्द्र बहुवचनान्त हे, पर प्रयोजनम्‌ यह एकवचनान्त हे । 
यहां एकशेष हुआ हे--प्रयोजनी ( रक्षा ) च प्रथोजनइच प्रयोजनइच प्रयोजनं (लघु) 
प्रयोजनश्वति प्रयोजनम्‌ । पक्ष में प्रयोजनानि भी होगा । इसमें नपुंसकमनएुंसकेनेकव- 
च्चास्यान्यतरस्याम्‌ (१।२।६९ )--यह शास्त्र प्रमाण है । 

१. यहां असन्देह शब्द में सन्देह का प्रागभाव समझना चाहिये | प्रध्वंस नहीं ।. 
वयाकरण को सन्देह उत्पन्न होकर नष्ट नहीं होता । बल्कि उसे सर्वथा सन्देह उत्पन्न 
ही नहीं होता। अ 


२. वेदार्थ में स्वर (उदात्त, अनुदात्त, स्वरित ) नियामक हे । मनमाना अर्थ 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


orem SS पाका NETO SSS 


TF 
se 


प्रथम भोह्विक ७ 


इमानि च भूयः शब्दानुशासनस्य प्रयोजनानि--तेञ्खुरा। दुष्टः . 
शब्द: | यदधीतम्‌ । यस्तु प्रयुङ्क्ते। अविांसः। विर्भाक्त कुवेन्ति। यो 
घा इमाम्‌। चत्वारि। उत त्वः। सक्तुमिव। सारस्वतीम्‌। दशास्यां 
पुत्रस्य । सुदेवो असि वरुणेति। : 

तेञ्सुरा हेळयो हेळय इति कुषैन्तः.परावभूचुः। तस्माद्‌ घ्राणेन न 
म्लेच्छितचे नापभाषितवै । म्लेच्छो ह वा पष यदपशब्दः । तेऽसुराः । 

दुष्टः शब्द्‌ः। “दुष्टः शाब्दः स्वरतो वर्णतो वा मिथ्या प्रयुक्तो न 


शब्दानुशासन के यह और भी प्रयोजन इँ--तेञ्युराः । दुष्टः शब्दः। यद्‌- 
धीतम्‌ । यस्तु प्रयुङ्क्ते । अविद्वांसः । विभक्ति कुषेन्ति। यो वा इमामू । चत्वारि । उत 
त्वः । सक्तुमिव । सारस्वतीम्‌ । दशम्यां पुत्रस्य । सुदेवो असि वरुण इति। 
वे असुर हेळयः, देलयः ( हे शश्रुओ, दे शन्नुओ ) चिल्लाते हुए पराजित द्दो 
' गये। इसलिये ब्राह्मण को म्लेच्छन अर्थात्‌ अपभाषण नहीं करना चाहिये । जो 
अपशब्द है वह निश्चय से म्लेच्छ है । तेऽसुराः । 
स्वर भौर वर्ण की दृष्टि से अझद्ध उच्चारण किया हुआ दोषयुक्त शब्द 
अपने विवक्षित अर्थ को नहीं कहता । वह वाणीरूप बज्र हो यजमान को मार देता है 
जस इन्द्रशन्नु ( बृत्र ) स्वर दोष के कारण मारा गया। हम दोष-युक्त शब्दों का प्रयोग 
न करें, इसलिये हमें व्याकरग पढ़ना चाहिये । दुष्टः शब्दः । 


नहीं किया जा सकता। स्त्र और संस्कार ( -प्रक्ृति प्रत्ययादि से शब्द की व्युत्पत्ति ) 
जाने बिना अर्थ का बोध नहीं हो सक्रता और स्वर संस्कार व्याकरण से ही जाने जाते 
हैं। स्थूळरषतो शब्द के अर्थ मै जत्र सन्देह हुआ तो इसका निश्चय स्वर को देखकर 
ही हो सकता है । अब व्याकरण शास्त्र बताता है बहुब्रीहवौ रकतया पूर्वपदम्‌ (६।२।१ ) 
अर्थात्‌ बहुब्रीहि समास में पूवेपद का ही अपना स्वर ( =उदात्त ) रहता हे शेष निघात 
( अनुदात्त ) हो जाता है । कारण कि पद्‌ में ( यहाँ समाध होकर जो नया पद्‌ बना 
हे उसमें भी) एक अच्‌ उदात्त होता है (अथवा स्वरित होता है) शेष अनुदात्त , 
रहता है । स्थूल शब्द अन्तोदात्त है। इसका पुषत्‌ के साथ समास हुआ 
है । समस्त पद में एक ही स्वर ( उदात्त ) होने से एषत्‌ निघात होगा । समास होकर 
स्त्रीत्व विवक्षा में उगितश्च ( ४।१।६ ) से डीप्‌ प्रत्यय होगा । डीप प्रत्यय भौ अनुदात्त 
होता है, अतः एषती भी सारा अनुदात्त द्वी रहेगा। पर स्थूल के ल ( उदात्त )से 
परे पृ अनुदात्त को. उदात्तादनुदात्तस्य स्वरितः ( ८।४।५६ ) से स्त्रित होकर शेष दो 
अनुदात्तो का प्रचय रहेगा । तो स्थूरईंषती ऐसे स्वराङ्कन होगा । तत्पुरुष में समासान्त 
उदात्त होने से स्थलपूषदी ऐसा । 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


८ ध्याकरणमद्दाभाष्य * 


तमथभाद । स वाग्वज्रो यजमानं हिनस्ति यथेन्द्रशत्रः स्वरतोऽपराधात्‌ ॥ 
हृति । डुष्टाऽ्छन्दान्मा प्रयुक्ष्महीत्यध्ययं व्याकरणम्‌ । डः शाब्दः । भ 

यदधीतम्‌ । “यदधीतमविज्ञातं निगदेनैव शब्दते। अनग्नाविव 
शुष्कैधो न तज्ज्वळति कर्हिचित्‌ ॥” तस्मादनर्थकं माघिगीप्महीत्यध्ययं 
ब्याकरणम्‌ | यदधीतम्‌ | र 

.यस्तु प्रयुङ्के। “यस्तु प्रयुङ्क्ते कुशळो विशषे शब्दान्‌ यथावद्‌ 
व्यवहारकाले | सो5नन्तमाप्नोति जयं परत्र वाग्योगविद्‌ ढुष्यति चाप- 
शब्द? ॥ कः | वाग्योगविदेवे । कृत एतत्‌ । यो हि शब्दाज्ञानात्यपशब्दा- 


जा (मन्त्रादि) अक्षरादिरूप से ग्रहण तो किया, पर समझा नहीं, केवळ पाठ 
मात्र से उच्चारण किया, वह कभी भी प्रकाश नहीं करता जेसे अभि के अभाव में 
सूखा इैन्धन कभी नहीं जळता । यद्धीतम्‌ । | 

जो शब्दों के प्रयोगविजेष में कुशळ व्यवहार के समय उन्दै ठीक-ठीक प्रयोग 
करता हे वह शाब्दा सम्बन्ध जानने दाला परलोक में झनन्त उत्कष को प्राप्त होता 
और अपराब्दों से पाप का भागी होता हे । 

कौन ? 2 

द्राब्दाथ सम्बन्ध जाननेवाला ही ।. 


१. ऐसी कथा हे कि त्वष्टा के पुत्र विश्वहूप को इन्द्र ने मार दिया । अब 
त्वश इन्द्र को मारने के लिये एक अभिचार याग करता है । उसमें वह स्वाहेन्द्रशन्नु- 
वैधेस्व ऐसा मन्त्र पढ़ता हे । यहां शत्रु क्रिया शब्द है संज्ञा शब्द नहीं । श॒त्रु-शातयिता 
=नाशक। अब त्वष्टा यह कहना चाहता था कि हे अग्नि तू ऐसे बढ कि तेरी ज्वालाओं 
में उत्पन्न हुआ असुर ( बृत्र ) इन्द्रशत्रु अथोत्‌ इन्द्र का नाशक हो । यह अभिप्रेत 
अथे तब सिद्ध होता यदि वह इन्द्रशत्रु शब्द को तत्पुरुष समास बनाकर इसके अन्त 
मै उदात्त पढ़ता | पर उसने प्रमाद से पूर्वपद के प्रकृति स्वर से युक्त पढ़ दिया जिससे 
यह बहुब्रीहि समास हो गया, जो अन्य पदार्थ प्रधान होता है जिससे वह यह कह बैठा 
क्रि हे अग्नि तू इन्द्र है नाशक जिसका ऐसे रूपवाला होता हुआ बढ़। तिस पर वृत्र 
उत्पन्न होता हुआ ही इन्द्र से मारा गय! | यह कथा तेत्तिरीय संहिता के द्वितीय काण्ड 
के पञ्चम प्रपाठक में दी गई.है। 1 


२. अनभौ--यहां „ उप्लेषरूप आधार में सप्तमी है । उपरछेष=संयोग, 
सामीप्य। अर्थात्‌ जब अग्नि का ईन्धन के साथ संयोग नहीं । 

३. माङ्‌ उपपद होनेपर इङ्‌ अध्ययने का यह छङ्‌ उत्तमपुरुष बहु० में रूप-है । 

४. प्रत्यासत्ति से ( पास में शूयमाण होने से) वाग्योगविदू का ही दुष्यति 


८८-७0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


पा Ss ७०७०० > ae 


oe 


प्रथम भाहिक ९ 


नप्यसौ जानाति । यथैव हि शब्दज्ञाने धर्मः, पवमपराब्दश्ञानेऽप्यधभैः । 
अथवा भूयानधर्मः प्राप्नोति । भूयांसोऽपशब्दाः, अल्पीयांसः शब्दा इति । 
एकैकस्य हि शब्दस्य बहचोऽपश्र॑शाः । तद्यथा । गी रित्यस्य शाब्दस्य 
गावी गोणी गोता गोपोतलिकेत्यचमादयोऽपश्रंशाः। अथ यो5वाग्योगवित्‌ । 
अज्ञाने' तस्य शरणम्‌ । विषम उपन्यासः ! नात्यन्तायाऽश्चानं शरणं भवितु- 
मर्हति । यो ह्यजानन्वै ब्राह्मणं हन्यात्‌ सुरां चा पियेत्सोऽपि मःये पतितः 
स्यात्‌ । एवं तर्हि । सोऽनन्तमाप्नोति जयं परत्र वाग्योगविदू दुष्यति चाप- 
शाब्देः ॥ कः । अवाग्योगचिदंच । अथ यो वाग्योगविदू , विज्ञान तस्य 
शरणम्‌। क्क पुनरिदं पठितम्‌। राजां नाम इ्ळोकाः। कि च भोः इलोका 
0802062000 Mine मतका 


,-->>>>>> 


ऐसा केसे जाना ? 

जो शब्दों को जानता दै वह अपशब्दों को भी जानता है । जैसे शब्द-ज्ञान में 
धर्म हे यैसे हो भपशड्दज्ञान में अधमं भो । अथवा अधिक अधमं होता है | 

क्यों ? 

> क रोडे 

इस लिये कि अपशब्द अधिक हैं, शब्द ( उनको अपेक्षा ) थोडे हँ । 

एक-एक शब्द के बहुत से अपभ्रंश होते हैं, जेसे “गौ” इस एक शब्द के गावी 
. गोणी, गोता, गोपोतलिका इत्यादि अपभ्रंश होते हैं । अब जो वारा अर्थ सम्बन्ध को 
. नहीं जानता उसका अज्ञान रक्षक होता हे, अर्थात्‌ अज्ञान उसे पातित्य से बचायेगा । 
यह कथन ठीक नहीं । अज्ञान पूर्णरूप से बचा नहीं सकता। जा काइ न जानता हुआ 
भी. ब्राह्मण की हत्या कर दे अथवा सुरा पीए, सें मानता हूँ कि वह भी पतित होगा । 
अच्छा तो सोऽनन्तमाप्नोंत जयं परत्र वाग्योगविदू दुष्यत चापशब्दैः--यह्द जो 
पढ़ा है यहाँ 'दुष्यति? का कती कौन है £ निश्चित ही अवाग्योगविद्‌ क्योंकि जो वाग- 
योगविद्‌ ( शब्दार्थसम्बन्ध का जानने वाळा ) दे विशिष्ट ज्ञान उसका रक्षक द्दे। 

यह वचन कहो पढ़ा दै ! 

आज नामक इलाक दें (वदा) । 

क्यों जी, इलोक भी प्रमाण होने रगे ! 


क्रिया-पद के साथ अन्वय होना चाहिये, ऐसा पूर्वपक्षी का अभिप्राय हैं। जिसे वह 
आगे युक्ति से पुष्ट करता है । न्‌ 
5 १. कहने वाले का भाव यह है कि अज्ञान से किया हुआ कम मानो न कियासा 
होता है, उस से पाप का प्रसङ्ग नहीं । 
२, इसे भाष्यकार स्वयं आगे चलकर अथवा पुनरस्तु ज्ञान एव चमः 
इत्यादि सन्दभभ से स्पष्ट करेंगे। बर 
३. आज नाम से प्रसिद्ध कात्यायन प्रणीत इलोक कदे जाते है । 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


१० ` ह्याकरणमद्दाभाष्य 


अपि प्रमाणस्‌। कि चातः | यदि इछोका अपि प्रमाणम्‌, अयमपि इलोकः 
प्रमाणं भवितुमईति। “यदुदुम्बरवर्णानां घरीनां मण्डळं महत्‌ । पीतं न 
गमयेत्स्वग किं तत्‌ क्रतुगतं नयेत्‌॥” प्रमत्तगीत एप तत्रभवतः । यस्त्व- 
प्रमत्तगीतस्तत्प्रमाणम्‌ । यस्तु प्रयुङ्क्त ॥ 
ओ अबिद्वांसः। “अविद्वांसः प्रत्यभिवादे नाम्नो ये न प्लुतिं विः । कामं 
तेषु तु विप्रोष्य स्त्रीष्बिवायमहं वदेत्‌ ॥” अभिवादे स्त्रीवन्मा भूमेत्यध्यय 
व्याकरणम्‌ । अविद्वांसः ॥ 


—— 


इससे क्या हुआ ! 

यदि इलोक भी प्रमाण हैं तो यह इळोक भी प्रमाण हो जायेगा । 

जो तांबे के वर्ण वाढी मटकियों का बड़ा समूह पीका हुआ स्वर्ग की प्रास 
नहीं करा सकता तो यज्ञ (सौत्रामणी याग) में थोडा-सा सुरापान कभी स्वरे की प्राप्त 
` करा सकता है! ः । 

प्रमाद (अनवधान) से पढ़ा हुआ यह पूज्य का वचन है। 

जो (कोई अन्य) वचन सावधान होकर पढा गया है वही प्रमाण दै । 

अविद्वांसः। जो अविद्वान्‌ अभिवादन के उत्तर (आशीर्वाद वाक्य) भे 
(भभिवादक के) नाम को प्छुत करना नहीं जानते, बाहिर से आकर उन के प्रति 
मळे ही अयमहमूऱ्यह मैं हूँ ऐसा कहे जैसे खियों के विषय मै कहने की रीति है। 
अभिवादन में हमारे प्रति स्त्रियों का सा व्यत्रद्दार न हो, अतः व्याकरण पढ़ना चाहिये । 


१, सौत्रामणी-याग मै किश्चित्‌ सुरापान का विधान है, वह यञ्चाङ्ग दे और 
अदृष्ट की उत्पत्ति में सहकारी हे । उस अदृष्ट से देत्यों को वञ्चित करने के हेतु महेश्वर 
ने प्रमत्त-सा होकर उनकी इसमें अश्रद्धा उत्पन्न करने के लिये यह वचन कहा-- 
ऐसा सम्प्रदाय दै । + 

२. अभिवादन के विषय में मनु का ऐसा विधान है-- 
अभिवादात्परं विप्रो उयायांतमभिवादयन्‌ । 
असौ नामाइमस्मीति स्वं नाम परिकीतेयेत्‌ ॥ 
नामधेयस्य ये केचिदभिवादं न जानते । 
तान्प्राज्ञोऽयमहं मयात्‌ स्त्रियः सवोस्तथेव च ॥ ( २ | १२२) 
अर्थात्‌ विप्र ( देवदत्त आदि ) अपने से बड़ी उप्र वाळे को नमस्कार करना . 
चाहता हुआ अपने नाम का उच्चारण करते हुए अभिवादये. देवदत्तोह भोः ऐसा 
` अभिवादन वाक्य बोळे । पर उन लोगों के प्रति जो प्रत्यभिवाद्न में नाम. को प्छत 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


प्रथम आह्विक ११ 


विभाक्तं कुर्वन्ति । याशिकाः पठन्ति--प्रंयाजा: सविभक्तिकाः कार्या 
इति । न चान्तरेण व्याकरणं प्रयाजाः सविभक्तिकाः शक्याः कठुम्‌। 
विभक्ति कुवेन्ति ॥ र - 
यो या इमाम्‌। यो वा इमां पदशः स्वरशो५क्षरशद्दच वाचं 
विदधाति स आख्चिजीनो- भवति । आत्त्विजीनाः स्यामेत्यध्येयं व्याकरणम्‌। 


यो वा इमाम ॥ 


ता भक्ति छगाकर उच्चारण करे विभक्ति लगाकर उच्चारण करते हैं। यजुर्वेदी कर्मकाण्डी लोग पढ़ते हैं-- 
प्रयाज मन्त्रों को विभक्ति-युक्त कर पढ़ना चाहिये, पर व्याकरण जाने बिना प्रयाजों 
को विभक्तियुक्त नहीं किया जा सकता । विभक्ति कुन्ति ॥ | 
जो इसको । जो इस (वाणी का पद्‌, स्वर तथा अक्षर के विषय में ठीक- 
ठीक उच्चारण करता है वह आर्िजीन ( ऋत्विक्‌ प्राप्ति का अधिकारी यजमान 
अथवा ऋत्विक्‌ कमे कराने का अधिकारी याजक) होता है। इम आर्खिजीन हों 


` इसलिये व्याकरण पढ़ना चाहिये । यो वा इमाम्‌ । 


करना नहीं जानते, ऐसे ही सब स्त्रियों के प्रति भी अयमहम्‌ ही कहे । भगवान्‌ 
सूत्रकार पढ़ते हैं--प्रत्यमिवादेऽशद्रे ( ८ । २ । ८३ )। शूद्॒विषयक्र प्रत्यमिवादन से 
अन्यत्र वाक्य की टि को प्छत होता हे । तदनुसार आयुष्मानेधि देवदत्ता३ इस प्रकार 
का आशीवाद वाक्य होता है। | : 

.१. जब किसी कारण कमे-विच्छेद हो जाय तो पुनराधेय इष्टि की जाती है. 
उस पुनराधेयेष्टि की इतिङतेव्यता के विषय में यह वचन पढ़ा गया है। प्रयाज पांच 
होते हैं | ये पहले ही विभक्ति सहित पड़े ही हैं, फिर इस विधान का क्या अर्थ है। 
विभक्ति प्रत्यय है इससे प्रकृति का आक्षेप होता है और चूँकि स्वमझे प्रयाजानां पुरस्तात्त्व 
पश्चात्‌ ऐसा वेदवाक्य है, अतः अभि शब्द ही यहां प्रकृति ली जाती है और इसे 


प्रथमा ( सम्बुद्धि ), सप्तमी, तृतीया और द्वितीया इन चार विभक्तियों से युक्त पढ़ा 


जाता है | समिघोऽम्ने आज्यस्य व्येतु इत्यादि पांच मन्त्र हैं। पहले चार में अग्ने अग्ने 
अग्नावग्ने, अग्निना अग्ने, अग्निमग्ने इस प्रकार एक और अग्नि शब्द दिभक्ति युक्त 
पढा जाता है। चतु प्रयाजेषु चतस्रो विभक्तीदेदाति नोत्तमें इस आपस्तम्ब के वचना- 
नुसार अन्त्य पांचवें मन्त्र में अग्नि शब्द सविभक्तिक नहीं दिया जाता | | 

२. विद्धाति-करोति, उच्चारण करता है। क्रिया-सामान्य से क्रियाविशोष 
विवक्षित है । वाजसनेय प्रातिशाख्य ( ८1२७ ) में भी कहा है--वणेशो$क्षरशो ज्ञानाद 
विभक्तिपद्द्योपि चं । 

३. आिजीन शब्द को दो प्रकार से व्युत्पादन करते हैं। सूत्तकार कहते हैं-- 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


Ee 
62 0.21: 
छोट” 01 २५, a 


१२ ; उयाकरणमहा भाष्य 


चत्वारि । “चत्वारि शङ्गा ज्रयो अस्य पादा ` द्वे शीर्ष सप्त हस्तासो 
अस्य । त्रिधा वद्धो वृषमो रोरवीति महो देवो मत्यो आ विवश ॥” इति। 
चत्वारि श्टङ्घाणि पदजातानि नामाख्यातोपसर्गनिपाताइच । ज्रयो ह 
पादाः जयः काला भूतभविप्यद्वतेमानाः । छ शीषं दौ शब्दात्मानी नित्य 
कार्यच । सप्त विभक्तयः । त्रिधा वद्धः त्रिषु स्थानु बद्ध उराल कण्ठ 
शिरसीति | वृषभो वर्षणात्‌ । रोरवीति शाब्दं करोति। कुत एतत्‌ । शौतिः 
शब्दकर्मा | महो देवो मर्त्या” आविवेशति महान्‌ देवः शब्दः । मर्त्या 
मरणधर्म्माणो मदुष्यास्तानाविवेश । महता देवेन नः साम्यं यथा स्यादि" 
त्यध्येयं व्याकरणम्‌ । 

अपर आह--चत्वारि वाक्परिमिता पदानि तानि विदुर््रीह्मणां ये 


चार । इसके चार सांग हैं, तीन चरण हैं दो सिर हें और सात हाथ हैं। 
तीन स्थानों में बेधा हुआ वृषभ बड़ा शब्द करता हे । महान्‌ देव मनुष्यों में 
प्रवेश किये हुए है | जो इसके चार सींग कहे दें वे चार पदराशियां हैं और वे हैं-- 
नाम, आख्यात, उपसग और निपात | जो इसके तीन पाद हैं वे भूत, अविष्यत्‌ ; 
वर्तमान--ये तीन काळ हैं। जो इसके दो सिर कहे हैं वह दो प्रकार का शब्द है-- 
एक नित्य, दूसरा कार्य (उत्पाद्य, अनित्य) । जो इसके सात: हाथ हैं वे सात विभक्तियां 
हैं। 'तीन स्थानों में बँघा हुआ! इस का अर्थ है--छाती, कण्ठ व सिर में बैँघा हुआ । 
(कामनाभों की) बृष्टि करने से वह बृषभ है। रोरवीति का अथं हे शब्द करता है । 
यह कैसे ? रु धातु शब्द करने अर्थ में पढ़ो है। महो देवः इत्यादि का अर्थ हे-- 
(बह) महान्‌ देव रूप शब्द मरण-स्वभात्र वाळे मनुष्यों के भीतर प्रवेश किए हुए 


_ है। उस महान्‌ देव के साथ हमारा सायुज्य हो, इसलिये व्याकरण पढ़ना चाहिये । 


दूसरा कहता है--वाणी चार पदों में परिच्छिन्न है, इन चार पदों को मन 


'यज्ञत्विगभ्यां घखनो ( ५। १। ७१ ) अर्थात्‌ यज्ञ और ऋत्विक्‌ से उसके योग्य हे 


इस अथे में क्रम से घ, खन्‌ प्रत्यय होते हैं । इससे खनप्रत्ययान्त आत्विजीन का अर्थ 
यजमान हुआ । इस पर वार्तिककार का कहना है कि यज्ञत्विग्भ्यां तत्कर्माईतीति चोप- , 
सेख्यानम्‌ इससे ऋत्विक्‌ के कमे में योग्य होनेवाले में प्रत्यय होकर आत्विजीन 
ऋत्विक्‌ ( याजक ) का बोधक होता है । 

१, ऋ० ४ । ५८। ३॥ 

२. वेद में वाक्‌ आदुदात्त पढ़ा है। पद्पाठ में भी पृथक्‌ पद्‌ ही पढ़ा है। 
अतः यद प्रयमान्त स्वतन्त्र पद है ऐसा प्रतीत होता हे । प्रथमान्त का अन्वय सीधा 


00-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


प्रथम आह्निक १३ 


मनीषिणः । गुहा ओणि निहिता नेङ्गयन्ति तुरीयं वाचो मनुष्या वदन्ति ॥ 
चत्वारि वाकपरिमितानि पदानि चत्वारि पदजातानि नामाख्यातोपसगे- 
निपाताइच । तानि चिदुर्धाह्मणा ये मनीषिणः । मनस इषिणो मनीषिणः । 
गुहा त्रीणि निहिता नेङ्गयन्ति। शुहायां जीणि निहितानि नेङ्गयन्ति न 
चेष्टन्ते न निमिषन्तीत्यर्थः। तुरीयं चा एतद्वाचो यन्मञुष्येघु वतत चतुर्थः 
मित्यर्थः । चत्वारि ॥ 

उत स्वैः! “उत त्यः पश्यन्न ददशै वाचमुत त्वः शृण्वन्न शणो- 
त्येनाम्‌ । डतो त्वस्मै तन्वं चिसस्ने' जायेच पत्य उशती सुवासाः ॥' उत 
त्वः अपि खल्वेकः पद्दयक्षपि न पश्यति वाचम्‌ । अपि खब्वेकः श्टण्वन्नपि 
न म्टणोत्येनाम्‌ इति अविद्वांखमाहार्थम्‌। उतो त्वस्मै तन्वं विसस्रे तजु 


विवृषुते | जाये पत्य उशी खुबासोंः। तद्यथा जाया पत्ये कामयमाना 
TR ele ee eee सी /  खऋशिसऊस्‍अ्ऊस्‍न्‍य कयधय्"्-य्-्- सं सटससस्सख्य्स्म्य्य्य्य््क््स्स 


का संयम किये हुए ब्राह्मण जानते हें । इसके तीन भाग गुफा में छिप हुए चेष्टा नहीं 
करते | वाणी के चौथे भाग को मनुष्य ( साधारण अवैयाकरण ) बोलते हैं ॥ चार 
वाणी के परिच्छेदक पद-समूह नाम आख्यात उपसगे और निपात हैं। मनीषी बाह्मण 
उन्हें जानते हें । मन पर अधिकार रखने वाळे मनीषी कहलाते हैं--गुहा'*****“** 
नेङ्गयन्ति का अथ यह है कि तीन (भाग) गुफा में छिपे हुए चेष्टा नहीं करते, 
झपकते नहीं। तुराये'**'*“वदन्ति का अथे यह है कि यह वाणो का चौथा भाग है 
जो मनुष्यों में है (जो मनुष्य-अवेयाकरणों के व्यवहार में आता है) । चत्वारि । 

और एक । उत त्व:--इस मन्त्र का अर्थ यह है--कोई एक वाणी को देखता 
हुआ भी नहीं देखता, दूसरा इसे सुनता हुआ भी निश्चय ही नहीं सुनता । ऋचा 
का यह आघा भाग अविद्वान्‌ के विषय में है.। उतो विम्नल्ले का अर्थे यह है कि और 
किसी दूसरे के प्रति अपने स्वरूप को खोछ देती है। जायेव'““खुवासाः का अयं यह 
है कि जिस प्रकार सुन्दर शुञ्ज वख धारण किमे हुए (ऋतु-स्नाता) खी कामना करती 


र मारामार :/स्ए € 
लग जाता है- वाक्‌ चत्वारि परिमितानि पदानि भवति । षष्टी पूवपद समास मानने में 


जहां स्वर से विरोध पड़ता है वहां समास भी असमर्थ ही होता दै, क्योंकि वाकू का 
पदानि के साथ सम्बन्ध है! यहाँ चारों पदों से नाम, आख्यात, उपसग और निपात 
का ही अहण इष्ट है, परा, परयन्ती, मध्यमा.तथा वैखरी का नहीं । पद कहने से द्दी 
उनका व्यवच्छेद हो जाता है । 

१. ऋ० ११६४४५ ॥ 

२, वेद में स्व एक अर्थ का वाचक सर्वनाम है । 

३. विसल्ले--यह विपूर्वक स॒ का लिट प्रथम पु० एक० का रूप है । 

४, डउशती--वश कान्तौ इस घातु का दात्रन्त स्त्रीलिंग रूप है। 


co वा मा, शोभने तापसी युस्या: सा a तव चर. मळवद्वासाः ( मेले 


बट 


१४ व्याकरणमद्दाभाष्य 


सुवासाः स्वमात्मानं -विद्वणुते एवं वाग्‌ वाग्विदे स्वात्मानं विद्वणुते । 
वाङ्नो विब्ृृण्यादात्मान मित्यध्येयं व्याकरणम्‌ । उत त्वः ॥ 
सक्तुमिव । “सक्तुमिव तितउना पुनन्तो यत्र धीरा मनसा 
बाचमक्रत । अत्रा सखायः सख्यानि जानते भद्रैषां छच्मीर्निहिताऽधि 
बाचि ॥ सक्तुः सचतेकुर्घावो भबति। कसतेर्वा विपरीताद्‌ विकसितो 
भवति | तितडे परिपचनं भवति । ततवद्वा तुन्नवद्वा । धीरा ध्यानवन्तः । 
मनसा प्रश्ञानेन । वाचमक्रत चाचमङ्षत । 
अत्र सखायः सन्तः सख्यानि जानते। क्व। य एष ढुगाँ मार्ग 
एकगम्यो वाग्विषयः । के पुनस्ते । वैयाकरणाः । कुत पतत्‌ । भद्रैषां लक्ष्मी- 


= नक्का 
हुईं अपने पति के प्रति भपने शरीर को प्रकट करती है इसी प्रकार वाणी वाणी क 


जानने वाळे के प्रति अपने . स्वरूप को प्रकट कर देती है। वाणी अपने स्वरूप को 
हमारे प्रति प्रकट करे इसलिये व्याकरण पढ़ना चाहिये । उत त्वः । 

__ सत्तुओ की तरह । जैसें सत्तभों को चालनी से छानते हैं ऐस ही जब (जिस 
अवस्था में) ज्ञानी लोग अपने प्रकृष्ट ज्ञान के बल वाणी का व्याकरण (विइलेषण, 
'प्रकृतिप्रत््रय-विभाग, दाव्दापशब्द-विवेचन) करते हैं तब ( उस अवस्था में ) समान 
दर्शन वाळे आपस में सायुज्य को अनुभव करते हँ । कल्याणमयी लक्ष्मी इनकी वाणी 
भें निहित होती हे । सक्तु सच धातु से निष्पन्न होता है, इसे धोना (साफ करना) 
कठिन,होता हे । दो सकता है कि सक्तु कस्‌ धातु के आयन्त विपर्यय करने से बना 
हो, खिळा सा होता हे ( इससे धात्वर्थं की संगति होती हे) । तितउ' का अथं 
चाळनो हे | यह विस्तार वाली अथवा छिद्रों वाली होती हे (इस लिये तितउ नाम 
हुआ) । चीर ध्यानी होते हें । मनसा का भर्थ है प्रकृष्ट ज्ञान से। वाचमक्रत का 
अर्थ हे वाणी को व्याकृत किया । उत त्वः ॥ क 

यहाँ समानख्याति ( समान दशन) चाले होकर सायुज्य को भनुभव 
करते हैं । 

कहाँ! 

यदद जो एक मात्र गम्य (साँकरा) दुर्गम वाणी का मागे है (वहाँ) । 


वे कौन हैं ? 


कपड़ों वाली स्नान न  क्रपडों वाली स्नान न करने से ) होती है, इसीलिये उसे मिनी भी कहते हैं । 


स्नान करने पर वह शन्न वस्न पहन लेती हे, इसलिये उसे यहाँ सुवासाः कहा हैं । 


. १, अमर कोष में तितउ पुँल्लिङ्ग पढ़ा है । भाष्यकारःवचन-भ्रामाण्य से 
नपुंसक लिङ्ग भी साधु है। 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


काशा IES हा क) ५ - 


प्रथम आह्विक १५ 


निहिता अघि वाचि | एषां चाचि भद्रा लक्ष्मीनिहिता भवति । लक्ष्मी- 
लेक्षणात्‌ भासनात्परिवूढा भवति । सकतुमिव ॥ 

सारस्वतीम्‌ । याज्ञिकाः पठन्ति “आहिताग्निरपशब्दं प्रयुज्य 
प्रायच्चित्तीयां सारस्वतीमिष्टि निर्वपेत्‌ ।” प्रायश्चित्तीया मा सूमेत्यध्ययं 
व्याकरणम्‌ | सारस्वतीम्‌ ॥ 


दशास्यां पुत्त्रस्य | याज्ञिकाः पठन्ति--“दशास्युत्तरकालं पुत्त्रस्य 
जातस्य नाम विदध्याद्‌ घोषवदाद्यन्तरन्तःस्थमबृद्धं जिपुरुषानूकमनरि . 
प्रतिष्ठितम्‌ ।” तद्धि प्रतिष्ठिततमं भवति ' इद्यक्षर चतुरक्षरं वा नाम इतं 
कुर्यान्न तद्धितम्‌ इति । न चान्तरेण व्याकरणं कृतस्तद्धिता वा शक्या 
विज्ञातुम्‌ । दशास्यां पुत्त्रस्य ॥ 

सुदेचो असि । “सुदेवो असि वरुण यस्य घे सत्त सिन्धवः । अनु- 
क्षरन्ति काकुदं सूर्य सुषिरामिव ॥” सुदेवो असि वरुण सत्यदेवोऽसिं । 
यस्य ते सप्त सिन्धवः सप्त चिभक्तयः। अनुक्षरन्ति काकुदम्‌ । काकुदं 

` चेयाकरण । 

यह क्या ! $ 

क्योंकि इनकी वाणो में कल्ग्राणमयी ळचमी निहित होती है। लक्ष्मी को 
इसलिये लक्ष्मी कहते हैं क्‍योंकि वह लक्षण करती दे, चमकतो दे । अथवा अधिकार 
वाली द्वोती हे । । न 

सरस्वती देवता को दिये जाने वाळी । यज्जुवैदी लोग पढ़ते हें--भग्न्याधान 
करके अपदाव्द का प्रत्रोग कर बैठने पर प्रायड्चित्त के निमित्त सरस्वती देवता के लिए 
इष्टि-याग कर । हम प्रायश्चित्त के योग्य न हाँ इस लिये हमें व्याकरण पढ़ना 
चाहिये । सारस्वतीम्‌ ॥ र 

` दुश्मी रात्रि के अनन्तर पुत्र का । याजिक लोग पढ़ते हे-पुत्रके जन्म से 

दशमी रात के बीतने पर (अर्थात्‌ ग्यारहवें दिन) उत्पन्न हुए पुत्रका नाम रखे, 
जो आदि में घोषवान्‌ वणवाळा हो, बोच में अन्तःस्थ वण वाला हो और बृद्धि स्वर 
(आ, ऐ, औ)-से युक्त न हो, जो पिता के तीन पूर्व पुरुषों के नाम का स्मरण कराता 
हो और जो शत्रु के नाम के रूप में प्रसिद्ध न हो । नाम दो अक्षर वाळा अथवा चार 
अक्षर चाला रखें, वह कृदन्त हो, तद्धितान्त न हो । व्याकरण के बिना कृत्‌ वा तद्धित 
प्रस्ययों का ज्ञान ही नहीं हो सकता दै । दम्या पुत्रस्य ॥ 

तू शोभन देव है । हे वरुण तू सुदेव=सत्यदेव दे जिसके गले से निकलती 
हुईं सात नदियां (नात विभक्तियां) ताळ में बहती हैं ' काङुद ताळ होता हे कारण 
कि काकु नाम जिह्वा का है और वह उसमें उठाकर छगाई जाती दै । सूम सुषिरामिव-- 


८८-७0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


६५ व्याकरणमदा भाष्य 


` ताळु। काकुजिह्वा, सास्मिन्नुद्यत इति काकुदम्‌। सम्प सुषिरामिवं । 


प्रविश्य दहति एवं ते सप्त सिन्धवः' 


तद्यथा शोभनामूर्म खुषिरामग्निरन्तः र 
सत्यदेव: । सत्यदेवाः स्यामत्य- 


सप्त विभक्तयस्ताल्वजुक्षरन्ति । तेनासि 
ध्येयं व्याकरणम्‌ | सुदेवो असि ॥ है 

कि पुनरिदं व्याकरणमेवाधिजिगांसमानेभ्यः प्रयोजनमन्चाख्यायत 
न पुनरन्यदपि किञ्चित्‌ । ओमित्युक्त्वा दृत्तान्तशाः शामित्यादीन्‌ शब्दा- 
न्पठन्ति। पुराकट्प एतदासीत्‌ संस्कारोत्तरकाळं ब्राह्मणा व्याकरणं 


समाधीयते । तेभ्यस्तत्तत्स्थानकरणानुप्रदानश्ञभ्यो वैदिकाः शब्दा डप- 


LT SE MNES टा 
जैसे अग्नि सुन्दर खोखळो लोहे की प्रतिमा को अन्दर प्रविष्ट होकर जळाती हे इसी 
प्रकार सात सिन्धु अर्थात्‌ सात विभक्तियां तेरे ताळ में बहती दें । इससे तू सत्यदेव 
है। इम भी सत्यदेव हों, अत; हमें व्याकरण पढ़ना चाहिये । सुदेवो असि । 

क्या कारण है कि केवळ व्याकरण पढ़ना चाहने वालों के लिये प्रयोजन बताये 
जा रहे हैं, कुछ भौर ( वेद भादि ) पढ्ने वालों के छिये नहीं १ ( वेद पढ़ना चाहते 
हुए तो ) ओम्‌ (स्वीकार करता हूँ) कहकर प्रपाठक-प्रपाठक करके “शम्‌? इत्यादि शब्दों 
को पढ़ते हें । पुरातन युग में ऐसा था उपनयन संस्कार के पचात ब्राह्मण व्याकरण 
पढ़ना प्रारम्भ कर देते थे, तब जब वे वर्णोच्चारण-स्थान ( कण्ठादि ) करण ( जिह्ना 
के अग्न, उपाप्र आदि भाग) क्षौर अनुप्रदान ( आभ्यन्तर व बाह्य प्रयत्न-सेब्र॒त 
विद्वत संवार विवार आदि ) आन छेते थे तो उन्हे बैदिक शब्दों का उपदेश किया 
जाता था। आजकल पेसा नहीं। ( आजकल तो ) पहले वेद को पढ़ते हैं और 


१. ओम यहां स्वीकार अर्थ में है, अभ्यादान अर्थ में नहीं । अधीष्व (पढ़ो) 
के उत्तर में शिष्य ओम्‌ का उच्चारण करता है, स्वीकार करता हूँ, अर्थात्‌ जैसे आपकी 
आज्ञा वैसे करता हूँ । 

२, वृत्तान्तशः में शस्‌ प्रत्यय वीप्सा अर्थ में है। वृत्तान्त का यहां प्रपाठक अर्थे है। 

३, ब्राह्मण बालक का उपनयन आठवें अथवा गर्भ से आठवें वर्षे में करने 
की विधि हे । ऐसी छोटी अवस्था में जब व्याकरणाध्ययन प्रारम्भ हो जाता था तो 
अनतिप्रौढ .होने से उन बालकों को व्याकरणाध्ययन के प्रयोजन विषय में जिज्ञासा 
नहीं होती थी, तो उस समय प्रयोजनान्वाख्यान भी नहीं होता था। पर अब वेदा- ` 
ध्ययन पहले दी प्रारम्भ हो जाता है । वेदाध्ययन को समाप्त कर प्रौढावस्था को प्राप्त 


पट ३ हुए ब्रह्मचाही: अइ। जाइ करते। छाने हकमा मेद (० रिष शब्द्‌ 


प्रथम नाहक १७ 


दिइयन्ते । तदद्यत्वे न तथा । वेदमधीत्य त्वर्ता वक्तारो भवन्ति-- 
'बेदान्नो वेदिका: शब्दाः सिद्धा लोकाच्च छोकिका:। अनर्थकं व्याकरण- 
सिति ।! तेभ्य एवं विप्रतिपन्नवुद्धिभ्योऽध्येतृक्यः खुद्दद्भूत्वा आचार्य इद्‌ 
शास्त्रमन्वाचष्ट । इमानि प्रयोजनान्यभ्येयं व्याकरणमिति । 

उक्त: शब्द्‌ः। स्वरूपमप्युक्तम्‌। ध्रयोजनान्यप्युक्तानि। शब्दानुशासन- 
मिदाना कतव्यम्‌ । तत्कथ कतेव्यम्‌। कि शब्दोपदेशः कर्तव्य आहोस्विद- 
पशब्दोपदेश आहोस्विदुभयोपदेश इति। अन्यतरोपदेशेन कतं स्यात्‌ । 
तद्यथा सअक्ष्यनियमेनाअक्ष्यप्रतिषेधो गम्यते । पञ्च पञ्चनखा भक्ष्या इत्युक्ते 
—— MS eV ste TT 


पढ़कर उतावळे हुए एक दम कहने छग जाते हैँ- वेद से हमने वेदिक शब्द जान 
लिये, और लोक से लौकिक | व्याकरण का (हमें) कुछ प्रयोजन नहीं । उन विपरीत 
बुद्धि चाळे छात्रों का सुहृद्‌ बन कर आचार्य (पतञ्जलि, रक्षोहागमलघ्वसन्देहाः प्रयो- 
जनमू को वातिक मानने वाळों के मत में कात्यायन) इस शास्त्र (प्रयोजन निदेशक) 
का अन्वाख्यान करते हँ और कहते हैं यह प्रयोजन हैं, व्याकरण पढ़ना चाहिए । 

शब्द से क्या ग्राह्य हे यह कह दिया । शब्द का स्वरूप भी कह दिया गया | 
प्रयोजन सी कह दिये । अब झब्दानुशासन करना चाहिये | सो केसे किया जाय ? 
क्या शब्दों का उपदेश करना चाहिये, अथवा अपशब्दों का, अथवा दोनों का? 
किसी एक के उपदेश से काम चल जायगा । जेसे भक्ष्य का नियम करने से भभक्ष्य 
का निषेध स्वतः ही आ जाता है । पांच नखों वाळे पांच ही भक्ष्य हैं ऐसा कहने से 
गिनाये हुए पांच नखों बाळे पांचों से अतिरिक्त पांच नख घाले भभक्ष्य हैं, ऐसा बिना 
कहे ही प्रतीत होता दै । 


लौकिक व वैदिक जान लिये, अब व्याकरण का हमें कुछ प्रयोजन नहीं रहा । 


१, त्वरिता:जातत्वराः । ग्रहप्रवेशाय त्वरमाणाः, विवाह करके गृहस्थ बनने 
के लिये उतावले--ऐसा प्रदीपकार केयट का भाव हें। भाष्यकार को यह विवक्षित 


> 


है वा नहीं इसमें सन्देह है । 
२. नियम शब्द यहां परिसङ्ख्या अथे में प्रयुक्त हुआ हे । मीमांसक विधि 
नियम और परिसङ्ख्या का इस प्रकार लक्षण करते हैं-- 
विधिरत्यन्तमप्राक्तौ नियमः पाक्षिके सति | 
तश्र चान्यत्र च प्राप्ती परिसङ्ख्येति गीयते ॥ 


अपूर्व अत्यन्त अविदित क्रिया का जव विधान किया जाता है तत्र उसे विधि 
अथबा भपूचे विधि कहते हैं जसे ब्रीहीनभ्रोक्षति ( धान पर जल छिड़कता है ) । 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


१८ ब्याहरणमद्दाभांष्य 


-गस्यत एतंदतोन्येऽमक्ष्या इति । अभक्ष्यप्रतिषेघेन वा भक्यनियमः । तदयथा 
अभक्ष्यो ग्राम्यकुक्कुटः, अभक्ष्यो भ्राम्यसूकर इत्युक्त गस्यत स 
आरण्यो भक्ष्य इति । एवमिहापि । यदि ताचच्छन्दोपदेशः क्रियत, गे 
त्येतस्मिन्दुपदिष्टे गम्यत पतद्‌ गाव्याद्योऽपशब्दा इति। अथाप्यपशब्दो- 
पदेशः क्रियते, गाव्यादिषूपदिष्टेछु गम्यत एतद्‌--गौरित्येष शब्द इति । 


सस ~ ३, 
अथवा अभक्ष्य का निषेध करने से भक्ष्य का नियम हो जाता है जैसे गांव का 


कुक्कुट अभक्ष्य दै, गांव का सूअर अभक्य दै ऐसा कहने से जंगल का भेग है ऐसा 
( बिना कहे दी ) प्रतीत दो जाता है। इसी प्रकार यहां भी । यदि शब्दों का उप- 
देश किया जाय, गौः ऐसा उपदेश करने पर यह (स्वयं) जाना जाता है कि गावी आदि 
अपशब्द टें । और यदि अपशब्दों का उपदेश किया जाय, तो गावो आदि का 
उपदेश किये जाने पर यह ( अपने आप ) जाना जाता दै कि गो शब्द हे । 


7 ese MN न 
यह वचन इदम्प्रथमतया ( इससे पहले कोई दूसरा नहीँ) बतलाता हैं कि 
दर्सपूणमास इृष्टियों में म्रीहि का प्रोक्षण किया जाना चाहिये। यह ब्रीहि का 
संस्कारक होकर यज्ञाङ्ग है । इसका अनुष्ठान न हो तो यज्ञ विकला होगा । 
प्रकृत वचन न होता तो इसका हमें कैसे पता चलता £ जो क्रिया कड प्रकार से 
(क्रम से ) सम्पादन की जा सकती हो वहां एकका नियम कर देना नियम अथवा 
नियमविधि कहलाती दै । अब यज्ञार्थे चावल ( ब्रीहि ) को विदुष ( तुष रदित ) करना 
इष्ट है। वितुष करना कई एक क्रियाओं द्वारा ( अनेक क्रियाओं द्वारा सम्पन्न होने की 

` योग्यता होने पर एक समय किसी एक से ) सम्भव है जैसे अवहनन अथवा अवघात 

( उलूखल में मूसल से कूटने ) से, मदेन ( मसलने ) से अथवा. नखविदलन 
( नाखूनों से छीलने ) से। यहाँ शास्त्र नियम करता है. ब्रीहीनवहन्ति, चावलों का 
अवघात ( ही ) करे। परिसङ्ख्या वह विधि है जो अपूर्व विधान तो कुछ नहीं करती 
जिसके न करने से प्रत्यवाय हो, पर एक ही समय में सम्भव, पहले से विदित, दो वा 
दो से अधिक क्रियाओं में से एक का.नियम कर देती हे । पञ्च पञ्चनखा भक्ष्याः । यह 
परिसङ्ख्या दै । यहां पांच पांच नखोंवाले. शशक आदि का भक्षण का विधान नहीं 
किया गया । क्षुधा की निद्चृत्ति के लिये यत्‌ किंचित. शशक आदि पदार्थ का 
भक्षण तो प्राप्त ही ( पहले से विदित ही ) है। मनुष्य ने इसे शास्त्र से नहीं सीखना । 
अब क्षुधा के दामन के लिये वह चाहे तो एक ही समय प्ांच-पांच नखों वाले शशकादि 

को भी खा सकता है और इन पांचों से अतिरिक्त पांच नखोंवाळे मनुष्य आदि को 

, भी। अब इस प्रकार अनेक क्रियाओं की युगपत्‌ प्राप्ति ( प्रसङ्ग ) होने पर शास्त्र 

` नियम करता है पांच नखों वाळे शशकादि पांच ही भक्ष्य ( खाने योग्य ) हैं, अर्थात, 


.CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


प्रथम आशिक १९ 


कि पुनरत्र ज्यायः। लघुत्वाच्छब्दोपदेदाः । लघीयाञ्छब्दोपदेडाः । 
गरीयानपशब्दोपदेश: । एकेकस्य शब्दस्य बहचो5पअशाः । तद्यथा गौरि- 
त्यस्य शब्द्स्य गावी गोणी गोता गोपोतलिकत्येबमादयोऽपञ्रंशाः। 
इष्टान्वाख्यानं खल्वपि भवति । ः 
अयैतस्मिञ्दाब्दोपदेशे सति कि शब्दानां प्रतिपत्तौ प्रतिपद्‌ पाठः 
कर्तव्यः, गौरश्वः पुरुषो हस्ती शकुनिर्सृगो ब्राह्मण इत्येवमाद्यः शब्दाः 
पठितव्याः । नेत्याह । अनभ्युपाय एष इान्दानां. प्रतिपत्तो प्रतिपदपाठः । 
एवं हि श्र्यते- ब्ृहस्पतिरिन्द्राय दिव्ये' वर्षलहस्नं प्रतिपदोक्तानां शब्दानां 
शब्दपारायणं? प्रोचार्च नान्तं जगाम । बृहस्पतिश्च प्रवक्ता, इन्द्रश्वाध्यता, 
तो इन दो उपायों में से बढ़िया उपाय कौन सा हे? 
लघु होने से शब्दोपदेश । शब्दों का उपदेश दूसरे को अपेक्षा थोड़े में हो 
जाता है, अपशब्दों का उपदेश विस्तार से होता है। एक-एक शब्द के अनेक अपञ्नञ्च 
(विङ्तः=सेस्कार-रद्वित रूप ) होते हैं। जसे गौः इस एक शब्द के गावी, गोणी, गोता, 
गोपोतलिका इत्यादि अपअंश होते हैं । ( साधु शब्द के प्रयोग में घम होता हे इस 
कारण) इष्टप्राप्तिजनक शब्दों का भी इस प्रकार ऋन्वाख्याननभनुञझासन हो जाता हे । 
अब शब्दों का उपदेश होना चाहिये ऐसी व्यवस्था होने पर प्रश्‍न यह दे कि 
` शब्दों के बोध के लिये एक-एक करके शब्द पढ़े जाये जसे गौः, अश्वः, पुरुषः, हस्ती, 
शकुनिः, मृगः, ब्राह्मणः इत्यादि । नहीं ऐसा महीं । शब्दों के बोध में शब्दों को एक- 
एक करके पढ देना कोई उपाय नहीं । ऐसा सुनते हैं--( देवगुरु ) ) बृहस्पति ने एक 
हजार दिव्य वर्षो तक इन्द्र को प्रतिपदोक्त शब्द-पारायण पढ़ाया, पर समासि तक न 
पहुँचे । बृहस्पति जैसा पढ़ाने वाला (आचार्य) हो, और इन्द्र जैसा पढ्नेवाका शिष्य हो, 


इन पांचों से भिन्न पांच नखवाले अभक्ष्य (न खाने योग्य ) हैं। परिसङ्ख्या का 
निषेध में तात्यय होता है। प्रकृत में यदि शब्दों का उपदेश क्रिया जाय तो उनका 
श्रवण से साक्षात. बोध हो जायगा और तदूमिन्न अपशब्दो का निषेध साक्षात्‌ न कहा 
छुआ भी गम्यमान ( =प्रतीयमान ) रहेगा । पांच नखोंत्राले भक्ष्य ये हैं-शशकः 
शल्यकी गोधा खड़ी कूर्मश्च पश्चमः--खरगोश, सेद्दा, गोह, गेण्डा और कछुआ । 
१. मानुष वर्ष ( =३६५ दिन) दिव्य ( देवताओं का ) एक दिन रात के 
बराबर है । ै गली र 

२, शब्दपारायण शब्द योगरूढ होकर प्रन्थविशेष का नाम है ऐसा कैयट 
का कथन हे । प्रतिपदोक्तानाम इस विशेषण को देने के लिये फिर शब्दानाम्‌ 
यह विशेष्य पढ़ा है, यह भास रही पुनरुक्ति को निवारण करने के निमित्त यत्न 
मात्र है । वस्तुतः यह वैदिक काल से चली आ रद्दी एक शैली थी- जैसे विद्या हि त्वा 
गोपर्ति शूर गोनाम्‌. ( ऋ० १०।४७।१ ) इत्यादि अनेक स्थलों में देखी जाती है । 

३. प्र पूर्वक ब्रू (वच्‌) का मुख्यार्थे पढाना हे--स्वाध्यायप्रवचनाभ्यां मा प्रमदः । 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


२० . व्याकरणमद्दाभाष्य 


दिव्यं वर्षसहस्तमध्ययनकालो न चान्तं जगाम कि पुनरद्यत्वे । यः सर्वथा 
_चिर जीवति वर्षशतं जीवति। चतुर्भिश्च प्रकारैविद्योपयुक्ता भवति-- 
आगमकालेने. स्वाध्यायकालेन, प्रवचनकालेन, व्यवहारकालेनेति । तत्र 
चास्यागमकालनेवायुः इत्स्नं पर्युपयुक्ते स्यात्‌ । तस्मादनभ्युपायः शब्दानां 
प्रतिपत्तौ प्रतिपदपाठः । जौ 
कथं तहींमे शब्दाः प्रतिपत्तव्याः । किचित्सामान्यविशेषवलक्षणं 
प्रवर्त्येम्‌ । थेनाब्पेन यत्नेन महतो महतः शब्दौघान्प्रतिपचेरन्‌। कि पुन- 
स्तत्‌ । उत्सर्गापवादौ । कश्चिदुत्सगैः कर्तव्यः, कश्चिद्पवादः। कथ- 
जातीयकः पुनरुत्सर्गः कर्तव्यः कथंजातीयको5पचादः । सामान्येनोत्सर्गः 
कर्तव्यः । तद्यथा कर्मण्यण |. तस्य विशेषणापवादः । तद्यथा- आतो 
` ञ्चुपसगै कः । अ 
तिस पर भी एक इजार दिव्य वषे ( लम्बा ) पढ्ने का समय, तो भी समाप्ति न 
_ हो सकी, आज करू का तो कहना ही क्या । जो बहुत चिर तक जीता हे वदद सौ 
बरस जीता दै । । ह 
चार प्रकार से विद्या का उपयोग होता है- गुरु से पढते समय, स्वयं गुरुसुख 
से अधीत की भावृत्ति करते समय, (शिष्यों को) पढ़ाते समय भौर यज्ञादि कमे 
में व्यवद्दार (प्रयोग) के समय । उस प्रतिपद-पाठ की अवस्था में इस (विद्यार्थी) 
की सारी आयु गुरु से पढ़ते-पढ़ते ही समाप्त हो जायगी। अतः शब्दों के बोध के 
लिये प्रतिपद पाठ कोई उपाय नहीं । 
तो शब्दों को केसे जाना जाय? 
कोई छोरा सा सामान्य-विशेष वाळा शास्त्र बनाना चाहिये जिससे थोड़े से 
यत्न से बड़ी-बड़ी शब्द-राशियों को जान जायं । | ; 
ऐसे (शास्त्र) लक्षण का क्या स्वरूप दै £ 
डत्सगै और अपवाद । कोई लक्षण उत्सर्गात्मक होगा, कोई भपवादात्मक । 
उत्सगै का केसा स्वरूप होता है। अपवाद का केसा स्वरूप होता है ! 
सामान्यरूप से कथन उत्सगै होता दे जेसे कमेण्यण, कम़ेकारक (मात्र) उपपद्‌ 
होने पर धातु मात्र से अण्‌ प्रत्यय हो | उस उत्सगे का विशेष कथन से अपवाद, 
बेले आतोऽनुपसगे कः कर्म कारक (मात्र) उपपद होने पर उपसर्ग-रहित आकारान्त 
धातु से क प्रत्यय हो । 
१. आगमकालेन इत्यादि में आधार में करणत्व की विवक्षा करके तृतीया 
अयुक्त हुई है ऐसा नागेश का मत हे । हमारा विचार है कि यहां उपलक्षण में तृतीया 
है, आगमकालेनोपलक्षिता विद्योपयुक्ता उपयोगवती भवति । es 
२, पा ३।२।१॥ ३. पा ३।२। ३ ॥ 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


८७४. 


प्रथम भाह्विक २१ 


कि पुनराकृतिः पदार्थ आहोस्तिद्‌ द्रव्यम्‌ । उभयमित्याह । कथं 
ज्ञायत | उभयथा” ह्याचाय्येण सूत्राणि पठितानि । आफ्नति पदार्थ मत्वा 
जात्याख्यायामेकस्मन्वहुचचनमन्यतरस्याम्‌ इत्युच्यते । द्रव्यं पदार्थ मत्वा 
सरूपाणाम्‌ इृत्यकशष आरभ्यते । 

“++-++---:--.....त..-.. . SSN क कक वी 

क्या पद्‌ का अर्थ--जाति है अथवा द्रव्य ? 

वेयाकरण कहता है--दोनों (जाति और द्रव्य) । 

(यह) केसे जाना जाय ? 

दोनों अर्थो को स्वीकार कर आाचाये पाणिनि ने. सूत्र पढे हं। _ 

पद्‌ का अर्थ जाति है ऐसा मान कर जात्याख्यायामू- इत्यादि सूत्र पढा दै । 
द्वव्य पदार्थ हु ऐसा स्वीकार कर सरूपाणाम्‌ इत्यादि से एक शेष आरम्भ किया हे | 


१. व्याकरण शास्न में किसी एक पक्ष से सवेत्रै व्यवस्था न हो सकने से कहीं 
जाति को पदार्थ माना हे और कहीं व्यक्ति ( द्रव्य ) को । यदि एक ही. पक्ष का स्त्र 
आश्रयण हो, व्यक्ति ही पदार्थ है ऐसा सर्वत्र इष्ट हो तो सम्पन्ना ब्रीहयः यहां व्यक्तियों 
( धान्य के कणों ) का बहुत्व होने से बहुवचन सिद्ध है ( साध्य नहीं ) अतः उसके 
लिये जात्याख्यायाम्‌-- इत्यादि बहुवचन-विधान-रूप .यत्न सूत्रकार क्यों करे । और 
यदि जाति ही पदार्थ हें ऐसा मत अमिमत हो तो जाति नाम एकार्थ होता है, 
उसे कहने के लिये एक शब्द का ही प्रयोग प्राप्त होता है, उसी से तज्जात्यवच्छिन्न 
सकल व्यक्तियों की उपस्थिति हो जायगी, अतः अनेक व्यक्तियों को कहने के लिये 
अनेक शब्दों के प्रयोग का प्रसङ्ग ही नहीं, तो फिर सरूपाणाम्‌ एकशेषः--- 
( समानरूप वाले शब्दों में से एक रहे, अन्य निव्रृत्त हो जायं एक विभक्ति परे होने पर ) 
ऐसा योग-निर्माण करने का यत्न क्यों किया । इससे प्रतीत होता है कि यहाँ 
आचार्य पाणिनि व्यक्ति पदार्थ है ऐसा मान रहे हैं। यहां इतना विशेष जान लेना 
चाहिये क्रि जहां जाति पदार्थ होता है वहां जाति में क्रिया का अन्वय-न हो सकने से 
जात्याश्रय ( जाति के अधिष्ठानभूत ) व्यक्ति का जाति द्वारा बोध होता है । ब्राह्मणो न 
हन्तव्यः । यहां ब्राह्मण शब्द जातिवाचक है, हनन क्रिया ब्राह्मणत्व जाति में संभव 
नहीं, उसका व्यक्ति में ही अन्वय हो सकता दै । जहां व्यक्तिपरक निर्देश हे--इमा 
गावः सुदोहाः, वहां जाति का उपलक्षक के रूप में बोध होता हे । गावः-गोत्वो- 
पलक्षिता=गोत्वावच्छिन्ना गोव्यक्तयः-सास्ना दिमन्त; पदार्थाः। 


८८-७0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


~ 


ब्याकरणमद्दाभाष्य 


कि पुनर्नित्यः शब्द आहोस्वित्कार्यः' । सङ्ग्रह एतत्प्राधान्येन परी- 
_ नित्यो वा स्यात्कायाँ वेति । तत्रोक्ता दोषाः, प्रयोजनान्यप्युक्तानि। 
तत्र त्वेष निर्णयः-यद्येच नित्यः, अथापि कार्यः, उभयथापि लक्षणं 
प्रवरत्यमिति । दु 2 
कैथं पुनरिदं भगवतः पाणिनेराचार्यस्य लक्षणं प्रदत्तम्‌ 
शब्दार्थसम्बन्धे १-१ 
सिद्धे शब्देऽर्थे सम्बन्धे चेति । 
क्‍या शब्द नित्य दे अथवा कार्य (अनित्य)? ` 
संग्रह ग्रन्थ में इस पर मुख्य रूप से विचार किया गया हे कि शब्द नित्य . 
है दा अनित्य । यहाँ दोनों पक्षों में प्रसक्त दोष कह दिये हें । शास्त्र की प्रवृत्ति के 
प्रयोजन भी कह दिये हैं | वहाँ यही निर्णीत किया गया है, चाहे नित्य हो चाहे 
. अनित्य, दोनों पक्षों मै शास्त्रारम्म होना ही चाहिये । 
तो किस अभिप्राय को लेकर भगवान्‌ आचार्य पाणिनि का शास्त्र प्रदत्त 
हुआ है १ (उत्तर) 
(वा०) शब्द, अर्थ कौर उनके सम्बन्ध के सिद्ध रद्दते हुए । 
अब यहाँ सिद्ध शब्द का क्या अर्थ हे? 
सिद्ध शब्द नित्य का समानार्थक दै । 


१. मीमांसक आदि कुछ लोग ध्वनि से व्यङ्गय नित्य वर्ण को ही शब्द मानते हैं । 
उन के मत में पद और वाक्य सब वर्ण-समूह-रूप ही हैं । वैयाकरण लोग वणे से भिन्न 
पद्स्फोट या नित्य वाक्यस्फोट को ही शब्द मानते हें । कुछ नयायिक आदि केवल अनित्य 
ध्वनि को ही शब्द मानते हैं । उनके मत में सार्थक अनर्थक ध्वनि ही शब्द है । स्फोट की 
आवश्यकता नहीं । इस प्रकार शब्द विषय में सन्देह होने स यह प्रश्न किया गया है कि-- 
किं पुनर्नित्यः शब्द आद्दो स्वित्‌ काये; । र 

२, दोनों अवस्थाओ में दोषों का निराकरण किया जा सकता हे । इस हेतु से । 

३. किस अभिप्राय को लेकर, अर्थात्‌ शब्द अर्थ और इनका सम्बन्ध इनकी 
सिद्धि को मानकर अथवा असिद्धि को । प्रश्न का तात्पय यह हे कि यदि शब्द अर्थ 
और सम्त्रन्ध लोकसिद्ध हैं तो शास्रारम्म व्यथे हे और यदि ये अमिद् है तो शाज्ना- 
रम्भ शक्य ही नहीं । अथोत. सर्वथा शास्र अनारम्भणीय ही ठरता है । 

. ४. यह समाहार इन्द्र है--शब्दइच, अर्थश्च, सम्बन्धइचति शब्दार्थसस्त्रन्धम्‌ , 
तस्मिन्‌ शब्दार्थसम्बन्धे । तीनों का त्रिकालाञ्याधित ( नित्य ) अवियोग दिखाने के 
लिये समाद्दार इन्द्र का आश्रयण किया दै । 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


जता 


२२ 


प्रथम आह्विक २३ 

_ अथ सिद्धशब्दस्य कः पदार्थः। नित्यपर्यायवाची सिद्धशब्दः! 
कथं ज्ञायते । यत्कूटेस्थेष्वविचाळिषु भवेषु वतेते । तद्यथा सिद्धा चौः, 
सिद्धा पृथिवी, सिद्धमाकाशमिति । ननु च सोः कार्येष्वपि वतेते तद्यथा 
सिद्ध ओदनः, सिद्धः सूपः, सिद्धा यवागूरिति । यावता कार्येष्वपि वतेते, 


तत्र कुत एतन्नित्यपर्यायचाचिनो ग्रहणं न पुनः कार्ये यः सिद्धशब्द इति । 


संग्रहे तावत्‌ कार्यप्रतिदवन्द्रिभावान्मन्याम्रहे नित्यपर्यायवाचिनो 
ग्रहणमिति । इहापि तदेव । 

-अथवा सन्त्येकपदान्यप्यवघारणानि । तद्यथा-अब्मक्षो वायुभक्ष 
इति--अप एव भक्षयति, वायुमेव भक्षयतीति गम्यते । एवमिद्दापि । सिद्ध 
एव न साध्य इति । 

यह केसे जाना जाय ? 

क्योंकि यह एक स्वरूप-स्थित (अविनाशी), एकत्र नित्यावस्थित पदार्थों को 
कहने में प्रयुक्त होता हे । जैसे झुलोक सिद्ध है, एथिवी सिद्ध है, आकाश सिद्ध दे । 

क्यों जी, (सिद्ध शब्द) कृत्रिम (क्रिया से बने) पदाथा को कहने में भी तो 
अयुक्त होता हे । जैसे--भात (सिद्ध) बना दे, दाळ (सिद्ध) बनी है, यवागू (पतका 
भात) (सिद्ध) बनी दै । चूंकि यह सिद्ध होने वाळे अथौ को कहने में भी प्रयुक्त होता 
है तो यहाँ नित्य समानार्थक का अद्दण ट्वेन कि उस सिद्ध शब्द का जो सिद्ध द्दोने 
वाळे (क्रियानिष्पाद्यन्काये) अथै में प्रयुक्त होता दै, यद कैसे जाना जाय ? 

संप्र अन्थ में "सिद्ध? शब्द 'काये' शब्द के विरोधी रूप में प्रयुक्त होने से 
हम समझते हैं कि वहाँ “नित्य! अर्थ वाळे का ग्रहण है । यहाँ भी वैसा ही । 

अथवा एक (इकेळे) पद से अवधारण ( नियम ) देखा जाता है। जैसे-- 
अब्भक्षः--पानी ही पीता दै, वायुभक्षः, वायु दी खाता दै--ऐसा बोध द्वोता है। इसी 


प्रकार यहाँ भी | (जो) सिद्ध ही है साध्य (कभी) नहीं, ऐसा अर्थ जाना जाता है। 
क कक A केळ स्य 


१. कूटमयोघनः तद्वद्‌ ये तिष्ठन्ति। झयो इन्यते5स्मिञ्चिति भयोघनः, 
बह लोह संघात ( निहाई ) जिसपर लोहे को कूटा जाता है। 

२, विचालः स्थानान्तरसङ्क्रमः, दूसरे स्थान में जाना विचाल कहलाता 
है। दूसरी जगह अष्टाध्यायी में रूपान्तरापत्तिर्विचाळः रूप का बदलना विचाळ का रथे 
अभीष्ट है ( काशिका ५।३।४३ ) | 

३. एकं पदे यस्यावधारणस्य तदेकपदम्‌ ( बहुन्रीहि) । एव शब्द का प्रयोग 
होने पर द्विपद अवधारण ( नियम ) होता हे । एव वद्दा द्योतक होता है। द्योतक के 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


२९४ - . व्याकरणमहाभाष्य 


अथवा पूवपदलोपो$त्र द्रष्टव्यः । अत्यन्तेसिद्धः सिद्ध इति। 
तद्यथा--देवदत्तो दत्त, सत्यभामा भामेति । 

अथवा व्याख्यानतो विशषप्रतिपत्तिर्नहि सन्देहादलक्षणम्‌ इति 
नित्यपर्यायवाचिनो ग्रहणमिति व्याख्यास्यामः 
ओ कि पुनरनेन वरण्यनै । किं न महता-कण्ठेन नित्यशब्द पवोपात्तः, 
यस्मिन्नुपादीयमानेऽसन्देहः स्यात्‌। मङ्गलार्थम्‌ । माङ्गलिक आचायों महतः 
शास्त्रीघस्य मङ्गळार्थ सिद्धशब्दमादितः प्रयुङ्क्ते । मङ्गलादीनि हि 
शास्त्राणि प्रथन्त चीरपुरुषाणि च भवन्ति, आयुष्मत्पुरुषाणि चाध्येतारङ्च 
सिद्धार्था यथा स्युरिति। 


अथवा यहां पूर्वपद का ळोप समझना चाहिये । अत्यन्त सिद्ध को सिद्ध 
कह दिया है। जैसे देवदत्त को दत्त, सत्यभामा को आमा (कह देते हैं) । 


अथवा व्याख्यान (स्पष्टीकरण) से विशेष बोध हो जाता है, सन्देह मात्र से 
लक्षण अळक्षण नहीं बन जाता इस कथन के अनुसार यहां नित्यपर्यायवाची सिद्ध 
शब्द का म्हण हे ऐसा व्याख्यान करेंगे | 


तो फिर इस यत्न से व्याख्येय ( सिद्ध ) शब्द से क्या लाभ ? गळा खोल 
कर “नित्य! शब्द ही क्यों नहीं पढ़ा, जिसके उपादान से सन्देह ही न.रहता ? 


सङ्ग के छिये । मङ्गल ( अनिन्दित भभीष्ट अर्थ को सिद्धि ) चाहता हुआ 
आचाय बड़े भारी शाख्-समुदाय ( >-वार्तिक समूह ) के मङ्गल के लिये आदि में 
सिद्ध शब्द का प्रयोग करता है, क्योंकि आदि में मङ्गल वाळे शाख प्रचरित होते हैं, 
इनके जानने वाळे वीर ( वाइ में त्रिजेता ) और दीर्घायुवाले होते हैँ और पढ़ने वाले 
कृतार्थ होते हैं । 


बिना भी अर्थसङ्गतिवश जव नियम का बोध हो जाता हे तव एकपद अवधारण 
कहलाता है। 


ह १. अत्यन्तं काछापरिच्छेदेन सिद्धः = अत्यन्तसिद्धः, अर्थात्‌ सभी कालों 
द्ध। 


२. वर््यञव्याख्या योग्य, यत्न से व्याख्येय । शक्यार्थ में कृत प्रत्यय । 
अस्मेन वर्णयितुं शक्यं वण्येम्‌ । व्याख्या-गस्यम्‌ । 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangoftri 


€ 


be " - 7 ॥ es 


प्रथम आहिक २५ 


अयं खलु नित्यदान्दो नावश्यं कूटस्थेष्वयिचाळिषु भावेषु वर्तते । 
कि तहि । आभीक्षण्येपि चतेते। तद्यथा--नित्यप्रहसितो नित्यप्रजल्पित 
हति। यावताभीक्षण्येपि वर्तते तत्राप्यनेनैवार्थः स्यात्‌ व्याख्यानतो विशेषः 
प्रतिपत्ति हि सन्देहादलक्षणम्‌ इति। प्यति त्वाचायो मङ्गलार्थइचैव 
सिद्धशब्द आदितः प्रयुक्तो भविष्यति, शक्ष्यामि चैनं नित्यपर्यायवाचिनं 
चर्णयितुमिति । अतः सिद्धशब्द एवोपात्तो न नित्यशब्दः | 

अथ कं पुनः पदार्थ मत्वा एष विग्रहः क्रियते-सिद्धे शब्देज्ये 
सस्बन्धे चेति। आङृतिमित्याह। कुत एतत्‌ । आकृतिहि नित्या 
द्रव्यमनित्यम्‌ः। 


यह नित्य शब्द भी एक-रूप अविनाशी तथा एकत्रावस्थित पदाथा को ही 
कहता ददो ऐसा कोई नियम नहीं | तो क्या १ आवृत्ति ( अभ्यास ) अर्थ में भी आता 
है । जैसे--नित्य ( -बार-बार ) हँसता रहता है, नित्य बोलता रहता है । जब कि यह 
लभ्यास अर्थ में भी आता दवे तो वहां भी इसीसे निर्वाह हो जायगा ( इसीसे काम 
लेना होगा )--ध्याख्यान से विशेष बोध दो जाता है, सन्देह मात्र से लक्षण अलक्षण 
नहीं दो जाता । पर आचाय देखते हैं, आदि में प्रयुक्त हुआ सिद्ध शब्द मङ्ग के 
लिये रहेगा और (साथ दी) में इसे नित्य का पर्यायवाची भी बतला सकूँगा । अत: 
'सिद्ध? शब्द ही पढ़ा दै, “नित्य? नहीं । 

अब प्रश्‍न होता है--किसे पदाथ मानकर यह विग्रह किया जाता है--शब्द, 
अथे और इनके सम्बन्ध के नित्य होने पर । आकृति को (पदाथ मानकर) । 

. यह कैसे ? 
आङृति नित्य है, द्रव्य अनित्य है । 


१, नित्यं हसितुमारब्धःनप्रशब्दः आदिकर्मणि । कतरि क्तः । 


२. भादितः=भादौ । आद्यादित्वात्‌ तसिः। आद्यादिभ्य उपसंख्यानम्‌ से 
यहां सब विभक्तियों के अथे में तसि प्रत्यय होता है । 

३. जब यह निश्चित हो चुका कि वातिक में सिद्ध शब्द नित्य का पर्यायवाची 
है तो प्रश्न होता है कि शब्दायसम्बन्धे इसका जो शब्देऽथे सम्बन्धे .च ऐसा 
विग्रह किया गया है सो किसे पदार्थ मान कर किया गया है--जाति ( और आकृति ) 
अथवा द्रव्य । प्ररनकती जाति: की सिद्धता ( नित्यता ) को तो समझ सकता है पर 
उसे आकृति और द्रव्य की नित्यता खटकंती है, उसे खीकार करने में संकोच है । 
इब्दाथैसम्बन्धे इस द्वन्द्व के समीप में स्थित सिद्धे इस पद का शब्द, अर्थ,, 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


॥ 


२६ व्याकरणमहाभाष्य 


अथ द्रव्ये पदार्थ कथं विग्नहः कर्तव्य; । सिद्धे शब्दे अर्थसस्वन्यें 
चेति। नित्यो ह्यथवतामर्थेरमिसस्बन्धः | 
अथवा द्रव्य एवं पदार्थ एष विग्रहो न्याय्य;- सिद्धे शब्दे अर्थ 


- सम्बन्धे चेति। द्रव्यं हि नित्यमाङृतिरनित्या। कथं ज्ञायतें । एवं हि द्यते 


लोके सुत्कयाचिदाहृत्या युक्ता पिण्डो भवति, पिण्डाकतिसुपस््य घटिकाः 
क्रियन्ते, घरिकाक्रतिमुपस्द्य कुण्डिकाः क्रियन्ते । तथा सुवर्ण कयाचिदा- 
कृत्या युक्तं पिण्डो भवति, पिण्डाङतिसुपस््य रुचकाः क्रियन्ते, रुचकाकति- 


मुपस््य कटकाः क्रियन्ते, कटकाकृतिसुपसद्य स्वस्तिकाः क्रियन्ते। पुनरा- 
Rd NT TN RRA > होला 


यदि द्रब्य पदार्थं हो तो कैसा विग्रह करना चाहिये । 

सिदे शब्दे अर्थसम्बन्धे च इस प्रकार ( विग्रह करना चाहिये )। क्योंकि 
शब्दों का अर्थी के साथ सम्बन्ध नित्य है । 

अथवा द्रव्य को पदाथ मान कर भी यह विग्रह युक्त है--सिद्धे शब्दे अर्थ 
सम्बन्ध च ( शब्द, अथै, सम्बन्धों के सिद्ध होने पर )। कारण कि द्रब्य नित्य दै 
और भाकृति अनित्य है । | 

- कैसे जानें ! | 0, 

ऐसा लोक में देखते हैं मिट्टी किसी एक आकृति से युक्त पिण्ड ( गोला ) 
बन जाती है, पिण्ड आकार को मिटाकर छोटे-छोटे घडे बनाए जाते हैं, इन घड़ों की 
आकृति को सिटाकर कुण्डिकाएँ बनाई जाती हैं । इसी प्रकार सोना किसी एक आकृति 
से युक्त हुआ पिण्ड बन जाता है, पिण्डाकार को मिटाकर रुचक नाम के भूषण 
बनाए जाते हैं, रुचकों की आकृति को मिटाकर कड़े बनाए जाते हैं, कड़ों के आकार 
को मिटाकर स्वस्तिक बनाए जाते हैं। गलाया हुआ फिर सुवर्ण पिण्ड बना हुआ । 


सम्बन्ध--इन तीनों के साथ अन्वय होता है । द्वन्द्वादौ इन्द्रान्ते दन्द्वसमीपे च श्रूयमाणं 


पदं प्रत्येकम भिसस्वध्यते--ऐसा न्याय हे । 

१, यहां द्रव्य के अनित्य होने से अर्थ को सम्बन्ध का विशेषण बना दिया 
गया है । पर फिर यह प्रश्‍न उपस्थित होता है कि अनित्य अर्थो के साथ राब्दों का 
सम्बन्ध नित्य केसे हो सकता है ? वह इस तरह से है कि शब्द में अर्थयोधन की 
योग्यता सहज है । यही योग्यता शब्द का अर्थ के साथ तादात्म्य सम्बन्ध है। वह 
अर्थ के अनित्य होते हुए भी अनित्य नहीं हो जाता । नष्ट और भावी वस्तु का 
भी शब्द से बोध होने से बौद्ध ( आन्तर, सूक्ष्म, वासना रूप सें स्थित ) अर्थ फे साथ 


नित्य सम्बन्ध बना रहता है । 


* CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


व्वा. . 


प्रथम भाहिक २७ 


त्तः सुवर्णपिण्डः पुनरपरयाऽऽङत्या युक्तः खदिराङ्गारसवर्णे कुण्डले 
भवतः । आकृतिरन्या चान्या च भवति, द्रव्यं पुनस्तदेव । आङ्ृत्युपमर्दून 
द्रव्यमेवावश्िष्यते । 

आक्रतावपि पदार्थ पष विग्रहो न्याय्यः सिद्धे शब्दे अर्थ सस्वन्धे 
च्चेति । ननु चोक्तम्‌-आकतिरनित्येति। नैतदस्ति । नित्याऽऽछृतिः। कथम्‌। 
न कचिदुपरतेति कृत्वा सर्वेत्रोपरता भवति । द्रव्यान्तरस्था तूपळभ्यते । 

अथवा नेदमेव नित्यलक्षणम्‌- श्वं कूटस्थमविचाल्यनपायोपजन- 
विकार्यचुत्पत्त्यवद्धयव्यययोगि यत्तन्नित्यम्‌ इति । तदापि नित्यं यस्मिस्तत्त्व 
न विहन्यते । 


TN nm म 0. स्स 
सोना फिर किसी दूसरी आकृति से युक्त होकर खैर के (घघकते हुए) कोयले के 
समान दो कुण्डलों के रूप में परिणत हो जाता है। आकृति ( बदरूकर ) ओर 


होती जाती है, द्रव्य वैसे का वैसा रहता है । आठृति-विशेष के नाश होने पर द्रव्य ' 
ही बचा रहता है । 
आकृति (जाति) को भी पदार्थ मानकर यह विग्रह युक्त है--सिद्धे शब्दे अर्थ 


` सस्बन्धे च। ` 


अजी अभी कहा था--आकृति अनित्य है । ऐसा नहीं । आकृति नित्य | 
(ही) है । ! 
कैसे? 


किसी एक द्रब्य सै अनभिव्यक्त (अनुद्भूत-अप्रत्यक्ष) होने से सभी द्या में 
अनभिव्यक्त रहे ऐसा नहीं, दूसरे द्रव्य मै तो इसकी उपलब्धि होती ही है 

अथवा कोई यही नित्य का लक्षण नहीं--जो धुव (> कूटस्थ ) एक मात्र रूप 
में अंवस्थित ( रूपान्तर-प्रतिभास-रहित ), परिणाम-रहित, उपजन (-बिपरिणास ) . 
अपचय-रूप विकार-रहित, उत्पत्ति बृद्धि और क्षय-रहित हो वह नित्य होता है। वह भी 


नित्य होता है कि जिसके नष्ट होने पर उसमें रहने वाला धर्म (तत्व) नष्ट न हो। 
oe Nn न म क प अ कक 


१. आत्ृत्तःनआवर्तितः, औटाया हुआ, गलाया हुआ । आइपूवेक ट्त 
(णिच्‌) का ऐसा अर्थ है इसमें अमरकोप का तैजसावरतनी मूघा यह पाठ 
प्रमाण है। ५ । a 
२, इस पर नागेश का वचन है-अच्व्यन्ते विकृतेः कतृ बोध्यम्‌ 
यह बात भी प्रायिक है । इस विषय में हमारी कृति शब्दापशब्दविवेक की भूमिका स _ 
उद्देश्य-विधेय प्रकरण देखें । य्य 

३. यहाँ ध्रुव शब्द का कुटस्य व्याख्यान है, अर्थान्तर नहीं । इतना कहने 
से संसगोनित्यता ( संसगे-संर्केष, सामीप्य के कारण जो अनित्यता.) का परिहार 


८८-७0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


५८ व्याकरणमहाभाष्य 


कि पुनस्तत्त्वम्‌ । तद्भावस्तत्त्वम्‌ । आकृतावपि तत्त्वे न विहन्यते । 

अथवा किं न एतेन-इदं नित्यमिदमनित्यमिति। यन्नित्यं तं पदार्थ 
मत्वैष विग्रहः क्रियते-सिद्धे शब्देऽथे सस्वन्धे चेति। 

कथं पुनज्ञायते--सिद्धः शब्दो पथ; सम्बन्धइचेति । 

लोकतः १-२ 

यल्लोकेऽथमर्थसुपादाय शब्दान्प्रयुञ्जते, नेषां निर्वृत्तो यल्नं कुर्वन्ति । 
ये पुनः कार्या भावा निवृत्ती तावत्तेषां यल्लः क्रियते । तद्यथा--घटेन कार्य 
करिष्यन्कुम्भकारकुलं गत्वाह--कुरु घट कार्यमनेन करिष्यामीति । न ताव- 

frre ला 
- किसी वस्तु का स्वभाव, (उसमें रहने वाला धर्म जो उसके स्वरूप को बनाता 
है वह) तत्त्व है । आकृति में भी तत्त्व नष्ट नहीं होता । 

अथवा हमें इससे क्या--यह नित्य है; यह अनित्य है, जो भी नित्य हे 
( आकृति हो वा द्रब्य हो) उसे पदार्थ मानकर यह विग्रह किया जाता है--सिद्धे 
शब्देऽर्थे सम्बन्धे च। 

यह केसे जाना जाय कि शब्द, अर्थ, सम्बन्ध ये तीनों ही नित्य है ? 

(बा०) लोक से । 

क्योंकि लोक मं उस-उस अर्थ को कहने के लिए शब्दों! का प्रयोग करते हैं, 
पर इन शब्दा के निर्माण में यत्न नहीं करते । परन्तु जो पदार्थ क्रिया से निष्पन्न होते 
हैं उनकी निथपत्ति (सिद्धि) के निमित्त यत्न किया जाता है । जैसे--घडे से काम लेना 
चाहता हुआ कुम्हार के घर जाकर कहता है--घड़ा बनाइये, ं मैं इससे काम छूँगा । 


RS Nees SG 4 
क्या है । जैसे स्फटिक ( विलौर ) के पास लाक्षा आदि के पड़े होने से उसका अपना 
स्वल्प तिरोहित हो जाता है और लाक्षा का रुप ( लौहित्य-छाली ) उसमें प्रति- 
आसित होने लगता है । ज्यों ही लाक्षा को परे हटाओ यह लौहित्य-प्रतिभास भी हट 
जाता है । विचाल कहते हैं स्पान्तरोत्पत्ति को, जो परिणाम कहलाता है । धर्मी 
( वस्तु ) के अवस्थित रहते हुए उसमें जो पूर्व धर्म की निवृत्ति होकर एक नये धर्म 
की उत्पत्ति होती है उसे साङ्ख्य दर्सन में परिणाम कहते हैं जैसे बद्री फल में परिपाक 
होने पर श्यामता तिरोहित हो जाती है और रक्तिमा ( लाली ) का आविर्भाव हो जाता 
है- यही परिणाम है। इसी प्रकार दूध का दही रूप विकार परिणाम है । अविचालि 
कहने से परिणामानित्यता का भी परिहार कर दिया हे । शेष अनपाय-इत्यादि विशेषणों 
से प्रध्वंसानित्यता का निरास कर दिया है। अनपायोपजनविकारि-इसका विग्रह इस 
कै प्रकार है--अपायरच उपजनश्च इत्यपायोपजनौ, तौ च विकारौ च ( कमेधारयः ), 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri . 


प्रथम आह्निक २९ 
च्छब्दान्प्रयुयुक्षमाणो वेयाकरणकुलं गत्वाह--कुरु शब्दान्प्रयोक्ष्य इति । 
तावत्येवार्थसुपादाय दब्दान्प्रयुज्ञते । 


यदि तर्हि लोक एषु प्रमाणम्‌ , कि शास्त्रेण. क्रियते । 
लोकतोऽर्थप्रयुक्ते शब्दप्रयोगे शास्त्रेण धर्मनियमः १-३ 

लोकतोऽर्थप्रयुक्ते राब्दप्रयोगे शास्त्रेण धर्मनियमः क्रियते। किमिदं 
धर्मनियम इति। धर्माय नियमो धर्मनियमः, धर्मार्थ. वा नियमो धर्म- 
नियमः, धर्मप्रयोजैनो वा नियमो धर्मनियमः । 

यथा छौकिकवैदिकेषु १-४ 
पर शब्दों का प्रयोग करना चाहता हुआ वैयाकरण के घर जाकर नहीं कहता. है-- 

(मेरे लिये) शब्द बना दीजिये, में इन्हें प्रयुक्त करूँगा । उसी समय (विवक्षा होते 
ही) उस-उस अर्थ को कहने के लिये शब्दों का प्रयोग करते हैं । 

यदि लोक शब्द, अर्थ, सम्बन्ध--इनमें प्रमाण है (अर्थात्‌ ये तीनों सिद्ध हैं 
ऐसा बताता है) तो शाख क्या बनाता है ? | 

(वाऽ) लोक व्यवहार से अर्थ के निमित्त शब्द का प्रयोग सिद्ध होने पर शाख 
धर्म का नियम करता दै । धमानियम का क्या अर्थ है ? धर्म के लिये नियम, घमे-खूप 
नियम, धर्म है प्रयोजन (प्रयोजक) जिसका ऐसा नियम । 

वा० जैसे लोक और वेद में १--४ 


अस्य स्तः, इत्यपायोपजनविकारि ( मत्वर्थाय इतिः ), तद्विज्ञम्‌ अनपायोपजनविकारि । 

यहां वाष्योयणि ने जो छः भाव विकार माने हैं उन्हीं का निषेधमुख परिगणन किया 
गया है । अपाय, उपजन, उत्पत्ति ( =सत्ता व जन्म), वृद्धि, व्यय ( नाश )। व्ययेन 
योगोऽस्यास्ति इति व्यय-योगि, तद्विनम्‌ अव्यययोगि । 

१. धमीय नियमः- यह तादर्थ्यं सम्बन्ध को दिखाने के लिये अर्थ-निद है, 
विग्रह-वाक्य नहीं । 

२, यहां नियम धर्म के लिये है अतः नियम को धर्म नाम से कह दिया है। जो 
जिसके लिये होता है उसे वही नाम दे दिया जाता है। तादर्थ्यात्ताच्छन्यम्‌ । सो यहां 
कमैघारय समास विवक्षित है, जिसका विग्रह होगा--धर्मरचासौ नियमच । 

३. घमैप्रयोजनः का फलितार्थ धर्मप्रयोज्य है । प्रभाकर आदि के मत में 
'लिळ आदि का क्रियाजन्य अपूर्व (अष्ट) रूप कार्य वाच्य है । जब वह अपनी सिद्धि के 
लिये पुरुष को प्रेरित करता है तो उसे नियोग कहते हैं, वही धर्म है । यही धर्म असाधु- 


` शब्द के निवृत्तिल्प नियम का कारण बनता है। इन के मत में अपूवे (धर्मे) ही | 


यागादिका मुख्य फल है, स्वर्गादि तो गौण । 


७ ०-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


| 
= 


2 


३० व्याकरणमहाभाष्य 


प्रियतद्धिता दाक्षिणात्याः--यथा लोके वेदे चेति प्रयोक्तव्ये यथा 
लौकिकदैदिकेष्विति प्रयुक्षते । अथवा युक्त एवात्र तद्धितः। यथा लौकिकेषु 
चैदिकिषु च कतान्तेषु । लोके तावद्‌ अभक्ष्यो ग्राम्यकुक्कुटः, अभक्ष्यो ग्राम्य- 
सूकर इत्युच्यते । भक्ष्यं च नाम क्षुत्मतिघातार्थसुपादीयते । श्यं चानेन ` 


_ इधमांसादिभिरपि क्षुत्प्रतिहन्तुम्‌। तत्र नियमः क्रियते-इद्‌ं भक्ष्यमिद्म- 


भक्ष्यमिति। तथा-खेदात्त्रीषु प्रवृत्तिर्भवति।॥ समानश्च खेदविगमो 
गम्यायां चागम्यायां च । तत्र नियमः क्रियते--इयं गम्येयमगस्येति। वेदे 
दाक्षिणात्य (दक्षिण मै रहने वाळे) लोग तद्धित-रुचि होते हैं, जैसे लोके वेदे 
ष्च ( लोक व वेद में ) इस प्रकार प्रयोग न कर लौकिकवैदिकेषु ऐसा व्यवहार करते 
हैं । अथवा यहां तद्धित युक्त ही है ( इस में तद्धितप्रियता कारण नहीं ), जैसे छोक- 
प्रसिद्ध व वेदप्रसिद्ध सिद्धान्ता ( सिद्धान्त प्रतिपादक वाक्यों ) में। लोक में कहा 
जाता है--आम का कुक्कुट अभक्ष्य है, ग्राम का सूअर अभक्ष्य है । भोज्य पदार्थे का 
अहण क्षुधा की निवृत्ति के लिये किया जाता है. और क्षुधा को पुरुष कुत्ते के मांस 
आदि से भी मिरा सकता है । वहाँ नियम किया जाता है--यह भक्ष्य है, यह अभक्ष्य 
है । इसी प्रकार राग से पुरुष स्त्री से समागम करता है और स्त्री चाहे समागम योग्य 
हो अथवा समागम के अयोग्य, राग की निवृत्ति तो (दोनों में) एक सी है। वहां 
नियम किया जाता है--यह समागम-योग्य है और यह समागम के अयोग्य । चेद्‌ में 

स्त्रात्मसिद्धयचुकूलस्य नियोज्यस्य प्रसिद्धये । 

र कुवेत्स्वगोंदिकमपि प्रधानं कार्यमेव न: ॥ 

. १. समुदायेषु इत्ताः शब्दा अवयवेष्वपि वर्तन्ते--अर्थात्‌ शब्दोंका कुछ ऐसा 
स्वभाव है कि जो समुदाय-वाचक राब्द होते हैं वे समुदाय के एकदेश को कहने में भी 
व्यवह्ृत हो जाते हें । लोक और वेद दोनों शब्द समुदायरूप अर्थ को कहते हैं और लोक 
के एकदेश ( अवयव ) और वेद के एकदेश ( अवयव ) को भी । ऐसी अवस्था में 


` यथा लोके वेदे च ऐसा ही कहना युक्त ( गौरवदोष-रहित ) होता । पर तद्धित में रुचि- 


विशेष के कारण वार्तिककार समुदाय ( अवयवी ) लोक व वेद और इनके एकदेश 
( अवयव ) में ( जो वस्तुतः अभिन्न हैं ) भेद की कल्पना करके आधाराधेय भाव रूप 
सम्बन्ध बनाकर तत्र भवः इस अर्थ में तद्धित ( उन्‌ ) प्रत्यय करते हैं। अर्थ केवल 
“लोक में” वेद मे' इतना ही है। जब कृतान्त विशोष्य हो तो वह न लोकस्वरूप है न 
वेदस्वरूप, किंतु लोक और वेद के अन्दर वर्तमान है, वहां आधाराधेय-भाव वास्तव है, 


"अतः तत्र अवः अर्थ में तद्धित युक्त ही है। तद्धितप्रियता तद्धितप्रत्यय करने में हेतु नहीं। 


२. शक्यं चानेने इवमांसादिभिरपि क्त प्रतिहन्तुम्‌। शक्‌ धातु से लिङ्ग-सर्वनाम 
नपुंसक युक्त कम-सामान्य में यत्‌ प्रत्यय कर के शकं कषत प्रतिहन्तुम्‌ यह रूप बना है। 


। प्रीछे से छुथ्‌ इस ज्रीलिङ्ग पद के साथ सम्बन्ध होने पर भी अन्तरङ्गसंस्कारो बहिरज्ञ- 


८७-७0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


प्रथम आह्निकं ३१ 


खल्वपि-पयोव्रतो' ब्राह्मणो यवाशूव॒तो राजन्य आमिक्षाव्रेतो वैश्य इत्यु- 
च्यते। घत च नामाभ्यवहारार्थसुपादीयते। शक्यं चानेन शालिमांसादी- 
न्यपि व्रतयितुम्‌ । तत्र नियमः क्रियते । तथा वैल्वः खादिरो वा यूपः स्यात्‌ 
इत्युच्यते। यूपदच नाम पवचुवन्धार्थसुपादीयते। दाक्यं चानेन यत्किञ्चिदेव 
काष्ठमुच्छित्याँबुच्छित्य चा पशुरनुवन्डुम्‌। तत्र नियमः क्रियते। तथा 
अग्नौ कपालान्यधिश्रित्याभिमन्त्रयते-भ्रगूणामङ्गिरसां घर्मस्य तपसा 
तप्यध्वम्‌ इति । अन्तरेणापि मन्तरमग्निर्दहनकमी कपालानि सन्तापयति। 
तत्र च नियमः क्रियत--एवं क्रियमाणमभ्युद्यकारि भवतीति। एवमिहापि 


भी--बआह्यण दूध का आहार करे, क्षत्रिय यवागू, ( पतली भात ) का ही और वैश्य 
आसिक्षा का ही । कोई भी खाद्य वस्तु आहार रूप में छी जा सकती है वद्द मांसौदन, 
आदि का भी आहार कर सकता है । वहाँ नियम किया जाता है । अ 

इसी प्रकार यूप बिल्व का अथवा खैर का बना होना चाहिये ऐसी विधि 
है। यूप पश्चु बाँधने में उपयुक्त होता है । कोई व्यक्ति किसी भी काष्ठ को लेकर उसे - 
छीळ कर ( तराश.कर ) अथवा बिना छीले उससे पछ को बाँध सकता है। वहाँ 
नियम किया जाता है । इसी प्रकार अग्नि पर कपाछों को रख कर उस पर मन्त्र पढ़ता 
हे--श्रगुओो और अङ्गिरस्‌ गोत्र के ऋषियों के तेज की गरमी से तपो। मन्त्र के 
बिना भी जलाने की क्रिया करने वाळा अग्नि कपाली को तपायेगा ही । वहाँ नियम 
किया जाता है--ऐसा करना कल्याणकारी होता है । इसी प्रकार यहाँ भी शब्द और 
संस्कारेण न बाध्यते । इस न्याय से शक्यम्‌ यह नपुंसक लिङ्ग ही रहेगा । शक्या इस 
प्रकार ख्रीलिङ्ग नहीं बनेगा । जैसा कि रामायण में भी प्रयोग है झक्यमलिभिः पातु 
वाताः केतकगन्धिनः । यदि पहले से छुध्‌ रुप कमंविशेष के साथ सम्बन्ध करके शक 
से यत प्रत्यय करेंगे तो खरीलिङ्ग का विशेषण शक्या क्षुत्‌ प्रतिहन्तुम्‌ ही बनेगा । उस मे 
यदि प्रतिघात क्रिया का छध्‌ कमै विवक्षित हो और शक्नोति किया का प्रतिघात, तब 
श्षुधं प्रतिहन्तु शक्यम्‌ ऐसा तीसरा रूप बनेगा । ये तीनों ही रूप उक्त रीति से शुद्ध हैं । 

१. पयो ब्रतयतीति पयोव्रतः । कमेण्यण्‌ । यहां ब्रत प्रातिपदिक से भोजन 
(खाने) अर्थ में णिन्‌ होकर प्यन्त धातु ब्रति से अण्‌ छत प्रत्यय हुआ है 
ब्रतयति=भुङक्ते । अन्यत्र ब्रतयति=भोजनं परिहरति । 

२. क्षार के योग से सन्तप्त दूध के फट जाने पर उसका जो तरल भाग है, 
उसे आमिक्षा कहते हैं, स्थूल भाग को वाजिन कहते हैं । 

३. उच्छित्य-सन्तक्ष्य, छीलकर, तराशकर । श्रिन्‌ का ल्यबन्त रूप है। उदू 
उपसर्ग-वश अथौन्तर हुआ है यही संगत अर्थ है । गाइकर तथा सीधा खडा कर यह ` 
अर्थ नहीं, कारण कि यहां दो प्रकार का नियम किया गया है । पशुवन्धन काष्ठ विल्व 
होना चाहिये या खैर, इस से अतिरिक्त नहीं । दूसरा “नियम यह है कि वह काष्ठ युप- 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


दर ध्याकरणमहाभाष्य कर 


समानायामर्थावगतौ शाब्देन चापराब्देन च धर्मनियमः क्रियते शब्देनेवार्थो- 
ऽभिधेयो नापइाब्देनेति। एवं क्रियमाणमभ्युद्यकारि भवतीति । 
अस्त्यप्रयुक्तः 
सन्ति चै शब्दा अप्रयुक्ताः । तद्यथा--ऊष, तेर, चक्र, पेचेति। 
किमतो यत्सन्त्यप्रयुक्ताः । प्रयोगाद्वि भवाञ्छव्दानां साधुत्वमध्यव- 
स्यति । य इदानीमप्रयुक्ता नामी साधवः स्यः । 
इदं तावद्‌ विग्रतिषिद्धं यदुच्यते सन्ति वे शाब्दा अप्रयुक्ता इति। 
यदि सन्ति नाप्रयुक्ताः, अथाप्रयुक्ता न सन्ति, सन्ति चाप्रयुक्ताइचेति विप्रति- 
षिद्धम्‌। प्रयुञ्जान एच खलु भवानाह- सन्ति शब्दा अप्रयु्ता इति। कइ्चे- 
दानीमन्यो भवज्ञातीयकः पुरुषः शब्दानां प्रयोगे साघुः स्यात्‌। नैतद्‌ 
` विप्रतिषिद्धम्‌ । सन्तीति तावद्‌ बूमः, यदेताञ्शास्त्रविदः शासत्रेणानुविदघते ! 
अपशब्द से एक बराबर अर्थ बोध होने पर धर्म नियम किया जाता है--शब्द से 
अर्थ कहना चाहिये, अपशब्द से नहीं । ऐसा करने से अभ्युदय होता है । 
. (वा०) अप्रयुक्त (शब्द) भी है । 
निश्चय ही अग्रयुक्त शब्द भी हैं । जैसे--ऊष, तेर, चक्र, पेच । 
इससे क्या, यदि अप्रयुक्त शब्द भी हैं ? 
“आप प्रयोग से ही तो शब्दों के साधुत्व का निइचय करते हें । हो सकता है 
जो अप्रयुक्त हैं वे असाधु हों । 
यह कहना कि अग्रयुक्त शब्द हैं, परस्पर-विरूद्ध है । यदि शब्द हैं तो अप्रयुक्त 
नहीं हैं, और यदि अप्रयुक्त हैं तो नहीं हैं, हैं भी और अप्रयुक्त भी, यह परस्पर- 
विरोधी बात है । ( और यह भी बड़ा कौतुक है कि ) आप उष तेर आदि शब्दो का 
अयोग करते हुए ही यह कहते हैं कि (ये) शब्द अप्युक्त हैं । | 
इस समय आप जैसा दूसरा कौन पुरुष शब्दों के प्रयोग मै चतुर होगा ? (नहीं) 
यह परस्पर विरोधी वचन नहीं है । हम कहते हैं शब्द हैं क्योकि शास्त्रकार इनका शाख 


रूप होना चाहिये। यूप-रूपापत्ति बिना तक्षण आदि व्यापार के संभविनी नहीं, क्योंकि 
कहा है-अष्टाश्रियूपो भवति ( आठ किनारों वाला यूप होता है) । अतः निखनन 
(गाइना) और उच्छुयण (सीधा खडा करना) यद्यपि दोनों विधि के अंग हैं पर प्रक्कत 
नियम,का विषय नहीं हैं। यूपमुच्छूयते इस नियम विधि का यहां श्रवण भी नहीं है । 

१. साधु का यहां कुशल अर्थ है। यहां भाष्यकार की प्रशंसा में तात्पर्य दै । 
।  दूसेरै लोग यहां सोत्रास ( क्टाक्षर्गमित ) कथन समझते हैं । प्रयोग करना और साथ 
.. ही कहना कि ये शब्द प्रयुक्त नहीं होते, यह तो बड़ी चतुराई (चालाकी) है। 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


६ 


' प्रथम आहिक . इदे , 


अप्रयुक्ता इति बूमः, यल्लोके५प्रयुक्ती इति। | यद्प्युच्यते-कइचेदानीमम्यो 
भवज्जातीयकः पुरुषः शब्दानां प्रयोगे साधुः स्यादिति। न मूमोऽस्मासि- 


रप्रयुक्ता इति । किन्तर्हि लोकेऽप्रयुक्ता इति । ननु च भवानप्यभ्यन्तरो लोके। 
अभ्यन्तरोऽहं लोके, न त्वहं लोकः । 


अस्त्यप्रयुक्त इति चेन्नार्थे शब्दप्रयोगात्‌ 


अस्त्यप्रयुक्त इति चेत्‌। तन्न। कि कारणम्‌। अर्थ दाब्द्प्रयोगात्‌। 
अर्थ शब्दाः प्रयुज्यन्ते । सन्ति चैषां शब्दानामर्था येष्वर्थेषु प्रयुज्यन्ते । 
अप्रयोगः प्रयोगान्यत्वातू. 


द्वारा अनुकरण ( अथवा अन्वाख्यान ) करते हैं । -हम कहते देँ ये अप्रयुक्त हैं, क्योंकि 
लोक में इनका प्रयोग नहीं । यह तुम्हारा कहना कि इस समय आप जैसा दूसरा कोन 
पुरुष शब्दों के प्रयोग मै चतुर होगा, ( इसमें हमारा यह कहना हे कि ) हमारा यह 
अभिप्राय नहीं कि हमारे द्वारा अम्रयुक्त हैं, किन्तु लोक में अप्रयुक्त हैं । 

क्यो जी, आप भी तो लोक के भीतर ही हैं । 

(ठीक है) में लोक के भीतर हूँ , पर लोक तो नहीं हूँ । 

(वा०) शब्द अप्रयुक्त भी होता है-यदि ऐसा कहो तो ठीक नहीं । अर्थ 
में शब्द का प्रयोग होने से । 

शब्द अप्रयुक्त भी दै ऐसा कहना ठीक नहीं, कारण कि अर्थ को कहने के लिये 
शब्दों का प्रयोग होता है और इन आाब्दो के अथे दें जिनमें ये प्रयुक्त होते हैं । 

(बा०) अभ्रयोग ( भी ठीक ही है ), इनके स्थान मै अन्य शब्दों का प्रयोग 
होने से । 


१. इससे अप्रयुक्त ( असाधु ) शब्दों का अन्वाल्यान करनेवाली व्याकरणस्म्राति 
अप्रमाण हो जायगी । 

२, अभ्यन्तरोहे. लोके इत्यादि । तात्पये यह हे कि जिस प्रकार लोक शब्दों को 
अर्थ बोधन कराने के लिये प्रयुक्त करता हे वैसे मैंने इनका प्रयोग नहीं किया, मैने तो 
इनका स्वरूप दिखाने -के लिये उच्चारण किया है। लोक शब्द से भाष्यकार का 
अभिप्राय जन समुदाय से है जो अर्थ को कहने के लिये शब्दों का प्रयोग करता है। 
उष, तेर, चक्र, पेच--ये क्रम से वस्‌, त, इ, पच्‌ धातुओं के लिद्‌ लकार के मध्यम 
पुरुष बहुवचन में रुप हैं । 


३. प्रयुज्यत इति प्रयोगः शब्दः, सोऽन्यो यस्यार्थस्य स प्रयोगान्यः। यहां पूव- | 


निपात-प्रकरण के अनित्य होने से सर्वनाम अन्य का पर निपात हुआ । 


‘CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


७ 
श्व 


३७ . ब्याकरणमद्दाभाष्य 


अप्रयोगः खल्वप्येषां शब्दानां न्याय्यः | कुतः । प्रयोगान्यत्वात्‌ । 
यदेषां इाब्दानाम्थेऽन्याञछब्दान्प्रयु्तते। तद्यथा--ऊषेत्यस्य शब्दस्यार्थे 
क यूयसुषिता, तेरेत्यस्यार्थे क्क यूयं तीर्णाः, चक्रेत्यस्याथ क यूयं कृतवन्तः, 
_ पेचेत्यस्यार्थे क यूयं पक्कवन्त इति । | $ 

अप्रयुक्ते दीर्घसत्रवत्‌ 

यद्यप्यप्रयुक्ता अवच्यं दीर्घसत्रवल्लक्षणेनाबुविधेयाः । तद्यथा दीर्घ- 
सत्त्राणि वार्षशतिकानि वार्षसहस्लिकाणि च। न चाद्यत्वे कर्चिदप्याहरति। 
केवलम्बषिसम्प्रदायो धर्म इति कृत्वा याज्ञिकाः शास्त्रेणाउविद्धते । 

सर्वे देशान्तरे" 


इन शब्दों का अप्रयोग भी ठीक ही है । कैसे ? अन्य शब्दों का प्रयोग होने 
से । क्योंकि इन शब्दों के अर्थ में दूसरे शब्दों का प्रयोग करते हें । जैसे--ऊष इस 
शब्द के अर्थ में क्क यूयमुषिताः ( आप कहाँ रहे ) इस वाक्य में उषित शब्द का 
. प्रयोग, तेर इस शब्द के अर्थ में क्क यूयं तीर्णाः ( तुम कहाँ तैरे ) इस वाक्य में 
तीर्ण शब्द का प्रयोग और चक्रे शब्द के अर्थ में क यूयं कृतवन्तः ( तुमने कहाँ 
कार्य किया ) इस वाक्य में कृतवन्तः शब्द का प्रयोग तथा पेचे इस शब्द के अर्थ 
मै क यूयं पक्कवन्तः ( तुमने कहाँ पकाया ) इस वाक्य में पक्कवन्तः शब्द का प्रयोग । 

( वा० ) अप्रयुक्त शब्दौ के विषय में दीघेसत्रों की तरह । 

यद्यपि अग्रयुक्त हैं तो भी लम्बे समय तक रहने चाले यज्ञा की तरह शाख- 
द्वारा इनका अन्वाख्यान करना ही होता है। जैसे सो वर्षे तक और हजार वर्ष तक 
रहने वाळे यज्ञ होते हैं, पर आजकल इन्हें कोई नहीं करता । केवल वेदाध्ययन धर्म है 
ऐसा मानकर याज्ञिक लोग शास्त्र से इनका अन्वाख्यान करते हैं । 

(वा०) सभी (अप्रयुक्त शब्द) दूसरे देशों में । 


१. वर्षोणा शत वषेशतम। वर्षेशत(द्वितीया)भावीनि वार्षशतिका नि । आग्वतीयष्टजू । 

२, ऋषि-वेद। सम्प्रदायः--सम्यक्‌ प्रकर्षण दीयते गुरुणा शिष्यायेति । 
गुवेध्ययनपूवक ही शिष्य का वेदाध्ययन होता है । 

३. जिस प्रकार दीष सत्रों के आजकल न किये जाने पर भी उनके विषय के 
अध्ययन और ज्ञान से पुण्य होता है, इसी प्रकार पाणिनि के समय में अप्रयुक्त पर 
उससे पूर्व प्रयुक्त शब्दों के ज्ञानमात्र से पुष्य होता है, अतः उनका इस व्याकरण में 
अनुशासन समूल और युक्त ही है । किं च। इन शब्दों का पूवकाल मै प्रयोग होता था, 
यह भी वर्तमान व्याकरणस्म्रति में इनके अनुशासन के बल पर ही जाना जाता है। 

४. वस्तुतः जिन शब्दों को हम अप्रयुक्त समझते हैं वे भी किसी न किसी 


८८-७0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


प्रथम आह्विक त ३७ 


सर्वे कप शाब्दा देशान्तरेषु प्रयुज्यन्ते । न चैवोपलभ्यन्ते । उप- 
लब्धौ यल्लः क्रियताम्‌ । महाब्शब्दस्य प्रयोगविषयः । सप्तद्वीपा वसुमती, 
अयो छोकाः, चत्वारो वेदाः साङ्गाः सरहस्या बहुधा भिन्ना एकशतमध्वर्यु- 
शाखाः, सहखवर्त्मा सामवेदः, एकार्वेशतिधा बाहूवुच्यं', नवघा5$5थर्वणो 
वेदः, वाकोवाक्यमै,, इतिहासः,पुराणं चैद्यकमित्येताबाञ्छन्दस्य प्रयोगविषयः। 
पुतावन्तं शब्दस्य प्रयोगविषयमनचुनिशम्य सन्त्यप्रयुक्ता इति वचनं केवलं 
साहसरमात्रमेच । एतस्मिइचातिमहति शाब्दस्य प्रयोगविषये ते ते राब्दास्तत्र 
तत्र नियतविषया इञ्यन्ते। तद्यथा शवतिर्गतिकर्मा कम्बोजेष्वेच भाषितो 
भवति । विकार एनमार्या भाषन्ते शव इति । हम्मतिः सुराष्ट्रेषु, रंहतिः 


ये सभी ( अप्रयुक्त) शब्द दूसरे देशों मै प्रयुक्त होते हैं, पर हमारी 
उपलब्धि का विषय तो नहीं हें । उपलब्धि के लिये यत्न करना चाहिये । शब्द 
प्रयोग का बहुत बड़ा क्षेत्र है । प्रथम तो प्रथिवी के ही सात द्वीप हें । तीन लोक 
हैं । चार वेद॒ हैं अङ्ग और रहस्य सहित । इनके नाना भेद हैं--यजुर्वेद की १०१ ` 
शाखा हैं, सामवेद के १००० मारी हैं, बहवृचों का आम्नाय २१ प्रकार से भिन्न है और 
अथर्ववेद ९ प्रकार से । ( यही नहीं ) वाकोवाक्य भी है, इतिहास है, पुराण है और 
वैद्यक भी--इतना शब्द के प्रयोग का विषय है । इस सारे शब्द के विषय को जाने 
बिना “अप्रयुक्त शब्द भी हैं? ऐसा कहना केवल साहसमात्र दै । 
इस बहुत बड़े प्रयोगक्षेत्र में शब्द अपने-अपने नियत विषय में ही प्रयुक्त 
होते हैं ।. | 

जैस शव्‌ धातु का तिङन्त रूप में कम्बोज लोग ही प्रयोग करते हैं, आये 
लोग इससे बने हुए ( कृदन्त ) शव का प्रयोग करते हें । हम्म्‌ धातु सुराष्टू देश में, 
रंह प्राच्य और मध्य देश मै देखी जाती हैं। आये लोग तो ( इस अर्थ में ) गम्‌ का 
दूसरे देश में प्रयुक्त होते हैं। केवळ हमारा उनके विषय में ज्ञान नहीँ होता, कारण 
कि प्रयोग का क्षेत्र अति महान्‌ है। 

१. रहस्य शब्द का अर्थ उपनिषद्‌ है, कोई वेदमूलक् मन्वादि स्मृति को भी 
रहस्य कहते हैं । : । 

२. बहव ऋच एषां सन्ति ते बहब॒चाः, ऋग्वेदिनः। बहबचानाम्‌ आम्नायः 
(विदः) बाइवच्यम्‌ । : र के 

३. प्रइनोत्तररूप ग्रन्थ को वाकोवाक्य कहते हैं । जैसे--किं स्विदावपनं मदद 
सूमिरावपनं महत्‌ ( यज्ञः २३४५-४६ ) । 


00-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


yore व्याकरणमहाभाष्य 
प्राच्यमध्येषु, गमिमेव त्वार्याः प्रयुञ्जते । दातिरुवनाथे प्राच्येषु, 


| एतेषामपि 
दि थे चाप्येते भवतो५प्रयुक्ता अभिमताः शब्दा एतेषामपि प्रयोगो 
इच्यते । क। वेदे । तद्यथा--'सप्तास्ये रेवती रेवदूष, यह्वो रेवती रेवत्यं 
तदूष, यन्मे नरः श्रुत्यं त्रम चक्र, यजा नइचक्रा जरर तनूनाम्‌ इति। 
कि पुनः शब्दस्य ज्ञाने धम आहोस्वित्मयोगे । 


CQ 


| ज्ञाने धम इति चेत्तथा5धर्मः 
` ज्ञाने धर्म इति चेत्तथाऽधमोऽपि प्राप्नोति । योहि शब्दाञ्जानात्यप- 
शाब्दानप्यसौ जानाति। यथैव शब्दज्ञाने धर्म एवमपशब्दज्ञानेऽप्यधर्मः 
अथवा भूयानधमः प्राप्नोति । भूयांसो ह्यपशब्दा अस्पीयांसः शब्दाः । एके 
कस्य शाब्दस्य वहवोऽपञ्रंशाः। तद्यथा गौरित्यस्य गावी गोणी गोता 
गोपोतळिकेत्येवमाद्योऽप्रंदाः । 


ज्र ााााााा ा ााा 
ही प्रयोग करते हैं । दा ( तिङन्त ) का काटने अर्थ में प्रयोग प्राच्य छोगों में होता 


है, दात्र ( कृदन्त नाम ) का प्रयोग उदीच्य लोग करते हैं । 

और जो शब्द आपने अम्नयुक्त सान रखे हैं उनका प्रयोग भी होता है । कहाँ ? 
चेद में । जैसे ससास्ये इत्यादि श्रुति में ऊष का प्रयोग है, यन्मे इत्यादि अ्रुतियों में 
चक्र शब्द का प्रयोग है । | 

क्या शब्द के ज्ञान में धर्म (लाभ ) होता है अथवा प्रयोग में ? 

( चा० ) यदि ज्ञान में धर्म हो तो वैसे अधर्म ( भी होना चाहिये )। 

ज्ञान में धर्म कहोगे तो अधम भी होना चाहिये । जिस प्रकार शब्द-ज्ञान में 
धर्म होता है इसी प्रकार अपशब्द ज्ञान में अधम भी होगा । अथवा अधर्म अधिक 
होगा । अपशब्द अधिक हैं और उनकी अपेक्षा शब्द थोड़े हैं । एक-एक शब्दके बहुत 
से अपभ्रंश होते हें । जैसे गो शब्द के गावी, गोणी, गोता, गोपोतलिका इत्यादि 
अपञ्नेश हैं । 


१. ऋ० सं० ४५१।४ ॥ क्र० से? १।६५।११ ॥ ऋ० से० १।८९।९॥ 

२. एकः शब्दः सम्यग्ज्ञातः शाख्रान्वितः सुप्रयुक्तः स्तरे लोके कामधुर्‌ 
सवति--ऐसी श्रुति है। वार्तिककार से कहा हुआ धर्मनियम श्चुतिमूलक है। पर इस 
श्रुति में ज्ञान और प्रयोग दोनों में धर्म ( अभ्युद्यलूप फलवाला ) कहा गया है । अतः 


` प्रकृत में प्रन किया गया है । क्या ऐसा समझा जाय कि ज्ञान से धमे होता दै, शुद्ध ` 


` प्रयोग तो केवल इस बात का सूचक होता है कि शब्द अच्छी तरह जाना गया है 


अथवा यूँ समझें कि शुद्ध प्रयोग से धर्म होता है, शुद्ध प्रयोग हुआ है इसका सम्यक्‌ 


` ज्ञान से अनुमान होता है । 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


प्रथम आहिक ३७. 


आचारे नियम: 
आचारे पुनर्करेषिर्नियमे वेदयते-तेऽसुरा हेलयो हेलय इति कुन्तः 
परावभूबुरिति । ` ५ 
अस्तु तर्हि प्रयोगे । 


प्रयोगे सवळोकस्य 

यदि प्रयोगे धर्मः सवाँ लोको 5भ्युद्येन युज्येत । कइ्चेदानीं भवतो 
मत्सरो यदि सर्वो लोकोऽभ्युद्येन युज्येत न खलु कश्चिन्मत्सरः । प्रयल्ला- 
नर्थक्यं तु. भवति । फलवता च नाम प्रयलेन भवितव्यम्‌॥ न च प्रयत्नः 
फलाद्‌ व्यतिरेच्यः । 

द नजु च ये कुतप्रयल्ास्ते साधीयः शब्दान्प्रयोक्ष्यन्ते, त एव साधीयो- 

5भ्युद्येन योक्ष्यन्ते । 

व्यतिरिकोऽपि चै लक्ष्यत । इश्यते हि--कृतप्रयत्लाश्वाप्रवीणा अकृत- 
प्रयत्नाइच प्रवीणाः । तत्र फळव्यतिरेकोपि स्यात्‌। 

( वा० ) आचार में नियम है। - 

वेद आचार ( प्रयोग ) में नियम बतलाता है । वे असुर हे$ल्यः, हे$ल्यः 
ऐसा अपप्रयोग करते हुए पराजित हो गये । 

तो प्रयोग में (धर्म) सही । 

( वा० ) प्रयोग में धर्म मानने से सभी का ( एक समान अभ्युदय होगा ) । 
यदि प्रयोग में धर्म हो तो सभी अभ्युदय से युक्त हो जायेंगे । 

दो इसमें आपको जलन क्यों ? 

बन कर मी, प्रयत्न तो व्यर्थै पड़ता है । प्रयत्न को फलवान्‌ होना चाहिये। 
प्रयत्न फलब्यतिरिक्त ( फलरहित ) नहीं होना चाहिये । 

अजी, जिन्होंने प्रयत्न किया है वे दूसरों की अपेक्षा बहुत अच्छी तरह (अति 
शु रूप में) शब्दों का प्रयोग करेंगे और वे ही अधिक अभ्युदय से युक्त होंगे 

व्वैपरीत्य ( उल्टापन ) भी देखा जाता है--( व्याकरण में ) प्रयत्न करने पर 
भी कोई ( प्रयोग में ) प्रवीण नहीं होते और कोई एक बिना प्रयत् किये ( प्रयोग में ) 
प्रवीण होते हैं । ( जैसे प्रवीणता का भेद है वेस) वहां अम्युदय-रूप फळ का सी 
अभाव रहेगा । न 

र-व्यवहार, प्रयोग । नियम=्सङ्गोच । दे 

अनिष्ट पिदश करने से वे, साधु शब्दों का ही प्रयोग करना चाहिये, ऐसा नियम 
सूचित करता है । 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


३८ व्याकरणमहाभाष्य 

एवं तर्हि नापि शान एव धमो नापि प्रयोग एव । किन्तर्हि 

शास्त्रपुरवके प्रयोगेउम्युदयस्तत्तुल्यं वेदशब्देन 

शास्त्रपूर्वक यः शब्दान्प्रयुङक्ते सोऽभ्युद्येन युज्यते । तज्त॒ल्य॑ बेद्‌- 
शब्देन । वेद्शब्दा अप्येवमभिवदन्ति--यो5ग्निष्टोमेन यजते य उ चैनमेवं 
वेदे, योग्न नाचिकेतं चिनुते य उ चैनमेवं वेद्‌ । 

अपर आह--तत्तुल्यं वेदशब्देनेति । यथा वेद्शब्दा नियमपूर्वमधीताः 
फलवन्तो भवन्त्येचं यः शास्त्रपूर्वकं राब्दान्भ्रयुङ्क्ते सोऽभ्युद्येन युज्यत 
इति। 


अथवा पुनरस्तु ज्ञान एव धर्म इति। नज चोक्तम्‌ ज्ञाने धर्म इति 
चेत्तथाऽधघर्मं इति। नेष दोषः। राब्दप्रमाणका वयम्‌। यच्छब्द आह 


तद्स्माकं प्रमाणम्‌ । शब्द्कच शाब्दज्ञाने धर्ममाह, नापशव्दज्ञाने 5धर्मम्‌ । 


ऐसी स्थिति में ( प्रयत्न की अनथैकता होने पर ) यह मानना होगा कि न तो 
केवळ ज्ञान में धमै दै और न केवळ प्रयोग में, किन्तु-- | 

( वा० ) झास्त्रबोध-पूर्वक प्रयोग में धर्म है, वेद भी ऐसा ही कहता है॥ जो 
कोई शास्त्र को जानकर ( साधु रूप से ) शब्दों का प्रयोग करता है, वह अभ्युदय से 
युक्त होता है । वेद के शब्द भी ऐसी ही बात कहते दे--जो अग्निष्टोम याग करता है 
और जो इसे ( शास्त्र से ) जानता है, जो नाचिकेत अग्नि का चयन करता है और 
जो इस चयन को ( विधिशास्त्र से ) जानता है । 


. दूसरा कोई ततुत्य वेदशब्देन इसका इस प्रकार व्याख्यान करता है--जिस 


' प्रकार वेद्‌ के शब्द नियमपूईक पढे गये फळ वाले होते हैं इसी प्रकार जो शास्त्रज्ञान- 


पूर्वक शब्दों का प्रयोग करता है वह अभ्युदय से युक्त होता है । 
अथवा फिर ज्ञान में ही घर्मे मान लो । अजी, अभी कहा था-- 


यदि ज्ञान में धमे मानोगे तो उसी प्रकार अधमे भी ग्राप्त होगा । यह कोई 
दोष नहीं । हम शब्द ( शति आप्तोपदेश ) को प्रमाण मानते हैं । शब्द शब्द के 


ज्ञान में धसे कहता दै, अपशब्द के ज्ञान मै अधमे नहीं कहता । और जो कोई कमै न 


१. यहाँ शब्दक्रमादर्थक्रमो बलीयान्‌- इस न्याय से य उ चैनमेवं वेद इसका 
अर्थ पहले होना चाहिये । जो. अग्नष्टोम को जानकर इसका अनुष्ठान करता है ¦ यहां 
वेद भी ज्ानपूर्वक अनुष्ठान का विधान करता है । 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


प्रथम भाहिक ३९ 


यच्च पुनररिष्ट्ाग्रतिषिद्धं नैव तद्दोषाय भवति, नाभ्युद्याय । तद्यथा हिक्कित- 
हसितकण्डूयितानि नैव दोषाय भवन्ति, नाभ्युद्याय । 

अथवाऽभ्युपाय पवापराब्दज्ञोनं शाब्दकज्ञान । यो ह्यपशब्दाञ्जानाति 
शाब्दानप्यसौ जानाति। तदेवं ज्ञाने धर्म इति बुवतोञ्थोदापन्ने भवति 
अप्शाब्दन्ञानपूर्वके शाब्दज्ञाने धर्म इति। 

अथवा कूपखानकवदेतद्गविष्यति। तद्यथा कूपखानकः कूपं खनन्य- 
द्यपि मुदा पांसुभिइचावकीर्णो भवति, सोऽप्सु संजातासु तत एव त॑ गुण- 
मासाद्यति येन स दोषो नि्दण्यते, भूयसा चाभ्युद्येन योगो भवति । 
एवमिहापि । यद्यप्यपशव्दज्ञानेऽधर्मस्तथापि यस्त्वसौ शब्दज्ञाने धर्मस्तेन 
च ख दोषो निर्घानिष्यते भूयसा चाभ्युद्येन योगो भविष्यति । 


तो विहित हो और न ही प्रतिषिद्ध हो उसके करने से न दोष होता दै और न अभ्युदय, 
जैसे हिचकची, हंसी और खुजली करना न दोषकारक होता है और न ही 
अभ्युद्यकारक । 

अथवा अपशब्द-ज्ञान शब्दज्ञान में उपाय ही है। जो कोई अपशब्दा को 
जानता है वह शब्दों को भी जानता है । इस प्रकार ज्ञान में धर्म है ऐसा कहने 
वाळे के लिये पूरै मै अपशब्द ज्ञान होने पर जो शब्दज्ञान होता दै उसमें ध्म है यद 
अधै-सामथ्यै से ही सिद्ध हो जाता है । 

अथवा यह कूँ को खोदन वाळे की तरह होगा । जैसे कू को खोदने वाळा 
कू को खोदता हुआ मिट्टी और धूलि से विलि ( दूषित) हो जाता है, पर पानी 
निकळन पर वह उस स्नानपान आदि इष्ट-साधन उत्कर्ष को प्राप्त होता है जिससे वदद 
दोष नष्ट हो जाता है, और बड़े अभ्युदय से योग होता है। इसी प्रकार यहाँ भी। 
यद्यपि अपशब्द ज्ञान में अधर्मं है ( ऐसा मान भी लिया जाय ) तो भी जो शब्द-ज्ञान 
में घर्म है उससे दोष ( पाप ) नष्ट हो जायगा और बड़े अभ्युदय से योग होगा । 


१, शब्द ज्ञान में अविनाभावी रूप से अपशब्द ज्ञान होता है, अपशब्दज्ञान 
उसमें सहकारी ( सहायक ) होता है । अपशब्दों को स्वरूपतः जान लेने पर तङ्चिज्ञ 
शब्दों का ज्ञान होतां है । फल शब्द ज्ञान से उत्पन्न होता है, तदङ्गमूत अपशब्द-ज्ञान 
का पृथक्‌ फल कुछ नहीं । 

२. यहां कती मै ण्बुळू किया है, प्रहृत में शिल्पी विवक्षित न होने से शिल्पिनिं 
खुन्‌ ( ३।१।१४५॥ से ष्वुच नहीं हुआ । चुन होनेपर खनक रूप होता । 

३. निर्‌ पूर्वक हन्‌ धातु का कर्मवाचक कूट्‌ का प्र० पु० एक० में रूप हैं। 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


र 


४०  व्याकरण्महाभाष्य 

यदप्युच्यते आचारे नियम इति । याश्ने कर्मणि स नियमो5न्यत्रा- 
नियमः। एवं हि श्रूयते--यर्वाणस्तर्वाणो ` नाम ऋषयो वभूङु' प्रत्यक्ष- 
धरमाणः परावरज्ञं विदितवेदितव्या अधिगतयाथातथ्याँः । ते तत्र 


. भवन्तो यद्वा नस्तद्वा न इति प्रयोक्तव्ये यर्वाणस्तर्वाण इति प्रयुञ्जते, याज्ञे पुनः 


कर्मणि नापभाषन्ते । तैः पुनरसुरैयाश्षि कर्मण्यपभाषितम्‌ , ततस्ते पराभूताः 
अथ व्याकरणमित्यस्य शब्दस्य कः पदार्थ: । 


स्त्रम्‌ । 
सूत्रे व्याकरण षष्ठवर्थाऽनुपपन्नः 


सूने व्याकरणे षष्ठयौ नोपपद्यते व्याकरणस्य सूत्रमिति। कि हि 


तद्न्यत्सुताद्‌ व्याकरणे यस्याद्‌ः सूत्र स्यात्‌ । 


iy) DS OE न i NEES 

और जो कहा है कि आचार अर्थात्‌ व्यवहार में धम का नियम है, वह नियम 
यज्ञसस्बन्धी कर्म में लागू होता है, अन्यत्र नहीं । ऐसा सुनते हॅ--यवैन्‌ और तवन्‌ नाम 
के ऋषि हुए धर्म को साक्षात्‌ किये हुए जो पर और अवर ब्रह्म को जानते थे, जिन्हें 
ज्ञेयमात्र का ज्ञान था और जिन्होंने जेय के सत्य वास्तविक स्वरूप को प्राप्त किया था । 
चे पूज्य लोग यद्वा नः, तद्वा नः (जो कुछ हमारे लिये हो, वही हमारे लिये हो) ऐसा 
न कहकर यर्वाणस्तर्वाणः इस तरह का प्रयोग करते थे ( जिससे उनकी इसी नाम से 
प्रसिद्धि हो गई), पर वे यज्ञ कर्म मै अपभाषण नहीं करते थे । असुरों ने यज्ञ कमे में 
अपभाषण किया, अतः वे पराजित हुए । 


अब ( यह विचाय है ) कि व्याकरण शब्द का क्या अर्थ है। 

सूत्र ( अथै दै ) । 

(वा०) व्याकरण का अर्थ यदि सूत्र हो तो षष्टी का अर्थ संगत नहीं होता 
व्याकरण का सूत्र । व्याकरण सूत्र से कौनसा भिन्न पदार्थ है जिसका वह सूत्र हो । 


विकल्प से चिण्वद्धाव होने से इन्‌ क्रे ह्‌ को घ्‌ हुआ और उपधा वृद्धि हुई । पक्ष में 


निहदेणिब्यते ऐसा रूप होगा । 


१. प्रायः मुद्रित भाष्य पुस्तकों में परापरज्ञाः ऐसा पाठ है, पर द्वे ब्रह्मणी . 
वेदितब्ये परं चैवावर च- इत्यादि में अवर देखा जाता है, बही प्रकृत में होना चाहिये ) 


परापरज्ञाः ऐसा पाठ हो तो परा विद्या और अपरा बिद्या इन दोनों को जानने वारे- - 
यह अर्थ दै । 


२. यथातथं भावः-याथातथ्यम्‌। तथाऽनतिक्रस्य यथातथम्‌ । 


(७-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


१२ / अ) 


प्रथम आह्विक ४१ 


शाव्दाप्रतिपत्तिः 
शब्दानां चाप्रतिपत्तिः प्राप्नोति। व्याकरणाच्छब्दान्प्रतिपद्यामहे इति। 
न हिं सूत्रत एव शब्दान्प्रतिपद्यन्ते । कि तर्हि व्याख्यानतइच । 
नजु च तदेव सूत्रं विग्रहीते व्याख्यानं भवति। न केवलानि चर्चा- 
पदानि व्याख्यानम- बृद्धि, आत्‌ , ऐज्‌ इति । किं तर्हि । उदाहरणं प्रत्युः 
दाहरणे वाक्याध्याहारे इत्येतत्ससुदितं व्याख्यानं भवति । 
एवं तर्हि शब्द्‌ः । | 
शब्दे ल्युडथः 


यदि शब्दो व्याकरणं ल्युड्थे" नोपपद्यते । व्याक्रियन्ते शब्दा अने- 


नेति व्याकरपाम्‌। न हि शाब्देन किञ्चिद्‌ व्याक्रियते । केन तर्हि । सूत्रेण । 
_ शाते व्याकारपास्‌ न 50 Rr तन डड 


(वा०) शब्दों का बोध भी नहीं । है 

(सूत्र अर्थ होने पर ) शब्दों का बोध न हो सकेगा । हम व्याकरण से शाब्दा 
को जानते हैं? ऐसा व्यवहार भी न बन सकेगा। सूत्र मात्र से तो शब्दों को जानते 
नहीं । 

तो किससे ? 

व्याख्यान से भी । 

अजी, वही सूत्र पदच्छेद करके पढ़ा हुआ व्याख्यान ददो जाता है। 

केवल विभाग करके पढ़े गये पद व्याख्यान नदी बन जाते-- 

वृद्धि, आत, ऐच्‌। : 

तो क्या ? द 

उदाहरण, प्रत्युदाहरण, ' वाक्याध्यादार-पर्द सब मिलजुलकर व्याख्यान 
बनता है। / 

तो ऐसी अवस्था में व्याकरण का अर्थ शब्द मान लो। 

(वा०) शब्द अथे हो तो ब्युद्‌ प्रत्यय का अथै नहीं जुड़ता। यह व्याकरण 
है इस लिये कि इससे शब्दो का प्रहतिप्रत्यय-भादि-ख्प विभाग किया जाता है । 
शब्द से तो कुछ भी विभाग नहीं किया जाता । 

तो किससे १ 

सूत्र से। र 

१, वाक्य को बनानेवाठे पद जो म सूत्रों मै पडे है उनकी स्वरितप्रतिज्ञा 
के बल पर कल्पना करना प्रकृत में वाक्याध्याहार है । 

२. यहां यह मानकर आक्षेप किया गया है किं ल्युद्‌ करण ( और अधिकरण ) 
में ही होता है। | 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


३२ : व्याकरणमहाभाष्य 


भवे च तद्धितः 

भवे च तद्धितो नोपपद्यते--व्याकरणे भवो योगो वैयाकरण इति। 

नहि शाब्दे भंचो योगः । क तर्हि । सूत्रे । 
» प्रोक्तादयश्व॒ तद्धिताः 

प्रोक्तादयईचच तद्धिता नोपपद्यन्ते । पाणिनिना प्रोक्तं पाणिनीयम्‌ । 
आपिशलं काशक्तत्स्नमिति। नहि पाणिनिना शब्द: प्रोक्ताः । कि तर्हि। सूत्रम्‌ 

किमर्थमिदमुभयसुच्यते भवे प्रोक्तादयरच तद्धिता इति । न प्रोक्ताद- 
यङ्च इत्येव भवेऽपि तद्वितरचोदितः स्यांत्‌। 

पुरस्त।दिदमाचार्येण इष्टं “वे च तद्धितः’ इति पठितम्‌ । तत उत्तर- 
कालमिदं दर प्रोक्तादयरच तद्धिता इति, तदपि पठितम्‌। न चेदानीमा- 
चार्याः सूत्राणि कृत्वा निवतेयन्ति । 

अयं तावद्दोषः--यदुच्यते शब्दे ल्युडर्थ' इति। नावश्यं करणाधि- 
करणयोरेच ब्युड्‌ विधीयते। कि तहिं। अन्येष्वपि कारकेषु कृत्यल्युटो बहुलम्‌ 
इति । तद्यथा--अ्रस्कन्द्नं प्रपतनंमिति। ` 

(बा०) तत्रभवः “उसमें होता है? इस अर्थ में तद्धित प्रत्यय भी नहीं हो 
सकेगा-- व्याकरण में होनेवाला योग वैयाकरण होता है । ( यहाँ व्याकरण से तद्धित 
अण्‌ हुआ है ) । शब्द में तो योग होता नहीं । 

कहां होता है । 


सूत्र में । 
चा० तेन प्रोक्तम्‌ (४॥३॥१०५॥) से होने वाले तद्धित भी न हो सकेंगे । 


पाणिनि से प्रोक्त को पाणिनीय कहते हैं, इसी तरह आपिशलि से प्रोक्त आपिशळ और 


. काराकृत्स्नि से प्रोक्त काराक्ृत्न कहलाता है। पर पाणिनि ने शब्दों का प्रवचन नहीं 


किया, सूत्र का किया है । 
दोनों बाते भव अर्थ में तद्धित, और प्रोक्त आदि अर्था-में तद्धित क्यों 


कही जाती हैं ? और प्रोक्त आदि तद्धित कहने से ही क्या भव अर्थ में भी तद्धित 


प्रत्यय का आक्षेप (= संकेत) न हो जायगा ? 
पहले आचार्य की दृष्टि मै भवे च तद्धितः आया और उसे उन्होंने पढ दिया, 


` पीछे उन्होंने प्रोक्तादयरच तद्धिताः इसे देखा और इसे भी पढ़ दिया। अव आचार्य 


00. वक र 
I, SC, + 5 


सूत्रों को पढ़कर नहीं हटाते हैं । 


१. प्रपतति अस्माद्‌ इति प्रपतनम्‌ प्रपातः = गुः, अतटः, विना ढलान के 
सीधी खड़ी हुई ऊँची चट्टान । 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


प्रथम आह्निक ४३. 


अथवा शब्दैरपि शाब्दा व्याक्रियन्त--तद्यथा-मगौरित्युक्ते सवे 
सन्देहा निवतेन्ते, नाइवो न गर्दभ इति । 
अयं तहिं दोषः-भवे प्रोक्तादयइच तद्धिता इति। 
एवं तहि-- 
. लक्ष्यलक्षण व्याकरणम्‌ 


लक्ष्य च लक्षणं चेतत्समुदितं व्याकरणं भवति। किं पुनर्ढक्ष्यम्‌, कि 
वा लक्षणम्‌। शाब्दो लक्ष्यः, सूत्र लक्षणम्‌। एवमप्ययं दोषः--समुदाये 
व्याकरणराब्दः प्रवत्तो$:वयचे नोपपद्यते । सूत्राणि चाप्यधीयान इष्यते 
चैयाकरण इति । नेष दोषः। समुदायेषु हि शब्दाः प्रवृत्ता अवयवेष्वपि 
वर्तन्ते । तद्यथा--पूर्च पञ्चालाः, उत्तरे पञ्चालाः, तैले सुक्तम्‌, घतं भुक्तम्‌, 


जो कहा था कि शब्द अर्थ होने पर शब्द में ल्युट्‌ प्रत्यय का अर्थ न घटेगा । 
इसमें कोई दोष नहीं । करण तथा अधिकरण में ही ल्युद्‌ प्रत्यय होता है इसमे कोई 
नियम नहीं । बहुत बार दूसरे कारकों के अर्थ में भी कृत्य और ब्युद्‌ देखे जाते हैं, 
जैसे प्रस्कन्दन, प्रपतन इत्यादि (में) । 

अथबा शब्द भी दूसरे शब्दो का व्याख्यान करते हैं जैसे गो कहने से सारे 
सन्देह निवृत्त हो जाते हैं, न घोड़ा है न गधा । 

यह एक दोष रह गया--“उसमें होता है” इस अर्थ में और प्रोक्त आदि तद्धित 
नहीं हो सकेंगे । 

तो इस अवस्था में । 

` (बा०) लक्ष्य और लक्षण दोनों मिलकर व्याकरण होता है। लक्ष्य क्या है और 

लक्षण क्या है। शब्द लक्ष्य है और सूत्र लक्षण दै । ऐसा होने पर यद्‌ दोष बना रददेगा-- 
समुदाय में प्रवृत्त होने वाळा व्याकरण ₹ब्दु अवयव में प्रवृत्त न हो सकेगा । केवळ 
सूत्रों को पढ्नेवाले को भी वैयाकरण कहना इट ही है। यद कोई दोष नंदी । 
समुदाय को कहुनेवाले ( जिनका ससुदायत्व प्रबृत्ति-निमित्त दे) शब्द अवयव अथे 
में भो भ्रथुक्त होते हैं, जैसे पज्ञाळ के पृथभाग को पूवपज्ञाळ कहते ईश उत्तर भाग 
को उत्तरपज्ञाळ, औषध आदि में संस्कृत तैळ और छत को मात्रा को लक्ष्य करके 
कहने की रीति है--( मैंने) तेल खाया, (मैंने ) घी खाया । वख आदि के एक 
देश के शुक्छ, नीळ, कपिल, कृष्ण आदि होने पर कदा जाता है वस्न आदि झुक्छ 


Mp Se: लट कका र 
१, व्याक्रिया से यहां भी एथग्भाव ( जुदा करना ) अथवा प्रविभाग अर्थ 
विवक्षित है। 


७ ०-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


७४ व्याकरणमहाभाष्य 


शुक्लो नीलः कपिलः, कृष्ण इति । एवमयं समुदाये व्याकरणशब्दः प्रवुत्तो 
$वयवेष्वपि वर्तते। 

अथवा पुनरस्तु सूत्रम्‌ 

नलु चोक्तम--सत्रे व्याकरणे -षष्ठयर्थोडुपपन्न इति। नेष दोषः । 
व्यपदेशिवद्धावेन भविष्यति । 

यदप्युच्यते शब्दाप्रतिपत्तिरिति। न हि सुचत एवं शब्दान, प्रति- 
पद्यन्ते । किन्त्हि व्याख्यानतश्चेति। परिद्दतमेतत:--तदेव सुत्रं विग्रहीतं 
व्याख्याने भवतीति। ननु चोक्तम--न केवलानि चर्चापदानि व्याख्यानम्‌ 
बृद्धिः, आज्‌ , पेजिति। किर्न्ताह । उदाहरणं प्रत्युदाहरणं वाक्याध्याहार 
इत्येतत्समुदितं व्याख्यानं भवतीति । अविजानत पतदेव भवति । सूत्रत एच 
हि शब्दान्प्रतिपद्यन्त । आतइच सूत्रत पव । यो ह्युत्तरं कथयेन्नादो गृह्यत । 

अथ किमर्थो वर्णानामुपदेशः । 


नील, कपिल अथवा कृष्ण है । इसी प्रकार यह व्याकरण शब्द समुदाय का वाचक 
होता हुआ भी अवयवो को भी कहने में प्रवृत्त होता है। 

अजी, वहां यह भी तो कहा था कि सूत्र अर्थ होने पर व्याकरण से षष्ठी 
` विभक्ति संगत न होगी । यह कोई दोष नहीं । मुख्य के साथ जैसा व्यवहार होता है 
गोण (कल्पित ) के साथ भी वैसा व्यवहार होता है इस न्याय से षष्ठी विभक्ति की 
संगति ळग जायगी । 

और जो कहा था कि सूत्र अर्थ होने पर शब्दों का बोध न हो पायेगा, 
` . क्योंकि (केवळोसूत्र से शब्दों को नहीं जानते हैं किन्तु व्याख्यान से भी । इस दोष का 
परिहार किया जा चुका जब यह कहा गया कि वही सूत्र पद्च्छेद से व्याख्यान बन जाता 
` है। अजी यह भी तो कहा गया था--केवळ विभाग करके पढे हुए पद व्याख्यान नहीं 
हो जाते--इृद्धिः, आत्‌, ऐच्‌। तो क्या! उदाहरण, प्रत्युदाहरण, वाक्याध्याहार ` 
यह सब मिलजुल कर व्याख्यान होता है । न जाननेवाले के लिये ऐसा होता है, 
सूत्र से ही शब्दा को जानते हैं। और इस हेतु से भी सूत्र से ही जानते हैं--जो 
भी सूत्र का अतिक्रम करके कहेगा, वह उसका वचन न माना जायगा । 

अब यह विचाय हे कि वर्णी का उपदेश किस लिये किया गया है । 


१ १, व्यपदेशिवज्ञावेन-- जिस पदार्थ का किन्ही निमित्तों के कारण एक 
विशिष्ट मुख्य नाम ( व्यपदेश ) होता है जिससे उसे कहा जाता है उसे व्यपदेशी 
कहते हैं, पर उन निमित्तो की अनुपस्थिति में भी एक अकेले पदार्थ से व्यपदेशी के 


ल्य (जैसे व्यपदेश्य से) शत्र में कहे हुए कार्य किये जाते हैं। इस अतिदेश को 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


~. 


- अथम आह्विक 3५ 


वृत्तिसमवायाथे उपदेशः 
वृत्तिसमवायाथो वर्णानासुपदेशः । किमिदं वृत्तिसमवायार्थ इति। 
वृत्तये समवायो वृत्तिसमवायः । वृत्त्या वा समवायो वृत्तिसमवायः । त्तिः 
प्रयोजनो वां समवायो वृत्तिसमवायः । का पुनर्वत्तिः । शास्त्रप्रवृत्तिः । 
अथ कः समवायः। वर्णानामाजुपूव्यॅण संनिवेशः । अथ क उपदेशः। 
उञ्चारणम्‌। कुत एतत्‌। दिशिरुद्चारणक्रियः। उच्चार्यं हि वर्णानाह-- 
उपदिष्टा इमे वर्णा इति । 


(वा०) वृत्ति समवाय के लिये वर्णों का उपदेश है । 


बृत्ति समवाय़ क्या चीज है ? 

वृत्ति के लिये समवाय वृत्तिसमवाय है, वृत्ति का उपकारक समवाय वृत्ति- 
समवाय है अथवा वृत्ति का प्रयोजक समवाय बृत्तिसमवाय है । 

वृत्ति क्या चीज है ? 

शास्त्र की प्रवृत्ति । 

समवाय क्या पदाथ है ! 

वर्णी का क्रम से रखना । 

उपदेश क्या है ? 

उच्चारण । 

यह कैसे ? न 

न दिश्‌ धातु उच्चारणार्थक है । उच्चारण करके ही तो कहता है इन वणो का 

उपदेश हो गया । 


35106 00/0042/077% 220 त स पस 
व्यपदेशिवदूभाव कहते हैं । अत्‌ इन्‌ (४।१।९५) से अदन्त प्रातिपदिक ( सुबन्त बनाकर ) 


से अपत्य अर्थ में इज्‌ प्रत्यय का विधान है, सो अएन्त दक्ष से इम्‌ होकर दाक्षि सिद्ध 
होता है। अब अ अन्त में होने से दक्ष शब्द का अदन्त यह व्यपदेश (विशिष्टः 
अपदेश=नाम) है, सो यह इस व्यपदेशवाला अथवा व्यपदेशी है, पर अ (तिष्णु ) तो 
असहाय अकेला है, इसे अदन्त इस व्यपदेश वाला अर्थात्‌ व्यपदेशी तो नहीं कहा 
जा सकता, तो भी जहां तक शाल्न कार्य का सम्बन्ध है इससे भी व्यपदेशी कासा 
व्यवहार क्रिया जाता है । अस्यापत्यम्‌ इः । इन्‌ प्रत्यय होता है । भाष्यकार 
आयन्तत्रदेकस्मिन्‌ ( १।१।३० ) के स्थान पर ब्यपदेशिवदकस्मिन्‌ ऐसा 


न्यास चाहते हैं । | Fn 
१. वर्ण समाम्ताय के होनेपर अन्‌ आदि संत्ञाओं की सिद्धि होने से थोड़े में 


` ही शासन की प्रति हो सकेगी और इग्यणः सम्प्रसारणम्‌ / १।१।४५ ) आदि यथा- 


सकेगी । 
सदख्य़ सजा भी दो स Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


४६ व्याकरणमद्दाभाष्य _ 


अनुबन्धकरणाथेरच 
; अनुवन्धकरणार्थशच वर्णानामुपदेशः-अञुवन्धानासङ्क्ष्यामीति । 
न हानुपद्रिय वर्णानलुवन्धाः शक्या आसङ्क्तुम्‌। स एष वर्णानाझुपदेशो 
बत्तिसमचायार्थ₹चाडुबन्धकरणार्थशच । वृत्तिसमवायश्चाडुवन्धकरणं च 
प्रत्याहारार्थम्‌ । प्रत्याहारो चृत्त्यथः । 


इष्टबुद्धथर्थश्च 
इएवुद्धधर्थश्च वर्णानामुपदेशः इषटान्वर्णान्मोत्स्यामहे इति। न 
ह्युपदिच्य वर्णानिष्टा वर्णाः शक्या विज्ञातुम्‌। 
ष्टबुद्धयरथरचेति चेदुदात्तानुदात्तस्वारिताचुनासिकदी्ेप्ड्तानामप्युपदेशः 


इृष्टबुद्धयर्थशचेति चेदुदात्ताचुदात्तस्वरितानुनासिकदी धप्लुतानामप्यु- 
पदेशः कर्तव्य; । एवंगुणा अपि हि वर्णा इष्यन्ते । 


.............."नभनाननममाममममिजििजजजजजजिजिजिजिजिजिजजिजजजिजजिििजिजजििजिििििििहिहििििर्रिरिहि j et 
जनामा 


(वा०) अनुबन्ध लगाने के लिये भी । 

अनुवन्ध लगाने के लिये भी वर्णी का उपदेश किया है--में अनुबन्धो को 
छगाउँगा । पर वणौ का उच्चारण किये विना अनुबन्ध लगाए नहीं जा सकते । सो वह 
वर्णी का उपदेश वृत्ति-ससवाय ( =शास्न-प्रदृत्ति) के लिये भी है ओर अनुवन्ध 
लगाने के लिये भो । वृत्तिसमवाय और अनुबन्ध लगाना प्रत्याहार बनाने के लिये है । 
रत्यादार शास्त्र की .प्रवृत्ति के लिये है । 

(वा०) इष्ट ( वणौ ) के बोधन के लिये भी । - 

इष्ट वर्णी के बोध के लिये भी वर्ण का उपदेश किया है, हम इष्ट वर्णी को 
जानेंगे इसलिये । क्योंकि बिना उपदेश किये इए वर्ण जाने नहीं जा सकते । 

( वा० ) इश्वणौ के बोध के लिये यदि वणो का उपदेश मानते हो तो 
उदात्त, अनुदात्त, स्वरित, अनुनासिक, दोघे, पछुत---इनका भी उपदेश करना चाहिये । 
इन गुणो वाळे वणे भी इष्ट ही हैं । 

( वा० ) जातिपरक निर्देश होने से इष्टसिद्धि हो जायगी। अत्व जाति का 
उपदेश होने से सभी प्रकार की अ व्यक्तियों का ग्रहण ( बोध ) हो जायगा। इसी 
प्रकारः इत्व जाति का और उत्व जाति का उपदेश सभी प्रकार के इवणे और उवणे 

का म्हण करा देगा । 


१. मोत्स्यामहेख्बोधयिष्यामः । यहां णिच्‌ का अर्थ अन्तर्भूत है, प्र यय से नहीं 
कहा.गया। | 

२. प्रत्याहदारसूत्रों में के अ इ उ आदि अचों का एकश्रति से पाठ होने से 

 यहप्रइनहै। 


८८-७0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


प्रथम आहिक ४७ 


आकृत्युपदेशास्सिद्धम्‌ 
अवर्णकुतिरुपदिष्ट सर्चमवर्णकुळलं ग्रहीष्यति । तथेवर्णाकृतिः । 
तथोवर्णाकृतिः । 
आङ्त्युपदेशास्सिद्वमिति चेत्संबृतादीनां प्रतिषेधः 
आहत्युपदेशात्सिद्धमिति चेत्संब्वतादीनां प्रतिषेधो वक्तव्यः । के पुन 
संत्र॒तादयः। संत्र॒तः कलो ध्मात एणीङृतो ऽम्त्रूकृतोद्धेको ग्रस्तो निरस्तः 
प्रगीत उपगीतः क्ष्विण्णो रोमश इति। अपर आह-- 
अस्ते निरस्तमवळम्वितं निहेतमस्वूकत ध्मातमथो विकम्पितम्‌ । 
सन्दष्मेणीकृतमर्धकं दुतं विकीर्णमेताः स्वरदोषभावनाः ॥ इति। 
अतोऽन्ये व्यञ्जनदोपाः। 
नेष दोषः । 
(चा०) आकृति उपदेश से यदि इष्टसिद्धि मानते हो तो संवृत आदि ( दोषों ) 
का प्रतिषेध करना चाहिये । 
तो संबृत आदि कौन से हॅ. । 
संदृत, कछ, ध्मात, एणीकृत, अम्वकृत, अर्धक, अस्त, निरस्त, प्रगीत,' उपगीत 
क्ष्विण्ण और रोमश । दूसरा कोई ( वृत्तिकार ) कहता है--अस्त, निरस्त, अवरूम्बित, 
निइत, अम्वूकृत, ध्मात, विकम्पित, सन्द, एणीकृत, अर्धक, दत और विकोण--ये 
खंर दोष हें । इनसे भिन्न व्यज्ञनोच्चारण के दोष हैं । 


१. संत्रृत आदि स्वरों के उच्चारण में दोष परिगणित किये हैं। संवृत अ 
का तो गुण ही है, दोष स्वरों के विषय में दोष रहेगा । जिह्वामूल की कण्ठ के समीप 
स्थिति होने से संद्रतता नामक गुण हस्व अ में आता है । कल=अपने स्थान को छोड . 
दूसरे स्थान से उच्चारित होना, जिसे काकली कहते हैं। ध्मात--जब खास की 
अधिकता से हस्व भी दीधे झळकता है । एणीकृत--सांधारण रूप, जहाँ यह सन्देह हो 
कि इसने ओ का उच्चारण क्रिया है अथवा औ का। अम्बूकृत--जो व्यक्त होता हुआ 
भी मुँह के अन्दर उच्चारित हुआ सा सुनता है । अर्धक जो दीर भी हस्व प्रतीत होता 
है । ग्रस्त--जो जिह्वामूल में निग्रहीत, अव्यक्त । निरस्त--निष्ठुर ( कर्कश ) अथवा 
मतान्तर में त्वरित । प्रगीत--साम की तरह गाकर उच्चारण किया हुआ । उपमीत-- 
समीप में दूसरे वर्ण के गाने से अनुरक्त। क्ष्विण्ण--कम्प युक्त । रोमश--गम्भीर । 
अवलम्वित--वर्णान्तर से मिला हुआ । निहंत--#ूक्ष । सन्दष्ट--वढाकर उच्चारण 
क्रिया हुआ । विकीर्ण--आगे आनेवाले दूसरे वणे में जा मिला हुआ अथवा एक होता 
हुआ भी जो अनेक भासता हो । 


८८-७0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


४८ व्याकरणमदाभाण्य 
गर्गादिबिदादिपाठात्संवृतार्दानां निवृत्तिः ॥ ` 


गगीदिं विदादिपाठात्संवृतादीां निवृत्तिमविष्यति । | 

अस्त्यन्यदू गर्गीदिविदादिपाठे प्रयोजनम्‌ । किम्‌। समुदायाने 
साधुत्वे यथा स्यादिति। एवं तह्मष्टादशधा भिक्षा निवृत्तकळादिकामवणस्य 
प्रत्यापत्ति वक्ष्यामि । सा तर्हि वक्तव्या । 


लिङ्गाथी तु प्रत्यापत्तिः ॥ 


. ( बा०) गगोदि गण तथा बिदादि गण-पाठ से ( अनिष्ट ) संबृत आदि की 
_ निवृत्ति हो जायगी । 

गगोदि, बिदादि पाठ का तो और प्रयोजन है । क्या ! 

( गगादि ) समुदायों का साधुत्व हो इसलिये । 

ऐसी अवस्था में जैसे कछादिदोष रहित अठारह - प्रकार के अ की शास्त्र के 
अन्त में प्रत्यापत्ति ( त्युनः स्वरूप प्राप्ति ) कही दे वैसे ही 'इ', “उ' आदि के विषय 
में भी कह दूँगा । र | 

तो यह प्रत्यापत्ति तुम्हें कुनी पड़ेगी ( अर्थात्‌ इससे गौरव दोष आयगा 31 

( बा० ) कलादि-दोषरूप छिज्ञों की निवृत्ति के छिये भी प्रत्यापत्ति रहेगी (और 
इससे अनुबन्धों के स्थान में इन दोषों को लिङ्ग ' स्वीकार करने से अनुबन्धों की भी 
निवृत्ति हो जायगी, जिससे कुछ भी गौरव नहीं होगा) । 


१. समुदाय से यहां गग आदि समुदाय अभिप्रेत हैं। जहां इनके गण पाठ में 

. उपदेश से विशिष्टवणीनुपूर्वी का साधु ज्ञात होता है वहां इनके अन्तर्गत अकार 

आदि में कलादि दोषों की झज्यता भी प्रतीत होती है । क्योंकि आचार्य ने इन्हें शुद्ध 

ही पढ़ा है, पर इतने से गाग्ये आदि अन्य समुदायों में वर्तमान अकार आदि के कल 

आदि दोषों की निद्रृत्ति न हो सकेगी--ऐसा कैयट के अनुसार अर्थ है। नागेश इससे 

बिपरीत अर्थ लेते हैं। उनका कहना है कि गर्ग आदि के गण में पाठ का प्रयोजन 

राग आदि प्रकृतियों से यज्‌ आदि प्रत्यय करके निष्पन्न गाग्य आदि समुदायों का साधुत्व 

: बतानाहै, इस में. चरितार्थ हुआ गर्गादि पाठ संशत आदि दोषों की निवृत्ति न 
पय कु र कर सकेगा । 


(७-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


प्रथम आह्विक ३९ 


लिज्ञाथों सा तर्हि भवति। तत्तर्हि वक्तव्यम्‌। 'यद्यप्येतदुच्यते, अथे 
वैतर्हि अनेकमबुबन्धशत नोच्चार्यमित्संज्ञा च न वक्तव्या, लोपदच न 
चक्तव्यः । यद्नुबन्धैः क्रियते तत्कलादिभिः करिष्यत ॥ ` 

सिध्यत्येवम्‌, अपाणिनीय तु भवति । यथान्यासमेवास्तु । नज्ञः 


_ चोक्तम्‌- अश्त्युपदेशास्सिद्धमिति चेत्संचृतादीनां प्रतिषेध इति । परिहृतः 


मेतत्‌ -गर्गाोदिबिदादिपाठात्संबृतादीनां निबृत्तिर्मविष्यतीति । नलु चान्यद्‌ 


. तब धातु आदि में कलादि छिङ्ग कर दिये जायँ। जब यह कहा जाय तो सैंकड़ों 
अनुबन्ध नहीं लगाने पड़ेंगे, इत्संज्ञा भी नहीं करनी होगी, ( इतर्सज्ञक का) लोप भी 
नहीं कहना पड़ेगा । जो कार्य अनुबन्धो द्वारा होता है वह ( सब ) कलादि लिज्ञों द्वारा 
किया जायगा । प 

हॉ. इस तरह भी इए सिद्धि हो जायगी, पर यह पाणिनीय शास्त्र के प्रतिकूल 
होगा । तो भकङृत्युपदेशात्‌ सिद्धम:--यद्द जो कहा था, वही ठीक दै । अजी वही ठीक 
कैसे ? उसके मानने से तो प्रसक्त हुए संदृत आदि दोषों का निषेध करना चाहिये 
ऐसा कहा था । पर उसका उत्तर दिया जा चुका जब यह कहा गया--गगोदि, विदादि 
गण पाठ से संबृत आदि ( दोषों ) की निवृत्ति हो जाएगी । अजी वहां यह भी तो 
कहा गया था कि गगौदि, बिदादिगण-पाठ का दूसरा प्रयोजन हे । क्या? ( रागादि) 
समुदायों की - साधुता जिससे हो । अच्छा तो गगौदि बिदादि पाठ से दोनों काये 


१. यद्यपि = यदा, जब । 

२. अथंदेतर्हि = तदा, तब । 

३. जैसे अधिकार सूचित करने के लिये स्वारेत चिह्न कर दिया जाता है, वैसे 
ही आत्मनेपद के लिये एध शीङ्‌ आदि धातुओं को अंनुदात्तेत्‌ और डित्‌ न पढ़कर 
कलदोष्युक्त पढ़ दिया जायगा। कलादात्मनेपदम्‌ ऐसा सून्न-न्यास कर दिया जायगा । 
इसी प्रकार स्वरितेत्‌ तथा नित्‌ धातुओं को ध्मातदोषयुक्त पढ़ दिया जायया । तब 
भ्मातात्कतृगामिनि क्रियाफछे- ऐसा सूत्र-न्यास होगा। ये कलादि दोष लिल्लरूप से 
आसक्त किये गये प्रक्रिया दशा में श्रूयमाण होंगे, प्रयोग में तो अकार आदि शुद्ध ही होंगे, 
क्योंकि शास्त्र के अन्त में प्रत्यापात्ति कह दी गई है । 

४. वर्ण समाम्नाय का समर्थन करते हुए जब यह कहा कि इसमें अचों और 
हलो का जातिपरक निर्देश है, तब संग्रत ( अकार में यह दोष नहीं प्रत्युत गुण ही दै) 
आदि दोषं अतिप्रेसक्त हुआ, इसके वारण के लिए गौरवऱ्युक्त व्याख्यानसापेक्ष इस 


` अकार के समस्त शास्त्र के अन्यथाकरण ( अदल बद्र ) में बृश्चिकविषभीतः सर्पेण दष्टः | 


CC-0:Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


uo व्याकरणमहाभाष्य 


गर्गादिविदादिपादे प्रयोजनम्‌। किम) ससुदायानां साधुत्वं यथा स्यादिति | 
एव तहोभयमनेन क्रियते--पाठइचैव विशेष्यते, कलादयइच निवर्त्यन्ते | 
क्थं पुनरेकेन यत्नेनोभयं लभ्यम्‌। लभ्यमित्याह। कथम्‌। द्विगता अपि 
हेतवो भवन्ति । तद्यथा आग्राइच सिक्ताः पितरइच कि । तथा 
वाक्यानि द्विष्ठानि भवन्ति- श्बेतो धावति, अछम्बुंसानां यातेति । 

अथवा इदं. तावदयं प्रष्टव्यः --क्वेमे संब्॒तादयः श्रूयेरञ्निति। 
आगमेषु। आगमाः शुद्धाः पठ्चन्ते। विकारेषु तहि । विकारा अपि शुद्धाः 
पव्यन्ते । प्रत्ययेषु तर्दि । प्रत्यया अपि शुद्धाः पञ्यन्ते। धातुषु र्ताहै। 
धातवोपि शुद्धाः पव्यन्ते । प्रातिपदिकेषु तर्हि । प्रातिपदिकान्यपि शुद्धानि . 


CID STM २ 
` किए जाते हैं--पाठ भी विशिष्ट होता है (इस-इस आलुपूर्वी-विशेष वाळे गगै आदि 


प्रातिपदिके से यनु प्रत्यय हो औरों से न हो) और कर आदि दोष भी निवृत्त किए 
जाते हैं । 

पर क्या एक ही यत्न से दो फलो की प्राप्ति हो सकती है ? 

हाँ, हो सकती है । 

केस? 

कुछ हेतु ऐसे होते हैं जो दो प्रयोजनौ को सिद्ध करते हैं । (जैसे जब आम्रवृक्ष 
के मूळ म॑ बैठा हुआ मनुष्य पितृतर्पण करता है तो) आमों का सिंचन भी हो जाता है 
और पितरों की तृप्ति भी । इसी प्रकार वाक्य भी द्वयथैक होते हैं-इवेतो धावति, 
इस वाक्य के दो अथ दै कुत्ता यहां से दौडता है, सवेत गुणवाला दौड़ता है। 
अलम्बुसानां याता इस वाक्य के भी दो अर्थ दै- अलम्बुस नामक देश को जानेवाला, 
बुसों को प्राप्त करने वाळा समथ है । 

अथवा इससे (आङ्ृत्युपदेश से संबृतादि दोषों की प्रसक्ति वतानेवाले से) हम 
पूछते हैं कि ये संबृतादि कहाँ सुने जा सकते हैं। यदि कहो आगमा में । आगम तो 
(आचाये ने) शुद्ध पढे हैं। तो विकारों (आदेशों) से सही। विकार (आदेश) भी 
शुद्ध पढे हैं । तो प्रत्ययों में । प्रत्यय सी झुद्ध पढ़े हैं । तो धातुओं में । धातु भी शुद्ध 
पढ़े हैं । तो प्रातिपदिका में प्रातिपदिक भी शुद्ध पढे हैं । तो फिर जिन प्रातिपदिकों 


(बिच्छू के विष से डरे हुए को सांप ने डसा) यह न्याय लागू होता है । 


१. गर्ग आदि गण-पठित प्रातिपदिको के अकारादि तो आचार्य के उच्चारण से 


दोषन्शन्य ही हैं, अपठित प्रातिपदिको के अकारादि भी ऐसे ही शुद्ध जानने चाहिये, यह 


अभिप्राय है । 


(७-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


- प्रथम आह्निक ५१ 


पव्यन्ते । यानि तर्ह्मग्रहणानि प्रातिपदिकानि । एतेषामपि स्वरवणांचुपूर्वी- 
ज्ञानार्थ उपदेशः कर्तव्य; । शशः षष इति मा भूत्‌ । पलाशः पलाष इति 
मा भूत्‌। मञ्चको मञ्चक इति मा भूत्‌। 

आगमाइच विकाराइच प्रत्ययाः सह धातुभिः । 

उच्चायेन्ते ततस्तेषु नेमे प्राप्ताः कलादयः ॥ 


इति. प्रथमं पस्पशाहिकम्‌ ॥। 


CS SM नस मिमियिसयी 
क्रा विधिवाक्यों में उद्देश नहीं किया है (उनमें)। उनका भी स्वर और वणौनुपूर्वी 
के ज्ञान के लिए सङ्ग्रह इए है, ताकि शश के स्थान में षष, पलाश के स्थान सें 
पंछाष,- मञ्चक के स्थान में मन्जक न हो। 


आराम, आदेश, प्रत्यय और घातु-ये सभी शुद्ध उच्चारण किए हैं, अतः 
इन कलादि दोषां का प्रसङ्ग ही नहीं ॥ 


यहां पस्पशा नामक प्रथम आहिक समाप्त हुआ । 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


द्वितीय आहिक का संक्षिप्त सार 


इस आहिक के अइ उ ण्‌ ॥१ १.१॥ इस सूत से लेकर झ भ ज ॥१.१.८॥ 
इस सूत्र तक विभिन्न विषयों पर शङ्का समाधान सहित विचार किया गया । क्रमशः 
प्रत्येक सूत्र के प्रतिपाद्य विचार ये हैं-- 

अइउण्‌ 
१, प्रक्रिया दक्षा में अकार विदृत है यह अ अ (८४1६८) सूत्र से ज्ञापित करके 
विद्वतोपदेश के प्रयोजन बताये हैं। र 
२. अस्य.च्चौ इत्यादि अतुद॒ततिनिर्देशों के अकार को सवत्र एक मान कर अपू. 
सिद्ध किया है । 

३. अकार को एक मानने में प्राप्त दोषों का समाधान किया हे । फिर व्यक्ति“ 
पक्ष में अकार की भिन्नता दिखा कर आक्तिपक्ष मै सवत्र एक अकार सिद्ध क्रिया है। 

लकारोपदेश का प्रयोजन बताकर वार्तिककार ने छूकार का खण्डन कर दिया है। 
किन्तु भाष्यकार न अशक्तिजानुकरणार्थ लकारोपदेश को माना है। 

पु ओ ङू, ऐ औ च्‌ 

१. एत्‌ ओत ङ्‌, ऐत्‌ औत. च्‌ इस प्रकार तपरनिर्देशयुक्त सूजन्यास का खण्डन 
करके ए ओ ङ्‌, ऐ औ च्‌ यही न्यास निदोंष सिद्ध किया है । 

२, वर्ण ग्रहण में वगैकदेशों का ग्रहण नहीं होता यह सिद्ध करते हुए उस पक्ष 
में प्राप्त दोषों का समाधान किया है । 

हयवरट्‌ | 

१. हयवरट्‌ और हळू यहां हकार के दो बार उपदेश का प्रयोजन बताकर 
हयवरट्‌ इस न्यास को निर्दोष सिद्ध किया हैं। साथ ही ह रय व द्‌ इस न्यास में 
दिए गए दोषों का समाधान भी कर दिया है। 

२, अयोगवाहों का लक्षण तथा उदाहरण देकर उनके पाठ का प्रयोजन बताया है। 

३, वर्णी की अर्थवत्ता और अनथकता पर विचार करते हुए थातु-प्रातिपदिक- 

्रत्ययनिपातस्थ वणां को अर्थवान्‌ सिद्ध किया है । 

४ प्रत्याहारो में अनुबन्धों का ग्रहण नहीं होता यह वताकर अणुदित्सून्न म॑ 

अण्‌ ग्रहण का प्रयोजन बताया है । 
ह्‌ 
अइउण्‌ और ल ण्‌ में दो वार णकार अनुबन्ध लगाने का प्रयोजन बताते 
हुए व्याख्यानतो विशेषभ्रतिपत्तिनेहि सन्देहादलक्षणम्‌ यह परिभाषा ज्ञापित की दै । 
'नुमङणनम्‌, झभञ्ष 

2 ज म ङ ण न मू में मकार अनुबन्ध का खण्डन किया है। अक्षर शब्द की व्युत्पत्ति 

' दिखा कर उसका अर्थ किया है । साथ ही अक्षर समाम्नाय के ज्ञान से स्वगैप्राप्ति रूप 
फल का निर्देश भी किया दे ४ 


(७-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


अथ ह्वितीयाहिकम्‌ 
अ इ उ ण्‌ ॥१॥ 
अकारस्य विवृतोपदेश आकारग्रहणार्थः ॥१॥ 


अकारस्य विज्वृतोपदेशः कर्तव्यः । कि प्रयोजनम्‌ । आकारग्रहणार्थः । 
अकारः सवर्णग्रहणेनाकारमपि यथा शृहणीयात्‌ । कि च कारणं न ग्रहूणीयात्‌। 
विवारभेदात्‌ । किसुच्यते विवारमेदादिति, न पुनः काळभेदादपि। यथैव 
ह्ययं विवारमिन्नः, एवं काळभिन्नोपि । सत्यमेव तत्‌ । वक्ष्यति-तुल्यास्य- 


प्रयत्ने सचर्णम्‌ इत्यचास्यग्रहणस्य प्रयोजनस्‌- अस्य येषां तुल्यो देशः प्रयत्नश्च 


अइउण्‌ ॥१॥ 

( चा० ) अकार विवृत उपदेश करना चाहिये, आकार के ग्रहण के लिये । 

अकार का विद्वत उपदेश करना चाहिये। क्या प्रयोजन है ? आकार के 
अहण (बोधन) के लिय । ताकि अकार अपने सवणे के ग्रहणट्वारा आकार का भी अद्दण 
कराये । क्या कारण है कि ग्रहण नहीँ करायेगा ? विद्वृत-प्रयत्न रूप भद से। विद्वत- 
प्रयत्न-भद्‌ से--ऐसा क्यो कहते हो, कालभेद से भी-- ऐसा क्यों नहीं कद्देत ? जैसे 
यह आकार विवृत होने से भिन्न है वैसे ही काठ से (द्विमात्रिक होने से) भी भिन्न दै। 
ठीक है, पर आचाय तुल्यास्यप्रयलं सवर्णम्‌ इस सूत्र में आस्य-प्रहण का प्रयोजन बताते 
हुए केहग--जिनके आस्य ( सुख ) में स्थान और प्रयत्न समान हैं वे ( आपस में ) 
सवर्णसंज्ञक होते हैँ । काळ तो आस्य से बाहर है । अतः काल-भेद होते हुए भी 
अकार आकार का ग्रहण करा देगा, पर विशृतरूप प्रयत्नभेद के कारण नहीं करा सकेंगा। 


१. यहां अ इ उ आदि वणो के अर्थवान्‌ होने पर भी अर्थवत्ता की विवक्षा न न 


होने से उन से परे छु आदि विभक्ति की उत्पत्ति नहीं की गई है । आद्गुणः आदि अच्‌ 
सन्धि भी इसी लिये नहीं होती कि वणोपदेशकाल में अभी अच्‌ आदि संज्ञाओं की निष्पत्ति 
नहीं हुई । जव तक पहले एथक्‌ २ वर्ण नहीं पढे जायेंगे तव तक अच्‌ आदि प्रत्याहार 
कैसे बनेंगे ? और जब तक अजादि प्रत्याहार नहीं बन जाते तब तक आदूणुणः आदि की 
प्रबृत्ति नहीं हो सकती । 

२. अकार लोक में संत्रत ही है, पर शास्त्र प्रक्रिया मै जब तक इसे विवृत न 
माना जाय, काम नहीं चल सकता । प्रयलमेद के कारण अ और आ की सवर्णे संज्ञा 
न होगी, और इस लिये । अणुदित्सवर्णस्य चाप्रत्ययः ( १।१।६९ ) इस ग्रहणक शास्न 


की प्रवृत्ति न होने से अस्य च्वौ ( ७४३२) इत्यादि में अ से आ का ग्रहण (बोध) | 


नहीं होगा । जिससे गङ्गी भवति इत्यादि रूप की सिद्धि न होगी । 


८८-७0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


of 0 कमिले हे 


ष्छ व्याकरणमहाभाष्य 


ते सवर्णसक्षा अवन्तीति । बाह्याइच पुनरास्यात्काळः' । तेन स्यादेव काल- 


. भिन्नस्य ग्रहणम्‌, न पुनर्विवारभिन्नस्य । 


कि पुनरिदे विद्वतस्योपद्र्यमानस्य प्रयोजनमन्वाख्यायते, आहो- 
स्वित्संवृतस्योपदिदयमानस्य विववतोपदेशश्योद्यते । विबृतस्योपदिश्यमानस्य 
प्रयोजनमन्वाख्यायते । कथ जायते । यद्यम्‌-अ अ इतिं इत्यकारस्य 
_ चित्तस्य संदरृतताप्रत्यापत्ति शास्ति । ५; 
नैतदस्ति ज्ञापकम्‌ अस्ति ह्यन्यदेतस्य बचने प्रयोजनम्‌। 
क्रिम्‌। अतिखट्वः, अतिमाल इत्यत्रान्तयैतो विद्यतस्य विजरतः पाप्नोति, 
SSS SSS CES भ 


यहाँ (इस वार्तिक मे) क्या समझा जाय--क्या किये हुए विद्वृतोचारण का प्रयोजन 
बताया जा रहा है अथवा संब्रृतोच्चारण के स्थान में विदृतोच्चारण करना चाहिये यह 
कदा जा रहा दै ? किये हुए विवृतोच्चारण का प्रयोजन बताया जा रद्दा है। यह केसे 
जाना जाय ? इससे कि आचाय ( झाख के अन्त में ) अ अ इति सूत्र के द्वारा 
विवृत अकार को पुनः संदृत गुण की प्राप्ति का विधान करते हैं। 

यह कोई इस बात का ज्ञापक नहीं । अ अ इति इस वचन का कोई और 
प्रयोजन है । 

क्या? ह 

अतिखट्वः, अतिसालः यहाँ सदृशतम आदेश विवृत के स्थान में विवृत प्राप्त 

१. काल के विषय में कई मत हैं, पर मुख्य दो हैं-- 

(१) क्रिया ही काल है। 


(२) क्रिया से अतिरिक्त क्षण समूह काल है । किसी वस्तु के अन्दर होनेवाली 
क्रिया को दूसरी वस्तु की क्रिया परिच्छिन्न करती है। यहां दूसरी वाह्य वस्तु की अपेक्षा 


` करने से काल को बाझ कहा गया है । जैसे निमेष आदि क्रिया के भेद से मात्रा आदि काळ 


कहा जाता है। 

अथवा नाभि प्रदेश में ही किए गए विशिष्ट प्रयत्न (वायु-की अल्पता, अधिकता) 
से स्व, दीध रूप काळ की अभिव्यक्ति होने से और नाभि आस्य (मुख ) से बाह्य है इस 
कारण से भी काल को बाह्य कहा दै । 

२. यह अष्टाध्यायी का अन्तिम सूत्र है। इसमें प्रथम अ उद्देश्य है और 
द्वितीय विधेय है । अर्थ यह है कि अमी तक प्रक्रिया (प्रयोग साधना) के निमित्त इस 
अष्टाध्यायी शास्त्र में जो हस्व अ विद्वत माना गया था, वह प्रयोग-इशा मै सर्वत्र संब्रत 
होता दै ऐसा समझना चाहिए। इसी लिए पूवे के विद्वत होने से और उससे उत्तरवर्ती 
द्वितीय अ के संब॒त होने से प्रयत्नमेद के कारण सवर्ण दीधे एकादेश नहीं हुआ। 


(७-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


| 


द्वितीय आह्विक प पप 


संवृतः स्यादित्येचमर्था प्रत्यापत्तिः' । नैतदस्ति। नैव लोके न च वेदे$कारो 
विद्वतोस्ति। कस्तर्हि। संवृतः। योस्ति स भविष्यति । तदेतत्मत्यापत्तिवचने 
ज्ञापकमेव भविष्यति विद्यतस्योपद्श्यिमानस्य प्रयोजनमन्वाख्यायत इति 1 
कः पुनरत्र विशेषः। विद्वुतस्योपद्श्यमानस्य प्रयोजनमन्वाख्यायेत, 
सं्रतस्योपदिइ्यमानस्य वा विद्वृतोपदेशङ्चोद्येतेति। न खलु कदिच- 
द्विशेषः। आहोपुरुषिकामात्रं' तु । भवानाह-संद्वतस्योपदिच्यमानस्य 
विद्टतोपदेशश्चोद्यत इति। वयं तु ब्रमो-विद्वतस्योपदिञ्यमानस्य प्रयो- 
जनमन्वाख्यायत इति। 


होता है, संबृत हो, अतः आचार्य ने प्रत्यापत्ति का विधान किया दे । नहीं, ऐसा 


नदद । न तो लोक में और न ही वेद में अकार कहीं विद्वत है। 

तो कैसा ? 

संबृत। जो है वही तो (आदेशरूप मे) होगा । 

इसलिए यह अ अ इति रूप प्रत्यापत्ति का शासन इस बात का ज्ञापक ही 
रहेगा कि किए गए विबृतोच्चारण का प्रयोजन बताया जा रहा है। 

इसमें क्या भेद है--किए गए विइृतोच्चारण का प्रयोजन बताया जा रहा दै ऐसा 
मानें अथवा संवृतोच्चारण किए गए के स्थान में बिडृतोच्चारण करना चाहिए, ऐसा ? 

कुछ भी भेद नहीं । अभिमानमात्र है। आप कहते दें--किए गए संदृतोच्चारण 
के स्थान मै विद्वतोच्चारण करना चाहिए, हम कहते हे--किए गए विवृत्तोच्चारण 
का प्रयोजन बताया जा रदा दै । 


Bln co 0000 
१. ज्ञापक का खण्डन करने के लिए कहते हैं कि इस अ अ रूप प्रत्यापत्ति का 


और प्रयोजन है और प्रयोजन रहते ज्ञापक होता नहीं । प्रयोजन यह है कि अतिखद्वः 
आदि प्रयोगों में जहां गोस्त्रियोरुपसभेनस्य (१1२।४८) से दीघे आकार को हस्व होता दै 
वहां वह हस्व संद्रत हो, स्थानी आ के विद्वत होने से आन्तरतम्य (सदशतम होने से) 
उसके स्थान में हस्व अ विद्वत न हो जाय । अतः अकार का आचाये ने विद्ृत-गुण-युक्‍्त 
उपदेश किया है इसमें कोई ज्ञापक नहीं। यदि कहो कि अकार के विवृत उपदेश के 
बिना अकार और आकार का सावर्ण्य न होने से आकाढ के अच्‌ न होने पर अतिखट्वः 
के आकार को हस्व प्राप्त ही नहीं ( इसलिए आचार्य ने अकार का विद्वतोपदेश किया है 
ऐसा मानना होगा) तो इसका उत्तर यह है--उदीचामातः स्थाने यकपूर्वायाः (७२४ ६) 
इस ज्ञापक से सिद्ध होता है कि आकार को मी हस्व होता है। क्योकि उदीचामातः० यह 
सूत्र आकार के स्थान में हुए हस्व अकार को इत्व विकल्प करता है । | 

२. अदो अहु पुरुष इत्यहोपुरुषः । मयूरव्यंसकादि समासः । तस्य भाव आहो- 
पुरुषिका । मनोज्ञादि होने से घुञ्‌ । अथ--अहेकार्‌। ` न 2 


७ 0-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri - 


| 


५६ fy वच्याकरणमहा भाष्य 


तस्य विवृत्तापदेशादन्यत्रापि' विद्वतोपदेशः सवर्णप्रदणार्थः ॥२॥ 


तस्यैतस्याक्षरसमाम्नायिकस्य विद्वतोपदेशादन्यत्रापि विद्वतोपदेशः 
कर्तव्यः । क्वाऽन्यत्र । घातुप्रातिपदिकप्रत्ययनिपातस्थस्य । किं प्रयोजनम्‌। 
सवणेग्रहणार्थः । आक्षरसमाम्नायिकेना5स्य ग्रहणं यथा स्यात्‌। किं च 
कारणे न स्यात्‌ । विवास्मेदादेव। आचार्यप्रवृत्तिक्षापयति--भवत्याक्षर- 
समाम्नायिकेन धात्वादिस्थस्य ग्रहणमिति | यदयम--'अकः सवर्ण दीर्धः’ 
इति प्रत्याहारे$को' ग्रहणं करोति । कथं कत्या ज्ञापकम्‌ । न हि इयोराक्षर- 
समाम्नायिकयोर्युगपत्समवस्थानमस्ति । नेतदस्ति ज्ञापकम्‌ । धर 


_  (वा०) इस अकार का यहां ( प्रत्याहार सूत्र में ) विवृतोपदेश से अन्यत्र भी 
विबृतोपदेश करना चाहिए, सवर्ण ग्रहण के लिए । 
इस अकार का जैसे अक्षरसमाम्नाय में विवृतोच्चारण किया है वैसे ही अन्यत्र 
भी करना चाहिये । ४ 


अन्यत्र कहाँ ! i 

घातु, ग्रातिपदिक, प्रत्यय तथा निपात में श्रूयमाण अकार का । 

क्या प्रयोजन ? 

सवणे ग्रहण के लिये । 

अक्षर समाम्नाय वाला अकार इस दूसरे अकार का ग्रहण करा सके । 

किस कारण ग्रहण नहीं करा सकता ? 

विवृत्तरूप प्रयत्न भेदसे । 

आचाय का व्यवहार ज्ञापन करता दै कि अक्षरसमाम्नाय वाला ( विद्वत ) 
अकार धातु आदि में वर्तमान ( संबृत ) अकार का ग्रहण कराता ही दै । क्योंकि 
आचाय अकः सवणे दीधः इस सूत्र में प्रत्याहार के रूप में अक्‌ का ग्रहण करता है । 
यह कैसे ज्ञापक बनता दे ? । 
अक्षर-समाम्नाय-स्थित दो अकारों की एक ही काल में सह-स्थिति का 
सभव नहीं। 
* यह कोई ज्ञापक नहीं। 

१. अन्यत्र धातु आदि में। पढ़े हुए धातु आदि का अकार जो कि (व्यक्ति पक्ष 
में उच्चारण-उच्चारण में वर्णमेद्‌ होने से) अक्षरसाम्नाय वाले अकार से भिन्न है, उसके 
विषय में भी विद्वतत्व की प्रतिज्ञा करनी चाहिये, क्योंकि वह आचार्य ने संत्रत ही पढ़ा है । 

. २. अक्षर समाम्नाय के अकार का विद्वतोपदेश होने पर भी ( व्यक्तिपक्ष में ) 
. तदूभिन्न प्रयोगस्थ अ तो संब्रत ही रहा, श्रयत्न-मेद के कारण अक्षरसमाम्नायस्थ 
झ इसका ग्रहण न करा सकेगा, सा इसे भी कार्यार्थ विद्वत करना चाहिए। इस पर 


CC-0. Mumukshu Bhawan.Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


TA र” ब 


द्वितीय आह्निक 02.) 


अस्ति ह्यन्यदेतस्य वचने प्रयोजनम्‌। किम्‌। यस्याक्षरसमाम्नायिकन 
ग्रहणमस्ति तदर्थमेतत्स्यात्‌-खट्याऽऽढकम्‌, मालाऽऽढकमिति | सति 
प्रयोजने न ज्ञापकं भवति । तस्माद्विब्वतोपदेशः कर्तव्यः। क पप यत्नश्चोद्यते 
विद्वतोपदेशो नाम । विवृतो योपदिइ्येत सँदृतो वा । को न्वत्र विशेषः । 
स पष सबै एवमर्था यत्नः क्रियते-यान्येतानि प्रातिपदिकान्यग्रहणानि 
तेषामेतेनाभ्युपायेनोपदेशइचोद्यते, तद्‌ गुरु भवति। तस्माद्‌ वक्तव्ये थात्वा- 
दिस्थक्च विद्रुत इति । 

दौपप्छुतवचने च संबृतनिवृत्त्यर्थ: ॥ ३ ॥ 


इस ( अकः सवणे दीर्धः ) वचन में अक्‌ ग्रहण का कोई और प्रयोजन है। 

क्या ! 

जिस (आ ) का इस अक्षर-समाम्नाय वाले हस्व ( विवृत ) अ से ( सवर्णता 
के कारण) ग्रहण होता है उसके लिये यह अक्‌ अहण चरितार्थ है । (जैसे) खट्वाढकम्‌ , 
सालाढकम्‌ ( यहाँ खट्वा आढकम्‌, माला आढकम्‌ दो ( विवृत अत एव सवणे ) आकारो 


` के स्थान में सवण दीर्ध एकादेश हुआ ) । जब प्रयोजन सिद्ध होता हो, तो ज्ञापक 


नहीं बनता । इस लिये घातु आदि में का अकार विवृतोच्चारण करना चाहिये । 
विवृत्त उच्चारण करना चाहिये इसमें वार्तिककार का क्या अभिप्राय दे ?. 
सूत्र अथवा गणा में पढ़े हुए धातु आदि में आये हुए सभी अवर्णों को आचार्य 
पाणिनि विवुत पढ़ देंगे, विवृत पढ़ें अथवा सवृत, प्रयास का तारतम्य डुछ भी न होने से 
गोरव-डाघव कुछ भी नहीं । सो यह यत्न इस लिये किया जा रहा है कि जिन शश, 
पलाश, मञ्चक आदि प्रातिपदिकों को किसी सूत्र व गण में नहीं पढ़ा है उनके भी 


- अकार का इस उपाय से विवृत उच्चारण विधान किया जा रहा है, अन्यथा स्वतन्त्र 


रूप से एथक्‌-एथक्‌ उनका उच्चारण करने से गौरव होता। इस लिये ( छाधव के लिये ) 
धातु आदि में के अकार का विवृत उच्चारण करना चाहिये ऐसा वचन अपेक्षित ह्वा 

 वा० ) दीधे और प्त ( आदेश ) विधान में भी संवृत की निवृत्ति के 
खयि भातु आदि में वर्तमान अ का विवृत उपदेश करना चाहिये । 


pine टन नननननननई 
कहते हैं कि एक लौकिक प्रयोग में एक साथ दो तो क्या एक भी अक्षर समाम्नायस्थ 


अ दुर्लभ है, पर आचार्य ने अकः सवणे दीपः .( ६१।१०१) सूत्र में अ से प्रारम्भ 
करके अक्‌ प्रत्याहार पढ़ा है। अक्‌ का अ अक्षरसमाम्नायस्थ म है, ककार रूप चिह्न के 
होने से, सो यह प्रतिज्ञा से विद्वत है । इसका घात्वादिस्थ अ सवण तभी हो सकता है जब 
कि वह भी इसी प्रकार विश्वत हो । यदि वह आचार्य को विद्वत अभिप्रेत नहीं था, तों अकू 
प्रत्याहार के स्थान में इक्‌ प्रत्याहार पढ़ते । ८ 


* CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


५८ व्याकरणमहाभाष्य 


दीर्घप्लुतवचने च संच्रतनिद्वत्त्यर्थों विद्वतोपदेशः कर्तव्यः । दीर्घ- 
प्लुतौ संवृतौ मा भूतामिति। बक्षाभ्याम्‌, देवदत्ता ३ इति । नेव लोके न च 
वेदे दीर्घप्लुतौ संद्वतै स्तः । कौ तर्हि । विजव॒तौ । यौ स्तस्तौ भविष्यतः । 

स्थानी प्रकल्पयेदेतावनुस्वारो यथा यणम्‌ 

संवृतः स्थानी संवृतती दीर्घप्लुतौ प्रकल्पयेत्‌। अनुस्वारो यथा यणम्‌। 
तद्यथा- सँय्यन्ता, सँग्वत्सरः, यँल्लोकम्‌, तँल्लोकम्‌ इति | अजुस्वारः 
स्थानी यणमजुनासिकं प्रकल्पयति । विषम उपन्यासः । युक्तं यत्सतस्तत्र 
परकरूसिर्भेवति । सन्ति हि यणः सानुनासिका निरनुनासिकाइच । दीर्घप्लुतौ 
पुनर्नेव लोके नैव च वेदे संवत स्तः। कौ तर्हि । विद्व॒तौ। यौ स्तस्तौ 
भविष्यतः । एवमपि कुत पतत्‌-तुल्यस्थानौ प्रयत्नभिन्नौ भविष्यतः, न 
पुनस्तुल्यप्रयत्नौ स्थांनभिन्नौ स्याताम्‌, ईकार ऊकारो चेति । वक्ष्यति 
स्थानेन्तरतम इत्यत्र स्थाने इत्यनुवर्तमाने पुनः स्थानेग्रहणस्य प्रयोजनं 
यत्रानेकविधमान्तर्य तत्र स्थानत एवान्तर्य बलीयो भवतीति । 


इस लिये कि ( द्वस्त्र अ के स्थान में ) किये हुए दोघे और प्छुत कही संबृत 
न हो जॉय । वृक्षाभ्याम्‌ ( वृक्ष भ्याम्‌), देवदत्ता ३ ( देवदत्त ३ )। ( परन्तु यह 
कोई प्रयोजन नदीं ) क्योंकि न लोक में और नहीं वेद में दीघे और प्छुत संबृत होते 
हें । तो केसे होते हैं ? विवृत । जैसे होते हैं वैसे आदि होंगे । 

पर संबृत स्थानी अपने सद्दश संब्रत दीध और प्लुत की कल्पना कर लेगा, 
जैसे अनुस्त्रार अपने सदृश अनुनासिक यण की। जैसे- सँय्यन्ता ( संयन्ता ), 
` सँवत्सरः ( संवत्सरः ), यैल्छोकम्‌ ( यं लोकम्‌), तँल्लोकस्‌ ( त लोकम्‌ ) इत्यादि में 
` अनुस्वार ( जो अनुनासिक के स्थान में हुआ हे ) अपने स्थान में अनुनासिक यण 
(य व छ ) की कल्पना करता है। यह दृष्टान्त ठीक नहीं । जो विद्यमान ( सिद्ध ) है 
उसकी कल्पना तो युक्त है । यण्‌ ( य व छ--दोनों ) प्रकार के प्रसिद्ध हैं, पर दीघं व 
प्छुत कहीं भी संदृत नहीं, न लोक में, न वेद में। तो केसे हैं ? 

विवृत । 
जेसै हैं वैसे होंगे । 23: 
ऐसा होने पर भी यह क्योकर है कि हस्व (संवृत) अ के स्थान में तुल्य स्थान (कण्ठ्य) 
पर भिन्न-प्रयत्ञ वाळे ( अर्थात्‌ विवृत ) दीधे और प्छुत आकार तो होते हैं, तुल्य प्रय 
वाळे पर भिन्न-स्थान वाळे इकार अथवा ऊकार नहीं ? ( उत्तर )-- > 

स्थानेऽन्तरतमः इस सूत्र में आचाये कहगे--स्थाने पद की ( षष्ठी स्थाने योगा 
इस सूत्र से ) अजुबृत्ति आने पर भी फिर स्थाने ग्रहण का. प्रयोजन यह है कि जहाँ 


१. खुतः संवृता अन्यत्राभवसास्नः यह वचन किन्हीं सामग आचार्यो का है। 


(७-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


आल : का 


द्वितीय आह्विक ५९ 


त्रानुबृत्तिनिर्देरे सवर्णाग्रहणमनण्त्वात्‌ ॥ 
तत्राजुद्वत्तिनिदेशे सवर्णानां ग्रहणं न प्राप्नोति अस्य च्वौ, यस्येति 
च। किं कारणम्‌ अनण्त्वौत्‌ । न ह्येतेऽणः, ये. जुवृत्ती । के तहि । येऽक्षरः 
समास्नाय उपदिच्यन्ते । 
एकत्वादकारस्य सिद्धयै. ॥ 
पकोऽयमकारो यश्चाक्षरसमास्नाये यश्चानुब्रत्तौ, यइच धात्वादिस्थः । 
अनुबन्धसङ्करस्तु ॥ 
नाना प्रकार का साइश्य हो वहां स्थान-कृत साइइय बलवत्तर होता है । 

(वा०) तो भी साक्षात्‌ शास्त्र-प्रवृत्ति के अनुकूल सूत्र-निर्देश ( अथात्‌ 
प्रत्यादार-रहित ) में सवणे का ग्रहण नहीं हो सकेगा, क्योंकि वह निर्देश, अण्‌ नही । 
जैसे, अस्य च्वौ सूत्र मै निर्दिष्ट इ अ से सवणे दोघे ई और आ का ग्रहण न हो सकेगा, 
तथा यस्येति च सूत्र में निर्दिष्ट इ अ से सवणे दीधे इ और आ का ग्रहण न हो सकेगा । 
इन सूत्रौ में उच्चारण किए हुए अ, इ अण्‌ नहीं । अण्‌ से अक्षर-समाम्नाय में उपदिष्ट अ 
इ उ इत्यादि का अहण होता है.। | 
( वा० ) अकार के एक होने से इष्ट सिद्धि हो जाएगी (अर्थात्‌ उक्तदोष नहीं 
आएगा) । 

/ जो अकार अक्षर समाम्नाय में है, जो प्रत्याद्वाररहित सूत्रनिर्देश मै, जो धातु 
आदि में है, वह सब एक ही हँ । 

( वा० ) पर ऐसा होने से अनुबन्ध-सङ्कर प्राप्त होता है । 


उनके मत में ईकार ऊकार भी सेव्रृत प्रयत्न वाले होते हैं। इस लिए संत्रत अकार के 
स्थान में संवृत ईकार ऊकार प्राप्त होते हैं । जस संवृत अकार के स्थान में तुल्य स्थान 
वाले भिन्न प्रयत्न वाले दीघे प्छत अकार प्राप्त होते हैं वैसे तुल्य प्रयत्न वाले भिन्न 
स्थानवाले ईकार ऊकार क्यों न हो जावें यह प्रश्‍न है ॥ 

१. अनुबृत्तिनिर्देश: -- वृत्तिमनुगत इत्यबुदृत्तिः । अत्यादयः क्रन्ताद्यथे 
द्वितीयया इससे प्रादिसमास, अजुबृत्तिरचासौ निर्देशइच -अजुबृत्तिनिर्देशः। दत्ति = 
शास्त्रप्रवृत्ति, उसके अनुकूल निर्देश, जहां प्रत्याहार का आश्रयण न करके वर्णो का लक्ष्यः | 
संस्कार के लिए सीधा उच्चारण है, जैसे अस्य च्वौ (ज४३२) मे अका । 

२. अस्य च्वौ-- इस में जो अ पढ़ा है यह अण्‌ नहीं, जैसे आ अग्‌ नहीं वैसे 
ही अ भी नही, क्यों प्रति उच्चारण में वर्णभेद होता है ऐसा व्यक्तिपक्ष में माना जाता 
हे । प्रत्याद्वारस्थ क्‌ (जैसे अक्‌ में, ण्‌ जैसे अण्‌ में) आदि से अक्षरसमाम्नायस्थ अ का 
अनुमान हो जाता है, पर अस्य च्वौ में तो वैसा चिह नहीं है। 

३. अकार, -इकार आदि नित्य व्यक्तियां हैं, एक ही अ व्यञ्जक-चनि-भेद्‌ से 
भिन्न सा भासता है, जैसे एक ही मुख आदि खङ्ग, तैल, आदर्श (दपर्ण) में प्रतिब्रिम्बभेद 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


० 


६० व्याकरणमहाभाष्य 
अचुबन्धसंकरस्तु प्राप्नोति। कर्मण्यण्‌ आतोऽनुपसगे कः, इति : 
` केऽपि णित्कृते प्राप्नोति । 
एकाजनेकाउ्प्रहणेषु चानुपपत्तिः ॥ 
एकाजनेकाज्ग्रहणेषु चा्ुपपत्तिर्मबति। तत्र को दोषः। किरिणा गिरि- 
णेत्येकाज्लक्षणमन्तोदात्तत्वं प्राप्नोति । इह च घटेन तरति घटिक इति 
द्रयज्ळक्षणष्ठन्‌ न प्राप्नोति । 
द्रव्यबच्चोपचाराः ॥ 
द्रव्यवच्चोपचाराः प्राप्चुवन्ति । तद्यथा द्रव्येषू नेकेन घटेनानेको 
युगपत्कार्य करोति । एवमिममकारं नानेको युगपदुच्चारयेत्‌ । 
` विषयेण' तु नानालिङ्गकरणास्सिद्धम्‌ ॥ 


अर्थात्‌ अ के एक होने से एक अनुबन्ध के कार्य के साथ साथ दूसरे अनुवन्ध 
के निमित्त से कार्यीन्तर भी प्रसक्त होता है, जैसे क प्रत्यय का अ और अण्‌ प्रत्यय 
का अ यदि एक ही है.तो आतोनुपसर्ग कः, की प्रवृत्ति होने पर गोद रूप बनेगा और 
स्त्रीत्वविवक्षा मे डीप्‌ होगा नकि टाप्‌, कारण कि क का अ इत्संज्ञक णकार बाला 
भी हे ऐसा समझा जाएगा। इतना ही नहीं णित के कारण आतो युकू- से युक्‌ 
आराम भी ग्राप्त होता है। ; 

( वा० ) जिन सूत्र में एकाच्‌ अनेकाच्‌ का--निमित्त रूप से ग्रहण किया है 
उनमें इर रूप की असिद्धि रहेगी । 

इससे यह दोष आयगा कि किरिणा, गिरिणा यहां एकाच्‌ हो जाने से विभक्ति 
अन्तोदात्त हो जाएगी और घटेन तरति घटिकः यह रूप न बन सकेगा, कारण कि 
उन्‌ प्रत्यय द्वयच्क से विधान किया है, पर यहां अ व्यक्ति के एकत्व के कारण घट 
शब्द एकाच हो जाएगा । 

( वा० ) अकार के साथ द्रव्य का-सा व्यवहार प्राप्त होता है। जैसे द्वव्यों के - 
विषय मै ऐसा हैकि अनेक लोग एक ही घट से एक ही समय में कार्य नहीं करते। इसी 
तरह अनेक लोग इस एक अकार को एक साथ उच्चारण न कर सकेंगे । 

( वा० ) विषय विषय में जो आचाय अकार के साथ भिन्न-भिन्न लिङ्ग 


से नाना भासता है। अतः सब भ अण ही, है । अतः सवैत्र ग्रहणक शास्त्र (अणुदित्सवर्णस्य 
चाप्रत्ययः) की प्रश्नत्ति होगी । यह व्यक्ति-स्फोट वादी सिद्धान्त्येकदेशी का मत है । 

१, वार्तिककार ने विषयत्व-रूप सामान्य को लेकर और अधिकरणत्व के स्थान 
में करणत्व की विवक्षा कर विषयेण यह तृतीया-एक वचन का प्रयोग किया है, भाष्यकार 
विषयभेद को दृष्टि में रखकर अधिकरणता का बोध कराने के लिए विषये-ऐसा, प्रयोग 
करते हं | , : 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


द्वितीय आह्निक ६१ 


यद्यं विषये विषये नानालिङ्गमकारं करोति कर्मण्यण्‌, आतोजुप- 
सगै कः, इति तेन ज्ञायते नानुवन्धसङ्करोस्तीति । यदि हि स्यान्नानालिङ्गः 
करणमनर्थके स्यात्‌ । एकमेवायं सर्वशुणसुच्चार्‍येत्‌.। नैतदस्ति ज्ञापकम्‌ । 
इत्संज्ञाप्र्दप्त्यर्थमेतत्स्यात्‌ । न ह्ययमजुवन्धेः शल्यकवच्छ्क्य उपचेतुम्‌ । 
इत्संज्ञायां हि दोषः स्यात्‌ । आयस्य हि द्योरित्संज्ञा स्यात्‌ । कयोः। 
आद्यन्तयोः । एवं तर्हि-- 

विषयेण तु पुनरिङ्गकरणा त्सिद्धम्‌ ॥ 

यद्यं विषये विषये पुन्लिङ्गमकारं करोति- प्राग्दीव्यतोऽण्‌, शिवादि- 
भ्योण्‌ इति । तेन ज्ञायते नाजुवन्धसङ्करोस्तीति। यदि हि स्यात्पुनर्ङिङ्ग- 
करणमनर्थकं स्यात्‌ । 

अथवा पुनरस्तु 


5 yr 1000020100 0 लिन निननिकी लिन लक मन 
जोड़ता है, जैसे कर्मण्यण-- इसमें ण॒ आतोनुपसगें कः--इसमें क्‌, इस से जानते हें कि 


एक ही स्थळ में नानाऽनुबन्ध-निमित्तक कायाँ का साइये नहीं होगा । यदि यह साझये 
हो जाय, तो भिन्न-भिन्न लिङ्ग लगाना व्यर्थ हो जाए । एक अकार को सभी अजुबन्धों 
सहित पढ़ दे। यह कोई ज्ञापक नहीं । नानालिज्ञा (अनुबन्धों) का लगाना इत्संज्ञा की 
सिद्धि के लिए चरितार्थ रहेगा । एक ही अकार को शस्य्रक (सेहा जो ऊपर नीचे कांटा 
से ढपा हुआ होता है) की तरह अनुबन्था से ढांपा नहीं जा सकता, कारण कि इत्सज्ञा 
में दोष आएगा । यत्न करने पर दो की इत्संज्ञा हो सकेगी । आदि और अन्त के हला 
की । अच्छा तो-- 

(वा०) विषय-विषय में जो आचाये अकार को बार-बार एक ही छिङ्ग (अनुबन्ध) 
से युक्त करते हैं, जैसे प्राग्दीब्यतो5ण-- यहां और फिर शिवादिभ्योऽण्‌ -- यहां भी, . 
इससे जानते हैं कि अनुबन्ध-संकर नहीं होता । यदि हो तो बार-बार एक ही लिङ्ग 
को लगाना व्यथै हो जाय । : 

अथवा फिर वही पहले पढ़ा हुआ-- 


१. गुण से यहां अनुबन्ध विवक्षित है । अनुवन्ध कार्य करने के लिए आश्रित 
किये जाते हैं, अतः उपकारक होने से गुण शब्द से व्यपदिष्ट किए जाते है । सर्वगुणम्‌ > 


'सवाँचुबन्धम्‌ । कमेण्यण न कह कर कर्मणि कण्ट्‌ ऐसा कहें । 


२. आयम्य, यत्न कर। आङ्‌ यम्‌ का अर्थ खींचना, लम्बा करना होता है । यत्न 
करना गौणार्थ है । कण्द्‌ इस अनुबन्ध समुदाय के आदि क्‌ की ल्दाक्कतद्धिते (१।३।८) 
से इत्संज्ञा हो जायगी, अन्त्य द्‌ की हलन्त्यम्‌ (१।३।३) से इत्संज्ञा हो जाएगी, पर वीच 
के ण की तो किसी शास्त्र से इत्सज्ञा न हो सकेगी । 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


६२ व्याकरणमहाभाष्य 


विषयेण तु नानालिङ्गकरणास्सिद्धम्‌ ॥ ` 

इत्येव। नु चोक्तम्‌-इत्संज्ञाप्रक्ूप्त्यर्थमेतत्स्यादिति। नेष दोषः । 
लोकत एतत्सिद्धम्‌ । तयथा लोके करिचिदेवं देवदत्तमाह-- 
इह सुण्डो भव, इह जटिलो भव, इह शिखी भवेति। यल्लिङ्गो योच्यते 
तन्लिङ्गस्तत्रोपतिष्ठते। एवमयमकारो यल्लिङ्गो यत्रोच्यते तल्लिङ्गस्तत्रोप- 
स्थास्यते । 

यद्प्युच्यते-पकाजनेकाज्ग्रहणेषु चानुपपत्तिरिति— 

एकाजनेकाज्प्रहणेषु चावृत्तिसंख्यानात्‌ । 

एकाजनेकाज्ग्रहणेषु चावृत्तः संख्यानादनेकाच्त्वं भविष्यति। तद्यथा-- 
सप्तदश सामिधेन्यो भवन्ति इति त्रिः प्रथमामन्वाह जिरुत्तमाम्‌ इत्यावृत्तितः 
सपद्शात्वं भवति। एवमिहाप्यावृत्तितो5नेकाच्त्वे भविष्यति। भवेदावृत्तितः 


(वा०) विषयेण तु नाना इत्यादि वार्तिक न्यास ही अनुबन्ध-सङ्कर-रूप दोष की 
निवृत्ति कर देगा । अजी, अभी कहा था कि नाना लिङ्गो का लगाना इत्संज्ञा की सिद्धि 
के लिए चरितार्थ रहेगा और ज्ञापक न हो सकेगा। मत हो, इससे कुछ बिंगड़ता नहीं । 
नाना-लिङ्ग हेतुक सङ्गर का अभाव तो लोक से सिद्ध है । जैसे लोक में कोई देवदत्त को 

` ऐसे कहता है-- | ह 35 
, यहां (संन्यासाश्रम में) मुण्डी हो, यहां (ब्रह्मचयोश्रम में) जटावान्‌ हो, यहां 
(ग्रहस्थाश्रम में) शिखावाछा हो । (एक होता हुआ भी वह देवदत्त) जिस चिह्न वाळा 
जहां कहा जाता है उस. चिह्व वाला वहां उपस्थित हो जाता है । इसी प्रकार अकार 
सी जिस चिहूवाला (णित्त्व, कित्व, टित्त्वादि) जहां कहा जाता है उस चिहवाला वहां 
उपस्थित हो जाएगा । 

और जो कहा गया है कि जिन सूत्रों में एकाच, अनेकाच का अहण है वहाँ 
इष्टसिद्धि नहीं होगी, उसका उत्तर यह है-- 

( वा० ) एकाच अनेकाच्‌ के ग्रहण मै आत्रात्त द्वारा लब्ध संख्या से 
अनेकाच्त्व हो जायगा । जैसे ( वेद में कहा है) विकृतियाग मैं सत्तरह समिदाधान के 
मन्त्र होते हैं । वस्तुतः वहां तेरद्द मन्त्र होते हैं, जिनके प्रथम और अन्तिम मन्त्र को 
तीन बार उच्चारण करके सत्तरह संख्या बन जाती है । इसी प्रकार यहाँ ( घट 
आदि में ) आवृत्ति से अनेकाच्त्व हो जाएगा, ( जिससे द्यच्‌ से विहित ठन्‌ प्रत्यय 
द जाएगा और घटिकः यह इष्ट रूप सिद्ध हो जाएगा )। अच्छा आवृत्ति करके 
इश्काये सिद्ध हो जाने से दूषण (सूत्र की अच्यासि ) का परिहार संभव होने पर भी 
यहाँ किरिणा गिरिणा में स्वरूप से पुकाच्त्व ( एक ही इकार ) कें होने से एकाच्‌ 


(७-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


ह 27 ण 
डय 222 
(फो. “5, ल to, य 


द्वितीय आह्विक ६३ 


कार्य परिहृतम्‌ । इह तु खलु किरिणा गिरिणेत्येकाज्ळक्षणमन्तोदात्तत्वं 
प्राप्नोत्येव । एतद्‌पि सिद्धम्‌। कथम्‌ । लोकतः । तद्यथा ऋषिसहस्त्मेकां 
कपिलामेकैकशः सहस्रकत्वो दत्त्वा तया सर्वे ते सहस्रदक्षिणाः सम्पन्नाः । 
पवमिहाप्यनेकाच्त्वं भविष्यति। यदप्युच्यते द्रव्यवच्चोपचाराः प्राप्लु- 
चन्तीति । भवेद्‌ यद्संभवि कार्य तन्नानेको युगपत्कुयात्‌ । 


को मानकर जो विभक्ति की अन्तोदात्तता प्राप्त होती हैं वह तो होकर रहेगी ( यह 
दूषण अपरिहृत रहा ) । 

इसका परिहार भी हो जाएगा । 

केसे ? ; 

लोक व्यवहार से । 

जैसे एक हजार ऋषि एक-एक करके एक ही कपिला गौ को हजार वार (किसी 
ब्राह्मण को) देते हैं, इससे वे सहस्र गोदान करनेवाले कहे जाते हैं. ( सहस्र गोदान 
का फल उन्हें मिलता है, न कि एक गोदान का) । इसी प्रकार यहां भी अनेकाच्त्व हो . 
जाएगा । जो यह कहा है कि अकार के एक होने से इसके साथ द्रव्य का सा व्यवहार 
प्राप्त होता है । (उसमें हमें यह कहना है) जो कार्यं असम्भव है वह अले ही अनेक 
पुरुष एक ही समय न कर सकें, जो कार्य हो सकता हैं उसे अनेक लोग मी एक साथ 


१. यदि अ एक ही है तो घट शब्द एकाच्‌ हो जाएगा, तव इससे तरति 
इस अर्थ में नौद्दयचः उन्‌ (४।४।७॥) से उन्‌ प्रत्यय न हो सकेगा और घटेन तरति 
इस अर्थ में घटिकः यह इष्ट रूप न वन सकेगा । इस सूत्र से यहां अव्याप्ति रहेगी । 
इसका परिहार आवृत्ति से किया है । 

२, किरि; गिरि में यदि इकार व्यक्ति एक ही है तो यह किरि ( सुझर ) और 
गिरि शब्द स्वरूप से एकाच्‌ हुए, तो सावेकाचस्तृतीयादिविभक्तिः ( ६।१।१६८ ) इस 
सूत्र की अतिव्याप्ति होकर किरिणा, गिरिणा--थे पद अन्तोदात्त हो जायेगे । 


३. यहां कुछ विद्वान्‌ दान प्रतिम्रहमाला समझते हैं। वे ऋषि दाता भी हैं 
और प्रतिग्रहीता भी । सो ठीक नहीं, क्योंकि प्रथम ऋषि केवल दाता ही होगा 
प्रतिग्रहीता नहीं । ऋषियों का प्रतिग्रहीतृत्व उनके दातृत्व का अपकर्षैक भी है। वस्तुत 
स्वत्व-निवृत्तिपूवक दानकर किसी प्रतिग्रहीता ब्राह्मण से प्रत्येक ऋषि उस एक 
कपिला गौ को मोल लेकर उसे ही प्रतिग्रह-स्प में लौटा देता है । यहां लोकव्यवहार 
से यह सिद्ध होता है कि -- गौणी मुख्या वा उत्तरा सङ्ख्या पूवी संख्यां बाधते, . 
आवृत्ति से यहां एक ही गौ सहस्न = संख्याक हो गयी, क्योंकि उन सहत्त ऋषियों 
को एक गोदान का फल नहीं मिला, किन्तु सहन गौओं के दान का । ऐसे ही प्रकृत सें 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


६३ : व्याकरणमहा भाष्य 


यत्खलु संभवि कार्यमनेकोपि तद्युगपत्करोति । तद्यथा--घटस्य 
दर्शने स्पर्शनं वा । संभवि चेदं कार्यमकारस्योच्चारण नाम, अनेको5पि तदू 
` युगपत्करिष्यति । 
' आन्यमाग्यं तु कालशब्दव्यवायात्‌॥ ११ ॥ 

आन्यभाव्यं त्वकारस्य । कुतः । कालशब्दव्यवायात्‌ । कालव्यवा- 
याच्छब्द्व्यवायाच्च। कालव्यवायाद्‌- दण्ड अग्नम्‌। शब्दव्यचायात्‌-दण्डः । 
न चैकस्यात्मनो व्यवायेन भवितव्यम्‌ । भवति चेद्भवत्यान्यभाव्यमकारस्य । 

युगपच्च देशपृक्दर्शनात्‌॥ १२ ॥ 

युगपच्च देशापृथक्त्वदर्शनान्मन्यामह आ्यभाव्यमकारस्येति। यद्यं 
युगपद्‌ देशप्थकत्वेषूपल भ्यते--अइवः, अक, अर्थ इति । न ह्येको देवदत्तो 
य॒गपत्लुष्ने च भवति मथुरायां च । 5 

यदि पुनरिमे वर्णाः: 


____ ७ SOT 1 Sass EES SESS EHS 
करते हैं जैसे घड़े का स्पश और दर्शन । अकार का उच्चारण- रूप काये भी हो सकता 
है, अनेक लोग इसे एक-साथ उच्चारण कर सकते हैं । 

( वा० ) अकार अन्यान्य ( नाना ) होने चाहिये कालकृत व्यवधान तथा शब्द 

- - कृत व्यवधान होने से । 

अकार का नानात्व सिद्ध होता है। कैसे? कालकृत व्यवधान तथा शब्दत व्यव- 
धान के कारण । कालकृत व्यवधान, जैसे दण्ड अग्रम्‌, यहाँ । शब्द कृतव्यवधान, जैसे 
दण्ड, यहाँ । एक ही पदार्थ मै व्यवधान नहीं होता है तो ( निड्चित ही ) अकार 
नाना है । 

( चा० ) एक साथ नाना देशों ( स्थानों ) में उपलव्ध होने से । 

एक साथ नाना स्थानौ में देखे जाने से. हम समझते हैं कि अकार नाना है । 
क्योंकि यह अश्व, अक इत्यादि स्थलों में एक-साथ देखा जाता है । एक ही देवदत्त 
एक साथ खुष्न और मथुरा में नहीं हो सकता । 

„ यदि ये वर्ण पक्षियों की तरह होवें । 


स्वरूप से यथपि किरि, गिरि ( इ के एक होने से) एकाच्‌ हैं, पर आवृत्ति से प्रात हुई 
` उत्तर संख्या द्वयचकता स्वरूप-सिद्ध पूर्वे संख्या एकाच्त्व को वाध लेगी और इससे यहां 
सूत्र की अतिव्याप्ति नहीं होगी । 

१. अन्यस्य भावः > अन्यभावः स एव आन्यभाव्यम्‌ । स्वार्थ प्यज् । ` 

२, देश से यहां वर्ण-समुदाय रूप शब्द का ग्रहण है । 


८८-७0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


द्वितीय आह्विक द्‌५ 


शकुनिवत्स्यु; ॥ 
तद्यथा शकुनय आशुभामित्वात्पुरस्तादुत्पतिताः पश्चाद्‌ डञ्यन्ते। 
अयमकारो द्‌ इत्यत्र इष्टो ण्ड इत्यत्र दर्यते। ` 
नेचे शक्यम्‌ । अनित्यत्वमेवं स्यात्‌ । नित्याइच दाब्दाः । नित्येषु च 
शब्देषु कूटस्थेरविचालिभिेणेभवितव्यमनपायोपजनविकारिभिः । 
यदि पुनरिमे वर्णाः-- 
आदित्यवस्स्युः ॥ 
तद्यथा--पक आदित्योऽनेकाधिकरणस्थो युगपद्‌ देशपृथक्स्वेपूप- 
लभ्यते । विषम उपन्यासः । नको द्रष्राऽऽ दित्यमनेकाधिकरणस्थं युगपद्‌ 
देदापृथकत्वेपूपलभतेऽकारे पुनरुपलभते । अकारमपि नोपलभते । किं 
कारणम्‌ । थोत्रोपलब्धिबुद्धिनिग्रोद्यः प्रयोगेणाभिज्चलित आ।काशदेशः शब्द्‌!। 
एकं च पुनराकाशम्‌ । आकाशदेशा अपिं वहवः । यावता वहवस्तस्मादान्य- 
आव्यमकारस्य | ° | यी 


जैसे पक्षी आगे को ओर उड़े हुए शीघ्रगति के कारण पीछे की ओर देखे जाते 
हैं इसी प्रकार द में देखा हुआ अ ण्ड में ( पीछ को ओर ) देखा जाता है ( अथोत्‌ 
वर्ण-संक्रम = स्थान परिवर्तन हो जाता है )। 

यह नहीं हो सकता, कारण कि इस प्रकार शब्द में अनित्यता आ जायगी । 
परन्तु शब्दों में वणी को कूटस्थ ( नित्य अवस्थित ) स्थानपरिवर्तन-रदित, द्रास, बुद्धि 
ओर आदेश से रहित होना चाहिये । 

यदि ये वण--- 

( बा० ) आदित्य की तरह हों ड 
जैसे एक ही सूये उदय आदि काल में अनेक स्थानों से स्थित, भिन्न-भिन्न स्थानां में 
( रहने वाळे लोगों से ) परुूसाथ देखा जाता है ( ऐसेही एक ही अकार भी )। यह 
दृष्टान्त ठीक नही । ( यहां विषमता है और वह यह हे कि ) एक ही पुरुष मित्त-मिन्न 
स्थानों में वर्तमान सूर्य को भिन्न-भिन्न स्थानों में एक-साथ नही देख पाता, अकार को 
तो देखता है ( इससे अकार व्यक्तियों का नानात्व ही सिद्ध होता है )। इस व 
वादी फिर कहता है-- अकार को भी इस प्रकार एयक्‌ उक्‌ स्थानों में नहीं देखता। 
क्या कारण ? शब्द ( स्फोट.रूप) श्रोत्र से उपलब्ध तथा बुद्धि से निगृहीत, 
अभिव्यक्त होता है, और आकाश इसका देश है। आकाश एक अखण्ड वस्तु है। (नदी) 

चे देश हें घिभेद से मठाकाश घटाकाश, इत्यादि 
आकाश के भी नाना प्रदेश हैं । ( अर्यात्‌ उपाधिभेद्‌ 
नाना आकाश-देश हैं ) । चुँकि नाना प्रदेश द॑ इसीलिये तदाश्रित अकार भी नाना द 


एक नहीं । ड 
१; श्रोन्नोपलब्धिः = श्रोत्रेणोपलभ्मत इति । णि क्तिन। 
९ 


-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


६६ व्याकरणमहाभाप्य 


आकृतिग्रहणात्सिद्धम्‌ 
अवणौकृतिरुपदिष्टा सर्वमवर्णकुलं ग्रहीप्यति, तथेवणीळतिः, 
तथोवणोकृतिः । । 
तद्वच्च तपरकरणम्‌. ॥ 
एव च कृत्वा तपराः क्रियन्ते--आकृतिग्रहणेनातिप्रसक्तमिति। नयु च. 
सवर्णग्रहणेनातिप्रखक्तमिति कृत्वा तपराः क्रियेरन्‌। प्रत्याख्यायते तत्‌-- 
सवणेऽण््रहणमपंरिभाष्यमाङृतिग्रहणादनन्यत्वाच्चेति । 
हल्म्रहणेषु च ॥ । 
किम्‌ । आङतिप्रहणात्सिद्धमित्येव । झलो झलि, अवात्ताम्‌ , 
अवात्तम्‌ , अवात्तै । यत्रैतन्नास्ति-अण्‌ सवर्णोन्गृह्वातीति । 


( बा० ) आकृति ( जाति ) का ही सर्वत्र ग्रहण होने से समस्त दोषों का वारण 
और सर्वे सिद्धि हो जायगी । 
अकार जाति का निर्देश होने से सारे अकार-कुछ का अर्थात्‌ अरारह प्रकार के 
अकार का ग्रहण हो जायगा । इसी प्रकार इकार जाति का निर्देश होने से, इसी प्रकार 
उकार जाति का ( शेष सभी वणी के विषय में भी ऐसे ही जानो ) । 
( वा० ) इसी लिय तो तपर किया गया है । FF 
आकृति ग्रहण ( जातिनिर्देश से जहाँ अतिप्रसङ्ग का भय होता है वहाँ आचार्य 
तपर करते हे ) । 
क्यों जी, तपर तो जहाँ सवण ग्रहण से अतिप्रसङ्ग होता हो उस के वारण के 
लिये भी किया गया हो सकता हे । ( नहीं ) सवर्ण-ग्राहक शास्त्र मे पढ़े हुए अण्‌ का 
सवर्णेऽम्प्रहणमपरिभाव्यमाङ्कतिग्रहणादनन्यत्वाच्च इस वचन से प्रत्याख्यान किया गया है । 


१. त्यदादीनामः, इत्यादि में वर्णसमाम्नाय में जातिपरक निर्देश है इस पक्ष 
में तथा उदात्त आदि गुण भेदक नहीं होते इस पक्ष में दी आदि के वारण के लिये 
अणुदित्सूत्न में अप्रत्यय ( = अविधीयमान ).का ग्रहण करना आवश्यक हे । उदित्‌ ग्रहण 
भी इष्ट है, केवल अण्‌ का प्रत्याख्यान किया गया है । 

२. व्यक्तिपक्ष में झळ से एक तकार-व्यक्ति क्रा बोध हंगा । झलो झालि सूत्र 
में,.यदि पश्च न्त झल: पद्‌ से त्‌ का ग्रहण होगा तो सप्तम्यन्त झलि पद्‌ से दूसरी तकार- 
व्यक्ति का हण नहीं हो सकता । तो प्रकृत में ( अवात्‌ स्‌ ताम्‌ इत्यादि में ) स्‌ 
का लोप नं | सकेगा और इष्ट-रूप अवात्ताम्‌ सिद्ध न होगा । ( ऐसा होने पर 


(७-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


CS) ब 
द्वितीय आहिक ६७ 
रूपसामान्याद्वा ॥ 2 
_ रूपसामान्ग्राद्व सिद्धमेतत्‌ । तद्यथा- तानेव शाटकानाच्छादयामो 
ये मथुरायाम्‌, तानेव शालीन्भुञ्ज्महे ये मगधेषु, तदेवेदं भवतः कार्षापणं 


यन्मथुरायां ग्रहीतम्‌, अन्यस्मिंश्चान्यस्मिन्‌ रूपसामान्यात्‌ तदेवेदमिति । 
एवमिहापि रूपसामान्यात्सिद्धम्‌ ॥ 


( वा० ) जिन सूत्रं में हळू का ग्रहण है उनमें भी आक्ृति-निर्देश से इप्ट- 
सिद्धि हो जायगी । 

जहाँ अण्‌ नहीं और इस लिये सबर्णप्रहण का प्रसङ्ग ही नहीं, जेसे झल से परे 
स्‌ का लोप होता हे झळ परे होने पर--अवात्‌ स्‌ ताम्‌=अवात्ताम्‌, अवात्स्‌ 
तम्‌ = अवात्तम्‌ , अवात्सूत = अवात्त । 

( वा० ) अथवा ( जातिपक्ष का आश्रयण न करनेपर ) हस्प्रहण वाले सूत्रों म 
रूप की समानतां को लेकर इष्टसिद्धि हो जायगी । 

जैसे--हम उन्ही शाटकों को पहन रहे हैं, जो मधुरा में थे, उन्ही चावली को 
खा रहे हैं जो मगध में थे, यह आप का वही कार्पापण है जिसे ( आपने ) मथुरा 
में छिया था । और-भौर पदार्थ में केवळ रूप-सादृइ्य से ऐसी प्रतीति होती है कि 
यह वही है । इसी प्रकार प्रकृत में हळू वणौ में (प्रति उच्चारण वर्णभेद होने पर 
भी ) रूपसाहइ्यसे यह वही वर्ण है पसी प्रतीति होने से सब इष्ट ( कार्य ) सिद्ध हो 
जायगा ॥ 


शी सूत्र.( झलो झलि ) व्यथ नहीं हो जाता । वह अबान्ध स्‌ ताम्‌ इत्यादि स्थलों में 
चरितार्थ रहेगा, क्यों कि वहाँ झल पद से दो भिन्न व्यक्तियों धू त्‌ का ग्रहण है ) । अतः 
अवात्ताम्‌ आदि की सिद्धि के ल्यि जातिपक्ष स्वीकार करना होगा। तब झळू से जों त्‌ 
गृहीत होता है वह तत्वावच्छिन्न परक है । वह तकारमात्र लिया जाएगा । 

१. व्यक्ति पक्ष में उदात्त आदि, हस्वदीर्घादि अनुनासिक, निरनुनासिक आदि 
भेद के कारण अचों में रूप-सामान्य दुलभ है, अतः वहाँ रूपसामान्य को लेकर निर्वाह 
नहीं हो सकता । हाँ, हलों में इस प्रकार का कोई धर्मभेद न होने से रूप-सामान्य का 
आश्रय करके सामान्य-मूलक अभेद का आरोप करके निर्वाह हो जायगा। झल पद से 
ग्रहीत हुए एक तकार व्यक्ति के साथ दूसरे तकार व्यक्ति का रूपसामान्य होने से अभेदा- 
रोप करके झल्त्वेन अहण हो जायगा, जिससे अवात्ताम्‌ आदि रूप-सिद्धि में बाधा न 
होगी । 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


६८ . व्याकरणमहाभाज्य 


ऋलक्‌ ॥ 

अथ लकारोपदेशः किमर्थः । किं विशेषेण लकारोपदेशश्ो्त न 
पुनरन्येपामपि चर्णाना्ुपदेशश्चोद्यते। यदि किश्चिद्येपामपि चणीनाझुपदेशे 
प्रयोजनमस्ति, लूकारोपदेशास्यापि तद्भवितुमहति । को वा विशेषः | भयमस्ति 
विशेषः । अस्य हि ळकारस्याल्पीयांश्चैव प्रयोगविषयः । यङ्चापि प्रयोग- 
विषयः सोऽपि : क्लपिस्थस्थैव । क्लपेकच ळत्वमसिद्धम्‌। तस्यासिद्धत्वाः 
रकारस्यैवाच्कार्याणि भविष्यन्ति । नार्थ लकारोपदेशेन । 

अत उत्तरं पठति-- 

ळकारोपदेशो यढच्छाशक्तिजानुकरणप्लुत्याद्ययः || 

रूकारोपदेशः क्रियते यदृच्छाराब्दाथाऽशक्तिजालुकरणार्थः प्छुत्या- 
र्थश्च। यरच्छाशब्दार्थस्तावत्‌--यरृच्छया कदचित्‌ रूतको नाम | तस्मिन्नः 
च्कार्याणि यथा स्युः--दध्य्ल्तकाय देहि, मध्ब्ल्टतकाय देहि उद्ङ्ङ्‌ल्द्त- 
कोऽगमत्‌, प्रत्यङ्ङ्ल्ृतकोऽगमत्‌ । चतुष्टयी शब्दानां प्रच्त्तिः--जातिशब्दा 
गुणशब्दाः क्रियारब्दा यदच्छाशब्दाइचतुर्थाः । 


ऋलक्‌ । 

यहाँ प्रश्‍न होता है कि ( अक्षरसमान्नाय में ) कार उपदेश (छकार पढ्ने) 
का क्या प्रयोजन है । पर विशेष करके ळकारोपदेश के विपय में क्यों पूछते हो, दूसरे 
चणौं के उपदेश के विषय में क्या नहीं पूछते हो । यदि दूसरे वणों के उपदेश का कोई 
प्रयोजन हे चह ळकारोपदेश का भी हो सकता है। अथवा भेद क्या है? भेद यह 
हे--प्रथम तो लकार के प्रयोग का विषय ही थोड़ा है और जो है भी वह क्लप 
धातु के लकार का ही । और क्लप का छत्व असिद्ध होने से अच्काये ( अच्स्थानिक, 
अच-निमित्तक कार्यं ) ऋकार को ही हो जायंगे, ळूकारोपदेश का कुछ प्रयोजन नहीं । 

इसलिये उत्तर पढ़ते है- _ 

(-वा० ) ळकारोपदेश यदृच्छा ( संज्ञाशब्द ),- अशक्ति से किये हुए अनुकरण, 
तथा प्छुत आदि कार्यों के लिए चाहिये । 
पहले यदच्छा को लीजिये-अपनी इच्छा से किये गये संकेतके कारण कोई रूतक 
नाम से प्रसिद्ध है। उस लूतक नाम के परे रहते अच निमित्तक कार्य जिस प्रकार 
हो सर्के--( जैसे ) 
दध्य्ळूतकाय देहि ( तक नामक पुरुप को दही दो ), मध्व्लृतकाय देहि ( शहद 
कुतक नामक पुरुष को दो)--इन दो वाक्यों में दाधि और मधु के इ, उ के अनन्तर 


(७-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


द्वितीय आहिक ६९ 


अशक्तिजालुकरणार्थ:--अशक्त्या कयाचिद्‌ घ्राह्मण्या ऋतक इति 
प्रयोक्तव्ये छूतक इति प्रयुक्तम्‌। तस्यानुकरणं ब्राह्मण्य्छतक इत्याह कुमारय्‌ 
तक इत्याह । 

प्लुत्या्र्थइच | के पुनः प्ळुत्यादयः। प्लुतिद्वियेचनस्वरिताः। 
क्त्श्तरिखः । वल्दप्सः। प्रकृतः । प्लुत्यादिषु कार्येषु कुपेलेत्वे सिद्धम्‌। 
तस्य सिद्धत्वादच्कार्याणि न सिध्यन्ति । तस्माद्‌ छकारोपदेशः क्रियते । 

नैतानि सन्ति प्रयोजनानि । 
लृतक के लूकार आने पर रू को अच मानकर इ, उ के स्थान म यण हुआ हे और 
जैसे उदड्डल्बतको5गमत्‌., प्रव्यङ्ङ्ळतकोऽगमत्‌ ( रूतक उत्तर की ओर गया, रूतक 
पड्चिम की ओर गया) इन दो वाक्यां में उदङ और प्रत्यङ्‌ के ङ से परे छूतक का 
लुकार होने से अच्‌ मानकर ङ्गुद आगम हुआ है। चार प्रकार के शब्दों का प्रयोग 
देखा जाता है--जातिशब्द, गुण शब्द, क्रिया शब्द ओर चोथे यदच्छा शब्द । 

अशक्ति से किए गए उच्चारण के अनुकरण के लिए---(जैस) किसी एक ब्राह्मणी 
ने असामथ्ये के कारण ऋतक उच्चारण न करके ळत ऐसा उच्चारण कर दिया। दूसरा 
यह बताने के लिए कि उस व्राह्मणो ने केसा उच्चारण किग्रा उसका अनुकरण करते 
हुए कहता है--त्राह्मप्य्‌ छूतक इत्याह, कुमार्‌यूळतक इत्याह (यहां ल को अच्‌ मानकर 
ब्राह्मणी-शब्द के अन्त्य ई को यण्‌ हुआ दे) । 

` प्लुत आदि कार्यों के लिए भी (अचा में ल का उपदेश (पाठ) होना 

चाहिए )-- यहां प्लुत आदि कौन से काये समझने चाहिए ? प्डुते द्विवचनं और 
स्वरितै । प्छत झैसे क्लइप्तशिख में, द्विवचन ( द्वित्व ) जैस कळप्सः में, स्वरित 
जैसे प्रक: में। इन कार्यों के प्रति कृपो रो छः (८२१८) सूत्र से कृप्‌ 
धातु के क्र के स्थान में जो लकार हुआ हे वह सिद्ध है (क्योंकि यह काये त्रिपादी 
होने पर पर हैं और रत्वविधि पूर्व है )। ल का अचों मै पाठ म किए विना ये काये 
सिद्ध नहीं हो सकते, अतः लू का अक्षरसमाम्नाय में अचों के मध्य म पाठ 
किया गया है। 

थे प्रयोजन नहीं-- (इसमे हेतु)-- 


१. गुरोरनृतो5नन्त्यस्याप्येकेकस्य प्राचाम्‌ ( ८1२1८६ ) से “छत । 

२. अनचि च ( ८४४५ ) से द्वित्व । हल 

३. प्रक्छ्ः मै गतिरनन्तरः ( ६।२।४९ ) से प्रके प्रकृति-स्वर उदात्त से 
ज्ञाप निघात होने से उदात्तादनुदात्तस्य स्वरितः ( ८।४।६६ ) स्‌ क्ल स्वरित होता ह । 
गतिरनन्तरः की प्रवृत्ति के लिए यहां क्म्‌ का अन्तर्भावित प्यथ समझना चाहिए, तभी 
उसमें सकर्मकता आयगी । 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


७० व्याकरणमहाभाष्य 


न्याय्यभावात्कल्पनं संज्ञादिषु ॥ 

न्याय्यस्य ऋतकशब्दस्य भावात्कस्पनं संश्ञादिषु साधु मन्यन्ते । 
ऋतक एवासी न लूतक इति। अपर आह न्याय्य ऋतक शाब्दः शास्त्रा- 
न्वितोस्ति, स कल्पयितव्यः साघुः संज्ञादिषु। ऋतक एवासौ, न ल॑तक 
इति । अयं तर्हि यदच्छाशब्दो ५परिहार्यः--कफिड लफिइइचेति। एषोपि 
ऋफिड ऋफिइछच । कथम्‌? अर्तिप्रवृत्तिश्चैच हि लोके लक्ष्यते, फिड्- 
फिड्डाचौणादिकौ प्रत्ययौ । त्रयी च राब्दानां प्रवृत्तिः -- जातिशब्दा 
गुणशब्दा क्रियाराब्दा इति । न सन्ति यदच्छाशब्दाः । 

अन्यथा कृत्वा प्रयोजनसुक्तमन्यथा कृत्वा परिद्दारः। सन्ति यदच्छा- 
शाब्दा इति कृत्वा प्रयोजनमुक्तं ने सन्तीति परिहारः। समाने चार्थ शास्त्रा- 


( वा० ) न्याय्य ( प्रकृति प्रत्यय से निष्पन्न ) ऋतक शब्द के होने से उसी 
का संज्ञा आदि में प्रयोग करना उचित है ऐसा मानते हें । अतः उस पुरुष का 
संस्कृत नाम ऋतक है, लतक नहीं । दूसरा कोई वृत्तिकार इस वातिक का ऐसा 
व्याख्यान करता है शा्त्रानुकूछ संस्कारवान्‌ ऋतक शब्द है, उसी का संज्ञा आदि 
भे प्रयुक्त हुए असाध शब्द के स्थान मै अनुमान कर लेना चाहिए, वह ऋतक ही है, 
लुतक नहीं ( इससे ऋतक के ऋ को निमित्त आदि मानकर अच्कार्यं हो जाएगा, रू 
के उपदेश की कोई आवश्यकता नहीं ) । 

अच्छा तो यह यदृच्छाशब्द मानना ही होगा-लफिंड, रूफिडु । यह भी व्युत्पन्न 
साधुरूप में ऋफिड और ऋरफिडू ही है। कैसे? ऋ धातु का प्रयोग लोक में देखते 
ही हैं, फिड और फिड औणादिक प्रत्यय हें । इस लिए कहना होगा कि शब्द तीन 
प्रकार के ही हैं--जाति-शब्द, गुण-शब्द तथा क्रिया-शब्द । यदच्छा-शब्द कोई नहीं है। 
एक प्रकार का कथन करके प्रयोजन बताया, और उससे भिन्न प्रकार का कथन 

करके परिहार बताया यच्छा शब्द हैं, इस पक्ष को स्वीकार कर लकारोपदेश का 
प्रयोजन बताया । यदच्छा शब्द नहीँ होते ऐसा मानकर लुकारोपदेश की कतेव्यता का 
निषेध कर दिया (सो उचित नही) । (और रही न्याय्य शब्द ऋतक आदि के प्रयोग 
अथवा अनुमान की बात) वहां हमें यह कहना है कि वाच्याथ के एक होते हुए ही 


een 


१. न सन्ति-यइच्छा शब्दों का क्रियशाब्दों में अन्तर्भाव करके । आचार्य ने 

अव्युत्पत्तिपक्ष का आश्रयण करके लकार का उपदेश क्रिया है, वार्तिककार व्युत्पत्तिपक्ष का 
आश्नयण कर्‌ इसका खण्डन करते हैं । 

_२. समाने चार्थे। यहां ऋतक शब्द असाधु छूतक शब्द का निवर्तक होगा यह 

जो पूवे युक्ति न्याथ्याभावात्कल्नं संज्ञादिणु में दी गई है वह ठीक नहीं । कारण कि 

अर्थ के समान हाते हुए शास्त्रानुसारी ( शास्त्रव्युत्पादित ) रूप अशास्त्रान्वित ( अव्यु- 


८८-७0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


द्वितीय आहिक 5३ 


न्वितोष्शाख्रान्वितस्थ निवर्तको भवति । तद्यथा- देवदत्तशब्दो देवदिण्ण- 
शाब्दे निवर्तयति, न गाव्यादीन्‌। नेष दोपः । पक्षान्तरेरपि परिहारा भवन्ति। 
अनुकरणं शिष्टाशिष्टाप्रतिषिद्धषु यथा लोकिकवैदिकेषु ॥ 
अनुकरणं हि शिष्टस्य वा साधु भवति, अशिशप्रतिषिद्धस्थ वा, नेव तद्‌ 
दोषाय भवति, नाभ्युद्याय। यथा छौकिकवैदिकेपु। यथा लोकिकेपु वेदिकेषु 
च कृतान्तेषु। लोके तावत्‌-य एवमसौ ददाति, य एवमसौ यजते, य एवमसा- 
वधीत इति तस्यानुकुर्वन्‌ दद्याच्च यजेत चाधीयीत च। सोऽप्यभ्युद्येन युज्यते। 


संस्कारवान्‌ शब्द संस्कारहीन का निवर्तक होता है जैसे- देवदत्त शब्द देवदिण्ण 
शब्द को हटा देता दै, पर गावी आदि ( संस्कारहीन भिन्नाथंक ) शब्दों को तो नहीं 
हटाता । यह कोई दोष नहीं, पक्षान्तर का आश्रयण कर के भी परिदार (खण्डन आदि) 
होते हैं । 

( वा० ) अनुकरण शिष्ट ( विहित ) का अथवा जो न तो शिष्ट हो ओर न ही 
प्रतिपिद्ध हो उस का, साधु होता है, जैले--छौकिक तथा बैदिक क्रियाओं में । 

अनुकरण शिट का साधु होता है, अथवा जो न शिष्ट हो और न ही प्रतिषिद्ध 
हो, उसका । यह दूसरा अनुकरण न कुछ हानि करता है और न मङ्गलकारी होता दे । 
जैसे लौकिक और वैदिक कर्मी मे । पहले लोक में उदाहरण लीजिये--जो इस 
प्रकार देता है, जो इस प्रकार यज्ञ करता है, जो इस प्रकार पढ़ता है, उसका अनुकरण 
करता हुआ यदि कोई दे, यज्ञ करे अथवा पढ़े, वह भी मङ्गल से युक्त होगा। वेद में 
भी--जो ये प्रजापति लोग इस प्रकार दी्-काल-भावी ग्रज्ञं को करते दे. उन का 


त्पादित ) रूप का निवतेक होता दै । यहां तो अर्थ भेद दे--क्रतक में क्रिया प्रबातीनिमित्त 
है और लतक में शब्द प्रत्रत्तिनिमित्त है । इसका भाष्य में उत्तर नहीं दिया था। इस 
पर कैयट का यह कहना है कि अव्युत्पन्नमसज्ञाशब्दपक्ष में भी परम्पराप्राप्त 'शश्जनों से 
प्रयुक्त-पूर्व सेज्ञाएं ही प्रयेग में लानी चाहियें। भाव यह है कि ऋतक भिन्‍नार्थक हेने 
से छूतक का निवर्तक मत हो, शिष्टद्वारा प्रयुक्त न होने से ही उसकी नित्रुत्त हो 
* जाएगी। जज की 
१. जैसे द्रव्यपक्ष में सरूपाणाम्‌ एकशेष एकविभक्तौ इस का आरम्भ किया गया 
है और जातिपक्ष में श्रत्याध्यान। व्यक्तिपक्ष में अणुदित्सवर्णस्य चाप्रत्ययः इस सूत्र 
में अण ग्रहण किया जाता है, जातिपक्ष में इसका प्रत्याख्यान । उपदेशे$जनुनालिकः--- 
यहां अनुबन्ध अनेकान्त ( अनवयव-अवयव-मिन्न) हें ऐसा मान कर उपदेश ग्रहण किया 
जाता है, अनुवन्ध एकान्त ( अवयव ) हैं इस पक्ष में उपदेश ग्रहण का प्रत्या्यान । 
ऐसे ही और भी पक्षान्तर-द्वारक परिहार के उदाहरण हैं। 


८८-७0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


ऽर्‌ - व्या्केरणमहाभाप्यर 


वेदे$पि-य एवं विश्वसृजः सत्राण्यध्यासते इति तषामनुकुवस्तद्वत्स- 
चाण्यध्यासीत, सोऽप्यभ्युदयेन युज्यते । अशिष्टाप्रतिषद्ध यथाय 
एचमसौ हिकति, य एवमसौ हसति, य एवमसौ कण्ड्यतीति तस्यानु कुवन्‌ 
हिक्केच्च हसेच्च कण्ड्रयेच्च नेव च तद्दोपाय स्यान्नाभ्युद्याय | यस्ठु खल्वसी 
ब्राह्मण हन्ति, एवमसौ सुरां पिवतीति तस्य।जुकुचेन्त्राह्मण हन्यात्सुरां चा 
पिबेत्सोपि मन्ये पतितः स्यात्‌ । 
विषम उपन्यासँः। यश्चैवं हन्ति, यञ्चानहन्ति, उभौ तौ हतः। यश्चापि 
पिवति, यञ्चाबुपिवति, उभौ तौ पिवतः । यस्तु खल्वेवमसो ब्राह्मणे हन्ति,एव- 
मसौ सरां वा पिवतीति तस्यानुकुर्वन खातानुलिप्तो माल्यणुणकण्डः कैदळीस्तम्भं 


SD Sf nn YN NS 
अनुकरण करता हुआ कोई और दीधे कालभावी यज्ञ करे वह भी मङ्गछ से युक्त 
होगा । अशिष्टः अप्रतिविद्ध का उदाहरण यह है-- जो यह इस प्रकार हिचकचाता हे, 
जो यइ इस प्रकार इंसता दै, जो यह इस प्रकार खुजली करता है, उसका अनुकरण 
करता हुआ कोई दूसरा हिचकचाए, हंस अथवा खुजली करे, न तो यह अनुकरण 
कुछ हानि करेगा और न मङ्गल । पर जो ब्राह्मण की हत्या करता है ( यह निषिट्‌ 
कमै हे ) ओर जो इस प्रकार सुरा पीता है (यह भी निविद्ध कर्म है) उसका अनुकरण 
करता हुआ कोई दूसरा ब्राह्मण की हत्या करे अथवा सुरा पीए वह भी निड्चित ही 
पाप कसै करन से पतित 'हो जाएगा । 2 

यह दशान्त ठीक नहीं । जो इस प्रकार मारता हे और जो उसका अनुकरणं करते 
हुए मारता हैं, वे दोनों (एक समान) मारते टें । और जो पीता है और जो उसका अनु- 
करण करते हुए पीता है, वे दोनों बराबर पीते हैं । पर जो कोई इस प्रकार बाह्मण को 
मारता है और जो कोई इस प्रकार सुरा पीता है, उसका अनुकरण करता हुआ स्नान 
पूर्यैक चन्दन-लेप कर गले मै पुप्पमाला धारण किए कदुली-स्तम्भ को काटे अथवा _ 


१. विषम उपन्यासः । वार्तिककार का दिया हुआ दृष्टान्त टीक नही । यहां एक 
पहले मारता है और दूसरा पीछे मारता हे, हनन क्रिया दोनों की एक ही है । अनुकरण 
पर्चात्करण को नहीं कहते । क्रिग्रा-साव्ट्य होना चाहिए, जैसे भाष्यकार उदाहरण से 
स्पष्ट करते हैं । अनुकार्य के असाधु होने पर भी अनुकरण साधु ही होता हे । जिस प्रकार 
कोई व्राह्मण की हत्या करता हे, अथवा सुरापान करता है, उसी प्रकार याद्‌ कोई कदली- 
स्तम्भ का छेदन करता है अथवा दूध पीता है तो दोषी नहीं होता। इस वात को 
झलकाने के लिए भाव्यकार स्नातानुलिप्तः, और माल्यगुणकण्ठः- ये दो विशेषण देते 
हैं। पहले विशेषण से उसकी स्वस्थचित्तता टपकती है, दूसरे से स्त्रलङक्कत होने से 
्रत्यक्षविषयता अथवा प्रकटरूपता प्रतीत होती है, क्योंकि अलङक्रिया अपने आपको 
दूसरों की रुचिका विषय बनाने के लिए की जाती है। अङ्गत्य निषिद्ध कमे करने वाळा 
न तु स्वस्थचित होता है और न प्रकट-रूप । वह लज्जा-वशा छिपना चाहता है । 


(७-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


द्वितीय आह्विक ७६ 


छिन्द्यात्पयो वा पिवेत्‌, न स मन्ये पतितः स्यात्‌। पवमिद्दापि य एवमसावप- 
शब्दे प्रयुङ्क्त इति तस्यानुकुर्वन्षपशाव्दं युञ्जीत, सोप्यपशब्दभाक्‌ स्यात्‌ । 

अयं त्वन्योषपदव्द्पदार्थकः शाब्दो यदर्थ उपदेशाः कर्तव्य; । न चाप- 
राब्दार्थकः शच्दोऽपदाच्दो भवति । अवश्यं चेतदेवं विशेयम्‌। यो हि मन्यतेऽ- 
पशब्दपदार्थकः शाब्दोऽपराच्दो भवतीति, अपशब्द इत्येच तस्याऽपदाब्दः 
स्यात्‌ । न चेपो ऽपशाब्दरः । 

अये खल्वपि भूयोऽञुकरणशाव्दो ऽपरिहायः, यदर्थ उपदेश; कर्तव्य: । 
साध्वूत्दकारमधीते, मध्वलकारमधीत इति। कस्थस्य पुनरेतदनुकरणम्‌। 
क्लपिस्थस्य। यदि क्ल्टपिस्थस्थ, कलपेश्च छत्वमसिद्धम्‌ , तम्यासिद्धत्वारकार 


_ प्चाच्कायाणि भविप्यस्ति। भवेत्तदथन नार्थः स्यात्‌। अयं त्वन्यः 


क्रद्पिस्थपदार्थकः दाब्दः, यदर्थ उपदेशः क्तव्यः । न कर्तव्यः | इद्मचश्यं 


दूध पिए, मेरे विचार में वह पतित न होगा। इसो : प्रकार जो कोई अपशब्द का 


प्रयोग करता है उसका अनुकरण करता हुआ स्वयम्‌ भी अपशब्द का प्रयोग करे, 
बह अपशब्द प्रयोग के कारण से दुपी होगा । 

परन्तु जहां (अनुकार्य) अपशब्द का प्रत्यायक ( बोधक, वाचक ) (अनुकरण) 
शब्द प्रयुक्त होता है उसके लिए वर्णसमाम्नाय में ळकार का उपदेश करना ही 
होगा । अपशब्द का वाचक शब्द स्वयम्‌ अपशब्द नहीं होता। ऐसा अवश्य स्वीकार 
करना होगा । जो ऐसा मानता है कि अपशब्द का वाचक शब्द भी अपशब्द होता है, 
उसके लिए अपशब्द भी अपशब्द (असाधु शव्द) हो जाएगा, पर वस्तुतः अपशब्द 
अपशब्द नही । 

किंच । एक (साधु) अनुकाय रू भी है जिसके अनुकरण (जो साधु ही होगा) के 
लिए अवश्य वर्ण-समाम्नाय मै उपदेश करना होगा। यथा साध्वूळ्कारमधीते (लकार 
का शुद्ध उच्चारण करता है), मध्वूळकारमधीते (छकार का मधुर उच्चारण करता है) 
इन स्थलों. में । यदि पूछो कि यह कहां के छकार का अनुकरण है तो हम कहँगे-क्लप्‌- 
धातु के लकार का। यदि क्लप धातु के रूकार का (प्रकृत में) अनुकरण है, तो 
हो, पर इसके लिए वर्णसमाम्नाय में छकार उपदेश करने का कुछ प्रयोजन नहीं । 
कारण कि क्लप का रू पूदैत्रासिद्धम्‌ ( ८२१ ) से असिद्ध है, अच्‌ःनिमित्तक 
कार्य ( प्रकृत मै यण्‌ ) ऋ को मानकर हो जाएगा । क्लूपू के रू के लिए उपदेश भले 
ही व्य हो । पर मध्वूळकार इत्यादि मै जो रू है वह क्पू का रू नहीं, किन्तु उसका 
अनुकायै रूप से बोधन कराने के लिए अनुकरणःरूप है। (अनुकार्य अनुकरण का भेद 


१. अपशब्दं प्रयुञ्जीत, अपशब्द को उसी अर्थ में प्रयुक्त करे तो उसने वही 
क्रिया की, अनुकरण नहीं किया, इससे वह दोषी होगा । 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


७४ व्याकरणमहाभाप्य 


कव्यम्‌ प्रकृतिवदनुकरणं भवतीति। किं प्रयोजनम्‌। द्विः .पेचन्त्वि- 
त्याह तिङ्ङतिङ इति निघातो यथा स्यात्‌। अग्नी इत्याह इदूदेदूदि- 
वचने प्रगृह्यमिति प्रग्रह्मसंज्षा यथा स्यात्‌ । यदि प्रक्रतिवद्चुकरण भवती- 
त्युच्यते, अपशब्द एवासौ भवति -- कुमार्य्‌ छूतक इत्याह। त्राह्मण्यूलुतक 
इत्याह। अपशब्दो हास्य प्रकृतिः । न चापशब्दः प्रक्तिः । न ह्यपशब्दा उप- 


दिच्यन्ते । न चालुपदिष्टा प्रकृतिरस्ति । 


स्वीकार कर) इस अनुकरण रूप छ में अच्‌ कार्य हो सकें तदर्थे इसका वर्ण समाम्नाय 
अ अचो के मध्य में पाठ होना चाहिए । (इस पर एकदेशी कहता है) छ के पाठ की 
कोई आवश्यकता नहीं। इसके स्थान में प्रकृतिवदनुकरण भवति ( अनुकरण 
में प्रकृति-अनुकाय का धर्म आ जाता है ) यह परिभाषा स्वीकार करनी चाहिए । 
(जिससे अनुकरण रू में असिद्धता आ जाएगी )। तो इस परिभाषा का 
( और ) क्या प्रयोजन हे? द्विः पचन्तु इत्याह - दो बार पचन्ठु इस शब्द्‌ 
का उच्चारण करता है -- यहां अतिङन्त द्विः शब्द से परे आए हुए पचन्तु 
दाब्द को तिङन्त मानने से उसे तिङअतिङः ( ८।१।२८ ) सूत्र से निघात (सर्वानु- 
दात्त) होता है । इसी प्रकार अग्नी इत्याह में भी अग्नी को द्वित्वबोधक द्विवच- 
नान्त मानकर प्रगृह्यसंज्ञा होकर प्रकृतिभाव होता है। और यदि प्रकृतिवतः-इस 
परिभाषा को मान लो तो कुमायल्तक्‌ इत्याह इत्यादि में अनुकरण लृतक प्रकृति 
(अनुकार्यं ळतक ) के धर्म को लिए हुए अपशब्द ही ठहरता है। ( अपशब्द = 
असाधु शब्द मै शास्त्र की प्रवृत्ति न होने से इसके लिए रू का उपदेश अनावश्यक 
है ) । (इस पर सिद्धान्ती का कहना दै) पर शास्त्र में कहँ भी अपशब्द प्रकृति नहीं । 


१. द्विः पचन्तु इत्याह में पचन्तु शब्द तिङन्त प्रतिरूपक है, तिङन्त नहीं, 
शब्दपरक निर्देश होने से क्रिया और कारक का यहाँ कुछ भी अभिधान नहीं, इसी 
प्रकार अग्नी इत्याद में अग्नी द्विवचनान्त-प्रतिभासी होता हुआ भी द्वित्व का अनभिधायक 
होने से (अर्थात्‌ दो अरिनियां इस अर्थ को न कहने से ) द्विवचनान्त नहीं है। प्रकृति- 
चदूनुकरणं भंवति इस न्याय से पचन्तु को तिङन्त और अग्नी को द्विंचनान्त मानकर 
शास्त्रप्राप्त कार्य किया गया है। | : 

२. मध्वूलुकारमधीते इत्यादि में साधु रू कै अनुकरण के लिए वर्ण समाम्नाय 
में छुकारोपदेशा का कुछ भी प्रयोजन नहीं यह प्रतिपादन कर पूर्वपक्षी आगे बढ़ता है 
और यह कहना चाहता है कि अशक्तिज ( अतएव असाधु ) शब्द के अनुकरण के लिए 
भी लुकारोपदश व्यथे दै । 

३: प्रकरण से शास्त्रीय प्रकृति ही अभिप्रेत है, शास्त्र-निबन्धन कार्य का ही 
अतिदेश विधान किया जा रहा है । अपदाब्दत्व न तो शास्त्रीय कार्य हे और न उसका 


: (७-0..1/७1101510 Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


द्वितीय आहिक ७५ 


एकदेशविकृतस्यानन्यत्वात्‌ प्लुत्यादयः ॥ | 


एकदेशविछृतमनन्यवद्भवतीति प्लुत्यादयोपि भविष्यन्ति । यदि 
एकदेशविकृतमनन्यवद्धवति इत्युच्येत, राज्ञः क च, राजकीयम्‌ अल्लोपोऽन 
इति लोपः प्राप्नोति । 

पकदेशविककृतमनन्यवत्‌ षष्ठीनिर्दिषए्स्य । यदि षष्ठीनिर्दिषटस्येत्यु- 
च्यते क्लूरेसशिख इति प्छुतो न प्राप्नोति। न ह्यत्र ऋकारः पष्ठीनिर्दिए: । 
कस्तर्हि । रेफः। ऋकारोप्यत्र षष्ठीनिर्दिष्टः । कथम्‌ । अविभक्तिको निर्देशः 
कृप उ; रः लः कृपो रो ल इति। 


~ 


आचार्यं ने अपशब्द का उच्चारण नहीं किया और बिना उच्चारण किये प्रकृति 


नास का कोई पदार्थ नहीं है। 

(वा०) रहे प्छति आदि कार्ये, वे भी ऋ के अवयव-भूत रेफ को लत्व रूप 
विकार हो जानेपर सी अन्य न हो जाने से सिद्ध हो जायेगे (सो उन कार्यों के 
लिये भी छु का उपदेश अनावश्यक है )। [ लोक में भी देखा जाता है किसी बस्तु 
के पुकदेश के विकृत हो जाने से वह अन्य नहीं हो जाती । पूँछ कट जाने पर भी यह 
कुत्ता है ऐसा व्यवहार होता ही है ] पर प्रयोजनवादी इस लौकिक न्याय को मानने 
में यह दोष देखता है--राज्ञः क च (४।२।१४०) इस सूत्र से राजन्‌ शब्द से 
शेषिक छ प्रत्यय होता हे और साथ ही क अन्तादेश होता है । जिससे राजकीय 
शब्द सिद्ध होता है। यदि एकदेश विकृत होने पर राजक में राजन्‌ बुद्धि बनी रहती 
है तो अल्लोपोऽनः ( ६।४।१३४ ) इस शास्त्र से अल्लोप होना चाहिये । इस पर 
प्रत्याख्याता कहता है--एकदेश विकृत होने पर वही स्थानी अन्यत्रत्‌ नहीं होता जिसका 
विकार (=आदेश) विधायक शास्त्र मै षष्टी से निर्देश किया गया हो। प्रकृत सूत्र में 
अनः ऐसा घछीनिर्देश करके अक्‌ रूप आदेश नदी विधान किया है, किन्तु राजन्‌ के 
न्‌ के स्थान में कू अन्तादेश विधान किया है, सो यहाँ राजक रूप के अकू 
में अन्‌ बुद्धि नहीं लाई जा सकती है । अन्‌ न होने से अल्लोपोऽनः का प्रसङ्ग नही । 
इसपर शङ्का होती है--यदि घष्टी-निर्दिट (स्थानी) मै ही पकदेशविकार होनेपर 
अनन्य बुद्धि होती है तो क्ठुरसशिख में इपो रो छः सूत्र मे क्र के पष्ठीनिर्दिष्ट न होने 
से रू में ( ऋ का धर्मे ) अच्त्व नहीं आएगा, सो प्छत न हो सकेगा। क्योंकि 
उक्त सूत्र में रेफ षष्टीनिर्दिट है, न कि ऋकार । नहीं । ऋकार भी यहाँ घषटीनि्दि्ट 
है । कैसे ? सूत्र में कृप यह विभक्तिरेहित निर्देश है, ततः उः यह ऋ का षष्ठी से 
निदेश है । ततः रः यह भी षष्ठयन्त पढ़ा है । 


I 


अतिदेश किया जा सकता है । इस कथन से भाष्यकार अशक्तिज के अनुकरण के लिए 
लुकारोपदेश आवश्यक है इसकी स्थापना करते हैं।.. 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


७६ व्याकरणमहाभाष्य 


अथवा पुनरस्तु अविशेषेण । नखु चोक्तं राज्ञः क च राजकीयम्‌ अल्लो- 

पोऽन इति प्राप्नोति इति। नैष दोषः । वक्ष्यत्येतत्‌ इवादीनां सम्प्रसारणे नका- 

रान्तग्रहणमनकारान्तप्रतिषेधार्थम्‌ इति। तत्प्रक्कतसुत्तरत्राजुवर्तिष्यते-अल्लो- 

पोऽनः, नकारान्तस्येति | इह तर्हि क्लूरेप्तशिखे अन्त इति प्रतिषेधः 

प्राभोति। ` | 
| रवत्प्रतिषेधाच्च । 

रवत्रतिषेधाश्चैतत्सिध्यति । गुरोररवते इति वक्ष्यामि । यदि अरवत 


अथवा जो.भी कोई एकदेश-विकृत होता है ( चाहे वह विकार विधि में षष्ठी- 
निर्दिष्ट हो अथवा न हो ) वह अन्यवत्‌ नहीं होता, ऐसा ही कहो । 

अजी, अभी कहा था- राज्ञः क च सूत्र से राजकीय शब्द निष्पन्न होता है । 
यहाँ अल्लोपो5नः सूत्र से राजक्‌ में राजन्‌ बुद्धि के बने रहने से अन्‌ के अ का लोप 
प्राप्त होता दै । यह कोई दोष नहों । आगे ( ६।४।१३३ पर ) वार्तिककार इवादीनां 
सम्प्रसारणे--` ***इत्यादि वार्तिक पढ़ेंगे जिसका अथै यह है कि नकारान्त इवन्‌ आदि 
शब्दों को सम्प्रसारण हो, अनकारान्तों को न हो । उसकी अलुब्ृत्ति अल्लोपोऽनः 
( ६1४१३४ ) सूत्र मै आएगी, अर्थ होगा नकारान्त अन। ( यहाँ तो ककारान्त अन्‌ 
है )। पर इस न्याय के बल पर र में ऋ बुद्धि होने से क्डृइसशिख में गुरोरच्रतो:न- 
्त्यस्याप्येकेकस्य प्राचाम्‌ ( ८।२।८६ ) सूत्र से ऋ को प्ळुत का निषेध प्राप्त होता है । 

रेफवान्‌ का प्रत्पिध करने से ( क्कुसशिख में ) प्छत रूप इष्ट सिद्धि हो 
जायगी। गुरोरवत इस प्रकार सूत्र को पढूँगा। यदि ऐसा न्यास करोगे अथोत जो रेफवाला 
न हो उसे प्छत होता है ऐसा कहोगे तो होतू ऋकार यहाँ सवर्णदीध होकर होतू ३ कार 


१. भाव यह है कि लौकिक न्याय से द्वित्व और स्वरित क्ठपिस्थ रू में ऋ 
बुद्धि करके सिद्ध हो जायँगे उससे छ में अच्च आ जाएगा, पर क्ल॒ईसशिख में प्त 
न हो सकेगा, अतः जैसे अशक्तिज के अनुकरण के लिए ठुकारोपदेश आवश्यक है 
वैसे ही प्छति के लिये भी कु पढ़ना होगा । ै 

२. गुरोरनृतः-- इस को बद्ल कर गुरोररवतः--इत्यादि रूप से पढ़ दूँगा-- 
यह लकारोपदेश-खण्डक ( लुकारोपदेश के प्रयोजन को न माननेवाला ) कहता है। 
इस नये न्यास से प्रयोजनवादी द्वारा दिये गये दोष का परिहार करना चाहता है । 
यहाँ रवान्‌ में नित्ययोंग में मतुपू किया है । नित्य रेफ वाला ऋ ही है ल नहीं । 
(यद्यपि छु में एकदेश विक्ठतन्याय से ऋबुद्ध हो जाएगी) पर जैसे पुच्छहीन श्वा में 
श्वत्व व्यपदेश होने पर भी पुच्छवान यह व्यवहार नहीं होता, ऐसे ही छू रेफवान है 
ऐसा व्यवहार नहीं होता । 


(७-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by 6090190 २ 


जनक: 


~^ 


द्वितीय आह्विक ७७ . 
इत्युच्यते होत ऋकार होतृ ३ कार अत्र न प्राप्नोति । 'गुरोररवतो हस्वस्थे' 
इति वक्ष्यामि। स एप सूत्रभेदेन लुकारोपदेशः प्लुत्याद्यर्थः सन्मत्याख्या- 
यते, सैषा महंतो वेशस्तस्बाल्ळर्वा5चुकृपष्यते ॥ 

एओङ्‌ ॥३॥ ऐ ओच्‌ ॥४॥ 
इदं विचार्यते-इमानि सन्ध्यक्षराणि तपराणि वोपदिच्येरन्‌ ण्त्‌ 
ओत्‌ङ्‌ ऐत्‌ औत्‌ च्‌ इति, अतपराणि वा यथान्यासम्‌ इति। कइचात्र विशेषः। 
सन्ध्यक्षरेषु तपरोपदरशइचेत्तपरोच्चारणम्‌ । 
सन्ध्यक्षरेषु तपरोपदेशइचेत्तपरोच्चारणं कतव्य्म्‌। 
प्लुत्यादिष्त्राज्चाविः । | 
प्लुत्यादिष्वजाश्रयो विधिनै सिध्यति। गोरे त्रात नौ ३ त्रात इत्यत्र 


अनचि च इत्यच उत्तरस्य यरो द्वे भवत इति द्विवेचनं न प्राप्नोति। इह च 
प्रत्यड्डैशतिकायन, उदङ्ङौ ३ पगव इति अचि ङ्सुडागमो न प्राप्नोति । 


च च ना रर र रक सा नारा च 
में प्लुत न हो सकेगा, कारण कि ऋ रेफवान्‌ हे । इस दोष के वारण के लिए मैं गुरो- 


ररवतो हस्वस्थ ऐसा पढूँगा । सो यह सूत्र को अदळबदुळ करके जो प्कुति आदि . 
के लिए रूकारोपदेश प्रयोजनवान्‌ है उसका प्रत्याख्यान एक बडे वंश स्तम्ब (बांसझुट) 
से लदवा नामक (तुच्छ फल) को खेच कर उतारने के समान है । (अर्थात, आयास . 
अत्यधिक और फल अत्यल्प, अतः युक्त नहीं) ॥ न 
शऐ ओङ्‌ ॥३॥ ऐ औच्‌ ॥४॥ 
यहां यह विचार का विषय है- थे सन्ध्यक्षर तपर पढे जाएं, णत ओतङ्‌ पेत्‌ 
औत्‌ च इस प्रकार, अथवा अतपर जैसे कि सूत्रों में पढे हें । इसमें क्या भेद है ! नु 
(वा० ) सन्ध्यक्षर {ए ओ ऐ औ ) में यदि तपरोच्चारण का फल है तो इन्हे 
तपर पढ़ना चाहिये । ( पर फल न होने से आचाये ने तपर नहीं किया ) 
: ( बा० ) प्त आदि होने पर अच को मानकर जो विधि प्रास होती है वहन 
हो सकेगी । गो ३ त्रात यहाँ अनचि च इस सूत्र से अच्‌ से परे यर्‌ को द्विवंचन विधान 
किया है, सो ( द्विमात्रिक ओ, औ की अच संज्ञा होनेसे ) न हो सकेगा। और प्रत्यङ्‌- 


' है ३ तिकायन, उदडडो ३ पगव यहाँ अच को आश्रय करके जो ङ्मुट्‌ आगम का 


विधान किया है ( तपर होने से द्विमात्रिक ए, ओ, ऐ, आ को अच्‌ संज्ञा होगी, 
त्रिमात्रिक की नहीं । ) सो यह झ्सुट्‌ आगम न हो सकेगा । 
सा का कक कक डली मी 

१ री को प्लत का निषेध 

१. ऐसा न्यास करने से नित्य रेफवान जो हस्व हो उस 

होगा, दीथ को नहीं, इससे कुछ भी अनिश्असन्न न होगा। गुरोररवतो हस्वस्यन्गुरो 
रवतो हस्वस्य न । अमानोनाः प्रतिषेधे इस वचन के आधार पर व्यस्त अ शान निषेधार्थ 
स्वीकार किया जाता है । 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


७८ व्याकरणमहाभाष्य 


प्लुतसंज्ञा च । 

प्लुतसंज्ञा च न सिध्यति। ऐ ३ तिकायन, औ ३ पगव ऊकालोउझ- 

स्वदीधप्छुत इति प्लुतसंज्ञा न प्राप्नोति । सन्तु तह्योतपराणि । 

अतपर एच इग्धस्वादेश । 

यद्यतपराणि एच इग्घ्रस्वादेश इति वक्तव्यम्‌। किं प्रयोजनम्‌। एडो 
हस्वादेशशासनेष्वर्ध एकारोऽध ओकारो वा मा भूदिति। नजु च यस्यापि 
तपराणि तेनाप्येतद्वक्तव्यम्‌। इमावैचौ समाहारवर्णो मात्रावर्णस्य मात्रेवर्णा- 
चर्णयोः, तयो हैस्वादेशशासनेषु कदाचिद्वणैः स्यात्‌, कदाचिद्‌ इवर्णोवर्णो । 


- ( चा० ) प्छुतसंज्ञा भी। 

प्छुतसङ्ज्ञा भी न हो सकेगो। ऐ३तिकायन, औ३पगव । उकालो उझूस्वदीधै- 
प्छुत इस शास्त्र से तपर ( द्विमान्रिक ) एच की अच संज्ञा होने से त्रिमात्रिक एच्‌ 
अच्‌ ही नहीं तो उसकी प्लुत संज्ञा केस होगी ? त्रिमात्रिक अच की ही तो प्लुत संज्ञा 
विधान की है । अच्छा तो तपररहित जैसे अब पढ़े हैं वैसे रहने दीजिये । 

( चा० ) यदि ए ओ ऐ औ अतपर ही रहें जैसे पढे हैं, तो. एच के स्थान मे 
हस्त्रादेश कर्तव्य हो, तो इक्‌ ही हस्व हो यह वचन करना पड़ेगा। इस वचन का क्या 
प्रयोजन है ? जहां जहाँ एङ को हस्त्रादेश विधान किया गया है वहां वहां अर्ध एकार, 

अर्ध ओकार न हो जाए। अजी, जो इन्हें तपर पढ़ना चाहता है उसे भी यह वचन (सूत्र) 
करना ही होगा । (कारण कि) ये ऐच ( ऐ औ ) समाहार वर्ण हैं, जिनमें एक 
मात्रा अत्रण की है और एक-एक मात्रा इवर्ण और उवर्ण की। उनको हर्त्र करते 
समय कभी अवण हो जाएगा कभी इवर्ण वा उवणे। अवण कभी भी न हो (इस लिए)। 
ऐच को हस्त्र कतव्य हो तो एच इपप्रस्वादेशे ( १।१।४८) इस वचन से कुछ 
प्रयोजन नहीं । ऐचोइचोत्तरभूयरत्त्रात्‌ इस वातिक से इसका प्रत्याख्यान कर दिया 


१. अतपरत्व की दशा में ए, ओ द्विसात्रिक्र भी होंगे, एकमात्रिक भी। 
एक्मात्रिक ए ओ का भी अच करके ग्रहण होगा। द्विमात्रिक ए ओ के स्थान में 
अन्तरतम होने से अर्ध ए, अर्ध ओ (एक मात्रिक ए, एकमात्रिकःओ ) हस्व हो 
जायँगे, सो एङ के लिए सूत्र करना पडेगा । 

१. तपरत्व पक्ष में भी ऐच्‌ के लिये सूत्र के आरम्भ की आवश्यकता है, कारण 
कि ऐच समाहार वर्ण हैं, इन में अवर्ण, इवण और उवर्ण एक-एक मात्रा के हें 
जिससे क्रमी अ ( हस्व ) होगा और कभी इ वा उ। ऐच में अवर्ण के विरिलिष्ट- 
स्फुट उपळभ्यमान होने से संद्लिष्ट अवण. होने की अवस्था में प्रसक्त हुए अध एकार व 


अर्भ ओकार हस्वादेश का तो संभव नही । 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


द्वितीय आह्विक ५९ 


मा कदाचिदचर्णो भूदिति। प्रत्याख्यायत पतत्‌ -पेचोइचोत्तरभूयस्त्वोद्‌ 
इति। यदि प्त्याख्यानपक्षः, इदमपि प्रत्याख्यायते सिद्भभेङः सस्थानत्वादू 
इति। नजु चेङः सस्थानतरावर्ध एकारोऽध ओकारः । न तों स्तः । यदि 
हि तौ स्यातां तावेवायसुपदिशित्‌। नजु च भोइच्न्दोगानां सात्यमुग्रिरा- 
णायनीया अधमेकारमर्धमोकारे चाधीयते--सुजाते एश्वसूजते, अध्वयो 
ओद्रिसिः सुतम्‌, शुक्रं ते एन्यद्‌, यजतं ते एन्यद इति । पारिपदक्ततिरेषा 
तत्र भवताम्‌ । नैवे लोके नान्यस्मिन्वेदेऽ्थ पकारोऽधं ओकारो वाऽस्ति । 
एकादेशे दीधेग्रहणम्‌ । 

एकादेशे दीर्घग्रहणं क्तेव्यम्‌--आदूशुणो दीर्धः, बृद्धिरेचि दीर्घः इति। 
किं प्रयोजनम्‌। आन्तयंतस्त्रिमाचचतुमोञ्राणां स्थानिनां त्रिमात्रचतुमात्रा 
है । रही एड को हस्व कतेब्यता के निमित्त एच इग्‌ इस सूत्र की आवश्यकता, सो भी 
नहीं । सिद्धमेङः सस्थानत्वात्‌ इस वार्तिक से सूत्र का प्रत्याख्यान कर दिया है । 
वार्तिकार्थं यह है -पङ्‌ के स्थान में हस्वादेश इ, उ ही होंगे कारण कि इ उ, ये ए, 
ओ के तुल्य स्थान वाले दें । अजी, अर्ध एकार अधे ओकार इनके साथ अधिक स्थान 
तुस्यता रखते हैं (बे हो जायंगे) । नदीं । वे तो हैं ही नहीं । यदि ये होते तो आचार्य 
उन्दी को पढ़ते । अजी, यह केस कहते हो कि अर्ध एकार अर्ध ओकार हैं ही नहीं, 
देखिये सात्यशुम्रिराणायनीय सामगान करने वाळे ऋषि सुजाते एर सूनृते, अध्वर्यो 
ओद्विभिः सुतम्‌ , क्रं ते एन्यद्‌ यजतं ते एन्यत्‌ इत्यादि मन्त्रों में अर्थ एकार अर्थ 
ओकार पढ़ते हैं। ग्रह तो उन पूज्यो को अपनी परिषदो में उच्चारण करने की रीति है। 
न तो लोक में और न ही किसी दूसरे (साम से भिन्न) वेद में अर्थ एकार अर्थ ओकार 
देखा जाता है । 

(वा०) एकादेश में दीधे का महण । 

जहाँ ( पूवे और पर के स्थान में ) एकादेश विधान किया दै वहाँ दीर्घ का 
अहण (उच्चारण) करना पडेगा--आदू गुणः इस सूत्र को आद्गुणो दीर्घः ऐसे पढ़ना 
पड़ेगा, वृद्धरेचि इसे ब्रृद्धिरिचि दीधः ऐसे पढ़ना पडेगा । इसका क्या प्रयोजन हे? 
जहाँ ( पूर्व और पर ) स्थानी ( मिलकर ) त्रिमात्र व चतुमांत्र हो जाते हैं वहाँ उनके 
स्थान में एकादेश कहीं त्रिमात्र व चतुमाँत्र न हो जाय, कारण कि आदेश 
स्थानी के अन्तरतमःसदशतम होना चाहिये । दीे ग्रहण करने से द्विमान्निक एच्‌ 

१. ऐ औ में अकी $ मात्रा और इ, उ की १६ मात्रा है, इस लिये कहा है 
यहां उत्तर भाग भूयान्‌ ( अपेक्षया अधिक ) है । 

२. एङः सस्थानत्वात्‌। प्रातिशाख्यमत है कि ए, ओ शुद्ध तालव्य और शुद्ध 
कण्ठय हें । | 


८८-७0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


८० ब्याकरणमहाभाप्य 


आदे मा भूवन्निति। खट्वा इन्द्रः खथ्येन्द्र, खटवा उदकम्‌ खट्वोदकम्‌, | 
खट्वा ईपा खट्वेषा, खट्वा ऊढा खदचोढा, खढ्वा एलका खद्वैलका, 
खद्य़ा ओदनः खट्वौदनः, खद्या ऐतिकायनः खट्वैतिकायनः, खद्चा 
औपगवः खद्योपगध इति । _तत्तर्दि दीर्घश्रहणं कर्तब्यम्‌ । न क्रतव्यम्‌। उप- 
रिष्टाद्‌ योगविभागः करिप्यते-अकः सचरणे एको भवति। ततो दीर्धः। 
दीर्घकच स भवति । यः स एकः पूर्वपग्योः इत्येवं निर्दिष्ट इति । इह्दापि 
तहि प्रभोति-पशुम , विद्धम्‌, पचन्तीति । नेप दोषः । इष्ट तावत्पद्युमिति 
$म्येकः? इतीयता सिद्धम्‌ । सोऽयमेवं सिद्धे सति यत्पूर्पअ्रहण करोति तस्यै- | 
तत्प्रयोजनं यथाजातीयकः पूर्वेस्तथाजातीयक उभयोर्यथा स्यादिति । विद्धः 
मिति। पूर्व इत्येचा्चुवर्तते। अथवाऽऽचार्यप्रबत्तिञ्षीपयति-नानेन सस्प्र- 


(ए आ, ए ओ) ही आदेश होगा । खट्या इन्द्रेःखद्येन्द्रः, खर्चा उद्कमू=ल्ट्चा- 
दकम्‌, खट्या इंधा=खद्वेपा, खट्वा उढाखट्योढा, खद्वाणुरुका>ेखट्वैलका, 
खट्या ओदनः=खट्यौदनः, खट्वा . ऐतिकायनः=्खट्दैतिकायनः, खदा औपराः= 
खट्यौपरावः ( यहाँ पहले चार उदाहरणा मै स्थानिया के त्रिमात्र होने से आदेश 
त्रिमात्र ग्रा था, पिछले चार उदाहरणा में स्थानियों के चतुर्मात्र होने से आदेश 
चतुमौत्र प्रात था )। तो क्या दीर्धग्रहण करना ही पड़ेगा! दीधे ग्रहण नहीं 
करना पडेगा । (केसे ?) अगले सूत्र अकः सवणे दीः को इस प्रकार विभक्त करके 
_पढेगे--(१) अकः सवणे एको भवति ( यहाँ एकः पूर्वपरयोः से एकः यह आ । 
रहा दै ), दीर्धः (२), चह दीध दोता है (कौन ?) वही जो पूर्व ओर पर के स्थान में | 
एक हुआ है । अच्छा यढौँ ( दिये हुए गुण वृद्धि के उदाहरणं में) तो निर्वाह हो | 
जायगा, पर इससे अन्यत्र भी दीधे की प्राप्ति हो जायगी--पशुम्‌ , विद्धम्‌ , पचन्ति ८, 
इत्यादि स्थलों में (यहाँ समत्र एकादेश विधि दै) । नदीं इससे कुछ दोष नहीं आयगा । | 
पहले पशुम्‌ को लीजिये । यहीँ अम्येकः ऐसा सूत्र त्यास करत तो भी गुकादेश हो | 
जाता, किर अमि पूवः ऐसा जो न्यास किया अर्थात्‌ जो वहाँ पूव ग्रहण किया उसका 
यह्‌ प्रयोजन है जिस प्रकार का पूर्व (स्थानी) दै उसी प्रकार का आदेश दोनों के स्थान 
में हो ( इससे पञ्चम्‌ में हस्व एकादेश, रमाम्‌ ओर वातप्रमीम्‌ मे दी होता है ) । 
विद्वम्‌-यहौ व्यध क्त इस अवस्था में ग्रहिज्या--सूत्र से य्‌ को सम्प्रसारण इ हो 
. जानेपर सम्प्रसारणाच्च ( ६।१।१०८ ) सूत्र में पूर्वः को अनुवृत्ति होने से पूर्व के ही 
सदृश एक आदेश होता है, पूर्व हस्व इ के सदश ही अ, इ--इन दोनों के स्थान में | 
आदेश होता हे। | 
अथवा आचाये ( पाणिनि ) की प्रवृत्ति हे कि सम्प्रसारणाच्च से | 


a बि (७-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri a 


>> 


द्वितीय आह्विक ८१ 


सारणस्य दीर्धा भवतीति यद्यं हल उत्तरस्य सम्प्रसारणस्य दीर्घत्वं शास्ति। 
पचन्तीति । . ‘अतो गुणे परः’ इतीयता सिद्धम्‌ । सोऽयमेवं सिद्धे सति 
यद्रुपश्रहणं करोति तस्येतत्प्रयोजनम्‌ यथाजातीयकं परस्य रूप तथाजातीय- 
कसुभयोयथा स्यादिति । इह तर्हि खट्वञष्यो मालइर्य इति दीर्घवचनादकारो 
न, अनान्तर्यादेकारीकारौ न । तत्र को दोपः । विगृहीतस्य श्रवणं प्रसज्येत । 
न घमो यत्र क्रियमाणे दोपस्तत्र कर्तव्यमिति | कि तर्हि । यत्र क्रियमाणे न 
दोषस्तत्र कर्तव्यमिति । क च क्रियमाणे न दोपः । संज्ञाविधौ-वुद्धिरांदेच 
दीर्धः, अदेङ्‌ गुणो दीर्ध इति । तत्तर्हि दीर्घग्रहणं कर्तव्यम्‌। न कर्तव्यम्‌ । 
कस्मादेचान्तर्यंतस््रिमात्रचतुर्मात्राणां स्थानिनां त्रिमात्रचतुर्माजा आदेशा न 
भवन्ति। तपरे गुणबुद्धी । नलु च तः परो यस्मात्सोऽयं तपरः । नेत्याह । 
तादपि परस्तपरः । यदि तादपि परस्तपरः ऋद्दोरपू इतीहेय स्यात्‌-यवः 


जो पुकादेश होता हैं वह दीर्घ नहीं होता, कारण कि आचार्यं हलः (६४२) 
इस सूत्र से जो सम्प्रसारण को दीर्ध विधान करते हैँ बह निग्रमाथ रदेगा। १वन्ति 
( पच्‌ अ अन्ति ) में अतो गुण परः ऐसा कहने से ही पर-रूप एकादेश हो जाता, 
तो भी जो रूप ग्रहण करते हैं ( अतो गुणे पररूपम्‌ ) इससे यह ३तळाना चाइते हैं 
कि यहां जेसा पर का रूप है ( वह हस्व है ) वेसा ही दोनों के स्थान में एकादेश 
होता दै । अच्छा, तो खट्वा ऋश्यः, माला ऋइझ्यः यहाँ गुण न हा सकेगा । एकादेश 
दीघे होता हे इससे अकार (जो गुणसंञ्चक हैं) न हो सकेगा । एकार और ओकार 
( जो दीधे गुणसंज्ञक हैं) भी न हो सकेंगे, क्योकि वे स्थानियों के अन्तरतम नही हैं । 
ऐसी अवस्था सं खट्चा ऋदयः, माला ऋश्यः ऐसा जुदा-जुदा ही श्रवण दोगा, यह दोष 
आएगा । 
हम यह नहीं कहते हैं कि जहां दीर्ध ग्रहण करने से दोप आता हे वहां 
दीधे ग्रहण किया जाए, किन्तु जहां दीर्ध ग्रहण करने से दोष नहीं आता वहां 
दीघं ग्रहण करना चाहिए । कहां दीर्घ अहण करन से दोष नहीं आता? संज्ञाविधि 
' सें। बृद्धि संज्ञा-विधायक वृद्धिरांदेच सूत्र को बृद्धिरादेच दीर्धः ऐसे पढ़ेंगे । गुण- 
संज्ञा-विधायक सूत्र को अदेङ्‌ गुणो दीर्घ: ऐसे पढ़ेंग । तो क्या फिर दी ग्रहण करना 
चाहिए ? नहीं करना चाहिए। तो फिर ब्रिमात्र चतुमात्र स्थानियों को सदृशतम त्रिमात्र 
चतुर्मात्र (गुण-वृद्धि-रूप) आदेश क्यो न होंगे ? गुणबृद्धिसंज्ञा-विधायक शास्त्र में 
संज्ञी एङ व ऐच तपर-पढे है । अजी तपर का अथ तो तः परो यस्मात्‌ सोऽयं तपरः 
(तः परे हो जिससे वह तपर होता है) ऐसा बहुब्रीहि समास मान कर अर्थ किया 
जाता है । नहीं । पञ्चमी तत्पुरुष मानकर तादपि परस्तपरः त्‌ से जो परे हो वह भी 
तपर कहलाता है । इससे तपर ( तत्काल = द्विमात्रिक ए ओ की गुण संज्ञा, ओर 
तत्कार=द्विमात्रिक ऐ औ की वृद्धि संज्ञा होगी )। यदि त्‌ से परे जो हो वह भी 


८८-७0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


2२ व्याकरणमहाभाष्य 


स्तवः, लव; पव इत्यत्र न स्यात्‌। नेष तकारः। कस्तर्हि। दकारः । कि 
' दृकारे प्रयोनम्‌। अथ किं तकारे' । यद्यसन्देहार्थस्तकारः, दकारोऽपि। अथ 
सुखसुखार्थस्तकारः, दकारोपीति । 


RIND YS न ळी 
तपर होता है तो ऋदोरप्‌ (३।२५७) इस सूत्र से (उ के तपर होने से ) यवः, 


स्तवः मै ही अप्‌ प्रत्यय हो सकेगा, लवः, पवः में नहीं । (क्योंकि यहां कू, ` पू--थे 
दोघे उकारान्त धातु हैं ) । यहां स्वतः सिद्ध तकार नहीं जिसे जइत्व होकर दकार हो 
गया है, किन्तु स्वतः सिद्ध दकार है। दकार का क्या प्रजाजन है? हम आपसे पूछते हँ 
तकार का क्या प्रयोजन है ? यदि कहा असन्देह ( सन्देह निश्वत्ति के किए ) तकार 
पढ़ा है, दकार का भी आसन्दे के लिए ही उच्चारण माना जा सकता है । यदि 
कहो तकार, उच्चारण-सौकय के लिए पढ़ा दै, दकार का भी वही प्रयोजन माना जा 
सकता है। 


१. समास--द्वय-वादी पूछता है--आप जो यहां केवल बहुब्रीहि समास मानते 
हैं, तो तपरकरण व्यर्थे हो जाता है । दीघे ऋकार अण्‌ नहीं । अतः अणुदित्सूत्र से 
तङ्चिज्ञकाल वाले ऋकारों के ग्रहण का कोई प्रसङ्ग नहीं । अनण्‌ होने से (अण्‌ ने होने से) 
ही गुण अभेदक होंगे, अतः उनकी प्राप्ति (तद्भेद-िन्नों के ग्रहण ) के लिए भी तपर 
` करने का कुछ प्रयोजन नहीं । 

२. दुकारोपीति । 
5 यदि कहो कि उक्त भाष्य का तित्स्वरितम्‌ सूत्रस्थ भाष्य से विरोध हे । 
क्योंकि वहां तित्‌. में प्रत्ययग्रहण किया है जिससे तित. प्रत्यय को स्वरित हो । तित्‌ 
आदेश को स्वरित न हो । उससे बुभ्याम्‌ में दिव उत्‌ से हुए हस्व उकार आदेश को 
स्वरित नहीं होता। फिर वहां प्रत्यय ग्रहण का खण्डन करते हुए .दिव उत्‌ में तपर न 
मानकर उदू इस प्रकार दपर माना है और तपरस्तत्कालस्य सूत्र में तपर के समान दपर 
में. भी तत्कालता स्वीकार की है। यहां ऋदोरप्‌ में दपर मानकर तत्कालता का अभाव 
मान रहे हैं तो इसका उत्तर है कि ऋदोरप्‌ में दकार से तात्पर्य थकार या धकार से है। 
ऋदोरप्‌ में दपर नहीं समझना चाहिए बल्कि थपर या धपरहै। थया धको जइत्व 
होकर दकार हो गया है । इस लिए दपर न होने से तत्कालता नहीं होगी । दकार को 
चत्वे होकर त्तपरस्तत्काळस्य ऐसा सूत्र अभीष्ट है। वस्तुतः तित्स्वरितम्‌ सूत्र का 
भाष्य केवळ प्रौढिवाद मात्र है । दपर में तत्कालता इष्ट नहीं है । तपर में ही इष्ट है। 
इस लिए ऋदोरप्‌ में तपर न होने से दोष न होगा और द्यभ्याम्‌ में उतू आदेश के 
तपर होने पर भी तित्स्वरितम्‌ से स्वरित न होगा । क्योंकि प्रत्ययाग्रत्यययोः प्रत्ययस्यैव 
अहणम इस परिभाषा से तित्‌ प्रत्यय का ही ग्रहण होगा, आदेश का नहीं । 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


“ 


आज | £ 


९ 
>>. EE ती 


द्वितीय आह्विक ८३ 


इद्‌ विचार्यते--य पते वर्णेषु वणकदेशा वर्णान्तर-समानारुतय पतेः 
पामवयचञ्रहणेन ग्रहणं स्याद्वा न वेति । कुतः पुनरियं विचारणा । इह हि 
समुदायाँ अप्युपदिच्यन्ते अवयवा अपि। अभ्यन्तरइच सञुद्रायेऽवयबः । 
तद्यथा बक्षः ्रचळन्सहावयचैः प्रचळति। तत्र समुदायस्थस्यावयस्यावयव- 
ग्रहणेन ग्रहणं स्याद्वा नचोति विचारणा । कइचात्र विशेषः । 


—————. 


अब-यह विचार का विषय है--ये जो वणो में वतमान वणो के अयत्र, जो 
स्वतन्त्र वणौ के समानाकार हैं, अवयव सददश स्वतन्त्र वर्ण मानकर जो कार्य स्वतन्त्र 
वर्णी को ग्राप्त होता है वह इनमें होगा अथवा नहीं । यह विचार ( सन्देह ) क्यांकर 
उत्पन्न होता है ? इस लिए कि यहां शास्त्र में समुदायों का भी उपदेश है और उनके 
अवयवो का भी । और अवयव समुदाय के भीतर वर्तमान होता है, जिस प्रकार वृक्ष 
जब हिता है तो अपने अवयवो को साथ लिए हुए ही हिलता है। इस लिए 
समुदाय के भीतर वर्तमान अवयव को एथम्प्रहण करके तन्निमित्त कार्य होना चाहिए 
अथवा नहीं, यह सन्देह होता है । तो इन दोनों पक्षों में क्या विशेष है ? 


१. आकार आदि में अकार आदि सदृ अवयव, ऋकार ठुकार में रेफ़ लकार 
सदृश अवयव, सन्ध्यक्षरों में अकार इकार उकार सरश अवयव दीख पढ़ते हैं, इन 
में केवल ( = स्वतन्त्रतया प्रयोग में श्रयमाण ) अकारादि को जो कार्य प्राप्त होता है, 
वह होगा अथवा नहीं--यह विचार है। 


२. समुदायों का भी उपदेश है । यथा ऋल, एऐ, ओऔ का । अवयवों का भी, 
जैसे अइउ (ण) र (ट्‌)ल (ण्‌) का। यहाँ दो पक्ष उपस्थित होते हैं-- 
(१) ग्रहणपक्ष (२) अग्रहणपक्ष । ग्रहणपक्ष में सन्देह का बीज यह है कि जहां समुदाय- 
परक निर्देश है ( यथा कळू एऐ इत्यादि) वहां अवयवों (रेफ ल अ इ इत्यादि ) का 
प्राधान्य से निर्देश नहीं । तिसपर ' अवयवभूत अकार की एच्‌ आदि समुदाय संज्ञा 
न होने पर भी स्वतन्त्र अकार के रूप में उसका ग्रहण संभवी है । अग्रहण पक्ष में 
अवयवों के समुदाय में तिरोहित होने से, समुदाय के घटकतया उपकारक होने से, अपने 
कार्य के प्रति अप्रयोजक होने से जैसे नरसिंह में नरत्वादि कुछ भी नहीं । समुदाय एच 
आदि के अवयव में अत्व आदि कुछ भी न होने से वर्णान्तर के साथ सारूप्यमात्र से 
उसमें तन्निवन्धन कार्य नहीं होना चाहिए--यह शङ्का का बीज है। इस पक्ष में वृक्ष 
दृष्टान्त दिया है। समुदाय को कार्य हुआ तो उसके अवयवों को अपने आप हो गया, 
समुदाय-रूप दृक्ष के कम्प में अवयवों का कम्प नान्तरीयकतया सिद्ध ही है । 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


८४ _ व्याकरणमद्दाआष्य 


~ ~ ~ रावि [nS आळा 
वर्गैकदेशा वर्णग्रहणेन चेत्सन्ध्यक्षरे समानाक्षरावाधप्रातपध; । 


वर्णैकदेशा वर्णग्रहणेन चेत्सन्ध्यक्षरे समानाक्षराश्रयो विधिः प्रामोति, 
स प्रतिषेध्यः । अन्ने इन्द्र, वायो उदकम्‌, अकः सवणे दीर्घ इति दीर्घत्वं 
पराप्नोति । 
दीर्घे हृस्वविधिम्रतिषेधः । 

दीचे हस्वाश्रयो विधिः प्राप्तोति स प्रतिषेध्यः। आळूय प्रत्य हस्व॒स्य 
पिति कृति तुग्‌ इति तुक्‌ प्राभोति । नेष दोषः । आचार्य प्रवृत्तिज्ञांपयाति न 
` दीचे हस्वाश्रयो विधिर्भचतीति यद्यं दीर्घाच्छे तुक शास्ति । नैतदस्ति 
ज्ञापकम्‌ । अस्ति ह्यन्यदेतस्य वचने प्रयोजनम्‌ । किम्‌ ! “पदान्ताद्वा? इति 


विभाषां वक्ष्यामीति । यत्तर्हि योगविभाग करोति। इतरथा हि दीर्घात्पदा- 
(DINU She = SER SE य 


( बा० ) वणी के अवयवों को - यदि स्वतन्त्र वणे ( जिनके वे सदश हैं ) मान 
लिया जाए तो सन्ध्यक्षर में समानाक्षरों के आश्रित जो विधि प्राप्त होती है उसका 
ग्रतिथिध करना होगा-- अग्ने इन्द्र--यहां सन्ध्यक्षर ए के अवयव इ को पृथक्‌ वर्ण 
मानकर अकः सवर्णे दीधः इस सूत्र से दी प्राप्त होता है। इसी तरह वायो उदकम्‌ 
यहाँ भी ओं के अवयवभूत उ को मानकर दीर प्रास होता है । 

'( चा० ) दीर्घ में हस्य के आश्रित जो - विधि प्रास होती हे उसका प्रतिषेध 
करना होगा । आळू्य प्रखय--यहां रू, के उकार के अवयव हृस्व उ को पृथरा वर्ण मान 
कर हस्त्रस्य-पिति कृति तुक्‌ इस सूत्र से तुक का आगम प्राप्त होता है । यह कोई दोष 
नहीं । आचार्य की प्रवृत्ति वतलाती है कि दीर्घ में ( उसके अवयव ) हृस्व के आश्रित 
विधि नहीं होती, क्योंकि आचाय दीव से परे छ परे होने पर तुकू का विधान करते 
हैं। यह ज्ञापक नहीं बन सकता । इस वचन का कुछ और प्रयोजन है। क्या? पदा- 
न्ताद्वा इस विकल्प विधायक शास्त्र में दीर्घात्‌ इसकी अनुवृत्ति हो, इस लिप्‌। अच्छा, 
तो जो दीघोत्पदान्ताद्वा इस प्रकार एक सूत्र न करके योगविभाग करके दीर्घात्‌ यह 
_ जुदा सूत्र पढ़ा है यह ज्ञापक रहेगा । (अन्यथा अपदान्त दीवे, चेच्छिद्ते इत्यादि के 
चकारोत्तरवर्ती ए के अवयव इ ( हृस्व) से परे छेच से ही तुक्‌ की सिद्धि हो 


नी थी अत 


१. समान दन्द से यहां पूर्वाचायौ के संकेतानुसार अकू वर्णो का ग्रहण होता 
है। पूर्वाचायों का सूत्र है--दश समानाः--अ आ इर उ ऊ छ ऋ ळ लू--ये दस 
समानाक्षर कहलाते हैं। 

` २, यदि दीर्घात्‌ एसा न पढ़ा जाए तो कुडयच्छाया यहां भी विकल्प से 
तुक्‌ होगा । प 


४ 


* (८-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


° TT ENC 


द्वितीय आह्निक ८५ 


न्ताद्वा इत्येव ब्रूयात्‌ । इह तर्हि--खट्वाभिः, अतो भिस ऐस्‌ इत्येस्मावः 
प्राप्नाति । तपरकरणसामर्थ्याक्न भविष्याति । इह तर्हि याता वाता अतो लोप 
आर्धथातुक इत्यकारलोपः प्राप्नोति। ननु चात्रपि तपरकरणसामर्थ्यादेच न 
भविष्यति । अस्ति ह्यन्यत्तपरकरणे प्रयोजनम्‌ । किम्‌। सर्वस्यं लोपो मा 
भूदिति । अथ क्रियमाणेऽपि तपरे परस्य लोपे इते पूर्वस्य कस्मान्न भवति। 
परलोपस्य स्थानिवदूभावादसिँद्धत्वाच्च । एवं तह्याचार्यप्रदृत्तिर्शापयाति 
नाकारस्थस्याऽकारस्य लोपो भवतीति । यदयम्‌ आतोऽनुपसग कः इति 
ककारमचुवन्धं करोति । कथं कृत्वा ज्ञापकम्‌ । कित्करणे तत्प्रयोजनम्‌ 
कितीत्याकारलोपो यथा स्यादिति । यद्याकारस्थस्याऽकारस्य लोपः स्यात्‌, 


जाने से दीधै ग्रहण व्यथ होता )। अच्छा तो खट्वाभिः यहां हस्त्राश्रय विधि अतो 
भिस ऐस्‌ से भिस्‌ के स्थान मै ऐस्‌ प्राप्त होता है। ( उत्तर ) अकार तो तपर करने 
के चल पर यहां ऐस नहीं होगा (प्रकत मै यदि ऐस्‌ हो जाए तो तपरकरण व्यर्थ हो 
जाय )। -अच्छा तो याता वाता -- यहां अतो लोप आर्धधातुके इस सूत्र से आ के 
भीतर के हस्व अ का लोप होना चाहिए । अजी यहाँ भी तपरकरण के बळ पर ही लोप 
नहीं होगा । नहीं, यहां तपरकरण का कोई दूसरा प्रयोजन है । क्या! सारे दीर 
आ का लोप न हो जाए (आ के एक अवयव अका लोप तो होगा ही )। यदि 
पूछो तपर करने पर भी परले अ का लोप होने पर पूर्व अ का लोप क्यों नहीं होता तो 
हम कहेंगे स्थानिवद्भाव होने से और असिद्ध होने से। ऐसी अवस्था में आचाये-प्रवृत्त 
बतलाती है-- 

आकार के भीतर वर्तमान अका लोप नहीं होता, क्योंकि आचाये आतो- 
ऽनुपसगे कः ( ३। २। ३ ) इस सूत्र में प्रत्यय को इत्संज्ञक ककार-सहित पढ़ते हें । 
यह क्यो. कर ज्ञापक हुआ कित्करण में यही तो प्रयोजन है कि कित्मत्यय परे 
होने पर ( धातु के) आ का लोप हो जाय । यदि. आकार के भीतर वर्तमान अ 


`१. अतपर होने पर अ अपने सवर्णो का ग्राहक होगा, जिससे सम्पूर्ण आ का 
लेप होने लगेगा । । र 

२. असिद्धवदत्रामात्‌ (-६।४।२२ ) इस शास्त्र से। यह इस तरह समझना 
चाहिये--अपाचितराम्‌ में चिणो लुक्‌ ( ६।४।१०४) इस शात्रसे त का उक 
होनेपर तराम्‌ शब्द का भी जब इसी शास्त्र से लुक्‌ प्राप्त हुआ तो इसी शास्त्र से 
किए हुए त-छुकू को असिद्धवत्‌ मान कर व्यवधान होने से तराम्‌ शब्द के लक 
को रोका जाता है, इसी प्रकार प्रकृत में अतो लोपः शास्त्र से किये गये परले-अ के 
लोप को असिद्धवत मानकर इसी शास्त्र से प्राप्त पूवे अ के लोप को रोका जाता है । 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


स्त [| 


८६ व्याकरणमहाभाष्य 


कित्करणमनर्थकं स्यात्‌। परस्याकारस्य लोपे कृते द्वयोरकारयोः पररूपे 
हि सिद्धं रूपं स्याद्‌ गोदः कम्बळद इति । पहयति त्वाचाय्यो नाकारस्थ- 
स्याऽकारस्य लोपः स्यादिति, अतः ककारमलुवन्धं करोति। नैतदस्ति 
ज्ञापकम्‌ । उत्तराथमेतत्स्यात्‌-तुन्दशोकयोः परिसजापचुदोः इति। 
यत्तर्हि गापोष्टक्‌ इत्यनन्यार्थ ककारमजुबन्ध करोति । 


एकवर्णबच्च । ˆ 


एकवर्णवच्च दीर्घो भवतीति वक्तव्यम्‌ । किं प्रयोजनम्‌ । चाचा तर- 
तीति द्रयज्ळक्षणष्ठन्मा भूदिति। इह च वाचो निमित्तम्‌, तस्य निमित्तं 
संयोगोत्पातौ इत्यचुवर्तमाने गोद्वयच इति द्वयज्लक्षणो यन्मा भूदिति । 
अत्रापि गोनौग्रहणं ज्ञापकम्‌-दीर्घाद्‌ द्रयज्छक्षणो विधिर्न भवतीति । अयं 
तु सवेषामेव परिहारः 


का ( अतो रोपः से ) लोप हो जाय तो इस सूत्र में कित्करण व्यर्थ हो जाय । आ 
(=्भ+अ ) के परले अ का लोप होने पर प्रत्यय के अ और प्रकृति के अवशिष्ट 
अ के स्थान में (अतो गुणे ६।१ | ९७ से ) पररूप एकादेश होने पर इष्ट रूप 
गोदः, कम्बलदः सिद्ध हो जायगा। पर आचाय जानते हैं आकार के अवयत-भूत 
अ का लोप न होगा । अतः ककार अनुबन्ध लगाते हें । पर यह तो ज्ञापक नही “बन 
सकता । यहाँ का क प्रत्यय उत्तर सूत्रों में अनुवृत्ति के लिये रहेगा । जैसे तुन्द- 
शोकयोः परिमृजापनुदोः (३।२।५) इस सूत्र में । अच्छा तो जो गापोष्टक्‌ ( ३। २। ८ ) 
में जो ककार अनुवन्ध लगाया है जिस का दूसरा प्रयोजन ही नहीं, वह ज्ञापक रहेगा । 

(चा०) एक वणे की तरह । 

दीधे एक वर्ण एकाच्‌ होता है ऐसा कहना चाहिये । क्या प्रयोजन है ? वाचा 
तरति इस विग्रह को आश्रित कर वाच्‌ से ( नोद्वथचःउन्‌ ४। ४। ७ से ) द्वयच्कता 
( दो अचों ) को मान कर कहीं ठनू प्रत्यय न हो जाय। और वाचो निमित्तं संयोग 
उत्पातो वा इस विग्रह को आश्रित कर के गोद्वयचः ( ५।१।३९ ) इस सूत्र से वाच्‌ में 
द्रयच्कता को मान कर कहीं, यत्‌ न हो जाय। नहीं, ऐसा नहीं होगा । यहाँ भी गो और 
नो का इन दोनों सूत्रों में दयच से जुदा ग्रहण होने से ज्ञापित होता है दीर्घ से द्वयज- 
निमित्तक विधि नहीं होती। पर वक्ष्यमाण उत्तर सभी दोषों का एक ही परिहार है--- 


„ १, सति प्रयोजने न ज्ञापकं भवति प्रयोजन हो तो ज्ञापक नहीं होता। यहाँ तो 
कित करण प्रयोजनवान्‌ है । यदि प्रत्यय कित्‌ न हो ( जो यहाँ है ) तो आकार के उत्तर- 
. भाग अकार का अतो लोपः से लोप होने पर धातु के अवशिष्ट अ और प्रत्यय के 

अका पररूप एकादेश हो जाने पर और इस को धातु के प्रति अन्तबद्काव होने 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi, Collection. Digitized by eGangotri 


द्वितीय आह्निक <$ 


ना&व्यंपवृक्तस्यावयवे तद्विधिर्यथा द्रव्येषु । 

. नाऽव्यपद्क्तस्याऽवयवाश्रयो विचिर्भवति यथा द्रव्येषु । तद्यथा 
द्रव्येषु सप्तदश सामिधेन्यो भवन्ति इति न सप्तदशारत्निमात्रं काष्ठमग्ना- 
वश्याधीयते। विषम उपन्यासः । प्रत्यृचं चैव हि तत्कर्म चोद्यते । असम्भवः 
इचाण्नो वेद्यां च। यथा तर्हि सत्तददा प्रादेशमात्रीराइवत्थीः समिधो | 
ऽभ्यादधीत इति न सप्तद्शप्रादेशमाज्न काष्ठमग्नावभ्याधीयते । अत्रापिं 
प्रतिप्रणचे चैतत्कर्म चोद्यते। तुल्यकचासंभचोऽग्नौ वेद्यां च। यथा तर्हि 


( वा० ) अभिन्नतया भासमान वर्ण समुदाय के अपृथगू-भूत ( अस्वतन्त्र ) 
अवयव को तत्सदृश, स्वतन्त्र, भिन्न वर्ण के तुल्य विधि नहीं होती जैसे द्रब्यों में। जैसे - 
(वेद में कहा है) सप्तदश सामिधेन्यो भवन्ति अथोत्‌ समिदाधान के सत्तरह ऋर्मन्त्रं 
से सत्तरह ( एक-एक हाथ लम्बी) समिधा रखी जाती हैं, पर इस वचन के आधार पर 
सत्तरह हाथ लम्बी एक ही लकड़ी तो अग्नि से नहीँ रखी जाती ( यद्यपि वहाँ भी एक 
एक हाथ लम्बे टुकड़े ससुदाय-घरकतया विद्यमान हैं, पर वे अभिन्न-बुद्धि-गम्य-समुदाय 
के अभिन्न अस्वतन्त्र अवयव हैं, सत्तर हाथ लस्बे उस एक काळ में सत्तर काष्ठ हैं 
ऐसी बुद्धि नहीं होती, अतः तदाश्रित कार्य नहीं होता) । यह दान्त ठीक नहीं । 
एक एक ऋचा को उच्चारण कर एक-एक समिधा को रखने का विधान है 
और अग्नि व वेदी में सत्तरह हाथ लम्बा काप्ठ रखा भी नद जा सकता । ( अच्छा 
तो दूसरा दृष्टान्त लीजिए ) जैसे सत्तरह एक-एक बालिइत लम्बी अइवत्थ ( पीपर ) 
की समिधाओं को अग्नि में घरे--इस विधान बळ पर सत्तरह बालिइत लम्बा 
एक ही काष्ठ अग्नि में नहीं धरा जाता । ( यहां भी इृशन्तविषमता है ) यहां भी 
प्रति ओंकार उच्चारण के साथ एक-एक काळ धरने की विधि है। और ( यद्यपि 
बालिइत अल्प-प्रसाण है, हाथ का आधा है तो भी ) यहां भी १७ बाहिइत लम्बे 
एक ही का" के अग्नि व वेदी में आधान का पहले जैसा असम्भव है। अच्छा तो 


` स और उसे सुपि च से दीघ होने पर भी एकदेशविकृतन्याय से धात्वन्तावयव ही 
रहने से छन्दोगाय यहाँ आतो घातोः ( ६।४।१४० ) से आ लोप होने लगेगा । यह कोई 
दोष नहीं । सन्निपात परिभाषा से यहाँ लोप नहीं होगा । अदन्त अङ्ग अथोत्‌ अको 
_ आश्रित कर के जो ङेयैः से य हुआ है वह अ के लोप का निमित्त नहीं बनेगा। 

१. व्यपत्रृक्त॑ व्यपवगो भेदः । अविद्यमानं व्यपत्रृक्तमस्येत्यव्यपवृक्तम्‌ , तस्य 
अभिन्नबुद्धिविषयसमुदायस्य । अव्यपद्रक्तस्य और अवयवस्य-- ये दोनों व्यधिकरण 
षष्टियाँ हैं, समानाधिकरण नहीं, अव्यपत्रक्त के अवयव का ऐसा अर्थ है, न कि | 
अव्यपबृक्त जो अवयव उस का ऐसा । 

२. और सम्भवमात्र को लेकर कार्य नहीं होते, कार्य-निमित्तक बुद्धि हो तभी होते हैं। 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


८८ च्याकरणमहा भाप्य 


तेलं न विक्रेतव्यम्‌ , मांसं न विक्रेतव्यम्‌ इति व्यपत्वक्तं च न विक्रीयते 
अव्यपवृक्त--गावः सरषपाइच चिक्रीयन्ते। तथा लोम नखं स्पृष्ट्वा 
शौच कर्तव्यम्‌ इति व्यपवृक्तं स्पृष्ट्या नियोगतः कर्तव्यम्‌। अव्यपवृक्ते 
_ कामचारः । यत्र तर्हि व्यपवर्गोस्ति। क्क च व्यपवर्गोस्ति। सन्ध्यक्षरेषु । 
सन्ध्यक्षरेषु विबृतत्त्रात्‌ | । 
यद्चा५वर्ण विवृततरं तदन्यस्मादवर्णाद्‌ । ये अपीवर्णोंचर्ण बिद्युततरे 
ते अन्याभ्यामिवर्णोवर्णाभ्याम्‌ । अथवा पुनेन ग्रह्मन्ते । 


अग्रहणं चन्नुडूबिधिळादशविनामषु ऋकारग्रहणम | 


` यह दान्त ढीजिए-- ( स्छृतिकार का वचन है ) तेल नहीं. बेचना चाहिए, मांस नहीं 
ब्रेचना चादिए, पर एथग्भूत तो बेचा जाता है, और अप्रथग-भूत जैसे गो और तिल 
नहीं बेचे जाते । इसी प्रकार ( स्मृति हे-- ) छोमों को और नखो को छूकर स्नान 
करे । यहां जुदा हुए-हुण छोमों भौर नखा को छूकर अवश्य स्नान करना होगा, परन्तु 
शरीरस्थ लोम, नखौ को छूकर इच्छा हो स्नान करे, अनिच्छा हो, न करे । अच्छा ता 
जिस समुदाय में प्रथकृता भास रही हो ( वहां अवयताश्रित कार्य क्यों न हो? )। 
कहां प्रथकृता भासती है? सन्ध्यक्षरों में । 

( वा० ) सन्ध्यक्षरो में विद्वत होने से (अवयवाश्चित कार्य नहीं होगा) । इन 
सन्ध्यक्षरों में जो अवणे ( अवयव ) है वह लोक में प्रयुक्त स्वतन्त्र अ की अपेक्षा 
विद्वततर है ( अतः यह उसका सवर्ण नहीं ) भोर जो इ वर्ण और उ वर्ण हे वे भी 
दूसरे इवर्ण उणे से विद्यततर हँ ( अतः यहां के इवर्ण उवण स्वतन्त्र इवणे 
उवर्ण के सवर्णे नहीं ) । अथवा इन अवयवॉ का स्वतन्त्र वर्णो की तरह अहण नहीं 
होता--यह पक्ष रहे । 

(वा० ) यदि ग्रहण नहीं होता तो नुट्‌ विधि, लादेश, विनाम ( णत्व ) की 
कतेव्यता में ऋकार का अहण करना होगा । 


१. परमार्थतः पृथग्‌ उपलभ्यमान स्वतन्त्र वर्णो की समुदाय में अवयव-रूप 
से अन्तः सत्ता नहीं है, केवल वर्णोन्तर साहश्य से प्रत्यभिज्ञा होती है । समुदाय वणा 
में समुदाय बुद्धि भी तात्त्विकी नहीं है, यहाँ श्रान्तिवश अवयवाभास होने से वेसी बुद्धि 
कल्पित होती है । 
“पदे न वर्णा विद्यन्ते वर्णेष्ववयवा न च। 
वाक्यात्पदानामत्यन्तं प्रविवेको न कदचन ॥ 

इस चाक्यपदीय-वचन के अनुसार स्फोट को सिद्धान्त माननेवाले वेयाकरणों के 
लिये इस पूवे पक्ष का-कौन सा अवसर है । 


_ CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


i mae यह या..." 4 


द्वितीय आहिक ८९ 


अग्रहणं चेन्ठुइविधिलादेशविनामेषु ऋकारग्रहणं कर्तव्यम्‌। 'तस्मा- 
न्चुड्‌ द्विहः? ( ७४७१) ऋकारे चेति वक्तव्यम्‌। इहापि यथा स्यात्‌ 
आन्रुधतुः, आत्रधुरिति। यस्य पुनग्रृह्मन्त द्विहल इत्यव तस्य सिद्धम्‌। यस्यापि 
न गृह्यन्ते तस्याप्येष न दोषः। द्विहल्ग्रहणं न करिष्यते तस्मान्नुड्‌ भवतीत्येच। 
यदि न क्रियते आटतुः, आडुरित्यत्रापि प्राभोति। अ्नोतिग्रहणं नियमार्थः 
भविष्यति, अइनोतेरेचाऽवणापधस्य, नान्यस्याऽवणोपधस्येति । 
(डड्विधिः ) । 

लादेशे च ऋकारग्रहणं कर्तव्यम्‌ । छृपो रो छः ऋकारस्य चेति वक्त- 
ब्यम्‌। इहापि यथा स्यात्‌- क्लप्तः क्लप्तवानिति । यस्य पुनगेद्यन्ते र इत्येव 
तस्य सिद्धम्‌। यस्यापि न ग्रह्मन्ते तस्याप्येष न दोषः । क्रकारोप्यत्र निर्दि- 


इयते । कथम्‌ । अविभक्तिको निर्देशः--कृप, उ५, रः, लः, छपो रो छ इति। 


तस्मान्नुड्‌ द्विहः इस सूत्र में ऋकारे च ( ऋकार परे होने पर भी ) ऐसा 
पढ़ना होगा ताकि आनृधतुः ( ऋध्‌ का प्र पु० द्विवचन में लिट्‌), आनृधुः ( बहु० 
में लिट ) यहां भी चुट्‌ का आगम हो जाय। जिसके मत में वणो के एकदेश का 
स्वतन्त्र वणी के रूप में अहण होता है, उसके लिए द्विहः कहने से ही चुटू आगम 
हो जाएगा । जिसके मत में ग्रहण नहीं होता उसमे भी यह (ऋकारग्रहणरूप) दोष 
नहीं भाता । वह द्विहल्‌ का ग्रहण न करेगा तस्मान्नुड्‌ ( भवति), इतना ही सूत्र 
न्यास करेगा । यदि ऐसा किया जाएगा, आटतुः, आईः--यदाँ भी नुट्‌ की प्रासि 
होगी । (नहीं होगी) अइनोतेश्व ( ७४७२ ) सूत्र में अञ्ूङ धातु का चट्‌ विधान 
के लिए जो अहण किया है वह नियमार्थ होगा, अथात्‌ अवर्ण उपधावारे धातु को 
यदि नुट्‌ हो तो अझूङ् को ही हो, अन्य को न हो। ( नुड्विधि के विषय में 
कह दिया ) । 

लादेश विधि में भी ऋकार का ग्रहण करना होगा । कृपो रो लः ( ८।२।१८ ) 
यहाँ ऋकारस्य च ( ऋकार को छादेश हो ) ऐसा पढ़ना चाहिए, ताकि क्लूसः 
क्लप्वान--यहाँ भी हत्व हो जाय । जिसका यह पक्ष दै वर्णौ के एकदेशों का स्वतन्त्र 
चणौ के रूप में ग्रहण होता है उसके लिये तो सूत्र में पढे हुए रः से ही कार्यसिद्धि 
हो जायगी । (ऋकारस्थ रेफ भाग को छत्त्र करने से इष्ट सिद्धि हो जायगी) । जिसका 
पक्ष है अहण नहीं होता, उसके विषय में भी ऋकारग्रहण गौरव रूप दोष नहीं आता। 
(क्योंकि) यहाँ ऋकार का निर्देश पहले से ही किया हुआ है । वह कैसे ! पो 
रो लः सूत्र में कृप यह अविभक्तिक ( विभक्ति-रहित ) निर्देश हे, ऋ का षष्ठ्यन्त 
रूप उः दै, कृप के पकारोत्तरवती अकार से मिल कर ओ गुण हुआ है। 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


५० " वब्याकरणमहाभाष्य 


अथेवा उभयतः स्फोरमात्रं निर्दिइयते रश्च॒तर्लश्चतिर्भवतीति । ( लादेशाः ) 
विनामे ऋकारग्रहणं कर्तव्यम्‌ । रषाभ्यां नो णः समानपदे ऋकारा- 
च्चेति वक्तव्यम्‌ । इद्दापि यथा स्यात्‌ मातृणां पितृणामिति। यस्य पुन- 
गृह्यन्ते रपाभ्यामित्येव तस्य सिद्धम्‌। न सिध्यति । यत्तद्रेफात्परं भक्ते 
स्तेन व्यवहितत्वान्न प्राप्नोति। मा भूदेवम्‌ । अड्व्यवाये इत्येव सिद्वम्‌ । 
न सिध्यति । वर्णैकदेशाः के वर्णग्रहणेन गृह्यन्ते ये न्यपवूक्ता अपि वर्णा 
भवन्ति । यच्चापि रेफात्परं भक्तेः, न तत्कचिद्पि ब्यपद्गक्तं इझ्यते। एवं 
तर्हि योगविभागः करिष्यते, रषाभ्यां नो णः समानपदे, ततः व्यवाये’ | 
व्यचाये च रपाभ्यां नो णो भवतीति । ततः 'अस्कुप्वाङ्चुस्भिः’ इति। 
इदमिदानीं किमर्थम्‌। नियमार्थम्‌ । एतैरेवाक्षरखमास्नायिकैर्यचाये, नान्यैः, 


अथवा ऐसा समझिये कि यहैँ ( कृपो रो छः ) सूत्र में दोनो स्थानी र ओर आदेश ल 
में जातिस्फोट र, र का निर्देश है । (यह लादेश विषय में कह दिया) 

विनाम (णत्व विधि) में ऋकार का ग्रहण करना होगा । जहाँ णत्व विधायक 
शास्त्र रपाभ्यां नो णः समानपदे पढ़ा है वहीं उसके साथ ऋकाराच्च ( ऋकार से परे 
भी) ऐसा कहना चाहिये। ताकि मातणाम्‌ पितणाम्‌-यददँ भी णत्व हो सके जिस 
का ग्रहण पक्ष हे उसके मत में तो रपाभ्याम्‌ इतने से ही कार्य-सिद्धि हो जायगी । नहीं 
होगी । जो रेफ रूप भाग से परे अज-भक्ति है उससे व्यत्रधान के कारण रषाभ्याम्‌ 
इस सूत्र से प्राप्ति ही नहीं । मत हो। अट्कुप्वाङ्‌ सूत्र से अट्रूप व्यवधान होने पर 
भी णत्व होता है, (सो णत्व निर्बाध है) । णत्व ( इस सूत्र से भी ) नहीं हो सकेगा । 
वर्णी के एकदेश (अवयव) ये ही तो वर्णरूप से गृहीत होते हैं जिनके सदृश स्वतन्त्र 
वर्ण हैं । रेफ रूप भाग से परे जो अच्‌ भक्ति मानी जाती है वह ( तत्सदृशा वर्ण) कहीं 
भी दीखता नहीं । अच्छा तो इम योगविभाग करेंगे। रधाभ्यास-इस सूत्र को पढ़कर 
व्यवाये यह वचन पढेंगे, अर्थ होगा र्‌ घ्‌ से परे न्‌ को ण्‌ होता है और (किसी वर्णके) ` 
व्यवधायक होने पर (भी) यह णत्व हो जाता है । इसके अनन्तर अट्कुप्वाइनुम्मिः 
(अद्‌, कवरी, पवर्ग, आङ्‌, नुस्‌ इनके द्वारा व्यवधान होने पर) ऐसा पढेंगे । यह किस 
लिये ? नियम करने के लिय । अक्षर-समाम्नाय में उपदि वणो द्वारा यदि व्यवधान 
हो तो इन्दी (अद्‌ , कवर्ग, पवग, आङ्‌ और जुम्‌) द्वारा व्यवधान होने पर णत्व हो, अन्य 


समम 


__१. कृपः उः रेफस्य लत्वम:--यह एक वाक्य, कृपो रेफस्य लत्वम्‌--यह्‌ दूसरा । 

` इस प्रकार वाक्यभेद हो जाता है । पर यह न्याय है कि एकवाक्यता के संभव होने पर 
वाक्य-भद्‌ का आश्रयण युक्त नहीं, अतः भाष्यकार पक्षान्तर का उपन्यास करते हैं। 

२. यह नियम अक्षर-समाम्नाय में पढे हुए वर्णो द्वारा व्यवधान का संकोच करता 


.CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


0 0 


द्वितीय आह्विक ९१ 


इति। यस्यापि न ग्रृह्मन्ते तस्याप्येष न दोष; । आचार्यप्रवृत्तिश्ञापपति-भवति 
ऋकाराज्ञो णत्वमिति, यद्यं श्षुभ्नादिषु नुनमनशब्दै पठति । नेतदस्ति ज्ञाप- 
कम्‌ । वृद्धयर्थमेतत्स्यात-नार्नमनिः । यत्तर्हि तृप्नोतिदाव्दे पठति । यच्चापि 
चुनमनशब्दं पठति। ननु चोक्तं ब्ृद्धयर्थमेतत्स्यात्‌ । वहिरङ्गा वृद्धिरन्तरङ्ग 
णत्वम्‌। असिद्धं वहिरङ्गमन्तरङ्गे । अथवा उपरिष्टाद्योगविभागः करिप्यते । 
ऋतः नो णो भवति । ततः 'छन्दस्यवग्रहात्‌' ऋत इत्येव । ` 
प्छुतावैच इदुतौ | 
एतच्च वक्तव्यम्‌ । यस्य पुनर्शृह्न्ते गुरोष्टेरित्येव प्लुत्या तस्य सिद्वम्‌। 
यस्यापि न शृह्यन्ते तस्याप्येष न दोषः । क्रियत एतन्न्यास एव । 


द्वारा व्यवधान होने पर न हो। जिसका अग्रहण पक्ष है उसे भी यह ऋकार ग्रहण-रूप 
दोष नहीं आता । आचायै की प्रबृत्ति बतलाती है ऋकार से परे न्‌ को ण होता है जो 
चे क्षुभ्नाति गण में नुनमन शब्द पढ़ते हैं ( प्राप्त था तभी तो वारण करने के लिये 
छुम्नाति गण में पाठ कर दिया )। नहीं यह कोई ज्ञापक नहीं । इस ( नृनमन ) का 
पाठ तो इसलिये किया गया हो सकता है कि जब अपत्याथ इज प्रत्यय आने पर आदि- 
बुद्धि होकर पूवे पद में रकार मिल जाय तब उससे परे त्‌ को ण्‌ न हो। नानंमनिः 
ऐसा रूप हो । अच्छा जो इसी गण में तृप्नोति शब्द पढ़ा है, यह ज्ञापक रहेगा । और 
नुनमन शव्द का पाठ भी ज्ञापक होगा । अजी अभी कहा था कि उसका पाठ बृद्धि 
होकर नानमनिः रूप में रकारनिमित्तक णत्व को रोकने के लिये हो सकता है। नहीं । 
( बहिभूत निमित्त इन्‌ प्रत्यय होने से ) बृद्धि बहिरङ्ग है और ( अन्तर्भूत निमित्त 
होने से ) णत्व अन्तरङ्ग है । अन्तरङ्ग शास्त्र की दृष्टि मे बहिरङ्ग शाख असिद्ध होता 
है ( सो ऋकार निमित्तक णत्व को रोकने के लिये ही नुनमन शब्द का पाठ है ) । 
अथवा अगले सूत्र को विभाग करके पढ़ेगें--ऋतः ( सूत्र के अविभक्तिक ऋत्‌ की 
पञ्चमी । और अथे होगा ऋ से परे न्‌ को ण्‌ होता है। तब छन्दस्यव्र्नहात्‌ पढ़ेंगे 
जिसमें पूर्वे सूत्र से ऋतः इसकी अनुवृत्ति होगी । 

( अहणवादी का कथन )--पछतावैच इदुतौ ( ८२1१०६ ) अर्थात्‌ ऐच के . 
अवयव इ, उ को प्छुत होता है--यह तुम्हें कहना पडेगा । जिस के मत में अवयवी 
का स्वतन्त्र वणी की तरह ग्रहण होता है, उस के मत में गुरोरनृतः इत्यादि सूत्र से | 
ही प्लुत हो जायगा। ( उत्तर ) जिस के मत में ग्रहण नहीं होता, उस में भी कोई 
दोष नहीं ( गौरव नहीं आता ) । सूत्रकार ने पहले ही इस वचन को सूत्ररूप में पढ़ 
रखा है ( यहाँ कोई अपूर्व वचन नहीं पढ़ना दै) । 


. है। रेफ रूप भाग से परे जो अजभक्ति मानी जाती है उसका नहीं, सो वहां ब्यवाय इस 
योगविभाग से निर्वाध णत्व होगा । 


८८-७0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


५२ न ब्याकरणमहाभाष्य 
तुल्यरूपे संयोगे द्विव्यज्जनविधिः ॥ 
तुल्यरूपे संयोगे द्विव्यञ्जनाश्रयो विधिने सिध्यति कुरेक्करः, 
पिउप्पली, पिरेत्तमिति। यस्य पुनयुह्यन्ते तस्य दो ककारो, दौ पकारौ, द्वो 
तकारौ । यस्यापि न गृह्यन्ते तस्यापि द्वौ ककारौ, द्वौ पकारौ, द्वौ तकारो । 
कथम्‌ । मात्राकालोऽत्र गम्यते । न च मात्रिकं व्यञ्जनमस्ति। अनुपदिष्टं 
सत्कथं श्यं विज्ञातुम्‌। असञ्च कथं शक्यं प्रतिपत्तुम्‌ । यद्यपि तावदत्रै- 


तच्छक्यते चक्तुं यत्रैतन्नास्ति-अण्‌ सवर्णान्णृह्णातीति । इह तु कथम-- 
सथँँयन्ता, स बूँचत्सरः, यढूँछोकम्‌, तलँलोकम्‌ इति । यत्रैतदस्त्यण्‌ सवर्णान्‌ 


( वा० ) ( अहणवादी फिर दोष देता है )--तुल्यरूपवाले अवयव जिस वणे 
में हैं और जो संयोगसंज्ञा के योग्य ( एक ) वर्ण है वहां तुम्हें ( अग्रहणवादी को ) 
हङू-द्रय-आश्रित संयोगसंज्ञा अप्रास होने से कहंनी चाहिये। जिस से संयोग के परे 
होने. पर पूर्व की गरु संज्ञा होने से शुरोरनृतः-- से कुश्क्कुट, पिशप्पली, पिइत्त 
इत्यादि में प्लुत हो सके। ( हमारे मत में अवयव-भूत ककारादि को, लेकर दो 
ककार, दो पकार, दो तकार हैं )। ( उत्तर--) जिसके मत में ग्रहण नहीं होता 
उसके मत में भी दो ही ककार, दो ही पकार और दो ही तकार हैं । तुम पूछो कँसे ? 
(तुम्हारा यहाँ कक, प्प, त्त में एक वर्ण मानना रान्ति है) कारण कि मात्रा काळ संयोग 
का बोध हो रहा है, पर मात्रा काळ वाला व्यञ्जन तो है नहीं। जब आचार्य ने उसका 
रत्याहारसूत्रों में उपदेश नहीं किया तो उसकी सत्ता केसे जानी जाय और जो 
अविद्यमान है उसे केस स्वीकार किया जाय। यहाँ पूवैपक्षी ( अहणवादी ) कहता 
है कि जहां अण्‌ भिन्न वणी क्क, प्प, त्त आदि में अणुदित्सवर्णस्य चाप्रत्ययः (१।१।६९) 
अहणक शास्त्र नहीं लगता वहां तुस भले ही उपदेशाभाव और असत्त्वरूप अग्रहण 
में देतु दे सको, पर जहां सयुँयन्ता, सईँवत्सरः, यहँछोकम्‌, तलेंलोकम्‌ आदि में अण्‌ 
से गृहीत होने से साक्षात्‌ उपदेश न होने पर भी उपदिष्टत्व और सत्त्व है ही । वहां 
अण्‌ रूप य्‌, व्‌, छू अपने सवणा का ग्राहक हाने से दो य्य, दो च्व, दो ल्ल को एक 
वर्ण हळू के रूप में ग्रहण ( बोध ) करायँगे सो अग्रहण पक्ष में दो हरू न होने से 
संयोग सज्ञा न बनेगी। (उत्तर) यकारादि के अण्‌ होने पर भी द्वियकारदि को वह 
अहण नहीं करा सकता, जो है उसीका ग्रहण करा सकता है। य्य आदि मात्राका- 


१. तुस्यरूपावयवः संयोगस्तुल्यरूपः । मध्यमपदलोपी समासः । तुत्यरूप- 
संयोग की पूवपक्ष में एकवर्णता है, सिद्धान्त में वणद्रयरूपता । शीघ्रोच्चारणवञ्ञात. 
एकत्व ज्ञान तो श्रान्त है । 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


द्वितीय आह्विक १३ 


ग्रह्मातीति । अत्रापि मात्राकालो ग्रृह्मते । न च मात्रिकं व्यञ्जनमस्ति । अनु- 
पिएं सत्कथं श्यं विज्ञातुम्‌ । असच्च कथं दाक्यं प्रतिपत्तुम्‌ । 
इयबरट्‌ ॥ ५ ॥ 

सर्वे वर्णाः सकृदुपदिष्टाः, अयं हकारो द्विरुपदिइ्यते- पूर्वैव 

परश्च । यदि पुनः पूर्वं एवोपदिद्दयेत, पर एव वा । कङचात्र विशेषः। 
हकारस्य परोपदेराऽड्ग्रहणेषु हग्रहणम्‌ ॥ 
हकारस्य परोपदेशेऽ ड्ग्रहणेषु इअहणं कर्तव्यम्‌ आतोटि नित्यम्‌, शइछोरिँ, 
दीर्घादडि समानपादे हकारे चेति वक्तव्यम्‌। इहापि यथा स्यात्‌-महाँ 
हिसः। 
उत्वे च ॥ ॒ 
उत्वे च हकारग्रहणं कर्तव्यम्‌ अतो रोरप्लुतादप्लुते हशि च हकारे 


लिक हैं, व्यञ्जन ( हळू ) तो मात्राकालिक होता नहीं (वह तो अर्थमात्रिक होता है ), 
उसका आचायै ने उपदेश नहीं किया, उपदेश के बिना उसकी सत्ता केस जानी जाय। 
जो अविद्यमान हे उसे केसे स्वीकार किया जाए ? 
| हयवरट्‌ ॥५॥ 
सभी वणौ का ( वर्णसमाम्नाय में ) एक ही यार उच्चारण किया गया है, पर 
हकार ही का दो बार उच्चारण किया गया दै, पहले भी और पीछे भी। यदि पहले 
ही उच्चारण किया जाए अथवा पीछे ही, तो इसमें क्या भेद पड़ता है ? 
( बा०) हकार के केवल पर उपदेश होने पर जिन सन्नो म अदू ग्रहण किया 
है उनमें हकार भी ग्रहण करना चाहिए, ( जैसे ) आतोऽटि नित्यम्‌ , शइछोडटि , 
दीर्घादि समानपदे इन सूत्रो में हकार परे होने पर भी ( इन सूत्रों से विहित कार्य ) 
होते हैं ऐसा कहना चाहिए ताकि महैँ हि सः--यढैँ भी रुत्व और अनुनासिक हो जाय। 
(वा०) उत्त की कपेब्यता मै भी इकार ग्रहण करना चाहिये अतो रोरप्छुताद- 


१. सानुनासिक और निरनुनासिक यहाँ दो वर्ण हैं । 

२. यह सूत्र अद्पत्याहारार्थ हकार के उपदेश मे प्रसङ्गोच्चारित है। अट्कुप्वाङ्‌ 
आदि के साथ प्रसङ्ग से पढ़ दिया है । वस्तुतः इस अदू में हकार के उपदेश का कोई 
प्रयोजन नहीं । क्योंकि हकार परे रहते शकार का मिलना सवेथा असम्भव है । 

३. उत्व के साथ भोभगोअधोभपूर्वस्य योऽशि यहाँ अश्‌ प्रत्याहार में भी 
हकार के उपदेश का प्रयोजन समझना चाहिये । भो हसति देवा हसन्ति, आदि में इकार 

` परे रहते रु को यत्व होता दै । . 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


५४: व्याकरणमहाभाष्य 


चेति वक्तव्यम्‌ । इहापि यथा स्यात्‌--पुरुषो हसति ब्राह्मणो हसतीति। 
अस्तु तहिं पूर्वोपदेशः । 
| पूर्वापदेशे कित्तक्सेड्विधयो' झल्प्रहणानि च ॥ 

यदि पूर्वोपदेशः कित्त्वं विधेयम्‌-स्निहित्वा, स्नेहित्वा, सिस्नि- 
हिपति, सिस्नेहिपति रलो व्युपधाद्धलादेः ` इति कित्त्वं न प्राप्मोति। 
क्सविधिः-क्सश्च विधेयः--अधुक्षत्‌ , अलिक्षत्‌ शल इगुपधादनिटः 
क्स इति क्सो न प्रापोति । इड्विधिः-इस्‌ च विधेयः--रुदिहि वलादि- 
लक्षण इण्न प्राभोति । झल्त्रहणानि च । किम्‌। अहकाराणि स्युः । तत्र को 
दोष! | झलो झलि इतीह न स्यात्‌-अदाग्धाम्‌ अदाग्धम्‌। तस्मात्पूर्च- 
इचैवोपदेष्व्यः परश्च। यदि च किंचिदन्यन्नाप्युपदेशे प्रयोजनमस्ति 
तत्राप्युपदेशाः कतेव्यः। 

इदं विचार्यते-अयं रेफो यकारवकाराभ्यां पूर्व एवोपदिइ्येत हरय- 
चरू इति, पर एव चा यथान्यासम्‌ इति । कइचात्र विशेषः । 
प्छुते की अनुबृत्ति करत .हुए हशि च सूत्र में हकार परे होने पर भी उत्व हो ऐसा 
कहना चाहिये ताकि पुरुषो हसति, ब्राहमणो हसति यहाँ भी उत्व हो जाय । अच्छा तो 
` पूर्व ही उपदेश हो । म 

(वा०) यदि पूर्व ही उपदेश हो तो कित्त्व विधि, क्स विधि तथा इट्‌ विधियाँ 
नहीं सिद्ध होतीं और जहाँ झळ्‌ ग्रहण किया गया है वह हकार-रहित होगा । 

यदि पूर्वोपदेश ही किया जाय तो कित्त्व का विधान करना पडेगा । स्निहित्वा, 
सिस्निहिषति, सिस्नेहिषति में रलो व्युपधाद्धलादेः--इस सूत्र से हकार के र्‌ प्रत्या- 
हारान्तर्गंत होने से सेट्‌ क्त्वा और इडादि सन्‌ विकल्प से कित्‌ नहीं हो सकते । क्स- 
विधिः---क्स का भी विधान करना पडेगा | अधुक्षत्‌, अलिक्षत्‌ (दुह और छिद्द का कुङ्‌) 
में शाल इगुपधादनिटः क्सः इस सूत्र से क्स की प्राप्ति नहीं होती। इड्विधि--इट्‌ का 
भी विधान करना होगा (क्यों कि अव) वलादि प्रत्ययनिमित्तक इट्‌ की प्राप्ति नहीं! 
झळ्ग्रहण भी । क्या कहना चाहते हो? यही कि झळ प्रत्याहार हकार रहित हो जायेंगे। 

अब इस बात पर विचार किया जाता है रेफ का यकार वकार से पूर्व ही 


ओ- उच्चारण करके (सूत्र को) हरयवट्‌ इस रूप से पढ़ा जाय अथवा जैसे आचार्य ने इसे 


_ रखा है (हयवरट्‌ के रूप में) । तो इसमें क्या विशेष है ? 


१. यहाँ विधि शब्द में कर्मणि कि प्रत्यय समझना चाहिये । कित्त्व क्स इटू-- 
येविधेयहैं। | र 
न २. वर्णो का उपदेश किसी शास्त्रीय प्रयोजन के लिये किया जाता है ( केवल ) 
__ स्वरूपबोधन के लिये नहीं । द 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


द्वितीय भाद्धिक ९५ 
रेफस्य परोपदेशेडनुनासिकादिवचनपरसवणग्रातिषेधः || 


रेफस्य परोपदेशे ५चुनासिकद्विर्वचनपरसवर्णानां प्रतिषेधो वक्तव्यः। 
. अनुनासिकस्य--स्वर्नयति, प्रातर्नयति यरोनुनासिके$नुनासिको वा 
(८४1४५) इत्यनुनासिकः प्राप्नोति । .द्विवेचनस्य--मद्रहदः, भद्रहृदः यरः 
(८४४६) इति द्विर्वचनं प्राभोति । परसवर्णस्य--कुण्ड रथेन, चनं रथेन 
अनुस्वारस्य ययि (८।४।५८) इति परसवर्णः प्राप्नोति। अस्तु तर्हि 
पूर्वोपदेशः । 
पूर्वापदेशे कित्त्वप्रतिषेधो व्यलोपवचनं च ॥ 

यदि पूर्वोपदेशः कित्वं प्रतिषेध्यम्‌। देवित्वा दिदेविषति रळो व्यु- 
पधादिति कित्वं प्राम्मोति । नेष दोषः । नैवं विज्ञायते रलः व्युपधादिति। कि 
तर्हि । रळः अव्‌ व्युपधादिति । किमिदम्‌ अब्‌ व्युपघादिति | अवकारान्ताद्‌ 
व्युपधाद्‌ अवृव्युपधादिति । व्यलोपवचनं च-च्योइच लोपो वक्तव्यः । 


(बा०) रेफ का पर उपदेश करने पर अनुनासिक, द्विवचन और परसवर्ण 
का निषेध कहना होगा । अनुनासिक के निषेध का विषय स्त्रनेयति, प्रातर्नयति, यहाँ 
यरोनुनासिकेऽनुनासिको वा इस सूत्र से रेफ को यर्‌ प्रत्याददारान्तगंत होने से अनु- 
नासिक प्राप्त होता है । द्विवचन के निषेध का विषय--मद्रददः, भत्रदददः यहाँ अचो _ 
रहाभ्यां द्वे सूत्र. से रेफ के यस्प्रत्यादारान्तगैत होने से द्विव प्राप्त होता है । परसवण 
के निपेध का विधय--ऊुण्ड रथेन, वनं रथेन यह अनुस्वारस्य ययि परसवर्णः इस सूत्र 
से रेफ के यय्‌ प्रत्याद्वारान्तगत होने से अनुस्वार को परसवर्णे प्राप्त होता है । अच्छा 
तो (रेफ का) पूचे उपदेश ही हो । - ८ । 

(वा०) पूवे उपदेश होने पर कित्त्व का प्रतिषिध करना होगा और वकार यकार 
का लोप भी कहना होगा । 

यदि (रेफ का) पूर्व उपदेश किया जाय तो कित्व का प्रतिषेध करना होगा 
देवित्वा दिदविषति । यहाँ व्‌ के रळ प्रत्याहारान्तर्गत होने से रलो व्युपघाद्धलादेः 
संश्च (१।२।२६) इस सूत्र से सेट्‌ क्त्वा और सेट्‌ सन्प्रत्यय को विकल्प से कित्त्व प्राप्त 
होता दै । यद्‌ कोई दोष नहीं । हम सूत्र का पदच्छेद रलः व्युपधात्‌ ऐसा नहीं समझते 
किन्तु रलः अव्‌ व्युपधात्‌ ऐसा समझते हैं । तो अव्‌ व्युपधात्‌ इसका क्या अर्थ है? जो 
व्युपध हो पर वकारान्त न हो उससे । व्‌ य्‌ की लोप भी--गौघेर*, पचेरन्‌, यजेरन्‌, जीव्‌ 
धातु से रदानु प्रत्यय करने पर -- ऐसे स्थलों में कहना होगा, कारण कि अब रेफ 
वल्प्रत्याहारान्तर्गत न रहा अतः लोपोव्योवेलि ( ६।१।६६ ) इस सूत्र से छोप न हो 
सकेगा । यह कोई दोष नहीं । व्योवैछि सूत्र में रेफ का भी निर्देश (उच्चारण) आचाये 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


५३ व्याकरणमहाभाव्य 


गोधेरः, पचेरन्‌, यजेरन्‌, जीवे रदालुः-जीरदालु! । वलीति लोपो न 
प्राप्तोति । नेष दोषः। रेफोऽप्यत्र निर्दिइयते लोपो व्योर्‌ वलि इति, रेफे च 
वलि चेति। 

अथवा पुनरस्तु परोपदेशः। नजु चोक्तं रेफस्य परोपदेशेऽनुनासिक- 
द्वियेचनपरसवर्णप्रतिषेध इति। अनुनासिकपरसवर्णयोस्तावत्प्रतिषेधो न 
` वक्तव्यः, रेफोष्मणां सवर्णा न सन्ति। द्वि्येचनेऽपि। नेमी रहो कार्यिणो 
द्विर्वचनस्य । कि तर्हि । निमित्तमिमौ रहो! द्वियेचनस्य। तद्यथा ब्राह्मणा 
भोज्यन्तां माठरकौण्डिन्यौ परिवेचिषातामिति । नेदानीं तौ भुञ्जाते’ । 


७ विचार्यते है ~ [a ७ य्‌ ० 
इदं ~—इमेऽयोगयाहा न क्कचिदुपदिइयन्ते श्रयन्ते च। तेषां 


ने किया है, लोपो व्योर्‌चलि ऐसा सूत्रन्यास अभिप्रेत है । ( संहिता काये से रेफ 
का लोप हुआ हे )। अर्थ हुआ वळू परे होने पर भी लोप हो और रेफ परे होने 
पर भी । : 
अथवा ( सूत्रानुसार ) परोपदेश ही रहे ( क्या हानि है ? )। अजी अभी कहा 
था, परोपदेश होने पर अनुनासिक, द्विवँचन और परसवणे का प्रतिषेध करना होगा । 
अनुनासिक और परसवर्णे के निषेध करने की कोई आवश्यकता नहीं, कारण कि रेफ 
भोर ऊष्म वर्ण (श ष स ह ) के सवर्ण नहीं होते। रहा द्विवेचन का निषेध, सो भी 
न कहना होगा, कारण कि हकार यर्‌ प्रत्याहार के अन्तर्गत न होने से ह्वित्व-रूप कार्य 
का भागी ही नहीं, और रेफ यद्यपि यर्‌ है तो भी द्वित्व विधि में निमित्त होने से 
कार्यी नहीं हो सकता। ( इसमे छोकिक दृष्टान्त देते हैं ) जैसे ब्राह्मणों को भोजन 
कराया जाय, माठर और कौण्डिन्य (मठर और कुण्डिन गोत्रज ब्राह्मण) भोजन परोस । 
प्रोसते हुए वे स्वयम्‌ भोजन नहीं करते । 
अब इस बात पर विचार किया जाता है कि इन अयोगवाह नामक वणौ का 
कहीं भी उपदेश नहीं किया, पर शास्त्र मे और लोकव्यवहार में इनका श्रवण होता है। 
अतः शास्त्र-कार्य के लिए इनका उपदेश होना चाहिए । अयोगवाह नाम के कौन से 


१. सामान्यतया यह लोकव्यवहारसिद्ध वात है. कि विशेष विधि द्वारा 
सामान्य विधि की वाधा हुआ करती है। अचो रदाभ्यां द्वे इस द्वित्व विधि में यर्‌ 
सामान्य है ।- रेफ विशेष है । उसका निमित्तत्व प्रत्यक्ष विहित है । यर्‌ प्रत्याहारान्तर्गत 
होने पर भी उसका कार्यिंत्व प्रत्यक्ष विहित नहीं है किन्तु अनुमेय है । प्रत्यक्षविदित 
रेफ का निमित्तत्व उसके कार्यित्व को बाध लेगा तो मद्रहदः में रेफ को द्वित्व नहीं 
होगा। दध्युदकम्‌ आदि में इको यणचि से होनेवाले यणादेश में तो इक्‌ का स्थानित्व 
प्रत्यक्ष है । अचि इस निमित्त के अन्तगत इकू का निमित्तत्व अनुमेय है। वहां इक्‌ का 


60-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


द्वितीय आहिक ९७ 


कार्यार्थसुपदेश; कर्तव्यः। के पुनरयोगवाहाः। विसर्जनीयजिद्वामूलीयोप- 
'्मानीयाजुस्वारनासिक्ययमाः। कथं पुनरयोगवाद्याः। यदयुक्ता चहदन्ति 
अजुपद्ष्टाइच श्रूयन्ति । क्क पुनरेषासुपदेदाः कर्तव्य; । 

अयोगवाहानामट्घु णत्वम्‌ ॥ 

अयोगवाहानामद्सूपदेशः कतंव्यः । किं प्रयोजनम्‌। उरःकेण, 
उर>केण, उरःपेण, उर«पेण ।. अड्व्यवाय इति णत्वं सिद्ध भवति | 

शर्धु जशुभावषत्वे ॥ 

शर्षूपदेशः कर्तव्य; । किं प्रयोजनम्‌। जशुभावषत्वे। अयमुब्जिरुपध्मानीयोपधः . 
पठयते। तत्र जइत्वे छते उब्जिता, उब्जितुमित्येतदूपं यथा स्यात्‌। यद्युब्जि- ` 
रुपध्मानीयोपधेः पठ्यते, उब्जिजिषतीत्युपध्मानीयादेरेव द्विर्वचनं प्राभोति। 


वणे हैं ? (उत्तर) --विसगे, जिह्वामूलीय, उपध्मानीय, अनुस्वार, अनुनासिक 
` और यम । इन्दै अयोगवाह क्यों कहते हैं ? इसलिये कि इनका योग-उपदेश ( अक्षर- 
समाम्नाय में) किया नहीं, और इनका शास्त्र और लोक में वहनरव्यवहार होता है । 
तो इनका कहाँ उपदेश करना चाहिये ? 
` (वा०) अयोगवाहों का अट्‌ प्रत्याहार में अन्तर्भाव करना चाहिये । इससे 
क्या सिद्ध होगा ? (उत्तर) णत्व । डरः केण, उर£केण उरःपेण उरपेण, यहौ अट्कृत 
व्यवधान होने पर भी णत्व सिद्ध होता दै । ऊ 
(वा०) शर्‌ प्रत्याहार में अयोगवाहों का अन्तर्भाव करना चाहिये । इससे 
क्या सिद्ध होगा ? जश्‌ भाव और षत्व । 
उब्ज्‌ धातु उपध्मानीयोपथ ( जिसमें उपध्मानीय उपधा दै ) पढ़ा है । शर्‌ 
में पाठ होने. से ( शर्‌ झळ के अन्तरत है ) झडां जश्‌ झरि ( ८।४।५३ ) इस सूत्र से 
उपध्मानीय को जश्‌ होने पर उब्जिता, उब्जितुम्‌ ऐसा रूप सिद्ध होगा। ( शङ्का ) 
यदि उब्ज उपध्मानीयोपध पढ़ा है ऐसा स्वीकार करते हो तो अजादेद्वितीयस्य 
` (६।१।२) सूत्र से उपध्मानीय सहित द्वितीय एकाच्‌ को द्वित्व प्राप्त होता 


स्थानित्व प्रत्यक्ष होता हुआ भी उसके निमित्तत्व का बाधक नहीं होता, क्योंकि तस्मादि- 
. त्युत्तरस्य इत्यादि यण्‌ विधान रूप ज्ञापकों से स्थानी होता हुआ भी इक्‌, यण्‌ का 
निमित्त बन जाएगा। उदकम्‌ का उकार इक्‌ भी है और अच भी है। वहाँ उकार का 
स्थानित्व प्रत्यक्ष हे । निमित्तत्व अनुमेय है । लक्ष्यानुरोध से कहीं पर बाध्यबाधक 
भाव में विशेष आदर भी नहीं किया जाता । जैसे चिचीषति यहां दीप और कित्त्व दोनों 
की प्राप्ति में कोई भी पहले हो सकता है । 

१. यदि द्विर्वचन की कतेव्यता में जरत्व असिद्ध है अथवा यदि पूर्वत्रासिटी- 
यमद्विवेचने इस परिभाषा के अनुसार जश्व सिद्ध ही है । दोनों अवस्थाओं में उबिब्जि- . 
षति ऐसा अनिष्ट रूप प्रसक्त होता है । 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


५८ च्याकरणमद्दाभा्य 


दकारोपधे पुनर्‌ “न न्द्राः संयोगादयः? इति प्रतिषेधः सिद्धो . भवति । 
यदि दकारोपधः पठ्यते, का रूपसिद्धिः उब्जिता उब्जितुमिति। 
असिद्धे भ उदूजेः ॥ 

इद्मस्ति--“स्तोः इचुना इचुः” इति, ततो वक्ष्यामि भ उदूजेः, उदूजेः 
छुना सन्निपाते भो भवतीति। तत्तर्हि वक्तव्यम्‌? न वक्तव्यम्‌। निपातनादेच 
सिद्धम्‌। कि निपातनम्‌। “ुजन्युब्जौ पाण्युपतापयोः” इति। इहापि तर्हि 
गराप्नोति-अभ्युन्गः ससुद्ठः इति। अकुत्वविषये तन्निपातनम्‌। अथवा नेतदुव्जे 
रूपम्‌ गमेरेतद्‌ द्वयुपसगोड्डो विधीयते । अभ्युद्गतोऽभ्युद्गः, ससुदूगतः 
ससुद्ग इति। षत्वं च प्रयोजनम्‌। सर्पिःषु धञुःषु। शर्व्यवाये इति पत्वं 
सिद्धं भवतीति। “नुस्विसर्जनीयशव्यवायेऽपि’ इति चिसर्जनीयग्रहणं न कर्तव्यं 
भवति। जुमञ्चापि तहिं ग्रहणं शक्यमकसुम्‌। कथं सर्पीषि धनूंषि। 


है इससे उब्जिजिषति यह इष्ट रूप सिद्ध न होगा । दकारोपध ( उद्ज्‌ ) मानने पर 
तो, न न्द्राः संयोगादयः, ( ६।१।३ ) इस सूत्र से दकार के द्विवचन का निषेध हो 
जाने से द्वितीय एकाच जिस्‌ को द्वित्व होगा । यदि दकारोपध ( उदूज्‌ ) पाठ है तो 
उब्जिता, उब्जितुम्‌ इन रूपों की सिद्धि केसे होगी ? 
असिद्धे भ उदूजेः ॥ 
असिद्ध काण्ड त्रिपादी में स्तोः शुना श्चुः ( ८।४।४० ) यह पढ़ा है, वहां 
इसके आगे भ उद्जेः ऐसा पढ़ देंगे, अर्थ होगा-- इचु ( शकार चवरी) के योग 
में उदूजू के सकार तवग को भ हो ( और वह अव्यवहितपूईे दू को ही होगा )। तो 
क्या ऐसा अपूर्व वचन करना चाहिए ? नहीं । निपातन से ही इष्टसिद्धि हो जाएगी । 
कौन सा निपातन? सुजन्युब्जौ पाण्युपतापयोः ( ७।३।६१ ) (यहाँ न्युब्ज सें 
दू के स्थान में भू निपातित है, और जइत्व से उसे व्‌ हुआ है ) । यदि निपातन 
मानते हो तो ( बाधकान्येव निपातनानि भवन्ति इस वचन के अनुसार ) अभ्युदरः 
समुतूः यहद भी दकार का श्रवण न होकर व्‌ का ही श्रवण होना चाहिए। (उत्तर) 
यह विशिष्टविषयक निपातन है जहां चजोः कु घिण्ण्यतोः ( ७।३।५२ ) सूत्र से 
कुत्व प्राप्त हो और ङुत्वाभाव निपातन किया हो वही इस भत्व का विषय है । 
अथवा यूँ समझिए-- ये दोनों रूप उब्ज धातु के नहीं हैं। ये तो गम्‌ धातु से दो 
उपसर्ग अभि उद्‌, और सम्‌ उदू रहते ड प्रत्यय से निष्पन्न होते हँ । अभ्युदूग-- 
अभ्युद्गत, समुतून्ससुहूत। | 
शर पाठ में षस्व भी प्रयोजन है । जैसे सर्पिः धनुःषु यद्दां शर्‌ कृत व्यवधान 
. होने पर घत्ब सिद्ध होता है । इस पाठ का यह भी छाभ है नुम्विसर्जनीयदार्व्यवाये$पि 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


द्वितीय भाह्लिक १९ 


अनुस्वारे इते 'शर्‌व्यवाये" इत्येव सिद्धम्‌। अवइयं जमो ग्रहणं कर्तव्यम्‌। 

अचुस्वारविशेषणं चुस्म्रहणम्‌ । नुमो योचुस्वारस्तस्य यथा स्यात्‌, इह मा 

भूत्‌ -पुंस्विति । अथवा5विशेषेणोपदेशः कर्तव्यः । कि प्रयोजनम्‌ । 
अविशेषेण संयागोपधासंज्ञा$लोन्त्यद्विवचनस्थानिवद्वावप्रतिषेधा: ॥ 

. अविशेषेण संयोगसंज्ञा प्रयोजनम्‌, उ३ेव्जक, हलोऽनन्तराः संयोग 
इति संयोगसंज्ञा । संयोगे गुर्विति गुरुसंशा गुरोरिति प्लुतो भवति। उपधा- 
संज्ञा च प्रयोजनम्‌--दुप्छृतम्‌, निष्छृतम्‌ , दुष्पीतम्‌ , निष्पीतम्‌, इदुदु- 
(८।३।५८) --इस सूत्र मै विसजनीय अहण नहीं करना पड़ता (यह लाघव है )। 
तो सूत्र में नुम्‌ का ग्रहण भी छोड़ा जा सकता है । यदि पूछो सपौषि, धनूंषि मे षत्व 
कैस सिद्ध होगा ? नुम्‌ को अनुस्वार करने पर अनुस्वार अयोगवाह के शर अन्तःपाती 
होने से शर व्यवाये--इसी से घत्व हो जायगा। ( नहीं ) चुम्‌ का तो अवश्य अहण 
करना होगा। सूत्र मै नुम्‌ ग्रहण अनुस्वार का विशेषण दै (.अनुस्वार विशेष्य 
हे), अर्थ हुआ नुमू का ( नुम्स्थानिक ) जो अनुस्वार तत्कृत व्यवधान होने पर 
षत्व दो, इससे पुंसु यहां घत्व नहीं होता ( यहां पुम्स्‌ के म्‌ को अनुस्वार हुआ है )। 

अथवा किसी प्रत्याहारविशेष में न पढ़कर अयोगवाहों को अळू आदि 
सामान्य ग्रत्याह्ारों में पढ़ना चाहिए । क्या प्रयोजन है ? 

( वा० ) सामान्यरूप से अळू आदि प्रत्याहारा में भयोगवाहों के पाठ के ये 
प्रयोजन हैं--संयोगसंज्ञा, अलोन्त्यविधि, द्विवचन तथा स्थानिवद्गावम्रतिषेध-सिद्धि । 

सामान्य रूप से अळू अन्तरीत होने से संयोगसंज्ञा-रूप प्रयोजन सिद्ध होता है 
डश्ब्जक, यहां हलोनन्तराः संयोगः ( १११७७ ) इस सूत्र से संयोगसंज्ञा, संयोगे 
गुरु ( १४११ ) इस से गुरु संज्ञा और उस गुरु को गुरोरनृतः (८।२।८६) इत्यादि 
सूत्र से प्छुत सिद्ध होता है। उपधा संज्ञा प्रयोजन है--दुष्छृतम्‌ , निष्कृतम्‌ , दुष्पीतम्‌ , 
निष्पीतम्‌-यहां दुष्कृतम्‌ इत्यादि में विसजनीय (जिह्लामूलीय, उपध्मानीय) को अळू 


१. अनुस्वार शर्‌ प्रत्याहारान्तगेत है, इस लिए अनुस्वार-कृत व्यवाय में भी 
षत्व सिद्ध ही था, तो नुम-ग्रहण क्यों किया £ नुम्‌-ग्रहण नियमार्थ है। नुम्‌ के स्थान 
में जो अनुस्वार हुआ उसी के व्यवाय होने पर षत्व हो अन्यत्र मत हो । जिस तरह 
नक्षत्रे इष्ट्वा वाचं विसजेत्‌ ( नक्षत्र दर्शन होने पर मौन ब्रत तोड़ दे) यहाँ नक्षत्रदशन 
- काल-विशेष का उपलक्षण है, जिससे दिन में नक्षत्र दशन होने पर भी मौन-त्याग नहीं 
होता, और रात्रि को मेघादि के होने से नक्षत्र दशेन न होने पर मौन त्याग होता है, 
इसी तरह नुम के होते हुए अनुस्वार के अभाव में षत्व नहीं होता, पर नुम्‌ के न रहने 
पर तत्स्थानापन्न अनुस्वार के होने पर षत्व होगा। 


८८-७0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


१०० व्याकरणमहाभाष्य 


पघस्य चाग्रत्ययस्येति षत्वं सिद्धं भवति। नैतदस्ति प्रयोजनम्‌। न इदु- 
दुपध-ग्रहणेन विसर्जनीयो विशेष्यते | किं तर्हि । सकारो विशेष्यते इदु- 
दुपधस्य सकारस्य यो विसर्जनीय इति । अथवोपधाग्रहणं न करिष्यते, 
इदुद्भ्यां तु परं विसर्जनीयं विशेषयिष्यामः-इदुदूभ्यासुत्तरस्य विसर्ज- 
नीयस्येति। अळोऽन्त्यविधिइच प्रयोजनम्‌-च्रृक्षस्तरति, छुक्षस्तरति। 
अलोन्त्यस्य विधयो  भवन्तीत्यलोऽन्त्यस्य सत्वं सिद्ध भवति । एतदपि 
नास्ति प्रयोजनम्‌। निर्दिकयमानस्यादेशा भवन्तीति विसजनीयस्यैव 
. भविष्यति । द्विर्वचनं च प्रयोजनम्‌ उर<>कः ¦ उर^=पः अनचि च अच 
उत्तरस्य यरो द्वे भवत इति द्विर्वचनं सिद्धं भवति। स्थानिवद्भावप्रति- 
षेघइच प्रयोजनम्‌-यथेह भवति उरःकेण, उरःपेणेति अड्व्यवाय इति 
णत्वम्‌, एवमिहापि स्थानिवद्भावात्‌ प्राम्मोति-च्यूढोरस्केन महोरस्के- 
नेति । तत्रानल्विधाविति प्रतिषेधः सिद्धो भवति । 


मानकर उकार, इकार की अलोन्त्यात्‌ पूवे उपधा ( १।१।६५ ) इस शास्त्र से उपधा 
संज्ञा सिद्ध होती है । तब इदुदुपधस्य चाप्रत्ययस्य (८।३।४१) इस सूत्र से विसजैनीय 
को षत्व हो जाता दै। यह कोई प्रयोजन नहीं । इदुदुपघ--यह विसजेनीय का विशेषण 
नहीं; तो किस का ? यह सकार का विशेषण दै ( विसर्ग होने से पूर्वी सान्तावस्था में 
इकारोपध उकारोपध जो सकार उस के विसग को घत्व होता है ऐसा अर्थ” होगा) । 
अथवा प्रकृतसूत्र मै उपथा ग्रहण न करेंगे, इकार उकार को परविसअनीय का विशेषण 
बनायेंगे । अर्थ होगा--इ, उ से अव्यवदित उत्तर जो विसर उसे घत्व होता है । 
अलोन्त्यविधि भी प्रयोजन है- जैसे वृक्षः तरति, प्लक्षः तरति में विसजेनीयस्य सः ( ८! 
३।३४) इस सूत्र से विसअैनीयान्त. को सू ग्राप्त होने पर पप्ठी निर्दट कार्य अन्त्य अल्‌ के 
स्थान में होता है, इस वचन से अन्त्य अळू विसगे के स्थान में होता है। यह भी प्रयोजन 
नहीं । सकार आदेश दै और आदेश सूत्र में साक्षात्‌ निर्दिष्ट के स्थान में होते हैं इस 
परिभाषा के अनुसार स्‌ बिसंग के ही स्थान में होगा । द्विवचन. भी प्रयोजन हे-- 
उर%*कः :, उर%* पः : यहाँ विसमनीय, जिह्वामूलीय उपध्मानीय के अछ्‌ प्रत्याहार 
में पाठ करने से यर्‌ प्रत्याद्दारान्तगीत होना भी अपने आप सिद्ध हो जाता है, तब 
अनचि च सूत्र से अच्‌ से परे यर्‌ को द्वित्व हो जाता है। स्थानिवद्धावप्रतिषेध 
भी प्रयोजन है--जैसे उरः केण, उरःपेण अड्व्यवाय होने पर भी णत्व होता है, 
वैसे ही स्थानिवद्भाव से व्यूढोरस्केन: महोरस्केन यहाँ भी प्राप्त होता है। अब विसअ- 
नीय के अछ होने से स्थानी अळू के आश्रित यदि कोई विधि कर्तव्य हो तो अनल्विधौ 
इस वचन से स्थानिवद्भाव का निषेध हो जाता दै ( जिस से स्‌ का व्यवधान होने 
से णत्व रुक जाता दै ) । | 2 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


द्वितीय आह्विक १०१ 
कि पुनरिमे वर्णा अर्थवन्तः, आहोस्विद्नर्थकाः । 
अथवन्ता वणंधातुप्रातिपदिकप्रत्ययनिपातानामेकवर्णानामर्थदर्शनात्‌ ॥ 
___ अर्थवन्तो वर्णाः । कुतः, धातुभातिपदिकप्त्ययनिपातानामेकवणीना- . 
मथद्शनात्‌ । धातव एकपर्णा अर्थवन्तो दृश्यन्ते एति, अध्येति-अधीते 
~ ~ (५ Lo 
इति । प्रातिपदिकान्येकयर्णान्यर्थवन्ति आभ्याम्‌, पभिः, पषु। प्रत्यया 
जोर, 
अर्थवन्तः--औपगवः, कापटवः । निपाता एकवर्णा अर्थवन्तः--अ अपेहि, 
इ इन्द्रं पद्य, उ उत्तिष्ठ, अ अपक्राम | घातुप्रातिपादिकप्रत्ययनिपाताना- 
मेकवर्णानामर्थदर्शनान्मन्यामहे--अर्थवन्तो वर्णा इति । 
वर्णव्यत्यये चार्थान्तरगमनात्‌ ॥ 


वर्णव्यत्यये चार्थान्तरगमनान्मन्यामहेऽथवन्तो वर्णा इति। कूपः 
` सूपो यूप इति। कूप इति सककारेण कडिचदर्था गम्यते । सूप इति ककारा- 


तो क्या ये (सभी) वर्ण अर्थवान्‌ हैं अथवा- अनर्थक हें ? 

(वा०) वर्ण अर्थवान्‌ हैं क्योकि हम देखते हैं “कि एकवर्णघटित धातु, 
प्रातिपदिक, प्रत्यय और निपात अर्थ वाले हैं । 

वर्ण अर्थवान्‌ हैं । यह क्यांकर ? इसलिये कि एक वर्ण वाले धातु, प्रातिपदिक, 
प्रत्यय और निपातों का अर्थ देखने में आता हे । घातु एकवर्णघटित अथैवान्‌ देख 
जाते हैं ( जैसे ) इण्‌ ( गत्यर्थक ), अधिइक्‌ ( स्मरणार्थक ), अधि इङ्‌ ( अध्य- 
यनार्थक ) । प्रातिपदिक एकवर्णघदित अर्थ चाले देखे जाते हैं ( जैसे ) आभ्याम्‌, 
एभिः, एषु ( यहाँ विभक्ति परे होने पर इदम्‌ के स्थान में अ मात्र अवशिष्ट रहता 
है और यही तदथ का बोधक है ) । प्रत्यय ( एकवर्णघटित ) अर्थे वाळे देखे जाते हैं, 
( जैसे ) औपगवः, कापटवः ( यहाँ अण्‌ प्रत्यय है )। एक वर्ण वाळे निपात अर्थवाळे 
देखे जाते हैं, ( जैसे ) अ अपेहि, इ इन्द्रं पश्य, उ उत्तिष्ठछ अ, अपक्राम ( यहाँ अ, 
इ, उ का वितर्क.आदि अर्थ है ) । सो धातु, प्रातिपदिक, प्रत्यय भौर निपात-इनका 
एकवणेघटित होने पर भी अर्थ देखा जाने से हम समझते हैं कि वर्ण अर्थवान्‌ हैँ । 

(वा०) वर्ण के बद्ल जाने पर अर्थ बदल जाने से ॥ र 

वर्ण के बदल जाने पर अर्थ बदल जाने से हम जानते हैं कि वणे अर्थवान्‌ 
हें । (उदाहरण) कूपः, सूपः, यूपः । कूप शब्द में जब तक ककार है तब कुछ विशेष 


१. प्रक्रियोपयोगी प्रकृति-प्रत्ययों का वणे स्फोट मान कर वाचकत्व कहा गया 
है । शा्न-व्यवहार में ही इसका उपयोग है । इस वासना से वासितान्तःकरण शास्रज्ञ 
भी लोकव्यवहार में ऐसा कहते हें। 


८८-७0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


१०२ व्याकरणमद्दा भाष्य 


पाये सकारोपजने चार्थान्तरं गम्यते। यूप इति ककारसकारापाये यकारो- 
पजने चार्थान्तरं गम्यते। तेन मन्यामहे - यः कूपे कूपाथः स ककारस्य, यः 
सूपे सूपार्थः स सकारस्य, यो यूपे यूपार्थः स यकारस्येति । 
वर्णानुपलब्धौ  चानर्थगतेः ॥ 
वर्णानुपलब्धौ चान्थगतेमन्यामहेऽथवन्तो वर्णा इति। वृक्ष ऋक्षः, 
काण्डीर आण्डीरः । वृक्ष इति सवकारेण कश्चिदर्था गस्यते, ऋक्ष इति 
वकारापाये सोर्था न गम्यते। काण्डीर इति सककारेण कश्चिदर्थो गम्यते, 
आण्डीर इति ककारापाये सोर्थों न गस्यते । कि तह्मच्यते--अनर्थगतेरिति । 
न साधीयो ह्यत्रार्थस्य गतिर्भवति। पर्व तहींदं पठितव्यं स्यात्‌-चर्णाचु- 
पलब्धी चातदर्थगतेरिति। किमिदमतदर्थगतेरिति। तस्यार्थस्तदर्थः । तदर्थस्य 
गतिस्तद्थगतिः । न तदर्थगतिरतदूर्थगतिरतद्‌र्थगतेरिति। अथवा सोर्थस्त- 
दर्थस्तदूर्थस्य गतिस्तदर्थगतिः न तदर्थगतिरतद्‌र्थगतिरतद्‌र्थगतेरिति। स 
अथे का बोध होता है । सूप में ककार के चले जाने से और सकार के आ जाने से कोई 
दूसरा अर्थ प्रतीत होता है। यूप में ककार सकार दोनों के चले जाने से और यकार 
के आ जाने से कुछ ओर ही अर्थ का बोध होता है। इससे इम जानते हैं कि कूप 
शब्द में जो कूआां अर्थ है वह ककार का है, सूप में जो सूप अथे है वह सकार का है 
खर यूप में जो यूपाथ (यज्ञिय पञ्चु-बन्धन काष्ठ) है वह यकार का हे। .. 
(वा०) वर्ण का अदईन (अभ्रवण) होने पर (पूव) अथ का बोध न होने से ॥ 
(भा०) वणे का अदशन (अश्रवण) होने पर जो (पूव) अथ का बोध नहीं होता 
इससे हम जानते हैं कि वणे अर्थवान्‌ है । (उदाहरण) वृक्ष ऋक्ष, काण्डीर आण्डीर । 
वकार सहित वृक्ष का कुछ विशेष अर्थ ( पादप ) अवगत होता है, जब वकार नहीं 
रहता तो ऋक्ष मात्र स.उस अथ का बोध नहीं होता । इसी प्रकार काण्डीर शब्द जब 
ककार सहित है तब किसी एक अथै का बोधक होता है, जब ककारके चले जाने से 
झाण्डीर रूप रहता है तब उस अथे का बोधक नहीं होता । अनर्थगतेः यहाँ क्यों 
कहा है ? इस वचन से अच्छी तरह अर्थ की प्रतिपत्ति नहीं होती । अच्छा तो ऐसा 
पढ़ना चाहिए -- वर्णानुपलब्धौ चातदर्थगतेः । अतदर्थगतेः इसका क्या अथे है? 
तदर्थः-उसका अथे । तदुर्थगतिः=उसके अथे की प्रतीति। नन्पूवैक पञ्चम्यर्थं का अथे 
होगा=उसके अथे की प्रतीति न होने से। अथवा तदथः ( समानाधिकरण तत्पुरुष 
सानकर)=वह अथ । तदुर्थगतिः=उसः अथे का बोध । नब्पूर्वैक पञ्चम्यन्त अतदर्थगतेः 
का अथे होगा-उस अथे का बोध न होने से। तो फिर ऐसा निदेश करना चाहिए 
१, ऋक्ष-नक्षत्र (नपुंसक लिंग में), भाछ, (पुँह्लिग मे) । काण्डीर=काण्डवान्‌ 
न्शारधारी। आण्डीरन्भण्डवान्‌। अण्डपर्याय आण्ड भी है और आण्डी भी । 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


तर्हि तथा निर्देशः कर्तव्य: । न कर्तव्य: । उरपद्छोपोच द्रएव्य: । तद्यथा-- 
उष्टूमुखमिच सुखमस्य उप्टूमुखः, खरखुखः । पवमतदर्थगतेरनर्थगतेरिति। 
सद्दातार्थवत्त्वाच्च || 
सह्वातार्थवत्त्वाच्य मन्यामहे अथेवन्तो वणी इति। येवां संघाता अर्थः 
वन्तः, अवयवा अपि तेषामर्थवन्तः। [येषां पुनरवयवा अनर्थकाः समुदाया 
अपि तेषामनर्थकाः] तयथा--एकश्चश्चुप्मान्‌ दशने समर्थः तत्समुदायः 
रातमपि समर्थम्‌। एकइच तिलस्तेळदाने समर्थः तत्समुदायः खार्यपि 
तेळदाने समर्था । येपां पुनरवयवा अनर्थकाः ससुदाया अपि तेपामनर्थकाः। 
तद्यथा--एकोन्धो दर्शने$समर्थस्तत्समुदायः शतमण्यसमर्थम्‌। एका च . 
सिकता तेळदानेऽसमर्थी तत्समुदायरच खारीशतमप्यसमर्थम्‌। 
यदि तमे वणा अर्थवन्तः, अर्थवत्कृतानि प्राप्नुचन्ति। कानि। 
अर्थवत्प्रातिपद्कम्‌ इति प्रातिपदिकसंज्ञा, -प्रातिपदिकादिति स्वाद्य॒त्पत्तिः, 
' सुवन्ते पदमिति पद्संज्ञा। तत्र को दोषः। 'पद्स्य' इति नलोपादीनि 
प्राप्नुवन्ति .धनं वनमिति । 
नहीं । अनथंगतेः में (. नन्‌ की अपेक्षा से ) उत्तरपद तद्‌ का लोप समझना चाहिए । 
जैसे (अन्यत्र भी) उग्टरमुखमिव सुखमस्य इस विग्रह के आश्रित उष्ट्रमुखः (और इसी 
प्रकार खरमुखः) में उत्तरपद मुख का लोप देखा जाता है। ऐसे ही अतदर्थगतेः के 
स्थान में अनर्थगतेः (उत्तरपद तद्‌ का लोप करके कद्दा दै) । | 
( वा० ) सङ्घात (वर्णसमुदाय) के अर्थवान्‌ होने से ॥ 

. सङ्घात के अर्थवान्‌ होने से हम जानते हैं वणे अथेवान्‌ होते हैं। ( इसमें 
हेतु=अनुकूल तर्क यह है )। ( जिन अवयव के ) सङ्घात अवान्‌ होते हैं वे 
अवयव भी अवान्‌ होते हैं। [ और जिनके अवयव अनर्थक होते हैं उनके सङ्कात- 
समुदाय भी अनथक होते हैं ] जैसे एक पुरुष आंखांवाला देखने में.सम दै ऐसे 
सौ का समुदाय भी समभे है । एक तिल तेल देने में समय है ऐसे तिलो का समुदाय 
खारी परिमाण भी तेल देने में समथ्र है। और जिनके अवयव अनर्थक होते हैं उनके 
समुदाय भी अनर्थक होते हें । जैसे एक अन्धा पुरुष देखने में असमथ दै, ऐसा का - 
समुदाय सौ अन्धे भी देखने में असमर्थ हैं । रेत का एक कण तेल देने मै असमर्थ है, 
उनका समुदाय सौ खारी परिमाण भी तेल देने में असमर्थ है । 

यदि ये वर्ण अर्थवान्‌ हैं ऐसा स्वीकार करते हो तो जो (शास्त्रीय) कायै 
अर्थवान्‌ को होते हैं इन्हें भी होने लगेग । चे कौन से हैं ? अर्थवान्‌ शब्द की ग्राति- 
पदिक संज्ञा होती है, प्रातिपदिक से स्वादि प्रत्ययां की उत्पत्ति होती है और स्वादि- 
अत्यान्त (सुबन्त) की पदसंज्ञा होती है । इसमें क्या दोष आता है? पदसंज्ञा होने पर 
नलोपः प्रातिपदिकान्तस्य इत्यादि से धनं वने इत्यादि में नलोप आदि ग्राप्त होते हैं । 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


३०४ व्याकरणमद्दाभाष्य 


सद्वातस्येकार्थ्यात्सुबमावो वणीत्‌ ॥ 
सह्मतस्येकत्वमर्थः । तेन वर्णात्सुबुत्पत्तिन भविष्यति । 
अनर्थकास्तु ग्रतिवर्णमथानुपलब्धेः ॥ 


अनर्थकास्तु वर्णाः | कुतः । प्रतिवर्णमर्थाचुपलब्धेः । नहि प्रतिवर्ण- 
मर्था उपलभ्यन्ते । किमिदं प्रतिवर्णमिति । वर्ण वर्ण प्रति प्रतिवर्णम्‌। 


वणेव्यत्ययापायोपजनविकारेष्वर्थदर्शनात्‌ ॥ 


वर्णव्यत्ययापायोपजनविकारेष्वर्थद्‌ शनान्मन्यामहे- अनर्थका वर्णा 
इति | वर्णव्यत्यये-क्कतेस्तर्कः, कसेः सिकताः, हिंसेः सिंहः । वर्णव्य- 
त्ययो नार्थव्यत्ययः । अपायो लोपः-हतः, घ्नन्ति, च्नन्तु, अध्नन । चर्णा- 
पायो नार्थापायः । उपजन आगमः--लविता लवितुम्‌ । वर्णोपजनो नार्था- 
पजनः। विकार आदेशः-धातयति घातकः । वर्णविकारो नार्थविकारः। 


(बा०). सङ्घात (वर्णससुदाय) के पकार्थवाचक होने से प्रतिवर्ण से सु आदि 
प्रत्यया की उत्पत्ति नहीं होती । 

सङ्घात ( वर्ण समुदाय ) का एकत्व अर्थ है, अतः सङ्घात से सु अत्य्रय की 
उत्पत्ति होगी, प्रतित्रण से नहीं (यद्यपि एक-एक वणे का भी एकत्व अथ है) । 

(बा०) वणे तो अनर्थक हैं प्रतिवणे में अथे की उपलब्धि न होने से ॥ 


वर्ण तो अनर्थक हैं । केसे ? प्रत्येक वर्ण मै अर्थ के न देखे जाने से । वर्ण-वर्ण 
में तो अथौ की उपलब्धि होती नहीं । प्रतिवणम्‌ का क्या अथे है ? वर्ण वर्ण में । 


(वा०) वणे व्यत्यय (पूवीपर वणे व्यत्यास), वर्णापाय ( वंणे-लोप ), ब्रणोपजन 
(बणांगम) और वणैविकार (वर्ण-आदेश) के होने पर अर्थ देखे जाने से ॥ 
वर्णेन्यत्यय, अपाय, उपजन, विकार इन के होने पर ( भी ) अर्थ. देखे जाने 
* से इम जानते हैं कि वर्ण अनर्थक हैं । वर्णब्यत्यय होने पर कृती छेदने से तर्क सिद्ध 
होता है, कस गतो से सिकता, हिसि हिँसायाम्‌ से सिंह । यहाँ वर्णब्यत्यय तो स्पष्ट 
है पर अर्थव्यत्यय कुछ भी नहीं । अपाय नाम लोप का हे । जैसे हतः घ्रन्ति घ्नन्तु 
अप्तन्‌ मै हन्‌ धातु के मध्यवर्ती अकार का लोप हुआ है । वर्णापाय तो है पर अर्थापाय 
कुछ भी नहीं । उपजन नाम आगम का है। जैसे लविता लवितुम--यहाँ लघातुसे - 
आधधातुक प्रत्यय को इट्‌ आगम ( उपजन ) हुआ है, पर अर्थोपजन कुछ भी नहीं । 
विकार नाम आदेश का है । जैसे घातयति, घातकः। यहाँ हन्‌ के ह को घ हुआ। 
, यणेविकार तो हुआ दै अर्थविकार कुछ भी नहीं । ( यदि वर्ण अर्थवान्‌ होते तो ) जैसे 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


द्वितीय आह्विक १०५ 


यथैव वर्ण्यत्ययापायोपजनविकारा भवन्ति, तद्वदर्थब्यत्ययापायोपजनः 
विकाररैर्भवितव्यम्‌। न चेह तद्वत्‌ । अतो मन्यामहे- अनर्थका वर्ण इति। 

उभयमिदं वणेषूक्तम्‌-अर्थवन्तोऽनर्थका इति च । किमत्र न्याय्यम्‌ं। 
उभयमित्याह । कुतः । स्वभावतः । तद्यथा समानमीहमानानां चाधीया- 
नानां च केचिदथेर्थुज्यन्ते, अपरे न । 

न चेदानीं कश्चिदर्थवानिति इत्वा सर्वेर्थवद्धिः शक्यं भवितुम्‌ , 
करिचदवाऽनर्थक इति त्वा सर्थैरनर्थकैः । तत्र किमस्माभिः शक्यं कर्तुम्‌ 
यद्धातुम्रातिपदिकिप्रत्ययनिपाता पकचणी अर्थयन्तोऽतोऽन्येऽनर्थका इति । 
स्वाभाविकमेतत्‌ । कथं य एष भवता वर्णानामर्थवत्तायां हेतुरुपदिष्टः-- 
अर्थवन्तो वर्णा घातुम्रातिपदिकपरत्ययनिपातानामेकवणौनामर्थद्शनाद्ब्य- 
त्यये चार्थान्तरगमनाद्व्णा्ुपलव्धो चानर्थगतेः सङ्घ तार्थवत्त्वाच्चेति । सङ्घाः 
तान्तरण्येवैतान्येचञ्जातीयकान्यर्थन्तरेु वतन्ते कूपः सूपो यूप इति। यदि 
हि वर्णब्यत्ययक्ृतमर्थान्तरगमनं स्यात्‌ , भूयिष्ठः कूपार्थः सूपे स्यात्‌, सूपाः 

थश्च कूपे, कूपार्थइच यूपे, यूपार्थदच कूपे, सुपार्थशच यूपे, यूपार्थश्‍च सूपे | 
नहीं । इस से हम जानते हैं कि वर्ण अनथैक हैं । 
चणा के विषय में यइ दोनो बातें कही गई दें--अ्ण अर्थवान्‌ हैं, वर्ण अनर्थक 
हें । इस में न्याय्य पक्ष कौनसा दै ? दोनों पक्ष न्याय्य हैं । यह कैसे ? स्वभाव से । 
जैसे एक बराबर यत्न करते हुए और पढ़ते हुए छात्रों में से कुछ अर्थवान्‌ ( सफल ) 
होते हैं, दूसेर नहीं । 
किसी एक के अर्थवान्‌ ( सफल, अर्थयुक्त ) होने से सभी तो अर्थवान्‌ नहीं हो 
जाते और न ही कोई एक अर्थशून्य ( असफल, अथरहित ) है तो इतने से सभी अस- 
फल हाँ ऐसा कोई नियम है। यहीँ हमें क्या सिद्धान्त करना चाहिये-यही कि एक 
वर्णघटित धातु, प्रातिपदिक, प्रत्यय, निपात अर्थवान्‌ हैं, इनसे अतिरिक्त अनर्थक हैं । 
और यह स्वभावसिद्ध हे । ये जो पूवपक्षी ने वणां की अर्थवत्ता ( सार्थकता ) में हेतु 
दिये हैं-अर्थवन्तो वणौ धातुप्रातिपद्दिकप्रत्ययनिपातानामेकवर्णानामर्थद्शनात्‌ इत्यादि 
- उनका क्या समाधान है? (इस पर सिद्धान्ती कहता है) कूप, सूप, यूप, इत्यादि स्वतन्त्र 
एक दूसरे से असम्बद्ध सङ्घात हैं और इसीलिये भिन्न-भिन्न अथा में वर्तमान हैं । यदि 
वर्ण के बदलने से सङ्घात ( एक माना हुआ ) का अर्थ बदलता हो, तो बहुतसा 
कृपार्थ सूपशब्द से बोधित होना चाहिये (कुछ अश न मी हो), सूप का बहुतसा अर्थ 
कूप शब्द से, बहुतसा कूपार्थ यूपशब्द से, बहुतसा यूपाथै कूपशब्द से, बहुत सा सूपार्थ . 
यूपशब्द से और बहुतसा यूपार्थ सूपशब्द से । पर चूँकि सूप का अशमात्र अर्थ भी 


(७-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


९०३ 2 व्याकरणमहाभाष्य 


यतस्तु खळु न किश्ित्सूपस्थ वा यूपे, यूपस्य वा कूपे, कूपस्य वा यूपे, 
सूपस्य वा कूपे, कूपस्य वा सुपे, सूपस्य वा यूपे । अतो मस्यामहे- संङ्घाता- 
न्तराण्येतान्येवञ्जातीयान्यर्थान्तरेषु वर्तेन्त इति। 

इद्‌ खल्वपि भवता वर्णानामर्थवत्ता ब्रुवता साधीयोऽनर्थकत्वं योतितस्‌। 
यो हि मन्यते--यः कूपे कूपार्थः स ककारस्य, यः सूपे सूपार्थः स सकारस्य, 
यो यूपे यूपार्थः स यकारस्योति, ऊपराब्दस्त्वस्यानर्थकः स्यात्‌ तत्रेदमपरि- 
इतं सङ्घातार्थवत्त्वाञ्च इति। एतस्यापि प्रातिपद्किसंज्ञायां परिहारं वक्ष्यति । 

अ इ उ ण, त्रालक्‌) ए ओङ्‌, ऐ ओच्‌ । 
्रत्याह्ारेऽनुबन्धानां कथमज्गप्रहणेषु न 


यूपशब्द से बोधित नहीं होता, नाहीं सूप का यूपशब्द से, यूप का कूपशब्द से, कृप 
का यूपशब्द से, सूप का कृपशब्द से, कूपं का सूप शब्द से, इससे हम जानते हैं कि 
कूप, सूप, यूप--ये स्वतन्त्र सङ्घात अपने-अपने अथौँ मै च्यवत होते हैं । 

आपने वणी की अर्थवत्ता का उपपादन करते हुए बहुत अच्छी तरह से उन 
की अनथैकता झलका दी । यह जो आप मानते हैं कि जो कूप शब्द में कृपाथ है वह 
ककार का है, सूप शब्द में जो सूपार्थ दै बह सकार का है, यूपशब्द में जो यूपा है 
वह यकार का दै, ऐसा मानने से 'ऊप? शब्द तो अनर्थक हो जाता है (यह क्या नदी 
देखते ! ) । रद्वा सङघातार्थवप्वाच्च इस हेतु का उत्तर, सो उसे भी प्रातिपद्कसंज्ञावि- 
घायक सूत्र 'अर्थवदघातुरप्रत्ययः प्रातिपदिकम्‌? में कहेंगे । 

अइ उण्‌, ऋ लक्‌, ए ओळ, ऐ औच्‌ । 

(वा० ) अच्‌ प्रत्याहार मै जो अनुबन्ध (ण्‌, कू, ङ्‌, च) सुने जाते हैं उन 

का अच ग्रहण से ग्रहण क्यों नहीं होता ? 


१, इसी बात को वाक्यपदीयकार महावैयाकरण श्रीभतृहरि ने इस प्रकार कारिका 
सें निबन्धन. किया है-- 

न कूपसूपयूपानामन्वयोथस्थ विद्यते । 
अतोऽर्थान्तर्‌वाचित्वं सङ्कातस्यैव गम्यते ॥ 

२. वह यह परिहार कहा हेदो ह्यतदर्थेन गुणेन गुणिनोऽ्थभावः, ऐसा 
देखा जाता है कि एक-एक अवयव में जो गुण नहीं है वह भी कहीं अवयवी ( सङ्घात ) 
में आ जाता है जैसे रथ के प्रत्येक अङ्ग में गति क्रियाविषयक सामर्थ्य नहीँ तो भी 
समुदाय रथ में गति- सामर्थ्य होता है, अथवा जैसे सुरा के प्रत्येक घटक अवयव-- 
द्रव्य म॑ मादकता गुण नहीं तो भी अवयवी ( उन अवयवों से घटित ) ( समुदाय ) 
सुरा में मादकता देखी जाती है, सो यह कोई नियम नहीं कि संघात यदि अथंवांन दै 
' तो अवयव भी अर्थवान्‌ ही हों। अतः जहाँ अन्वय-व्यतिरेक से अर्थवत्ता सिद्ध हो वहीं 
स्वीकार करनी चाहिए, न कि सवेत्र । 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


द्वितीय भाहिक १०७ 


य एते5श्षु पत्याहारार्था अचुवन्धाः क्रियन्ते एतेषामज्य़हणेन ग्रहणं 
कस्मान्न भवति | किं च स्यात्‌ । दाथि णकारीयति, इको यणचि इति 
यणादेशः प्रसज्येत । 

` आचारात, 

किमिदमाचारादिति । आचार्याणासुपचारात्‌ । नेतेष्वाचायां अच्का- 

याणि कृतवन्तः । 
अप्रधानत्वात्‌ 

अग्रधानत्वाच्च। न खच्वेतेषामक्ष प्राधान्येनोपदेदाः क्रियते । क्क 
तहिं । हढ्घु । कुतः । पपा ह्याचार्यस्य शैली लक्ष्यते यन्नुल्यजातीयांस्तुल्य- 
जातीयेषूपदिशति-अचोऽश्चु हलो हल्पु । 

लोपश्च बलवत्तर: 


जो ये अचों में प्रत्याहार ( क्षक्‌, अण्‌ आदि ) के लिए अनुबन्ध क्‌ , ण्‌, आदि 
किए गये हैं इनका अज्प्रहण से (अच्‌ कहने से) अदण क्यो नहीं होता? क्या हो (यदि 
हो नाय) ? दधि णकारीयति- यहाँ इको यणचि ( ६1१1७७ ) से यणादेश होने 
लगेगा । ; 

आचारात्‌ 

आचार इसका अर्थ हे । आचायों का व्यवहार, उससे। आचायौँ ने इन 

क्‌ ण आदि के परे होने पर अच-निमित्तक कार्य नहीं किया । 
अप्रधान होने से 

अप्रधान होने से भी । इन क्‌ ण॒ आदि का अचां में प्रधानतया उपदेश (उच्चारण) 
नहीं किया है । तो कहां प्रधानतया उच्चारण किया है ? हरो में । यह क्यों कर ? 
आचाय की ऐसी शैली दीखती है कि तुल्य जाति के वणी को एक साथ उपदेश करते 
हैं अचो का एक साथ उपदेश करके पश्चात हले का उपदेश करते हैं । 

लोप भी बलवत्तर है । 


१. आचार्यो का व्यवहार, उससे । तृपिस्टपिकृषः काञ्यपस्य ( १।२।२५ ) में 
मृषि के इ से परे कृषि के ककार के परे होने पर यण्‌ न करना--यह आचार है । 

२. प्रधानाप्रधानसँनिधौ प्रधानमेव कार्याणां प्रयोजकम्‌ अथात. प्रधान व अप्रधान 
के साथ उच्चारित होने पर प्रधान को ही कार्य होता है ऐसा न्याय है। परार्थ होने से 
अनुबन्ध अप्रधान हैं, अतः इनकी अच्‌ संज्ञा नहीं होती । 

३. शीलादागता शैली, समवधानपूर्विका प्रदृत्तिः । 
> ४. लोप पर, नित्य और अन्तरङ्ग होने से बलवत्तर है, अर्थात पहले ही अनु- 
बन्धों का लोप होने से सैज्ञा-विधान काल में उनके न होने से उनकी अचू संज्ञा नहीं 


८८-७0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


१०८ व्याकरणमहाभाष्य 


लोपः खल्वपि तावद्भवति । 
ऊकालोऽजिति वा योगस्तत्कालानां यथा मवेतँ ! 


अचां प्रहणमच्कार्यं तनैपा न भविष्यति || 


अथवा योगविभागः करिष्यते -- ऊ कालोऽच्‌ उ ऊ उ ३ इत्येवं- 
कालो भवाति । ततो 'हस्वदीघेप्छुतः हस्वदीधघप्छुतसंशइच स भवति 
ऊकालोऽच्‌। पवमपि कुक्कुटं इत्यत्रापि पाप्नोति ।. तस्मात्दूर्वोक्त एच 
परिहारः | एप एवार्थः । अपर आह-- 
- हृस्वादीनां वचनात्‌ प्राग्यात्रत्तावदेव योंगोऽस्तु । 


लोप भी निश्‍चय से इन क्‌ ण्‌ आदि का हो जाता है । 
( चा० ) उकालो ऽच्‌ ऐसा योगविभाग करने से उ ऊ उ ३ काल वाले 
` वर्णो की अच संज्ञा होने से इन क्‌ ण आदि को अच निमित्तक कार्य नहीं होता । 

अथवा योराविभाग किया जायगा । उक्रालोऽन्‌ इतना एक सूत्र होगा । अर्थ 
होगा ड ( एकमात्रिक ) ऊ . ( द्विमात्रिक ), उ ३ (त्रिमात्रिक) दणी की अच्‌ 
संज्ञा होती है। दूसरा सूत्र होगा-- हस्वदीधप्छतः, अथं होगा-- एकमात्रिक, 
द्विमात्रिक, त्रिमात्रिक अच क्रम से हस्व, दो, प्छुत संज्ञक होता हे । 

पर इस प्रकार एकमात्रिक वर्ण की अच्‌ संज्ञा होने से कुक्कुट में कक (संयोग- 
रूपएक अक्षर) की (एक मात्रिक होने से) अच्‌ संज्ञा होने लगेगी, अतः पूर्वोक्त परिहार 
ही ठीक रहा । ( ऊकालोऽज्‌ . वार्तिक से कहे हुप ।) अर्थ को दूसरा वार्तिककार 
ऋषि यू कहता है-- 

(दाऽ) ऊक्रालोऽञ्झूस्वदीधेप्छतः, इस सूत्र में हस्वदीघेप्छतः इस अंश से 


होती । अनुवन्धों की उच्चारण-काल में ही सत्ता है, इत्संज्ञा के आधार पर जो कार्य प्राप्त 
होता है उसे चे अविद्यमान होते हुए भी करते हैं, स्वयं किसी कार्य का विषय नहीं 
बनते । 

१. अकार आदि का उपदेश होने से और सवर्णौ का ग्रहण होने से अचूत्व सिद्ध 
ही है, योग विभाग से काल-विशिष्ट विशेष-विशिष्ट अकारादि की ही अच संज्ञा. होने से 
अनुबन्धों का ऊकाल ( एकमात्रिक, द्विमात्रिक, त्रिमात्रिक ) न होने से अचत्व नहीं । 

२. वण समाम्नाय में ककार जाति का निर्देश होने से मात्रिक क्क को अच 

. समझ कर प्रश्न हे। 

३. यद्यपि यहां--दो ककार हैं, और दो वर्णो से एक जाति की अभिव्यक्ति 
. नहीं होती”, यह भी परिहार हो सकता है, तो भी पूवे कहा हुआ--मात्राकालोऽत्र 
स्यते, न च मात्रिकं न्यन्जनमस्ति - यह परिहार अभिमत है । 


5 CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


द्वितीय आह्विक १०९ 


अच्कार्याणि यथा स्युस्तत्कालेष्वक्कु कार्याणि | 
अथ किमर्थमन्तःस्थानामण्सूपदेदाः क्रियते । इह स यू सुँ यन्ता । स 
च्‌ यूँ वत्सरः, य छै छूँ लोकं, त छँ ळू लोकमिति परसवर्णस्यासिद्धत्याद- 
जुस्वारस्येव द्विर्वचनम्‌ । तत्र परस्य परसवर्ण ळत तस्य ययग्रहणन ग्रहणात्‌ 
पूर्वस्यापि परसवर्णो यथा स्यात्‌ । नेतर्दीस्त प्रयोजनम्‌ । वक्ष्यत्येतत्‌ 
द्विवैचने परसवधत्वै सिद्धं वक्तव्यामीत | गावला सिद्धत्वमुच्यद परसवर्णे 
एव तावद्भवति । परसवणे तहि कृते तस्य यग्रहणन अहणाद द्विवचनं वा 
स्यात्‌। मा भूद्‌ द्विर्घचनम्‌। ननु च भेदो भवति-सात द्विवचन क्रियः 
कारकम्‌ । अखति द्विर्वचने द्वियकारकम्‌ । नास्ति भदः । सत्यपि द्विर्वचन 
द्वियकारकमेच। कथम्‌ । 'हळो यमां यमि ळोयः' इत्येवमेकस्य लोपेन 


पूर्वे ऊकालो5च्‌ इत्येव रूप ही प्रथक्‌ योग रहे, जिससे एकमात्रिक, द्विमात्रिक, 
त्रिमात्रिक अचा को ही अच को उद्देश्य अथवा निमित्त मान कर विधान किए कार्य 
हो सकें । 

अब इस पर विचार किया जाता है कि अन्तःस्थ वणे य च छ का अण्‌ 
प्रत्यादवार में पाठ करने का क्या प्रयोजन है । यइ सं यन्ता, से वत्सरः, ये लोकप , त॑ 
लोकम्‌, इस अवस्था में वा पदान्तस्य (८।४।५९) इससे यथ्‌ परे होने पर अनुस्वार 
को परसवणं भी प्राप्त होता है और अनचि च से द्वित्व भी । द्विधचन शास्त्र अनचि च 
( ८।४।४७) की दृष्टि मे परसत्र्णे शास्त्र वा पदान्तरय ( ८ । ४। ५९ ) के असिद्ध 
होने से अनुस्वार को द्वित्व ही होगा । तब स॒ - यन्ता इस अवस्था में परळे 
अनुस्वार को परसवण ये करने पर ग्रहणक शास्त्र अणुदित-- के लगने पर 
अण्त्तेन गृहीत होने पर सानुनासिक यकार के यय्‌ प्रत्याहारान्तःपातो हो जनि से 
पूर्वे अनुस्वार को भी परसवण हो जाय ( यह प्रयोजन है )। ( जिससे स यूँ यै 
यन्ता रूप सिद्ध हो जाय )। यह कोई प्रयोजन नहीं । आगे कहेंगे कि द्विवचन 
की कपैब्यता में परसवर्ण को सिद्ध कहना चाहिए । अब कि परसवण सिद्ध है, अतः 
, पर होने से पहले परसवर्ण ही होगा । अच्छा तो अब भी अण्‌ में पाठ का प्रयोजन 
बना रहा, कारण कि अनुस्वार को परसवर्ण यूँ होने पर ओर ग्रहणक शास्त्र के 
बल पर इस यर्‌ मान कर अनचिच से द्वित्व हो जाएगा। मत हो द्वित्व 
( द्वित्व का कुछ प्रयोजन नहीं, अतः अण॒ में पाठ की सार्थकता नहीं )। अजी 
द्वित्व सप्रयोजन है, इससे शब्दरूप में भेद होता हे । जब द्वित्व हो तो शब्द 
( स यूँ यूँ यन्ता ) तीन यकारो वाला होता है, द्वित्व न हो तो द्वियकार वाला । 
नहीं कुछ भेद नहीं । द्वित्व होने पर भी द्वियकार वाला ही रूप होता है। केस? 
हलो यमां यमि लोपः (८।४।६४) इससे एक यकार का लोप हो जाएगा। तो 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri ८ 


११० व्याकरणमहाभाष्य 


भवितव्यम्‌ । एवमपि भेदः । सति द्विर्वचने कदाचिद्‌ द्वियकारकम्‌ › कदाचित 
त्रियकारकम्‌ | असति त्रियकारकमेव | स एष कथं भेदो न स्यात्‌ । यादि 
नित्यो लोपः स्यात्‌ । विभाषा च स लापः | यथा5भेदस्तथास्तु । 


अनुवर्तते विभाषा शरोअचि यद्वारयत्ययं द्वित्वम्‌ । 
` यद॒य॑ 'शरोऽचि’ इति दवर्वचनपरातिषेधं शास्ति तज्शापयत्याचायों-. 
<नुवर्तते विभाषेति। कथं झत्वा ज्ञापकम्‌ | 
नित्ये हि तस्य लोपे प्रतिष्रधार्था न कङ्चित्स्यात्‌ । 
यदि नित्यो लोपः स्यात्‌ प्रतिषधवचनमनर्थकं स्यात्‌ । अस्त्वत्र 
द्विवचनम्‌, 'झरो झरि सवर्ण' इति लोपो भविष्यति । पञ्यति त्वाचायेः- 
द्विर्वचनप्र तिपेध > ~~ 
विभाषा स लोप इति ततो † शास्ति । नेतदस्ति ज्ञापकम्‌ । 
नित्येपिं तस्य लोपे स प्रतिषेधोऽचश्यं वक्तव्यः । यदेतत्‌ अचो रहाभ्याम्‌' 
इति द्विवचनं लोपापवादः स विज्ञायते । कथम्‌ । यर इत्युच्यते । पताचन्तश्च 


भी भेद रहेगा । द्वित्व होने पर कभी ( पाक्षिक लोप होने पर ) द्वियकारवाला, कभी 

( लोपाभाव पक्ष में ) तीन यकार वाळा । जब द्वित्व हुआ हीं नहीं तो द्वियकारवाछा 
एक ही रूप होता है । यह भेद केसे न हो ? तभी जब हलो यमां-- यह लोप नित्य 
हो। पर यह लोप विभावा होता है । जिस प्रकार ( द्वित्व शास्त्र की प्रवृत्ति और 
अप्रवृत्ति में ) एक समान रूप रहे वैसे ही हो । 


( बा० ) हलो यमां-- में झयो होऽन्यतरस्याम्‌ ( ८४६२ ) से विभाषा 
( अन्यतरस्याम्‌ ) की अनुदृत्ति आती है। क्योंकि आचाय शरोऽचि ( ८।४।४९ ) सूत्र 
से द्वित्व का प्रतिषेध करते हैं । यह ज्ञापक केसे हुआ ! 


( बा० ) उस हलो यमां-- लोप के नित्य होने पर शरोऽचि से द्विव प्रतिषिध 
करना व्यथ है । 


यदि लोप नित्य हो तो प्रतिषेध-वचन (दारोऽचि) ब्यथ हो जायगा। निषेध 
वचन न हो, द्वित्व हो, तो भी झरो झरि सवर्णे ( ८।४।५५ ) से द्वित्व से निष्पन्न हुए 
एक यकार का (नित्य) लोप हो जायगा। पर आचाय जानते हैं कि वह झरो झरि सवणे 
से विहित लोप वैकल्पिक है, अत एव द्वित्व का प्रतिषेध करते हें । यह कोई ज्ञापक 
नही । झरो झरि सवर्ण के लोप के नित्य होने पर भी वह प्रतिषेध (शरो5चि) अवश्य 
कहना होगा । यह जो अचो रहाभ्याम्‌ ( ८४४६ ) द्वित्व शास्र है, यह लोप का 
___ अपवाद है । केसे? द्वित्व यर्‌ को कहा है। इतने ही तो यर्‌ हैं--यम्‌ और 


. CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


द्वितीय आह्निक १११ 


यरः। यदुत झरो बा यमो वा | यदि चात्र लोपः स्याद्‌ द्विर्वचनमनर्थक॑ स्यात्‌। 
किन्तददि तयोयोंगयोरुदाहरणम्‌ । यदकते द्विर्वचने जिव्यज्जनः संयोग:-- 
मत्तम्‌ , अवत्तम्‌, आदित्यः । इहेदानी सामथ्यांल्लोपो न भवति, एवमिहापि 
लोपो न स्यात्‌ कर्षति वर्षतीति.। तस्माक्षित्येपि लोपे$वद्यये स प्रतिपेधो 


व ३००५ >, ° ce ०७ 
वक्तव्यः । तदेतदृत्यन्तं सन्दिग्धं वर्तत आचार्याणां विभापाऽचुवर्तते न वेति! 
रण्‌ ॥६॥ 


अयं णकारो द्विरजुबध्यत पूर्वश्‍चैच परश्च । तत्राण्प्रहणेप्विण्प्रहणेपु 
च सन्देहो भवति पूर्वेण `चा स्युः परेण वेति। कतमस्मिंस्ताबदण्ग्रहणे 
सन्देहः, दूलोपे पूर्वस्य दीर्घोऽणः इति । 


( असन्दिग्धम्‌ ) 
असन्दिग्धं पूर्चेण न परेण । कुत पतत्‌ । 


MISS 2 1 मर मई 
“र्‌ । यदि यदौ ( द्वित्व होने पर ) लोप हो, तब द्वित्वविधान अनर्थक हो जायगा। तो 
इन झरो झरि, हलो यमां-- इनका क्या उदाहरण है ? जहाँ द्वित्व किये बिना तीन 
च्यन्जनां का समुदाय है, जैसे प्रत्तम्‌ ( प्र दा तम-प्रदूत्‌ तम्‌), अवत्तम्‌, आदित्यः 
( आदित्‌ यूय ) । कत्ता हत्ती में अचो रहाभ्यां द्वे द्वित्व विधान व्य सत हो इसलिये 
झरो झरि से लोप. नहीं द्दोता । जेसे द्वित्व सामथ्ये से लोप नहीं होता, इसी प्रकार 
क्षेति वर्षति में भी लोप नहीं होगा । इसलिये लोप के नित्य होने पर भी शरोऽचि 
यह प्रतिषेध कहना पड़ेगा । सो यह अत्यन्त सन्दिग्ध दे कि आचायौ के मत म हलो 
यमां यमि लोपः, झरो झरि सवर्णे में झयो होऽन्यतरस्याम्‌ से विभावा (=भन्यतरस्याम्‌) 
की अनुवृत्ति आती हे अथवा नहीं । 
- लण्‌ ॥ ६॥ 

यह णकार दो बार अनुवन्ध-रुप से आया है--पहले और पीछे। सूत्रों में 
जहाँ जहाँ अण्‌ ग्रहण किया है अथवा इण्‌ ग्रहण किया दै वहाँ पूव णकार ( अ इ उ ण 
ईस सूत्र के णकार ) से प्रत्याहार समझना चाहिये अथवा परळे णकार ( ल्ण्‌ सूत्र 
के णकार ) से । 

कोन से अणुप्रहण में सन्देह हैं? दूलोपे पूर्वस्य दीघोऽणः ( ६।३।१११ ) 
इससूत्र के अण्‌ के विषय में । 

(निःसन्देह ) 
निःसन्देह यहाँ अण्‌ पूर्व णकार से लिया जाता दै परसे नहीं । यह क्योंकर ? 


१. फिर भी आचार्यो के उपदेशपारम्पर्य से तथा वृत्तिकारों की सून्रों पर रचित 


(७-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


११९ च्याकरणमहाभाप्यं 


पराऽमावात्‌ । . 


नहि दलोपे परेऽणः सन्ति। ननु चायमस्ति-आतृढ आब्रृढ इति^। 
एवं तर्हि सामर्थ्यात्पूर्वेण, न परेण। यदि हि परेण स्यादण्य्रहणमनर्थकं 
स्यात्‌ । 'ढूलोपे पूर्वस्य दीर्घो ऽचः इत्येव त्रूयातू। अथ चतदपि न बयादू 
अचो छोतद्भवति-हस्वो दीर्घः प्लुत इति । 


अस्सिंस्तह्ण्ग्रहणे सन्देहः-केऽणः इति | असन्दिग्धं पूर्वेण, न 
परेण। कुत एतत्‌। पराभावात्‌ । नहि के परेऽणः सन्तिं। ननु चायमस्ति 
गोका त्तौकेति । एवं तर्हि सामर्थ्यात्पूवेण, न परेण । यदि हि परेण स्यादण्‌ 
अ्रहणमनर्थकं स्यात्‌। केऽचः इत्येव ब्र्यात्‌। अथवैतदपि न ब्रूयात्‌। 
अचो ह्येतद्भवति--ह्ृस्वो दीर्घः प्लुत इति । 


(वा०) पर अण्‌ के न होने से । 

दूलोप होने पर परले अण्‌ (ऋ से लेकर ळू तक ) होते ही नहीं । देखिये 
( ढलोप होने पर ) आतृढ-आबृढ में ऋ रूप पर अण्‌ मिलता है। अच्छा, तो अण्‌ 
ग्रहण-सामथ्ये से इम जानते हैं. कि यहाँ पूव ण्‌ से अण्‌ ग्रहण होता है, पर से नहीं । 
यदि परले से हो भण्‌-ग्रहण अनर्थक हो जाय । तब तो दलोपे पूवस्य दोरघोंऽचः ऐसा 
ही कदे । अथवा अचः कदने की आवश्यकता नहीं । हस्व, दीघ, प्लुत अच्‌ को ही तो 
होते हैं (ये अच मात्र के थमे हैं ) । 


तो इस अण-ग्रहण में सन्देह है केऽणः ( ७४१३ ) इति। निःसन्देह पूव 
ण॒ से ग्रहण होता है, परळे से नहीं । केसे जानें? परले अण के अविद्यमान होने से । 
क समासान्त परे रहते परले अण का संभव नहीं है ! अजी यह देखिये गोका नौका मैं 
क परे रहते ओ-ओरूप परला अण्‌ मिळता दै । अच्छा तो अण्‌-ग्रहण-सामर्थ्यं से पूर्व ण 
से अण्‌ लिया जाएगा, पर से नहीं । यदि पर ण्‌ से अहण हो, तो अण्‌ ग्रहण अनर्थक 
हो जाय । केऽचः ऐसा ही कह दे। अथवा अचः यह भी न कदे, हस्म, दीधे, प्छुत अच्‌ 


को ही तो होते दें । 


वृत्तियो स यह स्पष्ट जाना जाता है कि लोप भं विभाषा की अनुत्रत्ति आती हे। हलो 


यमां यमि लोपः में भी और झरो झरि सवर्णे मै भी। इस लिय सगूँयूँयन्ता आदि में 
द्वित्व हुए यकार के लोपाभावपक्ष में तीन यकारों के श्रवण के लिये अणुदितसृत्र में अण्प्रहण 
करना आवश्यक है । यदि दो यकार वाला रुप ही अभीष्ट होता तो अण्‌ ग्रहण न करके. 
अजुदित्सवणस्य चाप्रत्ययः इस प्रकार अच्‌ ग्रहण ही पर्याप्त था 1 े 

१. यदि कहो अल्पोपानत्का (अल्पा उपानत्‌ यस्याः सा) यहाँ क परे रहते पर्ला | 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


द्वितीय आह्निक ११३. 


अस्मिस्तहोण्य़हणे सन्देहः--'अणोऽपर्मस्यानुनासिकः इति। 
असन्दिग्ध पूर्वण,, न. परेण। कुत पतत्‌। पराभावात्‌। नहि पदान्ताः 
परेऽणः सन्ति । ननु चायमस्ति-क् दर्द इति । पर्व तर्हि सामर्थ्यत्पूर्चेण, 


तो इस भण्महण मै सन्दे दै-अणोऽप्रणह्मस्यानुनासिकः ( ८। ४। ५७.) | 
निःसन्देद्द यह्ौँ पूवे ण्‌ से अण्‌ छिया जायेगा, परळे से नहीं । कैसे जाने? परळे अण 
न द्दोने से । पदान्त परके. अण्‌ नहीं मिलते | अजी कवे हब में पदान्त परछा ऋ-रूप 
अण्‌ मिलता दै । अच्छा तो अण्ग्रहण-सामध्य से पूरै णकार से अण लिया जायगा, 


अण्‌ नहू का हकार संभव है। नह्दो धः से उपानत्‌ में हुए इकार के धकार को 
पूर्वत्रासिद्धीय होने से असिद्ध मान कर हकार सुनाई देगा । इसी प्रकार गीष्का ( गीरेव 
गीष्का) यहां गिर्‌ का रेफ भी विसगे के असिद्ध होने से परला अण्‌ क परे रहते संभव. 
है, तो इसका उत्तर है--न झु ने में न इस योगविभाग से नह्दो धः, खरवसानयोः आदि 
के असिद्धत्व का निषेध हो जागगा तो उक्त प्रयोगो में परला अण्‌ न मिलेगा । 


१. यदि कहो वृक्ष इश्वतीति दृक्षवृटू । तमाचष्टे बृक्षव्‌ | यहां णाविष्ठवद्भाव 
से टिलोप होकर णिजन्त इक्षवि शब्द सिद्ध हुआ, उससे बिच परे रहते णिलोप होकर 
बुक्षव्‌ यह रूप बनता है । इसमें परला अण्‌ वकार पदान्त में संभव है। तो इसका उत्तर 
है अणोऽप्रण्यस्याचुनासिकः मै अप्रगृह्यस्य इस पर्युदास से अच्‌ रूप अण्‌ को ही अनु- 
नासिक होना माना जायगा, हळू रूप अण्‌ को नहीं । क्योंकि प्रगह्म संज्ञा अच्‌ की ही 
होती है । बुक्षव्‌ में वकार हल रूप अण्‌ है, अच्‌ रूप नहीं है। इस लिये उसे अनुनासिक . 
नहीं होगा ।.भाष्य का पदान्त अणों के अभाव में तात्पय नहीं, किन्तु अनुनासिक प्राप्ति 
योग्य पदान्त अण्‌ नहीं मिलते इसमें तात्पये है । बुक्षबृइच्‌ इस किबन्त से तदाचर्टे अर्थ 
में णिच्‌ तथा टिलोप होकर वृक्षवि यहं नामधातु बनता है । उससे कर्ता अर्थ में यदि 
विचू न करके किपू करें तो कलौ विधि प्रति न स्थानिवत्‌ के वचन से णिलोप टिलोप के 
स्थानिवद्भाव का निषेध हो जाने से ब्रक्षव्‌ के वकार को अहिज्या० से सम्प्रसारण प्राप्त 
होता है। साथ ही छोपो च्योबैछि से वकारलोप भी प्राप्त होता है। विच्‌ करने में 
स्थानिवद्भाव हो जायया तो सम्प्रसारण तथा बलोप दोनों ही रुक जाते हैं। इक्षव्‌ करोति 
इस सन्धि में हि सवेषाम्‌ ( ८।३।२२ ) से वकार का लोप करने में तो पूदेत्रासिद्धे 
न स्थानिवत्‌ से स्थानिवद्भाव का निषेध हो जाने से वकार का लोप प्राप्त होता है वह 
अश्‌ ग्रहण की अनुदृत्ति करके रुक जाता है। उससे अश्‌ प्रत्याह्वारान्तर्गत हल परे रहते | 
ही इरि सर्वेषाम्‌ से वकार का लोप होगा । करोति का ककार अश्‌ से बाह्य हळू है इस 
लिये इक्षव्‌ करोति में वकार का लोप नहीं होता । 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


११४ व्याकरणमहाभाष्य 


न परेण । यदि हि परेण स्याद्‌ अण्ग्रहणमनर्थक स्यात्‌ । अचोउप्रग्रद्यस्या- 
मालिका इत्येव घूयात्‌। अथवैतदपि न व्र्यात्‌। अच एव -हि प्रगृह्य 
भचन्ति। र 
अस्मिंस्तहण्ग्रहणे सन्देहः-“उरण्‌ रपरः। असन्दिग्थं पूर्वेण, न 
परेण | कुत एतत्‌! पराभावात्‌। न छा स्थाने परेऽणः सन्ति। ननु 
चायमस्ति कत्रर्थ हर्जर्थमिति | किं च स्यायद्यंत्र रपरत्वं स्यात्‌ । द्वयो 
रेफयोः श्रवणं प्रसज्येत । हलो यमां यमि लोपः? इत्येवमेकस्यात्र लोपो . 
भविष्यतीति । विभाषा स लोपः, विभाषा श्रवणं प्रसज्येत। अयं तर्हि 
नित्यो लोपः “रो रि” इति । पदान्तस्येत्येवं सः । न शक्यः स पदान्तस्ये- 
त्येचं विज्ञातुम्‌। इह हि लोपो न स्यात्‌-जर्गृधेळंङ्‌ अजघीः, पास्पद्धै; 
अपास्पा; इति । इह तर्हिं मातृणां पितृणामिति रपरत्वं प्रसज्यते) आचार्य- 
प्रवृत्तिशापयति नात्र रपरत्वं भवतीति । यदयम्‌ 'ऋदत इद्धातो इति धातु- 
ग्रहणं करोति । कथं कत्वा ज्ञापकम्‌। धातुग्रहणस्यैतत्प्रयोजनम्‌--इह मा 
भूत्‌ मातृणां पितृणामिति । यदि चात्र रपरत्वं स्याद्धातुञ्रहणमनर्थर्कं स्यात्‌ । 
परले से नहीं । यदि परे से ग्रहण हो अण्‌-प्रहण व्यर्थं हो जाय। अचोऽप्रणुदस्यानु- 
नासिकः ऐसा ही कहे । अथवा अचः यह भी न कहे, अच्‌ को ही उद्देश्य कर ££ मुह्य 
संज्ञा विधान की गई है । 1 
तो इस अण्ग्रहण मैं सन्देह है--उरण रपरः ( १। १। ५१ )। निःसन्देह 
पूर णकार से अण्‌ लिया जायगा । परले से नहीं। यह क्यॉकर ? (प्ररे अण 
के न होने से ( ऋ के स्थान में परळे अण मिलते ही नहीं )। अजी कत्रर्थम्‌, हन्रैथम्‌ 
में ऐसा ररूप अण्‌ मिलता हे । क्या हानि हो यदि यहाँ रपर हो जाय । दो रेफ 
सुनाई देंगे । ( नहीं ) हलो यमां यमि लोपः इस से एक का. लोप हो जायगा । 
वह लोप विभाषा है ( नित्य नहीं ), अतः पक्ष मे. ( दो रेफों का.) श्रवण प्रसक्त 
होगा । अच्छा ( हलो यमां यमि-से लोप नहीं करेंगे किन्तु) रो रि ( ८। ३। १४ ) 
जो नित्य विधि है, उस से लोप करेंगे। पर रो रि तो पदान्त रेफ का लोप विधान 
करता हे । नदीं, ऐसा नहीं माना जा सकता । ग्रुधू धातु के. यङ्लुक्‌ के लइ लकार 
में और स्पे धातु के यङ्छुक्‌ के लङ्‌ में अजघोः, अपास्पाः--ये रूप न वन सकेंगे । 
अच्छा तो मातणाम्‌, पितृणाम:--यहीं रपर हो जायगा। ( नहीं होगा ) आचाय की . 
` अवृत्ति ( व्यवहार ) बतछाती है कि यहाँ रपरत्व नहीं होता । कारण कि आचार्य 
ऋत इद्धातोः (७१।१००) इस सूत्र में धातु अहण करते हैं। केसे ज्ञापक हुआ ! 
घातु अहण का यही प्रयोजन दै कि मातृणां पितृणाम में रपरत्व न हो। यदि यहाँ भी - 
रपरत्व हो जाय, धातुग्रहण व्यय हो जाय। कारण कि रपरत्व होने पर (मातुर्‌) ऋ अन्त्य 


EET -. न रहा, तो इस्व प्राप्त ही न हो। आचार्य जानते हैं कि यहाँ ( अधातु के अवयव 


र i, ess SOCIO Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


द्वितीय आहिक टी ११७ 


वि न भविष्यति। प्यति त्वाचायाँ नात्र रपरत्वं 
ति; ततो धातुत्रहणं करोति। इहापि तहिं न प्राप्नोति चिकीषति, 
जिहीर्पतीति । मा भूदेवम्‌ । 'उपघायाइच? इत्येचं भविष्यति। इहापि तहि 
ग्रामोति मातृणां पितृणामिति । तस्मात्तत्र धातुग्रहणं कर्तव्यम्‌ । एवं तर्हि 
सामथ्योत्पूवैण, न परेण । यदि परेण स्यांदण्ग्रहणमनर्थकं स्यात्‌ , उरञ्रपर 
इत्येच ब्रूयात्‌ । - 
अस्मिस्तह्ग्रहणे सन्देहः-अणुदित्सवर्णस्य चाप्रत्ययः इति । 
असन्दिग्धं परेण, न पूर्वेण । कुत एतत्‌ | | 
सवर्णेऽण्‌ तु परं ह्युत । 
यद्यम्‌ उर्कत्‌ इत्युकारे तपरकरणं करोति । तज्शापयत्याचार्यः 
परेण, न पूर्वणेति [र | 
इण््रहणेषु तर्हि सन्देहः । असन्दिग्धं परेण, न पूर्वण । कुत पतत्‌ । 
पार रक. य र स य आ यो = 
ऋकार को दोघे करते समय ) रपरस्व नहीं होता, अतः धातु इण करते हैं । तो यहाँ 
भी- छ, हृ से सन्‌ प्रत्यय परे रहते ऋ को दोघे रपर ऋ होने. पर इत्व की प्राप्त 
न रहेगी । ऋूतइद्धातोः से इत्व न हो, उपधायाइच ( ७।१।१०१ ) इस सूत्र से इत्र 
हो जायगा । तो इसी सूत्र से सतुणाम्‌ पितृणाम्‌ में ( रपर दीर्घे होने पर ) भी उपघा 
को इत्व होने लगेगा । इसलिये ऋत इद्धातोः में धातु अहण सम्रयोजन होने से करना 
ही होगा ( सो यद ज्ञापक न हुआ )। इसलिये प्रकृत अणग्रण पूवे ण्‌ से होगा, 
परले ण्‌ से नहीं । यदि परळे ण्‌ से हो तो अण॒ अहण व्यर्थे हो जाय, . उरच्‌ रपरः ऐसा 
ही पढ़ देते । 
अच्छा तो इस अण्‌ अहण में सन्देइ दै--भणुदित्सवर्णस्य चाप्रत्ययः (१।१।६९)। 
निःसन्देह परळे ण्‌ से अण्‌ लिया जायगा, पूर्व से नहीं । यह कैसे ? 
(वा०) अणुदित्सवर्णस्य सूत्र म अण्‌ परले णकार से छिया जाता है पूर्व से 
नहीं इसमें उक्रेत्‌ इस सूत्र में जो तपर किया है वह ज्ञापक है । 
आचार्य जो उऋत्‌ ( ७४७ ) क के स्थान मै त्र का विधान करते हुए उसे 
-तपर करते हैं इससे ज्ञापित करते हैं. कि अण प्रत्याहार परळे णकार से लिया जाता 
है पहले से नहीं । 
2 तो इण्‌ अहण में सन्देह है । निःसन्देह इण्‌ परले णकार से लिया जाता है, 
पू से नहीं । यद॒ केस ? मपलत 
१. उक्रेत्‌ ( ७४७ ) इस सूत्र में तपर इस लिये किया है कि अचीकृतत में 
ऋकार के स्थान में ऋकार ही हो । दीर्घ ऋकार न हो । यदि पूवे णकार से अण्‌ ग्रहण 
हो तो ऋकार अण्‌ नहीं, अतः भिन्न काल (ऋ) का ग्राहक नहीं होगा । 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


११६ ८ व्याकरणमहाभाष्य 


य्वोरन्यत्र परेणेणू स्यात्‌ । मया 
यत्रेच्छति पूर्वण, संसद्य ग्रहणे तत्र करोति । तच्च गुरु 
भवति क तत्र विभक्तिनिर्देशे संसद ग्रहणे चादधचतरथो ` 
मात्राः । प्रत्याह्वारग्रहणे पुनस्तिज्ञो मात्राः। सोऽयमेवं लघीयसा न्यासेन 
सिद्धे सति यद्‌ मरीयांसं यत्नमारमते तज्शापयत्याचार्यः परेण, न पूर्वेणेति । 
किं पुनर्वर्णोत्सत्ताविवायं णकारो द्विरडुबध्यते । 
व्याख्यानाच्च द्विरुक्तितः । 
एततज्ज्ञापयत्याचायौ भवत्येषा परिभाषा-च्याख्यानतो विशेष- 
प्रतिपत्तिर्न हि सन्देहादलक्षणम्‌ इति। अणुदित्सवर्णस्य इत्येतत्परिहाय 
पूर्वेणाणूग्रहणम्‌, परेणेण्‌ ग्रहणमिति व्याख्यास्यामः । 


(बा०) इ का संमदैन. ( यणादेश से निवृत्ति ) करके जहाँ इकार उकार 
का ग्रहण किया दै जैसे अचि श्नुधातुभ्रुवां य्वोः ( ६।४।७७ ) सूत्र में, उसे छोड़कर 
अन्यत्र सब स्थलों मै इण प्रत्याद्वार परले णकार से लिया जाता दै। 

जहाँ आचायै चाइते हैं कि पूवै णकार से इण्‌ प्रत्याहार लिया जाय वद 
चे इण्‌ का ग्रहण न करके इ को यणादेश करके स्वोः ऐसा निर्देश करते दैं। 

; . यह निर्देश गुरु होता दै । यद ज्ञापक कैसे द्वोता दै ?. यणादेश करके दिसेक्तिसदित 
य्वोः ऐसा उच्चारण करने पर ३% मात्रायें होती हें । प्रत्याहार ( विभक्ति सहित ) 
इणः उच्चारण में ३ मात्रायें होती हें । आचाय जो लघु न्यास ( मात्ना-त्रयात्मक ) 
से कार्य सिद्ध होने पर गुरुतर न्यास ( ३९ मात्रात्मक ) करते हैं इससे यह जतछाते 

` हैं कि इण प्रत्याहार परळे णकार से लिया जाता है, पूर्व से नहीं । 
अत्याहार सूत्रों मै यह ण्‌ क्यों दो बार लगाया गया दै ? क्या दूसरा वर्ण 
लगाने क्रो नहीं रद्दा था ! 

(वाऽ) णकार का दो बार उच्चारण होने से ( परम्परा प्राप्त ) व्याख्यान से 
शब्द (अण्‌,इण्‌) शक्ति का निश्‍चय होगा । 

ण“रूप अनुबन्ध दो बार लगाने से आचाय यह ज्ञापन करना चाहते हैं कि 
यह परिभाषा होती है- श्याख्यानतो विशेषश्रतिपत्तिनेद्दि सन्देद्दादलक्षणम्‌ अर्थात्‌ 
( सन्दे होने पर ) भ्याख्यान से एककोटिक निश्चयात्मक ज्ञान हो जाता है, 
सन्देह मात्र से लक्षण ( =शास्त्र) अछक्षण ( अननुप्ठापफ) नहीं दो 
जाता । हम ऐसा ब्याख्यान करेंगे कि अणुदित्सवर्णस्य चाप्रत्ययः इस एक को 


तपर होने से ऋकार केन तो स्थानी होने का कोई प्रसङ्ग है, न आदेश । चूंकि 
_ तपर (चत्‌ ) किया है, यह ज्ञापक हुआ कि अण्‌ परके णकार से लिया जाता है। 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


द्वितीय आह्विक ११७ 


अमडणनंम्‌ ॥७॥ झभज्‌ ॥८॥ 


किमर्थमिमौ मुखनासिकावचनावुभवबुवध्येते, न ञकार पवानु- 
बध्येत । कथं यानि मकारेण ग्रहणानि, सन्तु अकारेण । कर्थ--हलो यमां 
यमि लोपः’ इति । अस्तु अकारेण। हलो यञां यञि लोपः इति। 
नेवं शक्यम्‌ । झकारभकारपरयोरपि झकारभकारयोलोपः प्रसज्येत 
न झकारभकारौ झकारभकारयोः स्तः । कथं-पुमः खय्यम्परे इति । पतद्‌- 
प्यस्नु अकारेण 'पुमः खय्यञ्परे' इति । नेवं शक्यम्‌। झकारभकारपरेऽपि 
हि खयि रुः प्रसज्येत। न झकारभकारपरः खयस्ति। कर्थ--“ङमो हस्वादचि 
ङसुण्नित्यम्‌? इति । एतदप्यस्तु अकारेण ङञो हृस्वादचि ङञ्ुण्नित्यम्‌' 
इति। नेवं शक्यम्‌ । झकारभकारयोरपि हि पदान्तयोझँकारभकारावागमौ 
स्याताम्‌ । न झकारभकारौ पदान्तौ' स्तः । पवमपि पञ्चागमास्त्रय आगमिनो 


छोड़कर अण्‌ प्रत्याहार पूवै णकार से छिया जाता है और इण्‌ परळे णकार से ही । 


ञमङणनम्‌ ॥ ७॥ भञ्‌ ॥ ८ ॥ 

क्या कारण है कि यहाँ दो अनुनासिक म्‌, न्‌ अनुबन्ध रूप से पढ़े हैं ? क्या 
एक ही जकार अनुबन्ध से काम न चलेगा ? जिन प्रत्याहारो में मकार अनुबन्ध ददै 
वहाँ कैसे होगा ? वहाँ भी मकार के स्थान में जकार अनुबन्ध रहे । उदाहरण--हलो 
यमां यमि लोपः यहाँ सकार प्रत्याहार-सम्पादक अनुबन्ध दै, अब इस के हट जाने से 
शास्त्र कैसे प्रवृत्त दोगा ? जकार अनुबन्ध रगा देंगे और हलो यजां यनि लोप: ऐसे 
पढ़ेंगे । ऐसा नहीं हो सकता । झ भ परे रहते भी पूवे झ भ का लोप होने लगेगा । 

( नहीं यह कीई दोष नहीं ) झ भ परक झ अ हैं ही नहीं । अच्छा पुमः 
खय्यम्परे ( ८।३।६ ) यहाँ मकारानुबन्ध से अम्‌ प्रत्याहार पढ़ा है, यहाँ कैसे इष्ट 
कायै होगा ? यहाँ भी मू के स्थान में न्‌ अनुबन्ध छगा देंगे। और सूत्र को पुमः 
खम्यव्परे ऐसे पढ़ेंगे । ऐसा नहीं हो सकता । झकारभकार परक खय होने पर भी पूर्व 
पुम्स्‌ के स्‌ को रु होने लगेगा । ( यह कोई दोष नहीं ) । झकारभकार-परक 
खय्‌ मिलता ही नहीं । अच्छा तो ङमो हस्वादचि ङमुण्नित्यम्‌ ( ८।३।३२ ) । याँ 
कैसे होगा? इसे भी जकार अनुबन्ध से पढ़ देंगे और सूत्र का रूप होगा- ङजो हस्वा- 
दचि ङमुन्‌ नित्यम. । ऐसा नहीं हो सकता । पदान्त झकारभकार को क्रम से झकार 
भकार आगम होने रूगेंगे। (.यद कोई दोष नहीं ) पदान्त झकार भकार मिलते ही 
नहीं । ऐसी अवस्था में भी ( लक्ष्यसंस्कार वेला में ) आगम पांच (ङमणझ भ) 


१. झ भ को पदान्त में जश्‌ हो जाने से तदभाव प्रसिद्ध ही है । रहा उज्शू का 
झ, उसका संयोगान्तस्य छोपः से लोप हो जाता है। 


८८-७0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


११८ व्याकरणमहाभाष्य 


चेषम्यात्सङ्ख्यातानुदेशो न प्राप्तोति। सन्तु तावद्येषामागमानामागमिनः 
सन्ति। झकारभकारौ पदान्तौ न स्त इति कृत्वाऽऽगमाचपि न भविष्यतः ।' 
अथ किमिदमक्षरमिति। 
अक्षरं नक्षरं विद्यात्‌ । 
न क्षीयते न क्षरतीति वाऽक्षरम्‌। 


> रु २ 


अरनातवा सराऽक्षरम्‌ | 
अइनोतेर्वा पुनरयमौणादिकः सरन्प्रत्ययः | अश्युत इत्यक्षरम्‌। 
| ____ वरण वाहुः प्रवसूत्र 
` अथवा पूर्वसूत्रे वर्णस्याक्षरमिति संज्ञा क्रियते । 

किमर्थसुपदिसयते ` 
होगे और आगमी केवळ तीन ( ङ म ण), सो सङ्ख्या-विषमता के कारण सङ्ख्या- 
तानुदेश न होगा । ( अर्थात्‌ तीन आगमियों में प्रत्येक को पांच आगम होंगे । यह 
कोई दोष नहीं ) । जिन आंगमों के आगमी हें उन्हें वे हो जाएं, झकार भकार 
पदान्त हैं ही नहीं उनके आगम भी नहीं होंगे । | 

अब यह विचार प्रस्तुत होता है कि अक्षर किसे कहते हैं ? 

(वा) अक्षर को नक्षर समझे । अथवा जो क्षीण नहीं होता अथवा जो 
अपने स्वरूप से प्रच्युत नहीं होता, उसे अक्षर कहते हैं । 
अझूङ्‌ ( च्याप्त्यर्थक ) से औणादिक सरन्‌ प्रत्यय किया गया है, जो व्याप्त 
होता. है । आ 
पूर्व सूत्र ( पूर्वाचायौ के व्याकरण ) में वर्ण की अक्षर संज्ञा की गई है। 
वा० अक्षर ( वर्णी ) का किस लिये उपदेश किया है? 

१. इस प्रकार भाष्यकार ने मकार अनुबन्ध का खण्डन कर दिया है । 

२. भाष्य में अक्षर समाम्नाय इस शब्द का व्यवहार हुआ है, यो वा इमा 
स्वरशोऽक्षरशः इत्यादि प्रयोजन-परक भाष्य में अक्षर शब्द का, अतः तदर्थवोध के 
लिये प्रकृत प्रश्न है। . 

३. अक्षर यह क्रियाशब्द है, चाहे क्षि क्षये से व्युत्पन्न माना जाय चाहे क्षर 
संचलने से। परमार्थ रूप में त्रह्मतत्त्व ही अक्षर ( अविनाशी ) है। वर्णपदवाक्य-रूप 
ओ स्फोट अथवा जाति स्फोट की तो व्यावहारिकी नित्यता है। सभी शब्दों का आकाशादि 

. की तरह सृष्टि के आदि क क ती और प्रलय में विनाश होता है । 

४. अझङ्‌ व्याप्ती--इस धातु से औणादिक प्रत्यय 

उ ना दिक सरन्‌ प्रत्यय से अक्षर शब्द निष्पन्न 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


द्वितीय आहिक ११९ 
अथ किमर्थमुपदेशः क्रियते। ' 
वर्णज्ञानं वाग्विषयो यत्र च ब्रह्म वर्तते । 
तदर्थमिष्टबुद्धयर्थं लघ्वथ॑ चोपदिश्यते ॥ 
सोऽयमक्षरसमाम्नायो वाक्समाम्नायः पुष्पितः फलितडचन्द्रतारक- 


चत्प्रतिमण्डितो वेदितव्यो ब्रह्मराशिः,  सर्ववेद्पुण्यफलायासिइचास्य जाने 
भचति, मातापितरो चास्य स्वर्ग लोके महीयेते ॥ 


इति श्रीमद्भगबत्पतञ्जाळिविरचिते व्याकरणमहाभाष्ये 
प्रथमस्याध्यायस्य प्रथमे पादे 
द्वितीयमाहविकम ॥ प 


( उत्तर ) वा० --यह अक्षर समाम्नाय जिससे वण जाने जाते हैं (जो वरणो 
का ज्ञापक है ), जो वाणी का बन्धन (प्रतिपादक ) है, जिसमें ब्रह्म (वेद ) स्थित 
हे उस (शास्त्र) की प्रवृत्ति के लिये, (इष्डुद्धयर्थ ) कलादिदोष रहित वर्णज्ञान के 
लिये, ( लघ्वै ) अनुबन्धकरण के ` लिये उपदेश किया गया दै । 

सो यह अक्षर-समाम्न्य ( वांक्समाम्नाय ) वाणी के सङ्ग्रह का उपाय है। 
इसे पुष्प ( दृष्फलछ ) युक्त, फल (अदृष्ट फल ) युक्त, चन्द्र और तारों की तरह 
स्व॒लंकृत ब्रह्मतत्व ही शव्दरूपतया भासमान समझना चाहिये। इसके परिज्ञान से 
सवेदाध्ययन-लभ्य पुण्य-फल की प्राप्ति होती है, इसके ज्ञाता के माता पिता ( भी ) 
स्वर्गलोक में सम्मान के पात्र होते हैं ॥ 


१. चतुदैशसूत्री-र्प -( माहेश्वर सूत्र नाम से प्रसिद्ध) और तन्मूलक 
भगवत्पाणिनिकृत अष्टाव्यायी शास्त्र । 


(७-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


तृतीय आहिक का संक्षिप्त सार 


इस आहिक में वृद्धिरादैच ॥१।१।१॥ इस सूत्र से लेकर इको गुणब्रक्ी ॥१।१।३॥ . 
इस सूत्र तक विभिन्न विषयों पर शङ्कासमाधान सहित विचार किया है । क्रमश; प्रति- 
पाद्य विचार ये है-- 

बृद्धिरादेच-- १. बृद्धिरादैच्‌ मै चोः कुः से प्राप्त कुत्व का समाधान किया 
है, तथा तद्भावित अतद्भावित सभी आदेचों की बृद्धि संज्ञा स्वीकार की है। 

२. संज्ञाधिकार का प्रयोजन बताकर उसका खण्डन किया हे । संज्ञा संज्ञी के 
असन्देह को भी युक्ति प्रमाणों से सिद्ध किया है । 

` ३. वृद्धिरादैच्‌ के बृद्धि शब्द को मङ्गलार्थं मानते हुए बृद्धि संज्ञा में प्राप्त 
इतरेतराश्रय दोष का समाधान किया है । 

४. प्रत्येक शाब्दः के बिना भी आ ऐ औ इनमें प्रत्येक की वृद्धि संज्ञा सिद्ध 
करके आदैच्‌ में तपरकरण ऐच्‌ के लिये सिद्ध किया है। 

इको गुणबृद्धी-- १. इक्‌ ग्रहण का प्रयोजन बताकर सूत्र को सार्थक सिद्ध 
क्या है। 

२. गुण, बृद्धि शब्दों से विहित गुणब्रद्धि में ही इक्‌ परिभाषा की उपस्थिति 
मानी है । 

३. इक्‌ परिभाषा को अलोन्त्यपरिभाषा का शेष अथवा अलोन्त्य का अपवाद 
दोनों ही न मानकर स्वतन्त्र परिभाषा स्वीकार किया है। उससे अनिश्चित गुण, वृद्धि 

के स्थानियों में इकू पद की उपस्थिति होती है यह सिद्धान्त व्यवस्थत किया है। 
पक्षान्तर में अलोन्त्यशैष में प्राप्त दोषों का समाधान भी किया है । 


४. वृद्धि ग्रहण का प्रयोजन बताते हुए भतो हळादेछेघोः में अकार ग्रहण से 
सिच्यन्तरङ्ग नास्ति यह ज्ञापित किया है । 
५. इक्‌ परिभाषा को स्वतन्त्र विधि न मान कर विधिशेषभूत सिद्ध किया । 


. (८-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotr | 


अथ तृतीयमाह्विकम्‌ । 


बृद्धिरादैच्‌ ॥ (१।१।१)॥ 


__ छुत्वं कस्मान्न भवति चोः कुः पदस्य इति । भत्वात्‌ । कथ भसंज्ञा। 
अयस्मयादीनि च्छन्दसि इति । छन्दखीत्युच्यते, न चेदे छन्द्‌ः। छन्दो- 
यत्सू्राणि भवन्ति । यदि भसंज्ञा, “चद्धिरादेजदेडू गुणः” इति जइत्वमपि 
न प्राप्नोतिं । उभयसंज्ञान्यपि च्छन्दसि श्यन्ते । तद्यथा “स सुष्डुभा स 
ऋक्वता गणेन? पदत्वात्कुत्यम्‌ । भत्वाञ्जइत्वे न भवति। ण्वमिहापि 
पद्त्वाज्जञ्त्वं भत्वात्कुत्वं न भविष्यति । 

किं पुनरिदं तद्भावितग्रहणम्‌-ज्वद्धिरित्येवं ये आकारेकारोकारा 


वृद्धिरादच्‌ (१।१।१) इस सूत्र में.पदान्त च्‌ को चोः कुः ( ८।२।३० ) सूत्र से 
कवगांदेश क्यों नहीं हुआ ? 

भसंज्ञा होने से । 

भसंज्ञा केसे (हुई) ! 

-. अयस्मयादीनि च्छन्दसि (११४२०) इस सूत्र से । 

पर यहीं तो छन्दोविषय में यह भर्सज्ञा-विधि हे ऐसा कहा है, और यह 
(प्रकृतसूत्र) छन्द (वेद) नहीं है । - 

यदि भसंज्ञा मानकर ( कुत्व का वारण करते हो ) तो बृद्धिरादैजदेङ्‌ गुणः 
ऐसा संहितापाठ में जइत्य ( चकार के स्थान ज्‌) भी न हो सकेगा । 

चन्दो मै एक-साथ दोना संज्ञायें देखी जाती हें । जैसे--स सुष्ड्भा स ऋक्वता 
गणेन--यहाँ ऋक्वता सें पदसंज्ञा होने से ऋच्‌ के च्‌ को कुत्व हो गया, पर साथ 
ही भसंज्ञा होने से जइत्व ( कूको ग्‌) न हुआ। इसी प्रकार यहाँ भो (सूत्र में भी) 
पदसंज्ञा मानकर जइत्व हो गया, पर भसंज्ञा मानकर कुत्व न होगा । 

अब यह विचार है कि सूत्र में तद्भावितें का महण है अर्थात्‌ वृद्धि शब्द 
उच्चारण कर के जो आकार, पकार, औकार भावित ( विहित, उत्पादित ) होते ह 


१. सूत्र में आंदेच्‌ मात्र का ही ग्रहण प्रतीत होता है, अतः यह रन अनुपपन्न 
हे । नहीं । शास्त्र में पक्षद्वय के देखे जाने से प्रस्न युक्त ही है। छगादि संज्ञाओं में 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


१२२ व्याकरणमद्दाभाष्य 


भाव्यन्ते, तेषां ग्रहणम्‌, आहोस्विदादैज्माअस्य । कि चातः। यदि तद्भावित- 
ग्रहणे शालीयो मालीय इति वृद्धलक्षणइछो न प्राप्नोति । आम्रमयम्‌, शाल- 
मयम्‌, बृद्धलक्षणो मयण्न प्राप्नोति। आम्रगुप्तायनिः, शालयुप्तायनिः, 
बृद्धलक्षणः फिञ्‌ न धाप्नोति। 
अथांदैज्मात्रस्य ग्रहणम्‌, सचाँ भासः सवभास इति “उत्तरपदवृद्धौ 
सर्व च” इत्येष विधिः प्राप्नोति । इह च तावती भार्या LL यस्य तावदूभार्यः, 
' यावदूभार्यः “बृद्धिनिमित्तस्य-” इति पुंवद्‌भावप्रतिषेधेः पाप्नोति । अस्तु 
तहि -आदैज्मात्रस्य ग्रहणम्‌ । नडु॒ चोक्तम्‌ सवौ भासः सर्वेभासः इत्य्‌ 
. “उत्तरपदवृद्धौ सर्व च” इत्येष विधिः प्राम्रोतीति। नैष दोषः। नैं 
उन का ग्रहण है, अथवा जो भी कोई आकार, ऐकार, औकार हो उन. सबका ? 
इससे क्या ? न 
यदि तवूभाविता का अहण है तो झालीयः, मालीयः--यह्वौ बृद्धाच्छः 
(४।२।.१४ ) इस सूत्र से छप्रत्यय की प्राति ही नदीं। आम्रमयम्‌, शालमयम्‌ ` 
यहां नित्यं बृद्वशरादिभ्यः ( ४।३।१४४ ) से वृद्धसंज्ञा को निमित्त मान कर होनेवाला 
विकार ओर अवग अर्थे में विहित मयट्‌ न हो सकेगा । आध्रयुत्तायनिः, शालयुपता- 
'यनिः, यढौँ “उदीचां वृद्धादगोत्रात? ( ४।१।१५७ ) से ( अपत्याथ में ) फिञ्‌ न हो 
सकेगा । ( आग्रगुस स्यापत्यम्‌ आञ्रगुसायनिः ) । 
यदि कहो कि यदाँ आकार, पकार, ओकार मात्र ( तद्भावित हों अथवा 
अतदूभावित ) का ग्रहण दै, तो सर्वो भासः सर्वभासः यहाँ ( कर्सघारय तत्पुरुष 
समास में ) उत्तरपद में वृद्धिसज्ञक आकार होने से उत्तरपदवृद्धौ सर्व च ( ६।२।१०५) 
से सबैशब्द अन्तोदात्त हो जायगा । और तावती भाया यस्य तावद्भार्यः, यावद्‌- 
भा्यः--यहौँ दृद्धिनिमित्तस्प च तद्धितस्यारक्तविक्रारे ( ६।३।३९५) से [आ 
सर्वनाम्नः (६।३।९१) से आये आकारं की भी वृद्धिसंज्ञा होने से और उसके सस्त में. 
- तद्धित प्रत्यय चतुप्‌ की निमित्तता से] पुंवद्भाव निषेध प्राप्त होता है। 
अच्छा ( यदि तद्भावित पक्ष में दिये हुए दूषणो का उद्धार नहीं हो सकता) 
तो आकार, ऐकार औकार मात्र का ग्रहण सही, (इसमे क्या हानि है ? ) । 
अजी अभी कहा गया है कि कर्मधारय तत्पुरुष सबेभासः में “उत्तरपदवृद्धौ 
सर्वे च (६।२।१०५) से सबै शब्द अन्तोदात्त हो जायगा । 
यह कोई दोष नही । . उत्तरपदवृद्धौ इस पद्‌ का उत्तरपद की वृद्धि होने पर 
तद्भावित पक्ष का ग्रहण है और लोप संज्ञा में अदर्शन मात्र का ग्रहण है। सूत्र में 
बृद्धि तन्नेणोच्चारित है ऐसा मानकर, इसकी आइत्ति स्वीकार कर अथवा एकशेष 
अङ्गीकार कर तङ्भावित आदैच्‌ का. ग्रहण होता हे । उस अवस्था में एक वृद्धि शब्द 
` _ संज्ञावान आदैच्‌ का विशेषण रहेगा और दूसरा संज्ञापरक । 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


तृतीय आह्विक १२३ 


(श वाकय बृद्धिरुत्तरपदबद्धिरुत्तरपदबुद्धाबरिति 1 कथ तर्हि। 

रपद्स्य” इत्येवं प्रकृत्य या वृद्धिस्तदत्युत्तरपदे, इत्येवमेतद्विज्ञायते । 
अवश्य चेतदेवं विशेयम्‌। तद्भावितग्रहण सत्यपीह प्रलज्येत -सर्वः कारकः 
सर्वकारक इति । क 

यद्प्युच्यते--इह तावती भार्या यस्य तावद्भार्यः, यावद्धार्य इति च 
“वृद्धिनिमित्तस्य--” इति पुवद्धावप्रतिबेधः प्राप्नोतीति । नेप दोपः ॥। नेवं 
विज्ञायते- बुद्धि मित्तं वद्धिनिमित्त वृद्धिनिमित्तस्येति । कथं तर्हिं । वृद्ध- 
निमित्तं यस्मिन्सोयं बृद्धिनिमित्तेः, वृद्धिनिमित्तस्येति | किं च बृद्धनि- 
मित्तम्‌। योऽसौ ककारो अकारो णकारो वा। अथवा यः ठेत्स्नाया वृद्धे- 
निमित्तम्‌ । करच इत्स्नाया बृद्धेनिमित्तम्‌ । यस्त्रयाणामाकारेकारौ- 
काराणाम्‌। 

संज्ञाधिकारः संज्ञासम्प्रत्ययाथेः ॥ 

“अथ संज्ञा” इत्येव॑ प्रकृत्य बृद्धघादयः शाब्दाः पठितव्याः । कि 
ऐसा अर्थ नही समझना चाहिये, किन्तु उत्तरपदस्य ( ७३1१० ऐसा अथै नहीं समझना चाहिये, किन्तु उत्तरपदस्य ( 0२१०) इस अधिकार ) इस अधिकार 
में जो वृद्धि विधान की गई हो तद्युक्त उत्तरपद परे होने पर, ऐसा अभे है । और 
अवश्य ऐसा ही अर्थ मानना होगा । कारण कि तद्भावित आ के ग्रहण करने पर 
भी सर्वकारकः इस तत्पुरुष समास में भी ( जहाँ कारक में कृ के ऋ को अचोब्णिति 
से बृद्धि होकर आ हुआ है ) उक्त सूत्र से सवे शब्द अन्तोदात्त हो जायगा । 

ओर जो यह कहा है. कि तावद्भार्यः, यावद्भार्यः में ( तद्भावित ग्रहण न 
करने पर ) वृद्धिनिमित्तस्य--इस सूत्र से पुंवद्भाव- का प्रतिषेध प्राप्त होता है, 
सो यह भो कोई दोष नहो । वृद्धिनिमित्तस्य इस पद का दृद्धिका निमित्त, उसका 
ऐसा अर्थ नहीं, किन्तु. वृद्धि का निमित्त जिसमें है, उसका ऐसा अर्थ है । 

. फिर वृद्धि का निमित्त है क्या? 

जो (इत्संज्ञक) प्रसिद्ध क्‌, ज्‌, ण । अथवा जो सकल वृद्धि का निमित्त हो । 

सकल वृद्धि का कौन सा निमित्त है ? र 

जो तीना अर्थात्‌ आकार, ऐकार, औकार का निमित्त हो । 

(वा०) संज्ञा का अधिकार करना चाहिये संज्ञा के बोध के लिए । अथ संज्ञा 
अब संज्ञा-विधान का प्रारम्भ होता है--ऐसा कह कर वृद्धि आदि संज्ञा शब्दों 

१. निमित्त शब्द के उपादान से ही यहाँ व्यधिकरण बहुब्रीहि लिया जाता है, 
अन्यथा वृद्धेस्तद्धितस्य ऐसा ही कहे, वृद्धि का निमित्त होने से तद्धित को बृद्धि कह दिया 
जायगा । ( जेस आयुर्व इतम्‌ में आयु का निमित्त होने से घृत को आयु कह दिया है ) 

२. अथवा बृद्धीनां निमित्तम--ऐएसा विग्रह समझना चाहिये। व्यधिकरण . 
बहुत्रीहि की अपेक्षा तत्पुरुष मानने में लाघव भी है । 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


१२४ ` व्याकरणमहाभाष्य 


प्रयोजनम्‌ । संज्ञासम्मत्ययार्थः । वृद्धथादीनां शब्दानां संज्ञा इत्येष सस्म- 
त्ययो यथा स्यात्‌। 
इतरथा झसम्प्रत्ययो. यथा लोके || 


अक्रियमाणे हि संज्ञाधिकारे वृद्ध्यादीनां संश्ञेत्येष सम्प्रत्ययो न - 
स्यात्‌ । इदमिदानां वहुसूत्रमनर्थक स्यात्‌ । अनर्थकमित्याह । कथम्‌ । 
यथा रोके । लोके ह्यर्थवन्ति चानर्थकानि च. वाक्यानि इच्यन्ते। अर्थवन्ति 
तावत्‌- देवदत्त गामभ्याज शुक्लां दण्डेन, देवदत्त गामभ्याज कृष्णाम्‌ 
इति। अनर्थकानि- दश दाडिमानि षडपूपाः कुण्डमजाजिने. पछाळपिण्डः, 
अघरोरुकमेतत्कुमार्याः स्फेयक्कतस्य पिता प्रतिशीन इति । 
सज्ञासंइयसन्देहरुच ॥ 
क्रियमाणेऽपि संज्ञाधिकारे संशासंशिनोरसन्देहो वक्तव्यः। कुतो 
होतत-वृद्धिशाब्दः संज्ञा, आदैचः संज्ञिन इति। न पुनरांदेचः संज्ञा, वृद्धि- 
शब्द: संज्ञीति । 
: को पढ़ना चाहिये । 
क्या प्रयोजन है? 
संज्ञाओं के बोध के लिये । वृद्धि आदि शब्दों के विषय में ये संज्ञाएँ हैं 
ऐसा बोध हो सके, इस लिये । 
(वा०) नहीं तो ऐसा बोध न हो सकेगा जैस लोक में । 
यदि संज्ञाधिकार न किया जाय तो बृद्धि आदि शब्द संज्ञाएँ हैं ऐसा बोध न 
होगा । ऐसा होने पर बहुत से सूत्र अनर्थक हो जायंगे । यह जो आप अनर्थक कहते 
हैं सो केस ? जेस लोक में । लोक में दोनों प्रकार के वाक्य. देख जाते हैँ- सार्थक 
और अनर्थक । पहले साथको को ळीजिये-देवदत्त गामभ्याज शुक्ला दण्डेन ( देवदत्त 
सफेद गौ को डंडे से हांको) देवदत्त गामभ्याज कृप्णाम्‌ (देवदत्त काली गौ को हांको) । 
अनथैक जेस--दस .दाडिम (दाडू), छः अपूप (पूण), कुण्ड, बकरी का चाम, फल 
शून्य काण्डों का समूह, कुमारी का यह लहंगा, स्फ्यक्रत्‌ का पिता प्रतिञ्याय युक्त ह । 
(बा०) संज्ञा और संज्ञी का असंदिग्धरूप से निर्देश होना चाहिये । 
संज्ञा अधिकार के किये जाने पर भी यह संज्ञा दै, यह संज्ञी है इसका विस्पष्ट 
रूप से कथन होना चाहिये। क्या कारण है कि वृद्धि शब्द संज्ञा हो और आदैच्‌ संज्ञी 
हौ? आदेच संज्ञा और वृद्धि शब्द संजी क्यों न हो? 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


तृतीय भाद्धिक १२५ 


. यत्तावदुच्यते-संज्ञाधिकारः कर्तव्यः संज्ञासम्पत्ययार्थ इति, न 
कतब्यः । 
आचार्याचारास्सझञा सिद्विः ॥ 

आचायांचारात्सज्नासिद्धिभेविष्यति । किमिदमाचार्याचारादिति । 

आ'चारयाणासुपचारात्‌ । 

2 यथा लौकिकवेदिकेषु ॥ 

तद्यथा लोकिकेषु वेदिकेषु च रृतान्तेषु । लोके तावत्‌ मातापितरौ 
पुत्रस्य जातस्य संबरृतेऽवकारो नाम कुर्चाते देवदत्तो यक्षदत्त इति । तयो- 
रुपचाराद्न्येपि जानम्ति इयमस्य संज्ञेति । वेदे याज्ञिकाः संज्ञां कुवन्ति 
स्फ्यो यूपरचषाळ इति। तत्र भवतासुपचारादन्येऽपि जानन्ति इयमस्य 
संक्नेति। पवमिहापि-इहेय तावत्केचिद्‌ व्याचक्षाणा आइः वृद्धिशब्दः 
संज्ञा, आदैचः संशिन इति। अपरे पुनः “सिचि वृद्धिः” इत्युक्त्वाऽऽकारेः 
कारौकाराजुदाहरन्ति । तेन मन्यामहे यया प्रत्याय्यन्ते सा संज्ञा, ये 
प्रतीयन्ते ते संशिन इति। ३% 

यदप्युच्यते-क्रियमाणेपि संज्ञाधिकारे संज्ञासंज्ञिनोरसन्देहो 

यह जो कहा गया है कि संज्ञाधिकार करना चाहिये संज्ञाओं के बोध के 
लिये । इसके करने की कोई आवश्यकता नहीं । 

( वा ) आचायों कें व्यवहार से संज्ञा की सिद्धि हा जायगी । 

'आचार्यी के आचार से संज्ञा-सिद्धि हो जायगी। 

आचार्याचार से क्या अभिप्राय दै ? 

आचार्यी ( वृत्तिकारो ) का व्यवहार । 

( बा० ) जैसे लौकिक व वैदिक व्यवहारा में । 

जैसे लोकिफ तथा वैदिक व्यवहारा में ( संज्ञा जानी जाती है )। लोक में 
देखते हैं कि माता-पिता नवजात पुत्र का गुह्य स्थान ( घर के भीतर में देवदत्त, 
यज्ञदत्त इत्यादि नाम धरते हैं उन के व्यवहार से दूसरे लोग भी जानते हैं कि यह 
उस बालक की संज्ञा दै । वेद में याशिक ( यज्ञकाण्ड के द्रशा ऋषि ) यज्ञोपकरणों के 
स्फथे, यूपे, चारं इत्यादि नाम धरते हें । उन पूज्यां के व्यवहार से दूसरे भी जानते 
हैं कि यह उस-उस पदार्थ की संज्ञा है। इस से हम जानते हैं कि जिस शब्द से 
पदार्थों का प्रत्यायन किया जाता है वह संज्ञा है, जो प्रतीत होते हैं वे संजी हैं । 

जो यह कहा गया है कि संज्ञाधिकार करने पर भी संज्ञा और संजी का 
१. खिर का वना हुआ खङ्ग सदृश यज्ञसाधन । 
२. डील तराश कर बनाया हुआ यज्ञियपशुबन्धन-काष्छ । 
३. यूप के अग्र भाग में स्थापित यूप-वलय-नामक काष्ठ । 


७ ०-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


कळे 


वक्तव्य इति। 


. पढ़ना चाहिये । 


१२६ च्याकरणमहाभाण्य 


संज्ञासंइ्यसन्देहरुच ॥ 

संज्ञासंशिनोरसन्देहः सिद्धः .। कुतः । आचार्याचारादव । उक्त 
आचार्याचारः । 

ई अनाक्ृतिः || 
अथवाऽनाकृतिः संज्ञा, आकृतिमन्तः संज्ञिनः । लोकेऽपि ह्याङतिमतो 
मांसपिण्डस्य देवदत्त इति संज्ञा क्रियते । 
लिङ्गन वा ॥ : 

अथवा किञ्चिल्लिङ्गमासज्य वक्ष्यामि इत्थेलिङ्गा संशेति। वृद्धि- 
शब्दे च तल्लिङ्गं करिष्यते, नादेच्छब्दे। . 

इद्‌. तावदयुक्त _ यडुच्यते-आचायांचारादिति । किमत्रायुक्तम्‌ । 
तमेवोपालभ्य अगमकं ते सूत्रम्‌ इति, तस्यैव पुनः प्रमाणीकरणमित्येतद्‌- 


रूप से निर्देश करना चाहिये.। - 


( वा० ) संज्ञा और संज्ञीका असन्देहं ( विवेक) सिद्ध ही है। कैसे ? 
आचायों के आचार से । आचायों का आचार क्या चीज है यह पहले बता चुके हैं । 

( वा० ) अनाङ्ृति ( आकृतिरहित ) । | 

अथवा आक्कृति-रहित शब्द संज्ञा है और आकृति वाले शब्द संज्ञी हैं। 


लोक में भी आकृति वाले मांसपिण्ड की 'देवदत्त” यह संज्ञा की जाती है। 


( वा० ) अथवा लिङ्ग ( चिह्न ) से। 
अथवा कुछ चिह्न लगा कर कहूँगा इस प्रकार के चिह्न वाला संज्ञा शब्द 


' है। “वृद्धि! शब्द में वह कल आदि दोष रूप चिह्न कर दिया जायगा। आदैच 


शब्द में नहीं किया जायगा । | 

आपका यह कहना कि आचार्य ( सूत्रकार ) के व्यत्रहार से ( संज्ञा का पता 
चरु जायगा ) युक्त नहीं । 

इस में क्या अयुक्त है ? 

_ यही कि पहले ( हे सूत्रकार ) तेरा सूत्र ` ( सम्बन्ध का ज्ञापक न होने से ) 
अब्राधक ( अनयैक ) है, इस प्रकार-निन्दात्रचन कहकर पीछे उसी को ( अर्थात्‌ डसीः 
१. ( वार्तिक में ) असन्देहः यह बहुब्रीहि है, अविद्यमानः सन्देहोत्र । 

- सन्देह का निवतक शब्द कहना चाहिये, अर्थात्‌ “परा संज्ञा” ऐसा वचन 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


तृतीय आह्विक | १२७ 


युक्तम्‌। अपरितुष्यन्‌ खल्वपि भवाननेन परिहारेण 'अनारर्तिरिङ्गेन वा! 
इत्याह । 

. तच्चापि वक्तव्यम्‌ । यद्यप्येतदुच्यते अथवेतर्हि इत्संज्ञा न वक्तव्या 
ळोपदच न चक्तव्यः। संक्षालिङ्गमुवन्धेषु करिष्यते। न च संक्षाया निवृत्ति- 
रुच्यते । स्वभावतः संज्ञा संशिन प्रत्याय्य स्वयं निवसते | तेनानुबन्धाना- 
मपि निवृत्तिर्भविष्यति । सिध्यत्येवम्‌। अपाणिनीयं तु भवति। ` 

. यथान्यासमेवास्तु । ननु चोक्तम्‌-संज्ञाधिकारः संज्ञासस्पत्ययार्थ 
इतरथा ह्यसम्प्रत्ययो यथा लोक इति। न च यथा लोके तथा व्याकरणे । 
प्रमाणभूते आचायों दर्भपवित्रपाणिः शुचाववकाशे प्राङ्मुख उपविश्य महता 
प्रयत्नेन सूत्राणि प्रणयंति स्म । तत्राशक्यं वणेनाप्यनर्थकेन भवितुम्‌, कि 
पुनरियता सू्रेण। किमतो यदशक्यम्‌ । अतः संज्ञासंशिनावेव । कुतो डु 
. खब्वेतत्‌ संज्ञासज्ञिनावेवेति । न पुनः साध्वनुशासनेऽ स्मिञ्शास्त्रे साघु- 
के बृत्तिकारों को ) प्रमाण मानना । और आपने भी इस समाधान से असन्तुष्ट होकर 
ही अनाङइतिर्ङिङ्गेन बा- यह दूसरा समाधान कदा है । 

तो लिङ्ग छगाना. होगा । ( इस प्रकार के लिङ्ग वाला शब्द संज्ञा है ऐसा 
कइना होगा ) । यद्यपि ऐसा वचन करने से ( गौरव होगा तो भी अपेक्षाकृत लाघव 
ही होगा ) कारण कि अब ( अनुवन्धों को ) इत्संज्ञा-नदीं कहनी पड़ेगी, इत्सज्ञकों 
का लोप भो नहीं कहना पड़ेगा । संज्ञा का लिङ्ग ( कल आदि चिह्न ) अनुबन्धों में 
किया जायगा । संज्ञा की नित्वृत्ति वचनसाध्य नहीं है । संज्ञा का ऐसा स्वभाव है, 
संज्ञी का बोध करा कर स्वयं निवृत्त हो जातो है । इससे अनुबन्धो को भी निवृत्तिद्दो ` 
जायगी (इतना लाघव होगा)। हाँ ठीक है, पर ऐसा करना अपाणिनीय होगा । 

तो जैसे आचाय ने सूत्र पढ़ा है वैसे ही रहने दो। अमी, अभी आपने कहा 
था--सैज्ञाधिकार कहना चाहिये ताकि कोन राब्द संज्ञा दै यह बोध हो सके, नदी तो 
सम्बन्ध की प्रतोति न होगो जैसे लोक में । नहीं, जैसे लोक में वैसे. ही ब्याकरण-शास्त्र 
` में हो--यह कोई नियम नहीं । प्रामाण्य को ग्राप्त भगवान्‌ सूत्रकार ने ङुशापीड 
से पवित्रपाणि हो, झुद्ध-प्रदेश में स्थित हो, पूर्व को ओर मुँह कर, आसन पर बैठ, बड़े 
` प्रयत्न से इन सूत्रों को रचा है उनमें एक वर्ण भी अनर्थक नदीं हो सकता, इतने वणौ 
से घटित समग्र सूत्र की अनर्थकता तो दूर रही । 

इस से क्या यदि एक वर्ण भी अनर्थकःनही ? . 

इस से यही आता दै कि बृद्धिशब्द संज्ञा है और आदैच्‌ संज्ञो है । 

क्या शब्दसाधुत्व का अनुशासन करनेवाले इस शास्त्र म इन दो वृद्धि और 
` आदैच्‌ का साधुत्व तो नहीं बताया जा रदा ! 


— —-- 


१. प्रमाणभूत आचार्यः-प्रामाण्यं प्राप्तः । भू प्राप्तावात्मनेपदी । 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


१२८ व्याकरणमहा भाष्य 


त्वमनेन क्रियते। कृतमनयोः साधुत्वम्‌। कथम्‌। वृघिरस्माय विशेषेणोपदिष्टः 
प्रकृतिपाठे, तस्मात्‌ क्तिन्प्रत्ययः | आदैचोप्यक्षरखमास्नाय उपदिष्टाः । 
प्रयोगनियमार्थ तहींदू स्यात--बृद्धिशब्दात्पेर आदैचः प्रयोक्तव्या 
इति | नेह प्रयोगनियम आरभ्यते । किन्तर्हि संस्कृत्य संस्ङत्य पदान्यु- | 
त्सज्यन्ते तेषां यथेषमभिसम्वन्धो भवति । तद्यथा--आहर पात्रम्‌, 
पात्रमाहरेति । 
आदिशास्तहँमे स्युः | वृद्धिशाव्दस्यादेच आदेशाः । पष्ठीनिर्दिश्स्या- 
देशा भवन्तिं । न चात्र षष्ठी पश्यामः । 
आगमास्तहींमे स्युवृद्धिशाब्दस्यादैच आगमाः । आगमा अपि षष्टीनि- 
दिश्स्यैवोच्यन्ते। लिङ्गेन च। न चात्र पर्छ न खल्वप्यागमलिज्लंपच्यामः । _ खल्वप्यागमलिङ्गं पदयामः । 
इनका साधुत्व पहले ही बताया जाचुका है। धातुपाठ में व्याकरणाध्येता के 
लिये बध का सामान्यरूपेण उपदेश कर दिया गया है, उससे परे क्तिन प्रत्यय विहित 
है, आदैच भी अक्षर-समाम्नाय में उपदिश हैं । 
तो यह सूत्र प्रयोगविषयक नियम करनेवाला हो सकता :है--अथौत 
बृद्धिशब्द से परे (नकि पूर्व) आदेच शब्दों का प्रयोगा होना चाहिये। इस शस्त्र में 
` प्रयोग ( प्रयुज्यमान पदों का क्रमविषयक ) नियम बताने का उपक्रम नहीं किया 
गया दै, किन्तु उन प्रयोगों का साधुत्वान्वाख्यान मात्र किया जाता है, . पीडे; वक्ता 
की इच्छानुसार उनका परस्पर सम्बन्ध होता है, जैसे आहर पात्रम्‌ ( पात्न:छाओ ) 
धसी आानुपूर्वी से भी कहा जाता है, पात्रमाहर ऐसा भी । 
`तो थे आदेश हो सकते हैं । वृद्धिशब्द के स्थान में आदैच्‌ आदेश होते हैं। 
` पर आदेश घष्टीनिर्दि्ट के स्थान में होते हैं, भोर यहाँ ( इस सूत्र में ) बडी विभक्ति 
दीखती नहीं । 

' तोये आगम हो सकते दे--ग्रद्धिशब्द को आदैच्‌ का आगम हो। पर 
आगम भी बष्टीनिर्दिट को ही होते हें । और आगम लिङ्ग (कू, टू ) से जाने जाते 
' । न तो यहाँ षष्ठी दीखती है और नहीं आगम-छिङ्ग दीखता दै । 

और यहाँ प्रकृत-सूत्र मै यह भी ध्यान देने योग्य बात है कि ये दोनों पद 
द्धि और आदैच्‌. समानाधिकरंण और एकविभक्तिक हैं । और ऐसा सम्बन्ध केवर 
दो का होता है । कौन से दो का ! 


` ५ यहां षष्टी शब्द से षष्टयर्थ का अभिप्राय है । जहाँ पष्टी विभक्ति के अर्थ 
का निर्देश है वहीं आदेश होते हैं, पष्ठी विमक्तिःका निर्देश न होने पर भी यदि षष्टी 
का अथे है तो आदेश हो जाते हैं । जैसे नाभि नभं च, परस्त्री पर च यहाँ नाभि को 
ओ। नभ और परस्त्री को परश आदेश होते हैं यद्यपि नाभि, परस्त्री में षष्टी विभक्ति का 
 . निर्देश नहीं है किन्तु षष्ठी का अर्थ है । 

ॐ CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


ना 


0 


तृतीय आह्निक १२९ 


इद्‌ँ खल्वपि भूयः सामानाधिकरण्यमेकविभक्तिकत्वं चे। दयोइ्चैत- . 
दूभवति । कयोः। विशेषणविशोष्ययोर्वा संज्ञासंिनोर्वा । तत्रैतत्स्यात्‌ 
विशेषणविशेष्ये इति । तब्च न। ह्यो हिँ प्रतीतपदा्थकयोलोंके विशेषण- 
विशेष्यभाचो भवति न चादैच्छष्द्‌ः प्रतीतपदार्थकः । तस्मात्संज्ञासंशिनावेब । 

तत्र त्वेतावान्सन्देहः-कः संक्षी का संक्षेति। स चापि छ सन्देहः । 
` समानाक्षरे | यत्र त्वन्यतरल्लघु सा संज्ञा, यद्गुरु स संक्षी । कुत 
पतत्‌ । लघ्वर्थ हि संज्ञाकरणम्‌ । तत्राप्ययं नावड्यं गुरुलघुतामेवोपलक्ष- 
यितुमहेति, किन्तर्हि, अनाङृतितामपि । अनाकृतिः संशा आङतिमन्तः - 
संक्षिनः । लोकेपि ह्याकतिमतो मांसपिण्डस्य देवदत्त इति संक्षा क्रियते । 
अथवाऽऽचरतिन्यः संज्ञा भवन्ति । व्रृद्धिशब्द्इचावरतेते, नादैच्छब्दः । 
सद्यथा-इतरचत्रापि देवद्त्तशाब्द आवतते, न मांसपिण्डः । 


या तो विशेषण विशेष्यका, या संज्ञा और संकी का। तो ये दोनों विशेषण- 
विशेष्य हो सकते दें । नहीं । प्रसिद्ध अर्थवाळे दो शब्दा का लोक में विशेषण-विशेष्य 
भाव द्वोता है । पर लोक भें आदैच तो अप्रसिद्ध हैं । इसलिए यहां संज्ञासंज्ञिभाव 
ही सामना चाहिए । 

अब इसमें इतना सन्देह रहता दै--संज्ञी ( संशावाला ) कौन है, संज्ञा कौन 
है। वह सन्देद भी कहां होता है ? जहां दोनों उदिश्यमान और प्रतिनिर्दिश्यमान 
शब्द्‌ समसंख्यक अक्षरा वाळे हो. । पर जहां दोनों में से एक छष्वक्षर हो, वद संज्ञा 
समझनी चाहिए, जो अधिकाक्षर हो वह संज्ञी । यहद क्योंकर ? व्यवहार में लाघव 
के लिए संज्ञा की जाती है । पर केवळ गुरुळघुता को निर्णायक रूप से स्वीकार करना 
युक्त न होगा, अनाकृतिता ( आङ्गति-दीनता ) को भी। संज्ञा अनाकृति होती है, 
संझी आकृतिमान्‌ होते दें । लोक में भी आक्ृतिवाळे मांसपिण्ड की देवदत्त यह संज्ञा 
की जाती है । 

अथवा जो संज्ञायें होती हैं उनकी विधिसूत्रो में आवृत्ति (पुनः पुनः उच्चारण) 
होती है । वृद्धिशब्द की आवृत्ति देखी जाती दै, आदैच्‌ शब्द की नहीं । जैसे अन्यत्र 
( लोक ) में भी देवदत्त शव्द की आवृत्ति होती है, मांस पिण्ड की नहीं । 


१. देवदत्तः पचति यहां सामानाधिकरण्य है किन्तु एकविभक्तिकत्व नहीं है । 
गौरश्वः यहां एक विभक्तिकत्व है, सामानाधिकरण्य नही । ब्रद्धिरादैच्‌ यहां सामानाधिः 
करण्य और एकविभक्तिकत्व दोनों हैं । इस लिये दोनों का अलग अलग ग्रहण किया है । 
. कुछ लोग सामानाधिकरण्य शब्द का मानते हैं कुछ अर्थं का। दोनों के तात्पये में कोई 
भेद नहीं है । 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


१४० अ ब्याकरणमद्दासाष्य. 


अथवा पूर्वोच्चारितः संशी, परोच्चारिता संज्ञा। कुत एतत्‌ । सतो हि 
कार्यिणः कार्येण भवितव्यम्‌ । सद्यथा-इतरत्रापि खतो मांसपिण्डस्य 
` देवदत्त इति संज्ञा क्रियते । 
` कथं वृद्धिरादैज्‌ इति । पतदेकमाचार्यस्य मङ्गलार्थ खुष्यताम्‌। माङ्ग- 
लिक आचायोँ महतः शाख्रौघस्य मङ्गलार्थे दद्धिशब्दमादितः प्रयुङ्क्ते । 
मङ्गलादीनि दि शास्त्राणि प्रथन्ते चीरपुरुषकाणि भवन्त्यायुष्मत्पुरुषकाणि 
चाध्येतारश्च वृद्धियुक्ता यथा स्युरिति। सर्वत्रेव हि व्याकरणे पूर्वोच्चारितः 
संजी, परोच्चारिता संज्ञा अदेङ्‌ गुण इति यथा। 
दोषवान्खल्वपि संश्ञाथिकारः। अष्टमेपि हि संक्षा क्रियते-तस्य 
परमाध्रेडितम्‌ इति । तत्रापीदमञुचर्त्यं स्यात्‌ । र 
अथवाऽस्थानेऽयं यत्नः क्रियते । नद्दीदे लोकाद्‌ भिद्यत । यदीदं 
___ _ “०:30 es RR २ २ 


अथवा जिसका पूर्वोच्चारण दै वह संजी जानना चाहिए, जिसका पीछे 
उच्चारण है वद संज्ञा । यहद क्योकर ? इसलिए कि बुद्धिद्वारा विषयीकृत अथै को 
पहळे शब्द से कह्‌ कर उसको संज्ञा आदि काये विधान किया जाता दै, जैस अन्यन्न 
(छोक में ), बुद्धिसद्वूप मांसपिण्ड की देवदत्त संज्ञा की जाती है। ३५ 

. तो बृड़िरापैच्‌ यह सूत्र-न्यास कैसे हुआ ? (यहां जो क्रम का च्युत्तम हुआ 

है) वह आचाय ने सङ्गछ के लिए किया है, सो यद्द एक दोष मर्षणीय है। मज्ञला- 
काइक्षी आचाये ने बृहत्‌ सूत्रसमूह के मङ्गर के लिए वृद्धि शब्द को आदि में 
प्रयुक्त किया दै । कारण कि आदि में मङ्गलयुक्त शास्त्र प्रसिद्धि को प्राप्त होते है, श्रोता 
बाद में वीर ( अपराजित ) तथा चिरंजीव द्वोते हैं, और अध्येता वृद्धि-युक्त होते द्वा 
व्याकरण में सशत्र पदके उच्चारित संज्ञी होता है और पीछे उच्चारित संज्ञा । जैसे 
अदेङ्‌ गुण; इस सूत्र में । 

संज्ञाऽधिकार करना भी दोषयुक्त ही है । अष्टम अध्याय में. भी संज्ञाये 
की जाती हैं जैसे तस्य परमाम्रेडितम्‌ (८1१1२) । जद्दां दो उच्चरित किए जात हैं उनमें 
से दूसरे को आग्रेडित कहते हैं । वहां भी इस अधिकार की अनुदृत्ति होगी । 


अथवा संज्ञा आदि निर्देश-रूप यत्न का कोई अवसर नहीं । संज्ञा आदि 


- १. अपक्त एकाक प्रत्ययः यह संज्ञा सूत्र न मानकर परिभाषा सूत्र मान लिया 
जाएगा इस प्रकार सवैत्र व्याकरण में संज्ञा का उच्चारण संज्ञी के बाद किया हुआ सिद्ध 
. होजाताहै। 


_ ०७-0०. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


तृतीय आह्विक १३१ 


लोकादू भिद्येत ततो यत्नाई .स्यात्‌। तद्यथा--अगोक्षाय कडिचद्‌ गां 
सक्थनि कर्ण वा ग्रहीत्वोपदिशति--अयं गोरिति। न चास्मायाचष्टे 
इयमस्य संक्षति। भवति चास्य सम्प्रत्ययः । 

तत्रैतत्स्यात्‌ -कृतस्तत्र पूर्वैरभिसम्बन्ध इति । इद्दापि ऊतः पूर्चैरभि- 
सम्बन्धः। केः। आचायैः। तत्रैतत्स्यात्‌-यस्मे तर्हि सम्मत्युपदिशति 
तस्याकृत इति । लोकेऽपि हि यस्मै सम्म्रत्युपदिशति तस्याऊृतः । अथ तत्र 
कृतः, इद्दापि छतो द्रष्टव्यः ॥ 


सतो वृद्धयादिषु संज्ञाभावात्तदाश्रय इतरेतराश्रयत्वादप्रसिद्विः ॥ 


सतः संज्ञिनः संश्ञाभावात्‌ । तदाश्रये संज्ञाश्रये संज्ञिनि बृद्धघादि- 
ष्वितरेतरा्रयत्वादप्रसिद्धिः । का इतरेतराश्चयता। सतामादैचां संज्ञया 


निर्देश न दोना कोई रोक से न्यारी बात नदी दे । यदि शास्त्र में लोक से न्यारी बात 
हो तो अवश्य इसके किए वचन-रूप यत्न करना दोगा । जैसे कोई गो को पहचानता 
नहीं, उसे दूसरा कोई गौ को उरुभाग अथवा कान से पकड़ कर बताता है--यद 
गो (बैक ) दै, और यद नदीं कहता कि यद्द इसकी संज्ञा (नाम) है । तिसपर भी 
उसे यथेष्ट बोध दो जाता है । Po 

वहां तो यदृ हो सकता है कि वृद्धी ने अपने व्यवहार से गो शब्द का उस 
पदार्य के साथ (वाच्य वाचक) सम्बन्ध किया हुआ है । यदाँ भी पूर्व छोगो ने सम्बन्ध 
किया हुआ दे । किन्द्रेने ? आचायों ने। उसमे भी ऐसा हो सकता है कि जिसके 
लिए अब उपदेश हो रहा है उसके लिए तो यह सम्बन्ध असिद्ध है। (पर यह भी कोक 
के न्यारी बात नदी ) लोक में भी जिसे गवादि शब्दाथे सम्बन्ध अभी बताया जा 
रहा है उसके लिए तो असिद्ध ही है। (यदि अनुमान आदि द्वारा) लोक में सिद्ध 
माना जाता है, तो शास्त्र में भी सिद्ध मानने में कोई अड्चन नदीं । | 

( वा०) निसन्न का बृद्धयादि संज्ञा के साथ सम्बन्ध होने से तया संजी का 
सञ्ञा55श्रित होने से अन्योन्याश्रय होने से वाक्यार्थ को सिद्धि न होगी । 


संज्ञी के विद्यमान होने पर संज्ञा होने से । तदाश्रये अथात्‌ सेज्ञा55श्रय संशी 
होने पर वुद्धयादि पदो में अन्योन्याश्रय होने से वाक्याथ न बन सकेगा । 


यहाँ कौन सा अन्योन्याश्रय है ! | 
आदैच्‌ पहले सिद्ध हो तो उनकी वुद्धिसज्ञा हो, और संज्ञा से भादेच की 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


१३२ व्याकरणमहाभाण्य 


- भवितव्यम्‌, संक्षयो चादैचो भाव्यन्ते । तदेतद्‌ इतरेतराश्रर्‍यं भवति । 
इतरेतराश्रयाणि च कार्याणि न प्रकल्पन्ते । तद्यथा--नौनावि बद्धा नेतरत्रा- 
णाय भवति । 

नजु च भो इतरेतराश्रयाण्यपि कार्याणि इध्यन्ते। तद्यथा--नौः 
शकटं वहति, शाकट च नावं वहति | अन्यदपि तत्र किञ्चिद्‌ भवति जलं - 
स्थळं वा । स्थळे शकरं नावं वहति । जळे नौः शकटं बहति । 

यथा तर्हि तिविष्टब्धकम्‌। तत्राप्यन्ततः सूचक भवाति । इदं पुनरि- 
तरेतराश्रयमेव। 


सिद्धं तु नित्यशब्दत्वात्‌ ॥ 


“१ सिद्धमतत्‌ । कथम्‌। नित्यशब्दत्वात्‌ । नित्याः शाब्दाः, नित्येषु 
शब्देषु सतामादैचां संज्ञा क्रियते, न च सेशया55देचो आए्यन्ते। 
उत्पत्ति होती है, अन्योन्याश्रय दै। अन्योन्याश्चितकायै' नहीं सिद्ध होते। जैसे एक 
(कर्णधार रहित) नौका ऐसी ही दूसरी नौका से बांधी हुईं एक दूसरे की रक्षा करने 
में असमर्थ होती है । 
अजी अन्योन्याश्रित कार्य भी सिद्ध होते हुए देखे जाते हैं, जैसे नौका छकड़े 
को देशान्तर में छे जाती है और छकड़ा नौका को । (यह इशान्त ठीक नहीं ) कुछ 
और भी वहां विशेष होता है जल अथवा स्थल । स्थछ में छकड़ा नौका को ले जाता 
है, जल में नौका छकड़े को. (सो यहां अन्योन्याश्रय नहीं) । 
अच्छा तो त्रिविष्टड्धक दृष्टान्त सही । यहां भी भीतर कीछकादि कारणान्तर 
“सिद्धि का प्रयोजक है । प्रकृत में तो अन्योन्याश्रय दोष अपरिद्दाये ही उहरा । 
( वा० ) शब्द की नित्यता के कारण अन्योन्याश्रय दोष न होगा । 
इस दोष का परिहार हो जाता है । 
केसे ? 
शब्द नित्य हैं, इस हेतु से । 
शब्द नित्य हैं, शब्दो के नित्य होते हुए ( पहले से ) विद्यमान भा, ऐ, औ 
की (बृद्धि) संज्ञा की जाती है न कि संज्ञा द्वारा { अपूर्व ) आ, ऐ, औ को षनाया 
` ज्ञाताहै। ह 
१, संज्ञा द्वारा इद्धिविधायक खुजे ब्रृद्धि: इत्यादि शास्त्र में । 


. (९-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


तृतीय आह्निक १३३ 
यदि तर्हि नित्याः शाब्दाः, किमर्थे शास्त्रम्‌ । 


किमर्थं शास्त्रमिति चेन्निवर्तकत्वात्सिद्धम्‌ ॥ 


निवर्तकं शास्त्रम्‌ । कथम्‌ । सूजिरस्मायविशेषेणोपदिष्टः। तस्य 
सर्वत्र खुजिबुद्धिः प्रसक्ता। तत्रानेन निवृत्तिः क्रियते स्रजेरक्ङित्सु 
प्रत्ययेषु खुजिम्रसङ्गे मार्जिः साधुर्भवतीति । 


बद्धिणसंज्ञयो; प्रत्येकं बचनम्‌ ॥ 


दृद्वियुणसंज्ञयोः प्रत्येकं ग्रहणं कर्तव्यम्‌ । प्रत्येक बृद्धिगुणसंशे भवत 
इति वक्तव्यम्‌ । कि प्रयोजनम्‌। ससुदाये मा भूतामिति । 


अन्यत्र सहवचनात्समुदाये संज्ञाऽप्रसङ्गः | 
अन्यत्र खहवचनात्ससुदाये ब्रुद्धिगुणसंश्षयोरप्रसङ्गः । . यत्रेच्छति 
यदि शब्द नित्य हैं, तो शास्त्र किस काम का रहा ? 
(चा० ) यदि पूछो शास्त्र किस काम का रहा, शास्त्र नित्रतेक होने से 
सफल है । 
शास्त्र निवतेक है । केस ? अध्येता के लिए एज धातु का सामान्यरूप से 
डपदेश कर दिया गया है । उसकी सर्वत्र खज रूप ही साधु है ऐसी बुद्धि होने लगी । 
'सब शास्त्र इस प्रकार इसकी निवृत्ति करता है--कित्‌ झ्ति-भिन्न प्रत्ययां के परे 
रहते मरज के प्रसङ्ग (अवसर) में माजि रूप साधु होता है । 
(चा० ) वुद्धिगुण संज्ञा करते समय प्रत्येक शब्द का उच्चारण करना 
चाहिए । 
अर्थात्‌ यह कहना चाहिए कि वृद्धि और ुणसंज्ञा आदैच्‌ ( भा, ऐ, औौ ) 
और अदे ( अ, ए, ओ ) में के प्रत्येक की होती है । 
इसका क्या प्रयोजन है ? 
समुदाय ( आदैच्‌ भदेङ्‌ ) की मत हो । 
( बा० ) जहां सह शब्द उच्चारित नहीं होता वहां समुदाय की संज्ञा का 
प्रसङ्ग ही नहीँ। | 
जहां आचार्यं समुदाय को कार्य करना चाहते हैं वहां सह शब्द का उच्चारण 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


१३४ ब्याकरणमदाभाज्य 


सहभूतानां कार्य करोति तत्र सहग्नहणम्‌॥ तद्यथा “सह सुपा” “उभे 
अभ्यस्तं सह” इति। ` 
प्रत्यवयवं च वाक्यपरिसमाप्तेः । 

प्रत्यवयवं च वाक्यपरिसमातिईच्यते । तद्यथा देवदत्तयज्ञद्त्तचिष्णु- 
मित्रा भोज्यन्तामिति। न चोच्यते प्रत्येकमिति। प्रत्येकं च सुजेः परिः 
समाप्यते । 

नजु चायमप्यास्ति दष्टान्तः--ससुदाये घाक्यपरिसमाप्तिरिति। 
तद्यथा गर्गाः शतं दण्डयन्तामिति। अर्थिनच राजानो हिरण्येन भवन्ति; 
न च प्रत्येकं दण्डयन्ति। सत्येतस्मिन्दष्टाम्ते यदि तत्र सहग्रहणं क्रियते, 
इहापि प्रत्येकमिति चक्तव्यम्‌। अथ तत्रान्तरेण खहग्रहणं सहभूतानां 
कार्य भवति, इहापि नार्थः प्रत्येकमिति वचनेन ॥ 

अथ किमर्थमाकारस्तपरः क्रियते । 


आकारस्य तपरकरणं सवणोर्थम्‌ ॥ 
आकारस्य तपरकरणं क्रियते। किं प्रयोजनम्‌। सवणाथम्‌। तपरस्त- 


करते हैं जैसे सह सुपा ( २१४ ) उभेअभ्यस्तं ( ६।१।५ ) सद॒ इत्यादि में । 

( चा० ) प्रत्येक में भी वाक्यार्थ की परिसमासि देखी जाती है इस लिए भी 
प्रत्येक की संज्ञा होगो। जैसे देवदत्त यज्ञदत्त विष्णुमित्र को भोजन खिलाझओ । यह 
नहीं कहा जाता कि इनमें से प्रत्येक को, पर प्रत्यक में भोजन क्रिया प्येवसित 
( पूर्णरूप से समाप्त ) होती है । 

अजी यह भी तो दृष्टान्त है- समुदाय में वाक्याथ की समाप्ति होती है ।. 
- जैसे गर्ग लोगों से सौ दण्ड (जुर्माना) लिया जाए। राजाओं को धन की अपेक्षा 

होती है पर वे प्रत्येक से दण्ड नहीं लेते। इस दृष्टान्त के होते हुए भी यदि वहां 
( गगैदण्डन में ) सह ग्रहण किया जाता हो तो यहां प्रकृत में भी प्रत्येकम्‌ यद कहना 
चाहिए पर यदि वहां बिना सहग्रहण समुदाय को काये होता दै, तो यद्वां भी 
प्रत्येकम्‌ इस वचन का कुछ प्रयोजन नहीं । 

अंब यह विचार उपस्थित होता हे कि सूत्र में आकार तपर क्यों किया 
गया है । | ळक. 

( बा० ) आकार का तपर करना सवणे ग्रहण के लिए है । आकार तपर 
किया गया हे । इसका क्या प्रयोजन है? सवणे ग्रहण के लिए । तपरस्तत्काळस्य 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


तृतीय आाहिक १६५ 


इति तत्कालानां सवर्णानां ग्रहणं यथा स्यात्‌। केषाम्‌। उदात्तादुदात्त- 
स्वरितानाम्‌ | कि च कारणं न स्यात्‌। । 


भेदकल्रात्स्वरस्य ॥ 


भेदका उदात्तादय; । कथं पुनक्षायते भेदका उदात्तादय इति। एवं 
इच्यते लोके य उदात्ते कतेव्येऽनुदार्तं करोति खण्डिकोपा्यायस्तस्मे 
चपेटां ददाति अन्यत्त्वं करोषीति । ; ; 


अस्ति प्रयोजनमेतत्‌ । किन्ति । इति-- 


भेदकत्वादूगुणस्य ॥ 
भेदकत्वाद्गुणस्येति वक्तव्यम्‌ । कि प्रयोजनम्‌ । आचुनासिक्यं नाम 
शुणः, तद्भिन्नस्यापि ग्रहणे यथा स्यात्‌। किं च कारणं न स्यात्‌। भेदकत्वाद्‌ 
शुणस्य। भेदका गुणाः । कथं पुनर्शायते भेदका गुणा इति। एवं हि इच्यते 


इस शास्त्र से अपने समान काळवाळे दूसेर सवण आकारों का भी ग्रहण हो सके, 
इस लिए । किन का? 

उदात्त अनुदात्त स्तरित ( आकारां ) का । 

क्या कारण है कि ( तपर किए बिना ) इनका ग्रहण म होगा ! 

( घा० ) उदात्त आदि स्तरों के भेदक होने से ॥ 

उदात्त आदि भेदक हैं । 

यहं कैस जाना कि उदात आदि भेदक होते हैं ! 

ऐसा लोक में देखा जाता है जो शिष्य उदात्त उच्चारण करने के स्थाम में 
अनुदात्त उब्चारण करता दै खण्डिकोपाध्याय उसके सुंद पर 'चपत देता दै यद कहते 
हुए कि तू कुछ और का उच्चारण कर रहा दै । 

तो यद्द तपरत्व का प्रयोजन उदरा न ? तो क्या कहना है ! यह कि-- 

( वा० ) गुणों के भेदक होने से ॥ 

गुण के भे इक होने से यइ कइना चादिए । | 

आनुनासिक्य गुण दै, तदूगुणजिशिष्ट का ग्रद्वण दो जाए इस लिए । क्या कारण 
है कि भानुनासिक्य गुण ( घम ) वाळे आदैच्‌ (भा ऐ भौर भौ ) का ग्रहण नहीं 
होता ! 


८८-७0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


१३६ व्याकरणमहाभाष्य 


लोके-पकोऽयमात्मो उद्क॑ नाम, तस्य गुणभेदादन्यत्त्व भवति-अन्यदिदं 
शीतम्‌ , अन्य दिद्सुष्णमिति । 
ननु भो अभेदका अपि गुणा इच्यन्ते। तद्यथा देवदत्तो सुण्ड्यपि 
जव्यपि शिख्यपि स्वामाख्यां न जहाति, तथा बालो युवा बृद्धो वत्सो 
` दम्यो बलीवर्द इति। 
उर्भयमिदं गुणेषुक्तम्‌- भेदका अभेदका इति । किं पुनरत्र न्याय्यम्‌ । 
अभेदका गुणा इत्येव न्याय्यम्‌ं। कुत एतत्‌ । यदयम्‌ 'अस्थिदघिसक्थ्य- 
क्ष्णामनङुदात्तः इत्युदात्तग्रहणं करोति तज्ज्ञापयत्याचायोऽभेदका गुणा 
इति। यदि हि भेदका गुणा; स्युः, उदात्तमेवोच्चारयेत्‌। 
गुणो के भदक दोने से । गुण भेदक हैं । 
केसे जानते ददो कि गुण भेदक होते हैं ? 
ऐसा ही लोक में देखते हं । सभी जळ एक अभिन्नद्रव्य है । उसका गुणभेद 
से भेद हो जाता दै, यह शीत जळ भौर है और यदद उष्ण जल और । 
अजी गुण अभेदक भी देखे जाते है, जैसे देवदत्त चाहे मुण्डित सिर वाला 
हो, चाहे जटा वाला और चाहे शिखा वाळा, अपने ( देवदत्त इस ) नाम को नहीं 
छोड़ता इसी प्रकार वही देवदत्त बाल्य यौवन और वृद्धत्व को प्राप्त हुआ भी देवदत्त 
ही रहता है। तथा एक ही गो-पिण्ड अवस्थाभेद से वत्स, दम्य और बलीवर्द 
कहळाता दै 
गुणा के विषय में दोनों बाते देखी जाती हैं--गुण भेदक भी हैं और अभेदक 
भी । शास्त्र में कौन सा पक्ष न्याय्य ( युक्त ) है । गुण अभेदक हैं यही न्याय्य है। 
यह कैसे जानें ! 
जो आचायै अस्थिद्घिसक्थ्यक्ष्णामनङउदात्त इस सूत्र में अनङ को उदाच 
बतळाते दें इससे ज्ञापित करते हैँ कि गुण अभेदक होतै हैं । गुणों के अभेदक होने 
से उच्चारित किए गए उदात्त अनङ्‌ की तरह अनुच्चारित अनुदात्त का भी ग्रहण 
होता। यदि गुण भेदक हाँ तो उदात्तगुणयुक्त अनढ़ का उच्चारण कर दे ( जिससे 
तदूगुणविशिष्ट का ही अहण होगा दूसरे का नहीं ) । 


१. आत्मन्‌ शब्द यहाँ द्रव्यवाची है । 
_ ९. आम्नाय शब्दों में स्वर नियत हैं, अतः वेद में गुण भेदक ही हैं । 
लोक में दोनों तरह से व्यवहार है । एक ही गोपिण्ड का वत्स आदि अवस्था 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


तृतीय आह्विक १३७ 


यदि तर्ह्मभेदकां गुणा अचुदात्तादेरन्तोदात्ताच्च यदुच्यते 
३ = च तत्स्वरि- 
तादेः स्वरितान्ताच्च प्राप्नोति। नैष दोषः। आश्चीयमाणो गुणो भेदको 
भवति। तद्यथा-शुक्लमालभेत, कृष्णमालभेत | तत्र यः शुक्ल आलब्धव्ये 
कृष्णमालभते, न हि तेन यथोक्तं कृतं भवति । 


. असन्देद्ार्थस्तरहि तकारः । पेजित्युच्यमाने सन्देहः स्यात्‌ किमिमाचे- 
चावेव, आहोस्विदाकारोप्यत्र निर्दिश्यत इति। सन्देहमात्रमेतद्भचति । 
सवेसन्देददेथु चेदसुपतिष्ठते-व्याख्यानतो विशेषप्रतिपत्तिन हि सन्देहाद- 
छक्षणम्‌ इति। याणां ग्रहणमिति व्याख्यास्यामैः । अन्यत्राप्येषऽजातीयकेषु 

sre सक ons ned] 


विधान किया जाता है वह स्वरितादि अथवा स्वरितान्त को भी होने लगेगा । यह 
कोई दोष नहीं । स्त-चाचक शब्द द्वारा निर्दिष्ट गुण भेदक ही होता है । जैसे शुक्ल 
का आलम्भन ( यागार्थं वध ) करे, कृष्ण का आलम्भन करे। ऐसी चोदना होते 
हुए जो शुक्ल के स्थान में कृष्ण का आलम्भन करता है, वह शास्त्रोक्त अनुष्ठान 
नहीं करता । 

अच्छा तो प्रकृत में तपर नहीं किया है, असन्देह के लिए तकार का उच्चारण 
किया है ऐसा समझना चाहिए। यदि त्‌ न पढ़ा जाय, केवल ऐच्‌ ही पढा जाय 
तो सन्देह होगा कि यहां ऐच मात्र का निर्देश है अथवा आकार भी प्रदिकष्ट है । यह 
केवळ सन्देह है ( कोई दोष नहीं ), और जहां भी सन्देह हो वहां यह परिभाषा 
उपस्थित होती है-व्याख्यान से विशेष बोध होता है, सन्देह होने से ही लक्षण 
अलक्षण नहीं हो जाता । तीनों का ग्रहण इष्ट है ऐसा विवरण कर देंगे । अन्यत्र भी 


भेद से व्यवहार है, और यह वंही गोपिण्ड है ऐसी पहचान होने से अभेद से भी । 
अत्रस्शास्त्रे । | 

१. गुण-रहत का उच्चारण तो होगा नहीं, उच्चारण अवश्य ही उदात्त 
अथवा स्वरित सहित ही होगा । यदि गुण अभेदक होते हैं यह पक्ष है तो £.सी एक 
स्वर से उच्चारण किया हुआ अकारादिं स्वरान्तर-युवत अकारादि का भी बोधक हो 
सकता है जब तक कि वह उच्चारितस्वर विवक्षित है यह बताने के लिए उसके साथ 
तद्वाचक उदात्त आदि शब्द का उच्चारण न हो। यदि गुण भेदक होते हैं यह पक्ष 
है तो किसी एक स्वर से उच्चारण करना ही अन्य-स्व॒र-युक्त अकारादि की निवृत्ति 
लिए पर्याप्त होगा । ; 


२. प्रस्थे$वृदमकक्यांदीनाम्‌ (५।२।८७) इस सूत्र से इन्द्रप्रस्थः की तरह मालाप्रस्थः 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


१३८ व्याकरणमहाभाष्य 
सन्देहेषु न कंचिद्‌ यत्नं करोति । तच्था--“औतोम्शसोंः” इति.। 


इद तहि प्रयोजनम्‌- अआन्तर्यतखिमात्रचवुर्मात्राणा स्थानिनां 
जिमात्रचतुर्माचा आदेशा मा भूवक्निति। खट्वा इन्द्रः खट्वेन्द्र, खट्वा 
उदकम्‌ खटवोदकम्‌, खट्वा ईषा खद्वेषा, खट्वा ऊढा खट्चोढा, खय्त्रा 
पळका खद्वैलका, खद्चा ओदनः खट्वौदनः, खट्वा पतिकायनः 
खद्बैतिकायनः, खद्बा औपगवः खद्चौपगव इति । 

अथ क्रियमाणेपि तकारे कस्मादेच जिमात्रचतुर्मात्राणां स्थानिनां 
त्रिमात्रचतुमोत्रा आदेशा न भबन्ति। तपरस्तत्कालस्य इति नियमात्‌। 
नजु तः परो यस्मात्सोऽयं तपरः। नेत्याह। तादपि परस्तपरः । यदि 


इस प्रकार के सन्देहं में कोई वचन-रूप यत्न नहीं किया जाता, जैसे औतोम्झसोः 
इस सूत्र में व्याख्यान से अवगत होता है कि आकार और ओकार-दोनौ का 


निर्देश है । 

तो तपर करण का यह प्रयोजन है--आन्तरतम्य से त्रिमात्र चतु्मात्र स्थानियौ 
को त्रिमात्र चतुर्मात्र आदेश न होने लग जाये । खट्वा इन्द्रः खट्वेन्द्रः ( यहाँ ए 
त्रिमात्र न हो ), ' खट्वा उदकं खद्वोदकम्‌, खट्वा ईषा राट्वेषा ( यहां ए 'चतुर्मात्र- 
न हो), खट्वा उडा खट्वोडा, खट्वा एलका खट्वैलका ( यहां ए चतुर्मात्र न हो) 
खट्वा ओदनः खट्वौदनः, खट्वा ऐतिकायनः, खट्वैतिकायनः, खट्वा औपगवः 
खट्बौपगवः । 

प्रन यह है कि तकार उच्चारण करने पर भी किस कारण त्रिमात्र 
चतुर्माच्र स्थानियाँ को त्रिमात्र. चतुर्मात्र आदेश नहीं होते! तपरस्तत्कालस्य इस 
नियम से। पर त्‌ जिससे परे हो वह तपर होता है (पेच से तो त्‌ पूर्वोच्चारित है ) । 
नहीं, तू से जो परे हो वह भी तपर होता है। यदि तः से परे भी तपर होता 


- में भी पूवपद आदुदात्त विधान किया है । वह आकार की बृद्धि संज्ञा को सिद्ध करता है । ' 
माला के आकार की वृद्धि संज्ञा हं कर. माला यह शाब्द समुदाय दृद्धियंस्याचामादिस्‌ ` 
तदू बुद्धम्‌ से उद्धसंज्चक हो जाता है । अत्रृद्ध न रहने से ग्रस्थेऽवृद्धम्‌ से पूवपद आद्युदात्त | 
प्राप्त नहीं था उसके विधान के लिए मालादीनां च (६।२।८८) यह चरितार्थ हो जाता है। 
अन्यथा माला शब्द बृद्ध सेक न हो कर अद्वद्ध ही रहता तो प्रस्थेऽबृद्धम से ही उसमें 
स्वर सिद्ध था । यही व्याख्यान है । ओतोऽम्शसोः में भी इसी प्रकार व्याख्यान से भा 
 क्ञोतः यह छेद समझा जाता है । 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


तृतीय आह्विक १३९ 


तादपि परस्तपरः, “ऋदोरप्‌” इतीहैव स्यात्‌--यवः स्तवेः, लवः पव 
इत्यत्र न स्यात्‌ | नेष तकारः। कस्ति । दकारः । किं दकारे प्रयोजनम्‌ । 
अथ किं तकरे। यद्यसन्देहार्थस्तकारः, दकारोपि। अथ सुखसुखार्थस्तकारः, 
दकारोपि । वृद्धिरादेच्‌ ॥ 


इका शुणबृद्धी ॥ १।१।३॥ 
इंग्ग्रहण किमर्थम्‌। 


इग्प्रहणमात्सन्ध्यक्षरव्यञ्जननि बृत््यर्थम्‌ || 


इग्ग्रहणं क्रियते । कि प्रयोजनम्‌ । आकारनिदृत्यर्थ सन्ध्यक्षरनि- 

` वत्यर्थ व्यञ्जननिवृत्त्यर्थ च । 
आकारनिवृत्त्यथ तावत्‌-याता वाता । आकारस्य गुणः प्राप्नोति । 
इग्ग्रहणान्न भवति । सन्ध्यक्षरनिव्वरयर्थम्‌-ग्लायति स्लायति। सन्ध्यक्षर- 


हे तो ऋदोरप्‌ ( ३।३।५७ ) इस सूत्र से यवः स्तवः यहां द्दी अपू प्रत्यय हो सकेगा, 
लवः पवः यहां नहीं । पर इस सूत्र में तकार नहीं है । तो क्या है? दकार । दकारो- 
च्चारण का क्या प्रयोजन है ? हम आप से पूछते हैं तकार उच्चारण का क्या प्रयोजन ` 
हे। यदि संदेदाभाव के लिए तकार है, तो दकार भी इसीलिए हो सकता है। और 
यदि उच्चारण सौकयै के लिए तकार है, तो दकार भी इसीलिए हो सकता है । यहां 
ृद्धिरादैच्‌ सूत्र की व्याख्या समाप्त हुईं ॥ 

इको. गुणवृद्धी ॥ 

इस सूत्र मै इक्‌ का ग्रहण किस लिए किया है! पक 

(चा०) इक्‌ का ग्रहण, आकार सन्ध्यक्षर और व्यञ्जन की निवृत्ति के लिये 
(किया गया है) ॥ 

इक्‌ का ग्रहण किया है । प्रयोजन क्या है ! - 

आकार-निवृत्ति के लिये, सन्ध्यक्षर की निवृत्ति.के लिये तथा व्यञ्जन की 
निवृत्ति के लिये । 

आकार की निवृत्ति के लिये इक्‌ ग्रहण अर्थवान्‌ है--याता वाता। यहाँ आकार 
को गुण प्राप्त होता है । इक्‌ ग्रहण से रुक जाता है। सन्व्यक्षर को निवृत्तिके लिये 
इक्‌ ग्रहण चाहिये ग्लायति स्छायति । यहाँ सन्ध्यक्षर को गुण प्राप्त होता है, इक्‌ ग्रहण 

NR nue कद तेय NS 


१, यु स्तु (अदादि) हख उकारान्त हे लू पू ( क्रयादि )-दीधे ऊकारान्त हैं । 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


१४० ब्याकरणमद्दा भाष्य 


स्य शुणः प्राप्नोति । इग्ग्रहणान्न भवति । व्यः्जननिवृत्त्यथम--उस्मिता 
उस्भितुम्‌। उम्भितव्यम्‌। व्यञ्जनस्य शुणः प्राप्नोति । इग्य्रहणान्न भवति । 


आकारनिदृत्यर्थन तावन्नार्थः । आचार्यप्रवृत्तिशांपयति-नाकारस्य 
. गुणो भवतीति | यद्यम्‌ “आतो5बुपसरगै कः? इति ककारमजुवम्धं करोति। 
_ कथं छृत्वा ज्ञापकम्‌। कित्करण पतत्प्रयोजनम्‌-कितीत्याकारलोपो यथा 
स्यात्‌। यदि चाकारस्य रुणः स्यात्‌ कित्करणमनर्थकं स्यात्‌ । गुणे छते 
दृयोरकारयोः पररूपेण सिद्धं रूपं गोदः कस्बळद्‌ इति। पच्यति त्वाचार्यों 
नाकारस्य गुणो भवतीति, ततः ककारमचुवन्धं करोति । 


सन्ध्यक्षरनिवृत्त्यर्थनापि नार्थः । उपदेशसामर्थ्यात्‌ सन्ध्यक्षरस्य 
गुणो न भवति | 


व्यञ्जननिव्ृत्त्यर्थेनापि नार्थः | आचार्यप्रदृत्तिज्ञापयति न व्यञ्जनस्य 
गुणो भवतीति। यद्यं जनेर्ड शास्ति। कथं कृत्वा जञापकम्‌। डित्करण 


से रुक जाता है । व्यञ्जन की निवृत्ति के, लिये भी इकू ग्रहण चाहिये उम्भिता 
उस्भितुम्‌। यहाँ व्यञ्जन (भ्‌) के स्थान में (ओष्ट होने से) (ओ) गुण प्राप्त होता 
है, इक्‌ ग्रहण से रुक जाता है । 


आकार निवृत्ति के लिये इक्‌ ग्रहण का कुछ प्रयोजन नहीं । आचार्य का 
व्यवहार बताता है कि आकार को गुण नहीं होता । आचार्यं का आतोऽनुपसग कः 
इस सूत्र में ककार अनुबन्ध लगाना इसमे ज्ञापक है । यह ज्ञापक केसे होता है ? 
' कित्‌ करने का यही प्रयोजन है कित प्रत्यय को निमित्त बनाकर ( आतो. लोप इटि च 
(६।४।६४) इस सूत्र से धातु के आकार का लोप हो जाय। (पर) यदि आकार को 
गुण (अ) होता हो तो कित्‌ करना व्यथ हो जाय। गुण होने पर ( गुण-रूप ) अ 
और ( प्रत्यय-रूप ) अ के ( अतो गुणे ६।१।९७ ) इस सूत्र से पररूप होने से 
गोदः कम्बलदः-ये रूप सिद्ध हो जायंगे। आचार्य जानते हैं कि आ को गुण नहीं 
होता, अतः इृष्ट-रूप सिद्धि के लिये ककार अनुबन्ध लगाते हैं । 


सन्ध्यक्षर की निवृत्ति के लिये भी इक्‌ ग्रहण का कुछ प्रयोजन नहीं । आचाय 
ने ( ऐ औ ) सन्ध्यक्षरों को वर्णसमाम्नाय. में पढ़ा है, वह पढ़ना ( उपदेश ) व्यथे 


' हो जायगा यदि ऐ औ के स्थान में गुण ( ए, ओ ) हो जाय । 


५ व्यञ्जन निवृत्ति के लिये भी इक्‌ ग्रहण की कोई आवश्यकता नहीं । आचाय 
_ का व्यवहार बताता है कि व्यल्जन को गुण नहीं होता । आचार्य का जन्‌ धातु से उ 
प्रत्यय करना इस में ज्ञापक है । 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


तृतीय आह्विक १४१ 


एतत्प्रयोजनम्‌-डितीति टिळोपो यथा स्यात्‌ । यदि व्यञ्जनस्य ग॒णः ` 
. स्याद्‌ डित्करणमनर्थकं स्यात्‌ | गुणे इते त्रयाणामकाराणां पररूपेण सिद्ध 
रूपं स्यादुपलरजो मन्दुरज इति । पच्यति त्वाचायो न व्यञ्जनस्य गणो 
भवतीति । ततो जनेड शास्ति । 
ता तकत शञापकानि । यत्तावदुच्यते-कित्करणं ज्ञापकं नाकारस्य गुणो 
भवतीति। उत्तरार्थमेतत्स्यात्‌- “तुन्दशोकयोः परिसजापलुदोः” इति। 
यत्तर्हि “गापोष्टक्‌” इत्यनन्यार्थं ककारमनुबन्धं करोति । 

` यदप्युच्यते-उपदेशखाम््यात्सन्ध्यक्षरस्य गुणो न भवतीति। 
यदि यद्यत्सन्ध्यक्षरस्य प्राप्नोति तत्तढुपदश-सामर्थ्याद्‌ वाध्यते, आया- 
द्योपि तर्हि न प्राप्नुबन्ति। नेष दोषः। ये विधि प्रत्युपदेशोऽनर्थकः, 
स विधिवोध्यते । यस्य तु विधेर्निमित्तमेव) नासौ वाध्यते। गुण च 


डित्‌ करने का यही प्रयोजन है कि डित्‌ प्रत्यय को निमित्त मानकर टि-लोप 
हो जाय। ( पर ) यदि व्यञ्जन को गुण होता हो तो डित्‌ करना व्यथ हो जाय। 
( कारण कि ) गुण होने पर तीन अकारों ( जकारोत्तरवर्ती अकार, न्‌ को गुण: 
करने से प्रास अ तथा प्रत्यय का अ) का पर-रूप होने से उपसरजः, मन्दुरजः 
ये रूप सिद्ध हो जायेगे ।. आचाय जानते हैं कि व्यञ्जन को गुण नहीं होता, अतः 
जनू धातु से ड प्रत्यय का विधान करते हैं । ( और इस तरह इष्ट रूप की सिद्धि 
करते हँ) । 
ये ज्ञापक नहीं हें । यह जो कहा गया है कि आतोऽनुपसग कः में कित्‌. 
करना इस बात का ज्ञापक है कि आकार को गुण नहीं होता, सो यह ( सम्रयोजन 
होने से ) उत्तर-सूत्र तुन्दशोकयोः परिमृजापनुदोः में अनुवृत्ति के छिये होने से 
ज्ञापक नहीं । 
अच्छा तो गापोष्टक्‌ में ककारानुबन्ध का तो और कुछ प्रयोजन नहीं सो यह 
ज्ञापक होगा । 
यह जो कहा गया है उपदेश की साथैकता के लिए सन्ध्यक्षर को गुण न 
होगा । यदि जो-जो कार्यं सन्ध्यक्षर को प्राप्त हो उस उस काये का उपदेश के बल 
पर बाध हो जाय तो सन्ध्यक्षरों को आय्‌ आदि आदेश भी न हो सकेंगे । यह कोई 
दोष नहीं । जिस विधि के होने से उपदेश अनर्थक होता हो उस विधि का बाध 
होता है । जिस विधि का सन्ध्यक्षर निमित्त ही हो उसका बाध क्योकर हो ? शुण 


१. ग्छै के स्थान में ग्छाय्‌ भी नहीं पढ़ सकते । उस अवस्था में स्वया 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


१४२ व्याकरणमहाभाष्य 


प्रत्युपदेशो ऽनर्थकः आयादीनां पुनर्निमित्तमच ॥ 


यदप्यच्यते-जनेर्डचचनं ज्ञापकम्‌- -न व्यञ्जनस्य गुणो भवतीति । 
सिद्धे विधिरारभ्यमाणो ज्ञापकार्थौ भवति। न च जनेर्गुणेन सिध्यति । 


कुतो. ह्तत्‌-जनेर्गुण उच्यमानो ऽकारो भवति, न पुनरकारो वा स्यादोकारो 
चेति आन्तर्यतोऽधमात्रिकस्य ` व्यञ्जनस्य मात्रिकोऽकारो भविष्यति । 
एवमप्यनुनासिकः प्राप्नोति। परः-रूपेण जुद्धो भविष्याति। एवं तर्हि 

` गमेरप्ययं डो वक्तव्यः | ममेइच गुण उच्यमान आन्तर्यत ओकारः प्राम्मोति। 
तस्मादिरञ्रहणं कर्तव्यम्‌ ॥ 


के प्रति (यदि गुण हो जाय) उपदेश अनर्थक हो जाता है, आय आदि आदेशों का 
तो निमित्त ही है । 


यह जो कहा गया है कि जन्‌ धातु से ड विधान करना इस बात का ज्ञापक 

है कि व्यन्जन को गुण नहीं होता, (सो यदद भी ज्ञापक नहीं ) (प्रकारान्तर से) काये 
सिद्धि होते हुए जा विधि आरम्भ की जाती है वह ( व्यथ होने से) ज्ञापक होती है। 
जन्‌ को गुण करने से तो इष्टरूप सिद्ध नहीं होता॥ इसमें क्या हेतु हृ कि जन्‌ के 
नकार के स्थान में अ. गुण हो, ए अथवा ओ न हो? ( उत्तर ) आन्तरतम्य 
से अर्धमात्रिक व्यञ्जन के स्थान में एकमात्रिक अ ही होना उचित है ( द्विमात्रिक 
ओ नहीं )। पर अनुनासिक न्‌ के स्थान में अनुनासिक अँ होगा ।. ( काई 
हर्ज नहीं, अतो गुणे से) पर-रूप होने ( पर्ुद्ध प्रत्यय का अ ही रूप द्वोने ) से 
शुद्द अकार मिल जाएगा । अच्छा यदि यद बात है (तो भी ज्ञापक नदीं बन सकता ) 
यह ड उत्तरत्र अनुवृत्ति के लिए साथैक है । अन्येव््रपि इश्यते इस वचन से गम्‌ 
से भी उ विधान किया जाता है । यदि गम्‌ को गण विधान किया जाय तो स्थान के 
आन्तरतम्य से ( ओष्ठ्य होने से) म्‌ के स्थान में ओ होगा। अतः इक्‌ ग्रहण 


करना चाहिए । 


ग्लायते इत्यादि रूप नहीं बनेगें। इसलिए ग्छै के स्थान मे ग्ले ही पंडा जा सकता था 
पैसा न पढ कर जो ग्कै पढ़ा है उससे गुण का अभाव ज्ञापित होता है। आयादेश तो 
ग्लै पडन पर ही प्राप्त हो सकता है इस लिए ग्छै पढ़ने के साम्यं से आयादेश का 
अभाव नहीं हो सकता। हाँ ग्लेन पढ़ कर ग्छै पढ्ने से जैसे गुण का अभाव ज्ञापित 

- होता है वैसे आदेच उपदेशेऽशिति से होने वाला जो. ग्ला यह आत्त्व है उसका अभाव 
मी प्राप्त होता है वह न ध्याख्यापमूछिमदाम्‌ इस ज्ञापक से. रक जाएगा। 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


तृतीय आह्वक १४३ 


यदीग्प्रहण क्रियते द्यौः, ` पन्थाः, सः, इमम्‌ इति, एणते$पीक 
प्राप्नुवन्ति । 


संज्ञया विधाने नियमः ॥ 
संक्षया ये विधीयन्ते तेषु नियमः 


कि यक्तव्यमेतत्‌। न हि | कथमजुच्यमानं गंस्यते । गुणवृद्धिग्रहण- 

सामर्थ्यात्‌ । कथं पुनरन्तरेणं गुणव॒द्धिग्रहणामिको गुणबद्ढी स्याताम्‌ । रतं 
गुणबृद्धिग्रहणमचुवर्तते । ६ प्रकतम्‌ । “बरद्धिरादैजदेङ्गुणः” इति। यदि 

यदि इक्‌ ग्रहण किया जाता है तो दिव औत. ( ७।१।८४ ) दिव के इक्‌ 
के स्थान में औ ( वृद्धि) होनी चाहिए, पथिमथ्यृसुक्षामान्‌ ( ७;।।८५) से पथिन्‌ 
के इक्‌ के स्थान में औ (वद्धि) होनी चाहिए, त्यदादीनामः (७२1१०२) से 
तदू मे इक्‌ न होने से अ (गुण) न हो सकेगा, तथा इदम्‌ के द्वितीया पुकवचन 
में भी। 

( वा० ) जहां गुण बृद्धि शब्द उच्चारण करके गुण वृद्धि का विधान है बहां 
इक्‌ के स्थान में वे गुण वृद्धि हों ऐसा नियम है । 

संज्ञापूधेक जो गुण वुद्धि विधान किए जाते हैं उनमें यद नियम है । 


क्या इंस वार्तिक रूप वचन के कहने की आवश्यकता है ? नहीं । बिना वचन: 

किए इस नियम का कैसे बोध होगा ? इस सूत्र में गुणद्धिम्रण के बल पर । पर 

यहा सूत्र में गुणवृद्धि ग्रहण न करें (अर्थात्‌ इक इतना ही सूत्र पढे) तो इकू के 

स्थान में गुणड्टद्धि हों इस विधेय का लाभ कैसे होगा! गुणवा का अधिकार 

(प्रस्ताव, प्रारम्भ) है सो इस सूत्र में गुणब्रद्धि की अनुवृत्ति आती है ( उससे )। बह 
कौन सा अधिकार ! बृद्धिरादेच्‌ , अदेङ्गुणः । (यह सून्र-द्वय) । 


१. पूवे सूत्रों से गुण बृद्धि की अनुप्रत्ति आने से गुणबंद्धि इक्‌ के स्थान में 
होंगे, तो यहां सूत्र में गुणवृद्धि ग्रहण किसलिए किया १ इसलिए कि जहां युणवृद्धि- 
शब्दोच्चारण पूर्वक ( गुण हो, वृद्धि हो) अदेङ्‌, आदैच्‌ का विधान है वह इकू के 
स्थान में हो । (अन्यत्र नियम नहीं। वहां अनिक्‌ के स्थान में भी गुणत्रृद्धि होने 
में कोई बाधा नहीं )। 

इस प्रन का उत्थान इस तरह होता हे--जब प्रकृतसूत्र में गुणबृद्धि 
शब्द संज्ञापूर्वक विधान में इनका नियमन करने में चरिताथ - क्षीणराक्तिक हो गए 
तब गुणबृद्धि का विधान केसे होगा। अर्थात्‌ उसके लिए अतिरिक्त गुणबृद्धि 
चाहिए । । 

३. पूर्व सूत्र बृद्धिरादैच में बृद्धि शब्द जैसे स्वरुपपदार्थक है ( सेज्ञापरक है ) 


(७-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 
~ 


१३३ च्याकरणमदाभाष्य 


तद्जुवर्तते अदेङ्गुणो ब्व॒द्धिशच इत्यदेङां चद्धिसंश्ञापि प्राप्नोति। 
सम्वन्धमचुवर्तिष्यते-ब्ृद्धिरादैच्‌ । अदेङ्गुणः इति वृद्धिरादैच्‌ । ततः 
इको गुणवृद्धी इति गुणवृद्धियहणमजुवतेते, आदैजदेङ्ग्रहणं निवृत्तम्‌ । 

अथवा मण्डकगतयोधिकाराः । यथा मण्डूका उत्प्लुत्योत्प्ळुत्य 
गच्छन्ति तद्॒द्धिकाराः । 

अथवैकयोगः करिष्यते--बद्धिरादैजदे ङ्गुणः, तत इको गुणवृद्धी 
इति । न चैकयोगेऽजुद्वृत्तिर्भवति । 

अथवा अन्यवचनाच्चकाराकरणाच्च प्रकतापचादो विज्ञायते, यथो- 
त्सर्गण प्रसक्तस्यापवादो वाधको भवाति। अन्यस्याः संज्ञाया वचनाच्च- 
कारस्य चानुकर्षणार्थस्याकरणात्प्रक्तताया ब्रद्धिसंज्ञाया गुणसंज्ञा बाधिका 
भविष्यति । यथोत्सर्गेण प्रसक्तस्यापवादो वाधको भवति । 


यदि ऐसा है तो अदेङ्‌ गुणः में द्रद्धि की अनुवृत्ति होने से अदेङ्‌ की वृद्धिसंञ्चा भी 


प्रसक्तं होती है । सम्बध्यमान ( जिस का आगे सम्बन्ध जुड़ता है ) की अलुबृत्ति 


होगी । पहले बृद्धिरादैच , तदनन्तर अदेङ्‌ गुणः, तदनन्तर अनुवृत्त सूत्र वृद्धिरादैच , 
तब इको गुणबृद्धी--इसमें केवळ गुणबुद्धि की अनुबृत्ति होगी; आदैच्‌ अदेङ्‌ की 
निवृत्ति हो जायगी । न 

अथवा अधिकार मेंढक की चाल चलते है, जैसे मेंढक उछल-उछलछ कर 
( थोडा-थोडा अवकाश छोड़कर पदन्यास करते हुए ) चलते हैं, ऐसे ही अधिकार 
( अर्थात्‌ वृद्धि शब्द वृद्धिरादैच्‌ सूत्र से चलकर बीच में आये अदेङ्गुणः को फांद 
कर इस प्रकृत सूत्र इको गुणत्रद्धी में आजाता है, गुण शब्द अनन्तरपूवे सूत्र से 
चला आता है )। 

अथवा बृद्धिरादेच और अदेङ्‌ गुणः को एकसूत्र के रूप में पढ़ा जायगा, तब 
इको गुणवृद्धी इसे पढ़ देंगे । एक योग में अनुतरत्ति का झन्झट ही नहीं । 

अथवा अन्य संज्ञा ( गुणसंज्ञा) कहने से और पूर्वसूत्र में कही हुई संज्ञा 
( वृद्धिसंज्ञा ) के अनुकर्षण (आगे को खेच लाने) के लिये चकार न पढ़ने से 
प्रकृत बृद्धि संज्ञा को गुण संज्ञा बाध लेगी, जिस प्रकार उत्सर से प्राप्त हुए कायै का 
अपवाद बाधक होता हे । 


वैसे ही अदेङ्गुणः में अनुदृत्त हुआ हुआ भी । यहां अर्थाधिकार का आश्रयण है, 


शब्दाधिकार का नहीं । 
१०अफबामत, इतिक, ेणि सन ॥,.आदेज का /झह्भतुपवद्धि शब्द 


तृतीय आह्निक १४५ 


'अथवा वक्ष्यत्येतत्‌- “अचुवर्तन्ते च नाम विधयः | न चाजुवर्तना- 
देव भवन्ति । किन्तर्हि यत्नाद्भवन्तीति । 
अथवा उभयं निव॒त्तम--तद्पेक्षिष्यामहे ॥ 
कि पुनरयमलोन्त्यशेषः, आहोस्विदलोन्त्यापवादः । कथं चायं 
तच्छेषः स्यात्‌, कथं वा तदपवादः । 
यद्येकं वाक्यम्‌-तच्चेदं च, अलोन्त्यस्य विधयो भवन्ति, इको 
गुणडद्धी अळोन्त्यस्य इति । ततोयं तच्छेपः। अथ नानाबक्यम्‌- तच्चेदं 
च, अलोन्त्यस्य विधयो भवन्ति, इको गुणवृद्धी अन्त्यस्य चानन्त्यस्य च 
इति । ततोऽयं तदपवादः । 
कडचात्र विशेषः। 
अथवा ( आचार्य गोनर्दीय ) विभाषा तिङमाषोमासङ्गाणुभ्यः ( ५।२। ४) 
में कहुँगे--पूैविधिवाक्यों.को उत्तर विधिवाक्यों मै अनुवृत्ति होती है, पर अनुवृत्ति 
मात्र से उन का सम्बन्ध नहीं बन जाता, जब तक सम्बन्ध-स्थापन के लिये यत्नविशेष 
` न किया जाय । वहाँ विभाषा अहणरूप यत्न है और प्रकृत सूत्र में पुनः गुणवृद्धि, 
अहणख्प यत्न है । 
अथवा वृद्धिरादैच्‌ तथा अदेङ गुणः इन दोनों की स्वरितादिहिङ्ग के अभाव 
में निवृत्ति हो गईं अब अपेक्षा-रक्षण लौकिक अधिकार का आश्रयण करेंगे ॥ 
` अब यह विचार का विषय है कि क्या यह इको गुणवृद्धी अलोन्त्यस्य का 
शेष है अथवा अलोन्त्यस्य का अपवाद RE 
यह किस प्रकार उसका रोष हो सकता दै, और किस प्रकार उसका अपवाद ! 
यदि (वह और यह) ये दोनों मिल कर एक वाक्य बनायें। षधीनिर्दि्ट के 
अन्त्य अळू को विधियाँ होती हैं, इको गुणबृद्धी को इसके साथ मिळा कर इस प्रकार _ 
का एक वाक्य होगा--अन्त्य अळू इक्‌ को गुण वृद्धि होते हैं। अब इको गुणवृद्धी 
अलोन्त्यस्य का शेष (अङ्ग) हो जाता है। यदि भिन्न-भिन्न दो वाक्य रहै- अन्त्य 
अळू के स्थान में विधियाँ होती हैं, इक्‌ के स्थान में गुण वृद्धि होते हैं चाहे वह इकू 
अन्त्य हो अथवा अनन्त्य । तब यह अलोन्त्यस्य का अपवाद हो जाता हैत 
इसमें क्या अन्तर है ? 


अदेङ्‌ गुणः यहाँ अनुदृत्त हो रहा है, यतः अदेङ्‌ के साथ इस का सम्बन्ध बनता नहीं, 
अतः अनुवृत्त हुआ आदैच्‌ को छोड देता है, जैसे कान्तार ( महारण्य ) के पार करने 
के लिये साथ का उपादान और पार करने पर उस का परित्याग । 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


® oe 


१७६ व्याकरणमहा भाष्य 


वृद्धिगुणावळोन्त्यस्येति चेन्मिदिमृजिपुगन्तकघूपधाच्छिद्दशि- 
क्षिग्रक्षुद्रेष्विग्पहणम्‌ ॥ 

बृद्धिगुणावलोन्त्यस्येति चेन्मिदिसरजिपुगन्तलघूपर्घिछ्डाशि क्षिमरक्षुद्रे- 
ष्विग्प्रहण कर्तव्यम्‌ । मिदेर्गुणः इक इति वक्तव्यम्‌। अनन्त्यत्वाद्धि न 
पराप्नोति । सजे्बद्धिः इक इति वक्तव्यम्‌। अनन्त्यत्वाद्धि न प्राप्नोति । 
पुगन्तळघूपधस्य गुणः इक इति चक्तव्यम्‌ अनन्त्यत्वाद्धि न प्राप्नोति । 
ऋच्छेलिंटि शुणः इक इति वक्तव्यम्‌ । अनन्त्यत्वाद्धि न प्राप्नोति । 
ऋटशोडि गुणः इकःइति वक्तव्यम्‌। अनन्त्यत्वाद्धि न प्राप्नोति। क्षिप्र 
्लुद्रयोगुणः इक इति वक्तव्यम्‌ । अनन्त्यत्वाद्धि न प्राप्नोति ।. 


सर्वादेशप्रसङ्गश्वानिगन्तस्य ॥ 
सर्वादेशाश्च गुणो5निगन्तस्य प्राभोति । याता वाता । कि कारणम्‌ | 


(वा०) यदि वृद्धि और गुण अन्त्य अछ इक के स्थान में होते हैं तो मिद: 
सज, पुगन्तलपूपध, ऋच्छ्‌, दश्‌, क्षिप्र, ्षुद्र-इनके इक्‌ को गुण हो ऐसा वचन ` 
करना पडेगा । मिदेगुणः - यही इक्‌ के स्थान में गुण हो ऐसा कहना चाहिंये। 
(इ) यह अन्त्य नहीं है अतः गुण की प्राप्ति नहीं। मृजेईद्धि--यहाँ इक्‌ के 
स्थान में वृद्धि हो पेसा वचन करना पड़ेगा, इक्‌ ( ऋ ) यहाँ अन्त्य नहीं, भतः वृद्धि 
की प्राप्ति नहीं। पुगन्तलघूपधस्य च पुगन्त और लूघूपध को सावेधातुक आर्धधातुक 
प्रत्यय परे रहते गुण होता है सो अब यह न हो सकेगा, अतः इनके इक्‌ के स्थान 
में गण होता है ऐसा कहना चाहिये, इक्‌ के अन्त्य न होने से प्राप्ति नहीं । ( ऋच्छ ) 
घातु को लिट्‌ परे रहते ऋतच्छत्युतां गुणः ( ०४११ ) इससे गुण विधान किया 
गया है, वहाँ वह इसके इक्‌ ( ऋ ) के स्थान में हो ऐसा कहना चाहिये, इक्‌ ( ऋ ) 

के अन्त्य न होने से प्राप्ति ही नहीं । ऋदशोऽङि गुण:--इसमे अङ्‌ परे होने पर दश्‌ 
को गुण विधान किया दै, यहाँ इक्‌ ( ऋ ) के स्थान' में गुण हो ऐसा कहना चाहिये, 
 ्योकिइक्‌ (क्र ) के अन्त्य न होने से प्राप्ति नहीं। क्षिप्रक्षद् शब्दों को ( ईयस्‌ 

इष्ठन., इमनिच प्रत्यया के परे रहते ) गुण-विधान किया है, यहाँ भी इक्‌ ( इ, उ ) 
के स्थान में गुण हो ऐसा कहना चाहिये, कारण कि इक्‌ के अन्त्य न होने से 
प्राप्ति नहीं । 

(वा० ) जो अङ्ग इगन्त नहीं है उस सारे के स्थान में गुण प्रसक्त होता है । 
जैसे याता वाता में या, वा को गुण प्राप्त होता दै । 

` ( इस प्राप्ति का ) क्या कारण है ! 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


तृतीय आह्निक ` १४७ 


“अलोन्त्यस्य” इति षष्ठी चैव द्यन्त्यमिकमुपसंक्रान्ता, अङ्गस्येति च 
स्थानषष्ठी । तद्यदिदानीमनिगन्तमङ्गं तस्य गुणः सवोदेशः प्राप्नोति । 
नेष दोषः। यथेव ह्यलोन्त्यस्येति षष्ठी अन्त्यमिकसुपसङ्क्रान्ता, 
पचमङ्गस्येत्यपि स्थानषष्ठी । तद्यदिदानीमनिगन्तमङ्गं तत्र षष्ठ्येव नास्ति, 
कुतो गुणः, कुतः स्वादेशः । 
एवं तर्हि नायं दोषससुच्चयः । (क तर्हि । पूर्वापेक्षोयं दोषः । 
चायं चः पठितः मि दिस जिपुगन्तळघूपध्च्छिद शि क्षिप्रश्रुद्रेष्विग्ग्रहण 
सर्वादेशप्रसङ्गो ह्यनिगन्तस्य इति। 
मिदेर्गुणः इक इति वचनादन्त्यस्य न, अलोन्त्यस्य इति वचनादिको 
न । उच्यते च गुणः । स सर्वादेशः प्राप्रोति । एवं सर्वत्र ॥ 
अस्तु तर्हि तदपवादः । 
तच्छेष पक्ष में अलोन्त्यस्य इस घडी का अङ्ग के अन्त्य इकू के साथ सम्बन्ध 
हो जाता है, अङ्गस्य यह स्थानषन्ठी हे । अब्र जो अनिगन्त अङ्ग है ( वहाँ घळी का 
अन्त्य अळू में उपसंहार (सम्बन्ध ) न होने से ) मिदेगुणः इत्यादि में मिदू आदि 
समुदाय के स्थान में गुण प्राप्त होता है । | 
यह कोई दोष नहीं। जिस प्रकार अलोन्त्यस्य यह षषी अन्त्य इकू में उपसंहृत 
हो जाती है ( इक्‌ के साथ जुड़ जाती है.), इसी प्रकार अङ्गस्य यह स्थान षष्टी भी 
अन्त्य इक्‌ मै उपसंहृत हो जाती है । अब जो अनिगन्त अङ्ग दै वहाँ घडी ( अथोत, 
न्त्य इक्‌ में उपसंहृत षष्टी ) ही नहीं है, तो तच्छेष पक्ष में गुण की भी प्राप्ति नहीं 
रहती, सवोदेश का तो क्या कहना । 
तो यहीँ पूर्व दोष से भिन्न एक और दोष दिया है, ऐसा नहीं । तो कैसे है ? 
पूर्व निदेट दोष में यह हेतुकथन है । चकार यहाँ हि के अथ (हेतु) में पढ़ा है । इन 
दोनों वार्तिकों को एक वाक्य के रूप में इस प्रकार पढ़ना चादिए- मिदिमजि- 
पुगन्तलत्रूपघर्चिछर शिक्षिप्रक्षुद् विग्प्रदर्ण सत्रौदेशप्रसङ्गो ह्यनिगन्तस्य । 
मिदेगुणः, यहाँ जो गुण विधान किया है वह गुण ग्रद्धि इक्‌ के स्थान में होते 
हैं, इस वचन से अन्त्य दू के स्थान में नहीं हों सकता, पणी निर्दिष्ट के अन्त्य अछ्‌ 
के स्थान मै कायै होता है इस वचन से इक्‌ के स्थान मे नहीं होता । पर आचाय 
ने गुण-विधान किया है, (शास्त्र व्यथै न हो) इसलिए वह सारे मिद्‌ रूप अङ्ग के 
स्थान में होगा, इसी प्रकार मञ्च आदि के विषय में जानो। (अतः यह व्यवस्थित 
हुआ कि इक्‌ का ग्रहण करना चाहिए )1 
अच्छा तो यह अलोन्त्यस्य का अपवाद हो । 


00-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


१४८ व्याकरणमहाभाष्य _ 
इङ्मात्रस्येति चेज्जुसि सावधातुकाधधातुकहस्वादोगुणेष्वनन्त्यप्रतिषेषः ॥ 


इङ्मात्रस्येति चेज्जुसि सार्वधातुकार्धधातुकहस्वद्योर्गुणेष्वनन्त्य- 
प्रतिषेधो वक्तव्यः | जुसि गुणः--स यथेह भवति अजुहवुः अविभयुः इति। 
एवम्‌ अनेनिजुः पर्यवेविषुः अत्रापि प्राप्नोति। सारवधातुकार्घधातुकयोर्गुणः-- 
स यथेह भवति--कर्ता हर्ता नयति तरति इति । एवम्‌ ईहिता इहितुम्‌ 
ईहितब्यम्‌ इत्यत्रापि प्राप्नोति । हृस्वस्य गुण;--स यथेह भवति-हे अग्ने हे 
वायो इति। एवं द अशिचित्‌ सोमसुद्‌ इत्यत्रापि प्राप्नोति। जसि गुणः-स 
यथेह भवति-अग्नयो वायच इति। एवम्‌ अग्निचितः सोमसुत इत्यापि 
प्राप्नोति। ऋतो ङिसर्वनामस्थानयोर्गुणः-स यथेह भवति - कर्तरि कर्तारौ 
कतार इति । एवं सुति सुक्कती सुकृत इत्यापि प्राप्नोति। धेङिति गुणः 
स यथेह भवति-अग्नये वायवे इति। एवम्‌ अग्निचिते सोमसुते इत्यत्रापि 


: (वा०) यदि इक्‌ मात्र ( अन्त्य अथवा अनन्त्य इक्‌ ) को गुण-वृद्धि होते 
हैं ( यही अपवाद पक्ष है ) तो जुस्‌ परे रहते गुण, सावेधातुक-आार्थेधातुक प्रत्यय 
परे रहते गुण, हस्वादियों को गुण, उ को गुण--इन विधियों मै अनन्त्य इक्‌ को भी 
गुण प्राक्त होता है उसका प्रतिषिध करना चाहिए । 

जुस्‌ प्रत्यय परे रहते (जुसि च ७३।८३ से) जैसे अजुहवुः, अबिभयुः में अन्त्य 
इक्‌ को गुण होता है, वैसे ही अनेनिजुः, पर्यवेविषुः मै अनन्त्य इक्‌ को भी होने लगेगा । 

सावधातुक आर्धधातुक प्रत्यय परे रहते कती हती नयति तरति मै अन्त्य इक्‌ 
को गुण होता दै वैसे ही ईहिता ईहितुम्‌ ईहितव्यम्‌ मै अनन्त्य इक्‌ को भी होने 
छगेगा । 

हस्व को गुण जैसे हे अभे, हे वायो में अन्त्य इक्‌ को होता है वैसे ही 
हे अमिचित्‌ हे सोमसुत्‌ मै अनन्त्य इक्‌ ( चित्‌ में इ, सुत्‌ में उ) को भी होने 
लगेगा । 

जस्‌ प्रत्यय परे रहते जैसे अग्नयः, वायवः में अन्त्य इक्‌ को गुण होता है 
बैसे ही अग्निचितः सोमसुतः में अनन्त्य इक्‌ को भी होने छगेगा । 

ऋतो ङ्सवेनामस्थानयोः ( ७।३।११० ) इस सूत्र से विद्वित गुण जैसे 
कतेरि कर्तारौ कतीरः सें अन्त्य इक्‌ (त्र) को होता है यैसे ही सुक्कति मुक्तौ सुङ्कतः 
में अनन्त्य इक्‌ को भी होने लगेगा । § दा 

घेर्डिति ( ७३।१११ ) इस सूत्र से जैसे अग्नये वायवे में अन्त्य इक्‌ ( उ ) 
को गुण होता है वैसे ही अग्निचिते सोमसुते में अनन्त्य इक्‌ ( चित्‌ में इ, तथा सुत्‌ 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


तृतीय आह्विक १४९ 


पाप्नोति । ओगुणः-स यथेह भवति वाश्रव्यो माण्डव्य पल्ल 
सौश्षुत इत्यत्रापि प्राप्नोति ॥ शात । एव सुश्रुत्‌ 


न्नेष दोषः । 


पुगन्तळधूपधग्रहणमनन्स्यनियमार्थम्‌ ॥ 


पुगन्तलघूपधम्रहणमनन्त्यनियमा्थ भविष्यति । पुगन्तलघूपधस्यै- 
वानन्त्यस्य नान्यस्यानन्त्यस्येति । ॒ 

प्रकृतस्यैव नियमः स्यात्‌ । किं च प्रकृतम्‌ । सायधातुकार्धधातुकयोः 
इति । तेन भवेदिह नियमान्न स्याद्‌. ईहिता ईहितुम्‌ ईहितब्यम्‌ इति । 
हृस्वाद्योर्गुणस्त्वनियतः, सोऽनन्त्यस्यापि प्राप्नोति । 

र अथाप्येचे नियमः स्यात्‌ पुगन्तलघूपधस्य सार्वधातुकार्धधातु- 
कयोरेवेति । एवमपि सावेधातुकार्घधातुकयोर्गुणोऽ नियतः, सोऽनन्त्यस्यापि 
ग्राप्नोति ईहिता ईहितुम्‌ ईहितव्यमिति। 
में उ) को भी होने लगेगा । 

ओगुणः ( ६।४।१४६ ) इस सूत्र से असंज्ञक के उ को जैसे बाभ्रव्यः, माण्डव्यः 
में (जहां उ अन्त्य है ) गुण होता है वैसे ही सुश्रुत सौश्रुत में अनन्त्य इक्‌ को भी 
गुण होने लगेगा । 

यद कोई दोष नहीं । 

( वा० ) पुगन्तळ्वूपध अह्ण अनन्त्य के नियम के लिए होगा। यदि अनन्त्य 
इक्‌ को गुण हो तो पुगन्त और लघूपध अङ्ग के ही अनन्त्य इक्‌ को हो और किसी 
अनन्त्य इक्‌ को नहीं ( ऐसा नियम होगा ) । 

पर नियम प्रकृत का ही होगा । 

क्या प्रकृत है ? 


सावैधातुकार्धथातुकयोः ( ७।३।८४) । इससे हो सकता है कि ईहिता, [ 


ईहितुम्‌ ईहितव्यम्‌, में नियम की प्रवृत्ति होने से गुण न हो, पर (हस्वस्य गुणः इत्यादि 


शास्त्र से ) हस्वादियों को जो गुण-विधान है उसका नियम न होने से वह अनन्त्य 


इकू को भी होने लगेगा । ` 

नियम इस प्रकार भी हो सकता है--पुगन्तरूघूपध को यदि गुण हो तो सार्व- 
धातुक आधेघातुक प्रत्यय परे रहते ही दो। इस तरह भी सावधातुक आधधातुक 
प्रत्यय परे रहते जो गुण विधि है उसका नियम न होगा। वह गुण अनन्त्य इक्‌ के 
स्थान में भी होने लगेगा, अर्थात्‌ ईहिता, ईहितुम्‌, ईहितव्यम्‌ सै गुण का प्रसङ्ग होगा । 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


1)... > हिर. 


१५० | ब्याकरणमद्दाभाष्म 


अथाप्युभयतो नियमः स्यात्‌--पुगन्तरुघूपधस्यैव सार्वघालुकार्थ- | 
घातुकयो: । सार्वधातुकार्धधातुकयोरेव पुगन्तळघूपधस्येति । एवमप्ययं 
जुसि गुणोऽनियतः, सोऽनन्त्यस्यापि प्राप्नोति अनेनिजुः पर्यवेविषुः इति । 

एबं तहि- नाय तच्छेषः, नापि तदपवादः । अन्यदेवेदं परि- 
भाषान्तैरमसस्वैदमनया परिभाषया । - 

परिभाषान्तरमिति च मत्वा क्रोष्ट्रीयाः पठन्ति-- 


नियमादिको गुणबृद्धी भवतो" विप्रतिषधेन || इति | 


TTT 
अथवा दोनों प्रकार का नियम होगा-पुगन्तलूपध को ही सावेधातुक आ्धे- 
घातुक प्रत्यय परे होने पर, एुगन्तलघूपथ को गुण होता है सावधातुक आर्धधातुक 
प्रत्यय परे होने पर ही । ऐसा होने पर भी जुस्‌ प्रत्यय परे रहते गुण का नियम न 
होगा । वह अनन्त्य इक्‌ को होने रगा । | 
अतः (दोनों पक्षों मै दोष होने से) न तो यह उसका शेष है और न अपवाद । 
यह एक स्वतन्त्र परिभाषा है जो अलोन्त्यपरिभाषा से कुछ सम्बन्ध नहीं रखती । 
(इस पक्ष में क्रोष्टीय लोगों का समथेन भी प्राप्त है)। क्रोष्ट्रीय लोग इसे 
परिभाषान्तर ( स्ततन्त्र परिभाषा ) मानकर ऐसा ( विप्रतिषेध वार्तिक ) पढ़के/ हैं--- 
नियम (अलोन्त्यस्य) को बाधकर विप्रत्षिध से इको गुणवृद्धी शास्त्र की 
प्रवृत्ति होती है । 


१. अनेनिजुः मै लघूपध अङ्ग है और सार्वधातुक प्रत्यय भी है, तो अनन्त्य 
इक्‌ को भी गुण की प्राप्ति है । ; 
` पुगन्तकघूपघस्य च सूत्र के उभयतो नियमार्थ मानने पर भी जहाँ सार्वधातुक 
आधेधातुक तथा पुगन्तलघूपध दोनों ही नहीं हैं वहाँ का नियम न होगा तो हे पिचब्य ! 
हे बुद्धे! बुद्धयः यहाँ .हस्वस्य गुण; तथा जसि च से पिचब्य में पि के अनन्त्य इकार 
तथा बुद्धि मै बु के अनन्त्य उकार को गुण प्राप्त होता है । 
२. परिभाषान्तरम--अन्तर“विशेष । अतः अन्यत्‌ भी कहा और अन्तर भी। 
पर्यायवचन न होने से दोनों के एक साथ प्रयोग में कोई विरोध नहीं । 
` ३. असम्बद्धम्‌=न तो इन परिभाषाओं में शेष-शषिभाव (= अङ्गाङ्गभाव, 
गुणप्रधान-भाव ) है और न उत्सर्गापवाद्‌-भाव है । 
४. विधेय (गुण वृद्धि) के द्वित्व का सूत्र में आरोप करके भवतः में द्विवचन ' 
का प्रयोग किया गया है। 


CC:0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


तृतीय भाह्विक १५९ 


यदि चायं तच्छेपः स्यात्तेनेव तस्यायुक्तो विप्रतिपधः | अथापि तद 
पवादः, उत्सगापवाद्योरप्ययुक्तो विप्रतिपेधः | तत्र नियमस्यांवकाश:-- 
“राज्ञः क च" राजकीयम्‌। “इको गुणवृद्धी” इत्यस्याचकादाःचयनंः 
चायको लवने लाघक इति । इहोभयं प्राप्नोति-मेद्यति मार्ीति। इको 
गुणवृद्धी इत्येतद्धवति विप्रतिषेधेन । | 


नवं युक्तो विप्रतिषेधः । “विप्रतिषेधे परम्‌” इत्युच्यते । पूर्चचचायं 
योगः, परो नियमः 


इष्टवाची परशाब्दः। विप्रतिषेधे परं यदिष्टं तद्भचतीति। एवमप्य- 


यदि यदद इको गुणग्रृद्ी उसका शेष हो, तो उसी के साथ इसका विप्रतिषेध 
( तुल्य बलविरोध ) युक्त न होगा । और यदि यद उसका अपवाद है, तो भी उत्सर 
आर अपवाद का विप्रत्पिध अयुक्त है। नियम (अझोन्त्यस्य) का अवकाश दे--राज्ञ:क च 
(राजन, से छ प्रत्यय हो और अन्त्य अळू न्‌ को ककारादेश हो )-- सिद्धरूप 
हुआ-राजकीयम्‌। इकः शुणब्रृद्धी इसका अवकाश है चयनं चायकः लवनं लावकः । 
यहाँ दोनों की प्राप्ति है--मेद्रति मार्ट। इको गुगत्रृद्धी इसको प्रवृत्ति होती दै 
विग्रतिषिध से। _ 

यद्‌ विप्रतियेध युक्त नहीं । विग्रतिवेध होने पर परशास्त्र प्रदत्त होता है, यद 
सूत्र ( इको गुण्द्धी ) तो पूर्व दै, और नियम ( अलोन्त्यस्य ) पर है । 

परशब्द इटवाची है । बिप्रतिपेध होने पर पर जो इधरूप का साधक है 
बह होता है। 

तो भो यहां विप्रतिषिध युक्त नहीं । स्थानी का दो कार्यों के साथ योग होना 
विप्रतिषेध कहलाता है । यहां तो एक स्थानी को दो कार्यों के साथ योग ( दो कार्यों 
की प्राप्ति ) नहीं दै । | 

१. पूवीचाय अलोन्त्यस्य को नियम-नाम से कहते हे । 


२. अलोन्त्यपरिभाषा का यहाँ कुछ फल न होने से उसकी उपस्थिति नहीं, ऐसा 
आशय है । 

यद्यपि चायकः छावकः यहां भचोन्णिति से होनेवाली वृद्धि में अच्‌ स्थानी के 
निर्दिष्ट होने से इक्‌ परिभाषा की उपस्थिति अनावश्यक हे तो भी दृद्धिझहण के लिङ्ग 
से अच को विशेषण मान कर अचूसम्बन्धी जो इक्‌ उसको त्रद्धि हो इस प्रकार इक्‌ की 
उपस्थिति मानने में कोई हानि नहीं ऐसा आशय है । 


८८-७0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


१५२ - व्याकरणमहाभाष्य 


युक्तो विप्रतिषेधः । द्विकार्ययोगो हि विप्रतिषेधः। न चात्रैको हछिकाये- 
` युक्तः। नावश्यं द्विकार्ययोग एव विप्रतिषेधः । कितर्हि । असम्भवोपि । स 
चास्त्यत्राखंभवः । कोऽसावसंभवः । इह तावद्‌ दुक्षेभ्यः एक्षेभ्य इति । 
एकः स्थानी, द्वावादेशौ, न चास्ति संभवः यदेकस्य स्थानिनो द्वावादेशो 
स्यातामै। इहदेदामीं-मेद्यति, मेद्यतः, मेद्यन्ति इति दवौ स्थानिनौ, पकादेशः, 
न चास्ति संभवः। द्वयोः स्यानिनोरेक आदेश स्यादित्येषोऽसम्भवः । 
सत्येतस्मिन्नसम्भवे युक्तो विप्रतिषेधः । 
एवमप्ययुक्तो विप्रतिषेधः । द्वयोहि सावकाशयोः समंवस्थितयोर्वि- 
प्रतिषेधो भवति । अनवकाशइचायं योगः । 


` ननु चेदानीमेवास्यावकाइाः प्रक्लूतः चयनं चायको लवनं लावक 


यह कोई नियम नहीं कि दो कार्यों की युगपत्‌ प्राप्ति ही विग्रतिविध होता दै । 
तो क्या ? असम्भव भी विप्रतिषिध होता हे । वह असंभव यहाँ है । वह असम्भव 
कि-स्वरूप है ? इसका प्रथम निदर्शन है--गक्षेभ्यः, प्लक्षेभ्यः । यहाँ सुपि च से यनादि 
सुप प्रत्यय भ्यस्‌ परे होने पर अदन्त अङ्गरूप स्थानी को दीघे प्राप्त होता है और बहुवचने 
झल्येत्‌ से उसी को ए प्राप्त होता है । यह सम्भव नहीं कि एक स्थानी को दो आदेश 
हो । द्वितीय निदर्शन हे--मेद्यति मेद्यतः मेयन्ति-यहां दो स्थानी हैं, एक आदेश है 
( इको गुणडृद्धी से मिदू का इ स्थानी है और अलोन्त्यस्य से मिदू का दू स्थानी है । 
यह संभव नहीं कि दो स्थानियो को एक आदेश हो ) । सो इस प्रकार के असम्भव 
के होने से विप्रतिषेध युक्त ही है । $ 

ऐसा होने पर भी विप्रतिधिध अयुक्त ही है, कारण कि अपने-अपने विषय में 
सावकाश ( चरितार्थ ) एकत्र युगपत्माप्त दो विधिशास्त्रौ का विप्रतिषेध होता है । 
यह योग (इको गुणबृद्धी) तो अनवकाश है (इसका अळोन्त्य-से अनवरुद्ध 
(न घिरा हुआ ) स्वतन्त्र विषय नदी है )। 

अजी अभी अभी इसका अवकाश दिखाया गया है--चयनं चायकः, लवनं 


१. द्विकायेयोगः- यह बहुत्रीहि है । द्वाभ्यां कायोभ्यां योगो यस्य स्थानिनः 
स द्विकार्ययोगः । इसका विप्रतिषेध के साथ सामानाधिकरण्य इस तरह से हुआ कि 
चिप्रतिषिध का विषयं होने से स्थानी को ही विप्रतिषिध कह दिया है। 

२. एक साथ दो आदेश न हो सकने में हेतु यह है कि अ को दीघेत्व अनन्तर 
यम्‌ परे होने पर विहित है और एत्व अनन्तर झल परे होने पर । अब यह संभव नहीं 
कि इन दोनों कार्यों का अपने अपने निमित्त के साथ आनन्त्य हो । 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri ° 


तृतीय आह्विक « १५३ 


इति । अत्रापि नियमः पाप्नोति । नाप्राप्ते नियमेऽयं योग आरभ्यते । 
याचता च नाप्राप्ते नियमेऽयं योग आरभ्यते, ततस्तस्यापवादोऽयं योगो 
भवति । उत्सर्गापवादयोइचायुक्तो विप्रतिषेधः । अथापि कथंचिद्‌ “इको 
गुणबृद्धी” इत्यस्यावकाशः स्यात्‌, एवमपि यथेह विप्रतिषिधादिको गुणो 
भवति मेद्यति, मेद्यतः, मेद्यन्ति इति, एवमिहापि स्यात- अनेनिजुः, पर्यवेः 
विषुरिति। 

एवं तहिं वृद्धिभवति गुणो भवतीति यत्र ब्रूयाद्‌ इक इत्येतत्तत्रोपः 
स्थितं द्रष्टञ्यम्‌। किं कृतं भवति। द्वितीया षष्ठी प्रादुभाव्यते । तत्र 
कामचारः, गृह्यमाणेन वेकं विशषयितुम्‌ , इका वा ग्रह्ममाणम्‌ । यावता 
कामचारः, इह तावन्मिदिस्टजिपुगन्तळघूपधर्ङ्चिशिशक्षिश्नुदरेषु गृह्यम।णमिकं 
विशेषयिष्यामः पतेषां य इगिति। इहेदानी जुसि सा्वधातुकार्धधातुक- 


लावकः । यहां भी अलोन्त्यस्य की प्राप्ति है। इसकी प्राप्ति होने पर ही इको गुणत्रद्धी 
इस सूत्र का आरम्भ है । चूँकि अलोन्त्यस्य की प्राप्ति होने पर ही इसका आरम्भ 
होता है अतः येन नाप्राप्ते यो विधिरारभ्यते स तस्य बाधको भवति इस न्याय 
से यह इको गुणवृद्धी अलोन्त्यस्य का अपवाद ठहरता हे और उत्सग और अपवाद 
का दिप्रत्पिध युक्त नदी । और यदि किसी प्रकार ( ज्यों त्यां अर्थात्‌ अलोन्त्यस्य 
की प्रवृत्ति का कुछ फळ न होने से उसकी अप्रबृत्ति मानकर ) इको गुणइद्धी इसका 
स्वतन्त्र अवकाश मिल जाय, तो भी जैसे पूवे विप्रतिषेध से मेद्यति, मेद्यतः, 
मेद्यन्त में इकू को गुण होता है, वैसे ही अनेनिजुः, पर्यवेविषुः में भी इक्‌ को 
गुण होने ळगेगा । 

(अब सिद्धान्त पक्ष कहते हैं ) तो ऐसा समझना चाहिए कि जहाँ सूत्रकार 
यह कहे बृद्धि हो, गुण हो, वहां इकः यह पद उपस्थित हो जाता है ( इसे पदोप- 
स्थिति पक्ष कहते हें ) ऐसा समझना चाहिए । 


इससे क्या होता है ? 

एक दूसरा घष्ठ्यन्त पद उपस्थित हो जाता है । ऐसा होने पर यह स्वेच्छाचार 
है कि चाहे हम सृह्यमाण (सूत्र में पढे हुए षब्व्यन्त ) पद को विशेषण मानकर 
इक्‌ को उसका विशेष्य मानें, अथवा इक्‌ को विशेषण तथा गृह्यमाण घष्ड्यन्त पद 
को विशेष्य ( पळी अवस्था में अङ्गस्य यह अवयव घष्टी होगी । दूसरी अवस्था में 
अङ्गस्य स्थानषष्ठी होगी और इक्‌ के विशेषण होने से तदन्तबिधि होगी, ' अर्थात्‌ 
इगन्त अङ्ग को कार्य होगा ) । इससे सर्वेष्टसिद्धि हो जायगी । सित 
इत्यादि वार्तिक में पढे हुए शब्दों से इक्‌ को विशिष्ट करेंगे, अथे होगा--इनका 
अवयव इक्‌ उसे गुण होता है। जुसि सार्वधांतुक० इत्यादि में इकू से _गुहामाण 


८८-७0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


१०४ व्याकरणमहाभाष्य 


हस्वाद्योर्गुणेष्विका ग्रह्ममाणं विशिषयिष्यामः--एसेषों गुणो भवति, “इकः 
इगन्तानामिति । 

अथवा सर्वत्रैवात्र स्थानी निर्दिश्यत । इंह तावन्मिदेरित्यविभक्तिको 
निर्देशः, मिद्‌ पः मिदेरिति। अथवा षष्ठीसमासो भविष्यति--मिदः इः, 
मिदिः) मिदेरिति । 

पुगन्तळधूपधस्येति । नेवं विज्ञायते पुगन्ताङ्गस्य रघूपधस्य चेति। 
कथं तर्हि । पुकि अन्तः पुगन्तः, ळष्वी उपधा लघूपधो, पुगन्तश्च लघूपधा 
च पुगान्तळघूपधम्‌, पुगन्तलघूपधस्येति । अवश्य चैतदेवं विज्ञयम्‌, अङ्ग- 
विशेषणे सतीह प्रसज्येत भिनत्ति छिनत्तीति। 


ऋच्छेरपि प्रदिङष्टनिदेशोऽयम्‌-ऋच्छति ऋ ऋ ऋदताम-ऋच्छत्यू- 


पाला 7) > 2D oe :: .. 0: २00 
(पढे इए स्थानी शब्दों ) को विशिष्ट करेंगे--अथ होगा इनको गुण होता हे, इग्विशिष्ट 
अर्थात्‌ इगन्तो को । 


अथवा इन सबमें स्थानी का निर्देश: परे से ही हुआ हे। ( कैसे ? ) मिद्‌ 
को ही पहले लीजिए । यहां मिदेः में मिद्‌ अविभक्तिक निर्देश है और एः इ का 
घष्ठ्यन्त रूप है। अथवा मिदेः यह षष्ठी समास समझना चाहिए--मिदः इः 
( सिद्‌ का इकार ) मिदिः, उसका षऽ्यन्त रूप हुआ--मिदेः। (इस प्रकार यहां 
स्थानी इक्‌ (इ) का स्पष्ट निर्देश है। 9 

'पुगन्तलघूपधस्य- यहां भी स्थानी निर्दिष्ट है ( कैसे ? ) पुगन्त और लघूपध 
अङ्ग का ऐसा अर्थ नही, किन्तु पुकू परे होने पर (पुक्‌ आगम वाले) अङ्ग के अन्त्य अवयव 
का और लघ्वी उपधा का, ऐसा अथे हे । ( लघूपधा यह विशेषणविशेष्य समास है), 
पीछे पुगन्तरच लघूपथा च इन दोनों का समाहार द्वन्द्व पुगन्तलघूपधम्‌ ऐसा हुआ । 
उसका षच्व्यन्तरूप है पुगन्तलघूपधस्य । अवश्य ऐसा विग्रह समझना चाहिए, कारण 
कि यदि लघूपध अङ्ग का विशेषण हो तो भिनत्ति छिनत्ति में भी गुण प्रसक्त होगा । 


` ऋच्छि (धातु ) में भी स्थानी का प्रश्‍लेष से निर्देश है--ऋच्छति ऋऋ 
. ऋताम-ऋच्छत्युताम्‌ । 

१. यदि पुगन्तळघूपधस्य च सूत्र में छब्वी डपधा रूघूपधा तस्या गुणो 
भवति इस प्रकार स्थानी का निर्देश मानने तथा तच्छेष पक्ष के आश्रयण से वहां इकू 
परिभाषा की उपस्थिति नहीं मानी जाएगी तो लघूपधगुण के इग्लक्षण न होने से भिन्नम्‌ 

क त छिन्नम्‌ में किङति च से गुण का निषेध नहीँ प्राप्त होगा तो इसका उत्तर है--त्रसिग्रुघि- 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


तृतीय आह्विक १५५ 


इशेरापि योगविभागः करिष्यते -“उरङि गुणः? उः अङि गुणो 
भवति ततो “दृशेः” इशेइचाङि गुणो भवति । उरित्येव। 


क्षिप्रक्षुदयोरपि “यणादिपरं गुणः” इतीयता सिद्धम्‌ । सोऽयमेवं | 
सिद्धे सति यत्पू्ैग्रहणं करोति तस्यैतत्प्रयोजनम्‌-इको यथा स्यादनिको 
मा भूदिति। र 

अथ वृद्धिग्रहणं किमर्थम्‌ । कि विशेषण ब्द्धिग्रहणं चोद्यते न 
पुनर्गुणग्रहणमपि । यदि किञ्चिद्शुणग्रहणस्य प्रयोजनमस्ति, वृद्धिप्रहण- 
स्यापि तदूभावितुमहेति । को वा विशेषः । 


अयमस्ति विशेषः। गुणविधौ न कवचित्स्थानी निर्दिश्यते। तत्रावइ्यं 
स्थानिनिर्देशार्थ गुणग्रहणं कर्तब्यम्‌। द्रद्धिविधो पुनः सर्वत्रैव स्थानी 
Ne तीत मिल आ 


इशि (दृश्‌ धातु) के विषय में योगविभाग से स्थानी की रूब्धि हो 
जाएगी क्ररशो$ळि गुणः इस सूत्र का इस प्रकार विभाग करेगे-उरळि गुण 
ऋ को अङ्‌ प्रत्यय परे रहते गुण होता है । तब पढ़ेंगे ददोरचाडि गुण: । इसमें 
पूव योग से ऋ की अजुवृत्ति आएगी, अथे होगा-इश्‌ को अडू परे ' रहते गुण 
होता है और वह उसके ऋ को हो । 

स्थूलदूरयुवक्षद्कक्षिप्राणां यणादिपरं पूवस्य च गुणः ( ६।४।१५६ ) यहा भी 
द्र और क्षिप्र के विषय में स्थानी का निर्देश किया हुआ है । यहाँ यणादिपरं गुण: 
ऐसा न्यास करने से भी लोप और (उ, इ को) गुण हो जात, फिर जो पूव ग्रहण किया 
है उसका प्रयोजन यह है कि गुण इक्‌ को हो, इक्‌ से भिन्न ( ब्यन्जन ) कोनहो। 

अब यह विचार का विषय है कि इको गुणद्रद्धी मे बृद्धि ग्रहण का क्या 
प्रयोजन है । यह प्रन वृद्धि ग्रहण के विषय मेँ ही क्‍यों करते हो गुण ग्रहण के 
विषय में भी क्यों नहीं करते? यदि सूत्न में गुण अहण का कुछ प्रयोजन है, ने 
समझते हो ) वही बुद्धि अहण का भी हो सकता है । अथवा इनमें कया मन - 

यह अन्तर है--गुण विधि में स्थानी का निर्देश किसी स्थल में हुआ 
किसी मै नहीं भी हुआ। वहां स्थानी ( इक्‌ ) के pen a 
ही करना चाहिए । वृद्धि विधि में तो स्थानी प्रायः सर्वत्र निर्दिष्ट दै अ 
रविक्षिपः क्नुः यहां कु प्रत्यय को "८८६ उ ज कह प्रसय को और हरन्ताच से सन्‌, प्रत्यय च डॉ के का | 
उस ज्ञापक से इग्लक्षण न होने पर भी खघूपधशुण का निषेध बसा 
गृध्नुः बिभित्सति यहाँ कनु सन, प्रत्ययो मै लघूपधयुण के इग्लक्षण न 
से निषेध की प्राप्ति ही नहीं तो कित, करना व्यथे है। न 


८८-७0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


i 


_ सेको यथा स्यात्‌ , अनिको मो भूदिति। . 
: ( ५२1११५ ) अत उपधायाः ( ७।२।११६ ), 


यह अभिप्राय है । 


१५६्‌ व्याकरणमहाभाष्य 


निर्दिइयते “अचोडिणिति” “अत उपधायाः” “तद्ितेष्वचामादेः” इति । 
अत उत्तरं पठति-- 
वृद्धिग्रहृणमुत्तरार्थम्‌ || 
परिये बृद्धिप्रहण क्रियते । किमर्थम्‌। उत्तरार्थम्‌। “क्ङिति” इति 
प्रतिषेधे वक्ष्यति । स वृद्धेरपि यथा स्यात्‌ । 
कर्चेदानीं किङत्प्त्ययेषु वृद्धेः ` प्रसङ्गः । यावता “ञ्णिति” 
इत्युच्यते । 
तच्च मृञ्यर्थम्‌ ॥ | 
सजेब्रृद्धिरविशेषेणोच्यत। सां क्ङिति मा भूत्‌- सृष्टः सृष्टवानिति । 
- इहाथ चापि ॥ 
इहार्थ चापि सरज्यर्थे बृद्धिश्रहणं कतंव्यम्‌ । सजेवुद्धिरविशेषेणोच्यते 


ताद्धतेः्वचामादेः ( ७५।२।११७ ) में 
सो बृद्धि अहण के विषय में प्रश्‍न युक्त ही है । A के 

इसका उत्तर वार्तिककार पढ़ते हैं. -- 

( वा० ) बृद्धि ग्रहण उत्तर सूत्र में अनुवृत्ति के लिए है । 

बडि म्रहण किया है । किस लिए ? उत्तर सूत्र के लिप । क्ङिति च इससे 
प्रतिषेध कहेंगे, वह प्रतिषेध जैसे गुण का है वैसे बृद्धि का भी हो। 

पर क्डित्मत्यय परे रहते वृद्धि का कौन सा प्रसङ्ग ( अवसर ) है क्योंकि 
ब्रृद्धि की प्राप्ति यित, णिन्‌ प्रत्यय परे होने पर होती है । 

चा० ) वह्‌ ग्रहण के लिए 

हक ७ र ) वह बृद्धि ग्रहण सुजि के लिए ( सज धातुविषयक वृद्धि निषेध 

सज्‌ धातु को सामान्यरूप से (प्रत्यय-विशेष का आश्रयण किप्‌ विना) वृद्धि 
विधान की है । वह वृद्धि क्डित्‌ प्रत्यय परे होने पर न हो-मृष्टः, मृष्टवान्‌ । 

( चा० ) यहां = खजि वृद्धि के लिए भी। 

यहाँ अर्थात्‌ मजेद्वद्धिः के लिए भी वृद्धि अहण करना चाहिए । सूज को 
बृद्धि सामान्यरूपेण अर्थात्‌ (इष्ट) स्थानी का उच्चारण किए बिना विधान की 
गई है। वह इकू को हो, इक्‌-भिन्न को न हो, इस लिए इको गुणवृद्धी में बृद्धि 
अहण इक्‌ पद्‌ की उपस्थिति के लिए सफल हे। | 


१. अजोन्त्य परिभाषा से अन्त्य के स्थान में वृद्धि होगी, .अन्त्य यहां ज्‌ है-- 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


तृतीय भाह्विक १५७ 
मृज्यर्थमिति चेद्योगविभाग स्सिद्धम्‌ ॥ 


सज्यर्थमिति चेद्योगविभागः करिष्यते-- “मुजेवृद्धिरचः? । ततः 
“डिणति” भित णिति च वृद्धिभचति 'अच इत्येव । व 


यद्यचो बुद्धिरुच्यते, न्यमार्द्‌ अटोपि वृद्धिः प्राप्नोति । 


अटि चोक्तम्‌ ॥ 
किसुक्तम्‌ । ‘अनन्त्य विकारेऽन्त्यसदेशास्य कार्य भवति’ इति । 


बृद्धिप्रतिषधानुपपत्तिस्त्विकृप्रकरणात्‌ [ तस्मादिग्छक्षणा वृद्धिः ] 
बृद्धेस्तु प्रतिषेधो नोपपद्यत । किं कारणम्‌ । इक्प्रकरणात्‌। इग्ल- 


MMe 5S पी जज 

(वा० ) शज के इक्‌ को बृद्धि हो इस लिए वृद्धि ग्रहण किया है यदि ऐसा 
कहते हा तो वह तो कुछ प्रयोजन नहीं, क्योंकि योगविभाग से ही इष्ट सिद्ध हो 
जायगा । 

रुज़ के लिए यदि कहते हो, तो यहां योगविभाग कर छेंगे--प्रजेईद्धिरचः, 
ऐसा एक योग पढ़ेंगे ( अर्थात्‌ अगले सूत्र का अचः इस पूर्व योग के साथ 
पढेंगे ), इसके अनन्तर ड्णिति यह पढ़ देंगे । इसमें. पूवे योग से अचः की 
अनुवृत्ति आ जाएगी । 

यदि यहां वृद्धि अच्‌ को विहित है ऐसा कहते हो तो लावस्था में ही अद्‌ 
( आगम ) होने पर पइ्चात, अच्‌ के स्थान में होने वाळी वृद्धि अट्‌ को मी होने 
लगेगी । 
(वा० ) अट के विषय में उत्तर दिया जा चुका है । क्या! _ 

यह न्याय है कि जब दो अनन्त्य स्थानियाँ को आदेश प्राप्त होता. हो 
_ तो उस अनन्त्य के स्थान में आदेश हो जो अन्त्य के समीप हो । ( इससे अन्त्य 
ज के समीपवर्ती ऋ को ही वृद्धि होगी ) । 

( वा० ) बृद्धि का प्रतिषेध तो उपपन्न नहीं होता, इक्‌ का प्रस्ताव ( प्रक्रम= 

प्रकरण) होने से । 

वृद्धि का प्रतिषिध तो नहीं बनता । क्या कारण है? इक्‌ प्रकरण होने से । 


१. लावस्था में ही अद्‌ करने परं अद सहित गज्‌ भी शज ही है, अत 
खृजेबैद्धिरचः इस योग से अटू के अ को भी वृद्धि होने लगेगी । 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri ० 


१५८ व्याकरणमहाभाण्य 


क्षणयोगुणवृद्धथोः प्रतिषिधः। न चैवं सति सृजेरिग्लक्षणा इद्धिभवति । 
तस्मान्मृजेरिग्ळक्षणा वृद्धिरिषितत्या। . 
 `एवंतहि-इहान्ये वैयाकरणा सुजेरजादौ संक्रमे विभाषा वृद्धिमार- 
भन्ते--परिस्रजन्ति परिमान्ति, परिस्रुजन्तु परिमाजेन्तु परिमस्चजतुः 
परिममार्जतुरित्याद्यथम्‌ । तदिद्दापि साध्यम्‌। तस्मिन्साध्ये योगविभागः 
करिष्यते 'मजेवूद्धिरचो” भवति। ततः “अचि क्ङिति” अजादौ च 
किङति मृजेब्रेद्धिभवति । परिमाजन्ति परिमाजन्तु परिममाजतुः । 


किमर्थीमदम्‌ । प 

नियमार्थम्‌ , अजादावेव क्ङिति नान्यत्र । क्वान्यत्र मा भूत्‌ । रूष्टः 
सुष्टवानाति । ततो “वा” बाऽचि क्ङिति सजेर्वृद्धिसवाति। परिस्त्रजन्ति 
परिमाजान्त परिमस्ठजतुः परिममार्जतुरिति। _परिमार्जन्त परिमख्जतुःपरिममार्जतुरिते! ` 
क्ङिति शास्त्र इक्‌-स्थानिक गुणवृद्धि का प्रतिषेध करता है । पर ऊपर कहे हुए 
योग विभाग से सूज की बृद्धि इग्लक्षणा इक्‌ को निमित्त मान कर न “होगी, 
अतः क्डिति से इस अज्ञ लक्षणा बृद्धिका निषेध न हो सकेगा। इस लिए निषेध 
की सिद्धि के लिए स्थानी के लाभार्थं यहाँ इक्‌ परिभाषा की उपस्थिति स्वीकार 
करनी चाहिए । त 

इस पर इक्‌ परिभाषा की अनुपस्थिति सूचित करते हुए एकदेशी कहता 
है--पाणिनि से अतिरिक्त वैयाकरण यहां अर्थात्‌ छज्‌ के विषय में अजादि सङ्क्रम में 
अर्थात्‌ गुण-इृद्धि-प्रतिषिधक अजादि कित्‌, ङित्‌ प्रत्यय परे होने पर विकल्प से वृद्धि 
का विधान करते हैं । उदाहरण- परिम्रजन्ति परिमाजन्ति, परिमृजन्तु परिमाजन्तु, 
परिममृजतुः, परिममाजेतुः । यद वैकल्पिक बृद्धि पाणिनीय लोगों को भी इष्ट होने से 
साध्य है। इसके साधन के लिए योगविभाग करेंगे--एजेईद्धिरवः ऐसा पढ़ेंगे, 
तदनन्तर अचि क्डिति ऐसा पढ़ेगे। अथ होगा--अजादि कित्‌, ङित्‌ प्रत्यय परे 
होने पर भी सज को बृद्धि होती है। परिमाजेन्ति, परिमाजेन्तु परिममाजतुः | 

तो इस योगविभाग का क्या प्रयोजन है ? 


यह उत्तर योग नियमार्थे रहेगा--अजादि ही किन कित, प्रत्यय परे होने पर 
बृद्धि हो । । 

और कहां न हो- भष्टः मृष्टवान्‌ (यहां क्त क्तवतु कितः हैं पर अजादि नहीं) । 

इसके अनन्तर वा यह एथक्‌ योग पढ़ेंगे, पूवेसूच्न से अचि क्ङिति की अनुवृत्ति 
आएगी जिससे इष्ट वैकल्पिकरूप--परिम्रजन्ति परिमान्ति, परिममजतुः परिममाजेतुः 
सिड हो जायेंगे । 


00-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


तृतीयं आह्विक १५५ 


इहाथमेव तहि सिजर्थ व्ाडैग्रहणं कर्तव्यम्‌ । सिचि बरद्धिरिविशेषेणो- 
च्यते सेको यथा स्याद्‌ अनिको मा भूदिति। कस्य पुनरनिकः प्राप्नोति । 
अकारस्य । अचिकीर्षीत्‌, अजिद्दीषात्‌ । नेतदास्ति। छोपोत्र वाधको भचिष्यति। 
आकारस्य तहिं प्राप्नोति-अयासीत्‌ अवासीत्‌। नास्त्यत्र विशेषः सत्यां 
दृद्धावसत्यां चा । सन्ध्यक्षरस्य तहि पाप्नोति । नैव सन्ध्यक्षरमन्त्यम स्ति । 


अच्छा तो जैसे . मजि के लिए, वैसे सिचि वृद्धि परस्मैपदेषु (७२।१ ) 
से विधीयमान बृद्धि इक्स्थानिक हो इसके लिए इको गुणवृद्धी में बृद्धि अहण 
करना चाहिए। कारण कि सिज्निमित्तक वृद्धि सामान्येन=स्थानिविरेष का 


आश्रयण किए बिना विधान की गई है, वह इक्‌ के स्थान में हो, इक्‌-भिन्न के 
स्थान मं न हो । 


` पर सिचि बृद्धि कौन से अनिक्‌ के स्थान में प्राप्त होती है ! 
अकार के स्थान में । अचिकीर्पीत्‌ , अजिहीषात--यहां । 


नहीं, अतो लोप आधेधातुके से अचिकीर्ष, अजिहीप इन सञ्चन्त अज्ञों के अन्त्य 
अ का लोप इस वृद्धि का वाधक होगा । 


अच्छा तो आकार के स्थान में वृद्धि प्राप्त होती हे--अयासीन्‌, अवासीन- 


यहाँ । कू 
यहाँ बृद्धि हो अश्रवा न हो, कुछ अन्तर नद पड़ता ( रूप एक ही 
रहता है )। 


सन्ध्यक्षर को वृद्धि प्राप्त होती है । 


पर अन्त्य ( वृद्धियोग्य ) सन्ध्यक्षर मिलेगा ही नहीं । 


१. एवं यहां अपि अर्थ में प्रयुक्त हुआ है। 

२. यह अपवाद होने से सक्‌ और इट्‌ आगम पहले हो जायेंगे, तब आकार 
अन्त्य नहीं रहेगा सो सिचित्रद्धि हो सकेगी, यह परिहार भी दिया जा सकतां 
था--कैयट । 

३. यदि कहो गो शब्द से आचार क्विप्‌ करने पर गारिवाचारीत्‌ अगवीत. यहां 
नामधातु में गो यह सन्ध्यक्षर अन्त्य है जिसे इद्धि सम्भव है तो उसका उत्तर है 
सिचि अद्धिः परस्मैपदेथु में ऋत इद्धातोः से धातु ग्रहण की अनुपृत्ति करके युद्ध धातु 
रूप जो धातु है उसे वृद्धि मानी जायगी। पीछे धातु बने नामधातु में सिचि इद्धि न 
होगी । उससे अगवीत्‌ में दोष न होगा । 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


१६० व्याकरणमहांभाष्य 


नजु चेदमस्ति ढलोपे कते उद्वोढाम्‌ उद्वोढम्‌ उद्बोढेति । नैतदस्ति । 
असिद्धो ढलोपः। तस्यासिद्धत्वान्नैतदन्त्ये भवति । व्यञ्जनस्य तर्हि प्राप्नोति 
अमैत्सीत्‌ अच्छैत्सीत्‌ । हलन्तलक्षणा बुद्धिबांधिका भविष्यति यत्र 
तहि सा प्रतिषिध्यते “नेटि” इति अकोषीत्‌ अमोषीत्‌ । सिचि बृद्धेरप्येष 
प्रतिषिध: । कथम्‌। लक्षण हि नाम ध्वनति भ्रमति मुहृत्तमपि 
नावतिष्ठत । 


अजी ऐसा सन्ध्यक्षर यहाँ उद्बोढाम्‌, उदवोढम्‌, उदवोढ में ढलोप होने पर 
मिलता है ( उसे वृद्धि का प्रसङ्ग दै ) । 

नहीं, ऐसा नहीं । ढलोप के असिद्ध होने से पहले हरन्तरक्षणा वृद्धि होगी, 
तब ढलोप के होने पर उस के असिद्ध होने से ओकार अन्त्य न होगा, अतः उसे 
सिचि वृद्धिः से वृद्धि न होगी । 

तो व्यञ्जन के स्थान में बृद्धि प्राप्त होती है । अमैत्सीत्‌, अच्छैन्सीत यहाँ 
हलन्तलक्षणा वृद्धि इस वृद्धिकी बाधिका होगी । 


. ` पर जहाँ हलन्तलक्षणा का निषेध है नेटि (७।२।४ ) इस सून्नसे जैसे अर्क/पीत, 
अमोर्षीत्‌ ( वहाँ व्यञ्जन को ही हो जाएगी ) । | 
नेटि प्रतिषिध इङन्तलक्षणा बृद्धि का ही नहीं, सिचि बृद्धिका भी है। 
यह कैसे ! 
लक्षण ( सूत्र, शास्त्र ) का स्वभाव है कि वह ( अच्यंक्त रूप से ) ध्वनन 
करता हुआ सबैत्र व्याप्त होता है, अत एवं किसी एक लक्ष्य में ही विश्रान्त नहीं 
हो जाता । 


१. नेटि यह शास्त्र सामान्यरूप से इडादि परस्मैपद्-परक सिच्‌ थेर होने पर 
हलन्त को जो भी कोई बद्ध प्राप्त होती है उस सबका निषेध करता है । अव्यक्तर्‌ 
निर्विशेष रूप से कथन को ध्वनन कहते हें । यहाँ भी नेटि हलन्त-लक्षणा बृद्धि का 
ही निषेध करता है ऐसी व्यक्ति (स्पष्टता) नहीं। ऐसा हो सकता है कि शास्त्र 
की प्रतिषेध्य विषय मै प्रबृत्ति होने से. चरितार्थता होने पर दूसरे प्रतिषध्य विषय में 
उसकी प्रवृत्ति न हो, अतः कहा दे--अमति अर्थात्‌ सर्वत्र व्यापत होता है। यह भी 

हों सकता है कि जब यह (शास्त्र) एक के निषेध में व्याप्त हो रहा है उसी काल 
. में द्वितीय विधि प्रदत्त हो रही है और प्रदत्त हुए विधि का निषेध हो नहीं सकता, - 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


तृतीय आहिक १६१ 


अथवा “सिचि वृद्धिः परस्मैपदेषु” इति सिचि वृद्धिः प्राप्तोति 
तस्या हलन्तलक्षणा बृद्धिबाधिका । तस्या अपि “नेटि” इति प्रतिषेधः। | 


या अस्ति पुनः क्वचिद्न्यञापि अपवादे प्रतिषिद्धे उत्सगोपि न भवति । 
सुजाते अच्वसुन्नृत, अध्वयो अद्रिः सुतम्‌, शुक्रं ते अन्य- | 
दिति । पूर्वरूपे प्रतिषिद्धेञ्यादयोपि न भवन्ति । 


उत्तरार्थमेव तर्हि सिजर्थं वृद्धियहणं कव्यम्‌ । सिचि वृद्धिरविशे- 


“8 क कळी 

अथवा सिचि बृद्धि: परस्मैपदेषु इससे समान्य रूप से सिच्‌ को निमित्त मानकर 
परस्मैपद प्रत्यय परे होने पर बृद्धि प्राप्त होती है । इसे हलन्तलक्षणा बृद्धि वाघती दे 
और इस इळन्तलक्षणा का नेटि यह प्रतिषेध करता दै । 


क्या कहीं अन्यत्र भी पेसा होता है कि अपवाद का प्रत्थिध हो जाने पर 
उत्सग की भी प्रवृत्ति न ददो ? हाँ होता दै, देखिये सुजाते अश्वसूनृते अध्वयो अद्रिभिः 
सुतम्‌ , शुक्र ते अन्यदिति । यहाँ प्रकृतिभाव से पूर्वरूप का निषेध हो जाने पर अयादि 
आदेश भी नहीं होते । 


अच्छा तो उत्तराथ ही अथौत्‌ सिचि बृद्धि के लिये इको गुणवृद्धी में 
बृद्धि ग्रहण करना चाहिये । सिचिबृद्धि सामान्यरूपेण ( बिना प्रत्यय विशेष का आश्र- 


अतः कहा है शास्त्र मुहृत्तेमपि इत्यादि । भाव यह है कि दोनों स्थानों में युगपत्‌ : 
(एक साथ. व्यापार होता है । और वह शब्दबुद्धिकर्मणाँ विरम्य व्यापाराभावः 
इस न्यायकेबलपर्‌। | 


१. अपवादे ग्रतिषिद्धेऽप्युत्सगो न भवति यदि कहो फिर तो वृक्षौ में वृद्धि 
के अपवाद पूर्वसवर्ण दीप के नादिचि से प्रतिषिद्ध हो जाने पर फिर बृद्धिरेचि यह 
उत्सर्गं कार्य नहीं होना चाहिए तो उसका उत्तर है-चहां संघोद्घौ०, तौ सत्‌ 
इत्यादि ज्ञापकों से उत्सग कार्य की पुनः प्रवृत्ति हो जाएगी। 


२, नान्तः पादमन्यपरे ऐसा सूत्र पाठ मानकर यह कहा है। प्रकृत्याउन्तः 
पादंमव्यपरे ऐसा न्यास स्वीकार करने पर तो उत्सर्ग एचोऽयवायावः और तदपवाद 
एड: पदान्तादति -इन दोनों की निवृति ग्रक्ृत्या-सून्न से हो जाती है। न कि अपवाद 
के दवारा उत्सर्ग का बाध । 

३. भ्रष्टावसर न्याय से । 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


730 15 ७2 >> डर 


१६२ ब्याकरणमदहाभाष्य 


. बेणोच्यते सा किति मा भूत्‌ न्यजुवीत्‌ न्‍्यघुवीते्‌ । नैतदस्ति प्रयोजनम्‌ । 
-अन्तैरङ्गत्वाद्त्रोचङ्ङादेशे छतेऽनन्त्यत्वाद्‌ छुद्धिन भविष्यात । राद तर्हि 
सिच्यन्तरङ्गं भवति-अकार्पीत्‌ अदारीत्‌, गुणे छते रपरत्वे चानन्त्यत्वाद्‌ 
वृद्धिने प्राप्नोति । मा भूदेवम्‌ । “हङन्तस्य-- ” इत्येवें भविष्यति। इह तर्हि 
न्यस्वारीत्‌ न्यदारीर्त[ । गुण इते रपरत्वे चानन्त्यत्वाद्‌ बृद्धि प्रप्नोति 
हळन्तलक्षणायाइच “नेटि” इति प्रतिषिधः। मा भूदेवम्‌। ठ्रान्तस्य इत्यव 


यण किये ), विधान को गई है, वह कित्‌ डित्‌ प्रत्यय परे होने पर न हो, यथा 
` न्यचुवीत्‌ न्यघुरीत मै नहीं होती ।. 

यह कोई प्रयोजन नहीं। 

उङ्‌ भदेश अन्तरङ्ग दै वृद्धि बहिरङ्ग है, उवङ्‌ आदेश हो जान पर अङ्ग के 
अजन्त न होने से सिचि वृद्धि की प्राप्ति ही नदी रहतो । 

` यदि सिच प्रत्यय परे होने पर , अन्तरङ्ग शाख को प्रवृत्ति होती हो तो 

अकार्षीत्‌ अहार्धीत्‌ -- यही ( अन्तरङ्ग ) गुण हो जाने पर रपर होने पर अच के 
क्षनन्त्य होने से ही सिचि वृद्धि नहीं होगी । | 

सिचि वृद्धि मत हो हलन्तलश्षणा वृद्धि हो जाएगी । हे 

अच्छा तो न्यस्तारीत न्यदारीत्‌ में ( अन्तरङ्ग गुण और रपरत्व होने पर अच्‌ 
के अन्त्य न होने से सिचि इंद्धि की प्राप्ति नही और रही हलन्तलक्षणा, उसका 
कृत में नेटि से निषेध हो जाता है। 


१. न्यनुवीत्‌--निय्रत्न णू स्तवने कुटादि तौदादिक का ळुड में रूप । 

२. न्यधुवीत्‌- निपूवे धू विधूनने कुटादि तौदादिक का छङ्‌ में रूप । 

३. उवङ्‌ आदेश को इडादि सिच्‌ की ही अपेक्षा है, वृद्धि को सिच और 
परस्मैपद-इन दोनों की । अतः उवङ्‌ आदेश अन्पापेक्ष होने से अन्तरङ्ग है । 

४. अनन्त्यत्वात्अचोऽनन्त्यत्वात्‌। यद्यपि इक्‌ परिभाषा की अनुपस्थित में 
सिचिवृद्धि अन्त्य अल्‌ मात्र को प्राप्त होती है, तथापि हलन्तलक्षणा वृद्धि द्वारा वाधित 
होने से इसका अजन्त अङ्ग ही विषय रह जाता दै । अतः अन्त्य अचू-के न इने से 
ऐसा कहा । | 40 यी 

५, न्यस्तारीव- -निपूर्वेक स्तुम्‌ आच्छादने का छुङ में रुप 

६. न्यदारीत्‌ निपुवेक दृ विदारणे का इह्‌ में इप । 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


> 


तृतीय भाहिक १६३ 


भविष्यति । इह तर्हि अलावीत्‌ अयावीत्‌ । गुणे कृतेऽवादेरो चानन्त्यत्वाद्‌ 
बृद्धिन प्राप्नोति। हळन्तरश्षणायाच्च “नेटि” इति प्रतिषेधः । मा भूदेवम्‌ 
“छान्तस्य” इत्येवं भविष्यति । “दान्तस्य” इत्युच्यते, न चेदं ठान्तम्‌। 
“रान्तस्य” इत्यत्र वकारोपि निर्दिश्यते । किं घकारो न श्रूयत | लुप्तनिर्दिष्टो 
` चकारः । यद्येवम्‌ -मा भवानवीत्‌, मा भवान्‌ मंवीत्‌। अत्रापि प्राप्नोति। 
अविमब्योनैति वक्ष्यामि । तद्वक्तव्यम्‌ । न वक्तव्यम्‌। णिड्विभ्यां तौ 
निमातब्यौ' । यद्यप्येतदुच्यते । अथ वेतर्हि णिचव्योः प्रतिषेधो न वक्तव्यो 
भवति । गुणे कृतेऽयादेशे च यान्तानां नेत्येव प्रतिषेधो भविष्यति । 


हा बड मत हो, अतो ठ्तस्य (७२२) इससे यहाँ बृदि हो 
जाएगी । अच्छा अलात्रीत्‌, अयादीत्‌ -- यहाँ ( अन्तरङ्ग) गुण होने पर अवादेश 
हो जाने पर अच्‌ अन्त्य न मिलने से सिचि बृदि, न होगी । हलन्तलक्षणा का प्रकृत 
में नेटि से निषेध प्राप्त है । 

सिघि वृद्धि मत हो, अतो ठान्तस्य से यहाँ वृद्धि हो जाएगी। पर सूत्र में 
लान्तस्य ऐसा पढ़ा है, यहाँ तो अङ्ग न छान्त दे और न रान्त, किंतर्दि अवादेश ह्र 
जाने से वान्त हे । व भी यहाँ निर्दिंट होकर पीछे लोगो व्योर्वेलि से लुप्त हुआ है 
- ऐसा समझना चाहिये । 

यदि ऐसा मानते हो तो अनिए् प्रसङ्ग होता है मा भवानवीत्‌, मा भवान 
मवीत्‌ यहां भी वृद्धि प्राप्त होती दै। | 

इसके वारण के लिये अविमव्योने ऐसा निषेध वचन पढ़ दूँगा । 

तो क्या ऐसा अपूव वचन पढ़ना होगा ! 
नहीं, ह्ययन्तक्षण--?? (७१२५ ) इत्यादि सूत्र में णि रिव के स्यान में अव्‌ और 
सब्‌ को पढ दिया जायगा। यद्यपि ऐसा कदा जाय तो भी गोरव कुछ भो क 
परन्तु लाघव है--णि दिव का सूत्र में प्रतिषेध नहीं करना पडता । झन्तरङ्ग गुण 
जाने पर अयादेश होने पर अङ्ग के यान्त होने से ही निषेध सिदध होगा । 


१. अयावीत्‌- यु मिश्रणामिश्रणयोः आदादिक का छू में रूप । 
२, (अ) मवीत--मव- बन्धने भ्वादि प० माङ्‌ के योग से अडागम का लोप 


होने पर छङ्‌ में रूप । के ; 
३. निमातव्यौ--निपूर्वक भेदू ग्रणदाने भौवादिकं से तव्य प्रत्यय । इस घाछु 


का नि के बिना प्रयोग दुलेभ दै । 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


| अब >. tN 


etre 


१६९४ व्याकरणमहाभाष्य 


एवं तर्ह्याचार्यप्रवृत्तिक्षापयति न सिच्यन्तरङ्गं भवतीति' यदयम्‌ “अतो 
हळादेळंघोः” इत्यकारग्रहणं करोति। कथं कृत्वा ज्ञापकम्‌ । अकारग्रहणस्यै- 
तत्प्रयोजनम्‌--इह मा भूत्‌-अकोषीत्‌ अमोषीत्‌। यदि सिच्यन्तरङ्गं स्याद्‌ 
अकारग्रहणमनर्थकै स्यात्‌। गुणे इतेऽलघुत्वाद्‌ बृद्धिन भविष्यति । 
पश्च्यति त्वाचायोँ न सिच्यन्तरङ्गं भवतीति, ततोऽकारग्रहणं करोति । 


. न्नेतदस्ति ज्ञापकम्‌। अस्त्यन्यदेतस्य वचने प्रयोजनम्‌। किम्‌ । 
यत्र गुणः. प्रतिषिध्यते तदर्थमेतत स्यात्‌ न्यकुटीव: न्यपुरीत्‌। 


अच्छा तो आचार्ये की प्रवृत्ति बताती है सिच्‌ परे रहते अन्तरङ्ग शास्त्र की 
प्रवृत्ति नहीं होतो, इसी हेतु आचाय अतो हलादेशघोः ( ७२७ ) में अकार अहण 
करते हैं । 
यह ज्ञापक कैसे है ? 
| अकार--अहण का यह प्रयोजन दै--अकोषीत्‌ अमोषीत्‌ में वैकल्पिकी बुद्धि 
न हो। यदि सिच्‌ परे रहते अन्तरङ्ग (गुण) हो तो अकार ग्रहण व्यर्थं हो जाय, 
गुण होने पर लघु अक्षर न होने से यह बुद्धि न होगी । पर आचाय जानते हैं सिच 
परे अन्तरङ्ग की प्रवृत्ति नहीं होती, अतः अकार अहण करते हैं । 


नहीं । यह ज्ञापक नहीं बनता । इस वचन का और प्रयोजन है । 


जहां गुण का प्रतिषेध है वहां के लिए “अतो हलादेः--? में अकार अहण 
किया है- न्यकुटीत्‌, न्यपुरीत्‌। अच्छा तो जो णि रिव का प्रतिषेध किया है वह इस 


1 १. सिच्‌ परे रहते अन्तरङ्ग कार्य नहीं होता इस विषय में येन नाप्राप्ति न्याय 
ही बहुत बड़ा समर्थक है । गुण आदि की अवश्य प्राप्ति में सिचि बृद्धि का विधान 
किया है इस लिये वह अन्तरङ्ग गुण आदि को बाघ लेगी। उसके चिरि जिरि के छ्‌ मै 
अचिरायीत्‌ , अजिरायीतू तथा यडूळगन्त नेनी चची के लुङ्‌ में अनेनायीत्‌ अचेचायीत्‌ 
ये इष्ट रूप बन जाते हैं। अन्यथा अन्तरङ्ग गुण तथा अयादेश हो कर यान्त हो जाते 
हायन्तक्षण० से बृद्धि प्रतिषेध हो जाता तो अनिष्ट रूप प्राप्त होता। 


२. अकोषीत्‌-ङुष निष्कर्ष क््यादि सेट्‌ परस्मैपदी । इसका तिप्‌ परे छङ्‌ में 
रूप है। : 

३. न्यपुटीत---निपूवक पुट संइलेषणे कुटादि तुदादि सेट परस्मैपदी इसका 
तिपू परे रहते छङ्‌ में रूप । 


न्यकुटीत ग्यूपुहीकृत्मह्ा/,ग,उद्धि। करी, अक्षास tri उससे बृद्धि 


तृतीय आद्विक ११५ 


यत्तर्हि णिइव्योः' प्रतिषेधं शास्ति तेन नेहान्तरज्ञमिति दशषयति 
करोत्यकारग्रहणं लघोरिति छतेपि । 2 “लो 


तेस्मादिग्लक्षणा वृद्धि: ॥ 
तस्मादिग्लक्षणा वृद्धिरास्थेया ॥ 


-“----.....-..._० ७०७ SM दम मनन मनन 
बात का ज्ञापक है कि सिच्‌ परे अन्तरङ्ग की प्रवृत्ति नहीं होती । और जो लघु कहने _ 
पर भी उसे अ से विशिष्ट करते हैं यह भी ज्ञापक दै । 


( वा० ) अतः यह व्यवस्थित हुआ सिचि बृद्धि इग्लक्षणा माननी चाहिए ॥ 


का बाघ होता है, पीछे कुटादित्व रूप हेतु से गुण का निषेध होने पर भी पाक्षिकी वृद्धि 
नहीं होती, इसमें अतो हलादेरूंधोः में अत-प्रहण कारण है न. कि भ्रष्टावसर न्याय 
जो सिद्धान्त में है ही नहीं। अतः अत्‌ ग्रहण की ज्ञापकता सिद्ध न हुई। 

१. अच्छा तो णि श्वि का जो प्रतिषेध किया है वह ज्ञापक रहेगा कि सिच्‌ 
परे अन्तरङ्ग शास्त्र की प्रश्रत्ति नहीं होती, कारण कि यदि हो, तो गुण होने पर यान्त 
होने से ही निषेध सिद्ध है। ज्ञापक होने पर उक्त निमान ( परिवर्तन ) का कुछ भी 
उपयोग नहीं । अयावीत्‌ अळावीत्‌--यहां सिच्यन्तरङ्गं नास्ति इस बात के ज्ञापित 
हो जाने पर अन्तरङ्ग गुण न होने से अङ्ग के ( ओ के स्थान में अवादेश के 
न होने से वान्त न होने के कारण भत्तो छान्तस्य में वकार प्ररलेष न करना 
पडेगा और न अव्‌ मव्‌ में अतिप्रसक्त वृद्धि को वारण करने के लिए अविमन्योन 
ऐसा निषेध वचन पढ़ना होगा और न हीं अपूर्ववचन करने के गौरव के परिहार के 
लिये हृयन्त--सूत में णि श्रि के स्थान में अब्‌ सब्‌ को पढ़ने की आवस्यकता होगी । 

२. निरस्त किए हुए ज्ञापक को सिंहावलोकनन्याय से पुनः स्थिर करते हैं-- 
अतो हढादेछैघोः में लघु ग्रहण करने पर भी जो अत्‌ ग्रहण किया--यह ज्ञापक ही 
है। भाव यह है--यदि सिचि बृद्धिः--में इक्‌ अहण न हो तो अकोषीत्‌ 
इत्या दे मै अन्त्य अळ्‌ ( व्यञ्जन ) को बृद्धि प्राप्त होती है उसे रोकने के लिए बाध्य 
विशेष चिन्ता पक्ष को लेकर जो आपने सिचि वृद्धि के अपवाद हलन्तलक्षणा बृद्धि 
` का नेटि से निषेध होने पर भ्रष्टावसरन्याय से सिचि वृद्धि की अप्राप्ति स्वीकार की, 
उस रीति से न्यकुटीत्‌ इत्यादि में भी बृद्धि की अप्राप्ति रहेगी। ` 


३. तस्मात्‌ अतः न्यजुवीत इत्यादि में उवङ्‌ को. बाध कर प्राप्त हुई वृद्धि 
के निषेध के लिए इग्लक्षणा सिचि बृद्धि होती है, यह मानना होगा । कित क्ति 
रमे न, णव का. निषेध हो इस, लिए और अकोषीद इत्याद मे 


की Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


१६६ व्याकरणमदाभाण्य 


षष्ठयाः स्थानेयोगत्वादिगानिृत्तिः ॥ 


षष्ठयाः स्थानेयोगत्वात्सवेषामिकां निवृत्तिः प्राप्नोतिं। अस्यापि 
पराप्नोति दधि मघु। पुनर्वचनमिदानीं किमर्थ स्यात्‌ । 


अन्यतरार्थ पुनर्वचनम्‌ ॥ 8 
अन्यतरार्थमेतत्स्पात्‌--सार्वधातुकार्घधधातुकयोगुण एवेति । 
प्रसारण च ॥ 


प्रसारणे च स्वेषां यणां निवृत्तिः प्राप्नोति। अस्यापि प्राप्नोति- 
वाता वाता । पुनर्वचनमिदानीं किमर्थे स्यात्‌ । 


( वा० ) इको गुणबद्धी इस सूत्र में (इकः) यह षष्टी स्थानषष्ठी है अतः 
इकू की निवृत्ति (प्राप्त होती है ) । 

इकः इस षष्टी के स्थानेयोगा षष्ठी होने. से इक्‌ मात्र का इको गुणइद्धी से 
विधीयमाज गुणबृद्धि रूप आदेश द्वारा निवृत्ति प्राप्त होती है । 

( यदि इको गुणदृद्धी स्वतन्त्र विधि है अनियमे नियमकारिणी परिभाषा 
नहीं ? तो मिंदेगुणः इत्यादि से ) पुनः गुण आदि विधान किस लिए किया ? 

(वा०) अन्यतर ( दो में से एक गुण अथवा बुढि के लिये । ) पुनः विधान 
रहेगा । 

[इको गुणवृद्धी से पर्याय (क्रम) से प्राप्त गुण बृद्धि में से] एक के विधान 
के लिये पुनः विधान हो सकता है जैसे सावेधातुकार्थथातुकयोः में सावधातुक - 
आर्धधातुक प्रत्यय--रूप निमित्त होने पर गुण ही हो (बृद्धि न हो)। 

(बा०) सम्प्रसारणे में भी सब यणो की निवृत्ति प्राप्त होती है। याता वाता 
यहाँ भी । तो वचिस्वपि-- इत्यादि पुनः -सम्प्रसारण-विधान किस लिये किया? 


> or EE SN 
अनिक्‌ को गुण न हो इस लिए'भी सिचि वृद्धि इग्लक्षणा स्वीकार करनी चाहिये । 
बाध्यसामान्यचिन्ता और भ्रष्टावसर न्याय तो एकदेशी की उक्ति है सिद्धान्त नहीं ॥ 
ब १. इको गुणबृद्धी यह स्वतन्त्र विधायक शास्त्र है । इको यणचि इसे 
अपे विषय में बाथ लेगा, इससे वह शास्त्र व्यर्थं नहीं होता । इस पूणे पक्ष का उत्थान 
._दिधिनियमयोविधिरेब ज्यायान्‌ इस न्याय के आश्रयण से होता है । 
२, इस्यज:सम्प्रसरणम्‌ में अरण/ कोऽरुधाचछीः मात! -कर 0 सत्रत्तत्त' विधायक 


तृतीय जआाहिक १६७ 


विषयार्थ पुनवेचनम || 
विषयार्थमेतृत्स्यात्‌ वचिस्वपियजादीनां कित्येवेति। 
उरण्‌ रपरे च ॥ 


उरणू रपरे च स्ेंषासूकाराणां निवृत्तिः प्राप्नोति। अस्यापि 
प्राप्नोति--कर्द हदै इति । 


सिद्धं तु षष्ठ्यधिकारे वचनात्‌ ॥ 
सिद्धमेतत्‌ । कथम्‌ । पष्ठयधिकार इमे योगाः कतेव्याः । पकस्तायत्‌ 
क्रियते तत्रैव । इमावपि योगौ षष्ठयधिकारमञुवर्तिष्येते। अथवा षष्ठयधि- 
_ कारे इमौ योगावपेक्षिप्यामहे । अथवेदं तावदयं प्रएव्यः- “सार्वधातुकाः 


क 
SS 


विषय नियम (=निमित्त-नियम ) के छिय हो सकतां है --वचिस्वपि और 
यजादि धातुओं को कित्‌ प्रत्यय परे होने पर ही सम्प्रसारण हो { अकित्‌ परे 
रहते न हो )। 
उरण्‌ रपरे; में भी ( स्थानषप्धी मान कर ) ऋकार मात्र की निवृत्ति प्राप्त 
ददोती है । कते दते यही भी । | 
(वा० ) घः्ठ्यधिकार में पढ्ने से इष्टसिद्धि ( सर्वाक्षप समाधान-रूप ) 
हो जाती दे । 
इन आक्षेपों का समाधान हो जाता हे । केस ? षष्ठी स्थानेयोगा से प्रारम्भ हुए 
. बह्ठयधिकार में ये सूत्र पढ़ने चाहियें। पक=उरण्‌ रपरः का तो पहले दी इस 
अधिकार में पाठ किया हुआ है । इस सूत्र से पूरे अथवा पश्चात्‌ इको गुणइद्धी तथा 
इम्यणः सम्प्रसारणम्‌ पढ़ दिया जाएगा । 
. अथवा षछ्यधिकार में इन योगों (इको गुणबृद्ी, इग्यणः सम््रसारणम्‌ ) 
की अपेक्षौ करेंगे । 
र अथवा स्वतन्त्र विधि मानने वाळे से हम यह पूछते दे-सावैधातुकाधे- 
शास्र स्वीकार कर अर्थ होगा-यण्‌ मात्र के स्थान में इक्‌ हो और उसकी सम्प्रसारण संज्ञा 
होती है । इससे यण्‌ मात्र की निवृत्ति प्राप्त होती है। ही 
१. डरण्‌ रपरः--यहाँ भी ऋ के स्थान में अण्‌ हो और वह रपर होह | 
अथे होगा । द 
२. शास्त्रीयाधिकार में जैसे सम्बन्ध आकाङ्क्षामूलक होता हे वैसे ही ba 
भिकार में भी, अतः शास्त्रीयाधिकार को कई कर अब लौकिक अपेक्षा-लक्षण अधिकार 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


21% की... बिहि रोक LORNA PRES “SINR 


१६८ व्याकरणसहाभाष्य | 
भवति इतीह कस्मान्न भवति- याता वाता । इदं तत्रापेक्षि- 


न च्यत- इको गुणवृद्धी' इति । यथैव तर्हि इदं तत्रापेक्षिष्यते एवमिहापि 


तदपेक्षिष्यामद्दे सार्वधातुकार्धधातुकयोः” इति ॥ इको गुणवृद्धी ॥ 
इति श्रीमद्भगवत्पतञ्जलिविरचिते व्याकरणमहाभाष्ये प्रथमस्याध्यायस्य 
` प्रथमे पादे तृतीयमाहिकं समाप्तम्‌ ॥ 


SS क स्क््स्््का्यासावा 
घातुकयोः इस शास्त्र से जो गुण होता दै वह याता वाता में क्या नहीं होता ? तुम्हारा 


उत्तर यही होगा न--इको गुणवृद्धी कि यहां हम इको गुणबुद्धी की अपेक्षा करेंगे 
(अथात्‌ सा्वधातुकार्ध० से विहित गुण किसे हो इस अपेक्षा-आकाइक्षा से इको गुण- 
वृद्धी के साथ इसकी एकवाक्यता करेंगे) इस लिये जैसे इको गुणवृद्धी इसकी 
सावैघातुका० में अपेक्षा है ऐसे ही इस में सावधातुका० की अपेक्षा है जिससे इको 
गुणवृद्धी स्वतन्त्र विधि है इसका प्रत्याख्यान हो जाता है । 


को कहते हे । इसके लिए षष्टी स्थानेयोगा को दो योगों में विभक्त कर दिया | 


जायगा--(१) षष्टी, (२) स्थानेयोगा। पूवेयोग का अर्थ होगा--षष्ठ्यधिकार में 
जो कुछ अनुक्रम से कहा गया है वह जहां षष्ठीनिर्दिष्ट को काये विधान किया गया है, 
वहां उपस्थित हो जाता है। योग्यता के अनुसार ( इष्ट और व्याख्यान से भी ) इको 
गुणवृद्धी तथा इग्यणः सम्प्रसारणम्‌ इन दो की ही अपेक्षा होगी, न कि अनुक्ान्त 


. मात्रकी। 


` १. जिस प्रकार विधि को स्थानी की अपेक्षा=आकाङ्क्षा होती है इसी प्रकार 
इस ( इको गुणबृद्धी ) को भी अपने सम्बन्धी विधेय के बोधक शास्त्र ( सावेधातुका० ) 


की अपेक्षा होती है ॥ 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


चतुर्थ आहिक में प्रतिपादित विषय का संक्षिप्त सार 


इस आहिक में न घातुलोप आर्धधातुके ॥१।१।४॥ इस सूत्र से लेकर 
नाज्झळौ ॥१॥१॥१०॥ इस सूत्र तक विभिन्न विषयों पर दक्कासमाधान सहित बिचार 
किया गया है । क्रमशः प्रत्येक सूत्र के प्रतिपाद्य विचार ये हैं-- 

न धातुलोप आधेधातुके ॥१। १।४॥ | 

(क) सूत्र का पदकृत्य दिखा कर आर्धध्रातुक ग्रहण को लोप तथा गुणबृद्धि दोनों 
_ का विशेषण निर्दोष सिद्ध किया है । ट 

(ख) सूज्ञ के इष्ट विषय का परिगणन करके इस्लक्षण गुणत्रद्धि का निषेध मानते 
हुए परिगणन का प्रत्याख्यान किया हे । 

(ग) अन्त में स्थानिवद्भाव द्वारा इष्टसिद्धि मान कर सूत्र का ही खण्डन कर 
दिया हे । र , 

क्ङिति च ॥१।१।५॥ 

(क) तन्निमित्त प्रहण के प्रयोजन बताकर उसका खण्डन किया है।_ .. 

(ख): इग्लक्षण गुणवृद्धि का निषेध मानते हुए लेगवायनः, कामयते में इद्धिनिवेघ 
का अभाव सिद्ध किया है । 

(ग) अचिनवम्‌ , असुनवम्‌ आदि में स्थानिवद्भाव से प्राप्त लढू लकार का 
क्त्व मान कर उसके परे रहते ढित्कार्य का यासुटू के छिद्ववन से निराकरण 
किया है । | 

दीधीवेवीटाम्‌ ॥१।१।६॥ सूत्र का प्रयोजन बता कर उसका सर्वथा खण्डन कर 
दिया है। 
इलोनन्तराः संयोग: ॥१।१।७॥ 

(क) अनन्तराः शब्द में दोनों विम्रहों को निर्दोष सिद्ध कर हलों में प्रत्येक की 
संयोगसंज्ञा रोकने के लिए कहे गये 'सह' शब्द के प्रण को अन्यथासिद्ध दिखाया है । 

(ख) केवल दो हलो के समुदाय में दो की मिली हुई एक संयोग संज्ञा मांनी हे, - 
किन्तु बहुत हलो के समुदाय में दो दो की भी अलग संयोग संज्ञा स्वीकार की ह और 
सारे समुदाय की भी। 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


१७० ब्याकरणसद्दाभाष्य 


(ग) गिग्छैयात्‌ इत्यादि मै समुदाय की संयोगसंज्ञा पक्ष भै प्राप्त दोष का दो ३ 
की संयोगसंज्ञा मानकर निराकरण किया है । 


(घ) भिन्नजातीय को ही सवेत्र व्यवधायक मानते हुए स्वरानन्तहितवचनम्‌ इस 
वातिक का खण्डन किया दै । साथ ही आम शब्द के बहुत अर्थ बताये हैं। 


सुखनासिकावचनोऽनुनासिकः ॥१।१।८॥ 
(क) सुखनासिकावचनः का विग्रहपूवेक अथे बताकर मुख और नासिका ग्रहण का 
प्रयोजन बताया हे। 
(ख) प्रासादवासिन्याय से मुख महण का खण्डन कर दिया दे । 


(ग) शब्दों को नित्य मानकर अनुनासिकसंज्ञा में प्राप्त इतरेतराश्रयदोष का 

समाधान किया है । 
तुल्यास्यप्रयत्नं सवणम्‌ ॥१।१।९॥ 

(क) सूत्नस्थ पदों का अलग २ विग्रहपू्ेक अथे-निर्देश करके समस्त सूत्र का 
अर्थ बताया दे । 

(ख) आस्य शब्द के मुख और मुख में होनेवाले स्थान प्रयत्न ये दोनों अथ 
स्वीकार किये हैं । 

(ग) मुख में होनेवाळे आभ्यन्तर प्रयत्नों की ठुल्यता मै ही सवणसंज्ञा मानते 
हुए आस्ये तुल्यदेशप्रयत्नं सवणेम्‌ इस वार्तिककारकृत सून्नन्यास का खण्डन किया है । 


ww 


(घ) बाह्म प्रयत्न बता कर सवर्णसंज्ञा मै उनकी तुल्यता को अनावश्यक 


` माना है। 


(ङ) जब गड द इन तुल्यप्रयत्न वाले मिन्नस्थान वाले वर्णो की तथा 
श छ, ष ठ, स थ इन तुल्यस्थान वाले भिन्न आभ्यन्तर प्रयत्न वाले वर्णी की सवर्णसंज्ञा 
रोकने के लिए तुल्यास्यप्रयत्नम मै दन्द्वगभे बहुत्रीहि समास न मानकर त्रिपद बहुब्रीहि 
या ततुुरुषगर्भबहुन्नीहि समास स्वीकार किया है । 
(च) ऋकार लकार की सवर्णसंज्ञा मान कर ऋति ऋ वा, लति लू वा वचनम्‌ 
इन वार्तिकों का खण्डन कर दिया हे । ` 
नाज्झलौ ॥१।१।१०॥ 
(क) सूत्रस्थ अच्‌ शब्द को इको यणचि इत्यादि की तरह अपने सवर्णियों का. 
प्राइक समझते हुए इकार का सवर्णी हरू शकार, दीर्घ ईकार की तरह अच्‌ है ऐसा 


मान कर इस सूत्र से दाकार के साथ शकार की सवर्णसंज्ञा का निषेध प्राप्तिरूप दोष 


CC-0. Mumukshw Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


चतुर्थ आह्निक में प्रतिपादित विषय का संक्षिप्त सार १७१ 
दिखाया है फिर इकार शकार के प्रयत्नमेंद से या वाक्यापरिसमाप्ति न्याय द्वारा 
उसका समाधान करते हुए वाक्यपरिसमाप्ति का स्वरूप दिखाया है | 


(ख) पक्षान्तर मै शकार के साथ शकार की सवर्णसंज्ञा न होने में भी कोई हानि 
नहीं यह दिखाते हुए परश्शतानि कार्याणि में दो शकार हों या तीन हों श्रवण में कोई 
भेद नहीं पड़ता यह सिद्ध किया है । 


(ग) ऊष्मों का ईषद्विषृत और स्वरों या अचों का विवृत प्रयत्न मानते हुए एक 
प्रकार से इस सूत्र का खण्डन भी कर दिया है । 


८८-७0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


अथ चतुर्थमाहिकम्‌ 
न घातुलोप आर्धधातुके ।।१।१।४।। 


घातुप्रहर्ण किमर्थम्‌? ॥ व 
इह मा भूत्‌ । लुच्‌-छविता । लवितुम्‌। पूञ्‌-पविता । पवितुम्‌॥ 
आर्घघातुकग्रहणं किमर्थम्‌! ॥ 


RR रका यराममममुम बक मचड 
सूत्र में घातुप्रहण किस लिये किया है । क्योकि आधेधातुकसज्चक प्रत्यय 


चातु से ही विहित होता है । उस के परे होने पर धातु का ही लोप समझा जायगा ।' 


थातुग्रहण के अभाव में जिस किसी का भी लोप होने पर गुण बुद्धि का निषेध 
प्राप्त होगा । लविता छवितुस्‌। पविता पवितुस्‌ ( लल्‌ पून्‌ इर्‌ तृच्‌, तुसुन्‌ ) यहां 
खू पूञ्‌ के जकार अजुबन्ध का लोप होने पर भी इस सूत्र से सादैधातुकगुण का 
निषेध प्रास होता है वह न होवे इस लिये घातुम्रहण किया है । खल पल्‌ में जकार 
अनुबन्ध दै, घातु नहीं दै । धातु तो केवळ क्रियावाची होने से छ. प्‌ है । संच, तुसुन्‌ 
प्रत्यय आर्धधातुक हैं । उन के परे होने पर. सावैधातुक गुण हो जाता हे (शि 


आधैघातुकप्रदण किस लिये किया है ! 


१. सम्पूर्ण धातु का लोप होने पर तो गुणदद्धि का प्रसन्न ही नहीं उठता 


जिस के लिये निषेध कीं आवश्यकता हो । जब धातु ही छप्त हो गया तो युणबृद्धि 
किसे करेंगे ऐसी अवस्था में यहां धातु के एकदेश अथवा अवयव में धातुशब्द 
लाक्षणिक माना गया दै । जैसे कपडे का कुछ हिस्सा जल जाने पर भी कपडा जळ गया 
ऐसा प्रयोग होता है इसी प्रकार यहां आर्धधातुक परे रहते धातु के अवयव का लोप 
होने पर गुणबृद्धि का निषेध होता दै । यह सूज्ञ का अथे है। 


२. यदि लोप और गुणवृद्धि दोनों जब एक ही आधेधातुक प्रत्यय को निमित्त 
मान कर हों तभी निषेध माना जाय तब तो धातुग्रहण व्यथे है। उसकी आवश्यकता 
नहीं। क्योंकि छन्‌ पूज के अकार अनुबन्ध का लोप तो अनैमित्तिक है। बिना किसी 
को निमित्त माने हो जाता है। तृच्‌, तुमुन इन आधेघातुक प्रत्ययों के आने से पूर्व ही 
हो गया है इस लिये छविता, लवितुम्‌ में गुणनिषेध न होगा। यह वात आगे 
स्पष्ट होगी। । 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


` चतुथ आशिक 5 १७३ 
त्रिधा बद्धो चृषभो रोरवीति ॥ 


कि पुनरिदमार्धधातुकग्रहणं लोपविशेषणम्‌। आधंधातुकनिमित्ते 
धातुलोपे सति ये गुणवृद्धी प्राप्युतस्ते न भवत इति। आहोस्विद्‌ गुण- 
वृद्धिविशोषणमार्धधातुकग्रहणम_। धातुलोपे सत्यार्धधातुकनिमित्ते ये गुण- 
वृद्धी प्राप्नुतस्ते न भवत इति ॥ 

किं चातः ? ॥ 


यदि लोपविशेषणम्‌ । उपेद्धः प्रेद्धः अत्रापि प्राप्नोति। अथ 


त्रिधा वद्धो वृषभो रोरवीति यहां रोरवीति ( रोख्य-ईट्‌ तिप्‌ ) इस वैदिक 
प्रयोग मै यङ्छुगन्त रोरूय घातु के अवयव य का लोप आर्धधातुक परे होने पर 
नहीं हुआ बल्कि उस से परे सावधातुक तिपू प्रत्यय है । उस में गुणनिषेध न हो जावे 
इस लिए आधंधातुकग्रहण किया है । 


क्या सूत्र में यह आर्धधातुकग्रहण केवळ लोप का ही विशेषण माना है, 
गुणवृद्धि का नहीं ? जहां आर्धधातुक को निमित्त मान कर धातुलोप हुआ हो 
वहां प्राप्त गुणवृद्धि का यद निषेध करता दे। गुणबृद्धि चाहे आर्धधातुक को निमित्त 
मान कर न भी हो । लोप अवश्य आर्धधातुक निमित्तक होना चाहिए ऐसा मानते हैं! 
या गुणबृद्धि का विशेषण आधैधातुकग्रहण माना है, लोप का नहीं । जहां धातुलोप 
होने पर आर्धधातुक को निमित्त मान कर गुणदृद्धि प्राप्त हो वहां यह गुणबृद्धि का 
निषेध करता है । लोप चांद आधेधातुकनिमित्तक न भी हो ऐसा मानते हैं ! 


इससे क्या ! 

यदि छोप का विशेषण आध॑धातुकग्रहण को मानते हैं तो उपेड:, प्रेदः 
( उप, प्रइन्धु-क्त ) यहां भी. गुणनिषेध प्रास होगा । क्‍योंकि यहां इन्ध्‌ के नकार 
का लोप आर्धधातुक क्त प्रत्यय को मान कर अनिदितां हलः० सूत्र से हुआ दै। 
परन्तु उप और इन्ध में आद्गुणः से होने वाला गुण एकादेश आर्धधातुक को सान 


१. रोरवीति में यडोचि च से हुआ यङ्‌ का लुक्‌ अनैमित्तिक है । तिप्‌ सावेधातुक 
` क्रे आने से पहले ही हो जाता है इस लिये लोप और गुण की एक आर्धधातुक निमित्तकता 
न होने स यह प्रयोजन भी अन्यथा सिद्ध हो जाता है। 


८८-७0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


RT RS ERI SP टि डे १८८७७४9 


१७४ व्याकरणमहाभाष्य 


गुणवृद्धिविशेषणम्‌। क्नोपयतीत्यत्रापि प्राप्नोति ॥ 

यथेच्छसि तथास्तु । अस्तु लोपविशेषणम्‌ ॥ 

कथम्‌ उपेद्धः प्रेद्ध इति ? ॥ 

बहिरङ्गो गुणः । अन्तरङ्गः प्रतिषेधः । असिद्धं वहिरङ्गमन्तरङ्गे ॥ 
कर नहीं हुआ है। और यदि गुणवृद्धि का विशेषण आधेधातुकग्रहण को मानते हैं 
तो क्नोपयति ( क्नूय्‌, पुक्‌, णिच्‌, तिप्‌ ) यहां भी गुण का निषेध प्राप्त होगा । क्योंकि 
यहां आर्धधातुक णिच्‌ प्रत्यय को मान कर पुगन्त गुण हुआ है किन्तु लोपो 
व्योवेक्ति से होनेवाळा क्नूय के यकार का लोप आर्धधातुक को मान कर नहीं 
हुआ है। 

जैसी इच्छा हो वैसा मान लीजिये। आर्धधातुक को लोप का विशेषण 
मान लीजिये । मकी बज 

आर्धधातुक को लोप का विशेषण मानने पर उपेद्धः, 'प्रेद्धः केसे बनेंगे ? 

उपेद्धः, म्रेडः में आद्गुणः से होनेवाला गुण उप और इन्ध इन दो पदों की 
अपेक्षा रखने से बहिरङ्ग है । न धातुछोप सूत्र से होने वाळा गुण का निषेध केवळ 
इन्ध की अपेक्षा रखने से अन्तरङ्ग है । असिद्धं बहिरङ्गमन्तरङ्गे अर्थात्‌ अन्तरङ्ग 
कार्य मे बहिरङ्ग कार्य असिद्ध होता हे इस परिभाषा के बल से बहिरङ्ग हुआ गुण 
असिद है । निषेध सूत्र की दृष्टि में नही आता । यदि पहले उप और इन्ध का 
सम्बन्ध करके फिर क्त प्रत्यय लावे तब यद्यपि गुण अन्तरङ्ग है और निषेध सूत्र 
बहिरङ्ग है तो भी हर हालत में जो भी बहिरङ्ग है उसके असिद्ध छोले से दोष 
. नहीं होगा। 


१. यदि कहो नाजानन्तर्ये बढ्विष्ट्वप्रक्क्ृसिः इस परिभाषा द्वारा असिद्ध 
परिभाषा का निषेध हो जाने से उक्त समाधान ठीक नहीं बनता तो इसका उत्तर है कि यह 
परिभाषा जहां दो अचों का आनन्तर्य सूत्रविहित है वहीं असिद्ध परिभाषा का निषेध करती 
हैं। न धातुलोप सूत्र में यह प्रश्ृत्त नही हो सकती। इको यणचि इत्यादि सूत्रों में दो अचों 
का अव्यवहित आश्रयण स्पष्ट निर्दिष्ट है वहीं यह परिभाषा असिद्ध परिभाषा का निषेध 
करेगी। जैसे अक्षद्य: ( अक्ष दिव्‌ क्विप्‌ ) यहां दिव्‌ के वकार के स्थान में च्छवोः झूड० से 
ऊठ्‌ आदेश होता है वह क्विप्‌ की अपेक्षा रखने से बहिरङ्ग है । नाजानन्तर्ये इस परिभाषा 
द्वारा इको यणचि से दि के इकार को यण्‌ करने में बहिरङ्ग होता हुआ भी उड्‌ असिद्ध : 
नहीं होता । उपेदः, ग्रेड: यहां न धातुलोप सूत्र से गुणनिपेध करने में अव्यवहित 
अचों का आश्रयण सूत्रोपात्त नहीं है, अतः नाजानन्तर्ये इस परिभाषा का यह सूत्र विषय 
नहीं है। वैसे भी आदूगुणः यह गुण इग्लक्षण नहीं है इस लिए न धातुलोप सूत्र का 

. विषय उपेढः, प्रेढडः नहीं हो सकता । | 


. (७-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


चतुर्थं भाहिक १७५ 


यद्येवं नाथो धातुग्रहणेन । इह कस्मान्न भवति। लूञ्‌ लविता । 
छवितुम्‌। पूञ्‌-पविता पवितुम्‌। आर्धधातुकनिमित्त लोपे प्रतिषेधः । 
न चैष आर्घघातकनिमित्तो लोप: । र 

अथवा पुनरस्तु गुणत्रृद्विविशेषणम्‌॥ 

नज चोक्तं क्रोपयतीत्यञापि प्राभोति १ ` 

नेष दोषः। निपातनात्‌ सिद्धम्‌। कि निपातनम्‌। चेले क्नोपेः इति ॥ 

परिगणनं कर्तव्यम्‌ । [ 

| यङ्यक्क्यवलोपे प्रतिषेधः । 
यङ्यकूक्यवछोपे प्रतिषेधो वक्तव्यः । यङ । बेभिदिता । मरीसूजः । 


यदि आर्धधातुक को लोप का विशेषण मानते हैं तो सूत्र मै धातुप्रहण 
की आवश्यकता नहीं । लविता, लवितुम्‌ । पविता, पंवितुस्‌ यहां अकार अनुबन्ध 
का लोप होने पर गुणनिषेध कयां नहीं होता? इस लिये नहीं होता कि यहां 
तृच्‌, तुसुन्‌ इन आर्धधातुक प्रत्ययां को निमित्त मान कर अनुबन्ध का छोप नहीं 
हुआ है। वह तो अनैमित्तिक है । आर्धधातुक के आने से पहळे ही बिना किसी 
निमित्त को मानकर हो जाता है। आर्धधातुक को निमित्त मानकर जहां लोप 
होगा वहीं यद सूत्र गुणइद्धि का निषेध करेगा। इस लिये धातुग्रदण के अभाव 
मै भी लविता, ठचितुम्‌ में दोष न होगा । 

` ठीक है । चाहे जार्धधातुक को गुणवृद्धि का विशेषण मान लीजिये । 

क्रोपयति में जो गुणनिप्रेध की प्राति का दोष कहा था वह आर्धधातुक को 
गुणबृद्धि का विशेषण मानने में कैसे समाहित होगा ? 

यह कोई दोष नहीँ। क्योंकि चेले क्नोपेः इस सूत्र में क्वोपेः इस निपातन 
से यहां गुण सिद्ध दो जायगा। उक्त निपातन से .गुण का निषेध न मान कर 
गुण का विधान दी स्वीकार किया जायगा । 

इस सूत्र के विषय का परिगणन कर देना चाहिये कि यहां २ पर शुण- 
वृद्धि का निषेध होता है । यङ्‌ यक्‌ क्यच और वकार के लोप में गुणबद्धि का 
` निषेध होता है ऐसा कहना चादियि। बेभिदिता ( वेभिद्यइट्‌ तृच्‌) यहाँ यडन्त 
बेसिय धातु में तृच्‌ प्रत्यय आर्धधातुक को सान कर यस्य हलः से यङ्‌ के यकार 
(समुदाय ) का लोप हुआ है उसी तृच्‌ को मान कर प्राप्त होने वाळा ल्घूपधगुण 
नहीं होता । मरीसजः ( मरीखज्य-अच्‌ ) यदयं यङन्त भरीख्ज्य धातु में अच प्रत्यय 
आधधातुक को निमित्त मान कर यडोचि च से यछ्‌ का लक्‌ हुआ है। उसी अच _ 
को निमित्त मान कर प्रास होने वाली मजेवृद्धिः से बृद्धि नहीं होती । कुपुमिता (कुघुभ्य- 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


६25 दर SN 
Ft ef बा. छ ow Fc कळ... ४ ३2” ह के ज्य 5: 


१७३ | ज्याकरणमद्याभाष्य 


यक्‌ । कुषुभिता । मगधकः । क्य। समिधिता। दृषद्कः। वळोपे - 
जीरदाजुः । किं प्रयोजनम्‌? 
नुम्लो प खिव्यनुबन्धळोपेऽप्रतिषेधार्थम्‌ । 
चुस्लोपे ख्निव्यनुबन्धलोपे च प्रतिषेधो मा भूदिति। चुम्लोपे । 

अभाजि। रागः । उपबहंणम्‌। खिवेः अख्नेमाणम्‌। अनुवन्धलोपे-लूञ्‌ 
छलविताछवितुर क क 5 ... 

इट्‌ तृच्‌ ) यहां कण्ड्वादियगन्त कुपुभ्य धातु में ठच प्रत्यय आर्धधातुक को निमित्त 
मान कर यक्‌ के यकार का यस्य हलः से छोप हुआ है । उसी तूच को निमित्त मान 
कर प्राप्त होने वाला लघूपध गुण नहीं होता । मगधकः ( मगध्य-ण्वुलू ) यहाँ 
. कृणड्वादियगन्त मगध्य धातु में ण्बुळू प्रत्यय आर्धधातुक को निमित्त मान कर ` 

यक्‌ के यकार का यस्य हः से लोप हुआ है उसी ण्बुळू को निमित्त मान कर 
प्राप्त होने वाळी उपधाइद्धि नहीं होती । समिधिता ( समिध्य-इद्‌ तृच-) यहां इच्छा 
क्यजन्त समिध्य धातु में तृच्‌ प्रत्यय आधेधातुक को निमित्त मान कर क्यच्‌ के 
` यकार का क्यस्य विभाषा से लोप हुआ है। उसी तृच्‌ को निमित्त मान कर प्रास 
होनेवाला लघूपधगुण नहीं होता । दृषदकः ( इषद्य-ण्बुल्‌ ) यहां इच्छाक्यजन्त दंघय 
धातु में ण्बुळू प्रत्यय आर्धधातुक को निमित्त मान कर क्यच्‌ के यकार का क्यस्य 
विभाषा से लोप हुआ है । उसी ण्डुछू को निमित्त मान कर प्राप्त होने वाळी उपथा- 
बृद्धि नहीं होती । वळोप का उदाहरण जीरदानुः है । यहां जीव्‌ धातु से रदानु 
प्रत्यय आर्धधातुक परे रहते लोपो व्योर्वलि से जीव्‌ के वकार का लोप हुआ है 
उसी रदानु को मान कर ग्रास होने वाला साबधातुक गुण नहीं होता । 
इस परिगणन का क्या प्रयोजन है? यही कि बुम्छोप अर्थात्‌ नकार के 

छोप में, खिव घातु के वकारकोप में तथा अनुबन्ध के लोप में गुणबृद्धि का निषेध 
न दोवे । नुस्छोप में जैसे--भभाजि। रागः। उपबद्देणम्‌। थे उदाहरण हें । इन में 
गुणबद्धि का निषेध नहीं हुआ। अभाजि ( भन्ज-चिण छुछ ) यहाँ चिण्‌ को मान 
कर भम्जेशच चिणि से भब्ज के नकार का लोप हुआ है । उसी चिण को मान 
कर उपधादृद्धि हो गई । रागः ( रब्जु-घन्‌ ) यहां घन्‌ को मान कर घण च भाव- 
करणयोः से रब्ज के नकार का लोप हुआ दै। उसी घल को मान कर उपधाद्रद्धि 
हो गई । उपबईणम्‌ ( उप बृह-ल्युट्‌ ) यहाँ त्युट्‌ प्रत्यय को मान कर वृद्देरच्यनि ट 
इस वासिक से बृह्‌ के नकार का छोप .हुआ दै उसी ल्युट्‌ को मान कर रत्रूपध राण 
हो गया। लिव्‌ का अल्लेमाणम्‌ यह उदाहरण है । अख्निव्‌-मनिन्‌ यहां नन्‌ पूर्वक 
लिव्‌ धातु से मनिन्‌, प्रत्यय हुआ है । मनिन्‌ प्रत्यय को मान कर लोपो व्योर्वलि से 
सिव्‌ के वकार का लोप होता दै। उसी मनिन्‌ को मान कर सावेधातुक गुण हो 


१. प्राचीन आचार्यो के मत में नकार की नुम्सञ्चा है. इसलिए नुम्लोप से 
तात्पय नकारलोप का है ।' 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


चतुर्थं आह्विक १५७ 
यदि परिगणनं क्रियते स्यदः ग्रश्नथः हिमश्रथ इत्यापि प्राप्रोति ॥ 
वक्ष्यत्येतत्‌ निपातनात्‌ स्यदादिघु इति । 
तत्तर्हि परिगणनं कर्तव्यम्‌ ? 

न कतेव्यम्‌ । 

जुम्लोपे कस्मान्न भवति ? 

इकूप्रकरणान्नुम्लोप वृद्धिः | 
इग्ळक्षणयोर्गुणब्द्धयोः प्रतिषेधः । न चैपेग्लक्षणा वृद्धिः । 
यदीग्लक्षणयोगुणवुद्धयोः प्रतिषेधः । स्यदः प्रश्रयः हिमश्रथः 


गया । अनुबन्ध लोप में सुविता, लवितुम्‌ ये उदाहरण हें । यहां लून के जकार 


अनुबन्ध का लोप होने पर भी तृच्‌, तुमुन प्रत्ययों को मान कर सावधातुक गुण 
दो गया । 
यदि सूत्र के विषय का परिगणन करते हें तो स्यदः, प्रश्रथः, दविमश्रथः यहां 


- भी उपधाबृद्धि प्राप्त होती है। क्योंकि न धातुलोप सूत्र तो यङ्क यक्‌ क्य 


आदि परिगणित विषय में ही गुणब्रृद्धि का निषेध कर सकेगा । स्यदः ( स्यन्दू-घन्‌ ) । 
प्रश्रयः, हिमश्रथः ( प्र, दिम श्रन्थ्‌-घन्‌ ) यहाँ स्यन्दू श्रन्थ धातुओं से घन्‌ हुआ है । 
घन्‌ को मान कर स्यदो जवे, अवोरैधौप्रश्रथहिमश्रथाः इन सून्नां से नकार का 


` लोप होता हे । उसी घज को मान कर उपधाइडि प्राप्त होती है । 


इसका उत्तर निपातनात्‌ स्यदादिषु इस बचन से झारे अभी देंगे । अथोत्‌ | 
स्यदो जवे, अवोदैघोद० सूत्रों मे स्यद आदि निपातन करने से उपधावृद्धि का 
अभाव समझा जायगा । 

तो फिर परिगणन कर देना चाहिये ? 

नहीं करना चाहिये । ग 

नकारळोप वाले अभाजि, रागः इन उदाहरणों में धातु के अवयव नकार 
का लोप होने पर उपधाबृद्धि का निषेश् क्यों नहीं होता ! 

न धातुलोप सूत्र में इको गुणबृद्गी इस पूर्वसूत्र से इकू पद को अनुदृत्ति 
आती है । इस लिये इग्लक्षण गुणबुद्धि का ही यह निषेध करता दै । अभाजि, रागः 
में उपधाङक्षण वृद्धि है, इग्लक्षण नहीं तो निषेध नहीं होगा । जहां इक्‌ शब्द से 
बृद्धि कह कर वृद्धि की जाती है वह इग्लक्षणा वृद्धि होती है । 

यदि जहां इको गुणब्द्ठी यह परिभाषा सूत्र इक्‌ पद की उपस्थिति कराता है 
उस इग्लक्षण गुणबृद्धि का ही न घातुलोप सूत्र निषेध करता है अन्य का नहीं तो स्यदः, 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


, १७८ व्याकरणंमदांभाष्य 


इत्यत्र न प्राप्नोति । इह च प्राभोति । अवोदः एधः ओझः इति ॥ 
निपातनात्‌ स्यदादिषु । 
निपातनात्‌ स्यदादिषु प्रतिषेधो भविष्यति । न च भविष्यति ॥ 
यदीरळक्षणयोर्गुणत्रद्योः प्रतिषिधः । स्रिव्यनुवन्धलोपे कथम्‌ ?॥ - 
प्रत्ययाश्रयत्वादन्यत्र सिद्धस्‌ | ु 


आर्धधातुकनिमित्ते लोपे प्रतिषिधः। न चैष आर्धधातुकनिमित्तो 
लोपः ॥ 

यद्यार्धघातुकनिमित्ते लोपे प्रतिषधः । जीरदाजुरित्यन्ञ न प्राप्नोति ॥ 
. प्र्रथः, हिमश्रथः मे उपघादृद्धि हो जानी चाहिये क्योंकि यहां इग्लक्षण बृद्धि नहीं है। 
न धातुलोप सूत्र से यहां निषिध नहीं प्राप्त होता । और अवोदः ( अव उन्दू-घन्‌ )। 
एधः ( इन्ध-घन्‌ ) । ओडः ( उन्दू-मन ) यहां इग्लक्षण गुणद्ृद्धि होने से उसका 
निषेध प्राप्त होता है 

स्यदः, अवोदः आदि में स्यद्‌! जवे, अवोदेधो० इत्यादि निपातन करने से 
गुणवृद्धि का भाव अभाव समझा जायगा । स्यदः में इग्लक्षण न होने पर भी निपातन 
से वृद्धि का निषेध हो जायगा । अत्रोदः में इग्लक्षण होने पर भी निपातन से गुण. का 
निषेध नहीं होगा । 

यदि इग्लक्षण गुणवृद्धि कां ही न धातुछोप सूत्र निषेध करता है तो खिव्‌ के 
अस्रमाणम्‌ में और लूञ्‌-लविता, लवितुम्‌ यहाँ जकार अनुबन्ध के लोप में कैसे होगा 
यहाँ इग्लक्षण राण होने से उसका निषेध क्यों नहीं होता. ? 

अन्यत्र अर्थात्‌ अल्लेमाणम्‌ और लविता, लवितुम्‌ मै प्रत्ययाश्रय होने से 
आधधातुक प्रत्यय को निमित्त मानने से दोष न होगा । जहां आर्धधातुक प्रत्यय को 
निमित्त मान कर घातुछोप हुआ हो वहीं इग्लक्षण गुणडृद्धि का निषेध होगा । 
अल्लेमाणम्‌, लविता, लवितुम्‌ में वकार और अनुबन्ध का लोप आधधातुक प्रत्यय को 
निमित्त मान कर नहीं हुआ है इस लिय इग्लक्षण गुण होने पर भी उसका निषेध 
'नहीँ होगा । लविता, लावतुम्‌ मै तो स्पष्ट ही जकार अनुबन्ध का लोप अनैमित्तिक है । 
वह किसी निमित्त को सान कर नहीं हुआ । अस्तेमाणम्‌ में यद्यपि मनिन्‌ को मान 

लोपो व्योवेलि से वकार का लोप हुआ है तो भी उसका निमित्त वढू वर्ण ही है 

आधधातुक प्रत्यय नहीं है । इस लिय दोनों जगह गुण का निषेध नहीं होगा। 

यदि आधधातुक प्रत्यय को निमित्त मान कर हुए धातुलोप में इग्लक्षण 
गुणवृद्धि का निषेध मानते हैं तो जीरदानुः में गुण का निषेध नहीं प्राप्त होता । 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


चतुर्थ आह्निक १७९ 


राके ज्यः सम्प्रसारणम_ । 
नैतज्जीवे रूपम्‌। रकि पतद्‌ ज्यः सम्प्रसारणं भवति | यावता । ( 
यावता चेदानीं रकि जीवेरपि सिद्ध भवति॥ 
कथमुपबहंणम्‌ ? ॥ 
बदिः प्रकृत्यन्तरम्‌ । 
कथं ज्ञायते बृहिः प्रकृत्यन्तरमिति ?॥ 
` अचीति हि लोप उच्यते। अनजादावपि इड्यते-निवृह्यत । 
अनिटीति चोच्यते। इडादावपि दृश्यते-निवर्हिता निबर्हितुम्‌ इति । 


क्योंकि यहां भी लोपोव्योवेलि से हुआ वकार का लोप आर्धधातुक प्रत्यय को निमित्त 
सान कर नहीं हुआ है । केवर वळ्‌ वर्ण को निमित्त माना है । 

जीरदानुः को जीव्‌ धातु से नहीं बनायेंगे। यह जीव्‌ धातु का रूप नहीं मानेंगे। 
वल्कि ज्या धातु से रक्‌ प्रत्यय करके ग्रहिज्या० से सम्प्रसारण और इलः से दी हो 
कर जीरः बन जायगा । उस का दानु शब्द से बहुव्रीहि समास करेंगे तो पूर्वपद- 
प्रकृतिस्वर हो कर जीरऽदानुः इस प्रकार अवग्रह होगा और रेफ का अकार प्रत्यय के 
आयुदात्त होने से उदात्त होगा जो कि इष्ट है । सब पदपाठकारों ने यदी माना है । 
रदानु प्रत्यय मानने में स्वर सिद्ध होने पर भी अवग्रह नहीं बनता इस लिये रदानु 
अत्यय नहीं सानेंगे। रक्‌ प्रत्यय मानने पर न केवळ ज्या से बल्कि जीव्‌ धातु 
से भी जीरः बन सकेगा । लोपो व्योवेलि से जीव के वकार का लोप होकर जीरः की 
सिद्धि आसान ही है । जीव्‌ से बनाने में रक्‌ प्रत्यय के कित. होने से क्डिति च से 
ही गुण निषेध सिद्ध हो जायगा । 

उपबहेणम्‌ कैसे सिद्ध होगा ?। क्योंकि यहां ल्युट्‌ प्रत्यय आर्धधातुक 
को निमित्त मान कर बूंह धातु के नकार का लोप हुआ है तो इग्लक्षण छघूपध 
गुण का न धातुलोप सूत्र से निषेध प्राप्त होता दै । 

उपवईणम्‌ में बुँहू धातु न मान कर वृह धातु सानेगे। क्योंकि बृह वृहि 
बृद्धी इस प्रकार धातुपाठ में बृह धातु एथक्‌ पढ़ा गया है । उससे त्युट्‌ प्रत्यय करके 
उपबहेणम्‌ बन जायगा। नकार लेप का झगड़ा ही न रहेगा । बरृहेरच्यनिटि इस 
वार्तिक की भी आवश्यकता न होगी । र 

कैसे जानें कि बृंह से पथक्‌ वृह धातु भी है? 

बृहेरच्यनिटि इस वातिक से अजादि प्रत्यय परे रहते लोप कहा दै किन्तु 
अजादि परे न होने पर भी नकार का लोप दीखता है जैसे--निवृद्मते । यहां 
अजादिभिन्न यक्‌ प्रत्यय परे होने पर नकार नहीं दीखता। इडादिसिन्न प्रत्यय .परे 
रहते छोप कडा है किन्तु इडादि प्रत्यय परे रहने पर भी नकारलोप दीखता है । 
जैसे-निबर्हिता । निवर्दितुम्‌ । यहां इडादि तृच्‌ परे रहते नकार नहीं दीखता । 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


१८० व्याकरणमहांभाष्य 


| अजादावपि न दद्यते--बृंहयति | बृंहकः । तस्मान्नार्थः परिगणनेन ॥ 
यदि प्ररिंगणनं न क्रियते । भेद्यते छेद्यते अत्रापि प्राप्नोति ॥ 


नैष दोषः। धातुलोप इति नैवं विज्ञायते-धातोलोंपो धातुलोपो 
धातुलोपे इति । कथं तर्हि ? धातोलोपा यस्मस्तदिदे धातुलोपं धातुलोपे 
इति । तस्मादिर्लक्षणा वृद्धिः ॥ 

यदि तर्हीर्लक्षणयोर्गुणश्वुद्धयोः प्रतिषेधः । पापचकः । पापठकः । 


अजादि परे रहते भी लोप नहीं दीखता। जैसे--बृंहयति (बंह णिच) बृंहकः (बृह्‌ ण्युल्‌) । 
इस से सिद्ध हाता है कि बृह बह दो. घात पृथक २ हं । जहाँ नकार नदीं सुनाई 
देता वहां बृह घात मानी जाएगो ता उपबदेणम्‌ यद बृहूघातु से ही बन जायगा । 
इस लिय परिगणन की कोई आवश्यकता नवँ । जो यछ्‌ यक्‌ क्यवलोप० इस परिगणन 
के व्यावत्य थे वे सब अन्यथासिद्ध कर दिये गये 
' यदि परिगणन नहीं करते हैं तो भेद्यते छेद्यते यद्दां भी लघूपध गुण का 
निषेध इस सूत्र से प्राप्त होता है । क्योंकि ( मिदू-णिच्‌-यकू-त ) इस अवस्था मै यक्‌ 
प्रत्यय आर्धधातुक को सान कर णरनिटि से धातु के अवयव णि का लोप हुआ है 
और णित्र प्रत्यय को मान कर ठघूपघ गुण हुआ है । 
यह कोई दोष नहीं । धातुलोप शब्द में घातोलोपः धातुलोपः इस प्रकार 
बष्ठीतत्पुरुप समास नहीं माना जाता बल्कि धातोकौपो यस्मिन्‌ तदिदं धातुलोपम्‌ 
इस प्रक्रार बहुमीहि समास माना जाता है । उस से लोप और गुणवृद्धि दोनों के 
ही आधैधातक प्रत्यय निमित्त होने पर गणबद्धि का निषेध होगा। भेद्यते मै लोप , 
तो यक को मानकर हुआ है और लघृपधगुण णिच्‌ को मान कर हुआ हे। दोनों का 
एक आधैधातुक प्रत्यय निमित्त नहीं है, भिन्न २ है इस लिये यहां गुण का निषेध 
नदीं होगा । 
इस प्रकार एक ही आर्धधातुक प्रत्यय को निमित्त मान कर जहां धातु के 
अवयव का लोप और इग्लक्षण गुणवृद्धि प्राप्त दो वहीं यह सूत्र गुणबृद्धि का 
निषेध करता हे अन्यन्न नदी यह स्थित हो गया । तस्मादिगूलक्षणा वृद्धि: कहते 
हुए आप्यकार ने इर्लक्षण गुणइद्धि का ही यद सूत्र निषेध करता है इस बात को 
स्पष्ट पुष्ट कर दिया हे । 
यदि एक ही आर्धधातुक प्रत्यय को निमित्त मान कर जहां धातु के 
अवयव का रोप और इग्लक्षण गुणबृद्धि ग्राप्त हा वहीं यह सूत्र गुणवृद्धि का 
निषेध -करता दै तो पापचकः ( पापच्य-ण्चुलू ) । पापठकः ( पापव्य-ण्डुछू) । 
मगधकः ( मगध्य-प्दुल्‌ ) । रषदकः ( इघद्र-ण्बुछू ) यहां इग्लक्षण गुणबृद्धि न होने 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


चतुर्थ आह्निक १८१ 
मगधकः । इषद्कः । अन्न न प्राप्नोति ॥ 
अल्लोपस्य स्थानिवत्त्वात्‌ | 
अकारलोपे कृते तस्य स्थानिवद्धावात्‌ गुणवृद्धी न भविष्यतः ॥ 
अनारम्भो चा पुनरस्य योगस्य न्याय्यः॥ ` 
अनारम्भो वा 


कथे वेभिदिता । मरीसुजकः । कुषुभिता । मगधकः । समिधिता 
इति? ॥ 

अत्राप्यकारलोपे इते तस्य स्थानिवद्भावाद्‌ गुणवृद्धी न 
भविष्यतः ॥ 

यत्र तर्हि स्थानिवद्भावो नास्ति तदर्थमयं योगो वक्तव्यः। क च 


SS पपॅ््क्क्म्न्म्फ्फ्फ्क्फ्स्च्य 


से उपघादृद्धि का निषेध नहीं प्राप्त होता । .उक्त स्थलों में एक ही ण्युळू प्रत्यय 
आर्धधातुक को निमित्त मान कर घातु के अवयव यङ्‌ और यक्‌ के अकार यकार 
का अतो लोपः, यस्य हलः से लोप हुआ है। उसी प्बुळू को निमित्त मान कर उपधाडूडि, 
प्राप्त होती है । 

पापचकः आदि में अकारळोप के स्थानिवत्‌ होने से उपधाबृद्धि नहीं होगी । 
अचः परस्मिन्‌ पूरंवविधौ सूत्र से पर प्बुलू प्रत्यय को निमित्त मान कर अतो लोपः से 
हुआ यङ्‌ के अकार का. लोप पूदैविधि करने सें स्थानिवत्‌ हो जायगा तो धातुस्थ 
अकार के उपधा मै न रहने से वृद्धि न होगी । 

इस सूत्र का आरम्भ न करना भी ठीक है। अर्थात यदि यह सूत्र न 
बनाया जाय तो भी कोई हानि नहीं । इसके सब प्रयोजन अन्यथा सिद्ध हो 
ज्ञाते हैं । 

इस सूत्र के अभाव में बेभिदिता, मरीमृजक:, कुषुभिता, मगधकः, समिधिता 

कैसे बनेंगे ? 

हु है सब में भी यङ्‌, यक्‌, क्यच्‌ के अकार का लोप अचः परस्मिन्‌ सूत्र से 
स्थानिवत्‌ मान छेंगे तो गुणबृद्धि न दोगे । 

जहां स्थानिवद्भाव नहीं हो सकता वहां गुणबृद्धि रोकने के!छिए इस सूत्र की 
आवश्यकता दै । स्यानिवद्भाद कहाँ नहीं हो सकता ! जहाँ दळू और अच्‌ दोनों के 
स्यान में आदेश हुआ है तैसे--लोडवः । (डोळय-भच) । पोपुवः ( पोपय-अच्‌ )। 
मरीमृजः ( मरीसज्य-अच ) । सरीसपः (सरीसप्य-अच) । यहाँ लोळ्य आदि यडन्त 
धातुओं में य्ोचि च से यह का इक्‌ होता है। वह इक्‌ और अच्‌ दोनों के स्थान मे 


८८-७0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


का हे 


१८२ / ब्याकरणमद्दा भाष्य | 
स्थानिवद्भावो नास्ति । यत्र हळचोरादेदाः । लोलुवः । पोपुवः । मरीम्रजः । 
सरीसृप इति ॥ 
अत्राप्यकारलोपे इते तस्य स्थानिवद्भावाद्‌ गुणवृद्धी न भविष्यतः ॥ 
लुकि इते न प्रप्नोति । . 


इदमिह सम्प्रधायँ लुक्‌ क्रियतामल्लोपो वेति। किमत्र कर्ब्यम्‌ । 
परत्वादल्लोपः । 


नित्यो झुकू । कृतेप्यल्छोपे प्राप्नोति अकृतेपि प्राप्नोति । | 


छुगप्यनित्यः । कथम्‌ । अन्यस्य इते लोपे प्राप्नोति, अन्यस्याकृते । 
शब्दान्तरस्य च प्राप्नुवन्‌ विधिरनित्यो भवति ॥ 


~ > क क 0 
आदेश हैं। उसमें अचः परस्मिन्‌ सुत्र से स्थानिवद्भाव नहीं हो सकताः। क्योंकि अचः 


'परस्मिन्‌ सूत्र तो केवळ अच के स्थान में हुए आदेश को ही स्थानिवत्‌ करता 
है। इस लिए लोळवः आदि में गुणबृद्धि रोकने के लिए न धातुलोप सूत्र की 
आवश्यकता दै । 

यहां भी यङ्‌ के अकार का लोप अतो लोपः से करके अवरिष्ट य्‌ का यडोचि 
च से लुक्‌ कर देंगे । उसमें अकारलोप. के अचः परस्मिन्‌ से स्थानिवत्‌ होने से 
गुणबृद्धि न होंगे। 

पहले यछोचि च से यङ्‌ का लुक्‌ होने पर अतो लोपः से अकारलोप प्राप्त ही 
नहीं तो केसा स्थानिवद्भाव ? और उससे गुणवृद्धि का प्रतिषेध ? र 


यहाँ यह विचारना चाहिए कि पहले यडोचि च से यङ्‌ का छुक्‌ करें या 
अतोळोपः से अकार का लोप?। क्या करना चाहिए? यङोचि च की अपेक्षा 
अतो लोपः सूत्र के पर होने से विप्रतिषेध परं कार्यम्‌ के नियम से पहले अकार 


का लोप करना चाहिए । 


छुक्‌ नित्य है । अकार का लोप करने पर भी प्राप्त होता है और न करने 
पर भी। 


ह लक्‌ अनित्य भी है । क्योंकि अते लोपः के लगने पर केवल य्‌ को प्राप्त 
होता हे और उसके न लगने पर पूरे य शब्द को प्राप्त होता हे । यह नियम है 


कि जो विधि शब्दान्तर को प्राप्त होती है अर्थात्‌ पहले किसी और शब्द को, बाद 


में किसी और शब्द को वह अनित्य होती है। इस प्रकार शब्दान्तर को प्राप्त 


होने वाळा लुक्‌ अनित्य हरता है । 


a CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


चतुथे आह्विक ` १८३ 

अनवकाशास्तर्हि छुक्‌ । 

सावकाशो छुक । 

कोऽवकाइाः ? 

अवशिष्टः । अथापि कर्थंचिद्नवकाशो छुक्‌ स्यादेवमपि न दोषः। 
अल्लोपे योगविभागः करिष्यते। अतो ळोपः। ततो यस्य। यस्य च 
लोपो भवति । अत इत्येव । किमर्थमिदम्‌ । लुक वक्ष्यति तद्बाधनार्थम्‌। 
ततो हल: । हल उत्तरस्य यस्य च लोपो भवति ॥ 


इह तर्हि परत्वाद्‌ योगविभागाद्वा लोपो छुकं याधेत। रूष्णो 
नोनाव बृषभो यदीदम्‌। ( ऋ० १,७९,२ ) नोनूयतेनोनाव । 
समानाश्रयो लुक्‌ लोपेन वाध्यते। कश्च समानाश्रयः। यः 


अच्छा तो लुक्‌ अनवकाश है । अर्थात्‌ अतो लोपः के छगने पर लुक को 
लगने का कदी अवकाश नहीं । 

लुकू सावकाश है । लोप के लगने पर भी ळुक्‌ को अवकाश है । 

क्या अवकाश है? 

बाकी बचा य्‌ शब्द लुक्‌ का अवकाश दै । अकार लोप होने पर घ य्‌ का 
छुकू हो सकता है । यदि किसी प्रकार लुक्‌ को अनवकाश मान भी ळें तो भी 
दोष नं । क्योंकि अकार लोप के करने में योगविभाग कर छिया जायगा। जैसे 
“ अतो लोपः यह तो है ही । इसके बाद यस्य हल: इस सूत्र का योगविभारा करके 
यस्य और हलः ये दो सूत्र बना देँगे। यस्य सूत्र मै अतः की अनुदृत्ति छायेंगे तो 
अर्थ होगा--यकार के अकार का लोप होता दै आर्धधातुक में। आगे हरः इस सूत्र 
में यस्य की अनुदृत्ति रहेगी । यस्य यह नया बनाया हुआ सूत्र किस लिए होगा ! इस 
लिए कि यडोचि च से जो सीधा य शब्द का छुक्‌ प्राप्त होता है उसे बाध छे। 
इस प्रकार विशेष यत्न करके लोळव: आदि में भी अकारलोप ही करेंगे और उसे 
स्थानिवत्‌ मान कर गुणवृद्धि रोक छेंगे। इस सूत्र की आवश्यकता नहीं । 

यू तो कः्णो नेनाव दृषभो यदीदम्‌ इस ऋग्वेदीय मन्त्र के नोनाव इस यङन्त 
नोनूय धातु के छिडन्त प्रयोग मै भी अकार का लोप पर होने से या योगविभाग 
के साम्यं से यडोचि च से प्राप्त लुकू को बाध लेवे और उसके स्थानिवत्‌ होने 
से अचोग्णिति बृद्धि नहीं होनी चाहिए ? 


समानाश्रया अर्थांत. समान निमित्त वाला लोप ळुक्‌ का बाधक होगा। 
छोछुवः भादि में अच प्रत्यय दोनों का समान निमित्त है। नोनाव में तो लिट 


(७-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


१८४ ब्याकरणसहाआाष्य 


प्रत्ययाश्रयः । अत्र च प्रागेव प्रत्ययोत्पत्तेल्ेग भवति । 

कथं स्यदः प्रश्नथः हिमश्रथः । जीरदालुः । निकुचितः इति । 

उक्तं शेषे । 

किसुक्तम्‌ । निपातनात्‌ स्यदादिषु । प्रत्ययाश्रयत्वाद्न्यत्र सिद्धम्‌ । 
रकि ज्यः सम्प्रसारणम्‌ । निकुचितऽप्युक्तम्‌ । “संनिपातलक्षणो विधिर- 
निमित्तं तद्विघातस्येति । | 
प्रत्यय की उत्पत्ति से पूर्व ही यडोचि च से यङ्‌ का झुकू हो जाता है। उस सूत्र में 
चकार ग्रहण का प्रयोजन यही है कि बिना निमित्त के भी सर्वप्रथम यङ्‌ का छुक्‌ 
हो जावे । 

इस सूत्र के अभाव में स्यदः, प्रश्रयः आदि केसे बनेंगे ! 

स्यदः प्रश्रयः जीरदानुः आदि शेष सब प्रयोगों के विषय में पहले उत्तर दिया 
जा चुका है । .क्या ! निपातनात स्यदादिषु। प्रत्ययाश्रयत्वादन्यत्र सिद्धम्‌। रकि 
ज्यः सम्प्रसारणम्‌ इत्यादि । निकुचितः के विषय में भी समाधान कहा गया हे। 
क्या ? संनिपातलक्षणो विधिरनिमित्तं तद्विघातस्य इस परिभाषा से निकुचित: में 
दोष नहीं होगा। संनिपात परिभाषा का अर्थ है- जो दो के परस्पर संनिपात 
=सम्बन्ध से कार्ये होता है वह उन दोनों के सम्बन्ध को नष्ट करने वाळी विधि का 
हेतु नहीं बन सकता । जो जिससे बने वह उसी का विघात नहीं कर फ़ता । 
निकुचितः ( निङुञ्च्‌-इद्‌ क्त ) में जिस सेट्‌ क्त प्रत्यय के किस्व के कारण इच धातु 
के नकार का अनिदितां से लोप होकर वह उदुपध बना दै। उदुपध अर्थात्‌ हस्व 
उकार उपधावाला होकर चह कुञ्च (कुच्न ) धातु उदुपधाद्‌ भावादिकमणोः० सूत्र 
द्वारा क्त प्रत्यय के कित्त्व सम्बन्ध को नष्ट करने में हेतु नदी बनेगा। अर्थात्‌ क्त 
अत्यय में कित्त का निषेध न होकर कित्व ही. रहेगा तो क्ङिति- च सूत्र से छघूपध 
गुण का अभाव स्वतः सिद्ध हो जाएगा । उसके लिए न धातुलोप सूत्र द्वारा गुण- 
निषेध करने की आवश्यकता नहीं दै ।' 


१. इस प्रकार सब प्रयोजनों को अन्यथा सिद्ध करके भाष्यकार तथा -वार्तिककार 
ने न धातुलोप आर्धधातुके इस सुत्र का खण्डन कर दिया है। अन्त में प्रद्रीपकार . 
कैयट लिखते हैं कि यदि सर्वेत्र यडन्त में यडोचि च से यब का लुक्‌ न मान कर यस्य 
इस सूत्र से यङ्‌ के अकार का लोप कर उसे स्थानिवत्‌ मानेंगे तो जङ्गमः ( जङ्गम्य-अच्‌ ) 
यहाँ यडन्त जंगम्य धातु के अवयव यङ्‌ के अकारलोप को स्थानिवत्‌ मानने से 
गमहनजनखनघसां लोप: किङ्त्यनङि सूत्र स गम्‌ की उपधा का लोप प्राप्त होता है इस 
शङ्का का समाधान भी वे साथ ही कर देते हैं कि स्थानिवत्‌ होकर अङ्‌ पर हो जाएगा 
तो अनङि यह निषेध होकर उपधालोप न होगा । 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri ° 


तुच आह्निक १८५ 


क्ङिति च ।॥१।१।५।। 
क्ङिति प्रतिषेधे तन्निमित्तग्रहणम्‌ ॥ 


क्ङिति प्रतिषेधे तन्निमित्तग्रहणं कर्तव्यम्‌। क्डिप्निमित्ते ये 
गुणवृद्धी प्राझुतस्ते न भवत इति वक्तव्यम्‌ ॥ 

कि प्रयोजनम्‌ । 

उपधारोरबीत्यथम्‌ । 

उपधार्थं रोरवीत्यर्थं च। उपधार्थं तावद्‌ । भिन्नः । भिन्नवान्‌ इति। 
कि पुनः कारणं न सिध्यति। किङितीत्युच्यते तेन यत्र क्डित्यनन्तरो 
गुणो भाव्यस्ति तत्रैव स्यात्‌ । चितम्‌। स्तुतम्‌। इह तु न स्याद्‌ भिन्नः, 
भिन्नवान्‌ इति ॥ 


क्ङिति च सूत्र से गुणइद्धि का निषेध करन में तन्निमित्त ग्रहण करना चाहिये 
अथीत्‌ उस कित्‌, गित, ङित्‌ प्रत्यय को निमित्त मान कर जो इग्छक्षण गुण और वृद्धि 
प्राप्त हों उनका नित्रेघ होता है ऐसा कहना चानिय । ( अन्यथा क्ङिति यह सपमी 
परसक्षमी या सत्सप्तमी भी संभव है- क्ङिति परतः क्ङिति सति वा। परसक्षमी 
मानने पर अर्थ होगा कित्‌, गित्‌, ङित्‌ प्रत्यय परे रहते जो इग्लक्षण गुणबृद्धि प्राप्त 
हों वे न होवें। ओर सत्सप्तमी मानने पर अथ होगा-कित्‌, गित्‌, ङित्‌ की विद्यमानता 
में जो इग्लक्षण गुणवृद्धि प्राप्त हों वे न होवें । निमित्त ग्रहण करने पर यह निमित्त- 
सप्तमी बन जायगी तो अर्थ होगा--कित्‌, गित्‌, डित्‌ को निमित्त मान कर जो 
इग्लक्षण गुणइद्धि ग्रास हों वे ना हवें । 


निमित्तप्रहण का क्या प्रयोजन होगा ! यही कि उपधा में गुण का निषेध हो - 

जायगा और रोरवीति ( रोर्य-लद ईदू तिपू ) यहाँ यङ्छगन्त रु धातु में गुण निषेध 
न होगा । उपधा मे जैसे -भिन्नः, भिन्नवान्‌ ( भिद्‌-क्त, क्तवतु ) यहाँ मिदू घातु की 
उपधा मे लघु इकार दै । उस से परे क्त, क्तवतु प्रत्यय कित्‌ हैं । उनको निमित्त मान 
कर प्राप्त होने वाळे पुगन्तलघूपधस्य च इस लघूपध गुण का इस सूत्र से निषेध हो 
जाता दै । क्या कारण है जो उपधा में गुण निषेध सिद्ध नहीं होता? यदि तन्निमित्त 
अहण न करें तो क्ङिति यह सप्तमी परसतमी समझी जायगी उस अवस्था मे 
 तस्मिन्चिति निषे पूवेत्य इस परिभाषा बल से जहां कित्‌, गित्‌, ङिति प्रत्यय पर रहते 
अनन्तर अर्थात्‌ व्यवधानरद्दित सीधा इक्‌ होगा, वहीं इस सूत्र से गुण का निषेध हो 
सकेगा । जैसे चितम्‌ ° स्तुतम्‌ यढाँ चि स्तु धातुओं के इकार उकार से सीधा परे 
क्त प्रत्यय कित्‌ है इस लिये यहाँ ही इस सूत्र से गुण निषेध होगा । भिः, भिन्नवान्‌ 


८८-७0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


१८६ व्याकरणमहाभाष्य 


नचु च यस्य गुण उच्यत ते क्ङित्परत्वेन विशषेयिष्यामः । पुगन्त- 
लघूपधस्याङ्गस्य गुण उच्यते तच्चात्र क्ङित्परम्‌॥ 


पुगन्तळघूपधस्येति नैवं विज्ञायते पुगन्ताङ्गस्य लघूपधस्य चेति। 
कथं तर्हि । पुकि अन्तः पुगन्तः। लघ्वी उपधा ळघूपधा पुगन्तरच लघू- 
पधा च 'पुगन्तळघूपधं पुगन्तलघूपधस्येति । अवद्यं चैतदेवं विज्ञयम्‌। 
अङ्गविशेषणे सतीह प्रसज्येत--भिनत्ति छिनत्ति इति । 


रोरवीत्यर्थ च। त्रिधा वद्धो द्रषमो रोरवीति । 


- में भिद्‌ के दकार का व्यवधान होने से निषेध प्राप्त नहीं हो सकेगा । निमित्तग्रहण 
करने पर तो व्यवधान होने पर भी निषेध सिद्ध हो जायगा । क्यों कि भिन्नः; 
भिन्नवान्‌ में क्त क्तवतु को निमित्त मान कर गुण प्राप्त होता है वह व्यवधान में भी 
संभवहे[. ` 
“परसप्तमी मानने में भी दोष नहीं है क्योंकि जिसको गुण कहा है उसका 

ही विशेषण कित्‌, गित्‌, ङित्‌. को बनायेंगे अन्य का नहीं । जैसे पुगन्त० सूत्र में लघु 
उपधा वाले अङ्ग को गुण कहा है उपधा को नदी, इस लिये लघु उपधा वाले अङ्ग से 
सीधे परे कित्‌ गित्‌ डित्‌ होने चाहियं ऐसा मानेंगे और वे भिन्नः, भिन्नवान्‌ में हैं ही। 
मिद्‌ यह छघु उपधा वाला अङ्ग है उससे सीधा परे क्त क्तवतु प्रत्यय कित. हैं इसलिये 
इस सूत्र से गुण निषेध हो जायगा-। ` 

पुगन्त० सूत्र का यह्‌ अर्थ नहीं है कि--पुकू है अन्त में जिसके उस अङ्ग 
को और लघु है उपधा में जिसके उस अङ्ग को गुण . हो, बल्कि यह अथै हे--पुक्‌ 
परे रहते जो अन्तिम अक्षर है उसको और लघु जो उपधा है उसको गुण हो । उक्त 
सूत्र का ऐसा ही अर्थ मानना भी चाहिये । अन्यथा यदि लघु उपधा को गुणन | 
सान कर लघु उपधा वाळे अङ्ग को गुण मानेंगे तो भिनत्ति, छ्नित्ति ( भिदू छिद्‌ 
इनम्‌-तिप्‌ ) यहाँ इनम्‌ विकरणविशिष्ट भिनद छिनद्‌ अङ्ग भी लघु अकार उपधा 
वाले होने से यहाँ भी भेनत्ति छेनत्ति इस प्रकार लघूपध गुण होकर अनिष्ट रूप 
प्रसक्त होगा । 

रोरवीति के लिए भी निमित्तग्रहण करना चाहिये । त्रिधा बद्धो वृषभो 
रोरवीति इस वेदमन्त्र के रोरवीति प्रयोग में इस सूत्र से गुणनिषेध न होवे । 
रोरवीति ( रोरूय-लट्‌ ईट्‌ तिपू ) में ङित्‌ यङ्‌ प्रत्यय का यडोचि च से लुक्‌ हुआ हे । वह 
प्रत्यय लक्षण से विद्यमान है । उसकी विद्यमानता में इस सूत्र से) सार्वधातुक गुण का 
निषेध प्राप्त होता दै । निमित्तप्रहण करने पर यह दोष नहीं रहता क्योंकि सार्वधातुक 


. CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


चतथे आह्विक १ ४8 


यदि तन्निमित्तग्रहणं क्रियते, शाचङन्ते दोषः । रियति पियति 
थियात । प्रादुद्ठवत्‌ । पासुस््रुवत्‌ । अत्र न प्राप्नोति। 


शचडन्तस्यान्तरङ्गछक्षणत्वात्‌ सिद्धम्‌ । 


अन्तरङ्गलक्षणत्वादियङ्बङोः कतयोरनुपधात्वाद्‌ गुणो न भविः 
ष्यति। एवं क्रियत चेदं तन्निमित्तग्रहणं न च कश्चिद्दोषो भवति। 


गुण का निमित्त यङ्‌ प्रत्यय नहीं है बल्कि तिप्‌ हे । वह झ्ति नहीं हे अतः यहां 
गुण का निषेध नहीं हो सकता । 


यदि इस सूत्र में निमित्तम्रहण करते हैं तो शा और चङ्विकरणान्त प्रयोगों 
में दोष होगा । रियति, पियति, धियति ( रि पि घि-शतिप्‌ ) यहाँ तुदादिगणीय रि 
पि, थि धातुओं से तिपू प्रत्यय परे रहते श विकरण हुआ हे । तिप्‌ परे रहते 
रिअ,पिअ, थिअ इतना अङ्ग हे। और श परे रहते रि, पि, धि अङ्ग हवें । दा 
प्रत्यय सावधातुकमपिन्‌ से ङ्त है। अतः उसको निमित्त मान कर प्राप्त 
हाच वाळा सावधातुक गुण का इस सूत्र से निषेध होने पर भी तिप को निमित्त 
सान कर प्राप्त होने चाळा छघूपध गुण कैसे सकेगा ? वह निमित्त ग्रहण करने 
पर भी नहीं रुक सकता । क्ङिति यह सत्सप्तमी . मानने पर तो यहां लघूपध गुण 
का निषेध हो सकता है । क्योंकि श प्रत्यय ङिति विद्यमान है । उसकी विद्यामानता 
में गुण का निषेध हो जायगा। चाहे उसे निमित्त मान कर गुण प्राप्त हो या न 
सान कर। निमित्तम्रण के अभाव में हम क्ङिति इस सप्तमी को किसी मी 
अर्थ में के सकते हें । किन्तु निमित्तग्रहण करने पर पैसा नहीं हो सकता अत 
यहाँ गुणनिवेध का उपाय सोचना होगा । इसी प्रकार गराइुदुवत्‌, प्रासुख्नुवत्‌ (प्र दु खु 
चइ-लुङ तिपू ) यहां प्रपूरक द्र ख थात॒ओं से लइ मं तिप्‌ परे रहते चङ विकरण 
हुआ है । तिप्‌ परे रहते द्र अ, ख अ अङ्ग हें । चङ्परे रहते केवळ इ, ख । चङ 
ङित्‌ है उसको निमित्त मान कर प्राप्त होने वाले सावधातक गुण का इससे निषेध 
होने पर भी तिपू को निमित्त भान कर प्राप्त होने वांला लघूपघगुण कैसे रुकेगा। 
निमित्तम्रहण करने पर भी यह सूत्र गुण का निषेध नहीं कर सकता । 


निमित्त अहण करने में जो श ओर चङ्‌ विकरणान्तों का दोष कहा वह कोई 
दोष नहीं । क्योंकि यहां रियति, पियति इत्यादि में लघूपध गुण की अपेक्षा इयङ्‌ 
उवङ्‌ के अन्तरङ्ग होने से गुण को बाधकर पहले अचि इनुधातु सूत्र से इयङ्‌ उवङ्‌ - 
हो जायेंगे फिर लघु उपधा के न रहने से गुण की प्राप्ति ही नहीं रहती । रियति 
आदि में लघूपध गुण तिप्‌ को मान कर ग्राप्त है वह वहिवेर्ती होने से बहिरङ्ग है। 
और इयङ्‌ उवङ्‌ केवळ चङ्‌ के अकार को मान कर ग्राप्त हैं वे अन्तवंतीं होने से 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Gollection. Digitized by eGangotri 


१८८ व्याकरणमद्दाभाष्य 


इमानि च भूयस्तश्निमित्तत्रहणस्य प्रयोजनानि-हतो हथः । उपोयते। 
औयत। लौयमानिः। पौयमानिः। नेनिक्ते इति ॥ 


अन्तरङ्ग हैं । असिद्ध बहिरङ्गमन्तरङ्गे इस परिभाषा बळ से अन्तरङ्ग कार्य में बहिरङ्ग 
असिद्ध होता है अतः पहले इय उवङ्‌ ही हो जायेगे फिर गुण न होगा । इस प्रकार 
निमित्तग्रहण करने में कोई दोष प्रतीत नहीं होता । वल्कि निमित्तम्रहण के ये भी 
बहुत से प्रयोजन हैं--हतः, हथः । उपोयते । औयत । लौयमानिः । पौयमानिः । 
नेनिक्ते ॥ हतः, हथः ( हन्‌-छट्‌ तस्‌ थस्‌ ) यहाँ अदादिगणीय हन्‌ घातु से ढद्‌ उकार 
में तसू थस्‌ प्रत्यय परे रहते शप्‌ का ळुक्‌ हुआ हे । तस्‌, थस्‌ प्रत्यय सावधातुकमपित्‌ 
से डित्‌ हैं । यदि सूत्र में निमित्त्रदण नहीं करते हैं तो तस्‌, थस्‌ के डित्‌ होने से 
उन की विद्यमानता में हन्‌ के गुणसंज्ञक अकार का अभाव हो जाना चाहिये। 
उस अवस्था में किङति यह सत्सप्तमी मान कर सूत्र का अथै होगा कित्‌ गित्‌ ङित्‌ 
की विद्यमानता मै गुण बृद्धि नहीं रहते । हन्‌ में अकार गुण है वह नहीं रहना 
चाहिए । निमित्तग्रहण करने पर तो यह दोष नहीं आता क्योंकि यहाँ तस्‌, थस्‌ 
को निमित्त मान कर हन्‌ को अकार गुण नहीं हुआ है। चह तो पूय से ही धातु 
में विद्यमान है । उपोयते ( उप-ऊयते ) यहां उपपूर्वैक वेज धातु से कमेवाच्य के 
छर्‌ लकार में यक्‌ परे रहते वे को सम्प्रसारण और दीध होकर उप के साथ ऊ 
का आदूगुणः से ओकाररूप गुण एकादेश हुआ हे । आयत यहां ब्‌ धातु को लङ्‌ 
लकार के कमेवाच्य में यक परे रहते सम्प्रसारण ओर दीघे होकर ऑटिशयसे आडागम 
के साथ ऊ को औ वृद्धि एकादेश हुआ है। निमित्तम्रहण न करने पर 
क्ङिति यह सत्सप्तमी मानी जाएगी । यहां यक्‌ प्रत्यय कित्‌ विद्यमान है । उसकी 
विद्यमानता में इस सूत्र से ओ औ में रुणब्रृद्धि न रहने. चाहिये । निमित्त्रहण 
करने पर तो यह दोष नहीं आता क्योंकि यहां ओ भो ये गुणबृद्धि कित्‌ यक्‌ 
प्रत्यय को निमित्त मान कर नहीं हुए हैं इस लिए उनका निषेध नहीं होगा । 


लौयमानिः, पौयमानिः ( ल्यमानस्यापत्यस्‌ , पूयमानस्यापत्यम्‌) यहां 
लूयमान पूयमान शब्दों से अपत्य अर्थ में इज प्रत्यय हुआ है । उसको निमित्त मान 
कर तद्वितश्वचामादेः से आदि वृद्धि ओकार हुई है । यमान पूयमान में कित्‌ यक्‌ 
प्रत्यय के विद्यमान होने पर भो इस सूत्र से बृद्धि का निषेध नहीं होता क्योंकि वह 
यक्‌ को निमित्त मान कर नहीं हुई बल्कि इन्‌ प्रत्यय को निमित्त मान कर हुई है । 
नेनिक्ते ( निज-छट्‌ त ) यहां निज धातु से परे लटू लकार में त प्रत्यय छित्‌ है ।. 
उसके परे रहते जुहोत्यादिभ्यः स्छुः से शपू को इछ होकर इलौ से निज को द्वित्व . 
हुआ है । उळुविषय में अभ्यास के निज शब्द का निजां ब्रयाणां गुणः इलौ . 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


चतुर्थ आह्निक १८९ 


नैतानि सन्ति प्रयोजनानि । इह तावत्‌ हतो हथ इति प्रसक्तस्यान- 
भिनिङत्तस्य प्रतिषेधेन निवृत्तिः शक््या कर्तुम्‌ । अयं च धातूपदेशावः 
स्थायामेवाकारः । इह चोपोयते औयत लोयमानिः पोयमानिः इति । 
बहिरङ्गे गुणबृद्धी । अन्तरङ्गः प्रतिषेधः । असिद्धं वहिरङ्गमन्तरङ्गे । 
नेनिक्ते इति परेण रूपेण व्यवहितत्वान्न भविष्यति । 


उपधार्थेन तावन्नार्थः । धातोरिति चर्तते। धातुं क्ङित्परत्वेन 


से गुण होता हे । उस अभ्यास के गुण का इस सूत्र से निषेध नहीं होता क्योंकि 


वह ङित्‌ तप्रत्यय का निमित्त मान कर नहीं हुआ हे । 


निसित्तग्रहण करने के दतः, हृथः इत्यादि कोई प्रयोजन नहीं । हतः हथः 
में तो इन्‌ घातु को उपदेशावस्था में पहले ही अकार विद्यमान दे उसका निषेध 
यह सूत्र नद कर सकता । क्योंकि जो कार्य प्रसक्त अर्थात्‌ किसी से प्राप्त नहीं 
हो और अनभिनितवत्त अर्थात्‌ अभो हुआ न हो उसी को निषेध द्वारा रोका 
जा सकता है । हतः, हथः में अकारगुण धातु में पूर्व से विद्यमान है किसी से 
प्राप्त. नहीं है अतः उसका निषेध इस सूत्र से नहीं दो सकता । उपोयते आदि में 
गुणश्रृद्धि बहिरङ्ग हवें । उनका निगेध अन्तरङ्ग दै । उपोयते में उप और उयते 
इन दो पदों का आश्रयण करने से ओकार गुण बहिरङ्ग है । निषेध केवल उयते इस 
एकपद्स्थ यक्‌ का आश्रयण करने से अन्तरङ्ग हे । औयत में आ और ऊ इन 
. दोका आश्रयण करने से ओकार वृद्धि बहिरङ्ग दै । इसी प्रकार लौयमानिः, 
पौयमानिः मै यक्‌ से परवर्ती इन्‌ प्रत्यय का आश्रयण करने से वृद्धि बहिरङ्ग 
हे । निषेध केवळ यक्‌ का आश्रयण करने से अन्तरङ्ग है। असिद्धं बहिरङ्गमन्तरङ्गे 
इस परिभाषावळ से निषेध करने में गुणब्रृद्धि असिद्ध रहेंगे तो निषेध किस 
का होगा । नेनिक्ते में भी अभ्यास के निज्ञ शब्द को जो गुण हुआ है उस का 
निषेध नहीं होगा क्योकि ङित्‌ तप्रत्यय के परे रहते पररूप अर्थात्‌ दूसरा 
अङ्गसंज्ञक जो निज शब्द है उसका व्यवधान है। व्थत्रधान होने से निषेध न 
होगा । अभ्यास को गुण कहा गया है उस से सीधा परे तप्रत्यय नहीं हे । सत्सप्तमी 
मानने पर भी यहाँ इलुविषयक गुण का निषेध नदी होगा क्योकि तप्रत्यय 
और अभ्यास दोनों के मध्य में दूसरे निन शब्द का व्यवधान है । हां, 


तप्रत्यय के निकटवर्ती अङ्गसंज्क निज शब्द को जो उपधा गुण प्राप्त होता है 


उसका तो निषेध होगा ही । 


वस्तुतः उपधा के लिये भी निमित्तग्रहण करने को आवश्यकता नहीं । 
क्ङिति च सूत्र में न धातु छोप आधधातुके इस पृवेसूत्र से धातु की अजुतरत्ति आ 


८८-७0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


2 भा... 


१९० र व्याकरणमद्दाभाष्य 


विशेषयिष्यामः । यदि धातुर्चिशेष्यते . विकरणस्य न प्राप्मोति। चिचुतः। 
सुचुतः। लुनीतः पुनीतः इति। नैष दोषः । विहितविशेषणं धातुग्रहणम्‌ । 
घातोयो विहित इति। धातोरेव तर्हि न प्रापनोति । नैवं विज्ञायते धातोर्वि- 
हितस्य क्ङितीति । कथं तर्हि, धातोर्विहिते क्ङितीति । 


अथवा 
कायकाळं संज्ञापरिभाषम्‌ । 


यत्र कार्य तत्र द्रव्यम्‌ । पुगन्तलघूपधस्य गुणो भवतीत्युपस्थित- 
मिदं भवति क्डिति नेति ॥ 


ही रही है । कित्‌. गित्‌ ङित्‌ को उस धातु का विशेषण बनायेंगे अर्थात्‌ क्ङित्‌ 
परे रहते जो धातु उसके इक्‌ को गुणबद्धि नहीं होते ऐसा अर्थ करेंगे तो भिन्नः, 
भिन्नवान्‌ भे क्त क्तवतु इन कित्‌ प्रत्ययो के इसी प्रकार चिनुतः, सुनुतः में ढित्‌ इचु 

` से अव्यवददितपू् चि, सु के इक्‌ को गुण नहीं होता। परे रहते भिद्‌ धातु दै ही, उसके 
इक्‌ को गुणनिषेध सिद्ध हो जायगा । क्छित्‌ को धातु का विशेषणे मानने पर चिनुतः, 
सुचुतः ( चि सु-इनु-तस्‌ ) छुनीतः, पुनीतः ( ल-पू , इना-तस्‌ ) यहां ङित्‌ तस्‌ प्रत्यय 
के परे रहते चिनु, छुनी आदि में इनु, रना विकरण हैं, धातु नहीं है इस लिये 
विकरण को गुणनिपेध नहीं हो सकेगा सो कोई दोष नहीं । क्योंकि धातु को विहित 
का विशेषण बनायेंगे। अर्थ होगा--धातु से जो विहित है उसे गणश्रृद्धि नहीं 
होते बिङत्‌ प्रत्यय परे होने पर । इनु इना धातु से विदित है अतः इन्हें गुण 
नहीं दोगा । पर विहित विशेषण मानने से धातु को ही गुण निषेध प्राप्त नहीं 
होगा यह दोष आता है। नदी । धातु से जो विहित उसको गुणवृद्धि का निषेध 
होता है ऐसा नहीं समझना चाहिये । किन्तु ऐसा समझना चाहिये कि धातु से 
विहित ( विधान किया हुआ ) जो क्ङित्‌ प्रत्यय उस के परे रहते. ( चोह वह धातु 
हो चाहे विकरण दोनों को ही ) गुणब्रद्धि नहीं होते । तब चिनुतः, छनीतः में धातु 
के साथ विकरण को भी गुणनिषेध सिद्ध हो जायगा। क्योंकि धातु से विहित इनु 

' इना ये विकरण भी ङित्‌ हैं । इस प्रकार क्झित्‌ पेर रहते न केवळ धातु को ही बल्कि 
घात से विहित क्डितू विकरण को भी गुण वृद्धि नहीं होंगे । - 


अथवा कार्यकाळ संज्ञापरिभाषम्‌ इस नियम से काम हो जायग़ा। इस 
नियम का अर्थ है--संज्ञा और परिभाषा का जहां काम पडे वहीं उन की उपस्थिति . 
मानी जाती है । इस लिय पुगन्तठघूपधस्य इस सूत्र में क्ति च यह सूत्र परिभाषा- 
रुप बना हुआ उपस्थित होगा तो उस समय सूत्र का अर्थ होगा--पुगन्त को और अङ्ग 
की लघु उपधा इक्‌ को क्ङित्‌ परे रहते गुण नहीं होता । तब भिन्नः, भिन्नवान्‌ में 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


“ चतुर्थ आह्निक ` - १९१ 


अथवा यदेतस्मिन्‌ योगे क्ङिद्ग्रहरण तदनवकाशं तस्यानवकाश- 
त्वादू शुणब्रद्धी न भविष्यतः ॥ 


_ अथवाचार्यभवृत्तिज्ञापयति--भवत्युपघालक्षणस्य गुणस्य प्रतिषिध 
इति। यद्य तचसिगृधिध्वषिक्षिप: क्नुः । इको झल्‌, हलन्ताश्चेति 
क्युसनो। कित करोति । कथं इत्वा ज्ञापकम्‌ । कित्करणस्येतत्मयोजनम्‌। 


भिदू के दकार का व्यवधान होने पर भी येन नाव्यवधानं तेन व्यवहितेपि वचन- 
प्रामाण्यात्‌ इस न्यायबल से गुण निषेध सिद्ध हो जायया । इस न्याय का अर्थ है 
जिस विधि में एक अक्षर का व्यवधान सवैथा अनिवाय है, जो किसी प्रकार रोका 
नहीं जा सकता वहां उस विधिप्रचन के प्रमाण से ( विधिवचन की सार्थकता के लिये 
एक के व्यवधान में भी कार्य हो जाता है। न व्यवधानम्‌=अव्यवधानम्‌ । न 
अच्यवधानं नाव्यवधानम्‌ अथीत्‌ अवश्य होनेवाला व्यवधान । क्योंकि किङत्‌ परे रहते 
सवैथा व्यवधान रहित रघु उपधा इक्‌ का मिळना असभव दे । एक अक्षर के 
व्यवधान से तो उपधा ही वनती हे इसलियि पुगन्त सूत्र के वचनप्रमाण के आधार 
पर जरूरी होने से केवळ एक अक्षर दकार का व्यत्रधान सह्य होगा । वहां व्यवधान 
होने पर भी गुण का निषेध माना जायगा। 

` अथवा पुगन्त० सूत्र में उपस्थित हुआ क्ङिति च यह निषेध सूत्र अनवकाश 
है। अनवकाश होने से गुणइद्धि न होंगे । अथोत्‌ क्ङिति च यह सूत्र गुणविधिः 
होने से प्रधानविधि पुगन्त० सूत्र को निश्चित विधय के परिप्कार के ल्यि 
अपने अनुरूप बनायेगा तो 'पुरान्त सूत्र वाला यह सूत्र अन्य प्रधान विधि 
सम्बद्ध क्ङिति च सूत्रों से भिन्न हो जायगा । पुगन्त सूत्र के लक्ष्यो में 
व्यवधान के कारण अप्रत्रृत्ति से यह अत्रकाश रहित बन जायगा। क्योंकि 
क्डित्‌ परे रहते अध्यद्रादित लधु उपधा इक्‌ कदापि कहीं नहीं मिल सकता 
जहां यदे साक्षात्‌ निषेध कर सके। उस अवस्था में अवकाशदून्य होने से 
यह सूत्र भिन्नः, भिश्चवान्‌ . इत्यादि व्यवहित स्थठों में भी प्रवृत्त हो 
जायगा। अन्यथा उपधागुण के विधय में कद्दीं निषेध न कर सकने से 
यह उस अंश में व्यथै होगा। | 

अथवा आचार्य पाणिनि का व्यवहार इस बात का ज्ञापक है कि उपधालक्षण 
गुण का भी इस सूत्र से निषेध होता है । जो त्रसिग्रथिश्षयेक्षिपेः क्नुः इस सूत्र 
में कनु प्रत्यय को तथा इको झल के बाद हलन्ताच्च इस सूत्र से सन्‌ को कित्त्व 
किया गया है उससे ज्ञापित होता है कि रूघूपध गुण का भी यह सूत्र निषेध 
करता है । कैसे ? क्तु और सन्‌ को कित्‌ करने का यही तो प्रयोजन है कि गृध्नुः, 


७ ०-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


१९२ व्याकरणमहाभाण्य 


गुण: कथं न स्यादिति। यदि चात्र गुणनिषेधो न स्यात्‌ कित्करण- 
मनर्थकं स्यात्‌ । पञ्यति त्वाचार्यो भवत्युपघालक्षणस्यापि गुणस्य 
प्रतिषध इति.ततः क्नुसनौ कितौ करोति॥ 


रोरवीत्यर्थेनापि नाथः। क्ङितीत्युच्यते। नं चात्र कितं ङितं 
वा पश्यामः। 'प्रत्ययळक्षणेन प्राप्नोति । 


न लुमता तस्मिन्‌ । 


इति प्रत्ययलक्षणप्रतिषेधः । अथापि न छुमताङ्गस्येत्युच्यते । 
एवमपि न दोषः | कथम्‌ । न लुमता ठुप्तेऽङ्गाधिकारः प्रतिनिर्दिश्यते । 
कि तदि, योऽसौ लुमता लुप्यते तस्मिन्‌ यदङ्गं तस्य यत्कार्यं तन्न भवतीति। 
अथाप्यङ्गाधिकारः प्रतिनिर्दिश्यते एवमपि न दोपः। कथम्‌। ` कायकालं 
संज्ञापरिभाषम्‌ । यत्र कार्य तत्र द्रष्टव्यम्‌। सावधातुकार्थधातुकयोगुणो 
भवतीत्युपस्थितमिदं भवति क्ङिति नेति। 


क्षिप्नुः यहाँ गृध्‌, क्षिप्‌ को और बिभित्सति, बुभुत्सते यहां भिद्‌ बुध्‌ को 
लघूपधरुण न हो। यदि उपधा इक्‌ में व्यवधान होने से यह निषेध न लगे तो 
उक्त प्रत्ययो को कित्‌. करना व्यर्थ हे। किन्तु आचाय समझते हैं कि उपधा 
इक्‌ में व्यवधान होने पर भी उपधाळक्षण गुण की प्राप्ति होती है उसको रोकने 
के लिए कनु, सन्‌ को कित्‌ करना आवश्यक है अतः उन्हें कित्‌ करते हें । इस प्रकार 
अनेक परिददारों के प्रदरीन से निमित्तग्रदण का खण्डन आसानी से हो जाता है । . 
रोरवीति प्रयोग के लिए भी निमित्तम्रहण की आवश्यकता नहीं है। कित्‌, 
गित्‌, ङित्‌ परे रहते गुणबृद्धि का निषेध कहा है । रोरत्रीति में कित्‌, गित्‌, ङित्‌ 
कुछ भी परे नहीं । यडेचि च से डित्‌ यङ्‌ प्रत्यय का झुक हुआ है वह 
प्रत्ययलक्षण से बिद्यमान है । न छमता तस्मिन्‌ इस वार्तिक से प्रत्ययळक्षण का 
निषेध हो जाएगा तो कित्‌ परें नहीं रदेगा। वेसे न छमताङ्गस्य इस पाणिनिसूत्र 
से मी प्रत्ययलक्षण का निषेध होकर कोई दोष न होगा। हम न लुमताङ्गस्य 
का यह अर्थ नहीं करेंगे कि छुमान्‌ शब्द से छुप्त होने पर केवळ अङ्गाधिकारीय 
कार्ये नहीं होता बल्कि यह अथै करेंगे कि छुमानू शब्द से लुप्त होने पर जो भी अङ्ग 
है उसको कार्य नहीं होता, चाहे वह काये अङ्गाधिकार का हो या उससे बाहर 
का हो । यङ्‌ प्रत्यय कुमान्‌ शब्द से लुप्त है उसके परे होने पर रोर यह अङ्ग है 
उस का काये क्ङिति च से सावैधातुक गुण का निषेध है वह नहीं हेत्गा तो 
गुण निबोध हो जाएगा । यदि न ऊमताङ्गस्य सूत्र में अङ्गाधिकारीय कार्य का 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


चतुर्थ आह्विक १९३ 


अथवा छान्दसमेतत्‌ । दइप्राजुविधिइछ्न्दसि भवति । 

अथवा वहिरङ्गो शुणः। अन्तरङ्गः प्रतिषेधः | असिद्धं वहिरङ्ग- 
मन्तरङ्गे । 

अथवा पूर्वस्मिन्‌ योगे यदार्धधातुकग्रहणं तदनचकाशं तस्यान- 
वकाशत्वाद्‌ गुणो भविष्यति। 


. ही निषेध मानें तो भी दोष, नहीं। क्योंकि कार्यकालं संज्ञापरिभाषम्‌ इस उक्त 
नियम से क्ङिति च यह सूत्र सावेधातुकार्धधातुक्योः इस सूत्र में उपस्थित होकर 
अङ्गाधिकार का बन जायगा । सार्वधातुकार्घधाहुक्योः यह सूत्र अङ्गाधिकार का है । 


अथवा रोरवीति यह प्रयोग छान्दस अर्थात्‌ वैदिक है और छन्द में दष्टानुविधि 
अर्थात्‌ इष्ट का अनुसरण होता है। वेद में जैसा देखा वेसा कर छिया। रोरवीति में 
गुण दीखता है तो गुण ही रहेगा उसका निषेध नहीं होगा । 


अथवा रोरवीति में बहियती तिप्‌ को मान कर होने वाला सार्वधातुक गुण 
बहिरङ्ग है और अन्तवर्ती यङ्‌ के डित्‌ को मान कर होने वाळा क्ङिति च से निषेध 
अन्तरङ्ग है । असिद्धं बहिरङ्गमन्तरङ्गे इस परिभाषा के बळ से बहिरङ्ग गुण 
असिद्ध रहेगा तो निषेध किसका होगा । 


अथवा पहले गये हुए न थातुलोप सूत्र मै जो आर्धधातुकग्रइण है वह अनव- 
काश है अर्थात्‌ निष्प्रयोजन है। उससे यहां प्रयोजन छे लिया जायगा। उसके 
अनवकाश होने से सार्वधातुक परे रहते युणनिषिध न होगा । न धातुलोप आर्धधातुके 
इस सूत्र में आधेघातुक अहण के विना भी धातुळोप शब्द में धातोर्लोपो यस्मिन्‌ 
इस प्रकार बंहुनीहि समास समझ लिया जायगा जिस प्रकार एकाचो द्वे प्रथमस्य 
सूत्र के एकाचः शब्द में एकोञ्च्‌ यस्मिन्‌ यद बहुत्रीहि समझ छिया जाता है, 
तो फिर आधैधातुक ग्रहण का कोई भी प्रयोजन नहीं रहता । इस प्रकार पूव सूत्र 
में व्यथ हुआ आर्धधातुक ग्रहण इस बात का सामथ्य रखेगा कि आर्धधातुक से 
भिन्न सार्वधातुक में किसी से भी प्राप्त गुणनिषेध न हो, केवळ आधधातुक 
में ही राण का निषेध हो। रोरवीति में तिपू सावधातुक है अतः कित च सूत्र 
से प्राप्त गणनिषेध भी आर्धधातुक के बल से रुक जायगा । रोरवीति में यङ्‌ का 
छुक्‌ अनैमित्तिक है अर्थात्‌ वद आधधातुक या सार्वधातुक किसी को भी निमित्त 3 
मान कर नहीं द्वोता। यहाँ तिप्‌ के आने से पूर्व ही हो गया है। आधधातुक के 
परे रहते होने का तो प्रश्‍न ही नहीं उठता अतः आधेधातुक ग्रहण का च्यावत्यं कुछ 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


१९४ व्याकरणमहाभाष्य 


इह कस्मान्न भवति। लैगवायनः । कामयते । 
तद्वितकाम्योरिक्‌ प्रकरणात्‌ । 
इर्ळक्षणयोशुणबुद्ध्योः प्रतिषेधः.। न चैते इग्लक्षणे । 
लकारस्य डित्त्वादादेरोषु स्थानिवद्भावप्रसङ्गः । 
लकारस्य डित््रादादेरोषु स्थानिवद्भावः प्र।प्नोति। अचिनचम्‌। 
भी .नहीं सिवाय इसके कि वह सार्वधातुक में गुणनिषिध को रोके चाहे वद्द किसी से 
प्राप्त हो ।' र 
यहां लैगवायनः और कामयते इन प्रयोगों में क्ङिति च सूत्र से वृद्धि का 
निषेध क्यों नहीं होता? लिगोरपत्यं केगवायनः। छलिगुशब्द से गोत्रापत्य में 
नडादिभ्यः फक्‌ से फक्‌ प्रत्यय होकर किति च से आदिद्वद्धि ऐकार हुई है। 
कामयते में कम्‌ धातु से स्वार्थ में कमेणिड से णिङ्‌ प्रत्यय होकर अत उपधायाः 
से आकार वृद्धि हुई है। फक्‌ के कित्‌ होने और णिङ्‌ के डित्‌ होने से बृद्धिनिषिध 
प्राप्त होता है । - 
तद्धित के लेगवायनः और कम्‌ धातु के कामयते प्रयोग में वृद्धि का निषेध 
नहीं होता क्‍योंकि इको गुणप्रृद्धि इस पूर्वे सूत्र से यहां इक्‌ पद की अलुबृत्ति 
आती है। इस लिये इग्लक्षण गुणबृद्धि का ही इस सूत्र से निषेध होगा। 
उक्त प्रयोगों मै इग्लक्षण गुणबृद्धि नहीं है। छैगवयनः में अचामादे: से कही हुई 
बृद्धि अजूलक्षण है। और कामयते में उपथा अकार को कदी हुई बृद्धि उपधाछक्षण 
है। इग्छक्षण अर्थात्‌ इक्‌ शब्द की उपस्थिति से कही हुई वृद्धि नदी है अतः 
यहाँ निषेध नही होगा । 4 
जो लकार ङित्‌ हैं उनके स्थान मै आदेश. होने वाळे तिप्‌ आदि भी स्थानि- 
बञ्चाव से डित्‌ प्राप्त होते हैं। जैसे--अचिनवम्‌ अमुनवम्‌ (चि सु-इनु-लड़ः मिप्‌ 
अम्‌) अकरवम्‌ ( कृउ-रङ् मिप्‌ अम्‌) यहां चि आदि धातुओं से परे छङ लकार 
के स्थान में उत्तम पुरुष का एकवचन मिप्‌ (अम्‌) आदेश हुआ है। बह ङिति 
छकार के स्थान में होने से स्थानिवद्भाव के नियमानुसार पित्‌ होता हुआ भी ङित्‌ 
१. यहाँ यह बात ध्यान देने योग्य है कि यङ्छुक्‌ को छान्इस मान कर ही 
आर्षेधातुकप्रहण व्यर्थ होता है अन्यथा नहाँ। यदि लोक में भी यश्छकू का 
प्रयोग मानें जैसा कि प्रायः प्रयोग में माना जाता है तब तो तोतोति ( तुवे-यङ्‌ 
छक-तिप्‌ ) दोधोर्ति ` ( ुर्ू-यङ्‌ छकृ-तिप्‌ ) इत्यादि यङ्लुगन्त प्रयोगों मे तिप्‌ 
'सावैधाठुक के परे गुण निषेध रोकने के लिये आर्धधातुकम्रहण सर्वथा आवश्यक दै उस 
अवस्था सें भाष्यकार का यह अन्तिम समाधान छोड देना होगा | 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


चतुर्थ आह्विक १९५ 
असुनवम्‌। अकरवम्‌ । 
` लकारस्य डित्त्वादादेशेषु स्थानिवद्वावप्रसङ्ग इति चेद्‌ यासुटो 
डिद्रिचनात्‌ सिद्धम्‌ | 

यद्यं यासुरो डिछचन शास्ति तज्ज्ञापयत्याचार्यो न ङिदादेशा 
ङितो भवन्तीति । 

यदेंतज्ज्ञाप्यते, कथं नित्यं ङितः। इतइचेति' । ङितो यत्‌ कार्य 
तद्‌ भचति । ङिति यत्कार्यं तन्न भवतीति । 
माना जायगा तो उसके परे रहते क्डिति च सूत्र से सावेधातुक गुण का निषेध प्रास 
होता है। यदि कदो कि मिप्‌ पित्‌ है और पिच ङिन्न ठि पिन्न भवति 
अथोत्‌ जो पित्‌ है वह ङित्‌ नहीं होता और जो डित्‌ हे वह पित्‌ नहीं होता तो 
यह कल्पना तो साग्यकार की है, वार्तिककार की नहीं, इस लिये उनके मत से 
ङित्‌ छकार के स्थान में होने वाला मिप्‌ ङित्‌ ही है । 

छङ्‌ लकार के अचिनवम्‌ आदि में कोई दोष नहीं । क्योंकि यासुट परस्मपदे- 
पूदात्तो ङ्च्चि इस सूत्र में जो लिङ्ग में होने वाले याधुट्‌ को ङित्‌ किया है वह 
आचार्यं पाणिनि का व्यवहार इस बात का ज्ञापक है कि ङित्‌ लकार के स्थान में 
होने वाले तिप्‌ आदि आदेश ङित्‌ नदीं माने जाते। लिङ छकार स्वयं ङित्‌ है । उसके 
स्थान में होने वाळे आदेश यदि स्थानिवद्गाव से ङित्‌ माने जाते तो तिप्‌ आदि 
के.ङित्‌ हो जाने से उनको लिहू में हुआ यासुट्‌ आगम भी यदागमन्याय से डित्‌ 
हो ही जाता फिर उसे ङित्‌ करना व्यर्थं है । इस ङित्‌ वचन से सिद्ध होता है कि 
लकार का छित्व आदेश में नहीं आता । इस लिये लङ्‌ का ढित्त्व मिप्‌ में नहीं 
आयगा तो अचिनवम्‌ आदि में गुण का निषेध नहीं होगा । 

यदि यह कहो कि उक्त ज्ञापक से रकार का डित्त्व आदेश में न मानने पर 
निःयं ङितः, इतश्च इन सूत्रों से होने वाळे कार्य केसे सिद्ध होंगे। नित्यं ङितः से 
ङित्‌ लकार के स्थान में होने वाळे आदेश को स्थानिवद्भाव से ङित्‌ मान 
कर सकार का लोप होता है। जैसे--अभवाव, अभवाम, अचिनुम इत्यादि । इसी 
प्रकार इतर्च से ङित्‌. लकार के आदेश को ङित्‌ मान कर अभवत्‌, अचिनोत्‌ 
इत्यादि मै तिप्‌ के इकार का लोप होता है-सो कोई दोष नहीं। इन कार्यों में 
तो स्थानिवद्चाव से डित्व हो ही जायगा। क्योंकि जो डित्‌ को होने वाला काय है 
वह तो स्थानिवदूभाव से आदेश को भी ङित्‌ मान कर हो जायगा लेकिन | जो 
छित्‌ परे रहते किसी अन्य को होने वाळा काये है वह आदेश को स्थानिवज्ञाव से 


ङित्‌ मान कर नहीं होगा । 


- CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


गुणवृद्धी मा भूताम्‌ इति । आदीध्यनम्‌ | आदीध्यकः । आवेव्यनम्‌। 
St क MSR TS न यि 


१९६ व्याकरणमहाभाष्य 


कि वक्तव्यमेतत्‌ । नहि। कथमञुच्यमानं गंस्यते। यासुट एव 
ङिद्वचनात्‌ । अपर्याप्तश्चैच हि यासुट्‌ समुदायस्य ङित्वे, ङितं चेन 
करोति । तस्यैतत्‌ प्रयोजनं ङितो यत्कार्यं तद्‌ यथा स्यात्‌, ङिति 
यत्कार्यं तन्मा भूदिति ॥ ; 


दीर्धाववीटाम्‌ ।। १।१।६।। 
किमर्थमिदसुच्यते ॥ 


क्या यह बात कहनी होगी? नहीं । विना कहें केस समझी जायगी ! 
यासुट्‌ के ही ङित्‌ वचन से यह बात समझी जायगी । क्योंकि जो ङित्‌. को होनेवाला 
कार्य है वह यासुट्‌ को कुछ भी विधेय नहीं है जिसके लिये उसे ङित्‌ किया जाय । 
हा,.डित. परे रहते जो अङ्ग को सम्प्रसारण या गुणवृद्धि निषेध आदि काये हें उन 
के लिये यासुट्‌ को डित्‌ किया गया है । वह यासुट्‌ का कार्य है। जिससे वे कार्य 


` यासुट्‌ के पेरे रहते हो जावं । क्योंकि अकेले यासुट्‌ आगम को ङित्‌ किया है इस 


लिये वह अपने आगमी लादेश समुदाय तिप्‌ आदि को ङित्‌. बनाने में असमर्थ है। 
यद्यपि लादेश तिप्‌ आदि ही गुणबद्धि के निमित्त हैं, यासुट्‌ नहीं, फिर भी 
यासुट्‌ के डित वचन से उसके परे रहते भी गुणवृद्धि का निषेध हो जायगा । 
या यों समझिये-क्योंकि यास॒द्‌ , तिप आदि की सहायता से ही अपना छित्त्व काम 
में झा सकता है'। सम्प्रसारण आदि के निमित्त तिप्‌ आदि ही हैं यासुद्‌ नहीं । इस 
लिये उसको किया हुआ ढित्त्व तिप्‌ आदि समुदाय के लिये उपयुक्त होगा । 
अर्थात्‌ उसके ङित्त्व से वे डित्‌ समझे. जायेंगे तो उनके परे रहते डित्‌ कार्य हो 
सकेंगे । चे तिबादि स्वयं लकार के डित्त्व से यदि ङित्‌ बन जाते तो यासुट्‌ को 
डित्‌ करना व्यथे था। वेतो डित्‌ थे ही। यासुट्‌ भी उनको आगम होकर 
ङित्‌ बन ही जाता । यह यासुट्‌ को ङित्‌ करना ही इस बात का सूचक है कि 
ङित्‌. तिबादि के परे रहते जो काये करने हैं वे यासुट्‌ के डित्त्व द्वारा सिद्ध कर दिये 
जावे । अर्थात्‌ यासुट्‌ के ङित्त्व को लेकर तिवादि ङित्‌ माने जावें और उनके परे 
रहते अङ्ग को सम्प्रसारणादि कार्य हो जावे । इससे स्पष्ट हे कि ङित्‌ परे रहते जो 
कार्य अङ्ग को करन है उनके विषय में स्थानिवद्भाव से लकार का डित्त्व आदेश 
में नहा माना जाता । केवळ ङित्‌ को जो कार्य ताम्‌ तम्‌ सलोप आदि करने हैं उन 
का डित्त्व आदेश में स्थानिवद्भा से माना जाता है। 


दीधीवेवीटाम्‌ यह सूत्र किस लिये बनाया है ? 
दीधीङ्‌ वेवीङ्‌ इन दो धातुओं तथा इडागम को गुणवृद्धि न होवे इस लिये 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


चतुथे आह्निक १९७ . 
आवेन्यकः ॥ 
अयं योगः शक्योऽकतुंम्‌। कथम्‌। 


दीधीविश्याश्छन्दोविषयत्वाद्‌ दष्टाचुविधित्वाच्च छन्दसरछन्दस्य 
दीधेददीधयुरिति च गुणस्प दर्शनादप्रतिषधः । 


दीधीवेव्योइछन्दोविषयत्वात्‌ । दीधीवेव्योछन्द्खोविषयौ । दष्टानु- 
विधित्वाच्च छन्दसः । दष्टानुविधिश्च छन्दसि भवति। अदीधेत्‌, 
अदीधयुः इत्यत्र च गुणस्य दशनादप्रतिपेधः। अनर्थकः प्रतिषेधः 
अप्रतिषेधः । प्रजापतिवे यत्‌ [किंचिन्मनसा अदीधेत्‌। होत्राय वृतः 
कृपयन्नदीधत्‌ । अदीधयुदांशराज्षे बृुतासः । 

भवेदिदं युक्तसुदाहरणमदीधदिति । इदं त्वयुक्तमदीधयुरिति। 
अयं जुसि गुण: प्रतिषेधविषय आरभ्यते ख यथैव किङिति चेत्येनं वाधते 


यह सूत्र बनाया है । जैसे--आदीध्यनम्‌, (आ दीधी-ड्युट्‌ अन ) आदीध्यकः, (था 
दीधी-ण्बुळ्‌ अक ) आवेव्यनम्‌ ( आ वेवी-ल्युट्‌ अन ) आवेव्यकः ( आ वेवी-ण्बुछ्‌ 
अक ) यहाँ आङ्पू्क दीघीङ्‌ वेवीङ्‌ धातुओं से ल्युट्‌ और ण्बुछू प्रत्यय परे रहते 
क्रम से साईधातुक गुण तथा अचोण्णिति वृद्धि प्राप्त होती है । इस सुत्र से उनका 
निषेध होकर एरनेकाचः से यण्‌ हो जाता है | 

यह सूत्र नहीं बनाना चाहिये । क्योंकि दीधी वेवी दोनों धातु छान्दस हत 
वैदिक हैं । छन्द में इष्ट का अनुविधान होता है । वेद में जैसा दीख वैसा कर 
लिया जाता है । वेद में ही अदीधेत्‌ (दीधी-छङ तिप्‌) अदीधयुः ( दीधी-लङ्‌ 
झि-जुस ) इत्यादि प्रयोगों में गुण भी दिखाई देता दै इस कारण यह निषेध 
अनेक हे । प्रजापतिवें'** इत्यादि स्थल दीधी धातु को गुण होता है यह दिखा 
रहे हैं । 

अघीधेत्‌, अदीधयुः इन दो उदाहरणों में अदीधेत्‌ यह उदाहरण तो ठीक 
है, पर अदीधयुः ठीक नहीं । क्योंकि यहां दीधी धातु से लक छकार न थसः 
पुरुष का बहुवचन जुस्‌ है। जुस्‌ में जुसि च इस सूत्र से होने वाला गुण, 
निषध विषय को बाधने के लिये बनाया है वह जैसे- क्डिति च इस गुणनिषेध 
को बाधता है वैसे दीधीवेवीटाम्‌ इस गुणनिषेध की भी बाध्यसामान्य चन्ताप्न को. 
छेकर बाध ढेगा तो यहां अनिवार्य रूप से गुण ही होगा। गुणनिषेध हो ही 
नहीं सकता फिर यह उदाः ग इस सत्र की अनथकता को कैसे a १ 
सकता है । हां, अदीधित्‌ में तो यह निषेध प्राप्त है उसको कोई रोकने वाला नदी । 


८८-७0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


१९८ व्याकरणमहाभाष्य 


एवमेनमपि वाधेत । 
नेष दोषः। जुसि गुणः प्रतिषेधविषय आरभ्यमाणस्तुल्यजातीये 
. भातिषधे वाधते । कश्च॒ तुल्यजातीयः प्रतिषेधः । यः प्रत्ययाश्रयः । 
प्रकृत्याश्रथश्चायम्‌ । अथवा येन नाप्राप्ते तस्य वाधनं भवति । न चापात्ते 
क्ङिति नेत्येतस्मिन, प्रतिषेधे जुसि गुण आरभ्यते । अस्मिन्‌ पुनः प्रासे 
चाप्राप्ते च ॥ 
यदि तह्मयं योगो नारभ्यते, कथं दीध्यत्‌ इति, वेव्यत्‌ इति च॥ 
दाध्यादाति श्यन्व्यत्ययेन । 


—— Ts DNS; 
फिर भी वहां गुण का निषेध नहीं हो रहा इस से यह सूत्र अनथक सिद्ध हो 
जाता है । 

दोष नहीँ। इस सूत्र को व्यथे सिद्ध करने के लिये अंदीधयु 
उदाहरण भी ठीक हे । क्योंकि जुसि च से होने वाला गण अपने समानजातीय 
निषेध को ही बाधेगा । जुस्‌ प्रत्यय है इस लिये क्ङित्‌ प्रत्ययों के आश्नित:'क्ङति 
च सूत्र वाले गुणनिषध को ही वह बाध सकेगा । दीधीवेवीटाम्‌ को नहीँ । यह पध 
दीधी वेवी धातुओं का आश्रयण करने से प्रकृत्याश्रय है। अथवा येन नसके; यो 
विधिरारभ्यते स तस्य वाधको भवति इस न्याय से जुसि च सूत्र कथित च 
को ही बाधेगा इसको नहीं । इस न्याय का अर्थ है--जिसकी अवश्य प्राप्ति भै 
जो विधि आरम्भ की जाती है वह उसी अवइयप्राप्त विधि को ही वाधेगी । किसी 
अंश में प्रात किसी में अप्राप्त ऐसी विधि को वह नहीँ वाघेगी | न प्राप्त--अप्राप्त । 
न: अप्राप्त=नाप्राप्त अर्थात्‌ अवञ्यप्राप्त। यहां बाध्यविशेष को देखना होगा । 
क्ङिति च सूत्र को अत्रय प्राप्ति मं जुसि च का आरम्भ हे । क्योंकि जुस प्रत्यय 
साववातुकमपित से ङित्‌ हे । उसके पर रहते सर्वदा क्ङिति च से गुणनिवेध प्राप्त 
हे उसको बाधने कें लिये जुसि च बनाया हे । दीधीवेीटा! में. यह बात नहीं। 
दीधी वेवी धातुओं के अतिरिक्त अन्य धातुओं मं ( जो दीधीवेबी० निषेध का अविषय 
हैं ) भी जुसि च को प्रशृत्ति होती है । इस लिग्रे यह निषेध नाप्राप्त नहीं बल्कि प्राप्त 
तथा अग्राप्त है । र 


यदि यह सूत्र नहीं बनाते हैं तो दीध्यत्‌ वेव्यत्‌ ये प्रयोग केसे बनेंगे ? ये 
दोनों लेटू लकार के रूप हैं। लेटोऽडाटौ से तिपू को अडागम और इतइच लोपः 
परस्मैपदेषु से तिप्‌ के इकार का छोप होता है। फिर गुण का निषेध हो कर एरनेकाचः 
से यण्‌ हो जाता हे । इस सूत्र के अभाव में यहां गुणनिषेध कैसे होगा ? 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Gollection. Digitized by eGangotri 


चतुर्थ आह्विक SNS 

दीध्यदिति वेव्यदिति च इयन्व्यत्ययेन भविष्यति ॥ 

इरइचापि ग्रहणं शक्यमकर्तुम्‌। कथम्‌ अकणिषम्‌ अरणिषम्‌। 
कणिता ड्वो रणिता इवः इति । आरधधातुकस्येड्चळादेरित्यत्न इडि- 
त्यजुवतंमाने पुनरिड्ग्रहणस्य प्रयोजनम्‌ इट्‌ इडेव यथा स्यात्‌। 
. यदन्यत्‌ प्राप्नोति तन्मा भूदिति। कि चान्यत्‌ प्राप्नोति । गुणः ॥ 

यदि नियमः क्रियते पिपठिषतेरप्रत्ययः पिपठीः दीधत्वं न 
प्राप्नोति ॥ 


` लप pt दोषः । आङ्गं यत्कार्यं तन्नियम्यते न चेतदाङ्गम्‌। अथवा 
असद्‌ दीर्घत्वं तस्यासिद्धत्वान्नियमो न भविष्यति ॥ 


दीघ्यन्‌ , वेव्यत्‌ य दोनों प्रयोग व्यत्यय से इयन्‌ विकरण करने पर वन आयेंगे । 
व्यत्ययो वहुलम्‌ सूत्र से वेद में दीधी वेवी धातुओं को दिवादिगण का सान कर 
स्यन्‌ विकरण लेट्‌ लकार में हो जायगा । इयन्‌ प्रत्यय सार्वधातुकमपित्‌ से ङिति है। 
उसके परे रहते कित च से गुणनिपेध हो कर यीवणयोदांधीवेव्यो: सत्र से दीधी 
वेवी के ईकार का लोप जायगा । ; र 

सूत्र में इट्‌ का ग्रहण भी नहीं करना चाहिये। यदि कदो अकणिपम्‌ , अरणिषम्‌ 
( कण रण्‌ सिच-लुङ्‌ मिप्‌ अम्‌ ) .कणिता, रणिता ( कण-रण तास्‌-कुट्‌ तिप्‌ डा ) 
कैसे बनेंगे । अर्थात्‌ यदं इडागम को प्राप्त लवूपघगुण का निषेध कैसे होगा ? 
तो इस का उत्तर है आधयातुक्रस्येड्बलारेः सूत्र में नडवशि कृति सूत्र से इट्‌ की 
अनुशरृत्ति आने पर भो जो फिर इट्म्रहण किया है उसका यह प्रयोजन ससझा जायगा 
कि इट्‌ इट्‌ ही रहे । किसी विकार को प्रात न हो। उसे जो अन्य कार्य प्राप्त हैं वे 
न हों। अन्य कार्थ कोन से प्राप्त होते हैं ? गुण होने से इट्‌ इद्‌ नदी रहता। 
विकृत हो जाता है इस लिये गुण नहीं होगा । 


| , यदि दुबारा इद्म्रहण से इद्‌ इद्‌ ही रहे ऐसा नियम करते हैं तो पिपटीः 
( पिपठिष्‌ क्विप्‌ ) यहाँ सन्नन्त पठ धातु में सन्‌,को इटू का आगम हुआ हवै । 
उस से परे अप्रत्यय अर्थात्‌ अविद्यमान प्रत्यय किप्‌ किया। कृदन्त होने सें 
प्रातिपदिक संज्ञा हो कर प्रथसा का एकवचन सु प्रत्यय किया फिर सुबन्त होने से 
पद संज्ञा हुई । पदान्त मै वोरुपधाया दीधे इकः से इट्‌ को दीर्घ होता है वह नहीं 
दोना चाहिये । उससे भी इट्‌ विकृत हो जाता दै । | 
यह कोई दोष नहीं । केवळ अङ्गाधिकारीय कार्य का ही नियम होगा । 
बॉरुपधाया दीधे इकः सूत्र तो पदाधिकार का है, अङ्गाधिकार का नहीं, इस लिये इस 


७ ०-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


२०० व्याकरणमहाभाष्य 


हलोऽनन्तराः संयोगः ॥२।१।७॥ 

अनन्तरा' इति कथमिद्‌ विज्ञायते अविद्यमानमन्तरं येषामिति। 
आह्दोस्विदविद्यमाना अन्तरा येषामिति। कि चातः । यदि विज्ञायते 
अविद्यमानमन्तरं येषामिति । अवग्रहे संयोगसंज्ञा न प्रा्रोति। अप्स 
इत्यप्ञ्छु इति। विद्यते ह्यत्रान्तरमिति । अथ विज्ञायते अविद्यमाना ` 
अन्तरा येपामिति, न दोपो भवति ॥ 
का नियम न होगा । अथवा वोरुपधायाः सूत्र पूर्वत्रासिद्दीय प्रकरण का है उसके 
असिद्ध होने से वह नियम कोटि में नदी आता । पिपठीः में इट्‌ को दीधे होने पर 
भी उस दीध के असिद्ध होने के कारण इट्‌ अविक्रत ही दिखाई देगा ।' 

सूत्र के अनन्तराः इस समस्त पद्‌ में कैसा विग्रह समझना चाहिये ? क्या 
अविद्यमानमन्तरं येषाम्‌, ऐसा या अविद्यमाना अन्तरा येपाम्‌, ऐसा । पहले विग्रह 
में अन्तर शब्द हे जिसका अथ अवकाश, व्यवधान है । दूसरे विग्रह में अन्तरा शब्द 
है जिसका अर्थ मध्य हे। इस से क्या ? अविद्यमानमन्तरं येपाम्‌ ऐसा विग्रह मानने 
पर अब्रह में संयोगसंज्ञा नहीं प्राप्त होती । आधी मात्रा काल वाळा अवग्रह माना 
जाता दै । अप्सु इति अप्‌ऽसु ' यहां अप्‌ के पकार और सु के मध्य में अबप्रह-जन्य 
अन्तर कालक्कत व्यवधान होने से संयोग संज्ञा न हो सकेगी । अविद्यमाना अन्तरा 
येषाम्‌ इस विग्रह को यदि मानें तो कोई दोष नहीं होता। उस विग्रह में अर्थ 
होगा-जिन के मध्य में अन्य वणे अविद्यमान हैं वे हू संयोग संज्ञक होते हैं । 


१. अनन्तराः ऐसा कहने से क्य आधार काल का निषेध अभिप्रेत है अथवा 
आधेय वर्ण का, यह जिज्ञासा है । 

२. ग्रहीता ग्रहीतुम्‌ में जो इट्‌ को दीध होता है वह पहो5लिटि दीर्ध 
इस वचनसामर्थ्यं से सझ होगा । इसी . प्रकार अलावीत्‌ इत्यादि में इट को जो 
सवर्णदीधे एकादेश होता है वह भी सिज्लोप एकादेशे सिद्धो वक्तव्यः इस वचन के 
सामथ्य से क्षन्तव्य समझना चाहिये। पिपठिष शब्द के नपुंसकलिङ्ग में प्रथमा 
द्वितीया विभक्ति के बहुवचन में पिपठिषि कुलानि यह रूप बनता है । पिपठींषि नहीं 
बनता । वह अग्नुद्ध है । क्योंकि पिपठिष शब्द में सन्‌ प्रत्यय के अकार का क्षिप परे 
रहते लोप हो जाने पर उसके स्थानिवत्‌ होने से झलन्त नहीं; स्वविधि प्रति 
स्थानिवन्न इस वचन से अजन्त भी नहीं, तो नपुंसकस्य झळचः से नुम्‌ होगा 
ही नहीं, इसलियि वहां सान्तमहतः संयोगस्य से इद्‌ को दीघं होने का प्रश्न ही 
नहीं उठता ॥ इस प्रकार भाष्यकार ने इस सूत्र का संपूणरूप से खण्डन कर दिया ॥ 

कौ विधिं प्रति न स्थानिवत्‌ ऐसी व्यवस्था होने से क्रि-निमित्तक कार्य में 
स्थानिवद्धावका निषेध है क्रि परे रहते लुप्त में स्थानिवत्‌ का निषेध नहीं दै । इसल्यि 
` जुम्‌ के क्किनिमित्तक कार्य होने से स्थानिवद्भाव निर्वाध होगा । 


७ 0-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


ag 


चतुर्थ आह्निक २०१ 


यथा न दोषस्तथास्तु । अथवा पुनरस्तु अविद्यमानमन्तरं येषामिति। 
नजु चोक्तम्‌ अवग्रहे संयोगसंज्ञा न प्रापोति अप्स इत्यपूःस इति । विद्यते 
ह्यत्नान्तरमिति । नेव दोषो न प्रयोजनम्‌ ॥ 

संयोगसंज्ञायां सहवचनं यथान्यत्र । 

सयोगसंज्ञायां सहग्रहणं कर्तब्यम्‌। हलोनन्तराः संयोगः सहेति 
चक्तव्यम्‌। किं प्रयोजनम्‌? सहभूतानां संयोगसंज्ञा यथा स्यादेकैकस्य 
मा भूदिति । यथान्यत्र । तद्यथा अन्यत्रापि यत्रेच्छति सहभूतानां कार्य 
करोति तत्र सहग्रहणम्‌ । तद्यथा सह सुपा? । ‘उभे अभ्यस्तं सह इति’ ॥ 

किं च स्याद्‌ यद्येकैकस्य संयोगसंज्ञा स्यात्‌ ! 

इह्‌ निर्यायात्‌ निर्वायात्‌। वान्यस्य संयोगादेः इति’ एत्वं प्रसज्येत। 


जिस विग्रह में दोष न हो वही मान लो । या अविद्यमानमन्तरं येषाम्‌ यही 
विग्रह सान छो । अवग्रह में संयोगसंज्ञा न हो सकने का जो दोष कहा है वह कोई 
दोष नहीं । अपूऽसु इस अवग्रह काळ में पकार सकार की संयोग संज्ञा न होने 
से न कुछ दोष है और न प्रयोजन है । अवग्रहकाल के अन्तर से संयोगसंज्ञा के होने 
न होने में कुछ अन्तर नहीं पड़ता | प्सु के परे रहते जो संयोगे गुरु से अप्‌ के अकार की 
गुरु संज्ञा है वह यथात्‌ बनी रहेगी । यदि न भी रहे तो भी गुरोरचतः इत्यादि से 
होने वाले प्छुतकाय-अवग्रहकाल में अभीष्ट न होने से न होंगे । अप्सु भवमर--अप्सव्यम्‌ । 
यहां अप्सव्य शब्द में अपूडसव्यम्‌ ऐसा अवग्रह पदपाठकार नहीं करते हदें इस ल्यि 
वहां भी दोष न होगा । 

संयोगसंज्ञा भै सह ग्रहण करना चाहिये । जैसे अन्यत्र स्थानों में किया गया 
हे । हलोनन्तराः संयोगः सह ऐसा सूत्र बनाना चाहिये । उस से क्या लाभ होगा ? 
सब की एक साथ मिले हुओं की संयोगसंज्ञा सिद्ध हो जायगी। एक २ की अछग 
२ न होगी । अन्यत्र भी आचार्य पाणिनि या कात्यायन जहां संमिलितो को एक 
साथ कार्य करना चाहते हैं वहां सह ग्रहण करते हैं जैसे सह सुपा, उभे अभ्यस्तं सहद . 
यहां समाससंज्ञा और अभ्यस्तसंज्ञा में सह ग्रहण किया हे 

क्या हो जायगा यदि सेमिलित हलों मे एक २ की अछग २ संयोगसंज्ञा 
मान ली जावे ? : 

नियौयात्‌. निर्वायात्‌ (निर्‌ या वा-ढिङ्‌ तिप्‌) यहां निर्‌ उपसर्गपूर्वक 
या धातु है। रेफ और यकार संमिलित हैं। उन में एक २ की अलग २ संयोग 
संज्ञा मानने पर या धातु संयोगादि बन जायगा तो वान्यस्य संयोगादेः से एत्वविकल्प 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


२०२ व्याकरणमहाभाष्य 


इह च संहृषीष्टेति 'ऋतश्व संयोगादेः’ इतीट्‌ प्रसज्येत । इह च संहियते 
इति 'गुणोर्तिसंयोगाद्योरिति गुणः प्रसज्येत । इह च दषत्करोति 
समित्करोतीति 'सयोगान्तस्येःति लोपः प्रसज्येत । इह च शक्ता वस्तेति 
“स्कोः संयोगाद्योरन्ते च' इति लोपः प्रसज्येत । इह च निर्यातो निर्वातः । 
“क्षयोगादेरातो धातोरिति निष्ठानत्वं प्रसज्येत ॥ 


जेष दोषः । यत्ताचदुच्यते इह तावत्‌ निर्यायात्‌ निर्वायात्‌ वान्यस्य 
संयोगादेः इत्येत्वं प्रसज्येतेति । नयं विज्ञायते संयोग आदिर्यस्य सोयं 
संयोगादिः संयोगादेरिति । कथं तहि । संयोगौ आदी यस्य सोयं 
संयोगादिः सयोगादेरिति। पवं ताबत्‌ सर्वमाङ्गं परिहृतम्‌ । यदप्युच्यते 
इह च इषत्करोति समित्करोतीति 'संयोगान्तस्य लोप’ इति लोपः 


ML TS 227 226 Nts ed MR 

प्राप्त होगा | इसी प्रकार संहृषीष्ट ( सम्‌ ह-लिङ सीयुट्‌ त) यहां सम्‌ पू्वेक हृ धातु 
है-.। मकार और हकार संमिलित हैं। एक २ की अलग २ संयोगसंज्ञा मानने पर 
हृ धातु संयोगादि बन जायगा तो ऋतश्च संयोगादेः से सीयुट्‌ को इट्‌ प्राप्त होगा । 
संहियते (सम्‌ हृ-ळट्‌ यक्‌ त) में गुणोर्तिसंयोगाद्योः से ह को गुण प्राप्त होगा । 
रषत्‌ करोति समित्‌ करोति यहां तकार और ककार संमिलित हैं । दोनों की अलग २ 
संयोगसंज्ञा मानने पर इवत्‌ समित्‌ ये संयोगान्त पद बन जायेंगे तो संयोगान्तस्य 
लोपः से तकार का लोप प्राप्त होगा । शक्ता वस्ता ( शक्‌ बसू-तच्‌ ) यहां ककार तकार 
या सकार तकार संमिलित हैं । दोनों की अलग अलग संयोगसंज्ञा मानने पर तकार 
झळ के परे रहते ककार सकार आदिभूत संयोग हैं उनका स्कोः संयोगायोरन्ते 
च से लोप प्राप्त होगा । निर्यातः निर्वातः ( निर्‌ या वा-क्त) यहां रेफ और 
यकार सम्मि छत हैं। दोनों की अलग अलग संयोगसंज्ञा मानने पर या धातु 
संयोगादि बन जायगा तो संयोगादेरातो धातोयेण्वतः से निष्ठानत्व प्राप्त होगा । 


ये कोई देष नहीं । यह जो कहा कि नियोयात्‌ निर्वायात्‌ में वान्यस्य 
संयोगादेः से पुत्वविकल्प प्राप्त होगा, सो नहीं होगा क्योंकि संयोगादि शब्द का 
यह अथे नहीं करेंगे कि संयोग है आदि में जिसके उसको पत्वविकल्प होता दे बल्कि 
ऐसा अर्थ करेंगे कि दो संयोग हैं आदि में जिसके उस अङ्ग को एत्वविकल्प होता 
हे । निर्यायात निर्वायात्‌ में दो संयोग आदि में नहीं हैं इस लिये पत्वविकल्प 
नहीं होगा । इस प्रकार ऋतरच संयोगादेः, गुणोर्तिसयोगायो: यहाँ संयोगादि शब्द में 
द्विवचनान्त विग्रह करने पर संहृषीष्ट संहियते इत्यादि सब अङ्गाधिकारीय प्रयोगों 
में दोष का समाधान हो जायगा । रषत्‌ करोति समित्करोति में भी संयोगान्तस्य 
लोपः के संयोगान्त शब्द में दो संयोग हैं अन्त मै जिसके इस प्रकार ड्विवचनान्त 


७ 0-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


चतुर्थं आह्विक २०३ 


प्रसज्येतेति । नेवं विज्ञायते संयोगोऽन्तो यस्य तदिदं संयोगान्तं सयोगान्त- 
स्येति । कथं तर्हि। सयोगो अन्तौ यस्य तदिद्‌ संयोगान्तं संयोगान्तस्येति। 
यदप्युच्यते इह च शाक्ता वस्तेति 'स्कोः सयोगाद्योः' इति लोपः प्रसज्येतेति। 
नेवं विज्ञायते संयोगौ आदी संयोगादी संयोगाद्योरिति । कथं तहि । 
संयोगयोरादी संयोगादी संयोगाद्योरिति। यदप्युच्यते इह च निर्यातः 
निर्वातः इति 'संयोगादेशतो घातोर्यण्वतः? इति निष्ठानत्वं प्रसज्येतेति । नेवं 
विज्ञायते संयोग आदिर्यस्य सोयं संयोगादिः संयोगादेरिति। कथं तहिं। 
संयोगावादी यस्य सोयं संयोगादिः संयोगादेरिति ॥ 


कथं कृत्वैकेकस्य सयोगसंज्ञा प्राप्नोति ?॥ 


प्रत्येकं वाक्यपरिसमासिईँट्ेति । तद्यथा। वृद्धिगुणसंज्ञे प्रत्येकं 
भवतः ॥ 


नजु चायमप्यस्ति दृष्टान्त: ससुदाये वाक्यपरिसमापतिरिति। तद्यथा 


विग्रह करने पर दोष न होगा । दृषत्‌, समित्‌ पदों के अन्त मै दो संयोग नहीं हैं । 
शक्ता बस्ता में भी स्कोः संयोगाद्योः के संयोगादि शब्द में संयोगौ स्की. आदी 
( आदिभूत संयोगसंशक सकार ककार ) ऐसा कमैघारयसमास वाला विग्र न 
करके संयोगयोः आदी स्कौ (दो संयोगों के आदि में आने वाळे सकार ककार) 
इस प्रकार षष्ठी समासवाला विग्रह करेंगे तो शक्ता वस्ता में तकार झळू परे 
रहते दो संयोग नहीं हैं इसलिये ककार सकार का लोप न होगा । निर्यातः निर्वातः 
में भी संयोगादेरातो धातोः सूत्र के संयोगादि शब्द में द्विवचनान्त विग्रह 
करने पर निष्ठानत्व नहीं होगा । क्योंकि या धातु के आदि में दो संयोग नहीं हैं । 
संमिलित हलों में एक एक की अलग संयोगसंज्ञा केसे प्राप्त होती हे? - 
क्योंकि समुदाय में प्रत्येक का अळग अलग वाक्यार्थं बोध भी दृष्टिगोचर 
होता है। जैसे--रद्धिरादैच्‌, अदेङ्गुणः ये बृडिगुण संज्ञाय आदैच, अदेङ्‌ 
समुदाय में प्रत्येक को अलग अलग होती हें । अर्थात्‌ आ ऐ औ इन तीनों 
की अळग अलग वृद्धिसंज्ञा और अ ए ओ इन तीनों की अलग अलग गुणसंज्ञा होती 
हे । सब की समुदित एक वृद्धिसज्ञा और गुणसंज्ञा नहीं होती । इसी प्रकार संयोरासंज्ञा 
भी संमिलितों में प्रत्येक की अलग २ प्राप्त होती है । प्रत्येक प्रत्यवयवं वा वाक्यपरि- 
समाप्ति: यह शास्त्र प्रसिद्ध न्याय है । 
` जहां प्रत्येके वाक्यपरिसमातिः यह शास्त्र प्रसिद्ध न्याय है वहां समुदाये 
वाक्यपरिसमातिः यह भी तो प्रसिद्ध न्याय हे । इसका अथे दे वाक्याभेबोध सारे 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


२०३७ २ व्याकरणमहाभाष्य 


गर्गाः शत दण्डयन्ताम्‌ । आर्थिनश्च राजानो दविरण्येन भवन्ति न च प्रत्येकं 
दण्डयन्ति । सत्येतस्मिन्‌ दृष्टान्त यदि तत्र प्रत्येकमित्युच्यते इहापि 
सहग्रहणं कर्तव्यम्‌ । अथ ततान्तरेण प्रत्यकमित वचनं प्रत्येकं गुणवृद्धि- 
संज्ञे भवतः, इहापि नार्थः सहग्रहणेन ॥ 


अथ यत्र बहूनामानन्तर्य किं तत्र द्वयोट्व्योः संयोगसंज्ञा भवति 
आहोस्विद विरेषण.। कश्चात्र विशेषः? समुदाये संयोगादिलोपो मस्जेः। 
समुदाये संयोगादिलोपो मस्जेने सिध्यति । मङ्क्ता । मङ्कतुम्‌। इह च 


समुदाय में होता है अलग अळग अवयवों में नही । जैसे यह दष्टान्त है-- 
गगैगोन्रीय लोगों को राजा को ओर से सौ सुवर्ण का दण्ड हो ऐसा आदेश होता 
है। वह सारे गर्गसमुदाय पर लागू होता है उसके प्रत्येक व्यक्ति पर नहीं । 
क्योंकि राजाओं को तो सौ सुवर्ण दण्ड चाहिये वे ( गगे समुदाय से प्राप्त हो 
जाने पर उसके ) प्रत्येक व्यक्ति को दण्डित नहीँ करते। इस प्रकार ये दोनों 
न्याय प्रसिद्ध हैं। दोनों को प्रसिद्धि में यदि गर्गशातदण्डनन्याय को देखते 
हुए समुदाये वाक्यपरिसमाप्तिः को प्रबळ मानें तो बृद्धि और गुण संज्ञाओं 
मे समुदाय की संज्ञा रोकने के लिये प्रत्येक शब्द का ग्रहण करना चाहिये । 
अर्धात्‌ गुणट्गद्धि संज्ञाय समुदाय की न हो कर प्रत्येक की होती हैं ऐसा कहना 
चाहिये । यदि प्रयेकं वाक्यपरिसमाप्तिः को प्रबळ माने तो यहाँ प्रत्येक की 
संयोगसज्ञा रोकने के लिये सह शब्द का ग्रहण करना चाहिये । किन्तु यदि 
लक्ष्यानुरोध से गुणब्रृद्धि संज्ञाओं में प्रत्येकं वाक्यपरिसमाप्तिः न्याय को मान 
ले तो वहां स्वयमेव प्रत्येक की गुणवृद्धि संज्ञाये हो जायेंगी । इस लिये 
प्रत्यक शब्द के ग्रहण की आवश्यकता नहीं रहती । यहाँ संयोगसंज्ञा में यदि 
समुदाये वाक्यपरिसमाप्तिः न्याय को मान लें तो यहाँ भी स्वयमेव समुदाय की 
संयोगसंज्ञा हो जायगी इस लिये सहग्रहण की कोई आवश्यकता नहीं दै । 


हाँ बहुत से हकाँ का आनन्तर्यं हो, अर्थात्‌ बहुत से हळू व्यत्रधानरहित 
हों वहां दो दो की भी सयोगसंज्ञा होती है या सामान्यतया संमिलित बहुतों 


की ही ? इसमें क्या विशेष है ? हल समुदाय में बहुतों की संयोगसंज्ञा मानने 


पर मसज धातु के मङ्क्ता मङ्क्तुम्‌ रूपों में स्कोः संयोगाद्योरन्ते च सूत्र से होने 
वाळा संयोगादि सकार का लोप नहीं प्राप्त होता। मङ्क्ता, मङ्क्तुम्‌ (सस्ज्‌ 
तृच्‌, तुसुन्‌ ) यहां मस्ज्‌ धातु से तृच्‌ तुसुन प्रत्यय परे रहते मस्जिनशोझेलि 
से ग्राप्त नुमागम मिंदचोन्त्यातपरः के नियम से मकार के अकार से परे हुआ 
तो मन्‌स्न्‌ बना। न, स, ज तीनों की संयोगसंज्ञा में सकार आदि में न 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


चतुर्थ आह्विक २०५ 


निग्ढैयात्‌ निर्ग्लायात्‌ निर्म्लेयात्‌ निर्म्लायात्‌। 'वान्यस्य संयोगादेरि'- 
त्येत्वे न प्राप्नोति । इह च संस्वरिषीष्टेति ऋतश्च सयोगादेरितीद्‌ न प्राम्लोति। 
इह्‌ च संस्वर्यते इति “गुणोर्तिसंयोगाद्यो' इति. गुणो न प्राप्रोति। इह च 
गोमान्‌ करोति यवमान्‌ करोतीति 'संयोगान्तस्य लोप' इति छोपो न 
प्राप्नोति । इह्‌ च निर्ग्छानो निर्म्लनः इति संयोगादेरातो धातो- 
यण्वतः इति निष्ठानत्वं न प्रांप्नोति॥ 


अस्तु तहिं द्वयोईयोः संयोगसंज्ञा । 
दयोहलो: संयोगसंज्ञेति चदू द्वियेचनम्‌ 
इयोहेलोः संयोगसंज्ञेति चेद्‌ द्विवचनं न सिध्यति । इन्द्रमिच्छति 


रहने सं स्कोः संयो० सूत्र से सकार का लोप न हो सकेगा। दो की संयोगसंज्ञा 
में तो नस ओर सज ये दो संयोग हैं उनमें सज संयोग के आदि में सकार 
के होने से सलोप सिद्ध हो जाता है । यहाँ नुम्‌ करते हुए अभी मर्जेरन्त्यातपूर्वो 
` नुम्‌ वाच्यः इस वार्तिक का ध्यान नहीं किया गया दै। उसका ध्यान आगे 
दिलावेंगे । क्योंकि सिद्धान्ततः वह आवश्यक है। उस नियम के अनुसार 
मस्ज के जकार से पूवे चुम्‌ होगा तो स, न, ज इन तीनों की संयोगसंज्ञा में 
सकार के संयोगादि-हो जाने से सलोप निर्वाध है। निग्लैयात्‌ निमर्लायात्‌ यहां 
ग्ला में दो हलों का आनन्तयै है, बहुतों का नदी इस {ए संयोगसंज्ञा न 
होगी तो वान्यस्य संयोगादे; सूत्र से एत्वविकल्प नहीं प्राप्त होता। इसी प्रकार 
संस्वरिपीष्ट यहां स्त्र में बहुत हळू न होने से संयोगसंहा न होगी तो 
ऋतश्च संयोगादेः सूत्र से इद्‌ नहीं प्राप्त होता ओर संस्वयेते में ग॒णोर्ति- 
संयोगाद्योः से गुण नहीं ग्राप्त होता । गोमान्‌ करोति यहाँ मतुप्‌ प्रत्ययान्त गोमत्‌ 
शब्द को सु परे रहते नुमागम होकर न, त इन दो हलों का संयोग है 
बहुतों का नही, इसलिए सयोगसेज्ञा न दोने से संयोगान्तस्य लोपः से तकार. 
का लोप नहीं प्राप्त होता । निर्लीनः यहां ग्ला में दो इलँ का संयोग है बहुतों 
का नहीं इसलिए संयोगसंज्ञा न होने से संयोगादेरातो धातोः सूत्र से निष्ठा- 
नत्व नहीं प्राप्त होता । 


अच्छा तो बहुता में दो दो हलो की संयोगसंज्ञा भान ळीजिए। 


यदि बहुतों में दो दो हछों की संयोगसंज्ञा मानते हैं तो द्वित्व सिद्ध 
नहीं होता । इन्द्रमिच्छति इन्द्रीयति। यहाँ इन्द्रशब्द से इच्छाथ में क्यच्‌ हुभा । 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


२०३ व्याकरणमहा भाष्य 


इन्द्रीयति । इन्द्रीयतेः सन्‌ । इन्दिद्वीयिषति। न न्द्राः सयोगाद्य इति 
दकारस्य द्विवचनं न प्राप्तोति॥ 
न वाजूविधेः। . | 

नवा एष दोषः। किं कारणम्‌ । अजूविधेः। न्द्राः संयोगादयो 
न द्विरुच्यन्ते । अजादेरिति वर्तते॥ 
: अथ यद्येव बहुनां संयोगसंशा । अथापि द्योईयोः। कि . 
गतमेतदियता सूत्रेण | आहदोस्विदन्यतरस्मिन्‌ पक्षे भूयः सूज कर्तव्यम्‌ ॥ 

गतमित्याह । कथम्‌ । यदा तावद्‌ बहूनां संयोगसंज्ञा तदेवं 
विग्रहः करिष्यते--अविद्यमानमन्तरमेषाम्‌ इति । यदा 
क्यचि च से इंकार हो गया। इन्द्रीय नामधातु से फिर इच्छार्थ में सन्‌ हुआ। 
सन्‌ परे रहते धातु के द्वितीय एकाच न्द्री शब्द को द्वित्व करने में नन्द्रा 
संयोगादयः के वचन से जहां संयोगादि. नकार छोड़ा जायगा वहां दकार 
भी संयोगादि होने से छूट जायगा तो दकार सहित द्री शब्द को 
द्वित्व न हो सकेगा । क्योंकि दो दो की संयोगसंज्ञा में यहां नद और 
दर ये दो संयोग हैं। पहले संयोग में नकार आदि है। दूसरे में दकार । 
नन्द्रा० सूत्र से दोनों का ही द्वित्व निषेध ग्राप्त होता है । बहुत की संयोगसंज्ञा 
पक्ष मै तो दकार संयोग के आदि में नहीं आता इसलिए उसके द्वित्व का 
निषेध नही हो सकता । 

यह कोई दोष नहीं । नन्द्राः संयोगादयः इस सूत्र में अजादेद्वितीयस्य से 
अच्‌ की अनुवृत्ति आती है । वह अच से परे संयोग के आदि में आने वाळे नदर 
के द्वित्व का निषेध करता है । सो इनद्री शब्द में नकार तो इकार रूप अच से परे है 
इसलिये उसके द्वित का निषेध तो हो जायगा लेकिन दकार अच्‌ से परे नहीं हें । 
उस को द्वित्व का निषेध नहीं होगा तो दकार को द्वित्व होकर इष्ट रूप बन जायगा । 

संमिळित हळू समुदाय में चाहे बहुतों की संयोगसंज्ञा मानो चाहे दो २ की, 
क्या ये दोनों पक्ष हलोनन्तराः संयोगः इस इतने सूत्र से सिद्ध हो जायेंगे या दोनों में 
से किसी एक पक्ष के लिय दूसरा सूत्र बनाना होगा । 

हां दोनों पक्ष इसी सूत्र से सिद्ध हो जायेंगे । केसे ? जब बहुतों की संयोग- 
संज्ञा अभीष्ट होगी तब अविद्यमानमन्तरमेषाम्‌ ऐसा विग्रह करेंगे। और जब दो २ 


१. अनुइत्त हुआ अजादेः यह पद कर्मधारय है, अतः आदिभूत अचु से परे 
- ऐसा अर्थ होगा । 


७ 0-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


चतुथ आह्विक २०७ 


सयोगसंशा तदैवं विग्रहः करिष्यते-अविद्यमाना अन्तरा येषामिति। 
दवयोश्चैवान्तरा कश्चिद्‌ विद्यते वान वा॥ 


न्‍ एवमपि बहूनामेव प्राश्नेति । यान. हि भवानत्र षष्ट्या प्रतिनिर्दिशति 
. एतेषामन्येन व्यवायेन न भवितव्यम्‌ ॥ 


अस्तु तरिं समुदाये संज्ञा । ननु चोक्तं समुदाये संयोगादिलोपो 
मस्जेरिति। नैष दोषः । वक्ष्यत्येतत्‌ 'मस्जेरन्त्यात्पू्वो मिदनुषङ्गस॑योगा- 
दिलोपार्थम? इति ॥ 


की अभीष्ट होगी तब अविद्यमाना अन्तरा येषाम्‌ ऐसा । क्योंकि अन्तरा शब्द 
मध्यवाची है और मध्य में जो रखा जाता हैवह दो २ के ही सेभव है। दो के ही 
बीच किसी का होना न होना होता है । अर्थात्‌ दो ही मध्य बनाते हें । बहुत होने 
पर भी उन का मध्य दो दो से ही बनेगा इस लिय वहाँ अन्तरा शब्द से विग्नह 
होगा। बहुतों मै मध्य का ठीक मापदण्ड न होने से वहां अन्तरा शब्द से विग्रह न हो 
` कर अन्तर शब्द से होगा । अन्तर का अर्थ व्यवधान, विवर है । बहुतों में अन्तर के 
अविद्यमान हाने पर संयोगसंज्ञा होगी । 

` उक्त विग्रह (अविद्यमाना अन्तरा येषाम्‌ ) करने पर भी हळू समुदाय में बहुतों 
की ही संयोगसंज्ञा प्राप्त होती है। दो २ की नहीं । क्योंकि “दो दो अवयव वाले 
समुदाय को? इस अर्थ वाली द्वयोद्व्योः इस षण्ठी से जिन वणी के मध्य सें आप 
अन्य को अविद्यमान कहते हैं वे तो बहुत हैं। यह ठीक दै कि उन में दो २ का बीच 
ठीक बन जायगा लेकिन जब वे दो २ ही अब्यवहित होंगे तो बहुत बन जायेंगे उस _ 
अवस्था में बहुतों की ही संयोगसंज्ञा प्राप्त होगी । 


अच्छा तो हळू समुदाय की ही संयोगसंज्ञा मान छो। यद जो मङ्क्ता 
मङ्क्तुम्‌ में दोघ दिया था वह कोई दोष नहीं। क्योकि मिदचोन्त्यात्परः 
का अपवाद मस्जेरन्त्यातूवो मिदनुषङ्गसंयोगादिलोपार्थम्‌ यह वार्तिक दै । उससे 
सस्ज्‌ के जकार से पूर्व नुम्‌ होगा मकार के अकार से परे नहीं होगा तो सकार 
के संयोगादि हो जाने से स्कोः० सूत्र से सकार का लोप सिद्ध हो जायगा। उसे 
वार्तिक का अथे हे--मस्ज्‌ घांतु के अन्तिम अक्षर जकार से पहले मित्‌ अर्थात्‌ 
नुम्‌ का आगम होता है अनुषङ्गकोप ( चुम्‌ के नकार का खोप ) और संयोगादि 
लोप को सिद्धि के लिये । अनुषन्न यह लुम के नकार की पूर्वाचार्यकतत संज्ञा है । 
अनुषङ्ग का उदाहरण मग्नः मग्नवान्‌ है । (मस्जूक्त, क्तवतु) यहां मस्ज्‌ धातु से 
क्त, क्तवतु परे रहते मस्जिनशोईलि से प्राप्त नुसागम मस्जेरन्त्यात, पूवेः० इस वचन 


से मस्ज के जकार से पूर हो जायगा तो नकार के उपधा भ्रं आजानेसे अनिदितां | 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


२०८ व्याकरणमद्दाभाष्य 


अथवा अविशेषेण संयोगसंज्ञा विज्ञास्यते दृयोरपि बहुनामपि । 
तत्र इयोयो संयोगसंज्ञा तदाश्रयो लोपो भविष्यति । यद्प्युच्ते इह 
निर्छेयात्‌ निरलायात्‌ निर्म्लेयात्‌ निम्लायात्‌ “वान्यस्य संयोगादेः” इत्येत्वं 
न प्राप्तोति | अङ्गेन सयोगादि विशेषयिष्यामः । अङ्गस्य सयोगादेरिति। 
एवं तावत्सर्वमाङ्ग - परिहृतम्‌ । यदप्युच्यते इह च गोमान्‌ करोति 
यवमान्‌. करोतीति 'संयोगान्तस्य लोप' इति लोपो न प्राभोतीति, पदेन. 
संयोगान्तं विशेषयिष्यामः | पदस्य संयोगान्तस्येति । यदप्युच्यते इह 
च निग्लीनो निर्म्लांन इति संयोगादेरातो धातोः' इति निष्ठानत्वे न 
प्राभोतीति धातुना संयोगादि विशेषयिष्यामः ।  धातोः सयोगादे- 
रिति । 


I 
हल उपधायाः क्ङिति सूत्र से नकार का लोप सिद्ध हो जायगा और साय ही 
सकार के संयोगादि हो जाने से स्क्रो:० सूत्र से सकार का लोप भी सिद्ध हो 
जायगा । | । के कक 
अथवा अव्यवदित हळू समुदाय की उपस्थिति में सामान्यरूप से दोनों 
की संयोगसंज्ञा मानी जायगी--बहुतों की भो और दो दो को भी। जहाँ केळ दो 
ही होंगे वहां तो दो की होंगी। किन्तु समुदाय में दोनों पक्ष माने जायेंगे तो 
मङ्क्ता मङ्क्तुम्‌ में मस्ज के मकार के अकार से परे जुम्‌ करने पर भी नसज 
इस समुदाय में सज भी संयोग है, उसके आदिभूत सकार का स्कोः० सूत्र से 
' लोप हो जायगा। जो निर्लेयात्‌ आदि में दोष कहा था वह भी दोदो की. 
सयोगसंज्ञा मानने पर न होगा । यद्यपि निग्झैयात्‌ इत्यादि मे रग रू आदि तीन 
इलं का समुदाय दै इस छ्यि जहां गल आदि दोनों की संयोगसंज्ञा होने से 
इृष्टसिड दोगा वहां रेफादिसहित सपुदाय की भी संयोगसंज्ञा होने से दोष प्रा 
होता है तयापि उसका समाधान यद है कि. वान्यस्य संयोगादेः आदि में संयोगादि 
को अङ्ग स विशिष्ट बनायेंगे अर्थात्‌ अङ्ग जो संयोगादि उसको एत्व विकल्प होता 
है ऐसा अथै करेंगे। निर्‌ का रेफ अङ्ग में शामिल नहीं हे वह समुदाय से छूट 
जायगा । इस प्रकार संस्वरिषीध आदि सब अङ्गाधिकारीय प्रयोगों में दोष का 
परिहार हो गया । गोमान्‌ करोति यहां भी नतक समुदाय की संयोग संज्ञा होने 
पर संयोगान्त को पद से विशिष्ट बनायेगे अथौत्‌ पद जो संयोग़ान्त उसका लोप 
होता है ऐसा अर्थ करेंगे तो करोति का ककार स्वयं समुदाय से छूट जायगा। निग्लांनः 
में भी रगछ समुदाय की संयोगसंज्ञा में संयोगादेरातो धातोः सूत्र के संयोगादि 
शब्द को धातु से विशिष्ट बनायेंगे अर्थात्‌ घातु जो संयोगादि उस से परे निष्ठा- 
नत्व होता है ऐसा अथ करेंगे तो निर्‌ का रेफ स्वयं समुदाय से छूट जायगा । 


_00-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


चतुर्थ आह्निक २०९ 
स्वरानन्तर्हितवचनम्‌ | 


स्वरेरव्यवहिता 'हलः संयोगसंज्ञा भवन्तीति वक्तव्यम्‌ । कि 
प्रयोजनम्‌। व्यवहितानां मा भूत्‌। पचति पनसम्‌॥ 


नजु चानन्तरा इत्युच्यते तेन व्यवहितानां न भविष्यति ॥ 


दृष्टमानन्तर्य व्यवहितेपि । व्यवहितेप्यनन्तरदाव्दो रद्दयते | तद्यथा 
अनन्तराविमौ ग्रामावित्युच्यते तयोञ्चैवान्तरा नद्यश्च पर्वताश्च 
भवन्तीति ॥ 


यदि तर्हि अनन्तरशब्दरो व्यवहितेपि भवति आनन्तर्यंचचन- 
मिदानीं किमर्थे स्यात्‌ । 

आनन्तर्यंचचनं किमर्थमिति चेदेकप्रतिषेघाथम्‌ । पकस्य ` हलः 
संयोगसंज्ञा मा भूदिति ॥ | 

कि च स्याद्‌ यद्येकस्य हलः संयोगसंज्ञा स्यात्‌ ? 

इयेष उवोष । इजादेश्च णुरुमतोनूच्छ इत्याम्‌ प्रसज्येत ॥ 


“खर अर्थात्‌ अच उन से अनन्वित अन्यवहित इलो को संयोगसंज्ञा होती है हेला . 
कहना चाहिये । क्या प्रयोजन. है? पचति पनसम्‌ यहाँ पनसम्‌ में सकार मकार के बीच 
में अकार का व्यवधान है । उसके व्यवधान मै सकार मकार की संयोगसंज्ञा न हो । 
अन्यथा स्कोः संयोगाद्योरन्ते च सूत्र से संयोगादि सकार का लोप प्राप्त होता है । 

यदि कहो कि सूत्र में अनन्तराः यह कहा हुआ है उस से अच के व्यवधान 
में सयोगसंज्ञा न होगी तो इसका उत्तर है-- 

व्यवघान में भी अनन्तर शब्द का प्रयोग दीखता हे । जैसे-अनन्तरो इमौ 
ग्रामौ । यद्द दोनों गांव एक दूसरे के अनन्तर हें ऐसा कहते हैं लेकिन उन के मध्य 
में नदियां और पहाड़ होते हैं । 

यदि कहो कि व्यवधान में भी अनन्तर शब्द का प्रयोग होने पर सूत्र में 
अनन्तराः यह किस लिये कहा गया है तो उत्तर है-- 

एक हळू की संयोगसंज्ञा रोकने के लिये सूत्र में अनन्तरा: कहा गया हवेत 

क्या हो जायगा यदि एक हळू की भी संयोगसंज्ञा हो जावे! 

यही होगा कि इयेष उवोष ( इष्‌ उष्‌-लिट्‌ तिप्‌ णङ्‌ ) यहां इष्‌ उष्‌ धातुओं . 
के हळू धकार को संयोगसंज्ञा होने पर संयोगे गुरु से इ, उ की गुरुसंज्ञा होगी तो 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri . 


२१० ब्याकरणमहा भाष्य 


नवाइतजातीयव्यवायात्‌ । 


नवा एष दोषः। कि कारणम्‌। अतज्ञातीयस्य व्यवायात्‌ । 
अतञ्जातीयकं हि लोके व्यवधायकं भवति । कथं पुनशॉयते अतज्जातीयकं 
हि लोके व्यवधायकं भवतीति । एवं हि कंचित्‌ कश्चित्‌ पृच्छति- 
अनन्तरे पते घ्राह्मणकुले इति। स आह नानन्तरे । व्रषलङुलमनयो- 
रन्तरेति ॥ | 

कि पुनः कारणं क्कचिदतज्जातीयकं हि लोके व्यवधायकं भवति 
कचिन्नेति ? ॥ 


सर्वत्रैव ह्यतज्ञातीयकं व्यवधायकं भवति ॥ 
कथमनन्तराचिमौ ग्रामाविति? ॥ 


ग्रामशब्दोऽयं बह्वर्थः । अस्त्येव शालासमुदाये वर्तते । तद्यथा- 
ग्रामो दग्ध इति । अस्ति वाटपरिक्षेपे वर्तते । तद्यथा ग्रामं प्रविष्ट 
इति। अस्ति मनुष्येषु बतते। तद्यथा ग्रामो गतो ग्राम आगत इति । 
ET क ट्स णमा" 


धातु गुरुमान हो जायेंगे । इजादि हैं ही । तब इजादेश्च गुरुमतो$तृच्छः सूत्र से लिट 
परे रहते भाम्‌ विकरण प्राप्त होगा । 

यह कोई दोष नहीं हे । क्योकि अपने से भिन्न जाति वाळे का ही व्यवधान 
माना जाता है । अपने समानजातीय का नहीं । कैसे जाना ? लोक में यही दीखता है 
कि भिन्न जातिवाला ही व्यत्रधायक होता है । कोई किसी से यूं पूछता है ये दोनों 
ब्राह्मणकुळ अनन्तर हैं ! अन्यवहित हैं ? वह उत्तर देता है नहीं। अनन्तर नहीं है। 
इन के मध्य में शूद्रक का व्यवधान है । 

क्या कारण है लोक में कहीं तो भिन्नजातीय का व्यवधान माना जाता है 
कहीं नहीं माना जाता ! 


सभी जगह लोक मै भिन्नजातीय का व्यवधान माना जाता है । 

फिर अनन्तराविभौ ग्रामौ, यह प्रयोग कैसे होता है ! 

ग्राम शब्द के बहुत से अर्थ हैं । एक तो बहुत घरों का समूह ग्राम कहलाता 
है । जैसे ग्राम जल गया । यहां घरसमूद के लिये ग्रांम शब्द प्रयुक्त हुआ दै । एक . 
काँटों वाला निकृष्ट माग या बाडा भी आम कहाता है | जैसे आम में घुस गया । 
यहाँ कण्टकाकीण मागे बाड़ या इसशान के लिये आम का प्रयोग है । एक 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri™ 


चतुर्थ आह्विक २११ 


- अस्ति सारण्यके ससीमके सस्थण्डिलके वर्तते। तद्यथा ग्रामो लब्ध 
इति । त्यः सारण्यके ससीमके सस्थण्डिलके वर्तते तमभिसमी- 


क्ष्यैतत्‌ प्रयुज्यते अनन्तराविमौ ग्रामाविति। सर्वत्रैव ह्येतज्जातीयकं 
व्यवधायकं भवति ॥ 


यु्नासिकावंचनोऽनुनासिकः ॥१।१।८॥ 
किमिद सुखनासिकाबचनम्‌ ? ॥ 
सुखं च नासिका च सुखनासिकम्‌ । सुखनासिकं वचनमस्य 
सोऽयं सुखनासिकावचनः ॥ 
यद्येवं सुखनासिकचचन इति प्राप्नोति । 


_ 0000 esse 2 SN 
सचुष्यवाचक ग्राम शब्द है । जैसे आम गया आम आ गया । यहां मनुष्यों के लिय 
ग्राम शब्द का प्रयोग है। एक अरण्यसद्दित सीमासद्दित और पहाडी टीले आदि 
भूमि सहित आम कहलाता है । जैसे गांव की सीमा आते पर कह देते हैं-आम-आं 
गया । इन उक्त अरथा में जो अरण्य सीमा पर्वत आदि सहित अथै वाला ग्राम शब्द 
है उस का विचार करके अन्तराविमौ ग्रामौ (ये दो गांव व्यवधान रहित हैं ) 
यह प्रयोग होता है । उस अथे में नदी पवेत आदि से ग्राम मिन्नजातीय नही रहता 
हे इसलिये सर्वत्र भिन्न जातीय का ही व्यवधान होता है या भिन्नजाति वाला ही 
व्यवधान करने वाला होता है यह समझना चाहिये । हलोनन्तराः सूत्र में हळू से 
भिन्न जाति वाले स्वर (अच) ही हैं अतः उन के व्यवधान का निषेध संयोगसंज्ञा 

. से समझा जायगा तो स्वरानन्तर्हितवचनम्‌ इस वचन की कोई आवश्यकता नहीं है। 

यहां भाष्यकार ने जो ग्राम शब्द के कई अथे कहे हैं वे आधुनिक कोषों में 
अन्बेषणीय हैं । कुछ छोग अर्थमेद होने पर भी शब्द में भेद नहीं मानते। उन के 

मत में एक ही शब्द अनेकार्थबोधक शक्ति रखता है इस लिये एक ही आम शब्द . 

भिन्न.२ अथौ का बोधक है किन्तु कुछ लोग अथे के भेद -होने से शब्द में भी भेद 

मानते हैं । उन के मत में शाळासमुदाय आदि शिन्न २ अर्थो के वाचक आम शब्द 
भी भिन्न २ हैं । यहां भाष्यकार ने अथैमेद से शब्दभेद मानते हुए भिन्न २ आम 
शब्द स्वीकार किये हैं ॥ 
सूत्र में यह सुखनासिक्रावचनः क्या ६ * 
सुख और नासिका इन दोनों का समाहार इन्दर: उता है 
सुखनासिक जिस का वचन है, उच्चारणसाधन है वह मुखनासिकादचन दै। _ 


तब तो मुखनासिक्रवचनः ऐसा होना चाहिये । 


८८-७0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


२१२ व्याकरणमहाभाष्य . ` 


निपातनाद्‌ दीर्घत्बं भविष्यति । अथवा सुखनासिकमावचनमस्य 
सोऽयं सुखनासिकावचनः । अथ किमिद्‌मावचनमिति । ईपद्दचनमावचन- 
म्‌। किंचिन्सुखवचनं किंचिन्नासिकावचत्तम्‌ । सुखद्वितीया वा नासिका 
बचनमस्य सोऽयं मुखनासिकावचनः । मुखोपसंहिता वा नासिका 
वचनमस्य सोऽयं मुखनासिकावचनः ॥ 


अथ मुखग्रहणं किमर्थम्‌? 


नासिकावचनोचुनासिकः इतीयत्युच्यमाने यमाचुस्वाराणामेव | 
प्राप्नोति | मुखग्रहणे पुनः क्रियमाणे न दोषो भवति ॥ 


अथ नासिकाग्रहणं किमर्थम्‌? ॥ 


इस सूत्र में निपातन से दीधै होकर मुखनासिक्रावचनः हो जायगा | या इस 
में आवचन शब्द समझँगे । आवचन का क्या अर्थ होगा ? इषत्‌ (थोड़ा) अर्थ में आङ्‌ 
शब्द मानकर थोड़ा वचन उच्चारण साधन ऐसा अर्थ होगा । जिस में कुछ मुख से बोला 
जाय कुछ नासिका से, उसे मुखनासिकावचनः ऐसा कहेंगे । या सुखद्वितीया नासिका 
अथवा मुखोपसंहिता नासिका मुखनासिका । इस प्रकार मध्यमपद्ळोपी तत्पुरुष 
समास करके उसका वचन शब्द के साथ बहुत्रीहि समास करेंगे। उस अवस्था . 
में समाहारद्वन्द्व न होने से नासिका को हस्व न होगा तो इष्ट रूप बन जायगा: 

मुखग्रहण किस लिये किया है? 


सुखग्रहण के अभाव में केवळ नासिकावचनोनुनासिकः इतना सूत्र होने पर 

यम और अनुस्वार की ही अनुनासिकसंज्ञा प्राप्त होगी। कूँ खुँ शुँ घँ ये ४ यम 
हैं । पलिक्‌क्नी, चखूल्नलुः, जगूग्मिः, जघुध्नुः यहां वर्गों के पञ्चम अक्षर परे रहते 
जो क, ख, ग, घ हैं उनके पूर्वेवती क, ख, ग, घ यम कहाते हैं। और ° यह 
अनुस्वार का चिह्न है । अनुस्वारयमानां च नासिका स्थानमिष्यते इस पाणिनि शिक्षा . 
के वचनानुसार अनुस्वार और यमों का नासिका स्थान दे । ये केवल नासिका 
से बोले जाते हैं । इनकी अनुनासिकसंजा होने से आङोनुनासिकइछन्दसि इत्यादि 
अनुनासिकविधान स्थलों में ये ही आदेश ग्राप्त होंगे जो कि अनि हैं । विइवनो- 
रनुनासिकस्यात्‌ इत्यादि अनुनासिक के अनुवादस्थलों में इनका अभाव होने से 
डन सूत्रों के अर्थ की अप्रतिपत्ति होगी। इसलिये नासिका के साथ मुखग्रहण 

` भी करना चाहिये । मुखग्रहण करने पर जो सुख और नासिका दोनों से बोळे जाते 
हैं छ, म, ण, न, म इत्यादि, उनकी अनुनासिकसंज्ञा हो जायगी तो कोई दोष न होगा। 


नासिका ग्रहण किस ल्यि किया है ? 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


चतुथै आह्निक २१३ 


सुखवचनोनुनासिक इतीयत्युच्यमाने कचटतपानामेब प्राप्नोति । 
नासिकाग्रहणे पुनः क्रियमाणे न दोषो भवति ॥ 


मुखग्रहणं शक्यमकर्तुम्‌। केनेदानीमुभयचचनानां सिद्ध भविष्यति । 
पासाद्वासिन्यायेन । तयथा. केचित्प्रासादवासिनः। केचिद्‌ भूमिवासिनः। 
केचिदुभयवासिन *। तत्र ये प्रासादवासिनो, गृह्यन्ते ते प्रासादवासिग्रहणन। 
ये भूमिवासिनो, गह्यन्ते ते भूमिवासिभ्रहणेन । ये तृभयवासिनो, 
ग्रह्यन्त ते प्रासादबासिग्रहणन भूमिवासिग्रहणेन च । एवमिहापि 
केचिन्मुखवचनाः । केचिन्नासिकावचनाः । केचिदुभयवचनाः । तत्र ये 
झुखवचना, गृह्यन्ते ते मुखग्रहणेन । ये नासिकावचना, गृह्यन्ते ते 
नासिकाग्रहणेन । ये उभयवचना, गृह्यन्ते ते मुखग्रहणेन नासिकाः 
ग्रहणेन च ॥ § 

नासिकाग्रहण के अभाव में मुखवचनोनुनासिकः इतना सूत्र होने पर जो 
केरळ सुख से बोले जात हैं क च ट त प आदि, उनकी अनुनासिकसंज्ञा प्राप्त होगी । 
उस अवस्था में पक्रम्‌ (पच्‌-क्त) यहां पच्‌ धातु के चकार को अनुनासिक मान 
कर उससे कित्‌ क्त प्रत्यय परे र" अनुदात्तोपदेशवनति० सूत्र से चकार का 
लोप प्राक्त होगा । ओदनं पचतीति ओदनपक्‌ यहाँ क्किबन्त पच धातु के चकार को 
अनुनासिक मान कर क्किप्‌ परे रहते अनुनासिकस्य क्रिझेलोः क्ङति सूत्र से उपधा- 
दीघे प्राप्त होगा । इसलिय मुखग्रहण के साथ नासिका ग्रहण भी करना चाहिये । 
नासिकाग्रहण करने पर कोई दोष न होगा | उस से मुख ओर नासिका दोनों से बोले 
जाने वाले वर्ण की ही अनुनासिकसंज्ञा सिद्ध हो जायगी । 


सूत्र मे मुख ग्रहण तो हटा ही देना चाहिये । यदि कहा मुखग्रहण के अभाव 

में मुख ओर नासिका दोनों से बोले जाने वाले वणी को केसे अनुनासिकसंज्ञा होगी 
तो इसका उत्तर है - प्रासादवासिन्याय से । जैसे कुछ लोग प्रासाद (मइ) में 
रहनेवाले हों । कुछ भूमि परं रहने वाळे हों । कुछ प्रासाद और भूमि दोनों पर रहने 
वाले हों । उन में जो केवळ प्रासाद में रहने वाळे हैं वे प्रासादवासी कहलायेंगे । जो 
केवळ भूमि पर रहने वाले हैं वे भूमिवासी कहछायेंगे। जो प्रासाद झर भूमि दोनों 
पर रहने वाळे हैं वे प्रासादवासी और भूमिवासी दोनों कहलायँगे । इसी प्रकार यहां 
भी कुछ वर्ण मुख से बोले जाते हैं वे मुखवचन कहलायेंगे । कुछ नासिका से बोळे 
जाते हैं वे नासिकावचन कहछायेंगे । कुछ मुख और नासिका दोनों से बोले जाते हः 

` चे मुखवचन और नासिकावचन दोनों ही कहरायेगे । 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


२१३ ` च्याकरणमद्दाभाष्य 


भवेदुभयवचनानां सिद्धम्‌। यमाचुस्वाराणामपि प्राप्नोति 


नैव दोषो न प्रयोजनम्‌ ॥ 
इतरेतराश्रयं तु भवति। का इतरेतराश्रयता १ सतोचुनासिकस्य 
संज्ञया भवितव्यम्‌ । संज्ञया चालुनासिको भाव्यते । तदितरेतराश्रयं 
भवति । इतरेतराश्रयाणि च कार्याणि न प्रकल्पन्ते ॥ ; 
अनुनासिकसंज्ञायामितरेतराश्रये उक्तम्‌ । 
किमुक्तम्‌ । सिद्ध तु नित्यशब्दत्वादिति’ । नित्याः शब्दाः । 
नित्येषु च शब्दे सतोचुनासिकस्य. संज्ञा क्रियते । न संशया 
अनुनासिको भाव्यते ॥ 
यह ठीक है कि जो वर्ण सुख और नासिका दोनों ज्ज. हज ज दयः नासिक दोनों गोड जाते है थे बोले जाते हैं वे 
सुखवचन या नासिकातचन दोनों कहे जा सकते हैं जैसे ङ जण न म आदि । 
केवळ नासिकावचनोनुनासिक्रः इतना सूत्र होने पर भी उन की अनुनासिकसंशा 
सिद्व हो जायगी, लेकिन जो केवळ नासिका से ही बोळे जाते हें जैसे यम और 
अनुस्वार, वे भी तो नासिक्रावचनः० इतने सूत्र से अनुनासिक प्राप्त होंगे जो कि 
अनिष्ट हैं । 
यभ और अनुस्वारों की अनुनासिकसंजा होने पर न तो कोई दोष है और 
न प्रयोजन है । क्योंकि अनुनासिक के अनुवादस्थलो में तो उन का सवथा अभाव 
ही है । रहे विधिस्थछ, उन में भी स्थानेन्तरतमः इस अन्तरतम परिभाषा से 
मुखत्रचन के स्थान में मुखनासिका दोनों से बोळे जाने वाला वर्ण ही आदेश होगा, 
न केवल नासिका से बोळा जाने वाळा ॥' 
अनुनासिकसंज्ञा में इतरेताश्रयदोघ तो आता है? केसा इतरेतराश्रयदोष ? 
यही कि अनुनासिक वर्ण के पहळे से विद्यमान होने पर तो अनुनासिकसंज्ञा होगी । 
और अनुनासिकसंज्ञा द्वारा अनुनासिक वणे का विधान होगा यह इतरेतराश्रय दोष 
है। इतरेतराश्रय या अन्योन्याश्रय का अर्थे है--एक दूसरे के सहारे से दोना। यह 
हो तो वह हो और वह हो तो यह हो इस प्रकार एक दूसरे पर आश्रित होने बाळे 
कार्य नदी दो सकते । 

_ अनुनासिकसंज्ञा में प्राप्त इतरेतराश्रय दोष के विषय में पहले ृद्धिरादैच्‌ 
सूत्र मे समाधानं कह चुके हैं कि शब्द नित्य है। नित्य शब्दों में पहले से ही 
अनादि काल से अनुनासिक वणे विद्यमान है। उस को विद्यमान मान कर अनुनासिक 

५.० 2 कप 2: य य जन 


१. इस प्रकार मुखग्रहण का खण्डन कर दिया गया है । 


७ 0-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


Rp ME 


७ 
0000 कदा -०---०& NCNM, "Ce 


चतुथे भाह्विक २१५ 
यदि तर्हि नित्याः शब्दाः किमर्थ शास्त्रम्‌ ?॥ 
किमर्थे . शास्त्रमिति चेननिवर्तकत्वात्‌ सिद्धम. 


निवर्तकं हि शास्त्रम्‌। कथम्‌। आङस्मायविशोषेणोपदिष्टोऽनञञ- 
नासिकस्तस्य सर्वत्रानजुनासिकबुद्धिः प्रसक्ता । तत्रानेन निवृत्तिः 


क्रियते। छन्द्स्यचि परत आङोऽननुनासिकस्य प्रसङ्गेलुनासिकः 
साधुर्भवतीति ॥ 


तुस्यास्यप्रयत्नं सवर्णम्‌ ॥१।१।९॥ 
तुळ्या संमितं तुल्यम्‌। आस्यं च प्रयत्नच आस्यप्रयत्नम्‌। 


संशा हो जायगी । अनुनासिकसंज्ञाद्वारा नया अनुनासिक वर्ण नहीं बिधान 
किया जाता । 

___ यदि शब्द नित्य हैं, पूवे से ही अवस्थित हैं तो अनुनासिकसंजा द्वारा 
अनुनासिकविधान शाख किस लिये है? 


नित्य शब्दों में अनुनासिक विधान शाख अभीष्ट विषय में अनुनासिक के 
अभाव को निवृत्त करने के लिये है । जैसे--आडोनुनासिकरछन्द्सि यह अनुनासिक 
विधान शास्त्र आङ्‌ शब्द को अनुनासिक विधान करता है। उस विधान शास्त्र 
स्‌ पूवे आङ शब्द इस अध्येता के लिये सामान्य रूप से अनुनासिकरह्दित 
उपदि है। उस आङ्‌ को वह अध्येता सर्वत्र अनुनासिकरदित ही समझता 
किन्तु अनुनासिक-विधान शास्त्र उसकी इस बुद्धि को अभीष्ट विषय में निवृत्त 
कर देता है जिससे वह समझ जाता है कि छन्द में. अच्‌ परे रहते आङ को 
अनुनासिक प्रयुक्त करना साधु है। वहां अनुनासिकरहित प्रयोग झञ्जद्ध दै। 
असा दै । इस प्रकार नित्य शब्द रइते हुए भी शास्त्र का प्रयोजन सिद्ध हो 
जाता है। | 

तुत्यास्यप्रयत्नम्‌ इस समस्त शब्द के अन्तवर्ती पदों का विग्रहपूर्वक अर्थ 
दिखाते हें--तुळ्य़ा संमितं तुल्यम्‌ । जो तुला अर्थात्‌ तराजू से ठीक तुळा हुआ है 
वह तुल्य होता है । यहाँ तुळा शब्द केवल तुल्य की व्युत्पत्ति द्वारा साधुत्व 
प्रदशन के लिये उपयुक्त हुआ है । वैसे तुल्यशब्द प्रवीण कुशळ आदि की तरह 
सदृश अथे में रूढ है । इसमें अवयवार्थ कुछ नहीं । स्वभावतः सदश अर्थ में तुल्य 
शब्द की प्रवृत्ति होने से वही उसका प्रवृत्तिनिमित्त है । आस्य और प्रयत्न का 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


२१५ व्याकरणमहांभांष्यं 
तुल्यास्यं च तुल्यप्रयत्न॑ च सवणेसंक्षं भवति । 

कि पुनरास्यम्‌? 

लौ किकमास्यम्‌। ओष्ठात्‌ प्रभ्रति प्राक्‌ काकलकात्‌ । 

कथं पुनरास्यम्‌ ! 

अस्यन्त्यनेन वर्णानिति आस्यम्‌। अन्नमेतदास्यन्दते इति बा 
आस्यम्‌ । 

अथ कः प्रयत्नः ? 

प्रयतनं प्रयत्नः । प्रपूचांद्‌ यततेर्भावसाधनो नङ्‌ प्रत्ययः । 

यदि ळौकिकमास्यं, किमास्योपादाने प्रयोजनम्‌। सर्वेषां हि तत्‌ 
तुल्यम्‌ ॥ ँ 
समाद्दारइन्ड्र होकर आस्यप्रयत्नम्‌ बनता है। फिर उसका तुल्य शब्द से बहुव्रीहि- 
समास करके सूत्र का अभ्रे होगा--आस्य ओर प्रयत्न जिसके तुल्य हैं उसकी सवणे- 
संज्ञा होती है। . 5 

आस्य किसे कहते हैं ! 

लोकप्रसिद्ध मुख को आस्य कहते हैं। जो ओप्ठ से लेकर काककक 
( टेंभा नामक ग्रीवा में उभरा हुआ प्रदेश ) से पूर्व तक शरीर का अवयव है । 

मुख को आस्य क्यों कहते हैं ! 

क्योंकि इस मुख से वर्णौ को फैंकते हैं, उच्चारण करते हैं, बाहर निकालते हैं 
इसलिये सुख को आस्य कहते हैं। .या खाया जाता हुआ अन्न इस सुख को 


गीला करता हे इसलिये भी मुख को आस्य कहते हें । असु क्षेपण या आङ्पूर्वक _ 


स्यन्दू इन धातुओं से आस्य शब्द सिद्ध होता है । 
प्रयत्न किसे कहते हैं ? 

. चणो के उच्चारण में जो जिह्वा के अग्र उपाग्र आदि भागों से स्परे या 
हरकत होती है उसे प्रयत्न कहते हैं । प्रपूरक यत्‌ धातु से भाव में यजयाचयत- 
विच्छप्रच्छरक्षो नङ्‌ सूत्र से नङ्‌ प्रत्यय होकर प्रयत्न शब्द सिद्ध होता है । 

यदि लोकप्रसिद्ध मुख ही आस्य है तो सूत्र में आस्यग्रहण करने का 
क्या प्रयोजन है ! क्‍योंकि मुख तो सभी वर्णों के उच्चारण में तुल्य है। मुख 
के व्यापार के विना किसी वणे का उच्चारण संभव नहीं । 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


चतुर्थ आह्विक २१७ 
वक्ष्यत्येतत्‌--प्रयत्नविशेषणमास्योपादानमिति | 
सतर्णसंज्ञायां मिनदेशेष्त्रातेप्रसङ्ग; प्रयत्न सामान्यात्‌ | 


९. ७ ७ ~ ज्देशष्वतिपसङ्ग 
ड सवणसंक्षाया भिन्नदेशोष्वतिप्रसङ्गो भवति । जबगडद्शाम्‌ । 
कि कारणम्‌ । प्रयत्नसामान्यात्‌ । एतेषां हि समानः प्रयत्नः ॥ 


सिद्धं त्वास्ये तुल्यदेशाग्रयत्नं सवर्णम्‌ 


5 सिद्धमेतत्‌ । कथम्‌ ।- आस्ये येषां तुल्यो देशः प्रयत्नश्च ते 
सवणसंज्ञा भवन्तीति वक्तव्यम्‌ ॥ 


एवमपि किमास्योपादाने प्रयोजनम्‌ । सर्वेषां हि तत्‌ तुस्यम्‌॥ 


मयत्न विशेषणमास्योपादानम्‌ । सन्ति ह्यास्याद्‌ वाह्याः प्रयत्नाः। 
ते हापिता भवन्ति। तेषु सत्स्वसत्स्वपि सवर्णसंज्ञा सिद्धा भवति। ` 


यह बात अभी आगे कहेंगे कि प्रयत्न का विशेषण बनाने के लिए सूत्र में 
आस्य अहण किया है । 
सवर्णसंज्ञा करने में जिन वर्णो का स्थान भिन्न है, किन्तु प्रयत्न तुल्य है 

उन की सवर्णसंज्ञा प्राप्त होती है। जैसे जब ग ड द्‌ इन वर्णों का स्प्रष्टसञ्ञक 

प्रयत्न तो तुल्य है किन्तु स्थान सब का भिन्न भिन्न है। ज का ताछ। ब का ओ०। 
गा का कण्ट। ड का मूधा और द का दन्त । अभी तक तुत्यास्य प्रयत्नं सवर्णम्‌ 
इस सूत्र का यही अर्थ है कि जिन का मुख और प्रयत्न तुल्य हो वे सवर्णसंशक 
होते हैं । इन सब का सुख और प्रयत्न तुल्य है केवल स्थान भिन्न है । इस लिये 
सुख और प्रयत्न के तुल्य होने से इन की आपस में सवर्णसंज्ञा प्राप्त होती है । 

अच्छा तो आस्ये येषां तुल्यो देशः प्रयत्नश्च ते सवर्णसंज्ञा भवन्ति ऐसा सूत्र 
बना देंगे तब जब ग ड द्‌ की सवणेसंज्ञा न होगी। उस सूत्र का अर्थ होगा 
सुख में जिन वणो का स्थान और प्रयत्न तुल्य है उन की सवर्णसंज्ञा होती है। ज ब 
रा ड द का स्थान तुल्य न होने से सवर्णसंज्ञा होगी । 

इस नये सूत्र में भी आस्य ग्रहण का क्या प्रयोजन है क्योंकि स्थान और 
प्रयत्न तो सुख में ही होते हैं । वह सब का तुल्य है। 


आस्ये येषां तुल्यो देशः० इस नयें सूत्र में आस्यग्रहण प्रयत्न का विशेषण 
बनाने के लिये किया गया है । आस्य अर्थात्‌ सुख, उस में जो स्पष्ट ईषत-स्पृष्ट आदि 
प्रयत्न होते हैं उन की तुल्यता होने पर सवर्णसंज्ञा हो। मुख से बाहर जो विवार 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


२१८ “ व्याकरणमदाभाण्य 


के पुनस्ते? विवारसंवारौ, श्वासनादौ, घोषवदघोषता, अल्पप्राणता, 
महाप्राणतेति। तत्र वर्गाणां प्रथमद्वितीया . विद्वतकण्ठाः श्वालाइमदाना 
अघोषाश्च । पकेऽल्पप्राणा इतरे महाप्राणाः । तृतीयचतुर्थाः संचृतकण्ठा 
नादानुप्रदाना घोषवन्तः | एकेऽस्पप्राणाः । अपरे महाप्राणाः । स 
तृतीयास्तथा पञ्चमाः । आजुनासिक्यवजैम्‌। आजुनासिक्यमषामा 
शुणः॥ | 
एचमप्यवर्णस्य सवर्णसंज्ञा न प्राप्नोति । वाहं ह्यास्यात्‌ 
स्थानमवर्णस्य ॥ 
सर्वसुखस्थानमवर्णमेक इच्छन्ति ॥ 
एबमपि व्यपदेशो न प्रकल्पते-आस्ये येषां तुल्यो देश इति ॥ 
MM eS 5 सकमन ळे 
संवार आदि प्रयत्न होते हैं उन की तुल्यता सबणेसंज्ञा में आवश्यक नहीं । सवणे- 
संज्ञा में बाह्य प्रयत्न छोड़ दिये जायेंगे । उन की तुल्यता होने न होने पर भी 
सवणेसंज्ञा हो जायगी । वे बाह्य प्रयत्न कौन से हैं ? विवार, संवार, श्वास, नाद, 
घोष, अघोष, अल्पप्राण और महाप्राण ये बाह्य प्रयत्न हें, उन में कवर्ग आदि 
` पाँच वर्गों के पहले दूसरे क ख चछ आदि वणे विवार श्वास अघोष हैं। उन में 
भी पहले क च टत प ये चर्ण अल्पग्राण हैं । दूसरे खछ ठथफ ये वेण महाप्राण 
ह । तीसरे चोथे ग घ ज झ आदि वणे संवार नाद घोष हें । उन में “भी तीसरे 
 गजडदबअल्पप्राण हैं और चौथे घ झ ढ घ स महाप्राण हे । पांचवें ङ ज 
ण न म वर्ण तोसरे वणो के समान हैं केवळ अनुनासिक धर्म को छोड़ कर । 
अनुनासिक धम इन पांचवें वर्णो का अधिक है । अर्थात्‌ पांचवें वर्ण संवार नाद 
घोष अल्पप्राण तथा अनुनासिक हें । र 
ऐसा होने पर भी अवण की सव्णेसंज्ञा नहीं प्राप्त होती । क्योंकि कुछ 
आचायों के मत में अवण का स्थान काकलक से नीचे ग्रीवा के जोड के आसपास है । 
वह आस्य से बाहर है । आस्य में नहीं आता । 
.अवण की सवर्णसंज्ञा हो जायगी । क्योंकि कुछ आचार्य अवर्ण का स्थान 
सारा मुख में दी मानते हें ॥ उन के मत सें आस्य के अन्दर ही अवणे आ 
जायगा । द 
अवण का स्थान सारा मुख मानने पर मुख ही अवर्ण का स्थान हो 
गया । सुख में स्थान न रहा। उस अवस्था में सुख में जिनका स्थान तुल्य दै यह 
व्यपदेश ( कथन ) नहीं बनेगा। 


७ 0-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


“२... 


ट्क कक 


Ri सया 


७0 SRS SE तत त त वि साता SD 


paises ia 


चतुर्थ आह्विक २१९ 
व्यपदेशिवद्धावेन व्यपदेशो भविष्यति ॥ 


सिध्यति । सूत्र तर्हि भिद्यते । यथान्यासमेवास्तु । ननु चोक्तं 
सवर्णसंज्ञायां भिन्नदेशष्यतिप्रसङ्गः प्रयत्नसामान्यात्‌ इति। नेष दोषः। 
नहि लौकिकमास्यम्‌ । कि तर्हि । तद्धितान्तमास्यम्‌ । आस्ये भवम्‌ 
आस्यम्‌ । “शरीरावयवाद्यत्‌? । कि पुनरास्ये भवम्‌ । स्थानं करणं च ॥ 


एवमपि प्रयत . .ऽविशेषितो भवति ॥ 
प्रयत्नच विशषितः। कथम्‌। नहि प्रयतनं प्रयत्नः । कि तर्हि। 


व्यपदेशिवद्भाव से सुखरूप स्थान को भी मुख में स्थान मान लिया जायगा 
असुर्य में मुख्य के समान व्यवहार को व्यपेदेशिवद्धाव कहते हैं। जैसे राहोः शिरः 
राह का सिर, यहां सिररूप राहु होने पर भी राहु का सिर ऐसा कडा जाता है 
उसी श्रकार यहाँ भी सुखरूप स्थान को ही उपचार से मुख में स्थान मान लेंगे 
तो कोई दोष न होगा । 


इस प्रकार आस्ये येषां तुल्यो देशः प्रयःनश्च ते सवर्णसंज्ञा भवन्ति इस 
नूतन सुन्न से इष्ट सवर्णसंज्ञा सिद्ध तो हो जायगो किन्तु तुल्यास्य प्रयत्नं सवणम्‌ 
इस पाणिनि सूत्र का भङ्ग हो जायगा । इस लिये नया सूत्र न बना कर जसा पाणिनि 
का सुत्र हे वैसा तुल्यास्य. प्रयत्नं सवणम्‌ यह सूत्र ही रहने दो। यह जा जब ग- 
ड द आदि में सवर्णसंज्ञा प्राप्ति का दोष कहा था वह कोई दोघ नहीं । क्योंकि 
हम लोक प्रसिद्द मख को आस्य नहीं मानेंगे किन्तु आस्ये भतम्‌ आस्यम्‌ इस 
प्रकार आस्य शब्द से तत्र भवः अर्थ में शरीरावयवाद्यत सूत्र से तद्धित यत्‌ 
प्रत्यय करके आस्य शब्द बनायेंगे। उसका अर्थ होगा आस्य में अर्थान्‌ सुख में 
होने वाळा । क्या? स्थान और प्रयत्न । जिन वणां के स्थान और प्रयत्न तुल्य ' 
होंगे वे सतर्णसंञक हो जायेंगे तो ज बग ड दको स्थानके तुल्य न हाने 
सवर्णसंज्ञा न होगी । 


तद्वित प्रत्ययान्त आस्य मानने पर भी प्रयत्न अविशेषित रहता हें। 
अर्थात्‌ अयत्न का विशेषण आस्य न रहा । तुल्यास्य प्रयत्नम्‌ यह दर द्वगर्भ बहुब्रीहि 
है, ऐसा सान कर यह आक्षेप है, उस अवस्था म सुख स बाहर होने वाले 
प्रयत्न भी सवर्णसंज्ञा में आवश्‍यक हो जायेंगे । 

प्रयत्न को भी विशेषित अर्थात्‌ विशेषणयुक्त कर देंगे । केसे ? केवल 
प्रयत्नमात्र को प्रमत्न नहीं मानेंगे अपितु यत्न के प्रारम्भ को प्रयत्न सानेंगे । 


८८-७0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


२२० व्याकरणमहाभाष्य 


प्रारम्भो यत्नस्य प्रयत्नः । 
यदि प्रारस्भो यत्नस्य प्रयत्नः एवमप्यचणस्य एङोच्च सवर्ण 
संज्ञा प्राप्नोति । 


प्ररिलष्टावर्णावेतौ । 

अवर्णस्य तह्मैँचोइच सवर्णसंज्ञा प्राप्नोति । 
विवृततरावणांवेती । 

एतयोरेव तर्हि मिथः सवर्णसंज्ञा प्राप्नोति । 
नेतौ तुल्यस्थानौ । 


उदात्तादीनां तहि सवर्णसंज्ञा न प्राप्नोति। 


यत्न का प्रारम्भ स्पष्ट आदि आभ्यन्तर प्रयत्ना से होता है इस लिये उन की तुल्यता 
में ही सवर्णसंज्ञा होगी । उस में बाह्यों को आवश्यकता नहीं । 


यत्न के प्रारम्भ को प्रयत्न मानने पर अवणे और एङ्‌ (ए ओ) की भी 
सवर्णसंज्ञा प्रात होगी । क्योंकि ए ओ में अवणे के मिश्रित होने से उन के उच्चारण में 
यत्न का प्रारम्भ अवर्ण से है। 

ए ओ में यद्यपि अवण मिश्रित है परन्तु वह प्रक्किष्ट है। जैसे भूल और 
पानी मिळे हुए एयक्‌ नदीं किये जा सकते वैसे ही ए ओ में मिश्रित अकार है । 

ऐ औ में सही । वहां तो अवण विक्िट किया जा सकता है। यत्न का 
प्रारम्भ प्रयत्न मानने पर 'ऐ? 'ओ' में मिश्रित अवर्ण को पे ओ के साथ सवर्णसंज्ञा 
प्राप्त होती हे । 

ऐ ओ में जो मिश्रित अवण हे वह स्वतन्त्र अवण से विवृततर है। 
स्वतन्त्र अवणे का प्रयत्न विवृत है। ऐ औ मिश्रित का विद्वततर है । इस प्रकार 
प्रयत्नभेद होने से सवणेसंज्ञा न होगी । 

ऐ औ की ही आपस में सवणेसंज्ञा प्राप्त होती है । 


ऐ औ दोनों तुल्यस्थान वाले नहीं हैं। ऐ कण्ठ तालु है । औ कण्ठोष्ठ है । 
, इस लिये यत्न का प्रारम्भ प्रयत्न मानने पर भी तुल्यस्थान वाले न होने से ऐ औ 
की सवर्णसंज्ञा नदीं होगी । 


उदात्त अचुदात आदि स्वरों के उच्चारण में यत्न के प्रारम्भ का भेद 
होने से उदात्तादि भेद्मिन्न वणां की सवणंसंज्ञा नहीं प्रास होती दै । 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


चतुर्थ भाह्विक २२१ 
अभेदका उदात्तादयः म 


अथवा कि न एतेन प्रारम्भो यत्नस्य प्रयत्न इति । प्रयतनमेव 
प्रयत्न; तदेव च ताद्वतान्तमास्यम्‌। यत्‌ समानं तदाश्रयिष्यामः ॥ 


किं सति भेद? ॥ 


सतीत्याह । सत्येव हि भेदे सबर्णसंज्ञया भवितब्यम्‌। कुत पतत्‌। 
nn DN 

उदात्तादि स्वर अभेदक माने गये हैं इस लिये उन में भेद न होने से 
वहां सवर्णसंज्ञा हो जायगी । जब तक विशेष शब्द द्वारा उदात्त आदि का विधान 
न किया जावरे तब तक उदात्तादि का परस्पर भेद नहीं माना जाता यह सिद्धान्त 
अस्थि दधि० सूत्र के उदात्तग्रहण से ज्ञापित होता है जो पहले वृद्धिरादेच्‌ सूत्र के 
भाष्य में स्पष्ट हो चुका है । 


अथवा हमें इस से क्या कि यत्न के प्रारम्भ को ही प्रयत्न मानें, हम 
सामान्य प्रयत्नमात्र को प्रयत्न मान लेंगे । और तद्वितप्रत्ययान्त आस्य शब्द को 
मानेंगे । वाह्य ओर आन्तर सब प्रकार के प्रयत्ना में जो भी समान एवं तल्य होगा 
उस का तुल्यता हाने पर सवणसंज्ञा हो जायगी । 


क्या कुछ प्रयत्नों के भिन्न होने पर और कुछ के समान होने पर जो उन 
में समान प्रयत्न होंगे उन की तुल्यता में सबरणंसंज्ञा मानोगे या सर्वथा सब 
प्रयत्ना के समान होने पर? भाव यह हे कि जिस प्रकार स्पष्ट आदि आभ्यन्तर 
-प्रयत्नों के समान होने पर और विवार संवार आदि बाह्य प्रयत्ना के भिन्न होने 
पर भो सत्रणेसंज्ञा मानते हो वैसे विवार संधार आदि बाह्य प्रयत्ना के समान होने 
तथा स्पट आदि आभ्यन्तर प्रयत्ना के भिन्न होने पर भी सवर्णसंशा मानते 
हो या नहीं ? 

कुछ प्रयत्न भिन्न होने पर ही समान प्रयत्नवालों को सवणंसंज्ञा मानेगे। 
क्योंकि भेद होते हुए समानता में सवर्णसंज्ञा ने दोना है। वह भेदमूछक ही होती है। 
यदि जहां सब्र कुछ समान हो वहां सवर्णसंज्ञा मानी जावे तो सवर्णसंज्ञा करना ही 
व्यथै होगा । भेद होने पर समानता में सवणंसंज्ञा होती है इस विषय में झरो 
झरि सवर्णे सूत्र का सवर्णग्रहण ही ज्ञापक है। उस सूत्र में सवर्णप्रहण इस लिये 
किया है कि यथासंख्यमनुदेशः समानाम्‌ इस यथासंख्य नियस को रोक कर हळू 
से परे जो झर्‌ उस का सबर्णी झर्‌ पर रहते लोप हो जावे । जैसे शिण्डि यहां शिष्‌ 
चातु के छोट लकार मध्यमपुरुष एकवचन में अम्‌ विकरण के अकार का लोप 
होकर शिन्‌ष्‌-धि इस अवस्था में झलां जश्‌ झलि से ष को ड, प्टुना प्डुः से घ 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


२२२ ' व्याकरणमद्दाभाष्य 


भैदाधिष्ठाना हि सवर्णेसंक्षा। यदि हिं यत सर्च समानं तत्र स्यात्‌, 
सवर्णसंज्ञावचनमनर्थकं स्यात्‌ ॥ 


यदि तहिं सति भेदे किचित्समानमिति कृत्वा सचर्णखंज्ञा 
भविष्यति । शाकारछकारयोः षकारठकारयोः सकारथकारयोः सवण- 
संज्ञा प्राप्नोति । पतेषां हि सर्वमन्यत्‌ समानं करणवजम्‌ ॥| 


यच तहि प्रयतनमेव प्रयत्नः । तदेव हि तद्धितान्तमास्यम्‌। न 
त्वयं इन्द्र: आस्यं च प्रयत्नश्च आस्यप्रयत्नमिति | कि तहिं न्िपदोऽये 


चहुन्रीहिः। तुल्य आस्ये प्रयत्न एषामिति । अथवा पूर्वस्तत्पुरुषस्ततो 


RS कक कष > >>> प्यार 
को ढ होता हे । फिर न्‌ को अनुस्वार परसवणे होकर ण्‌ होता है । उस हरू णका 
से परे झर्‌ डकार का उस के सवर्णी झर ठकार के परे रहते लोप होता है। 
यदि सब कुछ -समान होने पर सवर्णसंज्ञा हो तो यहां डकार ढकार सवणे न 
बन सकेंगे । सवणे न बनने पर ढकार परे रहते डकार का लोप न हो सकेगा। 
क्योंकि डकार ढकार को अन्य सब समानता होने पर भी अल्पप्राण तथा मंहाप्राण- 
रूप बाह्य प्रयत्न की असमानता है । डकार -अल्पप्राण है । ढकार महाप्राण है। 
सवार नाद घोष तथा स्पर प्रयत्न एवं सूघी स्थान दोनों के समान हैँ। सव कुछ | 
समानता होने पर यथासंख्य नियम से ही काम चळ जाता तो सवणीग्रहण व्यश्चै था। 
इस लिये वह इस बात का ज्ञापक है कि सब कुछ समान होने पर सवर्णसंज्ञा 


नहीं होती । 


यदि भेद होने पर समानता में सवर्णसंशा होती है तो शकार छकार, घकार 
उकार और सकार थकार इन की भी आपस में सवर्णसंज्ञा प्राप्त होगी । क्योंकि 
इन वणी का और सब समान है केवळ आम्यन्तर प्रयत्न को छोड़ कर शा ष स का 
आभ्यन्तर प्रयत्न विजत दै और छठ थ का स्प है । अन्य ताल आदि स्थान 
तथा विवार श्वास अधोध महाप्राण ये सब प्रयत्न समान हैं । 


अच्छा तो प्रयत्न तो सामान्य प्रयत्न ही माना जायगा । और आस्य भी 
तद्धितप्रत्ययान्त ही मानेंगे किन्तु तुल्यास्यप्रयत्नम्‌ इस समस्त पद में आस्यं च 
प्रयत्नरच आस्यप्रयत्नम्‌.. तुल्यमास्यप्रयत्न यस्य ऐसा द्वन्द्वगमे बहुत्रीहि समास 
न मान कर तुल्य आस्ये प्रयत्न एषाम्‌ इस प्रकार त्रिपद बहुब्रीहि मानेंगे । अथवा 
ल्य आस्ये तुत्यास्येः इस प्रकार पहले पदों का तत्पुरुष करके फिर अयत्न शब्द 


१. मयूरव्यंसकादि होने से यहां सप्तम्यन्त उत्तरपद वाला तत्पुरुष है। 


७ ८-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


चतुथं आह्विक ` ळर २२३ 


वहुवीहिः। तुल्य आस्ये तुल्यास्यः । तुल्यास्यः प्रयत्न पषामिति। 
अथवा परस्तत्पुरुषस्ततो वहुत्रीहिः । आस्ये प्रयत्न आस्यप्रयत्नः । 
तुल्य आस्यप्रयत्न एपामिति ॥ 


तस्य । 
तस्येति तु वक्तव्यम्‌। कि प्रयोजनम्‌ । यो यस्य तुल्यास्यप्रयत्नः 


स तस्य सवर्णसंश्ञो यथा स्यात्‌ । अन्यस्य तुल्यास्यप्रयत्नोऽन्यस्य 
सवर्णसंज्ञो मा भूत्‌ ॥ _ ट 


तस्यावचनं वचनप्रामाण्यात्‌ | 


तस्येति न वक्तव्यम्‌। अन्यस्य तुल्यास्यप्रयत्नोऽन्यस्य सवर्णसंश्ञः 
कस्मान्न भवति । वचनप्रामाण्यात्‌ । सचर्णसंज्ञाचचनसामर्थ्यात्‌ । यदि 
हि अन्यस्य तुल्यास्यप्रयत्नोऽन्यस्य सवर्णसंज्ञः स्यात्‌ सवर्णसंशावचन- 
मनर्थकं स्यात्‌ । 
के साथ बहुत्रीदि मानेंगे | या आस्ये प्रयत्नेः आस्यप्रयत्न इस प्रकार पिछले पदों 
का तत्पुरुष करके फिर तुल्य शब्द के साथ बहुब्रीहि समास मानेंगे तो उन सब का 
अर्थ होगा जिन का एक ही स्थान में तुल्य प्रयत्न हो उन की सवर्णसंज्ञा होती है 
तो दकार छकारादि की आपस में सवर्णसंज्ञा नहीं होगी । क्योंकि शकार छकारादि 
का जो स्थान है ताल आदि, वह जहाँ है वहीं प्रयत्न तुल्य होना चाहिये। अथोत्‌ 
स्थान और प्रयत्न दोनों की पुक जगह होनी चाहिये। दोनों एक ही स्थान पर हों, 
अळग अळग न हों | ताळ आदि सुख में हैं तो आभ्यन्तर प्रयत्न की तुल्यता में 
सवर्णसंज्ञा होगी बाह्य की तुल्यता में नहीँ । रकार चकारादि का आभ्यन्तर प्रयत्न 
तुल्य न होने से सवर्णसंज्ञा न होगी । 

सवर्णसंज्ञा में तस्य शब्द का ग्रहण करना चाहिये | जिस से जो जिस का 
समान स्थान प्रयतन वाळा है उस को उस से ही सवर्णसंज्ञा हो । अन्य के समान 
स्थान प्रयत्न वाळे की अन्य के साथ सवणंसंज्ञा न हो । 

` सवर्णसंज्ञा में तस्य शब्द के ग्रहण की कोई आवश्यकता नहीं । सवर्णसंज्ञा 

के वचनसामर्थ्यं से ही अन्य के समान स्थान प्रयत्न वाले की अन्य के साथ सवणे- 
संज्ञा न होगी । यदि अन्य के समान स्थान प्रयत्न वाळे की अन्य के साथ सवणे- 
संज्ञा हो जावे तो सवर्णसंज्ञा वचन ही ब्य्थै हो जायगा । सवणंसज्ञा इसी लिये 
की जाती है कि जिस का जिस के साथ स्थानप्रयत्न मिलता हे वह उसी के साथ 


१. त्रिपद बहुब्रीहि में सप्तम्यन्त का पूर्वनिपात होना चाहिये था, तुल्य भास्यं 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


२२४ व्याकरणमहाभाष्य 
सम्बन्धिशाब्दैर्वा तुल्यम । 


सम्बन्धिशाब्दैचा पुनस्तुल्यमेतत्‌ । तद्यथा सम्बन्धिशब्दः मातरि 
वर्तितव्यम्‌। पितरि शुश्रषितव्यमिति। न चोच्यते स्वस्यां मातरि 
स्वस्मिन्‌ पितरीति । सम्बन्धाच्चैतद्‌ गम्यते या यस्य माता यश्च यस्य 
पितेति। एबमिद्दापि तुल्यास्यप्रयत्मं सचर्णमित्यत्र सम्वन्थिराब्दावेती । 
तत्र सम्बन्धादेतद्यगन्तव्यं यसप्रति यत्‌ तुल्यास्यप्रयत्नं तत्प्रति तत्‌ 
संवर्णसेज्ञ भवतीति । 


ऋकारळकारयोः सवर्णविधिः । 


ऋकारलूकारयोः सवणेसंक्षा विधेया । होत-लूकारः होतृकार इति । | 
कि प्रयोजनम्‌ । अकः सवण दीध इति दीघेत्व यथा स्यात्‌ । 


सवर्णसंज्ञक हो । दूसरे के साथ नहीं । वैसे भी यह बात सम्बैन्धी शब्दों के तुल्य 
समझिये । जैसे सम्बन्धी शब्द माता पिता आदि हैं । जब हम कहते है कि माता 
का आदर करना चाहिये या पिता की सेवा करनी चाहिये तो वहां अपनी माता 
या अपने पिता न कहने पर भी अपने ही माता पिता समझे जाते हैं दूसरे के 
नहीं । सम्बन्ध से यह स्वयं समझ लिया जाता है कि जो जिस की माता और 
पिता है वह उस का आद्र या सेवा करे। इसी प्रकार यहां. सवर्णक्षज्ञा में भी 
तुल्मास्यप्रयत्न और सवर्ण ये दोनों सम्बन्धी शब्द हें । वहाँ दोनों के सम्बन्ध 
से यह बात स्वयं समझ छो जायगी कि जिसका जिसके साथ स्थान प्रयत्न तुल्य है 
उस की उस कें साथ सवर्णसंज्ञा होती है । दूसरे की दूसरे के साथ नही । 


ऋकार और लकार की सवर्णसंज्ञा कहनी चाहिये । क्योंकि दोनों के स्थान 
न मिलने से तुल्यास्य० सूत्र से सवर्णसंज्ञा नहीं प्राप्त होती । होतृ-लकारः यहां 
होतृ के ऋकार से छुकार परे रहते सवणसंज्ञा हो जाने से अकः सवर्णे दीः सूत्र 
से दोनों के स्थान में दीं ऋकार आदेश होकर होत कारः यह रूप सिद्ध हो 
जायगा । छुवे क्योंकि दीधे नहीं होता इस छिये ऋ ल के स्थान में ढ़ का सवणे 
ऋ दीघे हो जाता है । 


तुल्यास्यः यह तत्पुरुष पू्पदारथ प्रधान होने से अगतिक की गति है, अतः भाष्य में 
यह तृतीय प्रकार का समास माना है। 


७ 0-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


>) क x 


चतुर्थ भाह्विक २९५ 
नैतदस्ति प्रयोजनम्‌ । वक्ष्यत्येतत्‌ सबणंदीधत्वे ऋति 
यचनम्‌। लति हू या वचनमिति । Ct 80: 


तत्सवर्ण यथा स्यात्‌ । इह मा भूत्‌ । दध्य्ल्कारः मध्ल- 
कार इति ॥ 


यदेतत्‌. सबर्णदीर्घत्वे ऋतीति पतद्‌ ऋतः इति बक्ष्यामि। ततः 
रति । लकारे परतः ल्हकारो वा भवतीति । ऋत इत्येव ॥ 


तन्न वक्तव्यं भवति ॥ 


यह कोई प्रयोजन नहीं । आगे अकः सवर्णे० सूत्र पर वार्तिक कहेंगे ऋति ऋ 
वा वचनम्‌। ठति ठु वा वचनम्‌ । उन का अर्थ है अकू से परे ऋकार होने पर पक्ष 
में रेफद्वययुक्त द्विमात्रिक ऋ होता दै और पक्ष में दीध होता है । लूकार परे रहते 
पक्ष सें छकारद्वययुक्त द्विमात्रिक कु होता है और पक्ष में दीधे होता हे। उस से 
दोत्ळकारः यहां छकार परे रहते रू के दीध न होने के कारण स्थानेन्तरतम 
परिभाषा से पक्ष में ऋकार दीधे होकर होतृकारः यद रूप बन जायगा । 


उन वार्तिको से दीधे विधान एवे ऋ ळू विधान करने में भी सवर्णसंज्ञा 
की आवइ्यकता हे। जिस से सवर्णी अकार लकार परे रहते ही पक्ष में दीर्घदो । 
दधि-लुकारः मधु-ळकारः यहां दीर्ध न हो। इकार उकार का सवर्णी रू नहीं है. 
इसलिये दीर्घे न होकर यण्‌ होता दै । ऋ ल की सवर्णसंज्ञा के अभाव में यहां भी 
दीधे ऋकार दो जाता । 


` ऋहकारळकारयोः सवर्णसंज्ञा विधेया इस वचन के विना भी होतू- 
छकारः=्होतृकारः यह रूप यन जायगा। ऋति ऋ वा वचनम्‌ इस वार्तिक में जो 
ऋति यह ससम्यन्त है उसे बदल कर ऋतः इस प्रकार पञ्चम्यन्त करेंगे । ऋतः ऋ 
वा वचनम्‌ का अर्थ होगा ऋ से सतर्णी अच परे रहते रेफद्वययुक्त ऋ दो और पक्ष 
में दीध हो । ऋ का सवर्णी ऋ ही होता है इस लिय होत-क्रकारः यहां. रेफद्रययुक्त 
ऋ के पक्ष में होतृकारः और दीर्धपक्ष में होतृकारः ये दो रूप बन जायेंगे । डति 
' कुवा वचनम्‌ में ऋतः इस पञ्चम्यन्त की अनुवृत्ति करके अर्थ होगा नकार से 
` . पेरे कार होने पर पक्ष में रेफलकारयुक्त रू और दीर्घ होता है। होत-ढुकारः यहां 
पक्ष में छ और दीर्घ होकर होत्‌ छकारः, होतृकारः ये दो रूप विना सवणेसंशा के 
` भी बन जायेंगे । - 

सव्णेसंज्ञादिधायक इस वार्तिक के बनने पर ऋति क्र वा वचनम्‌, रूति 

कु वा वचनम्‌ इन वातिंकों के बनाने की आवश्यकता नहीं रहती । (सवणंसंशञा- 


८८-७0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


२२६ व्याकरणमद्दासाष्यं 


अवइये तदू वक्तव्यम्‌ । ऊकालो ऽअ्रस्वदीर्घप्लुतसंज्ञो भवतीत्युः 
ख्यते। न च ऋकार लकारो वा$जस्ति॥ 
` ऋकारस्य लकारस्य चाचत्वं वक्ष्यामि । तंच्चावद्यं ' वक्तव्यम्‌। 
प्लुतो यथा स्यात्‌। होत-ऋकारः-होतृकारः। होत ३ कार इति। होत- 
त्कारः । होत्ल्कारः । होत्लु ३ कार इति ॥ 
कि पु्तरत्र ज्यायः॥ 


विधायक एक वातिक करने में ही लाघव है ) क्योंकि दोनों वार्तिकों से विधीयमान 
रेफद्वययुक्त ऋ और रेफछकारयुक्त छ दीर्घ माने गये हॅ । ऋकारळकारयोः वार्तिक 
से ऋ छ की सवर्णसंज्ञा होने पर अकः सवणे दीधे: सूत्र से द्दोतू-ऋकारः यहाँ दो 
ऋकारों के रेफट्रयथुक्त होने से और वित्त होने से ऋ और ऋ दोनों प्रकार के दीर्ध 
हो कर होतृकारः, होतकारः ये दोनों रूप बन जायेंगे। इसी प्रकार होत्‌-लकार 
यहां भी रू और ऋ ये दोनों प्रकार के दीर्घ हो कर होत्ल्कारः, होतुकारः ये रूप 
बन जायेंगे । 
ऋति ऋ वा, ठति ळ वा ये दोनों वार्तिक तो अवश्य बनाने होंगे क्योंकि 
. किन्दी आचायों के मत में ये विधीयमान ऋ ल ढाईसात्रावाले या इंषत्स्पृष्ट प्रयत्न 
चारे होने से अच्‌ प्रत्याहारस्थ विवृत प्रयत्नवाले ऋ र के सवर्णी नहीं होंगे तो अकः 
सवर्णे से पक्ष में दोघे न हो सकेंगे । ऊक्रालोऽज्ञ हस्वदीधप्छतः सूत्र से द्विमान्निक 
' अच की दीघे संज्ञा होती दै । ढाईमात्रावाले की नहा । इस अवस्था में विधीयमान 
ऋ ल अच ही न होंगे तो दीध केसे होंगे । 
वार्तिकों द्वारा विधीयमान ऋ छु को अच्‌ माना जायगा । पर सूकि 
अच्त्व होने पर भी जब तक द्विमात्रिक नहीं तब तक इन की दीघेसंज्ञा न होगी, 
इस लिये इन्हें द्विमात्निक मानना होगा । द्विमान्रिक मान कर दीधे संज्ञा हो जाने पर 
अकःसवर्णे० सूत्र से दोनों प्रकार के दीर्घ होकर चारों रूप सिद्ध हो जायेंगे । ऋ 
कु को अच्‌ मानना वार्तिकद्वय पढ्ने वाळे के लिये भी अत्यावश्यक है जिस से 
होत-ऋकार:-होतृकारः यहाँ रेफद्वययुक्त ऋ को दूराद्धूते आदि विषय में प्छुत हो 
कर होत ३ कारः यह रूप बन सके। इसी प्रकार होतृ-ळकारःन्होत्ळकारः यहां 
रेफळकारयुक्त कु को प्छुत होकर होत्छश्कारः यह बन सके | अन्यथा ऋ छु का विधान 
मात्र होगा, अच-निमित्तक प्लुत कार्य न हो सकेगा । 
ऋ छु की सवर्णसंज्ञा करने और ऋति ऋका, लति ल वा वातिकं से 
ऋ कु विधान करने मै कौन अधिक उपयुक्त होगा? अर्थात्‌ ऋकारळकारयोः 
सवणेविधिः इस वचन द्वारा ऋ कु की सवर्णसंज्ञा का विधान करना अच्छा है या 
` ऋति ऋ वा, लृति ल॒ वा वार्तिको का बनाना अच्छा हे? ` 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


चतुथै भाहिक २२७ 


सवर्णसंज्ञावचनमेव ज्यायः । दीर्घत्वं चेव हि सिद्ध भवति | अपि 
च ऋकारग्रहणेन लकारग्रहणं संनिहितं भवति । यथेह भवति । ऋत्यकः 
खट्व ऋश्यः माल ऋइयः। इदमपि सिद्धं भवति सट्व लकारो माल 


` रुकार इति। “वा सुप्यापिशलेः” । उपर्कारीयति, उपार्कारीयति। इदमपि 


सिद्ध भवति । उपल्कारीयति । उपाल्कारीयति ॥ 


यदि तर्हि ऋकारग्रहणेन लकारग्रहणं संनिहिते भवंति। उरण्‌ 
रपरः । लकारस्यापि रपरत्वं प्राप्नोति ॥ 


लकारस्य लपरत्वं वक्ष्यामि । तञ्चाव्यं वक्तव्यम्‌ । असत्यां सवणे- 
संज्ञायां विध्यर्थम्‌ । तदेव सत्यां रेफवाधनार्थं भविष्यति ॥ 
Cu TBP NT BS ISSN SIN 

ऋ कु की सवणेसंज्ञा विधान करना ही अधिक अच्छा है। ऋति ऋ वा, 
ळति ल वा विधान की अपेक्षा यही अधिक उपयुक्त होगा। दोनों की सवणंसज्ञा 
होने पर एक तो अकः सवर्णे० सूत्र से दीध सिद्ध हो जायगा जिस में चारों रूप 
उक्त रीति से बन जायेंगे। ओर अन्यत्र स्थानों में अकार से छुकार का अहण भी 
कर लिया जायगा । जैसे ऋत्यकः यह सूत्र खट्वा-ऋत्य:-खट्वऋश्य:। माला-कस्य; 
मालऋश्यः यहां ऋकार परे रहते हस्व तथा प्रकृतिभाव करता है वैसे खट्वा- 
लूकारः=खट्वलकारः । माला-लुकार:-मालल्कारः यहां लूकार परे रहते भी कर 
देगा । वा सुप्यापिशलेः यह सूत्र जैसे उप-क्रकारीयति-उपक्रोरीयति, उपार्कारीयति 
यहां ऋकार परे रहते वृद्धिविकल्प करता है चैसे उप-लुकारीयति-उपल्कारीर्यात, 
उपाल्कारीयति यहां लुकार परे रहते भी लग जायगा 


ऋकार से ढुकार का ग्रहण मानने पर उरण्रपर: सूत्र में भी आकार से 
छकार का ग्रहण होगा तो ळुकार के स्थान में ऋकार की तरह रपर प्रास होगा । 
॥ ४] 
इस का उत्तर है -- 


छकार के स्थान में होने वाळे अण को रपर न कह कर छपर कह देंगे । 
अथौत्‌ रपर शब्द मै र शब्द र संज्ञक प्रत्याहार माना जायगा जो हयवरद्‌ क 
के रेफ से लेकर लण्‌ सूत्र के अकार तक मध्य में आने वाळे रेफ और लकार इन 
वरणे का ग्राहक. होगा । उस से ऋ के स्थान में रपर, और रू हा मे दनु 
सिद्ध हो जायगा | छपर का कहना आवश्यक भी ह कु bea. 
मानने पर वह विध्यर्थं होगा। नया विधान होगा । और दोनों 
मानने पर कु के स्थान में रेफ को बाधने के लिये उपयुक्त दोगा । 


, CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection: Digitized by eGangotri 


२२८ व्याकरणमहाभाष्य 


इह तर्हि रषाभ्यां नो णः समानपदे इत्यत्र ऋकारग्रहणं चोदितम्‌ | 
मातृणां पितृणा मित्येतदर्थम्‌ | तदिहापि प्राप्नोति क्ळुप्यमानं पझ्येति ॥ 


| अथासत्यामपि सवर्णसंज्ञायामिह कस्मान्न भवति प्रक्लुप्यमान 
पश्येति । “चुटुतुलशर्व्यवाये ने!ति वक्ष्यामि । अपर आइ 'चिभिन्च- 
मध्यमेवगेलंशसैश्व व्यवाये ने'ति वक्ष्यामि इति । .बणैकदेशाश्च वर्णग्रहणेन 
ग्रह्मन्ते इति योसौ लुकारे ळकारस्तदाश्रयः प्रतिषेधो भविष्यति। यथ्ेवं 
नार्थो रपाभ्यां नो णत्वे ऋकारग्रदणेन । वर्णकदेशाश्व वर्णग्रहणेन गृह्यन्त 
इति योऽसौ ऋकारे रेफस्तदाश्रयं णत्वं भविष्यति ॥ 


नाज्ञलो ॥१।१।१०॥ 
अज्झलो; प्रतिषेधे शकारभ्रतिषधोऽञ्झलत्वात्‌ । 
अज्झळोः प्रतिषेधे शकारस्य शकारेण सचर्णसंज्ञायाः प्रतिषेधः 


ऋकार लकार की सवणेसंज्ञा मानने पर ळू को ऋ समझा जायया तो 
कल्प्यमानं पश्य यहाँ रषाभ्यां नो णः सूत्र में पठित ऋवर्णान्नस्य णत्वे वाच्यम्‌ इस 
वार्तिक से न्‌ को ण्‌ प्राक्त होगा । इस का उत्तर यह हैं-- 

ऋ छ की सवर्णसंज्ञा न मानने पर भी प्रक्‍्लप्यमानं पश्य यहाँ कृत्यचः सूत्र 
से प्राप्त नु को ण॒ क्यों नहीं होता? तो आप कहेंगे चुडलुळशर्व्यवाये न या त्रिभिइच 
मभ्यमैवगैलेशसेश्च व्यवाये न इन वचनों से निषेध हो जायगा इस लिये यहां णत्व नहीं, 
होता । उक्त दोनों दचनों का अर्थ है-चवर्ग टवर्ग तवर्गे छकार शकार के व्यवधान 
मॅरषसेपरेनकोण नहीं होता। प्रक्टप्यमानम्‌ में वणी के एकंदेश वर्णग्रहण से 
गृहीत होते हैं इस पक्ष को लेकर छकार के एकदेश ( अवयव ) लकार का व्यवधान 
होने से णत्व नहीं होगा तो प्रक्ळृप्यमानम्‌ पश््य यहां भी दोष नहीं । क्योंकि वर्णेक 
देशों को वणेग्रहण से गृहीत मानने पर रषाभ्यां नो ण:० सूत्र में ऋवर्णान्नस्य णत्व वाच्यम्‌ 
इस वातिक की आवश्यकता ही नहीं रहती | कवणे में जो उस का एकदेझ रेफ 
है उस को वर्णप्रहण से गृहीत मान कर रेफ समझा जायगा । उस अवस्था में 
रषाभ्यां०सून्न से ही कवण से परे भी णत्व सिद्ध हो जायगा । क्लूप्यमानम्‌ सें रेफ न 
होने से णत्व न होगा । यदि वणेकदेशों को वर्णप्रइण से ग्रहीत न मानें तो मातृणाम्‌ 
पितृणाम्‌ में णत्व करने के लिये रषभ्यां० सूत्र में ऋवर्णान्नस्य णत्वं वाच्यम्‌ यह 
वार्तिक बनाना पड़ेगा । उस समय ऋ ल की सवर्णसंज्ञा मानने पर कलप्यमानम्‌ 
में णत्व प्राप्त होता है वह क्षुभ्नादिषु च सूत्र से रोक दिया जायगा। इस प्रकार ऋ कु 
की सवर्णसंज्ञा करने में कही कोई दोष नहीं आता ॥ 

तुल्य स्थान प्रयत्न वाले अच और हळू की आपस में सवर्णसंज्ञा नहीं होती 
यह इस सूत्र का अर्थ है। सूत्र में पठित अच शब्द इको यणचि आदि की तरह 
अपने सब सवर्णियो को ग्रहण कर रहा है ऐसा समझते हुए शङ्का करते हैं कि 


७ 0-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


चतुर्थ आह्निक २२९ 


प्राप्तोति। कि कारणम्‌ । अज्ञझल्त्वात्‌। अच्चैव हि शकारो हळू च । कथं 
तावदचूत्वम्‌। इकारः सवर्णग्रहणेन शकारमपि ग्रृह्मातीत्येबमच्त्वम्‌ । 
हळूषु चोपदे शाद्‌ हल्त्वम्‌। 

_ तत्र को दोषः। तत्र सवर्णलोपे दोषः। तत्र सवर्णलोपे दोषो 
भवति । परइशतानि कार्याणि । झरो झरि सचर्ण इति लोपो न 
प्राप्रोति॥ 

सिद्धमनचृत्वात्‌ । 
सिद्धमेततू। कथम । अनचत्वात । कथमनच्त्वम्‌ । स्पृष्टं करणं 


अच्‌ दळू की परस्पर सवर्णसंज्ञा के निषेध में शकार की शकार के साथ सबणसज्ञा 
का निषेध प्राप्त होता है क्योंकि शकार अच और हळू दोनों हे । अच केसे हे? 
इकार सवणग्रहण ( सवणेग्राहक अणुदित्‌ शास्त्र ) से जैसे ईकार को ग़हण करता 
है वैसे स्थान प्रयत्न तुल्य होने से शकार को भी ग्रहण करेगा तो इंकार की तरह 
शकार भी अच्‌ हो जायगा। हळू प्रत्यादवारों में पठित होने से इकार हळू है ही | 
स्वयं अपने अन्दर सूत्र का व्यापार न होने से नाञ्झलौ यह सूत्र इकार रकार की 
सतर्णसंज्ञा का निषेध नहीं करेगा । यस्येति च इत्यादि विधियों म तो इस शास्त्र 
से सवत्व का निषेध हो जाने से इकार से शकार का ग्रहण न दोगा । अतः पूर्वे सूत्र 
से प्रास इकार शकार की सदर्णसंज्ञा बनी रहेगी सवणेग्रहण से «कार अच्‌ भौर 
हल दोनों प्रकार का रहेगा। उस अच्‌ हल रूप शकार का हळू शकार के साथ 
सवर्णसंज्ञा का निषेध इस सूत्र से ग्राप्त होता है । 
शकार के साथ इकार की सवर्णसंज्ञा न होने में क्या दोष है? सबर्णलोप 
में दोष है। परःशतानि कार्याणि यहां शतानि का झार परे रहते पूर्ववर्ती दूसरे 
सवर्णी शकार का झरो झरि सवर्णे से लोप नहीं प्राप्त होगा । परऱशतानि में शतात्‌ 
पराणि यह पञ्चमी तत्पुरुष समास हवै । उस में पर शब्द का पूवेनिपात हुआ है। 
पारस्कारादि गणपठित होने से शत से पूर्व सुट्‌ का आगम होकर सुट्‌ के स को रु, 
रू को विसर्ग, विसगै को वां शरि से पक्ष में सकार ओर सकार को इचुत्व से शकार 
होता है । अनचि च से उस शकार का पक्ष में द्वित्व हो कर परसशतानि इस 
प्रकार तीन शकारवाळा रूप बनता है । झरी झरि सवर्णे से हळू रूप पूर्व रकार से 
पेर वर्तमान मध्यवर्ती दूसरे शकार का सवर्णसंज्ञक शतानि के शकार के परे 
दते पक्ष में लोप अभीप्ट है वह शकार की शकार के साथ सवणेसंज्ञा न होने से 


प्राप्त नहीं होता । 
टकार की शकार के साथ सवर्णसज्ञा सिद्ध हा जायगी । उसका निषेध 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


३३० व्याकरणमहाभाष्य 


स्पर्शानाम्‌ । ईषत्स्पृष्मन्तस्थानाम्‌ । विवृतसूष्मणाम्‌ । ईवदित्येवाजुवर्तते । 
स्वराणां च विदृतम्‌ । ईषदिति नित्रत्तम्‌॥ 


वाक्यापरिसमाप्तेवो । 


वाक्यापरिसमासेवा पुनः सिद्धमेतत्‌ । किमिदं वाक्यापरिसमासे- 
रिति । वर्णानामुपदेशस्तावन्‌ । उपदेशोत्तरकाला इत्संज्ञा। इत्संक्षोत्तरकाळ 
आदिरन्त्येन सहेतेति प्रत्याहारः। प्रत्याहारोत्तरकाला सवर्णसंज्ञा । 
सवरणसंज्ञोत्तरकालमणुदित्सवर्णस्य चाप्रत्यय इति सचर्ण्रहणम्‌ । एतेन 
अ चाक्येनान्यत्र सवर्णानां ग्रहण भवति। नचात्रेकारः दाकारं 
गुह्णाति ॥ . 


नहीं होगा । क्योंकि शकार के अच्‌ न होने से वह हरू ही रहेगा। शकार का 
विद्वत प्रयत्न न मान कर इंषद्विवृत मानेंगे । इकार का केवळ चित्त । तंब 
प्रयत्नभेद होने से सवर्णसंज्ञा प्राप्त ही न होगी तो नाज्झलो इस निषेध सूत्र की 
भी आवश्यकता नहीं रहती । कवर्ग से पवग तक २५ स्पश वणा का स्पृष्ट प्रयत्न है। 
यव.र ल इन अन्तस्था का इधत्स्पृट हे। शा ष स ह इन ऊब्मों का ईषत्‌ की 
अनुद्ृत्ति छा कर इंषद्धिश्वत प्रयत्न दै । स्तरों का केवळ वित्रृत हे । उसमे ईषत्‌ 
की अनुवृत्ति नहीं आती । ५... कर 
इकार शकार का विवृत प्रयत्न मानने पर भी वाक्य की परिसमाप्ति न 
होने से दोष न होगा । वाक्य परिमाप्ति में इकार शकार को ग्रहण नहीं करेगा 
इस लिये शकार अच न होने से हळू ही रहेगा । यह वाक्यापरिससाप्ति क्या है? 
पहले वणी का उपदेश, उपदेश के बाद उपदेरेंऽजनुनासिक्र इत्‌ हलन्त्यम्‌ इन 
सूत्रों से इत्संज्ञा, इत्संज्ञा के बाद आदिरन्त्येन सहेता सूत्र से प्रत्याहार, प्रत्याहार 
के बाद तुल्यास्यप्रयत्न सवणम्‌ , नाज्झलौ इन दोनों सूत्रों से मिल कर सवर्णसंज्ञा, 
सवर्णसंज्ञा के बाद अणुदित्सवर्णस्य चाप्रप्ययः इस ग्रहणक शास्त्र से सवण का अद्दण 
होता है । यह क्रमिक वाक्याथैबोध वाक्यपरिसमाप्ति कहाता है। इसका अभाव 
वाक्यापरिसमाप्ति है । इस वाक्यपरिसमाप्ति में शकार अच नहीं बनता । क्योंकि 
अपवादविषय को छोड कर उत्सर्ग की प्रवृत्ति का नियम है इसलिये नाज्झलौ 
इस अपवादरूप निषेध सूत्र का वाक्याथैबोध निःपन्‍न होने पर ही तुल्यास्य ० 
सूत्र से सवर्णसंज्ञा पूणे परिशकृृत होती हे । उस में इकार के अच और शकार के 
हळू होने से उन की सत्रणसज्ञा का निषध हो जायगा । जब इकार शकार सवर्ण ही 
नहीं बने तो अणुदित्सूत्र से अण सेज्ञक इकार, शकार को. कैसे ग्रहण करेगा। 
केवल सवणे होने से इकार अच्‌ नहीं हो सकता जब तक अणुदित्सून्र स॒ इकार 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


चतुर्थ आहिक २६१ 


यथैव तंहीकारः शकारं न गृह्णति एवमीकारमपि न ग्रह्दीयात्‌, 
तत्र क दोषः । कुमारी-ईहते-कुमारीहते । अकः सवण दीर्घः इति 
दीधेत्व न प्राप्नोति ॥ ८ 

नैष दोष: । यदेतदकः सचणे इत्यत्र प्रत्याहारग्रहणं तत्रेकारः 
ईकारं ग्रह्मति शकार न गह्णाति ॥ र 


अपर आह । 


द्वारा उस का ग्रहण न हो। अणुदित्सूत्र के वाक्याथेबोध से पूर्व (पदार्थोपस्थिति नेला) 
स्वयं अणुदित्सूत्र के अण्‌ ग्रहण मै, नाज्झलौ इस निषेधसूत्र के अच्‌ ग्रहण में 
. सवणे का ग्रहण नहीं हो सकता । इस ल्यि नाज्झदौ में जो अच्‌ शब्द है वह केवळ 
प्रत्याहारपठित अक्षरों का बोधक है उसके सवर्णियो का नहीं तो इकार के साथ 
शकार को अच्‌ नहीं माना जायगा । उस खवेस्था में शकार केवल हल दी होगा। 
अच्‌ हळू दोनों न होने से रकार की शकार के साथ सवर्णसंज्ञा का निवेध न होगा 
तो पर्‌इशतानि में शकार का लोप सिद्ध हो जायगा। उपदेश, इत्संज्ञा, प्रत्याद्दार 
और सवर्णसंज्ञा इन सब का पहले चाक्यार्थबोधघ होकर फिर अणुदित्सूत्र की प्रवृत्ति 
होती हे। न तो उपदेश आदि अङ्गों में ओर न अपने अन्दर । इनसे अन्यत्र अस्य. 
च्वौ इत्यादि स्थलों में अण सवणे को ग्रहण करता है । इस वाकय परिसमाप्ति 
में नाज्यली से सवणेसज्ञा का निषेध होने से इकार शकार को ग्रहण नहीं 
करेगा तो रकार अच्‌ न होगा । दां, दीधे ईकार शकार की तो सवर्णसंज्ञा बनी 
रहेगी । शकार के समान दीघ ईकार भी नाज्झळौ के अच में न आने से उसका 
निषेध नहीं हो सकता । पर वदां दोनों में से किसी के भी अण्‌ न होने से अणुदित्‌ 
से सवणेग्रहण न होगा तो कोई दोष न होगा । इसी लिये कुमारी शेते में इंकार 
शकार के सवणे होने पर भी ग्रहण न होने से शकार अच्‌ नहीं बनता है तो सवणे 
दीर्ध नहीं होता । र न 

यदि इस प्रकार इकार शकार को ग्रहण नहीं कर सकता तो इंकार को भी 
ग्रहण न करे । वहां क्या दोष हे? कुमारी-ईहते=कृमारीहृते यहां अकः सवर्णे सूत्र 
से दी नहीं प्रास होगा । 

यह कोई दोष नहीं । अकः सवर्णे सूत्र में जो अक्‌ अच्‌ प्रत्याहार हैं उन 
में इकार, इंकार को तो अहण कर लेगा किन्तु शकार को अहण नहीं करेगा । 
क्योंकि अकः सवर्णे के वाक्याथै बोध काळ में अणुदित० पर्यन्त महावाक्य के अर्थ 
की परिपूर्णता हो जाने से वाक्यपरिसमापि न्याय से इकार और इंकार की तुत्यास्य 
सूत्र द्वारा सवर्णसंज्ञा हो कर इकार रूप अण्‌ से इंकार का ग्रहण दो जायगा। 


७ ०-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


२३२ ब्याकरणम दाभा५्य 


अज्झलोः प्रतिषेधे शकारप्रतिषेधो5ज्झल्त्वात | 
अज्ञझलोः प्रतिषेधे दाकारस्य इकारेण सवर्णसंज्ञायाः प्रतिषेधः 
आप्नोति । [क॑ कारणम्‌ । अज्झल्त्यात्‌। अच्चैव हि शकारों हलू च! 
कथं तावदचत्वम्‌ । इकारः सवर्णग्रहणेन शकारमपि शह्वतीत्येचमचत्वम्‌। 
हळूषूपदेशाद्‌ हलूत्वम्‌। तत्र को दोषः। तत्र सचर्णलोपे दोषः। तत्र 


सवणलोपे दोषो भवति । परझ्शतानि कार्याणि। झरोझरि सवर्ण इति . 


लोपो न प्राप्नोति । सिद्धमनच्त्वात्‌ । सिद्धमेतत्‌। कथम्‌ । अनच्त्वात्‌ । 
कथमन चत्वम्‌। वाक्यापरिसमाप्तेर्वा । उक्त! वाक्यापरिसमाप्तिः ॥ 
अस्मिन्‌ पक्षे वेत्येतदसमर्थित भवति ॥ 
पतच्च समर्थितम्‌ । कथम्‌। अस्तु चा शकारस्य दाकारेण सवर्ण- 


संज्ञा मा चा भूत्‌ । नद चोक्तं परञ्दातानि कार्याणि । झरो अरि खचर्णे 
इति लोपो न प्राप्नोतीति । मा भूल्लोपः ॥ 


नचु च भेदो भवति। सति लोप दिशकारकम्‌। असति लोपे 
ज्रिशकारकस्‌ । नास्ति भेदः | असत्यपि लोपे द्विशकारकमेव । कथम्‌ । 


इकार शकार की सवणसंज्ञा का इस सूत्र द्वारा निषेध हो जाने से इ.कार * 


सवर्ण न होगा तो इकार से उसका अदण नहीं हो सकता । i 

इसी उक्त बात को दूसरे ऱ्यांख्याता इस प्रकार कहते हैं । अज्झलो 
ग्रतिषिध० इत्यादि का अर्थ पूर्ववत्‌ ही है । केवळ इाकार का अनचत्व सिद्ध करने 
के लिये वाक्यापरिसमासि यह एक ही हेतु दिया गया है। उस में वा रुब्द्र का 
प्रयोग किया है । 

इस दूसरी ब्याख्या मे वाक्यापरिसमाप्तेर्वा यह “वा? शब्द निष्प्रयोजन होने 
से व्यर्थ हो जाता है । क्योंकि शकार का अनचत्व सिद्ध करने के लिये केवळ 
बाक्यापरिसमास्ति रूप एक ही हेतु दिया गया हे । उस में विकल्पार्थक वा शब्द 
व्यथ दै । 

वाक्यापरिसमाप्तेवा यहाँ वा शब्द व्यर्थ नहीं है । बल्कि प्रयोजन वाला है । 
इस वा शब्द का यह अर्थ हे कि शकार की शकार के साथ सबर्णसंज्ञा हो यान 
हो, कोई हानि नीं । परदशतानि में झरो झारे सूत्र से शकार कालोपनहो तो 
भी काई दोष नहीं । 

दोष क्यों नहीं । जब कि रूप में भेद होता हे । लोप होने पर दो शकार 
बाळा रूप होगा । झोप न होने पर तीन शकार वाला । यह भेद नहीं होने देंगे । 


00-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


चतुथै आह्विक २३३ 


विभाषा द्विर्वचनम्‌ । एवमपि भेदः | असति लोपे कदाचिद्‌ द्विशकारकं 


कदाचित्‌ त्रिशकारकम्‌ । सति छोपे द्विशकारकमेव । स पष कथं 
भेदो न? ॥ 


स्याद्‌ यदि नित्यो लोपः स्यात्‌ । विभाषा तु स छोपः । यथाऽभेद्‌- 
स्तथास्तु ॥ 


Sr errno i 0 यी 
लोप न होने पर भी दो शकार वाळा ही रूप रद्देगा । कैसे? अनचि च से द्वित्व 
भी विकल्प से होता है । जिस पक्ष में द्वित्व नहीं होगा । वहां दो शकार वाळा 
रूप निर्वाध रहेगा । भेद तो फिर भी रहेगा ही । क्योंकि लोप न द्दोने पर द्वित्व के 
बिकल्प से कभी दो शकार वाला, कभी तीन शकार वाला रूप होगा । लोप होने 
पर तो सर्वथा दो शकार वाला ही रूप रहेगा । इस प्रकार यह भेद क्यों 
नहीं है ? 

भेद तब द्दोता यदि झरो झरि से लोप नित्य होता। जब झरो झरि से 
लोप भी विकल्प से होता है और अनचि च से द्विस् भी विकल्प से होता है तब 
भेद केसे हो सकता है। अनचि च में यरोनुनासिकेऽनुनासिको वा से विकल्प की 
अनुवृत्ति आती है और झरो झरि सवर्ण में झयो होन्यतरस्याम्‌ से विकल्प की अनुबृत्ति 
आती है । इस प्रकार दोनों का विकल्प होने से जिस प्रकार रूप में अभेद अथवा 
भेद का अभाव हो सके वैसा कर ठेंगे । अर्थात्‌ जब तीन शकार वाळा परइदशतानि 
यह रूप अभीष्ट होगा तब द्वित्व करके लोप का अभात्र रखेंग। जब दो शकार 
चाळा परइशतानि ऐसा, जैसा प्रायः लिखा जाता है यह रूप अभीष्ट होगा तब द्वित्व 
का अभाव रखेंगे । द्वित्व के अभाव में लोप के होने न होने का प्रश्न ही नही उठता। 
भाव यह है कि परहझशतानि में शकार को द्वित्व कर के लोप के भावाभाव विकल्प 
में क्यों पडते हो । द्वित्व ही न करो, केवळ दो शकार वाळा रूप ही इष्ट मान छो" 
तव अज्झलोः प्रतिषेधे शकारप्रतिवेधः० यह वातिक भी अनावश्यक होने से समूळ 
उन्मूलित हो जायगा ॥ 


इति चतुर्थमाह्विकम्‌ ॥ 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


पञ्चम आहिक के प्रतिपाद्य विषय का संक्षिप्त सार 


इस आहिक में इंदूदेदू द्विवचनं प्रगृह्मम्‌ ॥१॥१॥११॥ सूत से लेकर क्तक्तवतू 
निष्ठा ॥१॥१॥२६॥ सूत्र तक विभिन्न विषयों पर शङ्कासमाधान सहित विचार किया 
गया है। क्रमशः प्रत्येक सूत्र में प्रतिपादित विचार ये है-- 


इदूदेदू डरिवचने प्रणद्यम्‌ ॥१॥१॥११॥ 
(क) ईदूदेत० में तपर का प्रयोजन बता कर तपर के रहने पर भी प्छत 
ईकारादि की प्रग्रह्मसज्ञा सिद्ध की गई हे । 
(ख) सूत्र के अर्थ में ४ पक्ष दिखा कर उनमें शेष पक्षों का खण्डन करके 
दूसरे पक्ष को स्वीकार किया गया है । वे पक्ष हैं-- 
१, ईकारादि रूप जो द्विवचन उसकी प्रग॒ह्मसंज्ञा होती है । 
२. ईकारायन्त जो द्विवचन उसकी प्रणह्मसंज्ञा होती है । 
३. ईकारान्त जो द्विवचनान्त उसकी प्रग्ह्मसज्ञा होती है । 
४. ईकारायन्त जो द्विवचन तदन्त जो शब्दसमुदाय उसकी प्रग्ह्मसंज्ञा 
होती है । 
अदसो मात्‌ ॥१।१।१२॥ 
(क) अमी अत्र, अमू अत्र, अमी आसते, अमू आसाते यहां ईत्व ऊत्वमत्व की 
असिद्धता विविध युक्तियों से निराकरण कर प्रग्ह्मसज्ञा सिद्ध की गई है । 
(ख) अदस्‌ के मकार से परे ईकारान्त उकारान्त एकारान्त की प्रयह्मसंज्ञा न 
मान कर ईकार ऊकार एकार की प्रग्रह्मसंज्ञा मानी है। 
(ग) अदसः । मात्‌। इस प्रकार योगविभाग करके पूर्वे सूत्र इदूदेत्‌ से आने 
वाली एकारान्त की अनुबृत्ति का निषेध भी किया है। 
शे ॥१।१।१३॥ काशे कुशे वंशे हरिशे बश्रशे आदि में श्रूयमाण 'शे” शब्द की 
प्रगरह्मसज्ञा प्राप्तिह्प दोष का निराक(ण किया है । 
निपात एकाजनाङ्‌ ॥१।१।१४॥ 
(क) निपातः, एकाच्‌, अनाङ्‌ इन सत्र का पदकृत्य दिखाया है | 
(ख) एक ग्रहण का खण्डन करके उससे वर्णप्रहणे जातिग्रहणम्‌ यह परिभाषा 
ज्ञापित की दै । 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


पञ्चस आह्विक के प्रतिपाद्य विषय का संक्षिप्त सार २३५ 


(ग) आङ्‌ कहां ठित्‌ है, कहां अडिति है यह ईषदर्थे क्रियायोगे० इत्यादि 
स्लोक द्वारा प्रतिपादित किया है । 
) ओत्‌ ॥१।१।१५॥ सूत्र के आहो इति, उताहो इति इन उदाहरणों की अन्यथा- 
सिद्धता का खण्डन करके अदो5भवत, तिरो5भत्रत्‌, गोऽभवत्‌. इन च्विप्रत्ययान्त 
ओदन्त निपातों की प्रगरह्मसंज्ञाप्राप्तिर्ष दोष का निराकरण क्या है । 


उन ऊँ ॥१।१।१७॥ 

(क) आहो इति, उताहो इति में उन्‌ मान कर ऊँ आदेश की प्राप्तिरूप दोष 
का निराकरण किया है । 

(ख) शाकल्य के मत में उ इति, ऊ इति ये दो रूप तथा अन्य आचाय के 
मत में विति यह एक रूप सिद्ध करने के लिए उनः । उँ। इस प्रकार योगविमाग भी 
किया हे । 

ईदूतौ च सप्तम्यर्थे ॥३।१।१९॥ ईदूतौ सप्तमीत्येव० इत्यादि दो कारिकाओं 
द्वारा अर्थम्रहण का खण्डन करके उस प्रए्हमसज्ञा में प्रत्ययलक्षण नद होता यह 
सिद्ध किया है । पक्षान्तर में समासावयव इंकार ऊक्रार की प्रय॒हसंज्ञा रोकने के लिए 
अर्थग्रहण को स्वीकार भी किया है । 

दाधा घ्वदाप्‌ ॥१।१।२०॥ 

(क) दाधा प्रकृति की घुसंज्ञा मानने में प्रकृति ग्रहण का खण्डन किया हे | 

(ख) गामादाग्रहणेष्वविशेषः इस परिभाषा द्वारा छक्षप्रतिपदोक्तयोः 
प्रतिपदोक्तस्यैव ्रहणम्‌। इस परिभाषा की अनित्यता सिद्ध की हे। 

(ग) प्रनिदारयति, प्रनिधारयति में दाधा के समान शब्द दाधा की घुसंज्ञा 
का निषेध किया हे तथा प्रणिदापयति, प्रणिधापयति में यदागमन्याय स दा धा की 
घुसंज्ञा मानी हे । 

(घ) शब्दों को नित्य मानते हुए सर्वे सवेपदादेशाः० इस वचन द्वारा आगमों 
को आदेशरूप स्वीकार किग्रा है । 

(ड) स्थाध्वोरिच्च के कार्य में दीङ्‌ धातु की घुसंज्ञा का निषेध संनिपातः 
परिभाषा द्वारा अन्यथासिद्ध कर दिया है । 

(ब) अदापू से दैप्‌ का निषेध भी मानते हुए नाजुबन्धक्तमनेजन्तस्वम्‌, इस 
ज्ञापकसिद्धपरिमाषा को स्वीकार किया है। पक्षान्तर में दैप्‌ धातु न मान कर उसे भी 
दापू ही मान लिया है। 

आद्न्तवदेकस्मिन्‌ ॥१।१।२१॥ 

(क) सूत्र का प्रयोजन बताते हुए उसके स्थान में ब्यपदेशिवदेकस्मिन्‌ यह 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


२३६ च्याकरणमद्दाभाष्य 


परिभाषा स्वीकार की है। फिर लोकव्यवहार से आयन्तबदेकरिमन्‌ तथा व्यपदेशि- 
वेदेकस्मिन्‌ इन दोनों का ही खण्डन कर दिया है । 

(ख) आम शब्द के बहुत से अर्थ वताए हैं। 

(ग) भाष्यकार ने आदि और अन्त का वार्तिककार से भिन्न स्वनिर्मित 
लक्षण करके सूत्र को स्वीकार किया है । 

(घ) आदन्तबद्भाव के सब प्रयोजन भी बताये हैं । 

तरप्‌ तमपौ घः ॥१।१।२२॥ नदीतर में तर शब्द की घुसंज्ञा प्राप्तिर्प दोष का 
निराकरण किया है । 

बहुगणवतुडति सख्या ॥३।१।२३॥ 

(क) बहु गण आदि के साथ एक द्वि आदि की भी संख्या संज्ञा अन्यथासिद्ध 
करके दिखाई है । 

(ख) कृत्रिमाकृत्रिमयोः कृत्रिमे कायैसम्प्रत्ययो भवति इस परिभाषा के 
प्रयोजन को दिखाते हुए उसके विरोध मै उभयगतिरिह भवति इस परिभाषा को भी 
स्वीकार किया है | 

(ग) अध्यर्ध, अर्घपश्चम, अधिक इन शब्दों की संख्यासंज्ञा वाचिक मानी हे 

(घ) अन्त में ज्ञापकसिद्ध होने से बहुगण० सूत्र का खण्डन भी कर दिया है । 

प्णान्ता षट्‌ ॥१।१।२४॥ 

(क) षट्संज्ञा में उपदेशाग्रहृण का खण्डन किया है । 

(ख) एक शब्द के बहुत से अर्थ दिखाये हैं। 


(ग) यथालक्षणमभ्रयुक्ते कह कर प्रियाष्टो, प्रियाष्टाः इत्यादि अप्रयुक्त शब्दों 
को अशुद्ध स्वीकार किया है । 


डति च ॥१।१।२५॥ बहुगणवतुडति संख्या वाले डति ग्रहण में तथा 
डति च वाले डति ग्रहण में किसी एक का प्रत्याख्यान कर दिया है । 


क्तक्तवतू निष्ठा ॥१।१।२६॥ लोतः, गतेः में क्त शब्द के समान त शब्द 
की निष्ठासंज्ञा प्राप्तिरूप दोष का निराकरण किया दै । 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


अथ पश्चमाहिकम 
ईद्देद्‌ द्विवचनं प्रगृह्मम्‌ ॥१।१।११॥ 


किमर्थमीदादीनां तपराणां प्रगृह्मसंशोच्यते ? ॥ 
. तपरस्तत्कालस्येति तत्कालानां सवर्णानां ग्रहणं यथा स्यात्‌ । 
केषाम्‌ । उदात्तानुदात्तस्वरितानाम्‌ ॥ 
जर अस्ति प्रयोजनमेतत्‌ । कि तहीति । प्लुतानां तु प्रगृह्यसंशा न 
प्राप्नोति । कि कारणम्‌ । अतत्कालत्वात्‌ । नहि प्लुतास्तत्कालाः ॥ 


असिद्धः प्लुतस्तस्यासिद्धत्वात्‌ तत्काला एव भवन्ति ॥ 


ईत्‌ ऊत्‌ एत्‌ की प्रग्रह्मसज्ञा में इंकार उकार एकार को तपर किस 
लिये किया है ? 

तपरस्तत्कालस्य सूत्र के नियम से द्विमात्नारूप समान काल वाले इंकार 
उकार एकार का ग्रहण हो कर उन की प्रग्रह्मसंशा हो सके । मिन्नकाल वाले की 
न हो इसलिये इंकार उकार एकार को तपर किया है । द्विमात्रारूप समान काळ 
वाळे कौन से इंकार उकार एकार हैं? उदात्त अनुदात्त और स्वरित । तपर करने 
से द्विमात्रिक उदात्त इंकार की तरह द्विमात्रिक अनुदात्त या स्वरित इंकार की 
भी प्रगृह्यसंज्ञा दो जायगी । अन्यथा स्वर भेद से न होती? । 

तपर का यह प्रयोजन ठीक तो दै किन्तु प्लुत इंकार उकार पुकार की 
प्रगृह्यसंज्ञा नहीं प्राप्त होती क्योंकि प्छुत त्रिमात्रिक होने से भिन्न काळ 
वाला हवै । 

दूराद्धूते च आदि सूत्रों से विहित प्कुत पूर्वत्रासिद्वीय दोने से प्रगृह्यसंज्ञा 
के प्रति असिड है। उस के असिद्ध होने से द्विमात्रिक ही ईंकारादि दीखेंगे तो 
तत्काळ हो कर प्रगृह्मसंज्ञक हो जायेंगे । 


१. यदि अभेदका उदात्तादयः के अनुसार उदात्तादिं स्वर को अभेदक मानें 
और व्यक्ति पक्ष को छोड़ कर जाति पक्ष को मानते हुए इंकार, ऊकार, एकार अपने 
सबर्णियों का ग्रहण करें तब तो तपर करना व्यर्थ हे । केवल ई, ऊ, ए में सन्ध्यमाव 
द्वारा असन्देह के लिये ही होगा । 


७ ०-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


२३८ व्याकरणमहाभाष्य 


सिद्धः प्लुतः स्वरसन्धिषु ॥ 

कथं ज्ञायते सिद्धः प्लुतः स्वरसन्धिषु इति ॥ 

यद्यं “प्लुतः प्रत्ये'ति प्छुतस्य प्रकतिभाचं शास्ति। कथं कृत्वा 
ज्ञापकम्‌ ? सतो हि कार्यिणः कार्येण भवितव्यम्‌ ॥ 

किमेतस्य ज्ञापने प्रयोजनम्‌? ॥ 


अप्लुतादप्ळुते इत्येतन्न वक्तव्यं भवति ॥ 

किमतो यत्‌ सिद्धः प्लुतः स्वरसन्धिषु । संक्षाविधावसिद्धः । 
तस्यासिद्धत्वात्‌ तत्काला एव भवन्ति ॥ | 

संज्ञाविधौ च सिद्धः। १ कार्यकाळं संज्ञापरिभाषम्‌ । यत्र 
कार्य तत्रोपस्थितं द्रष्टव्यम्‌ er प्रकृत्येत्युपस्थितमिदँ भवति- 
इूदेद्‌द्विचनं्रणहामिति। | ____- 

स्वरसन्धि के कार्यों में प्छुत सिद्ध माना गया है। उस के सिद्ध होने से 
तत्काल न होंगे तो प्छुतों की प्रगृह्यसंज्ञा न हो सकेगी । कु 

यह कैसे जाना कि स्वरसन्धि के कार्यी में प्छत कोटी माना 
गया है। 

प्छुतप्रह्या अचि नित्यम्‌ सूत्र से जो प्छुत को प्रकृतिभाव विधान किया 
है वही इस बात का ज्ञापक है कि स्वरसन्धि में प्छुत सिद्ध है। क्योंकि कार्यी अर्थात्‌ 
 लिसको काये होना दै उस के होने पर ही काये हो सकता है। प्छुत के विद्यमान 
होने पर ही उसे प्रकृतिभाव किया जा सकता है । र 

स्वरसन्धि में प्छुत को सिद्ध मानने का क्या प्रयोजन दै ? 

स्वरसन्धि में प्लुत को सिद्ध मानने से अतो रोरप्छुतादप्छते सूत्र में अप्छतादः 
प्ते यह नहीं कहना पडेगा तो छाघव होगा । अतोऽति इतने सूत्र से प्त की 
व्यावृत्ति हो जायगी। अतः अति में तपर होने से रु को उत्व करने में एकमात्रा 
काळ वाळा ही अकार छिया जायगा । प्कुत त्रिमात्रिक है अतः प्छुत अकार में रु 
को उत्त नहीं होगा । 2 

स्वरसन्धि में प्कुत सिद्ध है. इस से क्या? प्रग्रह्मसज्ञा में तो असिद्ध दै । 
उस के असिद्ध होने से प्छुत ईकार उकार एकार तत्काळ हो जायेंगे । 
्रगुझसंज्ञा में भी प्छुत सिद्ध दै । क्योकि कार्यकालं संज्ञापरिभाषम्‌। इस 
नियम से जहां परगृदमसंशा का काये है वहीं यद इंदूदेत० सूत्रोक्त प्रयृहासंज्ञा उपस्थित 


00-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


पञ्चम आह्निक २३९ 
कि पुनः प्लुतस्य प्रग्रह्मसंशावचने प्रयोजनम्‌ ॥ 
प्रगृह्याश्रयः प्रकृतिभावो यथा स्यात्‌ ॥ 
मा भूदेवम्‌ । प्लुतः प्रकृत्येत्येवं भविष्यति ॥ 
नेवं शक्यम्‌ । उपस्थिते हि दोषः स्यात्‌। “अप्छुतवदुपस्थिते” 
इत्यत्र पठिष्यति ह्यचार्यः-वद्वचनं प्लुतकार्यप्रतिषेधा्थम्‌। प्लुतप्रतिषेधे 


हि प्रगह्मप्लुतप्रतिषेघप्रसङ्गोऽन्येन विहितत्वादिति । तस्मात्‌ प्लुतस्य 
प्रशुह्यसंज्लेषितव्या । प्रगृह्याश्रयः प्रकतिभावो यथा स्यात्‌ ॥ 


हो जायगी तो प्लुतप्रगह्या अचि नित्यम्‌ इस स्वरसन्धि में प्रगृह्मसंज्ञा के उपस्थित हो 
जाने से प्रगुह्मसंज्ञा में भी प्लुत सिद्ध हो जाता दै । 


प्ळुत ईंकारादि की प्रगृह्मसंज्ञा करने का क्या प्रयोजन हदै? 
पछुतों की प्रगृहासंज्ञा ददने से प्रकृतिभाव होना प्रयोजन है । 


यह कोई प्रयोजन नहीं । प्डुत होने से ही प्छतों को प्रकृतिभाव द्वो सकता दै । क्योंकि 
प्हुत और प्रगुझ दोनों को प्रकृतिभाव कदा है । 


ऐसा नहीं हो सकता । प्छृत इँकारादि को केवल प्छुत के कारण प्रतिभाव 
मानने पर उपस्थित में दोष होगा । लौकिक इति शब्द को उपस्थित कहते हें। 
अग्नी ३ इति यहां पदपाठ में लौकिक इति शब्द परे रहते अग्नी ३ के प्छत 
ईकार की प्रगृह्यसंज्ञा अभीष्ट है। जिस से अप्लुतवदुपस्थिते सूत्र से अप्छुतवद्धाव 
के कारण प्छुतनिमित्तक प्रतिभाव के रुकने पर भी प्रणुद्य के कारण प्रझतिभात हो 
सके । यह सूत्र प्छुत ( नत्रिमात्रता ) का निषेध नहीं करता, केवळ प्ळुतनिमित्तक 
प्रकृतिभाव को रोकता है । प्छुत ( त्रिमात्र) अवस्थित रहता ह्ै। उसकी प्रगृद्मसंज्ञा 
होने पर प्रगृह्म के कारण होने वाला प्रकृतिभाव रद्द जायगा । अप्लुतवदुपस्थिते सूत्र मैं 
वत्‌करण का प्रयोजन आचार्य कृह्वैग कि प्छुत का कार्य रोकने के लिये अप्छुतवत्‌ में 
द । रन 0 

ट का ॥ 2 

द्म र न जो म्रुह्मसंज्ञा दै उस से विदित प्रकृतिभाव न रुकेगा। 
वह हो जायगा । तो अग्नी २ इति यह इष्ट रूप सिद्ध हो जायगा। इस लिये प्लुत 
ईंकारादि की भी प्रगरह्मसज्ञा करनी आवश्यक है। जिस से प्रगुझ को मान कर होने 
वाळा प्रकृतिभाव हो सके । 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


२४० व्याकरणमद्दा भाष्य 


यदि पुनर्दीर्घधाणामतपराणां प्रग्रह्मसंशोच्येत ॥ 

एचमप्येकार प्चैकः सवर्णान्‌ ग्रह्वीयात्‌ । ईकारोकारी न गक्ीया- 
ताम्‌ । कि कारणम्‌? अनण्‌त्वात्‌ ॥ 

यदि पुनहस्वानामतपराणां प्रग्रह्मसंज्ञोच्यते ॥ 

नेवं शक्यम्‌। इहापि प्रसज्येत । अकुर्वहि अत्र, अकुवेह्यन्रेति । 
तस्माद्‌ दीर्घाणामेव तपराणां प्रग्रह्मसंज्ञा वक्तव्या । दीर्घाणां चोच्यमाना 
प्छुताना न प्राम्रोति ॥ 

एवं तर्हि किं न पतेन यत्नेन यत्‌ सिद्धः प्छुतः स्वरसन्धिषु इति। 
असिद्धः प्लुतस्तस्यासिंद्धत्वात्‌ तत्काळा एव भवन्ति ॥ 

कथं यत्‌ तज्ज्ञापकमुक्त प्लुतप्रग्रह्मा अचीति ॥ 

प्लुतभावी प्रकृत्येत्येवमेतद्‌ विज्ञायते 


यदि तपररहित दीध ईकार उकार एकार की प्रगृह्यसंज्ञा कर दें तो क्या 
हानि है? 

तपररद्दितों की प्रगृह्यसंज्ञा करने में केवळ एक एकार ही अण्‌ होने से अपने 
सवर्णी प्छुत एकार अथवा उदात्त अनुदात्त स्वरित एकार को ग्रहण कई” सकेगा । 
इंकार उकार अण्‌ न होने से अपने सवर्णी प्लुत आदि को अहण न कर सकेंगे । तो 
प्लुत ईकार ऊकार को प्रगृह्यसंज्ञा न हो सकेगी । 

यदि तपररहित हस्व इकार उकार तथा एकार की प्रयुह्यसंज्ञा कर दें तो 
क्या हानि है? 

ऐसा भी नहीं हो सकता । अकुर्वहि अत्र यहां अकुवहि(कृ-लडू्वहि) के 
इकार की प्रग्रह्मसज्ञा प्राप्त हो जायगी तो अकुवेद्यत्र में यण्‌ न हो सकेगा । इसलिये 
तपरसहित दीर्ध इंकारादि की ही प्रगृह्यसंज्ञा की जा सकती है । वैसा करने पर प्छुतों 
की प्रगृह्मसज्ञा नहीं प्राप्त होती । 

अच्छा तो हमें इस से क्या कि स्वरसन्धि में प्छुत सिद्ध है । हम प्छुत को . 
असिड ही मानेगे । उस के असिद्ध होने से प्छुत ईकारादि भी तत्काल ( द्विमात्रिक) 
दो जायेंगे । 
६ प्कुत को सिद्ध मानने में जो प्लुतप्रणद्या अचि नित्यम्‌ यदद सूत्र ज्ञापक कहा 
था उस का क्या होगा? 
ओ। उस सूत्र का आशय यह समझेंगे कि प्छुतभावी को प्रकृतिभाव हो । अर्थात्‌ 
_ जिस को आगे प्छुत होना हे ऐसे प्छुतरहित स्थानी में प्छुतदुछि करके उस 


८८-७0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


१» 4 


पञ्चम आह्विक २४१ 
कथं यत्‌ तत्प्रयोजनसुक्तम्‌ १ ॥ 
क्रियते तन्न्यास एय । 'अप्लुतादप्छुते' इति ॥ 


एवमपि यत्‌ सिद्धे प्रग्रह्मकाय तत्‌ प्छुतस्य न प्राप्नोति। 
'अणोऽप्रणुह्स्यानुनासिकः इति॥ 


कव एवं तहिं [किं न पतेन यत्नेन कार्यकाल संज्ञापरिभाषमिति। 
यथो संज्ञापरिभाषम्‌ । अत्र चासावसिद्धः । तस्यासिद्धत्वात्‌ 


को प्रकृतिभाव होगा । उस अवस्था में प्छुत की अविद्यमानता में भी प्रकृतिभाव 
हो जायगा । 

और वह जो अतो रोरप्लुतादप्लुते मै अप्लुतादप्लुते न कहने का लाघव रूप 

प्रयोजन कहा था उस का क्या होगा? 

वह कोई विशेष महत्त्व नहीं रखता । अतो रोरप्छतादप्लुते म अप्लुतादप्लुते 
यह कहा हुआ है ही । 

ऐसा होने पर भी ( पूर्वपक्षी से कहे हुए ज्ञापक तथा प्रयोजन के निराकृत 
हो जाने पर भी) जिस प्रगृह्यसंज्ञा के काये में प्लुत सिद्ध है वह कार्य प्छुत को नहीं 
प्राप्त होता । जेसे--अणो$प्रग्रह्मस्यानुनासिकः यह सूत्र प्रग्रह्मसंज्षकभिन्न अण को 
अनुनासिक करता है इस से अग्नी ३ यहां प्लुत इंकार के प्रगृद्घासंज्ञक दोने से 
ईकार अनुनासिक नहीं होता । कार्यकाल पक्ष को लेकर अणोऽप्रगह्म० सूत्र के 
साथ एकवाक्यता को प्राप्त हुए इदूदेत्‌० संज्ञा सूत्र के प्रति बूराद्धूते च आदि से 
विहित प्लुत सिद्ध है । उसके सिद्ध होने से द्विमात्रिक ईकार न दीखेगा तो 
ईदूदेत्‌० सूत्र से प्रगृह्यसंज्ञा न हो सकेगी ऐसी अवस्था में अनुनासिक का निषेध नहीं 
प्राप्त होता । 

अच्छा तो हमें इस से क्या कि हम कार्यकालं संज्ञापरिभाषम्‌ इसी नियम 
को माने । हम यथोद्देशं संज्ञापरिभाषम्‌ इस नियम को मानेंगे! इस नियम का 
अर्थ है--संज्ञा और परिभाषायें यथोद्देश होती हें । उद्देशमनतिकम्य यथोदेशाम्‌ । 
अर्थात्‌ अपने स्थान पर रहती हुईं दी विधिशास्तरों में उपयुक्त होती हें । इस नियम 
से ईंदूदेत० यह प्रगद्यसंज्ञा सूत्र अपने स्थान पर रहता हुआ ही अणोऽप्रणद्मस्यानुनासिकः 
इस विधिसूत्र का उपकारक होगा । इस संज्ञासूत्र के प्रति अणोऽप्रणञ० यह विधि 
सूत्र असिद्ध है ही इसलिये उसके असिद्ध होने से वह प्रवृत्त नहीं होगा। भाव 
यह है कि अनुनासिक शास्त्र के प्रति प्छुत शास्त्र के सिद्ध होने पर भी इस 
प्रगरह्मसज्ञा सूत्र के प्रति प्छुत शास्त्र के असिद्ध होने से द्विमात्रिक ही ईकार 


७ ०-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


२४२ व्याकरणसद्दा भाष्य 
तत्काला पव भवन्ति ॥ 


कथं पुनरिदं विश्ञायते-ईदादयो यद्‌ द्विवचनमाहोस्विद्‌ ईदाच्यन्त 
यदू द्विवचनमिति । कइचाच्र विशेषः ? 


ईदादयो द्विवचनं प्रगृह्या इति चेदू अन्त्यस्य बिधिः । 


ईदादयो द्विवचनं प्रगृह्मा इति चेद्‌ अन्त्यस्य प्रग्रह्मसंक्षा विधेया । 
पचेते इति | पचेथे इति । वचनाद्‌ भविष्यति। अस्ति वचने प्रयोजनम्‌ । 
किम | खद्वे इति । माळे इति ॥ 


अस्तु तर्हि ईदाद्यन्तं यद्‌ द्विवचनमिति ॥ 


ईदाचन्तं यद्‌ द्विवचनमिति चेदेकस्य विधिः। ईदाद्यन्तं द्विवचन- 
मिति चेदेकस्य प्रग्रह्मसंज्ञा विधेया । खद्चे इति, माले इति ॥ 


दीखेगा तो तत्काल हो कर प्रगझसंज्ञा हो जायगी। अप्रशृह्य न होने से अग्नी ३ 
में इंकार अनुनासिक न होगा । 

क्या इंकार ऊकार एकार रूप द्विवचन की प्रगह्यसंञ्चा मानते हो या इकारान्त 
उकारान्त एकारान्त द्विवचन की प्रगृह्मसंज्ञा मानते हो। इस प्रकार सूत्र के अर्थ 
में थे दो पक्ष बनते हैं । इन दोनों में क्या विशेष हे ? यदि ईकारादिरूप द्विवचन की 
प्रगह्मसंज्ञा मानते हो तो द्विवचन के अन्त्य ईंकारादि की प्रगद्यसज्ञा नहीं प्रास होती 
धह कहनी होगी । जैसे--पचेते इति । पचेथे इति । यहाँ पचेते पचेथे (पच-छट्‌ आतास्‌ 
आथाम्‌ ) में आताम्‌ आथाम्‌ को टेरेत्व हो कर आते आथे बनते हैं। यहाँ एकाररूप 
द्विवचन नहीं है किन्तु एकार द्विवचन के अन्त में है इस की प्रगुझसंज्ञा विधान करनी 
होगी | प्रग्रह्मसज्ञा के चचनसामथ्ये से यहां प्रगह्मसंशा हो जायगी अथीत्‌ द्विवचन 
शब्द की द्विवचन का अन्तावयव इस अर्थे में लक्षणा मानी जायगी। प्रगृह्यसंज्ञा 
के वचन का प्रयोजन तो खट्वे इति, माले इति ( खट्वा माला-औ=शी ) यहां इकार 
रूप (मुख्य) द्विवचन मिल जाने से सिद्ध हो जाता है । 

अच्छा तो ईकाराद्यन्त द्रिवचन की प्रग॒ह्मसज्ञा मान ळें । 

यदि इकाराद्यन्त द्विवचन की प्रग॒ह्मसंज्ञा मानते हैं तो ईकारादिरूप द्विवचन 
की प्रग्रह्मसज्ञा नहीं प्रास, होती वह कनी होगी । जैसे-- खट्वे इति, माले इति यहां 

इकारान्त या एकारान्त द्विकचन नहीं है किन्तु इंकाररूप या एकाररूप है । यहां 


 CC-0.\Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


पञ्चम आहिक २४३ 
नवाद्यन्तवत्त्वात्‌ । 


न वा एष दोषः । कि कारणम्‌। आद्यन्तवत्त्वात्‌ । आद्यन्तवदेकस्मिन्‌ 
कार्य भवतीत्येवमेकस्यापि भविष्यति । अथवा एवं वक्ष्यामि-ददाद्यस्त 
यद्‌ द्विवचनान्तमिति ॥ 


ईदाथन्तं यद्‌ द्विवचनान्तमिति चेल्डुकि प्रतिषेधः । 
हदाचन्तं यद्‌ द्विवचनान्तमिति चेल्लुकि प्रतिषेधो वक्तव्यः । 
कुमार्योरगारं कुमार्यगारम्‌ वध्वोरगारं चध्वगारम्‌। एतद्धीदायन्तं श्रूयते 
द्विवचनान्तं च भवति प्रत्ययलक्षणेन । 


सप्तम्याम्थग्रहणं ज्ञापकं प्रत्ययळक्षणप्रतिषेधस्य । 


यह कोई दोष नहीं । क्योंकि अद्यान्तवदेकस्मिन्‌ इस सूत्र से एक में भी 
आदि अन्त के समान कार्य होते हैं तो खट्वे माले में इंकार एकाररूप द्विवचन को शी 
ईकारान्त या एकारान्त द्विवचन मान कर प्रगृह्यसंज्ञा हो जायगी । अथवा ईदूदेत्‌० सूत्र 
की यूं ब्याख्या करेंगे कि इकारान्त जो द्विवचनान्त शब्दरूप उसकी प्रगृह्मसंशा 
होती है। यह तीसरा पक्ष बन जाता है । उससे खट्वे माळे पचेते पचेथे इन सब 
जगह प्रग॒ह्मसंज्ञ हो जायगी क्‍योंकि खट्वे आदि सभी इंकाराद्यन्त ह्विवचनान्त शब्द 
हे । सभी के अन्त में द्विवचन है ।' 


यदि ईँदूदेत्‌० सूत्र का तीसरा अथ करके ईकाराद्यन्त द्विवचनान्त शब्द की 
प्रुद्यसंजञा मानते हो तो जहां द्विवचन का छुकू हो गया है उसको प्रत्ययलक्षण से 
द्विवचनान्त सान कर प्रगृह्मसंज्ञा प्राप्त होती है उसका निषेध कहना होगा । 
जैसे --कुमार्योरगारं्कुमा्यगारम्‌ । वष्बोरगारन्वघ्वगारम्‌। यदा षष्ठीतत्पुरुष समास 
में कुमायोंः के षष्ठी द्विवचन ओस्‌ का छुक्‌ हुआ हे । कुमारी यह इकारान्त 
अ्रयमाण है और प्रत्ययलक्षण से ओस्‌ को मान कर द्विवचनान्त भी है इसकी 
प्रयुद्ासंज्ा प्राप्त होने से यण्‌ न हो सकेगा । 

१. यद्यपि संज्ञाविधौ प्रत्ययप्रहण तदन्तग्रहणं नास्ति इस परिभाषा से द्विवचन 
छ्य प्रत्यय की प्रगढ्ासंज्ञा करने में तदन्तविधि का निषेध होने से ईकारायन्त जो 
द्विवचनान्त उसकी प्रगृह्मसेज्ञा होती है इस अर्थ वाला यह तीसरा पक्ष नहीं बन सकता 
तथापि यह बात आगे चतुर्थपक्ष का खण्डन करते हुए भाष्यकार स्वय ही कहेंगे। 


७ ०-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


२४४ व्याकरणमद्दाभाष्य 


यद्यमीदूतौ च सप्तम्यथे इत्यर्थग्रहणं करोति तज्ज्ञापयत्याचायो 
न प्रगृह्यसंज्ञायां प्रत्ययलक्षणं भवतीति । 


तत्तहि ज्ञापकार्थम्थंग्रहणं कर्तव्यम्‌ ? 


न कतंव्यम्‌। ईदादिभिद्विवचनं विशेषयिष्यामः। इदादिवि- 
शिष्टेन च द्विवचनेन तदन्तविधिर्भविष्यति। ईदाद्यन्तं यद्‌ द्विवचनं 
तदन्तमीदाद्यन्तमिति । 


पवमप्यशुक्ले वस्त्रे शुक्ले समपद्येतां शाक्ल्यास्तां वस्त्रे इति 


ईदूतौ च सप्तम्यर्थे इस सूत्र में जो अग्रहण किया है वह इस बात का 
ज्ञापक है कि प्रगृह्यसज्ञा में प्रत्ययलक्षण नहीं होता । क्योंकि ईदूतौ च सप्तम्यर्थे में 
अर्थग्रहण का यही प्रयोजन है कि सोमो गौरी अधिश्रितः यहां गौयोम्‌ का अर्थ 
रखनेवाले गौरी शब्द में सप्तमी का लुकू हो जाने पर भी उसके अर्थ में वमान 
इंकार उकार की प्रगुद्यसंज्ञा हो जावे। यदि प्रगृह्यसंज्ञा में प्रत्ययलक्षण होवे तो 
गौरी में सुपां सु लुक० से हुए सप्तमी विभक्ति के छुक को प्रत्ययलक्षण से मान कर 
गौरी यह सप्तम्यन्त बन जायगा तो अर्थग्रहण के बिना भी प्रगृह्यसंज्ञा सिद्ध हो 
जाने से अर्थग्रहण व्यर्थ है । 


तो क्या उक्त बात के शापन के लिए ईदूतौ च सप्तम्यर्थे सूत्र में अर्थग्रहण 
करना चाहिये ? 

अर्थ ग्रहण करने की कोई आवश्यकता नहीं इस सूत्र में इंकारादि से 
द्विवचन को विशेषित करेंगे तो विशेषण में तदन्तविधि होकर ईकाराद्यन्त जो द्विवचन 
ऐसा अथ होगा, फिर तह्विरिष्ट द्विवचन को दाब्दरूप का विशेषण बनायेंगे । येन 
विधिस्तदन्तस्य के नियम से इंकारादिविशिष्ट द्विवचन से तदन्तविधि हो कर अर्थ होगा 
ईकाराद्यन्त जो द्विवचन तदन्त जो शब्दरूप उसको प्रगृह्यसंज्ञा होती है। यह 
चौथा पक्ष बनेगा । इस पक्ष में कुमार्यगारम्‌ , वध्वगारम्‌ में ओस्‌ द्विवचन के 
ईकारान्त न होने से प्रगृह्यसंज्ञा न होगी । 


इस चौथे पक्ष के अर्थ में भी अझुक्छे झुकले समपद्येतां शुक्ल्यास्तां वस्त्रे यहां 
च्विप्रत्ययान्त क्ली शब्द के इकार की प्रग॒ह्मसंजञा प्रास होती है। झुक्छ शब्द से 
नपुंसक में औ को शी होकर उससे परे अभूततद्भाव अर्थ में तद्धित च्विप्रत्यय 
डुआ । तद्धितान्त की प्रातिपदिकसंज्ञा हो कर मुपो धातुप्रातिमदिक्योः से शी का 
छुक होता है। अस्य च्चौ से च्वि परे रहते शुक्छ के अकार को ईकार होकर च्वि 
का सवोपहारी लोप हो गया । ऊर्योदिच्विडाचरच से च्व्यन्त की अव्ययसंज्ञा हो कर 


_CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


+ 


पञ्चम आह्विक २४५ 


अत्र प्राप्नोति । अत्र हीदादि च द्विवचनं तदन्तं च भवति प्रत्ययलक्षणेन । 
अत्राप्यक्ते शीभावे लुग भविष्यति । 


इदमिह सम्प्रधार्यम्‌ । लुक्‌ क्रियतां शीभाव इति। किमत्र 
कर्तव्यम्‌ । परत्वाच्छीभावः । नित्यो लुक्‌ । छते शीभावे प्राप्नोत्यक्रतेपि। 
अनित्यो छुक । अन्यस्याङृते शीभावे प्राप्नोति अन्यस्य छते । राब्दान्तरस्य 
च प्राप्नुवन्‌ विधिरनित्यो भवति। शीमावोप्यनित्यः। न हि रते 
लुकि प्राप्नोति। उभयोरनित्ययोः परत्वाच्छीभावः | शीभावे छते लुक । 
अथापि कथं चिन्नित्यो लुक्‌ स्यादेचमपि दोषः। वक्ष्यत्येतत्‌-'पद्‌- 
संज्ञायामन्तग्रहणमन्यत्र संज्ञाविधौ प्रत्ययग्रहणे तद्‌न्तविधिप्रतिषेधार्थः 


आगे आने वाळे सुप्‌ का लुक्‌ हो जाता है । इस प्रकार यहाँ अस्य च्यो से हुआ 
ईकार श्रूयमाण है और मुपो धातुप्रातिपदिकयो: से झुकू हुआ शी शब्द प्रत्ययलक्षण 
से ईकारान्त द्विवचन है । शुक्ली यह ईकाराद्यन्त शब्द समुदाय बन जाता है। 
इसको प्रगद्यसज्ञा प्राप्त होने से यण्‌ न हो सकेगा । 

यहां भी शी आदेश करने से पहले ही सुपो धातु० से ओ का लुक्‌ हो जायगा 
तो ईकारान्त द्विवचन न होने से दोष न होगा । 

लुकू और शी आदेश में यह विचारना चाहिये कि पद्दळे औ का छुक्‌ 
किया जाय या औ को शी आदेश । क्या करना चाहिये ? सुपो धातु० के छुक से 
नपुंसकाच्च से होनेवाळा शी आदेश सूत्रपाठ में पर है इस लिये विप्रतिषेधे परं कार्यम्‌ 
के नियमानुसार शी आदेश पहले होना चाहिये । लुक्‌ नित्य है, औ को शी करने 
पर भी प्राप्त होता है, न करने पर भी। छुक्‌ अनित्य है। शी न करने पर अन्य 
औ को प्राप्त होता है, करने पर अन्य शी को। शब्दान्तर को प्राप्त होनेवाली 
बिधि अनित्य होती है। यू तो शी भी अनित्य है। औ का ढुक्‌ करने पर नहीं 
प्राप्त होता । दोनों के अनित्य होने से पर होने के कारण शी भाव ही पहले द्दोगा। 
शी करने पर छुक्‌ होगा तो ईकारान्त द्विवचन होने से प्रगृह्मसंज्ञा प्राप्त होती है। 
यदि किसी प्रकार छुक को नित्य भी मान लें तो भी दोष है । आगे सुतिङन्त पदम्‌ 
इस पदसज्ञा सूत्र में कहेंगे कि वहां अन्तग्रद्वण इस बात का ज्ञापन करने के 
लिये किया है कि प्रत्ययों को संज्ञा करने में तदन्तविधि महीं होती । सुप तिङ्‌ 
प्रत्यय हैं। उनकी पदसंज्ञा करने में यदि तदन्तविधि हो जावे तो अन्तग्रहण के 
बिना भी सुबन्त तिङन्त समझ लिये जायेंगे उसके लिये अन्त अहण करना व्यये 
दै । वह व्यये होकर इस बात का ज्ञापक है कि अन्यत्र प्रत्ययों की संज्ञा करने 
में तदुन्तविधि नहीं होती । यहाँ ईदूदेत्‌० सूत्र में ईकारादि द्विवचन भी प्रत्यय हैं। 


७ 0-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


२४६ व्याकरणमहाभाष्य 


मिति।' इदं चापि प्रत्ययग्रहणमयं चापि संज्ञाविधिः । अवड्यं 
खल्वस्मिन पक्ष आद्यन्तवद्भाव एषितव्यः । 


तस्मादस्तु स एव मध्यमः पक्षः ॥ 


अदसो मात्‌ ॥१।१।१२॥ 
मात्प्रगृह्यसंज्ञायां तस्यासिद्धत्वादयावकादेराप्रतिषधः । 


मात्‌ प्रगृह्यसंज्ञायां तस्य ईत्वस्य ऊत्वस्य चासिद्धत्वाद्यावेकादेशाः 
प्राप्नुवन्ति तेषां प्रतिषेधो चक्तव्यः। अमी अत्र। असू अत्र। अमीं 
आसते । अमू आसाते। नलु च प्रग़रह्मसंश्ावचनसामर्थ्यादयादयो न 
भविष्यन्ति । 
उन प्रत्ययो की प्रगाह्मसंज्ञा करनी है अतः तदन्तविधि न होने से ईकाराद्यन्त 
द्विवचनान्त जो शब्दरूप । ऐसा अर्थ ही न होगा तो चौथे पक्ष का उत्थान भी 
असंभव है और इस चौथे पक्ष में भी आद्यन्तवद्भाव मानना आवश्यक है । क्योंकि 
अग्नी यहां इकारान्त द्विवचन नहीं है. केवल ईकाररूप है उसको आद्यन्तवद्धाव से 
ही इकारान्त मान कर प्रगृह्यसंज्ञा हो सकेगी ॥ ८; 

इस लिये तब तो वही मध्यम पक्ष अर्थात्‌ दूसरा पक्ष निर्दोष होने से स्वीकार 
करना चाहिये । इंकाराद्यन्त द्विवचन शब्द को प्रयृह्ासंज्ञा होती है यही सूत्र का अर्थ 
आनना चाहिये । ऐसा मानने पर इंकारादिरूप द्विवचन वाले प्रथम पक्ष के खट्वे इति, 
माळे इति आदि उदाहरणों में आद्यन्तवद्धाव से ईकाराद्यन्त द्विवचन हो कर 
प्रगृह्यसंज्ञा हो जायगी । प्रत्यग्रों की संज्ञा में तदन्तविधि न होने से तीसरे चौथे 
पक्ष का संभव ही नदी । इस लिये दूसरे पक्ष का मानना ही ठीक हे । उसके मानने 
पर कोई दोष नहीं आता । 

अदस्‌ शब्द के मकार से परे ईकार उकार की प्रणृह्यसंजा करने में इंकार 
ऊकार के असिद्ध होने से अय्‌ आव और पूर्वरूप एकादेश प्राप्त होते हैं। उनका 
निषेध कहना चाहिये । अमी अत्र यहाँ अदस्‌ शब्द से परे जस्‌ रहते त्यदाद्त्व पररूप 
हो कर जस्‌ को शी होता है । फिर आदू गुणः से गुण हो कर अदे बनता है। 
एत ईद्वहुवचने से दकार को मकार तथा एकार को इंकार हो कर अमी चन जाता है । 
एत इ्वहुवचेने से विहित इंकार के पूर्वत्रासिद्धीय होने के कारण इस सूत्र के प्रति 
असिद्ध होने से अरे दीखेगा तो एड: पदान्तादति से पूर्वरूप प्राप्त होता है। अमू 
अन्न यहां अदस्‌ शब्द से जो परे रद्दते त्यदाद्यत्व पररूप तथा बृद्धि एकादेश होकर 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


पञ्चम भाह्विक २४७ 


वचनार्थो हि सिद्धे । 


नेदं वचनाललभ्यम्‌। अस्ति ह्यन्यदेतस्य वचने प्रयोजनम्‌ । किम्‌ । 
यत्‌ सिद्धे प्रगृह्मकार्य तदर्थसेतत्‌ स्यात्‌। 'अणोऽप्रयरह्मस्यानुनासिक' इति ॥ 


नैकं प्रयोजनं योगारम्भं प्रयोजयति । यद्येतावत्‌ प्रयोजनं स्यात्‌ 
तत्रैवायं ब्रूयादणोऽप्रगृह्यस्यादुनासिकोऽद्सरो नेति। 


बिप्रतिषेधाद्वा | 
अथवा प्रग्रह्मसंक्षा क्रियताम्‌ अयादयो वेति । प्रगृह्यसंशा भविष्यति 


अरौ बनता हे । फिर अरसोऽपिरादु दो मः से दकार को मकार एवं औकार को उकार 
हो कर अमू बन जाता है। अदसोऽसेदो० से विहित उकार पूर्वत्नासिद्वीय होने के 
कारण इस सूत्र के प्रति असिद्ध हाने से अदौ दीखगा तो एचोऽयवायावः से आव्‌ आदेश 
प्राप्त होता है । इसी प्रकार अमी आपते, अमू आसाते यहाँ क्रमशः अय्‌ आव्‌ आदेश 
प्राप्त होते हैं । प्रगृह्यसंज्ञा के वचनसामथ्ये से अयादि आदेश नहीं होंगे । प्रगुद्यसशा 
के वचन से अयादि की निवृत्ति नदी हो सकती । प्रगृह्यसंज्ञा वचन का तो अन्य 
प्रयोजन है । क्या! जिस प्रगद्यसज्चा के कार्य में इकार उकार सिद्ध हैं वहां 
रगाह्मसंज्ञा करने के लिये यद सूत्र चरितार्थं हो सकता है । जैस--अणोऽप्रगृह्मस्यानु- 
नासिकः इस सूत्र के प्रति अदसोऽसे० और एत इंदूर से विहित ईकार अकार सिद्ध हैं 
क्योंकि पू्ेत्रासिद्धम्‌ के अनुसार त्रिपादी मै पर्थ के प्रति पर असिद्ध होता है । पर 
के प्रति पूवे सिद्ध रहता है अदसोऽसे०, एत ईदू० ये दोनों सूत्र अणोप्रझस्यानुनासिकः 
से पूर्व होने के कारण सिद्ध हें । कार्यकाल पक्ष का आश्रयण करने से यह दोनों सूत्र 
अद्सो मात्‌ इस संज्ञासूत्र के प्रति भी सिद्ध हैं । इस लिये अमी, अमू यहाँ अनुनासिक 
रोकने के लिये यह प्रगृह्मसंज्ञा सूत्र रह सकता है । 

केवळ एक प्रयोजन के लिए इतना बड़ा अदसो मात्‌ यह ग्रशृह्यसंज्ञासून्र नहीं 
बनाया जा सकता । यदि एक अनुनासिक रोकना ही प्रगृह्मसंज्ञा का प्रयोजन 
होता तो यहां प्रगृह्मसंज्ञा न करके वहीं अणोऽप्रएसस्यानुनासिकः के साथ अद्सो न 
ऐसा कह देते। उसका अर्थ होता--अदस्‌ शब्द के अण को अनुनासिक 
नहीं होता है । 

अथवा प्रगृह्मसंज्ञा और अयादि के तुल्यबलविरोध में विप्रतिषेधे परं कार्यमू 


१, सेज्ञासूत्र अनेक कार्यों की सिद्धि के लिये बनाये जाते हे । दूसरे सूत्र तो 
एकमात्र प्रमोजन के लियि भी रचे जात हैं जैसे मुद्वादण्‌ इत्यादि । 


८८-७0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


२४८ च्याकरणसमंद्दांभाष्य 


विप्रतिषेघेनेति । 


नैष युक्तो विप्रतिषेधः। विप्रतिषेधे परमित्युच्यते । पूर्वा च 
प्रग्रह्मसंक्षा परे$यादयः । परा प्रगृह्यसंज्ञा करिष्यते । सूत्रविपर्यासः कृतो 
भवति । 


एवं तर्हि परैव प्रग्रह्मसंक्षा। कथम्‌। कार्यकाळं संज्चापरिभाषम्‌ । 
यन्न कार्य तत्रोपस्थितं द्रष्टन्यम्‌। प्रग्रह्मः प्रकृत्येत्युपस्थितमिदे भवति 
अदसो मादिति। 


एचमप्ययुक्तो विप्रतिषेधः। कथम्‌ । द्विकार्ययोगो हि विप्रतिषेधः । 
नचाजैको द्विकार्ययुक्तः । एचामयादयः । ईदूतोः प्रग्रह्मसंज्ञा । 


नावश्यं द्विकार्ययोग एच विप्रतिषेधः। कि तर्हि असंभवोपि। स 


के नियमानुसार पर होने के कारण प्रग॒ह्मसंा हो जायगी तो अमी अत्र आदि 
में अयादि न दोंगे । 


यह विग्रतिषेध एवं तुल्यबछचिरोध का नियम यहां ठीक नहीं वनता क्यों 
विप्रतिषेध में पर का कार्य होता है । प्रगृह्मसंज्ञा पूर्व है । भयादि पर हैं। सूत्रपाठ 
में पइचात्पठित हें । इसलिये अयादि ही होने चाहियें। प्रगृह्मसज्ञा को अयादि 
से पर बना देंगे तब तो सूत्र परिवतेन करना होगा । 


अच्छा तो सूत्र परिवर्तन के बिना ही प्रगृह्यसंज्ञा पर बन जायगी। केसे ? 
कार्यकाल संज्ञापरिभाषम्‌ इस नियम से संज्ञाओं का जहां कार्य पड़े दहीं उपस्थिति 
सानी जाती है । प्ुतप्रश्य्मा अचि नित्यम्‌ सूत्र में प्रगृह्यसंञ्चा का कार्य होने से 
बहीँ यह अदसो मात्‌ सूत्र उपस्थित हो जायगा तो अयादि से पर बन जायगा । 
क्योंकि एचोऽयवायावः आदि सूत्रों से परे प्लुतप्रगझ्मा अचि० इस सूत्र का पाउ है। 

तब भी विग्रतिषिध नहीं बनता । केसे ? द्विकार्ययोग में विभ्रतिषेध होता 
हे । जहां एक ही जगद दो कार्य युगपत्‌ प्राप्त हों वहां विप्रतिषिध के नियम से 
ब्यवस्था होती है। यहाँ पेसी बात नहीं । अदे, अदौ इस स्थिति में एचों को 
भयादि प्राप्त होते हें । अमी, अमू इस स्थिति में इंकार उकार की प्रगह्मसंज्ञा 
ग्राप्त होती है। 

यह आवश्यक नहीं कि द्विकाययुक्त ही विप्रतिषेध का विषय होता है बल्कि 
असंभव भी होता है। और वह असंभव यहां है ही। कौन सा असंभव है ! 


CE-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


पञ्चम आह्विक २४९ 


चास्त्यत्रासंभवः । कोऽसावसंभवः । प्रगृह्यसंज्ञाऽभिनिर्वतमाना अयादीन्‌ 
बाधते । अयादयो5भिनिर्व॑र्तमानाः प्रगृह्यसंज्ञाया निमित्तं विप्नन्तीत्ये- 
षोऽसंभवः । सत्यसंभवे युक्तो विप्रतिषेधः । 


एवमप्ययुक्तो विप्रतिषेधः। सतोहि विप्रतिषेधो भवति। न 
चात्रेत्वोत्वे स्तः । नापि मकारः । उभयमप्यसिद्धम्‌ ॥ 


आश्रयात्‌ सिद्धत्वं च यथा रोरुत्वे । 


क आश्रयात्‌ सिद्धत्वं भविष्यति । तद्यथा रुरुत्वे आश्रयात्‌ सिद्धो 
भवति ॥ 


कि पुनः कारणं रुरुत्धे आश्रयात्‌ सिद्धो भवति । न पुनर्यत्रैच रुः ` 
सिद्वस्तत्रैचोत्वमप्युच्येत ॥ 


प्रगृह्मसंज्ञा यदि हो जाती है तो अयादि रुक जाते हैं । और अयादि यदि दो जाते हैं 
तो प्रगरह्मसंज्ञा के निमित्त को न कर देते हैं यही असंभव है। असंभव होने पर 
विप्रतिषेध युक्त ही है । 


तब भी विप्रतिषेध नहीं बन सकता । क्योंकि दोनों के बिद्यमान होने पर 
विप्रत्विध हुआ करता है । अमी, अमू यहां इंकार उकार मकार हैं ही नहीं। 
प्‌थन्नासिद्धीय होने से दोनों इंकार उकार तथा मकार सभी असिड हैं। , 


ईकार उकार मकार की आश्रय से सिद्धता हो जायगी । जैसे अतो रोरप्छताद- 
प्छते सूत्र से रु को उत्व करने में रु आश्रय से सिद्ध होता है । अदसो मात्‌ सूत्र में 
ईकार उकार मकार का आश्रयण करके प्रगृह्म-संज्ञा की गई है इस लिये बे पूर्वेत्रा- 
सिद्धीय होने पर भी आश्नीयमाण होने के कारण सिद्ध माने जायेगे । 


क्या कारण है जो अतो रोरप्छता० में रु को आश्रय से सिद्ध माना जाता है। 
क्यों न जहां पर रखने से रु स्वयं सिद्ध हो सकता है वहीं रु को रख कर उत्व कहा | 
जाय । रोः सुपि इस सूत्र के बाद अत उरति ऐसा सूत्र बना दें। उस का अर्थ 
होगा अकार से परे रु को उत्व होता है अकार परे होने पर । ससजुषो रः यह रु _ 
विधान करने वाला सूत्र रोः सुपि इत्यादि से पूवे पठित दै। इसलिये अत उरति इस 
उत्र के प्रति स्वतः सिद्व दे । वहां पूर्वत्रासिद्धम्‌ से रु के असिद्ध होने का प्रश्‍न ही नहीं. 
उठता । और प्लुतम्रकरण भी अत उरति से पूवे पठित होने के कारण सिद्ध रहेगा 
तो अतः के तपरकरण से प्छुत स्वतः '्यावृत्त हो जायया उसके लिये अप्छतादप्लुते 
कहने की भी आवश्यकता न होगी । 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


२०० व्याकरणमह्ाभाश्य 


नैवं शक्यम्‌। `| 
असिद्धे ह्युले आदूगुणाप्रसिद्धिः । 


असिद्धे हघुत्वे आदूगुणस्याप्रसिद्धिः स्यात्‌ । बुक्षोऽत्र। प्लक्षोऽत्र। ` 
तस्मात्‌ तत्राश्चयात्‌ सिद्धत्वमेषितव्यम्‌। यथा तत्राश्रयात्‌ सिद्धत्वं 
भवति । एवमिहाप्याश्रयात्‌ सिद्धत्वं भविष्यति । 


- अथवा प्रगृह्यसंज्ञावचनसाम्यांदयादयो न भविष्यन्ति | 


` अथवा योगविभागः करिष्यते। अद्सः। अदसः परे ईदादयः . 
्रगह्मसंज्ञा भचन्तीति। ततो मात्‌ । माच्च परे ईदादयः प्रगृह्यसंज्ञा 
` अवन्तीति। अदस इत्येच। किमर्थो योगविभागः। एको यत्‌ तत्‌ - 
सिद्धे प्रगृह्यकार्यं तदर्थ:। अपरो यदसिद्धे ॥ 


ऐसा नहीं हो सकता । उत्व को पूर्वत्रासिद्धीय प्रकरण में नहीं रखा जा सकता। 
अतो रोरप्छतादप्छुते इस उत्वविधायक सूत्र को सपादसप्ताध्यायी से निकाल कर 
यदि रोः सुपि के बाद अत उरति इस प्रकार परिवर्तन द्वारा पूर्वत्रासिद्ध प्रकरण में 
रख देंगे तो वह आद्गुणः इस सपादसप्ताध्यायीस्थ सूत्र के प्रति असिद्ध हो जायगा । 
उस के असिद्ध होने से ब्ृक्षोऽत्र, प्लक्षोऽत्र यद्दां उ को गुण न हो सकेगा । इस लिये 
जैसे उत्व करने में रु को आश्रय से सिद्ध मानना पड़ता दै वैसे यहां प्रगृह्मसज्ञा में 
भी इंकार उकार मकार की आश्रय से सिद्धता हो जायगी । 


अथवा प्रगृह्यसंज्ञा के वचन साम्ये से, अयादि न होंगे । यथोदेश पक्ष में 
संज्ञाशास्त्रों का जो स्थान है वही विधिशास्त्रं को अपने परिष्कार के लिये आना 
होता है। अदसोऽसे० और एत ईदू० ये दोनों सूत्र इस संज्ञासूत्र से सम्बन्ध रखने 
के कारण इसी स्थान के हो जायेंगे तो एचोऽयवायावः आदि की दृष्टि में असिद्ध 
न हो सकेंगे । 

अथवा अदसो मात्‌ इस सूत्र का योगविभाग करेंगे। अदसः। मी: । ये 
दो सूत्र बना दँगे । अदसः का अथ होगा अदुस्‌ से परे ईकारादि की प्रगृह्यसंज्ञा 
होती है। उस के बाद मात्‌ इस सूत्र का अथे दोगा अदस्‌ के मकार से परे भी 
इंकारादि की प्रगृहमसंज्ञा होती है । योगविभाग किस लिये होगा ? एक ( =दूसरा ) 
सात्‌ यद सूत्र तो जिस प्रगृह्यसंज्ञा के कार्य में ईकार उकार मकार सिद्ध हैं उन के 
लिये रदेगा। अपर ( >्पहला ) अदुस्‌ यह सूत्र असिद्ध इत्वे उत्व मत्व वाले 
प्रगृह्यसंज्ञा के कार्या के छिये होगा । | 


00-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


पञ्चस भाद्विक २७१ 


इह्ापि तर्हि प्राप्नोति । असुया । असुयोरिति । किं च स्यात्‌ यद्यत्र 
ग्रगृह्यसंज्चा स्यात्‌ । प्रग्रह्माञ्रयः प्रकतिभावः प्रसज्येत ॥ 


नेष दोषः । पदान्तप्रकरणे' प्रकतिभावः । न चैष पदान्तः ॥ 


टर एवमप्यसुके5चर, अत्रापि प्राप्नोति । द्विवचनमिति वर्तते । यदि 
द्विवचनमिति वतेते अमी अत्र न प्राप्नोति ॥ 


एवं तर्हिं एदन्तमिति निवृत्तम्‌ । अथवाहायमदसो मादिति। 
तका बत स्तः। नापि मकारः। तत एवं विज्ञास्यामः मार्थादीदाद्य- 
मिति । 


अद्सः यह प्रथक्‌ सूत्र होने पर अमुया अमुयोः यहां भी प्रगृह्यसंज्ञा प्रा 
दोती है। अदस्‌ शब्द से स्त्रीलिङ्ग मै टा ओस्‌ परे रहते त्यदाद्यत्व पररूप टापू 
तथा सवणेदीधे हो कर आङि चापः से पकार होता है । अदे आ, अदे ओस्‌ इस 
स्थिति में अदसः सूत्र में मकार विशेषण के न रहने से यहां अदे शब्द की 
प्रगृह्यसंज्ञा प्राप्त होती है । क्या हो जायगा यदि यहां प्रगृह्यसंज्ञा हो जाय तो ? 
प्रगृह्यसंज्ञा से होने वाला प्रकृतिभाव प्राप्त होगा। उस से फिर एचोऽयवायावः 
सूत्र से अयादेश न हो सकेगा । 

यह कोई दोष नहीं । प्लुतप्रग्झा अचि० सूत्र से पदान्त सें प्रतिभाव 
होता है। अदे आ, भदे ओस्‌ का एकार पदान्त नहीं है किन्तु भसज्ञक दै । 

फिर भी अदसः इस सूत्र में मकार विशेषण न होने से अमुकेऽत्र यहां 
पुकार की प्रगृह्यसंज्ञा प्राप्त होती दै। अदुस्‌ शब्द से स्वाथै में अकच्‌ कर के 
अदकस्‌ बना । उससे जस्‌ परे रहते त्यदाद्यस्व पररूप होकर जस्‌ को शी हो गया । 
अदसोऽसेदादु दो मः से द को सुत्व हो कर अमुके बन जाता है । इसकी प्रगृह्यसंज्ञा 
होने से अत्र शब्द का अच परें रहते एङः पदान्तादति से होने वाळा पूवरूप न हो 
सकेगा । इंदूदेत्‌० इस पूवैसूत्र से द्विवचन की अनुदृत्ति कर के द्विवचन की प्रृह्मसंज्ञ 
होगी तब तो अमी यहाँ बहुवचन में न हो सकेगी । 

इस से तो इस सूत्र में पूर्वसूत्र से एदन्त की अलुद्षत्ति न लाना ही ठीक है । 
उससे अमुया, अमुयोः, अमुक्रे इत्यादि पकारान्तों में प्रग्मसंत्ता न होने से अद्सः 
इस प्रथक्‌ सूत्र में कोई दोष न होगा । अथवा जब पाणिनि आचाय अदसो मात्‌ 


१. एकः पदान्तादति--यहां से पदान्त प्रकरण है । 
२. यदि अदसो मात्‌ यह एक सूत्र रखते हैं तो मादूमहण का व्यावत्यैन 
होने से वह व्यर्थ हो जाता है । यह मात्‌ ग्रहण ही एदन्त की निवृत्ति का सूचक है । 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


२५२ _च्याकरणमद्दाभाष्य 


उक्तं वा । 


किखुक्तम्‌ । 
अदस ईत्वोल्ने स्वेरे बहिष्पदळक्षणे सिद्धे वक्तव्ये । प्रगृह्मसंज्ञायां चेति ॥ 
तत्र सकि .दोषः । 
तत्र सककारे दोषो भवति । असुके$त्र ॥ 
नवा ग्रहृणविशेषणत्वात्‌ । 


न माद्ग्रहणेन ईदाद्यन्त विशेष्यते, कि तर्हि । ईदादयो विशेष्यन्ते 
मात्परे ये ईदादय इति ॥ ; 


यह सूत्र बना कर अदस्‌ के सकार से परे इंकार उकार की प्रगृह्मसंज्ञा कहते हैं 
और वह ईकार उकार कें असि होने से बनती नहीं तो सूत्र का यह तात्पय समझा 
जायगा कि मकार का अर्थ रखने वाले अदस्‌ शव्द से परे इंकार उकार का अर्थ 
रखने वाले शब्द की प्रगृह्यसंज्ञा होती है । मातू=मार्थात्‌। इईदादीनाम्‌=इदाद्र्थानाम्‌ । 
इस प्रकार अर्थ विषयक बुद्धिपरिकल्पना में इंकार उकार मकार की असिद्धता 
नहीं होगी । अदस्‌ शब्द में ईकार उकार मकार के अर्थ की बुद्धि करके प्रगृह्मसंज्ञा हो 
जायगी । अथवा आगे न मु ने सूत्र पर वातिक कहेंगे--अदस इत्वोत्वे स्वरे बहिष्पद- 
लक्षण सिद्धे वक्तव्य प्रग्ह्मसज्ञायां च । इस का अर्थ है--बहिष्पद्लक्षण स्तरे परे रहते 
अर्थात्‌ एक पद से दूसेर पद का अच्‌ परे रहते अयादि आदेश करने में अद्स शब्द 
के इंकार उकार सिद्ध माने जाते हैं। प्रगृह्मसंज्ञा में भी वे सिद्ध समझे जाते हैं। 
इस वचन से इंत्वादि की असिद्धता का निषेध होकर सिद्धता हो जायगी । 

इंदूदेत्‌ के सूत्र के समान यहां. भी इकारान्त उकारान्त एकारान्त की 
प्रगृह्मसक्षा समझ कर यह दोष ग्राप्त होता है । उस अवस्था में इस सूत्र का अथे 
होगा--अदस्‌ के मकार से परे इंकाराद्यन्त की प्रगाह्मसंज्ञा होती है। तब सक 
अर्थात्‌ ककारसहित अभुके इस प्रयोग में प्रगह्यसंज्चा प्राप्ति रूप दोष होता है। 
अमुके यह अदस्‌ के मकार से परे उके एकारान्त है ड़सकी प्रगृह्यसेज्ञा होनी चाहिये । 
प्रगरह्मसज्ञा हो कर एङः पदान्तादति से पूर्वरूप न हो सकेगा । 

मात्‌ शब्द के ग्रहण का विशेषण होने से यह कोई दोष नहीं । अदसो 
क्योंकि अदस्‌ के मकार से परे ईकार ऊकार ही संभव हैं । एकार नहीं । इस तरह 
मातू ग्रहण एद्न्त की निश्वत्ति में 'तात्पर्यग्राहक होने से सफल हो सकता है । योगविभाग 


में तो एदन्त की निदृत्ति सवंथा आवश्यक है । एकयोगा में मात्‌ ग्रहण के सामर्थ्य से 
एद्न्त की निवृत्ति हो जायगी । _ 


* CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


पञ्चम भाद्विक २५३ 
शे १।१।१३॥ 
इह कस्मान्न भवति काशे कुश वंशे इति ॥ . 
रोऽथवद्ग्रहणात्‌ । 
अर्थवतः शो शाब्दस्य ग्रहणम्‌ । न चैषोऽर्थवान्‌॥ 
पवमपि हरिशे बञ्चुश इत्यत्रापि प्राप्नोति ॥ 


मात्‌ सूत्र मे इदूदेत्‌ का ग्रहण है। इंदूदेदन्त का नहीं । जिसका सूत्र में अहण है, 
उच्चारण है उसी का विशेषण मात्‌ को बनायेंगे तो अर्थ होगा--अदस्‌ के मकार 
से परे जो ईकारादि उनकी प्रगुह्यसंज्ञा होती है। अमुके में मकार से परे एकार नहीं 
. है बल्कि एकारान्त उके है । मकार और एकार के बीच मे उकार ककार का व्यवधान 
है इस लिये वहां प्रगह्मसंज्ञा नहीं होगी ।' 


काणे कुश वेशे यहां शे शब्द की इस सूत्र से प्रगृह्यसंज्ञा क्यों नहीं होती ? 


शे की प्रगृह्यसंज्ञा में अर्थवान्‌ रे शब्द का ग्रहण किया गया है। काशे 
आदि में शे शब्द अर्थवान्‌ नहीं है। इस लिये उस को प्रगृह्यसंज्ञा नहीं हूःगी । 
श यह सुपां सुछक्पूर्वेसबणीच्छेयाडाउयायाजालः इस सूत्र से वेद में सुपों के 
स्थान में विहित आदेश हे । शकार की लशाक्रतद्धिते से इत्संज्ञा होने से लोप कर के ए 
रह जाता हे । जैसे युष्मे अस्मे त्वे इति। यह शे शब्द विभक्ति के अर्थ से अर्थवान्‌ 
है। काशे आदि का शे शब्द निरर्थक है । काश, कुश, वंश शब्दों से सप्तमी के. 
एकवचन ङि के परे रहते आदूगुणः से गुण होकर काश, कुशे, वंशे बनते हें। इस 
शे में शकार तो काश आदि शाब्दो का अत्रयव है । ओर इकार सप्तमी का एकवचन 
हे । यद्यपि सप्तमी का पकवचन इकार अपने विभक्त्यर्थ से अर्थवान्‌, है तो भी 
काश आदि के शकार और सप्तमी के इकार से मिछ कर बना हुआ दा यह समुदाय 
_ निरर्थक ही है । अर्थवदूम्रहण नानकस्य इस परिभाषा के अनुसार अर्थवान्‌ शे शब्द 
के ग्रहण में अनर्थक शे दाव्द का अहण नहीं होगा । 
अर्थवान्‌ शे शब्द का ग्रहण मानने पर भी हरिशे, वश्रुरो में शे शब्द की 
प्रगृह्यसंज्ञा प्राप्त होती दै । हरि बच्नु शब्दों से लोमादिपामादिपिच्छादिभ्यः शनेलचः 
"सूत्र से मत्वर्थीय श प्रत्यय होकर उससे सप्तमी के एकवचन में शे बन जाता है। 


१. इस प्रकार भाष्यकार ने मात्‌ को ग्रहण का विशेषण मान कर यहाँ एकार 
७७ ठो नहीं डे डु 
की अनुब्ृत्ति लाने में भी कोई दोष नहीं यह सिद्ध कर दिया हे । 


७ ०-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


२५४ व्याकरणमद्दा भाष्य 


एवं तर्हि 'लक्षणप्रतिपदोक्तयोः प्रतिपदोक्तस्यैवे'त्येचं न भविष्यति | 
अथवा पुनरस्तु अर्थवद्ग्रहणे नानर्थकस्येति । कथं तर्हि--हरिशे बच्चुशे 
इति । एकोऽत्र विभक्त्ययैनार्थवान्‌। अपरस्तद्वितार्थेन । समुदायों 
इनर्थकः ॥ 


. ` निपात एकाजनाङ्‌ ॥१।१।१४॥ 
निपात इति किमर्थम्‌ ? 
चकारात्र । जहारात्र । 
पकाजिति किमर्थम्‌ ? 
रद्‌ ब्रह्म प्रेदं क्षत्रम्‌ । 
यहां श और.इ दोनों प्रत्यय के अर्थ से अर्थवान्‌ हें । इस लिये इस श शब्द की 
प्रगृह्यसंज्ञा हो जानी चाहिये । 
लक्षणप्रतिपदोक्तयोः प्रतिपदोक्तस्यैव ग्रहणम्‌, इस परिभाषा से हरिशे, वभ्नुरो 
में शे शब्द की प्रगृह्मसंज्ञा नहीँ होगी । इस परिभाषा का अर्थ है लक्षण अर्थात्‌ 
सूत्र, उस से निष्पन्न और प्रतिपदोक्त साक्षात्‌ उच्चरित स्वतः सिद्ध इन दोनों में 
ग्रतिपदोक्त का ही ग्रहण होता है। हरिशे, वश्लुशे मै शे शब्द साक्षादुच्चरित नहीं 
` हे बल्कि लक्षणों द्वारा निष्पन्न होने से लाक्षणिक है अतः प्रतिपदोक्त न होने के 
कारण उसका यहाँ ग्रहण नहीं होगा । 
केवळ अर्थवद्ग्रहणे नानर्थकस्य इस परिभाषा को मानने से भी यहां दोष नहीं 
हे । हरिशे, वश्नशे केसे बनेंगे ? यहाँ एक इ तो सप्तमी विभक्ति के अर्थ से अर्थवान्‌ 
हे । दूसरा तद्वित श प्रत्यय मत्वर्थे के अर्थ से अथैवान्‌ है । दोनों का समुदाय शे 
शब्द सर्वथा अनर्थक है । इसलिए यहाँ श शब्द की प्रगृह्यसंज्ञा नहीं होगी । 
निपातग्रहण किस लिए किया है.? 
चकारात्र । जहारात्र। यहां चकार, जहार (कृ, ह-लिद्‌ , तिप्‌, णछ ) में 
णळू का अकार एकाच्‌ तो है पर निपात नहीं है । निपात न होने से प्रगृह्यसंज्ञा न 
होगी तो अन्न के साथ सवणेदीधे हो जाता है । 
एकाच्‌ अहण किस लिए किया है? [ 
प्रदम्‌ यहां प्र शब्द उपसगे होने से निपात तो है पर एकाच नहीं है । एकाच्‌ 
न होने से प्रगृह्यसंज्ञा न होगी तो इदम्‌ के साथ गुण एकादेश हो जाता है । 
१. अर्थवान्‌ का समुदाय भी अर्थवान्‌ ही हो यह कोई आवश्यक नहीं हैं। 
. जैसे--दश दाडिमानि षडपूपाः कुण्डमजाजिनम्‌। इत्यादि पदों के अलग २ अर्थवान्‌ 
होने पर भी सारा पदसमुदाय अन्वयरहित होने से अनर्थक ही है । 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


| पञ्चम आह्निक २५५ 
पकाजित्यप्युच्यमानेऽत्रापि प्राप्नोति । एषोऽपि ह्येकाच्‌ । 


एकाजिति नाय॑ वहुत्रीहिः। - एकोऽज्ञ यस्मिन्‌ सोऽयमेकाच 
पकाजिति। कि तर्हि तत्पुरुषो ऽयं . समानाधिकरणः । एकः अच्‌ एकाच 
एकाजिति | 


यदि तत्पुरुषोऽयं समानाधिकरणो नार्थ एकग्रहणेन । इह कस्मान्न 
भवति । प्रेदं ब्रह्म । प्रेदं क्षत्रम्‌ । 


अजेव यो निपात इत्येवं विज्ञायत । किं बक्तव्यभेतत्‌। नहि। कथः 
मजुच्यमानं गँस्यते । अज््रहणखामर्थ्यात्‌। यदि हि अच्च अन्यच्च तत्र 
स्याद्‌ अज्ग्रदणमनर्थकं स्यात्‌ ॥ 


अस्ति ह्यन्यदज्ग्रहणस्य प्रयोजनम्‌ । किम्‌ । अजन्तस्य यथा स्यात्‌ 
इळन्तस्य मा भूत्‌॥ 


एकांच्‌ अहण करने पर भी प्रेदमू में प्रगृहासंज्ञा प्राप्त होती है। यहां प्र 
री एकाच्‌ ही है। 
एकाच शब्द में एकोऽच्‌ यस्मिन्‌ स एकाच इस प्रकार बहुचीहि समास मान 
कर एक अच्‌ वाला यह अथ नहीं लिया गया है बल्कि एकश्‍चासौ अच एकाच इस 
प्रकार कर्मधारय तत्पुरुष मान कर एक अच्रूप यह अर्थ लिया गया दै। प्र शब्द 
एक अच्‌ वाला तो है पर एक अचरूप नहीं है इसलिये प्रगृह्यसंज्ञा नहीं होगी । 


यदि एकाच शब्द में कमैधारय तत्पुरुष समास मानते हँ तो एक ग्रहण की 
कोई आवझ्यता नहीं । यदि आप पूछें कि एक ग्रहण के अभाव में प्रेदम्‌ में प्रगुहमसंज्ञा 
क्यों नहीं होती तो इसका उत्तर है-- - 
अजरूप जो निपात उसकी प्रगृह्यसंज्ञा समझी जायगी । प्रेदम में प्र शब्द 
अच रूप निपात नहीं है । उसके साथ हल अक्षर भी हैं। इस लिये एक अदृण के बिना 
भी वहां प्रगृश्चसंज्ञा नहीं होगी । क्या यद्व बात कहनी होगी कि यहां अच रूप 
निपात लिया गया दै ? नहीं। बिना कहे केसे समझी जायगी? अच्‌ ग्रहण के 
साम्य से । यदि अच और अच से अन्य हळू दोनों मिळे हुए निपात की प्रग्रह्मसज्ञा 
. होते तो अच अहण करना ही व्यथ हो जाता है। 


अच ग्रहण करने का प्रयोजन तो कुछ और भी हो सकता है । क्या?) अजन्त 
निपात की प्रयृद्मसंज्ञा हो, हरन्त की न दो । 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


£) 
5. शि 


7 >. 


२५६ ब्याकरणमद्दाभाष्य 


नैव दोषो न प्रयोजनम्‌ ॥ | 
एचमपि कुत एतत्‌। द्वयोः परिभाषयोः सावकाशयो समवस्थितयो-- 
` 'राद्यन्तयेदकस्मिन? “येन विधिस्तदन्तस्येति' च। इयमिह परिभाषा 
भविष्यति आद्यन्तवदेकस्मिन इति । इयं च न भविष्यति येन विधि 
स्तदन्तस्येति । 

' आचार्यप्रवृत्तिज्ञषापयति। इयमिह परिभाषा भवति. आद्यन्तव- 
देकस्मिन्निति। इयं च न भवति येन विधिस्तदन्तस्येति । यद्यमनाङिति 


प्रतिषेधं शास्ति ॥ 


___ ७ SIND) SOO यलीक की 
इलन्त निपात की प्रगुह्संज्ञा करने में न कोई दोष है, न प्रयोजन है ।' 


फिर भी क्या कारण है कि यहां अच्‌ शब्द में आयन्तवदेकस्मिंन और 
येन विधिस्तदन्तस्य इन दोनों सावकाश सूत्रों की समान उपस्थिति होने पर 
आद्यन्तवत्‌० की बात मान कर अच्‌ रूप अथे लिया जायगा और येन विधि० 
बात न मान कर अजन्त अथे नहीं लिया जायगा । अर्थात्‌ आयन्तवत सूत्र की. 
प्रवृत्ति से एक अच रूप निपात को ही आद्यन्तवत्‌ समझा जायगा और येन विधि० 
सूत्र की प्रद्वत्ति से जिसके अन्त में अच हे ऐसे हलच्‌ समुदाय को यहां अच्‌ नहीं 
माना जायगा । 


सूत्र में जो अनाङ्‌ अहण करके कित्‌ आकार की प्रणुह्मसंज्ञा का निषेध 
किया है यह आचाये का व्यवहार ही इस बात का ज्ञापक है कि यहां अच्‌ शब्द 
में आद्यन्तवत्‌ की बात मान कर अच्‌ रूप अथै छिया जायगा । और येन विधि० 
की बात न मान कर अजन्त अर्थ नहीं छिया जायगा । क्योंकि आइ निपात अचुरूप 
ही दै, अजन्त नहीं दै । -उसके निषेध से पता छगता हे कि अचूरूप निपात की 


प्रगृह्यसंज्ञा होगी, अजन्त की नहीं । 


१, यदि कहो पुरोडहिः (पुरस्‌+अहिः) यहाँ हलन्त निपात पुरस्‌ शब्द की 
प्रणह्मसंज्ञा होने परे ससजुषो रः से स्‌ के स्थान में हुए रु को अतो रोरप्लुतादप्लुते 
से उत्व नहीं प्राप्त होगा तो यह कोई दोष नही । क्योंकि प्रग्रह्मसज्ञा के प्रति ससजुषो 
रुः से विहित रुत्व पूवेत्रासिद्ध होने से असिद्ध हे! पुरस के सकार को रुत्व क 
अतिरिक्त और कोई कार्य प्राप्त नहीं इस लिये रु के असिद्ध होने से उसकी प्रगृझसंज्ञा न 
 होगीतो प्रकृतिभाव न होगा और उत्व निर्वाध हो जायगा। उत्व के प्रत तो रुत्व 

आश्रय से (उत्वविधि में उसका आश्रयण होने से) सिद्ध है । 


_ _CC-0: Mumukshu Bhawan Varanasi Collection Digitized by eGangotri 


पञ्चम आह्विक २५७ 


एवं तहिं सिद्धे सति यदजग्रहणे क्रियमाणे एकग्रदर्ण करोति 
तज्ज्ञापयत्याचार्यः अन्यत्र वर्णग्रहणे जातिग्रहणं भवतीति । 


किमेतस्य ज्ञापने प्रयोजनम्‌ ? 


'द्स्भेहल्ग्रहणस्य जातिवाचकत्वात्‌ सिद्धमिति’ यदुक्तं तदुपपन्वं 
अवति । 


अनाङिति किमर्थम्‌ ? ॥ 

आ उद्कान्तात्‌=ओदकान्तात्‌ ॥ 

इह कस्मान्न भवति आ एवं चु मन्यसे । आ प्वै किल तद्‌ इति ॥ 
सालुवन्धकस्येदमाकारस्य ग्रहणम्‌ । अननुवन्धकञ्चाजाकारः ॥ 


इस प्रकार केवळ अच्‌ ग्रहण से काये सिद्ध होने पर भी जो एक ग्रहण किया 
है बह इस बात का ज्ञापक है कि वर्णग्रहृणे जातिग्रहणम्‌ यह परिभाषा होती है। 
इसका अर्थ दै- वर्ण के ग्रहण में उसकी जाति अर्थात्‌ वर्णसमुदाय का भी ग्रहण 
होता है । 
` ` वर्णग्रहणे जातिग्रहणम्‌ इस परिभाषा के ज्ञापन का क्या प्रयोजन है ? 


हलन्ताच्च सूत्र पर जो दम्भेहदेळ्ग्रहणस्य जातिवाचकत्वात्‌ सिद्धम्‌ यह वार्तिक 
कहा है वह टीक सिद्ध हो जायगा । इस परिभाषा के होने पर हलन्ताच्च में इकू 
के समीप केवळ एक हल वणे न ळे कर हळूवणेससुदाय भी ले लिया जायगा तो 
दम्म्‌ घातु के घिप्सति, घीप्सति इन सञ्चन्त रूपों में दम्भ इच्च से दम्भु के अ को 
इकार इकार हो कर दिम्भ्‌ दीम्भ्‌ बनने पर सकार भकार "रूप हल समुदाय 
सी इक्‌ के समीप बन जायगा । इकूसमीप हळू होने पर सन्‌ को कित्त्व हो कर 
अनिदितां हल उपधायाः क्डिति से मकार का लोप सिद्ध होगा । 

अनाङ्‌ ग्रहण किस लिये किया है ! 


आ उदकान्तात=ओदकान्तात्‌ । यहां मयौदा अर्थ में आङ्‌ निपात छित्‌ दै । 
उसकी प्रगृह्यसंज्ञा का निषेध होने से आदूगुणः से गुण हो जाता है । 
आ एवं नु मन्यसें, आ एवं किल तत, यहाँ अनाङ्‌ अहण से प्रगृह्मसंज्ञा का 
निषेध क्यों नहीं होता ? 


ङकार अनुबन्ध वाळे आकार की ही प्रगृह्मसंशा का निषेध है । यहां ङकार | 
अनुबन्ध रहित आकार है । इसलिये निषेध न होगा तो प्रगृद्यसज्ञा रह जायगी । 


| 


(७-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


२५८ > र व्याकरणमहाभाष्य 


क पुनरयं सानुबन्धकः । छ निरनुबन्धकः ॥ 
ईषद्थै क्रियायोगे मर्यादाभिविधौ च यः। 
एतमातं ङिति विद्याद्‌ बाक्यस्मरणयोरङित्‌ ॥ 


ओत्‌ ॥१।१।१५॥ 


किमुदाहरणम्‌ ? 
आहो इति । उताहो इति ॥ 


कहाँ पर आकार ङकार अनुबन्ध सहित दै और कहाँ पर छकार अनुबन्ध 
_ रदित दै ! 

इंषतू-थोड़े अथे में, क्रियायोग में, मर्यादा और अभिविधि अर्थ में जो 
आकार दै उसे ङित्‌ समझो भौर वाक्यार्थे के अन्यथात्व तथा स्मरण अथै में जो 
आकार दै उसे ङित्‌ रदित समझो । इंषत्‌ अर्थ में जेसे--आ+उष्णम्‌=ओष्णम्‌ 
(कुछ कम गर्म) । यहां आकार के ङिति होने से प्रसुह्मसंज्ञा न हुई तो गुण हो -त्या। 
आडीषदर्थे यद्द वातिक भी .इषदर्थ में आकार को ङित्‌ सूचित करता है । क्रियायोग 
में जेसे-आ+इतः=्एतः। उपसर्गाः कियायोगे से ङित्‌ आकार की उपसगसैञ्चा 
ददोती दै। प्र परा आदि २२ उपसगों में आङ्‌ ङित्‌ पढ़ा है। ङित्‌ होने से 
्रयुह्मसंज्ञा न हुई तो गुण हो गया। निर्दिश्यमान अवधि को छोड़ कर मयादा 
होती हे और निर्दिश्यमान अवधि को भी साथ मिलाने पर अभिविधि होती है। 
आ+उदकान्तात-भोदकान्तात्‌ (जळ आने तक) यहां मयादा में आकार छत्‌ दै । 
ङित्‌ होने से प्रगृह्यसंज्ञा न हुईं तो गुण हो गया। आ+अहदिच्छन्नात-भाद्दिच्छन्नात्‌ । 
(अहिच्छत्र देश की समाप्ति तक) यहां अभिविधि में आकार ङित्‌ है । ङित्‌ होने 
स प्रगृह्मसंज्ञा न हुईं तो सवणेदीधे दो गया। आङ्‌ मर्यादाभिविध्योः यह सूत्र 
सयांदा और अभिविधि में आङ्‌ को ङित्‌ सूचित करता है। आ एवं नु मन्यसे 
(झाः ! तू अब ऐसा मानता है, पहिले तो नहीं मानता था) यहां वाक्याथ के 
अन्यथात्व द्योतन में आकार कित्‌ नहीं दे । इस लिये प्रग्रह्मसंज्ञा हो गई तो सन्धि न 
हुई । आ एवं किल तत, (किसी बात के याद आने पर कहता है आः! क्या वह 
ऐसी बात थी) यहां स्मरण अर्थ में आकार के क्त्‌ न होने से प्रगृह्यसंज्ञा हो गई 
तो सन्धि न हुईं । 

इस सूत्र का क्या उदाहरण दै ? 
र आहो उताहो ये ओकारान्त निपात हैं इनकी इस सूत्र से . प्रगह्मसंज्ञा होने 
ओ प्र अचूसन्धि नहीं होती। 


-. CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


पञ्चम आह्विक २५९ 


नेतदस्ति प्रयोजनम्‌ । निपातसमाद्दारोऽयम्‌। आह उ आहो 
इृति। उत आह उ उताहो इति। तत्र निपात. प॒काजनाङ्‌ इत्येव सिद्धम्‌ः॥ 
एवं तह्मंकनिपाता इमे। अथवा प्रतिषिद्धारथोऽयमारम्भः। ओ 
खु यातं मरुतः, ओ षु यातं बृहती शक्वरी च। ओ चित्‌ सखायं सख्या 


ववृत्याम्‌ ॥ 
ह ओतार्च्वि प्रतिषेधः । 
ओदन्तो निपात इत्यत्र च्व्यन्तस्य प्रतिषेधो बक्तव्यः । अनदः 

अद्‌ः अभवत्‌ अदोऽभवत्‌ । तिरोऽभवत्‌ ॥ ` 

ये कोई उदाहरण नहीं हे। ये तो आइ उ=आहो, उत आइ उ-उताह्दो 
इस प्रकार निपातों का समुदाय दै। उसमें उ निपात के एक अच रूप होने से 
निपात एकाजनाङ्‌ सूत्र से ही प्रगृह्यसंज्ञा सिद्ध ददो जायगी । 

ये निपातससुदाय नहीं है बल्कि चादयोऽसत्त्वे सूत्रस्थ चादिगण में भाहो 
डताहो इस प्रकार स्वतन्त्र रूप से पढे गये एक निपात हैं। अथवा प्रगृह्मसंज्ञा के 
निषेध को रोकने के लिये इल सूत्र का आरम्भ समझना चाहिये । ओ घु यातम्‌ 
इत्यादि निर्दिष्ट वैदिक प्रयोगों में ओ यह शब्द आ उ इन दो निपातों के योग से 
बना है। भा का सम्बन्ध यातम्‌, वदृत्याम्‌ इन क्रियाओं से है। भाउ में हुए गुण 
एकादेश को अन्तादिवच्च से पूर्व के प्रति अन्तवत्‌ मान कर आ हो जायगा तो 
निपात एकाजनाङ्‌ सूत्र में अनाङ्‌ अहण से प्रगृह्मसज्ञा का निषेध प्राप्त होता है 
उस को रोकने के शिये यहद सूत्र हो सकता दे । उसका प्रयोजन ओ घु भादि उक्त 
स्थलों में तो कुछ दीखता नहीं, हां, ओ इति ओ इस प्रकार पदपाठ में लौकिक - 
इति शब्द परे होन पर या ओ अयातम्‌ आदि के परे होने पर प्रगरह्मसज्ञा होने 
से सन्धि न होना सिद्ध हो जायगा | 

ओद्न्त निपात की प्रगृह्मसज्ञा करने में च्वि प्रत्ययान्त का निषेध कहना 
चाहिय । अनदः. अदः अभवतङअदोऽमवत्‌। अतिरः तिरः अभवतत=तिरोऽभवत्‌। 
यहां अदस्‌ तिरस्‌ शब्दों से अभूततञ्वाव अयै में च्व प्रत्यय हो कर उसका सवापद्दारी 
छोप हुभा है । ऊयोदिच्विडाचरच से यह च्व्यन्त निपात है। स॒कोरु, रु को ड 
और उ को ओ गुण हो कर ओदन्त बन जाता दै । इस सूत्र से प्रग्रह्मसंज्ञा प्राप्त 
हो कर एकः पदान्तादति से पूर्वरूप न हो सकेगा इस छिये यहां प्रग्रह्मसंशा का 
निषेध कहना चाहिये | 

१. यदि इस ओको पर के प्रति आदिवद्भाव मान कर उ समझें तो यह 
आङ्‌ भिन्न होने से अनाङ्‌ इस निषेध का विषय नहीं बनेगा । उस अवस्था में उसी 
से सिद्ध हो जाने पर इस सूत्र का यह प्रयोजन नहीं रहता ॥ 


७ ०-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


२६० जं ष्याकरणमहाभाज्य 


न वक्तव्य: । 'लक्षणप्रतिपदोक्तयोः प्रतिपदोक्तस्येत्येव' न 
- भविष्यति ॥ | 
र एवमपि अगोः गौः समपद्यत गोऽभवत्‌ । अत्र प्राप्नोति ॥ 


- एवं तर्हि 'गौणमुख्ययोरसुख्ये कार्यसम्प्रत्यय’ इति। तद्यथा गौर- 
जुबन्ध्योऽजोऽग्नीषोमीयः इति न वाहीकोनुवध्यते-॥ 


कथं तर्हि वाहीके वृद्धयात्वे भवतः । गोस्तिष्ठति गामानयेति ॥ 


अर्थाश्चय पतदेचं भवति । यद्धि शाब्दाश्रयं शब्दमाचे तद्‌ भवति । . 
शब्दाश्रये च बृद्धयात्वे ॥ 

च्विग्रत्ययान्त के निषेध की कोई आवस्यकता नहीं । लक्षणप्रतिपदोक्त 
परिभाषा स यहां प्रगृह्यसंज्ञा नहीं होगी । क्योंकि अदो तिरो में जो ओकार है 
वह लाक्षणिक है । प्रतिपदोक्त नहीं है । 

यहां न सही, पर अगौः गौः समपद्यत गोऽभवत्‌ जहां ` च्विप्रत्ययान्त की 
प्रगृह्मसंज्ञा प्राप्त होती है । गो शब्द में ओकार प्रतिपदोक्त है । साक्षादुच्चरित है । 


यहाँ भी गौणपुख्ययोमुख्ये कार्यसम्प्रत्ययो भवति इस परिभाषा से प्रगह्मसंज्ञा 
न होगी । न्यायमूलक इस परिभाषा का अर्थ हे--ग्रणादागतो गौणः ।' गुणों के 
कारण आरोपित किया हुआ प्रयोग । मुखमिव प्रधानं मुख्यम्‌ । मुख के समान 
जो प्रधान है साक्षात्‌ प्रतिपाद्यमान है वह मुख्य ह । गौण और मुख्य के कार्यविचार 
में मुख्य में ही कार्य होता है, गोण में नहीं । यहां अ भूततङ्गावाथैक च्विप्रत्यय 
में जो मुख्य रूप से गौ नहीं दै उसे गौण रूप से गौ बनाया जा रहा है। इस छिये 
गो शब्द ओदन्त निपात होता हुआ भी यहाँ मुख्य नहीं है गौण है। मुख्य ओदन्त 
निपात में ही प्रग॒ह्मसंज्ञा होने से यहां गौण में नहीं होगी । जैसे-गौरनुबन्ध्यः अजः 
अग्नीषोमीयः इस गोबन्धनविधिवाक्य द्वारा यज्ञ में मुख्य गो पशु ही बांधा 
जाता है पञ्च के मूढतादियुणों के कारण उपचरित गो प्रयोगवाला वाहीक ( बहिभूत 
शद्वादि ) नहीं बांधा जाता । 
तो फिर गौस्तिष्ठति, गामानय यहां बाहीक में उपचरित (उपचार से प्रयुक्त) 
गौण चने गो शब्द में गौ$, गाम्‌ यहाँ क्रम से वृद्धि और आत्व क्यों होते हैं । 
गोण मुख्य न्याय अथाश्रय में होता है। अर्थात्‌ गौणता और मुख्यता 
पदाथ के आश्रित हैं, शब्द के नहीं । किसी वस्तु के लिये ही गौण मुख्य “शब्दों का 
१. तत आगतः से शैषिक अण्‌ । 
` २. दाखादिम्यो यः से इवार्थ में य प्रत्यय । 


च 0020. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


पञ्चम आहिक | २६१ 


उन्‌ ऊ ॥ १।१।१८॥ 

इह कर्मान्न भवति आहो । उताहो इति ॥ 

उञ इत्युच्यते । न चात्रोञ्ं पयामः ॥ 

डओोऽयमन्येन सहैकादेश उञ्जुग्रहणेन गुह्यते ॥ 

आचार्यमब्ृत्तिज्ञापयति नोज एकादेश उञञग्रहणेन गृह्दात इति। 
यद्यमोदिति ओद्न्तस्य निपातस्य प्रणृह्मसंश्ञां शास्ति॥ 
प्रयोग होता हे । भाव यह है कि प्रयोगाई पद में पदान्तर के सन्निधान में गौणता 
की प्रतीति होने से गौण मुख्य न्याय की प्रवृत्ति होती है, अप्रयोगाह प्रातिपदि की अवस्था 
में नहीं । इस लिये जो कार्य शब्दाश्रय हैं . अर्थांत प्रातिपादिक सम्बन्धी हैं वे तो 
शब्द्‌ सात्र में चाहे गौण हों या मुख्य हों सब में समान रूप से हो जायंगे। गोतो 
णित्‌. से णिद्वत्‌ होकर अचो ज्णिति से बृद्धि होना और औतोम्‌ शसोः से आकार 
होना थे कार्य शब्द को मान कर होने वाले हैं । ये हो जायेंगे। इन के होने पर ही 
प्रयोगाह पद बनेगा फिर उस बने हुए पढ्‌ का गौण या मुख्य रूप से यथेष्ट प्रयोग 
होगा । पद्‌ बना हुआ गोः या गाम्‌ शब्द जब गौर्वाहीकस्तिष्ठति, गां वाहीकमामय 
इस प्रकार वाहीक के साथ प्रयुक्त किया जायगा तब वह गौण समझा जायंगा । 
केवल पझु के लिये प्रयुक्त हुआ मुख्य होगा । गोऽभवत्‌ यद ओदन्त निपात तो पद 
बन चुका है इस में गौण मुख्य न्याय की प्रवृत्ति संभव है । किन्तु इृद्धि और आत्व 
करने वाळे सूत्र अभी पद का निर्माण कर रहे हैं। उन्हें तो शब्द मात्र चाहिये। अर्थ 
की अपेक्षा रहित उनकी प्रत्रत्ति होने स वहां गौणमुख्य न्याय नहीं लग सकता i 

आहो इति, उताहो इति यहां इस सूत्र से प्रगृह्मसंज्ञा के साथ ऊँ आदेश 
क्यों नहीं होता ? 

उज्‌ को ऊँ आदेश कहा दै । यहां उन्‌ नहीं दीखता । 

आह उ=आहो, उत आह उ=उताहो इस प्रकार यहां उन्‌ का दूसरे वर्ण के 
साथ गुण एकादेश हो रहदा है जो परादिवद्धाव से उम्‌ अहण से गृहीत होता दै । 

आचार्य का व्यवहार इस बात का ज्ञापक है कि उन्‌ का एकादेश उम्‌ म्हण 
से गृहीत नहीं होता । ओत. सूत्र से जो ओदुन्त निपात की प्रगृहासंश्ञा विधान की है 


१, आहो उताहो को निपातसमुदाय मान कर प्रन है । 


२. इसी लिये अगौः गौः समपद्यत इस विग्रह मै अगौ: इस गौण गो शब्द 
में भी बृद्धि हो रही है। अगां गां करोति गो करोति यहां च्विप्रत्ययान्त में तो त्रद्ध 
और आत्व की प्राप्ति ही नहीं है इस लिये नहीं होंगे । 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


२६२ व्याकरणमहाभाष्य 


नैतदस्ति क्षापकम्‌ । उक्तमेतत्‌--प्रतिषिद्धार्थो ऽयमारम्भः इति। 
दोषः खल्वपि स्याद्‌ यद्ुञ एकादेश उञ्‌ ग्रहणन न ग्रह्मेत । जालु 
उ अस्य रुजति-जानू अस्य रुजति, जान्वस्य रुजति । मय उओ वो वे! 
वत्वं न स्यात्‌ । 


एवं तह्येकनिपाता इमे । अथवा द्वाबुकाराचिमो । पकोऽननुवन्धकः । 
अपरः सानुबन्धकः । तद्योऽननुबन्धकस्तस्यैष एकादेशः । 


उञ इति योगविभागः । 'उञ' इति योगविभागः कर्तव्यः। उञ्ञः 
झाकल्यस्याचार्यस्य मतेन. प्रगृह्यसंज्ञा भवति। उ इति। विति। ततः 


वह इस बात को सिद्ध करती है। अन्यथा आहो उताहो में उज्‌ के एकादेश को 
परादिवद्ाव से उल्‌ मान कर निपात एकाजनाङ्‌ से ही प्रगृह्मसंज्ञा हो जाती तो 
ओत्‌. सूत्र व्यर्थ था । 


यह कोई ज्ञापक नहीं । ओत सूत्र के विषय में तो कहा जा चुका है कि 
वह प्रगह्मसंज्ञा के निषेध को रोकने के लिये बनाया है । इस लिये वह विशेष विधान 
होने से आवश्यक है व्यर्थ नहीं हो सकता । इसके अतिरिक्त दोष भी होगा यदि उज 
के एकादेश को उज्‌ ग्रहण से ग्रहीत नहीं मानेंगे जानु उ अस्य रुजति=जानू अस्य रुजति 
जान्वस्य रुजति यहां जानु के उकार के साथ हुए उन्‌ के सत्रणंदीध एकादेश को यदि 
परादिवद्धाव से उन्‌ नहीं मानेंगे तो मय उनो वो वा से उज्‌ को पक्ष में होने बांका 
वकार नहीं हो सकेगा । इस लिए उज का पुकादेश भी उन्‌ मानना होगा । उस 
अवस्था में आहो उताहो में उन होने से ऊँ आदेश प्राप्त होता है। 


अच्छा तो, आहो उताहो ये चादिगण में पठित स्वतन्त्र एकनिपात हें । 
इनमें उज का एकादेश नहीं मानेंगे ।.. या उन्‌ और उ ये दो पथक्‌ २ निपात हैं। 
एक में जकार अनुबन्ध लगा है दूसरे में नहीं । आहो उताहो मे जकार अनबन्ध 
रहित उ का एकादेश मानेंगे उन्‌ का नहीं तो उल न होने से ऊँ आदेश नहीं 
होगा । 

उन उँ इस सूत्र का योगविभाग करना चाहिये । एक सूत्र के स्थान में 
उन:। ऊँ। ये दो सूत्र बनाने चाहिये । . उनः इस पहले सूत्र का अर्थ होगा-- 
शाकल्य आचायै के मत में उल निपात की प्रगह्यसज्ञा होती है। उससे शाकल्य के 
सत में प्रगृह्मसंशा हो कर उ इति यह रूप बन जायगा । अन्य शौनकादि आचायों के 


ओ। मतमै प्रगाह्मसं्ा न होगी तो यण्‌ हो कर विति यह रूप बन जायगा। उसके 
द्वाद ऊँ इस दूसरे सूत्र का अथे होगा--शाकल्य के मत में उज के स्थान में दीर्घ 


_ (९-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


पञ्चम आहिक २६३ 


ऊँ। ऊँ इत्ययमादेशो भवति शाकल्यस्याचार्यस्य मतेन दीघाँ५चुनासिक 
प्रगरह्मसंक्ञकरच । ऊँ इति । 
किमर्थों योगविभागः 


ऊँ वा शाकल्यस्य । शाकल्यस्याचार्यस्य मतेन ॐ विभाषा यथा 
स्यात्‌ । ॐ इति, उ इति। अन्येषामाचार्याणां मतेन चिति | 


ईदूतौ च सप्तम्यर्थे ॥१।१।१९॥ 
ईदूतौ सप्तमीत्येव । ईदूतौ सप्तमीत्येव सिङ नाथोऽ्थग्रहणेन। 


लुप्तेञ्यग्रहणादू भवेत्‌ । 


अनुनासिक तथा प्रग॒ह्मसंज्ञक ऊँ आदेश होता है। उससे शाकल्य के मत में 
ऊँ इति यह रूप भी बन जायगा । उ इति पहले से दै ही । इस प्रकार दो रूप शाकल्य 
के सत में बन जायेंगे। अन्यों के मत में केवल विति यह रूप बनेगा । 


उज उँ सूत्र का योगविभाग किस छियि करना चाहिये । 


. योगविभाग करने से शाकल्य के मत में ऊँ आदेश विकल्प से होगा तो उ 
इति, ऊँ इति ये दो रूप बन जायेंगे। अन्य आचायौ के मत में विति यद्द रूप 
रहेगा । इस प्रकार इष्ट तीनों रूप योगविभाग से सिद्ध हो जायेंगे । अन्यथा उन 
` ऊँ यह एक सूत्र होने पर शाकल्य के मत में उन्‌ को उँ आदेश हो जायगा तो 
“ ऊँ इति यह एक रूप ही बन सकेगा उ इति यह दूसरा रूप नहीं बन सकेगा। 
अन्यों के मत में विति रहेगा. इस प्रकार केवळ दो ही रूप बन सकेंगे, तीन नहीं । 
तीन रूप बनाने के लिये योगविभाग आवश्यक है । 

` ईदूतौ च सप्तमौ इतना ही सूत्र पर्याप्त है । अर्थप्रहण की आवश्यकता 
नहीं । 


१. वार्तिक में छप्त शब्द सामान्याभिधायी होने से नपुंसक लिङ्ग है। इस 
वार्तिक का भाव यह है कि संज्ञाविधि में प्रत्यय की संज्ञा करने में तद्म्तविधि का 
प्रतिषेध होता है। यदि सूत्र में अर्थ ग्रहण न किया जाय तो ईदूत्‌ सप्तमी की 
प्रगृह्संज्ञा होगी, पर उसके अश्रवण में (अविद्यमान होने पर संज्ञा न हो सकेगी, और 
प्रत्यय निमित्तक कार्य जहां किसी दूसरे को विहित होता है वहीं प्रत्यय लक्षण होता है, 
अतः गौरी (जहां सप्तमी का छक हुआ है ) में उसकी प्राप्ति ही नहीं, इसलिये सूत्र में 
अर्थ ग्रहण किया दै । 


GC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


| 


२६९ व्याकरणसद्दा भाव्य 


लुप्तायां सप्तस्यां प्रणुह्यसंज्ञा न प्राप्नोति। क। सोमो गोरी 
अधिश्रितः। इष्यते चात्रापि स्यादिति। तच्चान्तरेण यत्वं न सिध्यती- 
त्येवमर्थमर्थग्रहणम्‌ । 


नात्र सप्तमी लुप्यते । कि तर्हि | पूयेसवणोऽत्र भवति । 


पूबेस्य चेत्‌ सवणोऽसावाडाम्‌ भावः प्रसज्यते । 
यदि पूर्वसवणे आस्‌ आम्‌ भावइच प्राप्नोति । 


एवं तहि आहायमीदूती सप्तमीति। न चास्ति सप्तमी ईदूतौ । | 
तऽ वचनाद्‌ भविष्यति । 


सप्तमी विभक्ति का झुक्‌ हो जाने पर इकारान्त . उकारान्त की .प्रगृह्मसंज्ञा 
नहीं प्राप्त होती । वहां प्रगह्यासंञ्चा करने के ख्यि अर्थग्रहण की आवश्यकता है । 
जिससे सप्तमी न होने पर भी उसके अथ को लेकर प्रगह्मसंज्ञा हो. जावे । 
कहां ? । सोमो-यौरी अधिश्रितः यहां वैदिक प्रयोग में गौरी शब्द से परे सप्तमी 
विभक्ति छि का सुपां सुकपूवेसवर्णाच्छेश इस सूत्र से छुक्‌ हुआ है। गौरी में 
सप्तमी परे न होने पर भी उसका अथ विद्यमान है। इस - ल्यि प्रगृह्मसंज्ञा होकर 
अच्‌ सन्धि नहीं होती। अर्थप्रदण के न करने पर यहां सप्तमी परे न होने से 
प्रगह्मसंज्ञा नहीं प्राप्त होती । इष्ट है यहां भी प्रगह्मसंक्ञा हो इस लिये अर्थग्रहण 
करना चाहिये । 
- गौरी में सप्तमी का लुक नहीं होता किन्तु सुपां सुळकू० से पूर्वसवर्ण 
होता है। गौरी-इ=्गोरी-ई इस प्रकार सप्तमी विभक्ति के इकार के स्थान में 
पूवे इंकार का सवर्णी इंकार होकर दोनों का सवर्णदीर्घ पुकादेश हो जायगा तो 


_ गौरी बन जायगा । उसमें परादिवद्धाव से सप्तमी का इंकार विद्यमान सान कर 


प्रगह्मसंज्ञा हो जायगी तो अथेग्रहण की क्या आवश्यकता है । 

यदि गौरी में सप्तमी विभक्ति के स्थान में सुपां सुकू से हुआ पूैसवणे 
ईकार मानते हो तो गोरी ई इस अवस्था में सवर्णदीर्घ को बाध कर आणनद्या: से 
आर्‌ का आगम और ङेराम्‌ नयान्नीभ्यः से आम्‌ आदेश प्राप्त होते हें । उस अवस्था 
मे गौयाप्‌ बनेगा गौरी नहीं । इस छिय गौरी में सप्तमी का लुक ही मानना चाहिये 
पूवेसवण नहीं । 


तब तौ ईदूतौ च सप्तमी इस वचन के साम्यं से प्त हुई सप्तमी में भी 


__ अगृहासंशा हो जायगी। क्योंकि सर्वत्र सप्तमी का लुक हो जाने से इकार 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


| पञ्चस आह्विक २६५ 


वचनादू यत्र दी्धत्वम्‌ | 


नेद्‌ं वचनाल्लभ्यम्‌ । अस्ति ह्यन्यदेतस्य वचने प्रयोजनम्‌। किम्‌ । 
यज्ञ सप्तस्था दीघत्वमुच्यत। इति न शुष्कं सरसी शयानम्‌ इति । 
सति प्रयोजने इह न प्राप्नोति । सोमो गौरी अधिश्रित इति ॥ 
तत्रापि सरसी यदि । 


तत्रापि सिद्धम्‌। कथम्‌। यदि सरसी शब्दस्य प्रवृत्तिरस्ति। 
अस्ति च लोके सरसीशब्दस्य प्रबृत्तिः। कथम्‌। दक्षिणापथे हि 
महान्ति सरांसि सरस्य इत्युच्यन्ते ॥ 


ज्ञापकं स्यात्‌ तदन्तत्वे । 
एवं तहिं ज्ञापयत्याचायो न प्रगृह्यसंज्ञाया प्रत्ययळक्षणं भवतीति। 


. ऊकार रूप सप्तमी कहीं न मिलेगी तो लुप्त हुईं सप्तमी को ही प्रत्ययलक्षण 
से मान कर गोरी में सप्तमी सहचरित ईकार हो जायगा फिर उसकी प्रगृह्यसंज्ञा 
बन जायगी इस लिये अर्थग्रहण की कोई आवश्यकता नहीं । 

ईदूतौ च सक्षमी। इस वचन का सामर्थ्यं नहीं बनता। यह वचन 
तो वहां चरितार्थं दो सकता है जहां सप्तमी को दीध होता है । जैसे- टाति न शुष्क 
सरसी शयानम्‌ इस वेद मन्त्र के सरसी प्रयोग में सरस्‌ धाव्द से परे सप्तमी के 
इकार को इयाडियाजीकाराणामुपसंस्यानम्‌ इस वातिक से दीघं इंकार आदेश होता 
है । यह इंकार रूप सप्तमी वन जाती दै । ईकाररूप सप्तमी के मिल जाने से ईदूतौ 
च सप्तमी यह सूत्र यहां प्रगृह्यसंज्ञा करने में चरिता हो जायगा तो गौरी 
मै प्रगृह्यसंज्ञा न हो सकेगी । अतः तदर्थ सूत्र में अथंग्रहण करना चाहिये । 

वहां भी प्रशुझसंज्ञा सिद्ध हो जायगी । केसे ? सरसी में यदि हम सरस्‌ 
शब्द न मान कर सरसी शब्द मान लें जैसा कि छोक में सरसी शब्द का प्रयोग होता 
ही है, क्योंकि दक्षिण देश में बड़े २ सरोवर सरसी कहलाते हैं, उस सरसी से 
परे सप्तमी का कू कर के सरसी यद सक्षम्यन्त बनायें तो वह भी गौरी के समान 
बन जायगा । उस से सवत्र छस हुई सप्तमी को दी प्रत्ययलक्षण से मान कर 
प्रगृह्यसंज्ञा हो जायगी तो अर्थप्रद्ण की कोई आवश्यकता नहीं । 


फिर तो व्यर्थ हुआ अर्थंग्रदण इस बात का ज्ञापक है कि प्रगृद्यसज्ञा में 


१. यहां यदि रावः सम्भावना अर्थ में है। ऐसा ही शास्त्राणि चेत्‌ प्रमाणं 
स्युः यहां भी अर्थ है । 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


a RRR MINS NO PN Ys 


२६६ व्याकरणमद्दाभाष्य 


किमेतस्य ज्ञापने प्रयोजनम्‌ । कुमार्योरगारं कुमार्यगारम्‌। वध्वोरगारं 
वध्वगारम्‌ । प्रत्ययळक्षणेन प्रगृह्यसंज्ञा न भवति । 


मा वा पूर्वपदस्य भूत्‌ । 
अथवा पूर्वपदस्य मा भूदित्येवमर्थमर्थग्रहणम्‌ । वाप्यामइवो 
वाप्यइवः। नद्यामातिर्नद्यातिः ॥ 
अथ क्रियमाणेऽप्यर्थग्रहणे कस्मादेवात्र न भवति। . 
जहत्स्वार्था वृत्तिरिति । 
अथाजहत्स्वार्थायां बत्ती दोष एव । अजहत्स्वार्थायां च न दोषः। 


प्रत्ययळक्षण नदीं होता | इस बात के ज्ञापन का प्रयोजन कुमार्यगारम्‌, वध्वगारम्‌ 


यहां इदूदेत्‌ सूत्र से प्रगृह्यसंज्ञा का न होना हे । जिसका विचार ईदूदद्‌ द्विवचनं० 
सूत्र में इंकाराद्न्त द्विवचनान्त की प्रगृह्यसंज्ञा कथन करने वाळे तीसरे चोथे पक्षों 
में पदले हो चुका है । यहाँ तदन्तले शब्द से उन्दी तीसरे चोथे पक्षों से अभिप्राय 
है । जब प्रत्ययलक्षण नदी होगा तब अर्थग्रहण करने पर वहाँ प्रगृह्यसंज्ञा सिद्ध 
हो जायगी । अथवा समास के घटक अवयव पूर्वपद की प्रगुह्यसंशा न होवे इस 
लिये अर्थग्रहण किया दै । वाप्यामशवः=वाप्यरवः। नय्यामातिः्=नद्यात्निःः। यहां 
संज्ञायाम्‌ सूत्र से हुए सप्तमी तत्पुरु समास म सप्तमी विभक्ति. का ळक 
हे । वापी नदी इन पूथपदों का इंकार सप्तमीसद्चरित है । इस लिये प्रग 
प्राप्त होती है वह अर्थप्रदण करने से न होगी । क्योंकि यहां उत्तरपदार्थ प्रधान 
तत्पुरुष समास में पिछडे. पद अश्‍व और आति का ही अर्थ प्रधान है। पूर्वपद वापी 
भोर नदी की सप्तमी का अर्थ प्रधान नहीं दै। - 

झर्थम्रदण करने पर भी वाप्यरवः, नद्यातिः में प्रगृह्मसंज्ञा क्यों नहीं होती । 


जहत्स्वाथी वृत्ति होने से । वृत्ति अर्थात्‌ समास । वह दो प्रकार का है-- 
इत्स्वाथं और अजहत्स्वाथे । जिसमें समास के अन्तपै्ती घटक पद अपने अर्थ 
को सर्वथा छोड़ देते हैं वह जहत्स्वाथी वृत्ति कहाती है। और जिसमें समास % घटक 
पद्‌ अपना अर्थ सवैथा नहीं छोड़ते बल्कि अपना अर्थ भी रखते हैं वह अजहत्स्वार्था 
बृत्त होती दै । जहत्स्वाथा वृत्ति पक्ष में पूबैपद्‌ वापी और नदी अपने सप्तम्यर्थ 
को छोड़ चुके हैं. इस लिये प्रगद्यसंज्ञा नहीं होगी । 


अजहत्स्वार्था वृत्ति पक्ष में तो दोष है ही । अजहत्स्वार्था वृत्ति पक्ष में भी 
. दोष नहीं है। क्योकि अजहत्स्वार्थ पक्ष में स्तार्थसंसुष्ट पर का. अभिधान 
__ होता है। पूदेपद और उत्तरपद कर्ता अपने अर्थ को समुदायार्थ (समुदिताथ) 


र ८९७८-७0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


पञ्चम माक्विक २९७ 
समुदायाथो ऽभिधीयते । 
ईदूतौ सप्तमीत्येव जुप्तऽ्थग्रहणाद्‌ भवेत्‌। 
पूर्वस्य चेत्‌ सवर्णोऽसावांडामभावः प्रसज्यते ॥१॥ 


वचनाद्‌ यत्र दीर्घत्वं तत्रापि सरसी यदि । 
जापकं स्यात्‌ तदन्तत्वे मा वा पूर्वपदस्य भूत्‌ ॥२॥ 


दाधा घ्वदाप्‌ ॥१।१।२०॥ 
घुसंज्ञायां प्रकृतिग्रहणं शिदर्थम्‌ । 


घुसंशायां प्रकृतिग्रहर्ण कर्तव्यम्‌ । दाधाप्रकृतयो' घुसंज्ञा भवन्तीति 
बक्तब्यम्‌। किं प्रयोजनम्‌ । आत्वभूतानामियं संज्ञा क्रियते सा आत्व- 
भ्रूतानामेव स्यात्‌ । अनात्वभूतानां न स्यात्‌। नचु च भूयिष्ठानि 


के साथ मिल कर कहते हें । समुदायार्थ का अथै समासार्थं है। दोनों पदों 
का अर्थ अपने समासार्थं के साथ इतना घुलमिछ जाता है कि वह धूल में मिले 
हुए पानी की तरह किसी तरह पथक्‌ नहीं किया जा सकता। उभयपद मिश्रित 
नये अर्थ में दोनों पदों का अथे समा जाता है। जब सूत्र में सप्तम्यर्थे 
ऐसा पढ़ते हैं, तब जितना वाक्य में सप्तम्यन्त पद से असंसृष्ट (-विशेषण- 
रहित) तथा उद्भूत (दूसरे का विशेषण न वना हुआ) अथ कहा जाता है, समास 
मै वैसा न कहे जाने से समास में प्रगुह्यसंज्ञा न होगी । वाप्यरवः, नद्यातिः में 
सप्तमी का अर्थ भी समासार्थ में समाविष्ट हो जाने से अलग नहीँ कहा 
जा सकता । इस लिये यहाँ प्रगुह्मसंज्ञा नहीं होगी । इस प्रकार से ईकार उकार की 
परगह्यसंज्ञा रोकने के लिये अथेप्रहण करना युक्तियुक्त सिद्ध होता है । 


दा धा की घुसंज्ञा करने में भ्रकृति ग्रहण करना चाहिये । शित्‌ के लिये। 
अर्थात्‌ दा धा की जो प्रकृति-मूलरूप दो दे घट्‌ हैं उनकी भी घुसंज्ञा होती 
है ऐसा कहना चाहिये । क्या. प्रयोजन हें? दाधा शब्द से आत्वभूतरभात्व को 
प्राप्त-स्वतः सिद्ध . आकार वाले जो दा धा हैं उनकी यह घुसंज्ञा की जा 
रही है सो वह आत्व को प्राप्त दाधा रूप वाले दाण्‌, दाश, धाम की ही प्राप्त 
होती है । अनात्वभूत ` अर्थात्‌ आत्त्र को न प्राप्त हुए स्त्रतःसिद्ध आकाररांहेत 


१. यह द्वन्द्व समास है। दाइच, घौ च, प्रकृततरच--ऐसा विग्रह है। सूत्र 
में उपस्थित दाधा की ही प्रकृतियां समझी जायेगी । 


~ 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


२६८ र ष्याकरणमद्दाभाष्य 


घुसंज्ञाकार्याणि आर्धधातुके तत्र चैते आत्वभूता हच्यन्ते। शिदर्थम्‌ । 
शिदर्थ प्रकतिग्रहणं कर्तव्यम्‌ । रित्यात्वं प्रतिषिध्यते तदर्थम्‌ । प्रणिदयते 
प्रणिद्यति प्रणिधयतीति । 


भारद्वाजीयाः पठन्ति । 
घुसंज्ञायां प्रकृतिग्रहणं शिद्दिकृतार्थम्‌ । 


घुसंज्ञायां प्रकतिग्रहणं कर्तव्यम्‌। किं प्रयोजनम्‌। शिदर्थ विकृतार्थ 
च । शित्युदाह्वतम्‌। विकृतार्थ खल्वपि | प्रणिदाता । प्रणिधाता । 

कि पुनः कारणं न सिध्यति । | 

“छक्षणप्रतिपदोक्तयोः प्रतिपदोक्तस्यचे'ति प्रतिपदं ये आत्वभूता- 
स्तषामव स्यात्‌ । लक्षणेन ये आत्वभूतास्तषां न स्यात्‌ । 


दो देङ, राट्‌ की नहीं प्राप्त होती । अधिकांश में घुसंज्ञा के कार्य आर्धधातुक 
प्रत्यय परे होने पर होते हैं उस आर्धधातुक में ये दो देङ्‌, धेट्‌ भी आत्व को 
प्राप्त हैं। शिदर्थम्‌। शित्‌ के लिये प्रकृतिप्रदण करना है। आदेच उपदेशेडशिति 
से होने वाला आत्व शित. प्रत्ययो में रुक जाता है। वहां नहीं होतां) जैसे 
प्रणिद्यति, प्रणिदयते, प्रणिधयति यहां प्र नि पूर्वक दो घळ, धेट्‌ धातुओं 
से लट में क्रमशः शयन्‌ और शप्‌ विकरण होते हैं। वे शित्‌ हैं। 
वहां आत्व न होने से दा धा रूप न होंगे तो घुसंज्ञा न हो कर नेगदनदपत- 
पदघुमास्यति० सूत्र स नि शब्द के नकार को णत्व नहीं प्राप्त होता । 


॥ 1 


इसी बात को आरद्वाजीय लोग यूँ कहते हैं--घुसंज्ञा में ग्रक्रृतिग्रहण करना 
चाहिये। किस लिय ? शित्‌ के लिये। ओर विकृत के ल्यि। विकार होकर बने 
दा घाके लिये । शित का उदाहरण दिया जा चुका है। विकृत का उदाहरण हे-- 
प्रणिदाता । प्रणिधाता । यहाँ प्रनि पूर्वक देङ्‌ दो धेट्‌ धातुओं से तृच परे रहते 
आत्वरूप विकार हो कर दा धा रूप बना है उसकी घुसंज्ञा न होने से नेगदनद० 
सूत्र से नि को णत्व नहीं ग्राप्त होता । [ 


क्या कारण है जो यहां प्रणिदाता प्रणिधाता में घुसंज्ञा नहीं प्राप्त होती ? 


लक्षणप्रतिपदोक्त परिभाषा से जो प्रतिपदोक्त स्वतः सिद्ध आत्व वाले 
दा धा हैं उनकी ही घुसंज्ञा प्राप्त होती है, जो आदेच उपदेशेडशिति इस लक्षण 


से निष्पन्न लाक्षणिक दा भा हैं उनकी घुसंज्ञा नहीं प्राप्त होती । 


00-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


पञ्चम भाह्विक २६९ 


अथ क्रियमाणेपि प्रकृतिग्रहणे कथमिदं विज्ञायते दाधाः प्रकृतयः 
इति, आहोस्िद्‌ दाधां प्रकतयं इति । कि चातः । यदि विज्ञायते दाधाः 
प्रकृतय इति स एव दोषः आत्वभूतानामेव स्यात्‌। अनात्वभूतानां न 
स्यात्‌ । अथ विज्ञायते दाधां प्रकृतय इति, अनात्वभूतानामेव स्यादात्व- 
भूतानां न स्यात्‌ ॥ 


पचे तहि नेवं विज्ञायते दाधाः प्रकृतय इति । नापि दाधां प्रकृतय 
इति । कथं तहि । दाधा घुसंज्ञा भवन्ति प्रकृतयइचैषामिति ॥ 


तत्त्हि प्रकृतिग्रहणं कर्तव्यम्‌ ॥ 


न कर्तव्यम्‌ | इदं प्रकतमर्थग्रहणमजुवर्तंते । क्व प्रकृतम । ईदूतौ 
च सप्तस्यर्थे) इति । वक्ष्यामि 'दाघाध्वदाप्‌ अर्थ! इति ॥ 

नेवे शक्यम्‌। ददातिना समानार्थान रातिशसतिदासतिमंहति- 

अच्छा, प्रकृतिग्रहण. करने पर भी दाधाप्रक्ृतयः इस शब्द में केसा विग्रह 
करोगे । दाघाइच ताः प्रक्कतयः-्दाधाप्रक्कतयः इस प्रकार कर्मधारय मानोगे 
या दाधां प्रकृतय:-दाधाप्रकृतयः इस प्रकार षष्टी तत्पुरुष मानोगे। इस से क्या ? 
यदि दाधाः प्रकृतय: यह कर्मधारय मानोगे तो वही दोष है। स्वतः आत्व को 
ग्राप्त दाण्‌ दान धान्‌ की ही घुसंज्ञा होगी। दो देङ्‌ घेट की नहीँ होगी। यदि 
दाधां प्रकृतयः यह षष्ठीतत्पुरुष मानोगे तो दाधा की प्रकृति दो देङ्‌ धेटू दै उनकी ` 
ही घुसंज्ञा हो सकेगी । दाण दाज्‌ धान्‌ की न हो सकेगी। 

दाधाप्रकृतयः ऐसा समस्त शब्द नहीं रखेंगे बल्कि दाधा घ्वदाप्‌ प्रकृतयश्‍च 
ऐसा रखेंगे। उसमें स्वतः सिद्ध दा धा रूप वाले दाण्‌ दान घान्‌ की घुसंज्ञा हो 
जायगी और दा धा शब्दों की जो मूल प्रकृतियां दो देङ धेट्‌ हैं उन की भी घुसंज्ञा 
सिद्ध हो जायगी । 

तो फिर प्रकृतिग्रद्.ण कर देना चाहिये ? 

प्रकृतिअहण करने की कोई आवश्यकता नहीं। इंदूतौ च सप्तम्यर्थ इस 
पूर्वसूत्र से अथेग्रहण की अनुत्रत्ति कर छेगे। सूत्र होगा-दाधा घ्वदाप्‌ अर्थ । उस से 
दा था रूप वाले और दाधा के अर्थ वाले दो देङ्‌ घेटू आदि सब की घुसंज्ञा सिद्ध 
हो जायगी । 

ऐसा नहीं हो सकता । अर्थे कहने पर तो दा धातु के समानार्थक रा, रास्‌ 
दास्‌, मंहू, प्री इत्यादि बहुत से धातुओं की भी घुसंज्ञा प्राप्त हो जायगी। इस 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


२७० र घ्याकरणमद्दाभाष्य 


ध्रीणातिप्रभ्रतीनाहः । तेषामपि घुसंश्ञा प्राप्नोति। तस्मान्नैवं शक्यम्‌ । 
न चेदेवं प्रक्कतिग्रहणं कर्तव्यमेव ॥ 


न कर्तव्यम्‌। रिदर्थेन तावन्नार्थः प्रकृतिग्रहणेन । अवश्य तत्र 
मार्थे प्रकृतिग्रहणं कर्तव्यम्‌ । प्रणिमयते प्रण्यमयतेत्येवमर्थम्‌ । तत्‌ 
पुरस्तादपक्रक्ष्यते घुप्रकतो माप्रकृतो चति ॥ 


यदि प्रकृतिग्रहणं क्रियते प्रनिमिनोति प्रनिमीनाति। अत्रापि 
प्राप्नोति । 


अथाक्रियमामाणेऽपि प्रकृतिग्रहणे इह कस्मान्न भवति | प्रनिमाता 
प्रनिमालुं प्रनिमातव्यमिति। आकारान्तस्य ङितो ग्रहणं विज्ञायते। 
यथैव तर्हि अक्रियमाणे प्रतिग्रहण आकारान्तस्य ङितो ग्रहणं विज्ञायते 


लिये अर्थे नहीं कह सकते । उस के स्थान में प्रकृतिग्रहण ही करना होगा। ( जिस 
से अति प्रसङ्ग न होगा )। 
कोई आवश्यकता नहीं प्रकृति5हण करने की। शित्‌ के लिये तो यू नहीं, 
क्योकि नेगैद नद पत पद घुमा० सूत्र में मा के. लिये प्रकृतिग्रहण करना आवश्यक 
है ही, जिससे प्रणिमयते प्रण्यमयत यहां प्रनि पूर्वक मेङ धातु को आत्व होने के 
कारण मा मान कर निको णत्व हो जावे। वढी प्रकृतिग्रहण मा के पूर्ववर्ती छु के 
लिये भी आकृष्ट कर लिया जायगा । सूत्र में घु और. मा के मध्य में प्रकृति शब्द 
रखेंगे जो उभयान्वयी होगा, जिससे घुप्रकति और मा प्रकृति इस दोनों का ग्रहण 
हो जायगा । | 
यदि नेगेदनद० सूत्र में सा के लिये प्रकृतिग्रहण करते हैं तो प्रनिमिनोति, 
प्रनिमीनाति यहाँ प्रनि पूवक मिन्न्‌ मीन्‌ में भी नि को णत्व प्राप्त होता है । 
क्योंकि मिज मील मौनात भी मिनोतिदीडां ल्यपि च सूत्र से आत्व हो कर मा 
'रूप होने से मा की प्रकृति बन जायेगी । 


हम पूछते हैं नेगेदनद० सूत्र में प्रकृतिप्रदण न करने पर भी प्रनिमाता 
प्रनिमातुम्‌ प्रनिमातव्यम्‌ यहाँ स्पष्ट मा शब्द के होते हुए नि को णत्व क्यों नहीं होता । 
तब आप यही कहेंगे कि वहां ङित्‌ आकारवाला मा लिया गया है । अर्थात्‌ माङ्‌ 
धातु । प्रनिमाता प्रनिमातुम्‌ प्रतिमातव्यम्‌ में माङ का मा नहीं है। मिन मीज का 
है इस लिये णत्व नहीं होता तो प्रनिमिनोति प्रनिमीनाति में भी माङ न होने से णत्व 
नहीं होगा। वहां प्रकृतिग्रहण मिञ मीन न के कर मेङ धातु ही लिया जायगा 
क्योंकि चह आत्व होने पर माह बन जाता है। 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


पञ्चम आह्विक २७१ 


एवं क्रियमाणेपि प्रकृतिग्रहण आकारान्तस्य ङितो ग्रहणं विश्ञास्यते। 
[ EN 

विङ्तार्थन चापि नार्थः । दोष एतस्याः परिभाषाया 'लक्षणप्रतिपदो- 

क्तयोः ्रतिपदोक्तस्यैवे'ति। 'गामादाग्रहणेष्यविशेष’ इति ॥ 


समानराब्द्प्रातिषेधः | 


समानराष्दानां प्रतिपेधो वक्तव्यः । प्रनिदारयति। प्रनिधारयति। 
दा धा घुसंज्ञा भवन्तीति घुसंज्ञा प्राप्नोति । 


प्रणिदाता, प्रणिधाता इन विकृतों के लिये भी इस सूत्र में प्रकृतिग्रहण 
अनावश्यक दै । लक्षणप्रतिपदोक्त परिभाषा को सत्र मानने में दोष ही है। 
गामादाम्रहणेप्वविशेषः यद परिभाषा उस की अपवाद रूप है । इस का अथे है-- | 
गा मा दा इन शब्दा के अहण में ढाक्षणिक तथा प्रतिपदोक्त का अविशेष द्दोता 
है। उन का कोई भेद नहीं होता । ये चाहे लाक्षणिक हाँ तो भी इन शब्दों से 
गुहीत हो जाते हैं । प्रणिदाता में दाधा शब्दों के लाक्षणिक होने पर भी दाधा 
रूप होने से घुसंज्ञा हो जायगी । 2 

दाधा के समान शब्दों की घुसंज्ञा का निषेध कहना चाहिये । प्रनिदारयति 
प्रनिधारयति यद्वां प्रनिपूर्वक दङ्‌, ङ्‌ धांतुओं से णिच्‌ परे रहते वृद्धि और 
रपर हो कर दार्‌, भार्‌ ये रूप बनते हैं। उनके अवयत्र दाधा की इस सूत्र 
से घुसैज्ञा प्राप्त होती दै । 


१. गा मा दा अहणेष्वबिशेषः इस परिभाषा का ज्ञापक दैप्‌ धातु का पित्व 
ही है। अनुदात्तो सुप्पिती से पित्‌ प्रत्यय को अनुदात्तत्व विधान किया है धातु को नहीं। 
दैप्‌ में पित्व इस लिये किया है कि घुसंज्ञा में दापू के निषेध के साथ दैपू का निषेध 
भी हो जावे। दैप का दाप्‌ रूप लाक्षणिक है। लाक्षणिक होने से दाप्‌ शब्द से 
ग्रहीत ही नहीं होगा तो घुसंज्ञा निषेध के लियि उस में पित्व करना व्यर्थ है। पित्त्व 
करने से पता लगता है कि दा ग्रहण में लक्षणप्रतिपदोप्तपरिभाषा नहीँ लंगती । 
उससे गा मा दा ग्रदणेष्वविशेषः यह परिभाषा सिद्ध हो जाती है। जिस प्रकार 
गा मा दा इन के ग्रहण में लक्षण प्रतिपदोक्त परिभाषा नहीँ मानी जःती उसी प्रकार 
दाधा भ्वदाप्‌० सूत्र के दा के समान घा के ग्रहण में भौ निरनुबन्धकम्रदणि न सानुबन्ध- 
कस्य ( अनुवन्धरहित के ग्रहण में अनुबन्ध सहित का ग्रहण नहीं होता ) यह परिभाषा _ 
नहीं मानी जायगी तो प्रणिधाता यहाँ धेट्‌ की भी घुसंज्ञा सिद्ध हो जायगी। यद्यपि 
धातु पाठ में धा धातु निरनुबन्धक नहीं है । सभी सानुबन्धक हे तथापि दाधा घ्वदापू 
इस सूत्र में धा यह निरनुबन्धक का ग्रहण है। उस से निरनुबन्धक परिभाषा की 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


२७२ व्याकरणमहाभाष्य 


समानरान्दाप्रातिषेधो 5थवदूग्रहणात्‌ । 
समानराब्दानामप्रतिषिधः। अनर्थकः प्रतिषेधः अप्रतिषिधः । 


' घुसंज्ञा कस्मान्न भवति। अर्थवद्अहणात्‌ । अथवतो दाधोर्ग्रणात्‌। न 


चैतावर्थवन्तौ । 
अनुपसगीद्वा । 
अथवा यत्क्रियायुक्ताः प्रादयस्तं प्रति गत्युपसर्गसंज्ञा भवन्ति। न 
चैतौ दाधौ प्रति क्रियायोगः 
यद्येवम्‌ इहापि तदि न प्राप्नोति। प्रणिदापयति । प्रणिधापयति। 
दाधा के समान शब्दों .की घुसंज्ञा का निषेध व्यर्थं है अर्थवद्ग्रहणे 
नानर्थकस्य इस परिभाषा से दाधा की घुसज्ञा में अर्थवान्‌ दाधा लिये जायेंगे । 


श्रनिदारयति, प्रनिधारयति में दारू, धार्‌ धातुओं के सार्थक होने पर भी उनके अवयव 
दा था अनथक हें । अनर्थक होने से उनको घुसंज्ञा नहीं होगी तो नि को 


णत्व नहीं दोगा । भयवा-प्रनिदारयति, प्रनिधारयति में दा धा की घुसंज्ञा मान 


भी ळें तो सी प्रनि शब्दों के दाधा के प्रति उपसर्ग न होने से णत्व नहीं होगा। 
क्योंकि प्र परा आदि का जिस धातु की क्रिया के साथ योग होता है उसके प्रति ही 
चे गति या उपसगेसंज्ञक होते हैं। प्रनिदारयति, प्रनिधारयति में प्र नि का योग 
दा धा के प्रति नहीं है अपि तु दारू , धार्‌ के प्रति है इस लिये दार, धार्‌ के 
प्रति ही वे उपसरे हैं दा धा के प्रति नहीं । 

फिर तो प्रणिदापयति, प्रणिधापयति यहां भी घुसंज्ञा नहीं होनी चाहिये । 
क्योंकि यहां भी दा धा धातुओं से णिच्‌ परे रहते पुक का आगम हो कर दापू 


प्राप्ति संभव है । वह अनित्य मानी जायगी तो धेट्‌ भी धान्‌ के समान धा रूप से 


गृहीत होगी । वस्तुतः धेट्‌ की घुसंज्ञा में दो ददू घोः सूत्र का दः ग्रहण ही ज्ञापक 
है। वहां घोः की विद्यमानता में भी जो दः ग्रहण किया है वह सिद्ध करता है कि घेट्‌ 
धातु की घुसंज्ञा होती है । दा धातु घुसंज्ञक है ही । धा का दधातेर्हिः से हि आदेश हो 
जाग्रगा। दो को यतिस्यतिमास्था० से इत्त्व हो जायगा। अन्त में दा से भिन्न 
देढ़ थद्‌ दी रहती है ।. वे यदि घुसंज्ञक न हाँ तो घोः इस अंश से ही व्यावृत्त हो 

हैं। घोः के रहते हुए जो दः कहा है वह देङ धेट्‌ की घुसंज्ञा को सिद्ध करता 


_ है। दः कहने से घुसंजक उन दोनों की दथ आदेश में व्यावृत्ति हो जाती है। 


दत्त: दत्तवान्‌ ये दा के रूप होंगे । देछ्‌ धेट्‌ के घुसंज्ञक होने से दीतः दीतवानू, 
धीत: भीतवान्‌ रूप बनेगे । घुमावस्था से ईत्व घुसज्ञक होने पर ही हो सकता है। 


: > (७-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


पञ्चम भाहिक २७३ 
जे ७ (वर्थवन्तो 
अत्रापि नेतो दाधावर्थवन्तौ । नाप्येती दाधौ प्रति क्रियायोगः ॥ 


७ «७ 65 ~ ~ 
. न वाथवतो ह्यागमस्तद्गुणी भूतस्तद्ग्रहणेन गृह्यते यथान्यत्र । 


न वा एष दोषः। किं कारणम्‌ | अर्थवत आगमस्तदूरुणीभूतोऽथ- 
वदू्रहणेन गरह्मत । यथान्यत्र। तद्यथा अन्यत्रापि अर्थवत आगमोऽर्थवद्‌- 
ग्रहणेन गृह्यते । क्वान्यत्र । ळदिता चिकीर्षितेति। 


युक्त पुनर्यन्नित्येषु शब्देष्वागमशासनं स्यात्‌ । न नित्येषु | 
नाम शब्देषु कूटस्थेरविचाछिभिर्वेणैर्भ वितव्यमनपायोपजनविकारिभिः । 
"आगमश्च नामापूर्वः शब्दोपजनः | अथ युक्तं यन्नित्येषु शब्दष्वादेशाः | 
स्युः । वाढं युक्तम्‌ । शाब्दान्तरेरिह भवितव्यम्‌ । तत्र शब्दान्तराच्छब्दान्तर- 
स्य प्रतिपत्तिर्युक्ता ॥ 


०५ 


आदेशास्तर्हीमे भविष्यन्ति। अनागमकानां सागमकाः | तत्‌ कथम्‌ । 


घाप्‌ ये रूप बनते हैं । उसमे दापू थाम्‌ ही अर्थवान्‌ हें । उनके अवयव दा धा नहीं । 
भ्र नि का योग भी दापू घापू को क्रिया के साथ है, दा धा की क्रिया के 
साथ नहीं । ६ 

प्रणिदापयति, प्रणिधापयति में घुसंज्ञा का अभावरूप दोष नहीं आता । क्यों ? 
अर्थवान्‌ को होने वाला आगम उसका अवयव बना हुआ उस अर्थवान्‌ के ग्रहण 
से गृहीत हो जाता दै । जैसे--अन्यत्र, लविता ( छू-इद, तृच्‌) चिक्रीर्षिता (चिकीर्ष- 
इर्‌ तूच) आदि में अर्थवान्‌ तृच को हुआ इट्‌ का आगम तृच्‌ के अदण से 
ग्रहीत होता है। उसी प्रकार प्रणिदापयति, प्रणिधापयति में अर्थवान्‌ दा धा को 
हुआ पुक्‌ का आगम दा धा ग्रदण से ग्रहीत हो जायगा तो घुसंज्ञा हो जायगी। 


क्या यह ठीक है कि शब्दों को नित्य मानते हुए उन में पुक्‌ आदि आगम 
किये जावें। क्या नित्यशब्दों में वणो को कूटस्थ अविचळ तथा लोप विकार बृद्धि 
विनाश से रहित नहीं होना चाहिये? अवश्य होना चाहिये। आगम तो एक प्रकार 
से नये शब्द का जोड़ होता हे। क्या फिर नित्य शब्दों में आदेशों का होना 
ठीक है? बिल्कुळ ठीक है। आदेशों में तो एक शब्द का स्थान दूसरा शब्द ले केता दै। 
उसमें कहीं घटती बढ़ती का अवकाश नहीं । समी शब्द नित्य हैं । पहले शब्द के 
स्थान में दूसरे शब्द का प्रयोग कर दिया जाता है। 

तो फिर झुकू इद्‌ आदि को आगम न मानकर आदेश मान लीजिये । तृच्‌ को 
इट्‌ का आगम होता दै यदह कद्द कर तृच्‌ के प्रयोग में इतृच्‌ का प्रयोग किया 


८८-७0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


२७४ 5 ब्याकरणमदा भाष्य 


सर्वे सर्वपदादेशा दाक्षीपुत्रस्य पाणिनेः | 
पकदेशविकारे हि नित्यत्वं नोपपद्यते ॥ ' 
क़ दीङः प्रतिषेधः स्थाघ्वोरित्ते । 
दीङः प्रतिषधः स्थाध्वोरित्वे वक्तव्यः। उपादास्तास्य स्वर! 
शिक्षकस्येति । 'मीनातिमिनोतीत्यात्त्वे इते स्थाध्वो रिच्चतीत्त्वं प्राप्नोति। 
कुतः पुनरयं दोषो जायते । किं प्रकृतिग्रहणादाहोस्विदू 
रूपग्रहणात्‌॥ 
रूपग्रहणादित्याह । 
. इह खलु प्रइतिग्रहणाद्‌ दोषो जायते । उपदिदीषत। “सनि 
मीमाघुरभळभे'ति। | 
नेष दोपः। दाप्रकृतिरिन्युच्यते। न चेये दाप्रकृतिः । आकारा- 
जायगा । इस प्रकार आगमरहित शब्दों कें स्थान में आगमसदित आदेश हो जायेंगे । 
सो केसे ? दाक्षी के पुत्र पाणिनियुनि के मत में सभी आदेश सम्पूर्ण शब्द के 
स्थान में प्रयुक्त होते दें । शब्द के आदि मध्य अन्त रूप किसी एक देश में होने पर 
तो शाब्द को नित्यता नदी रह सकती । , $ 
स्थाध्वोरिच्च से विधीयमान इत्त्व के विषय में दीङ्‌ धातु की घुसज्ञा का निषे 
कहना चादिये। उपादास्तास्य स्वरः शिक्षकस्य (इस शिक्षक का स्वर क्षीण हो गया=गला 
बैठ गया दै) यहाँ उपादास्त में उप पूर्वक दीङ्‌ घातु से लङ में सिच परे रदत एज 
विषय में मीनातिमिनोति० सूत्र से आस्व हो कर दो का दा बनता है । दा रूप होने 
से घुसंज्ञा दो जायगो तो स्थाध्वोरिच्च से किच्व के साथ इत्त्व प्राप्त द्वोता दै । | 
उपादास्त में क्या मान कर घुसंज्ञा का दोष प्राप्त होता है । कया दा 
प्रकृति मान कर या दा रूप मान कर? 
दा रूप मान कर यहां घुसंज्ञा प्राप्त होती दै । 
छेकिन उपदिदीषते (उप दीइ-सन्‌-त) यहां उप पूर्वक सन्नन्त दीङ्‌ धातु में तो 
दा प्रकृति मान कर घुसंज्ञा प्राप्त होतो दे। सन्‌ परे रहते इको झळ से कित्त्व हो 
जायगा तो गुण न होने से एज़ विषय न. रहेगा । एज विषय न रहने से दी ही रदेगा। 
तब दा की प्रकृति दी शब्द की घुसंज्ञा हो कर सनि मी मा घु रभ० से अभ्यास लोप 
ओर इस्‌. आदेश प्राप्त दोगा । 


यहद कोई दोष नही । घुसंज्ञा में दाप्रकृति कदा दै । आकाराम्तों की प्रकृति 


= न्त होती है प्जम्तों की प्रकृति इकारान्त होती है। प्रकृति की जो प्रकृति दे वद 


२3 CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


पञ्चम साहिक २७५ 
न्तानामेजन्ताः प्रकतयः । पजन्तानामपीकारान्ताः। न च प्रकृतेः प्रकृतिः 
प्रकृतिग्रहणेन गृह्यते । - 

स॒ तहिं प्रतिषधो वक्तव्य; । 


न वक्तव्यः । घुसंज्ञा कस्मान्न भवति। 'संनिपातळक्षणो विधि- 
रनिमित्तं तद्विघातस्ये त्येवं न भविष्यति । 


दापू प्रतिब्रेधे न देप्यनेजन्तत्वात्‌ | 


दापू प्रतिषेधे देपिप्रतिषेधो न प्राप्नोति। अवदातं सुखम्‌। नजु 
चात्त्वे इते भविष्यति। तद्वयारवं न प्राप्नोति। किं कारणम्‌। अनेजन्तत्वात्‌। 


सिद्वमनुत्रन्धस्यानकान्तत्वात्‌ । 


प्रकृतिग्रहण से गृहीत नहीं होती । ३पदिदीषते में दी यह दा की प्रकृति नहीं मानी जा. 
सकती । दे की प्रकृति तो ददो सकती है । दा प्रकृति न होने से यहाँ घुसज्ञा नहीं होगो 
तो कोई दोष न होगा । 

तो फिर उपादास्त में दीङ्‌ की घुसंज्ञा का निषेध कद दिया जाय ? 

घुसंज्ञा का निषेध कहने की आवश्यकता नही । घुसंज्ञा क्यों नदी द्दोती ? 
संनिपातलक्षणो विधिरनिमित्तं तद्विघातस्य इस परिभाषा से उपादःस्त म घुसंज्ञा 
नहीं होगी । हरू परिभाषा का अर्य है--जो दो के सम्बन्ध से कार्य होता दै वह 
उन दोनों के सम्बन्ध को नष्ट करने वाळे विधि का निमित्त नहीं द्ोता। संनपात- 
लक्षणो विधिः=दो के सम्बन्ध से होने वाला कार्य। त द्वेघातस्य=उन दोनों के सम्बन्ध 
को न्ट करने वाळे का । अनिमित्तम्‌=हेठु नही बनता । उपादास्त में, जिस सिच्‌ के 
अकित्त्व के कारण दोङ को आस्व दो कर दा बना दै वह दा बन कर घुसंज्ञादारा | 
स्थाध्वोरिच्च से सिच्‌ को कित्‌ नहीं कर सकता । घुसंज्ञा हो जाने से सिंच के अकित्त्व 
का विघात होता द्दे इसलिये घुसंज्ञा नहीं होगी । 

दाधा ध्वदाप० यहां दाप्‌ धातु की घुसंज्ञा के निषेध में दैप धातु का निषेध 
नहीं प्राप्त होता । अवदातं मुखम्‌ ( छुद्ध मुख) यहाँ अत्र पूर्वक दूप धातु से क्त 
प्रत्यय परे रहते घुसंज्ञा का निषेध इष्ट दे। घुसंज्ञा न होने से अच उपसगोत्तः से 
सकार आदेश नहीं होगा तो अवदातं सुखम्‌ यद इष्ट रूप बन जायगा । आदेच उपदेशे० 
से आच्व करन पर दाप्‌ बन जायगा फिर अदाप से निषेध हो जायगा । वह आच्च दी 
सो नहीं प्राप्त होता । क्यों ? एजन्त न होने से। देप्‌ के अन्त में पकार ह्वा 


एच्‌ नहीं है तो आदेच उपदेशे० से आस्त कैसे होगा ! 
8 न य 0०0 


१, ले सन्निपातं विहन्तीति तद्विघातः । कमैण्यण्‌ । 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


२७६ च्याकरणमद्दाभाष्य 
सिद्धमेतत्‌ । कथम्‌ । अजुबन्धस्यानेकान्तत्वात्‌ । अनेकान्ता 
अचुवन्धाः 
पित्मतिषेधाद्वा । 


अथवा दाधा च्वपिद्ति वक्ष्यामि। तञ्चावञ्यं वक्तव्यम्‌। अदा- . 


विति हघच्यमाने इहापि प्रसज्येत प्रणिदापयतीति। शक्यं तावदनेनाविति 
ब्रुवता वान्तस्य प्रतिषेधो विज्ञातुम्‌॥ 

सूत्रं तर्हि भिद्यते ॥ 

यथान्यासमेवास्तु । नलु चोक्तं दाप्‌ प्रतिषेध न देपीति। परिहृतः 


मेतत्‌ “सिद्वमनुवन्धस्यानेकान्तत्वादिति’ । अथेकान्तषु दोष पव। 


देप्‌ की घुसंज्ञा का निषेध सिद्ध हो जायगां। केसे? अनुबन्ध के अनेकान्त 
अर्थात्‌ अन्यत होने से । देप्‌ का पकार अनुवन्ध धातु का अवयव नहीं माना जायगा 
तो दे के एजन्त होने से आच दो जायगा । अनेकान्ता अनुवन्धाः यह परिभाषा 
हे । इस का अर्थ हे अनुबन्ध धातु आदि के अवयव नहीं होते। अथवा दा धा 
घ्वपित्‌ ऐसा सूत्र बनायेंगे । उसमें अपित्‌ शब्द से पित्‌ का निषेध होगा तो दाप्‌ 
दैप्‌ दोनों निबिद्ध हो जायेंगे । दा धा घ्वपित्‌ ऐसा सूत्र अवश्य बनाना ही चाहिये । 
अदाप्‌ कहने से तो प्रणिदापयति यहाँ णिजन्त. दा धातु में भी दाप्‌ रूप होने.से 
घुसंज्ञा का निषेध प्राप्त होता हे । वेसे प्रणिदापयति में घुसंज्ञा का निषेध रोकने 
के लिय यह भो तरीका हे कि दा घा ध्वराप्‌ में दापू का निषेध.न कर के दावू का 
निषेध करें। दाधा घ्वदाव्‌ आद्यन्तवदेकस्मिन इस संदिता पाठ में अदाब कहता हुआ 
यह अध्येता अदाप्‌ के समान अदाव भी तो समझ सकता है। क्योकि सन्धि में 
प॒कारान्त तथा बकारान्त दोनों ही निकल सकते हें। उस अवस्था में दाप्‌ का 
निषेध न मान कर दाब्‌ का निषेध मानेंगे तो दाप्‌ देप दोनों धातु धातुपाठ में 
बकारान्त पढ़ दिये जायेग । प्रणिदापयति में दाब न होने से घुसंज्ञा का निषेध 
न होगा । 
दा धा ध्वपित इस न्यास को मानने पर पाणिनि का दा धा घ्वदापू यह 
सूत्र तो बदलना होगा । 
. जैसा पाणिनि का दा धा ध्वदाप्‌ यह सूत्र है वैसा ही रहने दीजिये। यह जो 
कहा था कि दापू के निषेध में देप्‌ का निभ्रेध नहीं प्राप्त होता उसका समाधान 
अनुबन्ध के अनेकान्त होने से कर दिया था। अनकान्ता अनुबन्धाः इस परिभाषा 
के समान एकान्ता अनुबन्धाः यह परिभाषा भी दै । इसका अर्थ द्वै- अनुबन्ध 
धातु आदि के:एकान्त अथात्‌ अवयव होते दें । अनुबन्धो के एकान्त मानने के पक्ष 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


क 


पञ्चम आाह्विक २७७ 


एकान्तेष्वपि न दोषः। आत्वे छते भविष्यति। नलु चोक्तं तद्यातं: 
न प्राप्नोति। कि कारणम्‌ अनेजन्तत्वादिति । पकारलोपे कृते भविष्यति। 
नह्ययं तदा दाप्‌ भवति । भूतपूर्वगत्या भविष्यति । एतच्चात्र युक्तम्‌ 
यत्सरवेष्वेच सानुवन्धकग्रहणेषु भूतपूर्वगतिर्विज्ञायते । अनैमित्तिको 
ह्यनुवन्धळोपस्ताबत्येव भवति । अथवाचार्यप्रवृत्तिक्षापयति नाञुवन्धकृत- 
मनेजन्तत्वमिति.। यद्यस्ुदीचां माङो व्यतिहारे इति मेङः सालु- 
वन्धकस्यात्त्वभूतस्य ग्रहणं करोति । अथवा दावेवायं न देवस्ति । 
कथमवदायति । इयन्‌ विकरणो भविष्यति ॥ 


आधयन्तवदेकर्मिन्‌ ॥ १।१।२१॥ 


में दोष ही दै। एकान्त मानने पर भी दोप नहीं है । दैप्‌ को आस्व करने पर दाप्‌ बन 
जायगा । यह जो कहा था कि एजन्त न होन से आच्च नहीं प्राप्त होता पकार का लोप 
करने पर पुजन्त बन जायगा | तब यह दाप्‌ नहीं रहता तो भूतपूर्वगति से दापू समझ 
लिया जायगा । पहले देप अवस्था में पकार था।. पकार का लोप हो कर आत्त होने से 
दा बन गया । भूतपूर्व पकार के कारण दापू बनं जायगा । भूतपूर्वगति वाली बात यहां 
ठीक बेठती हे । सभी सानुबन्धक शब्दों में भूतपूर्वगति से काम लिया जाता दै । 
भूतपूर्य गति का अर्थ है--जो पहले था उसके बाद में न रहने पर भी उसकी पहली 
सत्ता को सान कर काम करना । क्योंकि अनुवन्ध का होप तो अनेमित्तिक है। 
बिना निमित्त के होने से इत्संज्ञा होते ही हो जाता है । तावत्येवउसी समय, 
उतने में ही अर्थात्‌ इत्संज्ञा होते ही। अनुबन्ध के छुप्त हो जाने पर उसको पहली 
सत्ता को मान कर उसका कार्य किया जाता है । अथवा आचाय का व्यवहार इस 
बात का ज्ञापक है कि अनुबन्ध कें कारण एजन्तत्व्र का अभाव नहीं होता । अर्थात्‌ 
अनुवन्ध रहते हुए भी एजन्त, बना रहता है। उदीचां माढो व्यतिहारे इस सूत्र में 
जो डकार अनुबन्ध सहित मेङ्‌ धातु को एजन्त मान कर आदेच उप° से आच- 
विधान हारा माङः यह निर्देश किया है वही इस बात को सिद्ध करता हैं कि 
अनुबन्ध से एजन्तत्व का विघात नहीं होता । नानुबन्धङ़तमनेजन्तत्वम्‌ यद्‌ परिभाषा 
है। इसका अर्थ स्पष्ट दे-भनुबन्ध का किया हुआ पुजन्तत्व का अभाव 
नदी होता । 

अथवा दैप्‌ शोधने घातु को भी दाप्‌ शोधने बना कर दिवादि गण मै 
पढ़ देना चाहिये जिससे अदाप्‌ में दापू, दैपू का झगडा ही न रदै। दुपू का दापू 
होने पर अवदायति यह रूप कैसे बनेगा । दिवादिगणीय धातु हो जाने से स्यन्‌ 
विकरण दो कर बन जायगा । र 


८८-७0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


+ 


२७८ ब्याकरणमद्दाभाष्य 
किमर्थमिदमुच्यते ? 
सत्यन्यस्मिन्नायन्तवद्भावादेकस्मिन्मा्न्तवदूबचनम्‌ । ` 


सति अन्यस्मिन्‌ यस्मात्‌ पूर्व नास्ति परमस्ति स आदिरित्युच्यते । 
सति अन्यस्मिन्‌ यस्मात्‌ परं नास्ति पूर्वमस्ति सोऽन्त इत्युच्यते । 
सत्यन्य स्मिन्नाद्यन्तवद्भावादेतस्मात्‌ कारणात्‌ पकस्मिन्नाद्यन्तापदिष्टानि 
कार्याणि न सिध्यन्ति इष्यन्ते च स्युरिति। तान्यन्तरेण यत्नं न सिध्यान्त 
इत्येकस्मिन्नाद्यन्तवद्‌ वचनम्‌ । एवमर्थमिदसुच्यते । 


अस्ति प्रयोजनमतत्‌ । कि तहीति । 


तत्र व्यपदाशिवद्बचनम्‌ । 


तन्न व्यपदेशिवद्भावो बक्तव्यः । व्यपदेशिवदेकस्मिन्‌ कार्य अवतीति 
वक्तव्यम्‌ । 
कि प्रयोजनम्‌ ? 
घो द्वे सुई 
एकाचो द्वे प्रयमार्थम्‌ । A 


यह सूत्र किस लिये बनाया है । 

अन्य के होने पर जिससे पूर्व नहीं है पर है वह आदि कदाता दै । अम्य के 
होने पर ही जिससे पर नहीं है पूर्वे हे वह अन्त कदाता है । इस प्रकार आदि 
अन्त का व्यत्रहार अन्य के दोने पर होता दै। अकेले में नदीं हो सकता । इस कारण 
एक ही मै आदि अन्त को कहे हुए कार्य नहीं किये जा सकते । दृष्ट दै कि अकेले 
में भी वे हों। वे विना यत्न के सिद्ध नदीं होते इसलिये यह सूत्र बनाया है.। 


यह सूत्र का प्रयोजन ठीक है । किन्तु आयन्तवदेकस्मिन्‌ की जगह व्यपदेरि- 
बेदेकस्मिन्‌ यद्‌ सूत्र या परिभाषा बना कर व्यपदेशिवद्भाव कहना चाहिये । असुख्य 
में मुख्य के समान व्यवद्दार को व्यपदेशिवद्धाव कद्दते हैं ।' 

व्यपदेरिवद्धाव का क्या प्रयोजन है ? 


१. {निमित्त होने से जिसका मुख्य व्यपदेश है वह व्यपदेशी है। पढ्‌ धातु 
एक अच्‌ वाला शब्द रूप है, एकाच इसका मुख्य व्यपदेश है। इ (ण्‌) यह अच्‌ रूप ही 


' हे, एकाच नहीं। तो भी व्यपदेशी पटू की तरह इसके विषय भें भी कार्य होगा। यही 


व्यपदेशिवद्भाव है । 


_ CE-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


पञ्चम भाद्विक २७९ 


सक्ष्यति-““एकाचो द्वे प्रथमस्येति बहुनीहिनिर्देश' इति । तस्मिन्‌ 
क्रियमाणे इहैव स्यात्‌ पपाच पपाठ। इयाय आर इत्यत्र न स्यात्‌। 
व्यपदेशिवदेकस्मिन्‌ कार्य भवतीत्यजापि सिद्धं भवति । 


पतले च देशसम्प्रत्ययार्थम्‌ । 
बक्ष्यति-—'आदेशाप्रत्यययोरित्यचयवषष्ठी'ति । एतस्मिन. क्रियमाणे 
इहदव स्यात्‌ करिष्यति हरिष्याति । इह न स्यात्‌ इन्द्रो मा वक्षत्‌, ल 
देवान्‌ यक्षदिति। व्यपदे दिवदेकस्मिन्‌ कार्ये भवतीत्यत्रापि सिद्धं भवति। 
स तर्हि व्यपदेशिवद्भावो वक्तव्यः । 
न वक्तव्य: । 


है ० १० २' 
अवचनाल्लाकविज्ञानात्‌ सिद्धम्‌ । 


एकाचो द्वे प्रथमस्य सूत्र पर कदेंगे कि एकाचः यह बहु्रीदि समास का 
निर्देश दे । एकः अच्‌ यस्मिन्‌ स एकाच्‌ इस प्रकार बहुब्रीदि समास मान कर 
एक अच्‌ वाला यद अर्थ वहां लिया जायगा। इस अर्थ को लेने पर पपाच पपाठ 
(पच्‌ पढ्‌ःछिट्‌, तिम्‌ णङ्‌) यरी द्वित्व हो सकेगा । पच्‌, पठ्‌ दोनों एक अच वाळे 
हें किन्तु इयाय {इण्‌-लिद्‌, तिप्‌ णछ) आर (ऋ-लिद्‌ , तिप्‌ , णळ्‌ ) यद्वां द्वित्व न हो 
सकेगा। इ और ऋ ये एक अच वाळे न हो कर एक अच रूप हें । ब्यपदेशिवद्धाव 
से एक अच्‌ रूप को एक अच्‌ वाडा मान कर यदाँ भी द्विंत्व सिद्ध दो जायगा | 
आदेदाप्रत्यययोः सूत्र पर कहेंगे कि यहां प्रत्यय शब्द में जो षळी है वह 
अवयवषब्ठी है । अर्थात्‌ प्रत्यय के अवयव सकार को षत्व होता है। प्रत्ययावयव 
सकार को षत्व मानने पर करिष्यति हरिष्यत ( कृ, हु-स्यति) यदी सकार का पत्व 
हो सकेगा । यद्वां स्य प्रत्यय का अवयव सकार दे । किन्तु इन्द्रो मा वक्षः, स देवान 
यक्षत्‌ इन वैदिक प्रयोगस्थ वक्षत्‌ यक्षत्‌ (वहू , यजु-लेद्‌ , सिप्‌ , तिप्‌ ) में सिप्‌ विकरण 
के सकार को षत्व न दो सकेगा। सिप्‌ यह प्रत्यय रूप सक्रार है प्रत्यय का अवयव 
सकार नहीं है। व्यपदेशिवद्धाव से प्रत्यय रूप सकार को भी प्रत्यय का अवयव 
सकार मान कर षत्व सिद्ध हो जायगा । 

तो फिर व्यपदेशिवद्धाव कद दिया जाय ? 


व्यपदेरिवद्भाव के कदने की आवश्यकता नहीं । बिना कदे लोकव्यवदार से 


१, वचनस्याभावः अवचनम्‌ । 
२. विज्ञान शब्द्‌ का यहाँ व्यवद्दार अथे दै । 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


९४० ` व्याकरणंमद्दोभाष्य 


अन्तरेणैव बचने लोकविज्ञानात्‌ सिद्धमेतत्‌ । तद्यथा लोके 
शालासमुदायो ग्राम इत्युच्यते । भवति चैतदकस्मिन्नपि एकशालो 
ग्राम इति । 

विषम उपन्यासः । ग्रामशब्दोऽय वह्वर्थः । अस्त्येव 'शालासझुदाये 
वर्तते । तद्यथा ग्रामो दग्धः. इति । अस्ति 'वाउपरिक्षेपेः वर्तते । तद्यथा 
गामं प्रविष्ट इति । अस्ति च 'मञुष्येषुः वतते । तद्यथा आरामो गतो ग्राम 
आगत इति । अस्ति 'सारण्यके ससीमके सस्थण्डिळके' वर्तत। तद्यथा 
ग्रामो ळब्ध इति। तदू यः सारण्यके ससीमके सस्थण्डिलके चतते 
तमभिसमीक्ष्यैतत्‌ प्रयुज्यते एकशालो ग्राम इति | 


यथा तहि वणससुदायः पदम्‌ । पदससुदाय ऋक्‌ । ऋष्‌ ससुदायः 
सूक्तमित्युच्यते । भवति चैतदेकस्मिन्नप्येकवर्ण पदम्‌ एकपदा ऋक्‌ , 
पकचे सूक्तमिति | 
अत्ाप्यर्थेन युक्तो व्यपदेशः । पदे नामार्थः। ऋछ नामार्थः । 


ही यह सिद्ध दो जायगा । जेस शालासमुदाय (बहुत घरों का समूह) माम कहाता 
दे किन्तु लोक में एक झाला वाले में भी ग्राम शब्द का प्रयोग दीखता है। यद 
एक घर का आम दै । 

यहद आम का उदाहरण ठीक नहीं । क्योंकि आम शब्द के बहुत से अर्थ दें । 
झालाससुदाय, वाटपरिक्षेप ( खेतों की रखवाली के लिय बनाई हुईं बाइ या बाड़ा ) 
अन्तर्गत मनुष्य, जगळ खेतों की सीमा, पदाइ. दीले आदि ये सब ग्राम कहाते इं । 
डन में समोपवर्ता जंगल, खत की सीमा, टीळे आदि अर्थ के विचार से हमें आम 
भिला दै यह एक शाळा वाळा ग्राम है ऐसा प्रयोग होता है। यांत्र के पास जगल 
में या खेत की सीमा में बने एक घर को देख कर कद देते हैं यद्द एक घर का 
गांव दे । 

आम का उदाहरण न सही, यद दूसरा उदाहरण लीजिये । वणों के समूह 
को पद, पदां के समूह को ऋचा और ऋचाओं के समूह को सूक्त कहते हं । 
किन्त लोक में एक वर्ण में भी पद्‌ शब्द का, एक पद में भी ऋचा शब्द का और 


_ एक ऋचा में भी सूक्त शव्द का प्रयोग होता है। जेस यद एक अक्षर का पद 


है । यह एक पद की ऋचा है । यद एक ऋचा का सूक्त दै । 
यहां भी अर्थ की दृष्टि से वेसा प्रयोग होता हे । यह एक अक्षर वाला पद्‌ 


--->>>>« 


१. पद से यहाँ पाद समझना चाहिये, क्योंकि एकपद-रूप कोई ऋचा नहीं दै। 
२, पद के अर्थ को अभेदोपचार से पद कह दिया है । एकवण पदम्‌ इत्यादि में 


'एकबणोदि बहुब्रीहि का पदार्थादि अन्य पदार्थ है । 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by 898190 


~ 


पञ्चम आह्विक २८१ 
सकते नामार्थ इति । 


. यथा तर्हि बहुषु पुत्रेषु तदुपपन्नं भवति अयं मे ज्येष्ठोऽये 
मे मध्यमोऽयं मे कनीयानिति। भवति चैतदेकस्मिन्नपि अयमेव मे ज्येष्ठो- 
ऽयमेव म मध्यमोऽयमेव मे कनीयानिति । 


तथाऽसूतायामसोष्यमाणायां च भवति प्रथमगभँण हतेति । 
तथाऽनेत्यानाजिगमिषुराह-इद्‌ं मे प्रथममागमनमिति ॥ 
आदन्तवद्ावशच शक्योऽवक्तुम्‌ । कथम्‌ । 


अपूवानुत्तरळ्क्षणत्वादाद्यन्तयोः सिद्धमेकस्मिन्‌ । 
अपूर्वलक्षण आदिः, अनुत्तरळक्षणोऽन्तः, पतच्चेकस्मिन्नपि 


SMS De तत कधी 
का अथे है । यह एक पद वाला ऋचा का अथे है । यद एक ऋचा वाळा सक्त का 
अथे है। 

“अच्छा तो यह उदाहरण लीजिये । बहुत से पुत्रों के होने पर तो यह कहना 
ठीक बनता है कि यह पुत्र मेरा बड़ा दै, यह बिचला है और यह सब से छटा दै । 
किन्तु झोक में एक ही पुत्र के होने पर भो यद ब्यवहार दोखता दे कि यही पुत्र 
मेरा बड़ा दै, यद्दी बिचछा दै और यदी सब से छोटा है । इसी प्रकार जो स्त्री पहले 
कभी प्रसूत नहीं हुई ओर आगे भी किसी कारणवश प्रसूत न होने वाली दै उसके 
कुक्षिस्थ गर्भ के कारण जब उसकी सत्यु दो जाती है तब यह प्रयोग होता हे कि 
वह स्त्री पहले गर्भ से मारी गई । जिस स्त्रीका अनेक बार प्रसव हो चुका है, 
वहां प्रथम गर्भ यद्‌ व्यपदेश ठीक है और जिसका प्रसव आगे होगा वहां मी पूर्वोत्पन्न 
पुत्र से मारे जाना संगत है पर प्रकृत में प्रथम गर्भे से मारी गई ऐसा प्रयोग केसे 
हुआ । किन्तु ऐसा प्रयोग होता है । ऐसा लोकव्यवहार दै । इसी प्रकार जो व्यक्ति 
किसी के घर पहले कभी नहीं आया और आगे भी कारणवश वहां कभी आने को 
इच्छा नहीं रखता है वह एक बार उसके घर में आ कर कहता है कि यह मेरा आपके 
घर मै पहला आगमन दै । यहां एक ही आगमन में पहला आगमन यह प्रयोग किस 
आधार पर किया गया। किन्तु लोक में ऐसा प्रयोग होता है । इस लिये लोक 
व्यवहार से ही सिद्ध हो जाने पर (शास्त्र में) व्यपदेरिवद्धाव कदने की आंब्रश्‍्यकता 
नहीं । 

आाद्यन्तवद्भाव वाले इस सूत्र के कहने की भी कोई आवश्यकता नटी । 
क्यों ! आदि का लक्षण हम यह नहीं करेंगे कि जिस से पूर्व नहीं ह पर है वह 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


२८२ ब्याकरणसद्दाआष्य 
भवति। अपूवौनुत्तरलक्षणत्वाद्‌ पतस्मात्‌ कारणाद्‌ पकस्मिन्नप्या- 
द्यन्तापदिष्टानि कार्याणि भविष्यन्तीति नार्थ आद्यन्तवद्धावेन । 
गोनदीयस्त्वाह् सत्यमेतत्‌ सति त्वन्यस्मिन्निति । 
कानि पुनरस्य योगस्य प्रयोजनानि । 


आदिवस्ते प्रयोजनं प्रत्ययञ्निदाद्यदात्तत्वे । 


प्रत्ययस्यादिरुदात्तो भवतीति इहैव स्यात्‌ कर्तव्य, तैत्तिरीयः। 
औपगवः कापटवः इत्यत्र न स्यात्‌ । अ्नित्यादिरनिंत्यम्‌ इति इहेव स्यात्‌ 
अहिचुम्बकायनिः, आग्निवेशयः। गायः, ऊतिः इत्यत्र न स्यात्‌ । 


आदि दै अपितु यह (इतना ही) करेंगे कि जिस से पू नहीं दै वह आदि है । पर 
हो या न हो उस की जरूरत नहीं । इसी प्रकार अन्त का लक्षण यह नदी करेंगे कि 
जिस से पर नहीं दे पूत्र है वद्द अन्त है अपितु यह करेंगे कि जिस से पर नहीं है 
वद अन्त है । पूप में दो या न हो उस की अपेक्षा नहीं। आदि अन्त का यह 
कछक्षण एक में भी घट जायगा। क्योंकि जब एक ही अक्षर है तो उसके पूर्व में 
कुछ न होने से बदी आदि दै । पर में भी कुछ न होने से वही अन्त है। - 


गोनर्दीय अर्थात. भाष्यकार तो यह कहते हैं कि अन्य के होने पर ही आदि 
अन्त का व्यवहार ठीक बनता दे अकेले में नही इस लिये आद्यन्तवरेकरिमन इस 
सूत्र की आवश्यकता अवश्य माननी चाहिये । 

इस सूत्र के प्रयोजन क्या हैं ? 


आदिवद्भाव के तो ये प्रयोजन हँ । आद्रुदात्तरच से प्रत्यय के आदि अक्षर 
को उदात्त कदा है वदे कतेव्यमू ( कु-तब्यत्‌) तत्तिरीयः ( तित्तिरि-छण्‌-ईैँय ) यहीँ 
प्राप्त हो सकता है । तव्य सौर इय प्रत्ययों में कई अक्षर होने से उन के आदि 
अक्षर त और इं हो जाते हें । किन्तु औपगवः कापटवः ( उपगु, कपहु-भण ) यहां 
केरळ एक अक्षर वाळे अण्‌ प्रत्यय में नहीं प्राप्त हो सकता । इस सूत्र स एक को भी 
झादिवद्वाव से आदि मान कर दो जाता है । ज्नित्यादिनित्यम्‌ से. जित नित्‌ प्रत्यय 
परे रहते प्रकृति को आद्यदात्त कहा है । वह अहिचुम्बकायनिः ? अहि चुम्बक- 
'फिनूभायनि) आभिवेश्यः ( अग्निरेश-यन्‌ ) यहाँ ही प्राप्त हो सकता है । क्योंकि 
अहिचुस्बक अग्निवेश शब्दों में कई अक्षर होने स उन के आदि अक्षर दोनों अकार 
हो जाते हें । किन्तु गाग्य: ( गर्गेगार-यञ्‌ ) कृतिः (कुक्तिन्‌) यहां केवळ गा 
आर कृ ये एक अक्षर हेने.से प्राप्त नही दो सकता । एक को भी आदिवद्धाव स 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


१० 


पञ्चम आहिक २८३ 
बलादेरारधातुकस्येट्‌ । 


वळादेराधधातुकस्येद्‌ प्रयोजनम्‌। आर्धधातुकस्येड्‌ बलादेरिती 
हव स्यात्‌ करिष्यति हरिष्यति । जोषिषत्‌ मन्द्षदित्यत्र न स्यात्‌ । 


यस्मिन्त्रिधिस्तदादित्वे । 


यस्मिन्‌ विधिस्तदादित्वे प्रयोजनम्‌ । वक्ष्यति यस्मिन्‌ विधि 
स्तदादावल्य़हणे इति । तस्मिन्‌ क्रियमाणे 'अचि इनुधातुश्चवां य्वोरियडु- 
वङा' इति इहेव स्यात्‌ श्रियः श्चुः । थियौँ ञ्रुवौ इत्यत्र न स्यात्‌ । 


अजाद्याटले । 


अजाद्याद्त्वे प्रयोजनम्‌ । "आडजादीनाम्‌? इति इहेव स्यात्‌ पेहिष्ट 
पेक्षिष्ट । पेष्ट अध्यैष्ट इत्यत्र न स्यात्‌ । 


आदि मान कर हो जाता है। आर्धधातुकस्येड्‌ वलादेः से बलादि आर्धधातुक को 
इट्‌ का भागम कहा है । वह करिश्यति हरिष्यति (कृ हृ-स्यति) यहाँ ही प्राप्त 
हो सकता है। क्योंकि आधधातुक स्य प्रत्यय में कई अक्षर होने स उस के आदि 
में सकार होने से वह वळादि है । किन्तु जोषिषत्‌ मन्दिषत्‌ ( जुष्‌ मन्द्‌-सिप्‌ तिपू) 
यहां सिप्‌ विकरण ( आधधातुक प्रत्यय ) के केवळ एक अक्षर रुप (स्‌) होने से प्रा 
नदीं हो सकता । एक को भी आदिवद्भाव से आदि मान कर दो जाता है । 


यस्मिन्‌ विधिस्तदादावछ्महणे यह परिभाषा आगे येन विधिस्तदन्तस्य 
सूत्र पर करेंगे । उस से अळू ग्रदणविषयक सप्तमी विभक्ति के निर्देशों मै तदादिः 
विधि होती है । जैसे अचिःनुधाठु० सूत्र में अचि यह सप्तमो विभक्ति प्रत्यय का 
विशेषण दै । उस में तदादिविधि हो कर अजादि अर्थ होता है। अजादि प्रत्यय परे होने 
पर इयङ्‌ उवङ्‌ होंगे तो श्रियः श्रवः ( भी ञ्र-जस्‌ ) यदाँ ही वे प्राप्त हो सकेंगे । 
जस्‌ प्रत्यय में कई अक्षर होने से अकार आदि में हो जाता है। किन्तु थियौ म्रुवौ 
(श्री श्रू-ओ ) यहां केवळ एक अक्षर रूप ओ के परे होने पर प्रास न हो सकंगे। 
एक को भी आदिवद्धाव से आदि मान कर हो जाते 

आडजादीनाम्‌ से अजादि अङ्गों को आट का आगम कहा है तरह ऐहिष्ट ऐक्षिष्ट 
( ह्‌ ईक्ष-सिच्‌ लङ्‌ त) यहां ही प्राप्त हो सकता है। क्‍योंकि इंद्र इक्ष्‌ में कई 
अक्षर होने से उन का आदि अक्षर ई यह अच हो जप्ता दै। किन्तु ऐष्ट अध्यैष्ट 
डु, अघि इङ्‌-सिच्‌ लुङ्‌ त) यहां ईंङ्‌ और इङ्‌ अज्ञों के केबल एक अच रूप होने 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


२८४ ८ _ घ्याकरणमद्दाभाष्य 
अथाल्तवत्त्वे कानि प्रयोजनानि ? 


अन्तवदू द्विवचनान्तप्रग॒ह्मत्वे । 


अन्तवद्‌ द्विवचनान्तप्रग्रह्मत्वे प्रयोजनम्‌ । ईदूदेद्‌ द्विवचने प्रग्रह्मम्‌ 
इतीहैव स्यात्‌ पचेते इति, पचेथे इति । खद्वे इति, माळे इति इत्यत्र 
न स्यात्‌। ८ 
| मिदचोन्त्यात्परः । 

मिदचोऽन्त्यात्परः प्रयोजनम्‌। इहेव स्यात्‌ कुण्डानि चनानि। 
तानि यानीत्यत्र न स्यात्‌ । 

अचान्त्यादि टि । 
अचोन्त्यादि टि प्रयोजनम्‌ । दित आत्मनेपदानां टेरे इतीहेव स्यात्‌ 


से प्राप्त नहीं हो सकता । एक को भी आदिवद्भाव से आदि मान कर दो जाता है। 


अन्तवद्भाव के क्या प्रयोजन हैं ! 

अन्तवद्भाव के ये प्रयोजन हैं---इंदूदेव्‌ सूत्र से ईकारान्त, उकारान्त, एकारान्त, 
द्विवचन की प्रगृह्मसज्ञा कदी दै वह पचेते इति, पचेथे इति ( पच्‌-आताम्‌, आथाम्‌ 
आते; आये ) यहाँ ही प्राप्त दो सकती है क्योंकि आते; आथे में कई अक्षर होने 
से एकारान्त द्विवचन हो जाता है। किन्तु खट्वे इति, माले इति ( खदवा 
माळा-शी=ई ) यहाँ शी को ई के केवळ एक इंकाररूप या एकाररूप हेने से 
प्राप्त नहीं हो सकती । एक को भी अन्तवद्भाव से अन्त मान कर हो जाती है । 

. मिद्चोन्त्यात्परः से मित्‌ (नुम्‌) का आगम अन्तिम अच्‌ से पर कहा है । 
बह कुण्डानि वनानि यहां ही प्राप्त हो सकता है क्योंकि कुण्ड और वन में कई 
अक्षर होने से. अन्तिम अच ड और न का अकार'हो जाता है। किन्तु तानि 
यानि (तदू=त, यद्य, जस्‌ शि) यहां तद्‌, यदू केत, य शब्दों में एक ही 
अच होने से नहीं प्राप्त हो सकता। एक को भी अन्तवद्भाव से अन्त यान 
कर हो जाता है । | 

अचोन्त्यादि टि से अचो के मध्य में अन्तिम अच की टि संज्ञा कही है। 
चहद टित आत्मनेपदानां टेरे से टि को एत्व करने में उपयुक्त होगी । उससे 
कुवते, कुवोथे ( कु-भाताम्‌ , आथास्‌) यहां आताम्‌, आथाम्‌ में कई अक्षर 
होने से अन्तिम अच ता, था का आ हो जायगा तो आम्‌ की टि संजा 


हो कर सिद्ध दो जाता है। किन्तु कुरते ( कृ-त) ङुवै ( कृ-इद्‌) यहां त 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


पञ्चम आहिक २८५ 
कुर्वाते कुवाथे । कुरुते कुर्वे इत्यत्र न स्यात्‌ । 
अलोन्त्यस्य । 


अलोन्त्यस्य प्रयोजनम्‌। अतो दीर्घो यञ्ञि सुपि च इद्दैव स्यात्‌ 
घराभ्यां पराभ्यामिति.। आभ्याम्‌ इत्यत्र न स्यात्‌। 


येनविधिस्तदन्तत्वे | 


हि येन विधिस्तदन्तत्वे प्रयोजनम्‌। अचो यत्‌ इहैव स्यात्‌ चेयं 
जयम्‌ । पयमध्येयमित्यत्र न स्यात्‌ । आद्यन्तवदेकस्मिन्‌ कार्य 
भवतीत्यत्रापि सिद्धं भवति । े 


तरप्‌ तमपौ घ;' ॥१।१।२२॥ 
. घसंज्ञायां नदीतरे प्रतिषेधः । 


और इद्‌ ्रत्ययों में केवल एक अच्‌ होने से अन्तिम अच न बन सकेगा तो टि 
संशा न हो कर टेरेत्व नदीं प्राप्त होता । एक को भी अन्तवद्भाव से अन्त मान कर 
हो जाता है । 

अलोन्त्यस्य से षष्ठीनिर्दिट के अन्तिम अक्षर को आदेश कहा दै । वह 
अतो दीघो यञि सुपि च यहां उपयुक्त होता है। सुपि च से अदन्त अङ्ग के 
अन्तिम अक्षर को दीधे होगा तो घटाभ्याम्‌ पटाभ्याम्‌ में ही प्राप्त हो सकेगा 
(क्योंकि घट पट में कई अक्षर होने से अन्तिम अक्षर ट का अ हो जाता है। 

न्तु आभ्याम्‌ (इदमू=भ-भ्याम्‌) यहां इदम्‌ शब्द का अकार केतू अ रूप 

अङ्ग है अकारान्त नहीं है। जब अकारान्त नहीं है तो उसका अन्तिम अक्षर 
कहाँ से हो सकता है। इस लिये यहां सुपिच से दीधे नहीं ग्राप्त हो सकता । - 
एक को भी अन्तवद्भाव से अन्त मान कर हो जाता दै । 

येन विधिस्तदन्तस्य से त्रिशेषण द्वारा कदा हुआ कार्य तदन्त को होता है । 
जैसे अचो यत यहां अच विशेषण द्वारा धातु से यत्‌ प्रत्यय कदा है तो वद 
झजन्त धातु से होगा। इस लिये चेयम्‌ जेयम्‌ ( चि. जि-यत्‌ ) यहां चि जि में 
अन्तिम इकार के कारण अजन्त होने से यत. हो सकता दै किन्तु एयम्‌ अध्ययम्‌ 
( इछ, अधि इड्-यत्‌ ) यदां ईङ्‌ और इङ्‌ के केवळ एक अच्रूप होने से नहीं 
प्राप्त हो सकता । एक को भी अन्तवद्भाव से अन्त मान कर हो जाता है । 


१. द्विवचनविभज्योपपदे तरबीयसुनौ, अतिशायने तमबिष्ठनौ इन अतिशय अर्थ- 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


३८३ ब्याकरणमद्दाभाष्य 


घसंज्ञायां नदीतरे प्रतिषेधो वक्तव्यः । नद्यास्तरो नदीतरः। 

¬ घसंज्ञायां नदीतरेऽप्रतिषिधः । 

अनर्थकः प्रतिषेधः अप्रतिषेधः। घसंज्ञा कर्मान्न भवति। तरब्‌- 
ग्रहणं ह्योपदेशिकम्‌। औपदेशिकस्य तरपो ग्रहणम्‌। न चैष उपदेश 

rE र २ 

तरप्‌ तमप्‌ की घसंज्ञा में नदीतर शब्द के तर की भी घसंज्ञा प्राप्त होती 
है.उस का निषेध कहना चाहिये । नयास्तरः नदीतरः । यहां त धातु से कताँभिन्न 
कारक में ऋदोरप्‌ से अपू प्रत्यय हो कर तर बनता हृ । यह अपू प्रत्यय के पकार 
अनुबन्ध को मिला कर तरप्‌ प्रत्यय के समान रूप ` बाळा तरपू हो जाता है । तरप्‌ 
प्रत्यय जसे पकार अनुबन्ध के इट जाने पर तर होता है उसके समान यह भी तर 
द्वै । इस की भी घसंज्ञा प्राप्त होनी चाहिये । 

नदीतर शब्द में घसंज्ञा का निषेध कहना व्यय दै। घसंज्ञा क्यों नहीं होती? 
डपदेशावस्था में जो तरप्‌ दै उसका घसंज्ञा में अहण है । नदीतर में तरप्‌ उपदेशा- 

_वस्था में नहीं । औपदेशिक का अग्रे उपदेशावस्था में होने वाळा है। उपदेशावस्था में 
दो अप्‌ दै । प्रयोगावस्था में तर दै । तरप्‌ कहीं नहीं दै। इस लिये इसको. घसंज्ञा ' 
नहीं होगी । 
वाले स्वार्थिक प्रत्ययों के प्रकरण में ही तादी घः या पितौ घः ऐसा सूत्र बनां-कर तरपू 
तमप्‌ प्रत्ययो की घसंज्ञा सिद्ध हो सकती थी फिर भौ जो उस प्रकरण से हटा कर यहाँ 
संज्ञा प्रकरण में तरप्‌ तमप्‌ की घसंज्ञा की है वह इस बात की सूचक है कि अतिशय 
अधेरहित केवळ स्वार्थ में भी तरप्‌ तमपू प्रत्यय होते हैं। उससे अल्पाचूतरम्‌, श्रेष्ठतमः | 
यहां स्वार्थ में तरप्‌ तमप्‌ सिद्ध हो जाते हैं। 

१, यदि यह कहो कि तमप्‌ प्रत्यय के साहचर्य से तर भी प्रत्यय ही लिया 
जायगा यह तर प्रत्यय है नहीं इस लिये इसकी घसंज्ञा न होगी तो यह बात भी नहीं 
बनती । क्योंकि सहचरितासदचरितयोः सहचरितस्बैव म्रहणम यह जो साहचय नियम 
हे वह अनित्य होने से सवेत्र नहीं लगता । उस की अनित्यता में हिस्त्रिइचतुरिति 
कृत्वोर्थ इस सूत्र का कृत्वोथेम्रहण ही ज्ञापक है । वहां कृत्लोर्थग्रहण इस लिये किया है 
कि चतुर्‌ शब्द में ऋत्वसुजर्थ सुच प्रत्यय के विसगे को षत्व हो । शब्द चतुर्‌ के रेफजन्य 
विसर्ग को न दो । यदि सहचरितासहचरितयोः सहचरितस्यैव ग्रहणम्‌ यह नियम नित्य 
होता तो द्वि त्रि शब्दों के विसर्ग के साहचरये से चतुर्‌ का विसरे भी सुच्‌ प्रत्यय का ही लिया 
जायगा तो उस के लिये किया गया कृत्वोथेम्रहण व्यर्थ है । द्वि त्रिका विसर्ग तो सर्वथा 

' सुच्‌ का ही संभव हे । चतुर्‌ में संदेह है वह उन दोनों के साहचर्य से हट जाता। 


._ उस अवस्था में कृत्वोथप्रहण व्यथ हो कर साहचये नियम की अनित्यता का ज्ञापक दै । 


.CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi.Collection. Digitized by eGangotri 


पञ्चम आह्विक २८७ 


कि बक्तव्य मेतत्‌ ? . 
नहि। 
कथमजुच्यमान गंस्यते । 


इह हि व्याकरणे सर्वेष्वेव सानुबन्धकग्रहणेषु रूपमाधीयते । 
यत्रास्यैतद्‌ रूपमिति । रूपनिभ्रंहश्च दाव्दस्य नान्तरेण लोकिकं प्रयोगम्‌। 
तस्मिद्च लौकिके प्रयोगे सानुवन्धकानां प्रयोगो नास्तीति कृत्वा द्वितीयः 
प्रयोग उपास्यते । कोऽखो। उपदेशो नाम। न चैष उपदेश तरप 
शाब्दः । अथवास्त्वस्य घसंज्ञा। को दोषः ? घादिषु नद्या हृस्वो भवतीति 
हृस्वत्वं प्रसज्येत । समानाधिकरणेपं घादिषु इत्येवं तत्‌। यदा तहिं 


क्या यह बाद कहनी होगी कि आद्योच्चारणरूप उपदेशावस्था में तरप्‌ की 


घसंज्ञा होती है । 
कहने की कोई आवश्यकता नहीं । 
विना कहे केसे समझी जायगी ? 


यहां व्याकरण शास्त्र में सभी अनुबन्धयुक्त शब्दों में पहले उसके साक्षा- 
दुच्चारित रूप का ग्रहण किया जाता है । असली रूप का निश्‍चय लौकिक प्रयोग 
के विना होता नहीं । लोकिक प्रयोग में. अनुबन्धं के हट जाने से अनुबन्धसद्दित 
का प्रयोग नहीं होता। उस अवस्था में दूसरा जो शास्त्रीय प्रयोग है उसका 
आश्रयण किया जाता है । वह क्या है? झाख्रोय उपदेश । उस शास्त्रीय उपदेश 
सें नदीतर का तर शब्द तरपू नहीं बनता । अथवा नदीतर के तर की घसंज्ञा हो 
भी जावे तो क्या दोष है। आप कहेंगे कि घरूपकल्पचेलड० सूत्र से नदीसज्ञक 
नदी शब्द के ईकार को हस्व प्राप्त होता है तो वह कोई दोष नदी । समानाधिकरण 
` अर्थात्‌. प्रकृत्यवे के समान अभिधेय वाळे घ, रूप, कल्पादि के परे होने पर हस्व 
होता है । नदीतर में घळी समास होने से व्यधिकरण तर शब्द दै । यदि कहो 
जब नरी चासौ तरः नदीतरः इस प्रकार कर्मधारय समास मान कर नदी रूप 
तर ऐसा अथ विवक्षित होगा तब समानाधिकरण तर शब्द होने पर हस्व 
प्राप्त होता दै तो भो दोष नदी । क्योंकि स्त्रीलिङ्ग घरूप कल्पादि के परें होने 


१. अतिशायन अर्थ में विहित प्रत्यय तरपू आदि स्वार्थिक हैं। अतिशायन 
प्रकृत्यर्थं का विशेषण है । स्वार्थिक प्रत्यय प्रकृति से अभिहित (कहे हुए) अर्थ के 
द्योतक द्दोते हैं। समानाधिकरणप्रक्कति के समान विषय वाला । 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


9 


२८८ ध्याकरणमद्दाभाष्य 


सैव नदी स एव तरस्तदा प्राप्नोति। स्त्रीलिङ्गेषु घादिषु इत्येवं तत्‌ । 
अवश्य चेतदेवं विक्ञयम्‌ । समानाधिकरणेषु घादिषु इत्युच्यमान इह 
प्रसज्येत-मददिषीरूपमिच । त्राह्मणीरूपमिवेति । 


बहुगणवतुडति संख्या ॥१।१।२२॥ 
संख्यासंक्षायां संख्याग्रहणम्‌ । 


संख्यासंज्ञायां संख्याग्रहणे कतेव्यम्‌ । बहुगणवतुडतयः संख्या 
संज्ञा भवन्ति। संख्या च संख्या संज्ञा भवती(ले वक्तव्यम्‌ । कि प्रयोजनम्‌ । 


संख्या सेप्रत्ययाथम्‌ । 
एकादिकायाः संख्यायाः संख्याप्रदेरोषु संख्येत्येष संप्रत्ययो यथा 
स्यात्‌ । नजु॒ चैकादिका संख्या लोक संख्येति प्रतीता तेनास्याः 


पर हस्व होता है। नदीवर में स्त्रीलिङ्ग तर शब्द न्वी हे। इस लिये इस्व 
नहीं होगा । स्त्रीलिङ्ग घ रूप आदि पर होने पर दी हस्व मानना भी 
शाहिय । यदि केवळ समानाधिकरण घ रूप आदि पर होने पर हस्व 
, मानें तो महिषीरूपमिव ब्राहमणीरूपमिव यहां भी इस्व प्राप्त होगा। यहाँ रूप 
_ शब्द्‌ महिषी का. समानाधिकरण दै । महिषी इव रुपम्‌ ब्राह्मणी इव रुपम्‌ (-भाक्कतिः) 
इस अथै में महिषीरूपमिवे ब्राह्मणीरूपमिव सिंहीरूपमिव ऐसा सैत्रायणी संहिता 
(३,८५) आदि में प्रयोग आता हे । वहां सुप्‌ सुपा समास मान कर रूप 
शब्द परे रहते महिषी आदि नदी संज्ञक राब्दों को हस्व प्राप्त होता है । रूप 
शब्द्‌ यदा महिषी आदि का समानाधिकरण होने पर. भी स्त्रीलिङ्ग नहीं है इस 
लिये इस्व नहीं होता । 

बहुगण वतु डति की संख्या संज्ञा में एक द्वि आदि संख्या शब्दों की 
भी संख्यासंहा कदनी चाहिये । क्या प्रयोजन दै ! संख्या स्थलों मै बहु गण आदि 
की तरह एक द्वि आदि में भी संख्या संज्ञा हो कर संख्यासंजोक्त कार्य हो सके । 
एक द्वि आदि तो स्वयमेव लोक में संख्या शब्द्‌ से प्रसिद्ध हैं इस लिये संख्यासंज्ञा 
के बिना भी संख्यास्थळों में उन में संझ्यासंशोक्त कार्य हो जायेंगे। तो भी उन के 
संख्या संज्ञा करनी ही चाहिये । क्योंकि विना संख्या संज्ञा किये संख्या स्थलों में 


खप्रत्यय रूप आदि का भी हृस्व विधि में ग्रहण हो जामगा । 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


पञ्चम आह्विक २८९ 


सख्याप्रदशेषु संख्यासंग्रत्ययो भविष्यति । पवमपि कतब्यम्‌। कि 
प्रयोजनम्‌ । 
इतर्‍था ह्यसम्प्रत्ययोञकषात्रिमत्बाद्‌ यथा लोके । 


अक्रियमाणे हि संख्याग्रहणे एकाद्कायाः संख्यायाः संख्येत्येष 
सम्प्रत्ययो न स्यात्‌। कि कारणम्‌। अक्कत्रिमत्वात्‌। वह्ादीनां कृत्रिमा 
संज्ञा | 'त्रिमाङत्रिमयोः कृत्रिमे कार्यसम्प्रत्ययो भवति’ । यथा लोके । 
गोपालकमानय कटजकमानयेति यस्यैषा संज्ञा भवति स आनीयते न 
यो गाः पालयति यो वा कटे जातः 


स यदि तर्हि कृत्रिमाकृत्रिमयोः ऊत्रिमे कार्यसम्प्रत्ययो भवति 
'नदीपोणमास्याग्रहायणीभ्य' इत्यत्रापि प्रसज्येत । 


पौणमास्या्रहायणीग्रहणसामर्थ्यान्न भविष्यति । 
तद्विरेषिभ्यस्ताहि प्राप्नोति गङ्गायमुने इति। 


-एक द्वि आदि को संख्या नहीं समझा जायगा। एक द्वि आदि के अकृत्रिम होने 
से नवनिर्मित इस संख्यासंज्ञा द्वारा विदित न होने से संख्या प्रदेशों मे उन का 
अहण न होगा । बहु गण आदि की तो संख्या संज्ञा कृत्रिम है । नूतन विदित 
है। एक द्वि आदि की अङन्रिम दै । कृत्रिमाकुनिमयोः इत्रिमे कार्यसम्प्रत्ययो भवति 
इस न्यायमूलक परिभाषा के अनुसार कृत्रिम और अकृत्रिम दोनों के कार्यविचार 
में कृत्रिम मै ही कार्य किया जाता दै। जैसे-लोक में गोपालक को लाओ, कटजक 
को लाओ ऐसा कदने पर जिस को गोपालक कटजक ये संज्ञायें हैं, नाम हैं वही छाया 
जाता है न किजो कोई भी गौओं को पाळता दै या कट में उत्पन्न हुआ है वह 
लाया जाता दै । कृत्रिमनकृतिनिष्पन्न, नवनिर्मित । अक्नन्रिम-कृत्रिम से भिन्न, 
स्वतःसिद्ध । 

यदि कृत्रिमाङ्कत्रिमयोः० इस परिभाषा को मानते हैँ तो नदीपौणेमास्याग्रहा- 
यणीभ्यः यहां भी नदी शब्द से यूस्त्र्यास्यौ नदी इस कृत्रिम नदी संज्ञा का प्रहण 
प्राप्त होता है । नदी शब्द का नहीं । 

पौणमासी और आग्रहायणी शब्दों के प्रहणसामथ्य से यहां नदी में कृत्रिम नदी 
संज्ञा का ग्रहण नहीं होगा । अन्यथा पौणेमासी और आग्रहायणी भी स्थ्याख्य 
. इकारान्त शब्द्‌ होने से नदी से दी शृद्दीत हो जाते । 

नदीपौर्णमास्या० सूत्र में नदी शब्द से कृत्रिम नदी संज्ञा का ग्रहण न होने 
पर भी नदीविरेषवाची गङ्गा यमुना शब्दों का ग्रहण प्राप्त होकर उन से परे 
समासान्त रच्‌ प्राप्त द्ोता दै । 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


= 


२९० ब्यांकरणेमद्दाभाष्ये 


पुवं तहि आचार्यप्रवृत्तिशपयति नं तद्विशेषेभ्यो भवतीति। यद्यं 
विपाद्‌ शब्दे शरत्प्रभ्ृतिषु पठति। 

इह तर्हि प्राप्नोति नदीभिइचेति। 

बहुबचननि्देशाच्न भविष्यति । 

स्वरूपविधिस्तर्हि प्राप्नोति । 

बहुवचननिर्देशादेव न भविष्यति । 

एवं च न चेद्मकूत॑ भवति छत्रिमारुजिमयोः कच्रिमे कार्यसम्प्रत्यय 
हति। न च कश्चिद,पा भर्वात । 

आचार्य का ब्यवहार इस बात का ज्ञापक है कि नदीविरषवाची इब्दॉ 
- का नदीपौर्णमास्या० सूत्र से ग्रहण नदी द्दोता। अव्ययःभावे शरत््रशृतिभ्यः सूत्र के 
शरदादिगण में विपाश शब्द का पाठ यह सिद्ध करता है कि नरीपौण० सूत्र में नदी 
विशेषवाची का ग्रहण नहीं दै अन्यथा विपाश के नदोविदोषवाची होने के कारण 
नदीपौर्ण सूत्र से ही टच हो जाता। रच करने के लिये उसका शरदादिगण में 
पढ़ना व्यर्थ दै ।' 

तो फिर नदीभिश्च यहां नदी शब्द में कृत्रिम नदी संज्ञा का अहण प्राप्त 
होता दै। 

नरीमिः इस बहुवचन के निर्देश स यहाँ कृत्रिम नदी संज्ञा का ग्रहण 
नहीं दोगा । अन्यथा आणनद्या: आदि को तरह एकवचन से निर्देश कर देते । 

नरीभिश्च में कृत्रिम नदी संज्ञा का ग्रहण न सही, स्वं रूपं शब्दस्याशब्दसंज्ञा 
के नियम से नदी इस अपने शब्द स्वरूप का ग्रहण तो प्राप्त होता है । 

स्वरूप का ग्रहण भी बहुवचन के निर्देश से ही न होगा । 

इस प्रकार कृत्रिमाकृत्रिमयो:० यहु न्याय न अट्कैतं भवति-अवद्य करणीय होता 
दै। इसका मानना आवस्यक है। और इसके मानने में कहीं दोष भी नहीं 
आता है। 


१. यदि कहो नदीपौणे० अव्ययीभावसमास भै विकल्प से उच्‌ प्रत्यय करता 
है! अब्ययीभावे झरसप्र्ृतिभ्यः सूत्र से नित्य टच्‌ करने के ल्यि विपाश्‌ को शरदादि 
में पढ़ा हे तो उसका उत्तर है नदीपौण० सूत्र को व्यवस्थित विभाषा मान कर विपाश्‌ 
में नित्य टच्‌ हो सकता दै । 

२, न अङृतमू=न अनाश्रितम्‌ । आश्नितमेवेत्यर्थः । 


न ७ 0-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


पञ्चम आह्विक २९१ 


उत्तरार्थं च | 


उत्तरार्थ च संख्याग्रहण कर्तव्यम्‌। “ष्णान्ता षट्‌! । षकारनकारा- 
न्तायाः संख्यायाः षट्‌ संज्ञा यथा स्यात्‌ । इह मा भूत्‌ पामानो 
चिघुष इति । 

इहार्थेन तावन्नार्थः संख्याग्रदणेन। ननु चोक्तम्‌ 'इतरथा ह्य- 
सम्प्रत्ययो ऽकृत्रिमत्वाद्‌ यथा लोके? इति। नेष दोषः । अर्थात्‌ प्रकरणाद्वा 
लोके छत्रिमाऊत्रिमयोः छत्रिमे कार्यसम्प्रत्ययो भवति। अर्था वास्यैचं- 
संज्ञकेन भवति प्रतं चा तत्र भवति । इद्मेवंसंज्ञकेन कर्तव्यमिति । 
आतर्‍चार्थात्‌ प्रकरणाद्वा।. अङ्ग हि भवान ग्रास्यं पांशुळपाद्मप्रकरणश्ञ- 
मागते ब्रवीतु गोपालकमानय कटजकमानयेति । उभयगतिस्तस्य 


ष्णान्ता षट्‌ इस उत्तर सूत्र के लिये भी यहाँ संख्या ग्रहण करना चाहिये । 
जिससे षकारान्त नकारान्त संख्या को घट्‌ संज्ञा हो। “पामानः', 'विप्रुषः यहां पासन 
विभ्रुष्‌ इन असंख्यावाचक शब्दों की षट्‌ संज्ञा न हो। यदि इनकी षट्‌ संज्ञा हो 
जावे तो षड्भ्यो छक्‌ से जस्‌, शस्‌ का लक्‌ प्राप्त होता है । 

बहुगणवतुडति इस सूत्र के लिये तो संख्याग्रहण करने की आवइझ्यकता 
नहीं । यह जो कहा था कि इत्रिमाइत्रिमन्याय से एक द्वि आदि को संख्या 
संज्ञा नहीं प्राप्त हेती वह कोई दोष नदीं। वरुतुसामेथ्ये अथवा विशिष्ट प्रकरण 
से लोक में कृत्रिमाइत्रिमन्याय को प्रश्नात्त होती हे । गोपालक व कटनक को खाओ 
ऐसा कहने वाळे इस वक्ता को या तो किसी के रूढ नाम गोपालक कटजक से 
प्रयोजन होता है या वहाँ गोपालक कटक नामक व्यक्ति का ही प्रकरण होता 
है कि यह काम. इस नाम वाले ने ही करना है। आतरचन्भोर इस हेतु से भी 
पदार्थ का सामथ्ये अथवा प्रकरण ही कृत्रिम स्वनिर्मित संज्ञावाळे .व्यक्ति का 
अहण कराता दै । आप जरा किसी भूलिधूसरित पादवाले ( अभी-अभी आया हुआ 
` जिसने पाओं अभी धोये तक नदी) अपने पास आये हुए प्रकरण से अनभिज्ञ 
ग्रामीण (ऊइशक्तिविहीन) ब्यक्ति को यद्व कह कर देखिये कि गोपालक को छे आ । 
कटजक को ले आ। वह यह सुन कर दुविधा में पड़ जायगा कि गोपालक 
कटक ये किसी के खास नाम हैं जिन्हें लाना है याजो भी गो पालता दै 


१. जब कहा जाय गोपालक को लाइयें चह इस लड़के को पढ़ायेगा, तब पढ़ाने 
का सामर्थ्य गवाले में न होने से गोपालक नाम वाले पुरुष का ही बोध होगा । 


२, भोजन के प्रकरण (प्रस्ताव, अवसर ) में जब कहा जाय सैन्धव जाइये तो 
नमक लाया जायगा, गमन प्रकरण में घोड़ा लाया जायगा । 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


२९२ व्याकरणमहाभाष्य 


भवति । साधीयो वा यष्टिहस्ते गमिष्यति । 


यथेव तहार्थात्पकरणाद्धा लोके कृत्रिमाकृत्रिमयोंः छत्रिमे कार्य 
सम्प्रत्ययो भवति एवमिहापि प्राप्नोति। जानाति ह्यसौ बह्ादीनामियं 
संज्ञा कृतेति । 

न यथा लोके तथा व्याकरणे। उभयगतिः पुनरिह भवति। 
अन्यत्रापि नावश्यमिहव । तद्यथा 'कतुरीपिसिततमं केति’ कृत्रिमा कर्म 
संज्ञा। कर्मप्रदेशयु चोभयगतिर्भवति । कर्मणि द्वितीये, ति छत्रिमस्य 
ग्रहणम्‌। 'कर्तरि क्रमव्यतिहार' इत्यत्राकत्रिमस्य। तथा "साधकतमं 
करणमि'ति कृत्रिमा करणसंज्ञा। करणप्रदेशषु चोभयगतिर्भवति । 
कर्तुकरणयोस्तृतीयति’' कृत्रिमंस्य ग्रहणम्‌ । 'शब्दवेरकलहाश्रकण्व 
मेघभ्यः करण’ ` इत्यत्राङृत्रिमस्य । तथा 'आधारोऽधिकरणमिति’ 


( गवाला है) अथवा कर में उत्पन्न हुआ हे उन्हें छाना है। उभयगतिः= 
दुविधा में पड़ना या दोनों प्रकार का काम होना । अपनी समझ में शर्तिया तौर 
पर वह ददाथ में लाठी रखने वाले गवाले के पास ही जायगा। उसे दी बुला कर 
लायेगा। साधीयः-शर्तिया तौर पर. निड्चित ही। उसे आप द्वारा रखे हुए उसके 
गोपालक इस नाम का पुरुष उसे अविदित है बिना प्रकरण के वह गोपालक 
कटजक को नाम विशेष नहीं समझ सकता । यौगिक शब्द ही समझेगा । 

जिस प्रकार किसी विशेष सामथ्ये अथवा प्रकरण से लोक में कृत्रिमाङृत्रिम 
न्याय की प्रवृत्ति होती है उसी प्रकार यद्दां शास्त्र में भी प्राप्त होती हे । क्योंकि 
यह अध्येता जानता हे कि विशेष प्रयोजन के लिये वहुगणवतुडति की संख्या 
संज्ञा को गई है । इस लिये उन्हीं को सख्या समझगा । एक द्वि आदि को नहीँ । 


जैसा लोक में ब्यवहार देखते हैं व्याकरणशास्त्र में सवेथा वैसा व्यवहार 
नहीं दोता । यहां तो दोनों प्रकार का बोध होता है । कृत्रिम भी गृहीत होता 
हे अकृत्रिम भी। केवळ इस संख्या संज्ञा में ही नहीँ, अन्यत्र स्थलों में भी 
कद कृत्रिम कदी अकृत्रिम का अहण होता हे । जैसे कलुरीप्सिततमं कर्म इस सूत्र 
से विदित कर्मसंज्ञा स्वनिर्मित होने से कृत्रिम है । किन्तु कर्म के स्थलों में कृत्रिम 
और अकृत्रिम दोनों प्रकार के कमै लिये जाते हैं। कर्मणि द्वितीया में कृत्रिम 
कमै संज्ञा ली गई दै। कतेरि कर्मव्यतिहारे में कर्म शब्द का अर्थ क्रिया या काम 
होने से अङ्कत्रिम का अहण है । साधकतमं करणम्‌ में कृत्रिम करण संज्ञा है। किन्तु 
करणस्थको में कृत्रिम अकृत्रिम दोनों प्रकार के करण छिये जाते हैं। कतुकरणयो- 
स्तृतीया में कृत्रिम करण संज्ञा है । शब्दवैरकलहाअकपण्बमेघेभ्यः करणे में करण 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


पञ्चम आह्विक ' १९६ 


कृत्रिमा अधिकरणसंज्ञा । अधिकरणपदेरोपु चोभयगतिमवति । 
“सप्तम्यधिकरणच'ति कृत्रिमस्य ग्रहणम्‌ । ‘विप्रतिषिद्धं चानधिकरणवाची' 
त्यत्ञाङरिमस्य । 

अथवा नेद्‌ संज्ञाकरणं तद्वदृतिदेशोऽयम्‌ । बहुगणवतुडतयः 
संख्यावद्‌ भवन्तीति । 

स॒ तहिं चतिनिर्देशः कर्तव्यः । 

न कर्तेब्यः । ; 

न ह्यन्तरेण वतिमतिदेशो गम्यते ? | 

अन्तरेणापि वतिमतिदेशो गम्यते । तद्यथा पष ब्रह्मदत्तः। 
अब्रह्मदत्तं ब्रह्मदत्त इत्याह तेन मन्यामहे प्रह्मदत्तचद्यं भवतीति। पचमिहापि 
असख्यां संख्येत्याह । संख्याचदिति गम्यते । 


का अर्थ करना होने से अकृत्रिम का ग्रहण दै । आधारोऽधिकरणम्‌ में कृत्रिम 
अधिकरण संज्ञा है। किन्तु अधिकरण स्थलों में कृत्रिम अकृत्रिम दोनों प्रकार के 
अधिरण लिये जाते हैं । सप्तम्यधिकरणे च में कृत्रिम अधिकरण संज्ञा ली गई है । - 
विप्रतिषिद्धं चानधिकरणवाचि में अधिकरण का अथ द्रब्य होने से अङ्गत्रिम का 
अदृण दै । 

अथवा यह संख्यासंज्ञा सूत्र न मान कर संख्या का अतिदेशसूत्र मान 
लिया जायगा । एक के तुल्य दूसरे को मान कर उसमें वैसा व्यवहार अतिदेश 
होता है । अतिदेश मानने पर अर्थ द्ोगा--त्रहुगणवतुडति ये संख्यावत्‌ समझे 
जाते हैं । जैसे एक द्वि आदि संख्या प्रसिद्ध हैं वैसे बहु गण आदि भी संख्या माने 
जाते हैं । तद्वदतिदेश=्सख्या के समान व्यवहार मानना। 
: अतिदेश सूत्र मानने पर संख्यावत्‌ इस प्रकार वति प्रत्यय का निर्देश 
करना होगा ? 

चति प्रत्यय के निर्देश की आवश्यकता नदीं । 

वति प्रत्यय के निर्देश बिना तो अतिदेश नहीं समझा जायगा? 

वति निर्देश के विना भी अतिदेश समझ छिया जायगा। जैसे ब्रह्मदत्त- 
भिन्न को कोई कहे कि यह ब्रह्मदत्त है तो उससे हम समझ ठेते हैँ कि वह 
ब्रह्मदत्त के समान दै । इसी प्रकार यहाँ संख्याभिन्न बहुगणवतुर्डात को सख्या 
कहने से वे संख्या के समान समझे जायेंगे । अथवा आचाय का व्यवहार इस बात 
का ज्ञापक दै कि एक द्वि आदि को संख्यासंज्ञाक्त कार्य होते हें । संख्याया 


७७ 


अतिशदन्तायाः कन्‌ सूत्र से कन्‌ विधान में अतिशदन्तायाः कह कर जो ति और 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


२९४ घ्याकरणसहाभाष्य 


अथवाचार्यप्रवृत्तिक्षापयति भवत्येकादिकायाः संख्यायाः संख्या- 
प्रदेदाषु संप्रत्यय इति। यद्यं "संख्याया अतिशदन्तायाः कन? इति 
तिइादन्तायाः प्रतिषेधं शास्ति। कथं त्वा ज्ञापकम्‌। न हि छत्रिमा 
त्यन्ता शदन्ता वा संख्यास्ति । 

ननु चेयमस्ति डतिः। 

यत्तर्हि शदन्तायाः प्रतिषेधं शास्ति। यच्चापि त्यन्तायाः प्रतिषेधं 
शास्ति। ननु चोक्तं डत्यर्थमेतत्‌ स्यात्‌। अर्थवद्ग्रहण नानर्थकस्येति 
अर्थवतस्तिशब्दस्य ग्रहण, न च डतेस्तिशब्दो ऽर्थवान्‌ । 

अथवा महतीयं संज्ञा क्रियते। संज्ञा च नाम यतो न लघीयः | 
कुत एतत्‌ । छष्वर्थ हि संज्ञाकरणम्‌ । तत्र महत्याः संज्ञायाः करणे 


शत्‌ प्रत्ययान्त संख्या का निषेध किया है उससे यह यात सिद्ध होती है। 
केसे ? बहुगणवतुडति इस कृत्रिम संख्या संज्ञा में कोई भी ति और शत्‌ 
्रत्ययान्त नहीं है जिसके लिये कनं प्रत्यय का निषेध करना चरितार्थ हो सके। 
एक द्वि आदि में तो सप्ततिः पश्चाशत्‌ इत्यादि हैं जिनके लिये कन्‌ प्रत्यय का 
निषेध करना चरितार्थ हो सकता है। उससे एक द्वि आदि की भी सख्या संज्ञा 
सिद्ध हो जाती है। 

बहुगणवतुडति इस कुत्रिम संख्या संज्ञा में भी डति यइ तिशव्दान्त दै । 
उसमे कन्‌ को रोकने के लिय ति शब्दान्त का निषेध चरितार्थ हो सकता दै । 

तो भी रात्‌ प्रत्ययान्त का निषेध तो व्यर्थ हो कर ज्ञापक ही है। 
. वस्जुतः ति प्रत्ययान्त का निषेध भी व्यथ हो कर ज्ञापक है। यह जो डति 
के लिय ति शब्दान्त के निषेध को चरितार्थं कहा है वह ठीक नहीं । अ्ैवदग्रहणे 
नानकस्य इस परिभाषा के अनुसार अर्थवान्‌ के ग्रहण में अनर्थक का ग्रहण 
नहीं होगा। अतिशइन्तायाः इस नित्रेध में ति शब्द अ्ैत्रान्‌ लिया गया है। 
डति का ति शब्द अर्थवान्‌ नदी हैं। डति इस समुदाय के अ्थेवान्‌ होने पर भी 
` उसका अवयव ति शब्द सर्वथा अनथक हे । इस ल्यि ति के निषेध में 
डति नहीं ल्या जायगा। हां, सप्तति का ति शब्द तो ति प्रत्यय रूप होने 
से अर्थवान्‌ दै वह छे लिया जायगा। उसके निषेध से मालूम होता है कि 
सप्तति आदि भी संख्या दें। अयवा संख्या यह बहुत अक्षरों वाली बड़ी संज्ञा 
.की गई है। ओर संज्ञा वह होती है जिससे छोटी और कोई चीज़ न हो। 
जहां तक हो सके एक अक्षर वाढी छेटी से छेटी संज्ञा होनी चाहिये । 
क्योंकि लाघव के लिय (=शीप्र बोध के लिये) संज्ञा की जाती हे । वहां बड़ी संज्ञा 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri ” 


॥ १०:00 “ह ER el 


पञ्चम भाहिक २९५ 


एतत्‌ प्रयोजनम्‌ अन्वर्थसंज्ञा यथा विज्ञायेत । संख्यायते अनयेति संख्या । 
पकादिकया चापि संख्यायते । 


उत्तरार्थन चापि नार्थः संख्याग्रहणेन। इदे प्रतसुत्तरत्रालुः 
वर्तिष्यते । न 


_इदे वै संज्ञार्थकुत्तरत्र च संशिविशेषणेनार्थः । न चान्यार्थ प्रतः 
मन्याथ भवात। न खब्वप्यन्यत्‌ प्रकतमनुवतंनादन्यद्‌ भवति । नहि 
गोधा सर्पन्ती सर्पणादहिभवति । 


यत्तावदुच्यते न चन्यार्थ प्रकृतमन्यार्थं भवतीति । अन्यार्थमपि 
प्रकृतपन्याथ भवति। तद्यथा शाल्यर्थं कुस्याः प्रणीयन्त। ताभ्यश्च 


~ _ 
करन का यद प्रयाजन होगा कि वह अन्त्रथ संज्ञा मानो जाय। अन्यथ अथात्‌ 
अर्थ के अनुसार नाम वाळी द्दो। संख्या का अर्थ दै जिस से गिना जाय । एक 
द्वि आदि से भी गिना जाता दे इस लिये ये भी संख्या हो जायगी ।' 


ष्णाः्ता पर्‌ इस उत्तर सूत्र के लिये भी .सेख्याप्रहण की आवश्यकता नदीं। 
बहुगणवतुडति का संज्ञा शब्द द्वी उत्तर सूत्र के ढिये भी अनुत्त दो 
जायगा । 


यह संख्या शब्द तो यहां संज्ञाथ दै । और ष्णान्ता पट्‌ इस उत्तरसूत्र 
में ष्णान्ता इस संज्ञो का विशेषण बनाना अभोष्ट है। संज्ञा के लिये प्रयुक्त 
सख्या शब्द अनुवृत्त हो कर संज्ञो का विशेषण कैसे हो सकता है । अन्य 
प्रयोजन के लिये प्रयुक्त शब्द अनुवृत्ति मात्र से अन्य प्रयोजन के लिये नदीं हो 
सकता । और न ही अन्य शब्द अनुवृत्ति मात्र से अन्य हो सकता है । गोह 
सर्पण करती हुईं सर्पेण मात्र से सर्प नहीं हो सकती । 


यहद जो कहा कि अन्य प्रयोजन के लिये प्रयुक्त शब्द अन्य प्रयोजन के लिये 
नहीं हो सकता सो कोई बात नदीं। अन्य प्रयोजन के लिये प्रयुक्त वस्तु भी उस से 
अन्य प्रयोजन के लिये प्रयुक्त होती है। जैसे खेत में धानादि को सींचने के लिये 


१. संख्या के अन्वर्थ संज्ञा होने पर एक द्रि आदि तो संख्या मान लिये 
जायेंगे किन्तु लक्ष्यानुरोध से बहुगणवतु डति से अतिरिक्त भूरि प्रभूत बहुल आदि 
सख्या नहीं होंगे। जसे सबेनाम संज्ञा के अन्वर्थ होने पर भी सबै विइव आदि गणपटित 
शब्द ही सर्वनाम संज्ञक होते हैं । सकळ कृस्न आदि सब के नाम होते हुए भी सर्वनाम 
नही कहाते हैं । 


CG-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


२२९ व्याकरणमहाभाष्ये 
~ ba 

पानीयं पीयते। उपस्पृश्यते च। शालयइच भाव्यन्ते। यदप्युच्यते ने 
खल्वप्यन्यत्‌ प्रकतमनुवतेनादन्यद्‌ भवति । नहि गोधा सपेन्ती सर्पणा- 
दहिर्भवतीति। भवेद्‌ द्रव्येष्वतदेव स्यात्‌ । शब्दस्तु खलु येन येन 
विशषेणामिसंबध्यते तस्य तस्य विशेषको भवति । 

अथवा सापेक्षोऽयं ष्णान्ता इति निर्देशाः क्रियते। न चान्यत्‌ 
` किंचिदपक्ष्यमस्ति । तेन संख्यामवापक्षिप्यामह । 


अध्यर्धग्रहणं च समासकन्‌त्रिष्ययम्‌ । 


अध्यर्धग्रहणं च कर्तव्यम्‌ । किं प्रयोजनम्‌। समासकन्विध्यर्थम्‌। 
समास विध्यर्थम्‌। कन्विध्यर्थं च। समासविध्यर्थं तावत्‌। अध्यधंरार्पम्‌ । 


कन्‌विध्यर्थम्‌। अध्यर्धकम्‌। 


लुकि चाग्रइणम्‌ । 


नहेर बनाई जाती हैं । साथ ही उन से पानी भो पिया जाता है। उन में स्नान भी 


किया जाता है और धान भी उत्पन्न किये जाते हैं। और यद जो कहा कि अन्य 
शब्द अचुद्त्तिमात्र से अन्य नहीं दो सकता । गोह सर्पणमात्र से सपे नहीं बन 
सकती सो यद बात द्रव्यो में तो ठीक है । गोहद तो सांप-नहीं बन सकती, किन्तु 
शब्द तो जिस २ विशेष (=परिच्छे्) के साथ जुड़ता दै उस २ का परिच्छेदक हो 
जाता है । यहां संज्ञा सूत्र में पढ़ा हुआ संख्या शब्द संज्ञा वाचक है । वही ष्णान्ता षटू 
में प्णान्ता इस संज्ञी के साथ जुड़ कर उस का विशेषण बन जायगा। अथवा 
प्णान्ता यह स्त्रीलिङ्ग निर्देश सापेक्ष है । किसी की अपेक्षा रखता हे । और कुछ 
अपेक्ष्य दै नहीं तो इम विना अनुत्रत्ति के भी निकट लगती हुई संख्या की ही अपेक्षा 
करेंगे । ष्णान्ता संख्या । षकारान्त नकारान्त जो संख्या उस की षट्‌ संज्ञा होती दै ।. 


संख्यासंज्ञा में अध्यर्ध शब्द का ग्रहण भी करना चाहिये। किस लिये ! 
समासविधि और कन्विधि के लिये। समासविधि के लिये जैसे- अध्यर्धशर्पम्‌ 
. यहां अध्यर्धन झेण क्रीतम्‌ इस अथे में झर्भीरनन्यतरस्याम्‌ से तद्धित अन या 
उन प्रत्यय होता है। अध्यध शब्द को संख्यासंज्ञा हो जाने से तडितार्थोत्तर- 
पद्‌ समाहारे च सूत्र से संख्यावाची अध्यर्ध शब्दे का शूप शब्द से तद्धिताथै 
में तत्पुरुष समास हो कर अव्यधेपूवेद्िगोळगसज्ञायाम्‌ से अन, उन्‌ का लुक्‌ हो 
जाता है। कनूविधि के लिय जेसे--अध्यर्धकम्‌ । यहां अध्यर्धेन क्रीतम्‌ इस अथै 
सें अध्यर्ध शब्द की संख्या संज्ञा हो जाने से संख्याया अतिशदन्तायाः कन्‌ से 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


IESE Pry "FI 


पञ्चम आह्विक २९७ 


लुकि चाध्यर्धग्रहणे न कर्तव्यं भवति । 'अध्यधपूर्वद्िगोळुंगसज्ञा- 
यामि'ति। द्विगोरित्येव सिद्धम्‌ | 


अधपृवपदरच पूरणप्रत्ययान्तः । 
अर्धपूर्वपपद्रच पूरणप्रत्ययान्तः संख्यासंज्ञो भवतीति वक्तव्यम्‌। 


कि प्रयोजनम्‌ । .समासकनविध्यर्थमेच। समासविध्यर्थं कन्विध्यर्थं च । 
समासविध्य्थ तावत्‌ । अर्धपञ्चमशुर्पम्‌ । कनविध्यर्थम्‌। अर्घपञ्चमकम्‌। 


अधिकग्रहणं चाळुकि समासोत्तरपदवृद्धचथम्‌ | 


अधिकग्रहणं चालुकि कर्तव्यम्‌। कि प्रयोजनम्‌। समासोत्तरपद्‌- 
बृद्धधर्थम्‌ । समासविध्यर्थसुत्तरपद्वद्धयर्थ च। समासविध्यर्थं तावत्‌ । 


SN SN FP RM NNN मत 
तद्भित कन्‌ प्रत्यय दो जाता है । अध्यंध शब्द की संख्यासंज्ञा कहने से अध्यर्पूर्व 
द्विगो० इस आहय तद्धित प्रत्यय का छुक करने वाले सूत्र में अध्यर्धे शब्द का 
ग्रहण भी न करना पड़ेगा यह लाघव होगा । क्योंकि अध्ये की संख्यासंज्ञा हो 
जाने से संख्यापूवो द्विगुः इस सूत्र से अय्यर्षर्पम्‌ यह द्वियुसमास हो जायगा 
ठो द्विगोर्‌ ठुगसंज्ञायाम्‌ इतने से ही तद्धित का छुकू सिद्ध हो जायगा ॥ 

अर्ध शब्द हे पूर्वपद्‌ में जिसके ऐसे पूरणायैक प्रत्ययान्त शब्द की भी 
संख्या संज्ञा कदनो चाहिये । किस छ्यि! समासविधि और कनूविधि के 
लिये । समासविधि के लिये जैसे--अभपश्चमशर्पम्‌। यहां अर्घेनपञ्चमः अधेपश्चमः । 
अर्थपञ्चमन शूर्वण क्रीतम्‌ इस अर्थ मै शर्मादजन्यतरस्याम्‌ से तद्धित अन्‌ या उन्‌ 
प्रत्यय होता दै । पञ्चम शब्द पूरणप्रत्ययान्त दे । उसके पूर्वे में अधे शब्द द्दै। 
झधैपञ्चम शब्द की संख्यासंज्ञा दोने से उसका शूर्प शब्द के साथ तद्विताथोत्तरपद० 
से द्विगु समास हो कर अध्यश्रेपूनेद्विगो० ले अञ्‌ उन का छुक्‌ सिद्ध हो जाता द्दै। 
कन्त्रिधि के ढ्यि उैसे- अर्घपञ्चमकम्‌ । यहां अर्थपञ्चमेन क्रीतम्‌ इस अर्थ में 
अधपन्चम की संख्यासंज्ञा होने से संस्याया अतिशदन्तायाः कन्‌ से कनू प्रत्यय 
होता है ।. 

अधिक शब्द की भी संख्या संज्ञा कहनी चाहिये । किस लिये 1 समास 
विधि और उत्तरपद्व्ृुद्धि के लिये । समासविधि और उत्तरपदइद्धि दोनों का 


१. अध्यर्ध शब्द आधे से अधिक का वाचक दे। अर्धेन अधिकः अध्यर्धः । 
एक पूरा और आधा अधिक अर्थात्‌ डेढ । यह पूरी संख्या न होने से संख्या संज्ञक नहीँ 
हो सकता था इस लिये इसकी संख्या:ज्ञा की गई दै । 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


२९८ व्याकरणमहाभाष्य 


अधिकषाष्टिकः । अधिकसाप्ततिकः । उत्तरपदष्टदघर्थम्‌। अधिकषाष्टिकः । ` 


अधिकसाप्ततिकः। अलुकीति किमर्थम्‌ । अधिकषाष्टिकः । अधिक- 
` साप्ततिकः । 
बहुब्रीहौ चाग्रहणम्‌ । 


बहुव्रीहो चाधिकशाब्दस्य ग्रहणं न कर्तव्यं भवति । 'संख्ययाव्यया- 
सन्नादूराधिकसंख्याः संख्येये’ इति संख्येत्येव सिद्धम्‌ । 


एक ही उदाहरण दै--अधिकबाष्टिकः । . अधिकसाप्ततिकः । यहां अधिकया षष्ट्या 
सप्तत्या वा कीतः इस अथै में प्राग्वतेष्ठञ्‌ से आहय उन्‌ प्रत्यय हुआ। अधिक 
शब्द की संख्यासंज्ञा होने से उसका षष्टि सप्तति शब्द के साथ ताद्धतार्थोत्तरपद 
समाहारे च से द्विगुसमास सिद्ध दो जाता है । साथ ही संख्यायाः संवत्सरसंख्यस्य 
च से उत्तरपदवृद्धि भी सिद्ध हो जाती है। अलुकि कहने से तद्धित का छुक्‌ 
करने में अधिक शब्द की संख्यासंहा नहीं होती इस लिये अध्यधपू्वद्विगो० से 
“उन का झुकू नदीं हुआ ।* र 

अधिक शब्द की संख्यासंज्ञा करने का यह लाभ भी है कि संख्ययाव्यया- 
सन्नादूराधिकसंख्याः संख्येये इस ` बहुत्रीहि समास के सूत्र में अधिक शब्दका 
अहण नहीं करना पडेगा । अधिका विंशतिर्येपां ते अधिकविंशाः। यहां अधिक शब्द 
की संख्यासंज्ञा होने से सूत्र में संख्या ग्रहण से ही बहुत्रीदि समास हो 
जायगा ।: 

१. यद्यपि आहय अर्था में उत्तरपद्वृद्धधर्थ अधिक शाब्द की संख्या संज्ञा 
कहने से लुक की निशृत्ति स्वयमेव हो जायगी क्योंकि तद्धित का छक्‌ हो जाने पर 
उत्तरपदत्रद्धि प्राप्त ही नहीं इस लिये अधिकग्रदण चाळकि० इस उक्त वार्तिक में 
अलुकि कहना व्यर्थ सा प्रतीत होता है तो भी वह व्यथ नहीं है। कुछ आहय अर्थो 
तथा उनसे परे दूसरे प्राग्वतीय अर्थो में जहाँ अध्यथैपूर्वद्विगो ढेगसञ्चायाम, यह 
सूत्र नहीं लगता जैसे-अधिका षष्टिः परिमःणमस्य अधिकषाष्टिकः यहां तदस्य 


परिमाणम्‌ में सो5स्यांशवस्नभ्रृतयः से सोऽस्य की अनुदृत्ति आने पर जो पुनः तदस्य . 


इस समर्थविभक्ति का निर्देश किया है उसके सामर्थ्यं से आहाँय ठभ का छक्‌ 
निषिद्ध हो जाता है वहां अधिक शब्द की यदि संख्या संज्ञा नहीं की जायगी तो 
संख्यायाः संवत्सरसंख्यस्य च से उत्तरपदबृद्धि न हो सकेगी । अछकि कहने से केवल छुक 
करने में ही संख्या संज्ञा का निषेध हे । अन्यत्र सवत्र उत्तरपद्बृद्धियों में संख्या 
संज्ञा हो जायगी । इसी लिये अधिकं संवत्सरमधीष्टो भूतो भूतो वा अधिकसांवरस रिकः 


७ 0-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


म्ह ५ Se ee Oe का eS ,— 
SR OSES PONS ७ Ct SED i SS Ss i उ ला ais ne nny inion ड RE :39. 


पञ्चम आद्विक २९९ 


बह्ादीनामग्रहणम्‌ । 

बह्वादीनां ग्रहण शक्यमकतुम्‌ । 

केनेदानीं संख्याप्रदेशेषु संख्यासंप्रत्ययो भविष्यति । 

| ज्ञापकात्‌ सिद्धम्‌ । 

जापकं किम्‌? यद्यं 'वतोरिड्‌ वे'ति संख्याया विहितस्य कनो 
वत्वन्तादिरं शास्ति । १ १ 

वतोरेव तज्ज्ञापकं स्यात्‌। 

नेत्याहन । योगापेक्षं ज्ञापकम्‌ । 

ष्णान्ता षट्‌ । १।१।२४॥ 
षटूसंज्ञायासुपदेशवचनम्‌ | 

षट्खंशायासुपदेशग्रह्णं कर्तव्यम्‌ । उपदेश षकारनकारान्ता संख्या 

बहुगणवतु डति इन सबकी संख्यासंज्ञा करने की कोई आवश्यकता नहीं । . 

बहुगण आदि में संख्यासंज्ञोक्त काये केस होंगे ? 

ज्ञापक से सिद्ध हो जायेंगे । क्या ज्ञापक है? वतोरिइ वा ( ५३1२३ ). सूत्र 
से जो वतु प्रत्ययान्त से बिहित कन्‌, प्रत्यय को इडागमविकल्प कहा दै उसी से 
चतु की संख्यासंज्ञा सिद्ध हो जाती है । 

वह तो केवल वतु का ही ज्ञापक हुआ । 

नहीं । चतु के द्वारा बहु गण आदि सभी का ज्ञापक हो जाता है । योगापेक्षं 
ज्ञापकम्‌ । सूत्रापेक्ष ज्ञापक माना जायगा। व्रतु जिसमें पढ़ा दै वह सब सूत्र ही 
संख्यासंज्ञक होता है यह वतु के उपलक्षण से जाना जायया ।' 

षकारान्त नकारान्त की षट्संज्ञा मै उपदेश ग्रहण करना चाहिय । उपदेश 
यहां राञ्यदः संवत्सराच्च से पक्ष में प्राग्वतीय ठन्‌ होता है । वह आहय से पेरे है 
वहां छक्‌ न होने से उत्तरपद्वृद्धि हो जाती है । 

१. तातये यह दै कि बहुपूगगणसंघस्य तिथुक्‌ इस सूत्र से बहु गण की 
वतोरिधुक्‌ से वतु की और षद्कतिकतिपयचतुरां थुक्‌ स डति की संख्या संज्ञा सिद्ध 
हो जाती है । क्योंकि ये सब संख्यासंजञक्त कार्य हैं। इप ल्यि बहुगण आदि चारों की 
संख्या संज्ञा अन्यथा सिद्ध हो जाने से बहुगणवतुडति संख्या सूत्र की कोई 
आवश्यकता नहीं है इस प्रकार भाग्यवर्तिककारों ने इस सूत्र का खप्डन कर दिया है । 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by 6090190 


३०० व्याकरणमद्दाभाष्य 


ज्ञा भवतीति वक्तव्यम्‌। किं प्रयोजनम्‌। शताद्यष्टनोचुमचुडर्थम्‌ । 
हालात सहस्राणि नुमि छते ष्णान्ता'घडिति षद्संज्ञा प्राप्नोति । उपदेश- 
ग्रहणान्न भवति । अष्टानामित्यन्नात्वे छते षद्संज्ञा न प्राप्नोति । 
डपदेशग्रहणाद्‌ भवति । 
उक्तं वा । ` 
, किसुक्तम्‌। इह तावत्‌ शतानि सहस्नाणीति “सै निपातळक्षणो 
विधिरनिमित्तं तद्विघातस्येति। अष्टनोऽप्युक्तम्‌। किस्ुक्तम्‌। अष्टनो 


_ जि फणा ण न न म rn VSN Ne क 
मे जो घकारान्त नकारान्त संख्या उसकी षट्संज्ञा द्दोती है ऐसा कहना चाहिये। 
किस लिये ? शत और अटन्‌ शब्दों में चुस और चुट्‌ होने पर इष्ट रूप की सिद्धि 
के लिये । रातानि सहस्लाणि यहां शत सहख शब्दों से नपुंसक में जस्‌ शस्‌ परे 
रहते जस शस्‌ को शि आदेश और शि की सर्वनामस्थानसंज्ञ हो कर नपुंसकस्य 
झलचः से नुम्‌ का आगम होता है । चुम्‌ होने पर शतन्‌ सहक्षत्‌ ये नकारान्त 
संख्या हो जाती हें । ष्णान्ता षट्‌ से इनकी  घद्संज्ञा हो कर षट्भ्यो छक्‌ से 
जस्‌ दास्‌ का. लुक्‌ नहीं होगा । क्योंकि दातन्‌ सहखन्‌ ये उपदेशावस्था में नान्त 
नहीं हें । अष्टानाम्‌ यहाँ अन्‌ शब्द से षण्ठीबहुवचन आम्‌ परे होने पर 
अष्टन आ विभक्तौ से नकार को आकार द्दोता हे । आकार हो कर नान्त न रहने 
से षट्संज्ञा न होगी तो षट्चतुर्भ्यरच से चुट्‌ नहीं प्राप्त होता । उपदेश महण 
करने से आत करन पर भी पट्संज्ञा बनी रहेगी तो बुट्‌ सिद्ध हो जाता है। 
क्योंकि अष्टन्‌ उपदेशावस्था में नान्त है । ee 

शत और अष्टन्‌ शब्दों में जो दोष कहा है उसका समाधान कह चुके हैं । 
शतानि सहक्षाणि में तो संनिपातळक्षण परिभाषा से दोष न होगा । संनिपातलक्षण 
परिभाषा का विचार कई जगह पहले भी आ चुका है। उसका अथै है-- 
जो दो के सम्बन्ध से कार्य होता है वह उन दोनों के सम्बन्ध को नष्ट करने वाले 
का निमित्त नहीं दोता। यहां शतानि सहल्लाण में जिस सर्वनामस्थानसंज्ञक जस्‌ 
दास्‌ को शि को मान कर नपुंसकस्य झलचः से नुम्‌ हुआ दे वह नुस्‌ पद्संहा 
द्वारा षड्भ्यो छक की प्रबृत्ति से शि का विघात नहीं कर सकता। अर्थात्‌ शि 
लुक नहीं दोगा । अष्टन्‌ में भी कहा है। क्या? अष्टनोदीर्घात्‌ में जो दीधंग्रहण 
किया दै वद इस बात का ज्ञापक है कि आत्व करने पर भी अष्टन्‌ की षट्संज्ञा 
बनी रहती है । अष्टनोदीघीत्‌ सूत्र में दीघेग्रहण इस लिये किया दै कि अष्टासु 
यहां आत्व हो कर दीर्घे बने अष्टन्‌ से परे सुप्‌ विभक्ति को उदात्त हो जावे। 
दीधेभिन्न अध्सु यहां न हो। यदि आात्व करने पर अष्टन्‌ शब्द की षट्संज्ञा 


७ 0-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


ba 


"NN, COREE 


पञ्चम आह्विक ३०१ 
दीर्धप्रहणं षट्संज्ञाशापकमाकारान्तस्य नुडर्थमि'ति। 


अथवाऽऽकारोप्यत्र निर्दिद्यते षकारान्ता नकारान्ता आकारान्ता 
च संख्या षट्संज्ञा भवतीति । 


इहापि तर्हि प्राप्नोति सघमांदो म्न एकास्ताः । पका इति। 


_ न्नेष दोषः | पकशब्दोऽयं वहर्थः | अस्त्येव संख्यापरः । तद्यथा एको 
हो बहव इति। अस्त्यसहायवाची । तद्यथा--एकाग्नयः । एकहलानि । 
पकाकिभिः श्षुद्रकैजितमिति। असहायैरित्यर्थः। अस्त्यन्यार्थे वर्तते । 


न होती तो अष्टासु के षट्संज्ञक न होने वहां झल्युपोत्तमम्‌ से पट्संञक अष्टन्‌ को 
कहा हुआ उपोत्तम स्वर प्राप्त ही न होगा । केवळ अष्टसु इस घट्संज्ञक में दी 
उपोत्तमस्वर हो कर अष्टसु यह मध्योदात्त बन जायगा । अष्टासु में अटनः इतने 
सूत्र से सुप्‌ विभक्ति का स्वर हो कर अष्टाएु यद अन्तोदात्त बन जायगा । 
इस प्रकार दौघैग्रहण के विना भी दोनों इष्ट रूप सिद्ध हो जायेगे। व्यर्थ 
हुआ दीघेग्रहण यह सूचित करता है कि अष्टास यहां आत्व होने पर भी 
घद्संज्ञा होती है तो अष्टसु के समान अष्टास भी षढ्संज्चक हो जायगा। तब 
अष्टनः यह इतना सूत्र झल्युपोत्तमम्‌ का अपवाद होने से उसको बाध लेगा 
तो दोनों जगह अन्तोदात्त प्राप्त होगा उसको रोकने के ल्यि दीघेग्रहण करना 
आवश्यक हो जाता है । दीर्धप्रहण करने पर अष्टासु में ही अन्तोदात्त होगा । 
अश्खु में झल्युपोत्तमम्‌ से मध्योदात्त रहेगा जो कि इष्ट दै। 

अथवा ष्णान्ता इस शब्द में आकार का भी प्रश्लिष्ट निर्देश समझना 
चाहिये । ष्णु आ अन्तान्कणान्ता । षकारान्त नकारान्त और आकारान्त संख्या की 
षट्संज्ञा होती दै। उससे अष्टानाम्‌ में आस्व होने पर भी षट्संज्ञा हो 
जायगी। 

यदि ष्णान्ता में आकार का भी निर्देश है तो सधमादो डुन्न एकास्ताः 
इस वेदमन्त्र के एका शब्द में स्त्रीजिङ्ग टापू प्रत्यय हो कर आकारान्त होने 
से षद्संज्ञा प्राप्त होती दै । षट्संज्ञा हो कर जस्‌ का लक्‌ होना चाहिये । 

यह कोई दोष नहीं। एक शब्द के बहुत से अथे होते हैं। एक तो 
संख्या । उैसे--एकः दवौ वहवः । यहां एक दो बहुत आदि संख्या अर्थ हैं। दूसरा 
- असहाय, अकेला । जैसे--एकाग्नयः। एकहलानि । एकाकिमिः क्षुद्रकैजितम्‌ । यहां 
अकेली “अग्नि वाळे, अकेले दछ वाळे छोग, अकेले झ्ुज्रक छोगों ने जीत लिया । 
इन सब में एक शब्द का सहायरहित अथै है। तीसरा-अन्य या दूसरा। 


00-0:4001101(510 Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


३०२ म्याकरणमद्दाभाष्य _ 


तद्यथा-प्रजामेका रक्षत्यूज॑मेकेति । अन्यत्यर्थः । सघमादो चुम्न पकास्ताः। 
अन्या इत्यर्थः । तद्योऽन्याथे वर्तते तस्यैष प्रयोगः । 

इह तह पराप्नोति द्वाभ्यामिष्टये विंशत्या चेति। 

एवं तर्हि सप्तमे योगविभागः करिष्यते । 'अष्टाभ्य औञ्‌’। ततः 
“ड्भ्य? । षड्भ्यइच यदुक्तमष्टाभ्योपि तद्‌ भवति। ततो 'लुक्‌'। 
लुक च भवति । षड्भ्य इति । 

अथवा उपरिष्टाद्‌ योगविभागः करिष्यते । अएन आ विभक्तौ’ । 
ततो “रायः । रायश्च विभक्तावाकारादेशो भवति । हळीत्युभयोः शेषः । 


hh) DY MR Eh Rs He 
जैसे--प्रजामेका रक्षत्यूजैमेका । एक प्रजा को रक्षा करता है दूसरा अन्न बळ की। 

यहां एक शब्द का अन्य अथ है । सधमादो युम्न एकास्ताः यहां भी एक शब्द - 
' का अन्य अथे है। संख्या नहीं दै। इस किय आकारान्त होने पर भी संख्यान. 


होने से षट्संज्ञा नहीं होगी । | 


तो फिर द्वाभ्यामिश्ये० यहां द्वाभ्याम्‌ इस आकारान्त संख्या शब्द की 
घट्सज्ञा प्राप्त होती है । एकया च दशभिएच स्वभूते० इस वेदमन्त्र में स्त्रीलिङ्ग 
नियुत्‌ शब्द का विशेषण होने से द्वाभ्याम्‌ यह स्त्रीलिङ्ग का टाबन्त रूप है । 
यहां पट्संज्ञा होने से पट्त्रिचतुभ्यौं हलादिः से विअक्तिस्वर प्राप्त होता है । 
अच्छा तो सप्तमाध्याय में योगविभाग करेंगे । अष्टाभ्य औश इस सूत्र के 
बाद षड्भ्यः इतना सूत्र बनायेंगे। उस का अर्थ होगा--जो परद्सज्ञक से कार्य 
कहे हैं वे आत्व वाले अष्टन्‌ शब्द से भी हो जाते हैँ। तो अष्टानाम में पटचंतुभ्यरच 
से नुट्‌ हो जायगा। उस के बाद लक्‌ यह सूत्र बनायेंगे । उस का अर्थ होगा षट्‌- 
संज्ञक से परे जस्‌ रास का लुंक होता है। तो अष्ट २ यहाँ जस्‌ दास्‌ का लुकू भी 
सिद्ध हो जायगा । 
अथवा उसी सप्तमाध्याय में आगे चल कर योगविभागे करेंगे । अष्टन 
आ विभक्तौ । इस के बाद रायः इतना सूत्र बनायंगे । उस का अर्थ होगा--रे शब्द 
को विभक्ति परे रहते आत्व होता हे (फिर हलि यह सूत्र वनायंगे जो.अष्टन आ विभक्तौ 
और रायः दोनों का शेष होगा । अर्थात्‌ दोनों आत्व करने वाले सूत्र हछादि विभक्ति 
परे होने पर आत्व करेंगे । अष्टानाम्‌ में नुद होने के बाद हलादि विभक्ति बनती 


है इस लिये वद्वा आत्व से पहले नकारान्त अवस्था में ही पट्चतुभ्यदच से आम्‌ को 


चुर्‌ हो जायगा । उस के परे होने पर फिर आरव हो जायगा ।' 


१, जस्‌ शस्‌ में तो हछादि न होने पर भी अष्टाभ्य औश इस आत्व-निदेश 
८८-७0. Mumukshu Bhawan Varanasi Callection. Digitized by eGangotri 


= 


a +-+++> 


gee: ‘CS NT 


TIN IN पा 


पञ्चम आह्विक ३०३ 


यथेव प्रियाशे परियाः इति न सिध्यति। प्रियाष्टानौ प्रियाष्टानः 
इति प्राप्नोति । 


यथाळक्षणमप्रयुक्ते । 


यदि अष्टन आ विभक्तौ से विधीयमान आत्व हरादि विभक्ति परे होने 
पर ही होता है तव तो प्रियाष्टौ प्रियाष्टाः यहां अजादि औ जस्‌ परे रहते आत्व 
नहीं प्राप्त द्वोता। प्रिया अष्टौ यस्य स प्रियाष्टा । प्रथमा के एकवचन सें 
नान्त की उपधा को दीधै हो कर राजा की तरह बन गया । फिर आ जस्‌ परे रहते 
उन के हलादि न होने से आत्व न होगा तो नान्त की उपधा को दीधे हो कर 
प्रियाष्टानी प्रियाष्टानः यही रूप बनेंगे । प्रिाटौ प्रियाष्टाः ये -नहदीं बन सकेंगे । ये 
तो आत्व होने पर ही बन सकते है _ 

जो अप्रयुक्त शब्द दें उन में यथालक्षण काये समझना चाहिये। जैसा सूत्र 
कहे वैसा रूप बनाइये । प्रियाष्टी.प्रियाष्टाः में दछादि न होने से आत्व की प्राप्ति 
नहीं होती है तो आस्व न कीजिये 4 प्रियाष्टानी प्रियाष्टानः यदी रूप इष्ट बना ढीजिये। 
परयाटटौ म्रियाष्टाः अनिष्ट समझिये। लक्षणमनतिक्रम्य यथालक्षणम्‌ । शिष्ट प्रयुक्त 
शब्दों का ही यह शास्त्र अन्वाह्यान करता है । शिष्टाप्रयुक्त अथवा स्त्रमनीपिको- 
स्रक्षिव अनगैल झब्दों का अन्दाख्यान नहीं करता है । तात्पये यह है कि लोक 
में अप्रयुच्च रव्दो का यदि प्रयोग अभीष्ट भी हो तो वह छक्षणानुसार होना 
चाढ्यि । छक्षणविरुद्ध प्रयोग - नहीं होना चाहिये। अथवा अप्रयुक्त शब्दों का 
अप्रयोग ही युक्तियुक्त दै । लक्षण द्वारा उन के नूतन निर्माण की चेष्टा ही नहीं 
करनो चाहिये । इस प्रकार यथालक्षणप्रयुक्तं इस भाऱ्य वचन के दो असिप्राय 
स्पष्ट होते हैं । » 
के सामर्थ्य से आत्व माना जायगा । आत्वनिदेश का यही प्रयोजन है कि जहाँ आत्व 
हो वहीं औश्‌ हो । यदि यह प्रयोजन न्‌ हो तो लाघव के लिये आचार्य अष्टभ्य ओस्‌ 
ऐसा कहते | 

१. अष्टाभ्य औश से विहित जो जस्‌ के स्थान में औश हो वह भी जहां 
अष्टन्‌ अर्थ की. प्रधानता है वहाँ आत्व का अनुमान करायेगा । क्योंकि अष्टाम्यः यह 
बहवचननिर्देश अष्टन्‌ अर्थ की प्रधानता को सूचित करता हैं। प्रियाष्टाः में अष्टन्‌ अर्थ 
की प्रधानता नहीं है । यहां अष्टन्‌ अर्थ गौण है । अन्य पदार्थ ही प्रधान है। इस ल्यि 
जस मै ज्ञापक भे भी आत्व का अनुमान नहीं हो सकता । अष्टन आ विभक्तौ सूच 
में अटनः इस एक वचन के निर्देश से गौणार्थक अष्टन्‌ .शब्द में भी उसकी प्रवृत्ति होती 
हे । पदाङ्गाधिकारे तस्य च तदुत्तरपदस्य च इस परिभाषा के अनुसार अष्टन्‌ शब्दान्त 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri | 


उ १ 


“uN 408 


३०४ च्याकरणमद्दामाष्य 


.डति च ॥१।१।२५॥ 
इद्‌ँ डतिग्रहणं द्विः क्रियते संख्यासंश्षायां षद्संज्ञायां च। पकं 
शक्यमकतुम्‌ । कथम्‌। यदि तावत्‌ संख्यासंज्ञायां क्रियते षट्संज्ञायां 
न करिष्यते । कथम्‌ “णान्ता षडिःत्यत्र डतीत्यजुवर्तिष्यते। अथ षय्‌- 
संज्ञायां क्रियते संख्यासंज्ञायां न करिष्यते | डति चेत्यत्र सख्या संज्ञाः 
प्यजुवर्तिष्यते । | 
क्तक्तवतू निष्ठा ॥ १।१।२६॥ 
निष्ठासंज्ञायां समानशब्दप्रतिषेघः । 
निष्ठासंज्ञायां समानराब्दानां प्रतिषेधो वक्तव्यः । लोतो गते इति। 
निष्ठासंज्ञायां समानशाब्दाप्रातिषेधः । 
निष्ठासंज्ञायां समानराब्दानामप्रतिषेधः । अनर्थकः प्रतिषेधः 
अप्रतिषेधः । निष्ठासज्ञा कस्मान्न भवति। अनुवन्धोऽन्यत््वकरः। अजुवन्धः 
क्रियते सोऽन्यत्त्वं करिष्यति । $ 
यह डति ग्रहण दो बार किया गया है । एक तो बहुगणवतुडति संख्या इस 
संख्यासंज्ञा सूत्र में। और दूसरा डति च इस षद्संज्ञा सूत्र भें। इन दोनों 
में से कोई एक हटाया जा सकता है। केस ? यदि बहुगण० में डति रखते 
हे तो डति च इस सूत्र वाळा डति हट सकता है । ष्णान्ता षटू में पूर्वे सूत्र 
से डति की अनुबृत्ति भी कर छेंगे तो अर्थ द्योगा--बकारान्त नकारान्त संख्या 
के साथ संख्यासंज्ञक तद्धित डति प्रत्यय की भी पषद्सज्ञा होती है। भौर यदि 
डति च इस षट्संज्ञां में डति रखते हैं तो बहुगण० वाळा डति हट सकता है। 
डति च में संख्या संज्ञा की अनुवृत्ति करके डत्यन्त जो संख्या उसकी घट्संज्ञा मानेंगे 
तो डति की संख्यासंज्ञा स्वतः सिद्ध हदो जायगी । 
क्त क्तवतु की निष्ठा संज्ञा में क्त क्तवतु के समान शब्दों की निष्ठा संज्ञा का 
निषेध कना चाहिये । जैसे-- लोतः । गतेः । यहाँ छ, और ग धातुओं से औणादिक 
तन्‌ प्रत्यय होकर लोतः गतः ये रूप बनते हैं । छोत यद द्रव्यवाची शब्द है।इस 
का अर्थ मेष=मीढा दै । गतै. भी द्रव्यवाची है।इस का अथै राढ़ा है । कृतः गतः चितः 
स्तुतः इन क्रिया शब्दों से स्थित त शब्द्‌ के समान यहाँ त शब्द होने से इस की भी 
निष्ठा संज्ञा प्राप्त होती दै । ४ 
निष्ठासज्ञा मै समान शब्दों के निषेध की आवश्यकता नहीं। निष्ठा संज्ञा 


प्रियाष्टन्‌ शब्द में भौ अष्टन आ० यह आत्व अज्ञाधिकारीय होने से प्राप्त होता है । 


क 10. 2 ष इर दि(कशे। पर कौ गए प्रो. एते, मिम्रादी सिमाः नही,आळ-दो०सकता ॥ 


७०० डक, 


पम जाद्विक ३०५ 


अबुबन्धोञ्न्यख्कर इति चेन्न कोपात्‌ । 


अजुबन्धोऽन्यत््वकर इति चेत्‌ तन्न। कि कारणम्‌ । लोपात्‌ । 
छुप्यतेऽचानुबन्धः। लुसेऽत्राजुवन्धे नान्यत््तं भवति। तद्यथा कतरद्‌ 
देवदत्तस्य ग्ृहम्‌ | अदो यत्रासौ काक इति । उत्पतिते काके नष्टं तद्‌ गृह 
भवति । एवमिहापि लुप्त 5चुवन्धे नष्टः प्रत्ययो भवति । 
` यद्यपि छुप्यते जानाति त्बसौ साञुवन्धकस्येयं संज्ञा छतेति। 
तद्यथा इतरत्रापि कतरदू देवदत्तस्य ग्रहम्‌ । अदो यत्रासो काक 
इति। उत्पतिते काके यद्यपि नष्टं तद्‌ ग्रहं भवति। अन्ततस्तसुद्देशं 
जानातीति ।. 


सिद्धविपर्यासरच । 
सिद्धच विपर्यासः। यद्यपि जानाति संदेहस्तु तस्य भवति। 


८ सत एच) क्यात 2 215 32030 मची ine अव 
क्यों नहीं होती ? निष्ठासंज्ञा वाले क्तक्तवतु प्रत्ययों में ककार अनुबन्ध लगाया दै 
वह लोतः गतेः के अनुबन्धरहित त शब्द को अपने से भिन्नता करके निष्ठा संज्ञा 
न होने देगा । 

ककार अनुबन्ध विद्यमान हदो तो अन्यता (मद) करे । वद्द तो इस दो झुका 
है। उस के छप्त ददो जाने प्र दोनों त शब्द बराबर हें । इस छिये दोनों की 
निष्ठासज्ञा प्राप्त है। अनुबन्ध के छस होने पर दोनों में भिन्नता नदीं रहती । 
जैसे किसी ने पूछा कि देवदत्त का घर कौन सा द्वै? दूसरे ने उत्तर दिया जद्दां 
चह कौआ बैठा है वह देवदत्त का घर दै । कोवे के उड़ जाने पर देवदत्त के घर 
का पता नहीं रगता । वह घर ही समझ नहीं पडता । इसी प्रकार यदा क्त प्रत्यय 
का ककार अनुबन्ध लुप्त हो जाने पर क्त प्रत्यय समझ नहीं पडता । क्त और त 
दोनों बराबर ददो जाते हैं । 2 

यद्यपि ककार अनुबन्ध का लोप हो जाने पर क्त नहीं रहता वह त हो जाता 

हे फिर भी अध्येता यदद तो जानता ही दै कि यद पहले ककार अनुबन्धसदित 'फ 
था इस की निष्ठा संशा की गई दै। जैसे अन्यत्र लोक में भी देवदत्त का घर कोन 
सा है ऐसा पूछने पर जहाँ बद कौवा बैठा है यद उत्तर दिया जाता है। यदा कोवे 
के उड जाने पर यद्यपि घर का पता नहीं रदता फिर भी आखिरकार वह उस ऊँचे 
स्थान को जानता ही दै कि यहाँ कौवा बढा था। 

इस में विपयांसे-सन्देद तो बना रहता है। यद्यपि वद जानता दे कि 


१. विपयौस का प्रायः 'अमात्मक निरचय' अर्थ होता दै, यहाँ संशय अर्थ है। 


७ ७-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


६०६ ` ब्याकरणमद्दांभाष्य 


अयं स तशब्दो छोतो गर्त इति। अयं स तशब्दो लूनो गीर्ण इति । 
तद्यथा इतरत्रापि कतरद्‌ देवदत्तस्य गहम्‌। अदो यत्रासौ काक इति। 
उत्पतिते काके यद्यपि तमुद्देशं जानाति सन्देहस्तु तस्य भवति इदं तद्‌ 
गृहमिदै तद्‌ ग्रहमिति । 
एवं तहि । 
कारककालविशेषात्‌ सिद्धम्‌ । 
कारककालविरोषाबुपादेयौ । भूते यस्तशब्दः कर्मणि कर्तरि 
भावे चेति। तद्यथा इतरञ्रापि य पष मचुष्यः प्रेक्षापूर्वकारी भवति 
सो५धुवेण निमित्तेन धव निमित्तमुपादत्ते वेदिकां पुण्डरीकं या । 
एवमपि प्राकीष्ट इत्यत्रापि प्राप्तोति। 


यदद त शब्द दै जिस की निष्ठा संज्ञा की गई है तो भी दो त शब्द देख कर उसे 
सन्देह तो होता ही है कि क्या लूनः गीणः वाळा त इाब्द निष्ठा संशक ट्ठ या 
लोतः गर्तैः बाळा । छूनः गीणे: में छ.ग धातुओं से क्त प्रत्यय हो कर उसे स्वादिभ्यः 
से निष्टानत्व हो गया हे । जैसे अन्यत्र भी “देवदत्त का घर कोन सा हैं! इस प्रश्न 
का “जहां वद कौवा बैठा है? यद्द उत्तर मिलने पर जब कोया उड़ जाता दै तब 
यद्यपि बह उस स्थान को मूलतः जानता दै ` कि यहां कहीँ कौवा वेठा था फिर भी 
उसे यह सन्देह तो होता ही दै--यद्द वंह देवदत्त का घर है जिस पर कोवा बैठा था 
या वह दै । 
अच्छा तो निष्टासज्ञा में कारकविशेष ओर कालविशेष का उपादान 
करेंगे । भूतकाळ में तथा कती कमै एवं भाववाच्य में जो त शब्द है उस की 
निष्ठा संज्ञा होती दै ऐसा कहेंगे। उस से लोतः गर्तः में त शव्द की निष्ठा संज्ञा 
नहीं होगी । क्योंकि वह भूतकाळ में नदीं हुआ दे। जैसे अन्यत्र लोक में भी जो 
मनुष्य बुद्धिपूवेक काम करने वाला या अपनी समझ से काम लेने वाला होता हे 
बद देवदत्त के घर पर बैठे हुए कोवे रूप अध्रुव निमित्त को जो कि कोवे के उड 
जाने पर स्थिर नहीं रहेगा उस के द्वारा घर में स्थित वेदी या पुण्डरीक रूप श्रव 
निमित्त को अपनी पहचान के. लिये ग्रदण कर लेता है । वह जानता है कि कोवा तो 
डड भी सकता है उस के उड़ जाने पर . देवदत्त के घर का पता नदी लगेगा इस 
लिये उस अस्थिर कोवे के बैठने पर ध्यान न दे कर वह उस घर में स्थित कोवे से 
सम्बद्ध स्थिर विद्यमान वेदी या कमळ के निशान को पहचान के लिये बुद्धिस्थ 


कर छेता दै । निमित्त-निशान । अध्रुव-अस्थिर । पुण्डरीक-कमळ । 


कारक काळ विशेष का उपादान करने पर भी प्राकीष्ट (प्र फुसिच्‌-छुङ्‌ त ) 


CE-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


2 Ce 


पञ्चम झाद्विक ३०७ 


लुङि सिजादिदशनात्‌ । 
लुङि सिजादिद्शनान्न भविष्यति । 
यत्र तहिं सिजादयो न इच्यन्ते प्राभित्तेति । 
दश्यन्ते$त्रापि सिजाद्यः । 
कि वक्तव्यमेतत्‌ ? 
नहि । 
कथमनुच्यमानं गंस्यते ? 
यथेवायमनुपदिष्टान्‌ कारककाळविशेषानवगच्छति । पचमेतदप्य- ` 
वगन्तुमहेति यत्र सिजादयो नेति | 
यहां त शव्द की निष्ठा संज्ञा प्राप्त होती है । यह लुङ्‌ लकार का त शब्द भूतकाळ 
में हुआ दै । 
पराकीर्ट इस लङ लकार के त शब्द में सिच आदि विकरण भी दीखते हैं 
इस लिये इस की निष्ठा संज्ञा नदीं होगी । यहां क धातु से सीधा परे त शब्द नहीं 
हवै । बीच में सिच आदि का व्यवधान है । | 
जहां सिच आदि का व्यवधान नहीं दीखता है वहां त शब्द की निष्ठा संज्ञा 
प्रास होती है । जैसे प्रामित्त ( प्रभिदू-सिच लुङ त) यहां झलो झलि से सिच्‌ का 
लोप हो जाने पर भिद्‌ से सीधा परे त शब्द दै ।. 
प्राभित्त सै भी सिच आदि दीखते हैं । 
क्या यह बात कहनी द्दोगी ? 
नही । 
विना कहे केस समझी जायगी ? 
जिस प्रकार यह अध्येता कारक काळ विशेषों को बिना कहे समझ छेता हे 
उसी प्रकार यह बात भी विना कदे समझ जायगा कि जहां सिजादि नहीं दीखत 
वहां त शब्द की निष्ठा संज्ञा होगी । प्राभित्त में जब कर्ता कारक तथा भूतकाळ 
की क्रिया को वह जानता है तो उस के साथ होने वाळे सिच आदि को भी अवश्य 
ही जानता है । इस लिये यद्दा त शब्द की निष्ठा संज्ञा नहीं होगी । 


७ ०-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


बष्ठ आहिक में प्रतिपाद्य विषय का संक्षिप्त सार 


इस आहिक में सवोदीनि सवैनामानि ॥१।१।२७॥ 
इस सूत्र स ले कर नवेति विभाषा ॥१।१।४४॥ 
इस सूत्र तक विभिन्न विषयों पर शङ्का समाधान सहित विचार किया गया हे। 
क्रमश; प्रत्येक सूत्र के प्रतिपाद्य विचार ये हैं-- 
सर्वादीनि सर्वनामानि ॥१।१।२७॥ ३ 
(क) सर्वादि शब्द में तदूणुणसंविज्ञान बहुत्रीहि समास मान कर सवै शब्द की भी 


सर्वनाम संज्ञा सिद्ध की हें। 
(ख) सर्वनाम शब्द में निपातन से -णस्व का अभाव प्रतिपादन करते हुए 


' बाधकान्येव निपातनानि भवन्ति यह परिभाषा स्त्रीकार की हे । 
(ग) संज्ञोपसजैनप्रत्षिधः इस वार्तिक के प्रयोजन बता कर नानाविध युक्तियों 
से उसका खण्डन किया है। 
(च) अकु के लिये उभ शब्द की सर्वनाम संज्ञा का' खण्डन कर के भवतु शब्द 
की सर्वनाम संज्ञा के प्रयोजन बताये दें । 
विभाषा दिकूसमासे बहुव्रीहौ ॥३।३।२८॥ 
दिक्‌, समासे, बहुत्रीदौ इन सबका पदक्त्य दिखा कर बहुब्रीहिग्रदण का 
उत्तरसन्नाथ विशेष प्रयोजन बताया दे । 
न यहुब्रीहौ ॥१।१।२९॥ 
(क) सूत्र के कई उदाहरण दे कर उसकी प्रयोजनवत्ता मानते हुए भी भाध्यकार 
ने अपनी तरफ से सूत्र का खण्डन कर दिया है । 
(ख) आढ्यो भूतपूर्वः आढ्यपूर्वः आढ्यपूर्वाय यहां सवेनाम संज्ञा के निषेध के 
लिये विशेष वचन का खण्डन भी किया है। 
तृतीयासमासे ॥१।१।३०॥ 
समासप्रहण का द्विविध प्रयोजन बताया है । 
विभाषा जसि ॥१।१।३२॥ 
. = _केवळजस्‌ का कार्य जो शीभाव है उसके करने में ही सर्वनाम संज्ञा का विकल्य 
माना है। 


। 2 
पुवैपरादरदक्षिणोत्तराप्राधराणि, व्यवस्थायाससशायामू, asi ययामसञ्ञायाम ॥ a A 


षम भाहिक . ३०९ 
गणपाठ से सिद्ध होने पर भी सूत्र का प्रयोजन केवल जस्‌ में सबैनाम संज्ञा का 
विकल्प सिद्ध किया है । 
स्वमज्ञातिधनाख्यायाम्‌ ॥१।१।३५॥ 
आख्याग्रहण का प्रयोजन बताया है । 
अन्तरं बहिर्यागोपसंब्यानयोः ॥१११।३६॥ 


उपसंव्यान ग्रहण का खण्डन करके अपुरि तथा तीयस्य छित्सु वा इन दो 
वार्तिकों का प्रयोजन बताया है । ८ 


स्वरादिनिपातमव्ययस्‌ ॥१।१।३७॥ 

चादिगण से एथक्‌ स्वरादिगण का तथा निपातसंज्ञा से पृथक्‌ अव्ययसंज्ञा का 
प्रयोजन सिद्ध किया हे । 

'तद्धितश्चासवेविभक्तिः ॥१।१।३८॥ 

(क) असवेविभक्तिः के स्थान में अविभक्तिः अथवा अलिङ्गम , असंख्यम्‌ इन 
न्यासों का खण्डन मण्डन करके अन्ततः कुछ निश्‍चित तद्धित प्रत्यथों का पाठ दी 
अव्ययसंज्ञा के ल्यि सिद्धान्तरूप से स्वीकार किया हे । 

(ख). अव्यय की अन्वर्थसज्ञा मान कर अत्युच्चैः, अत्युच्चेसौ, अत्युच्चैसः में 
अव्ययसंज्ञा का अभाव सिद्ध किया है । 

कृन्मेजन्तः ॥१।१।३९॥ 

(क) कृत्‌ जो मकारान्त अथवा कृदन्त जो मकारान्त दोनों की अव्ययसंज्ञा 
स्वीकार करके कुन्मेजन्तश्वानिकारोकारप्रकृतिः अनन्यप्रकृतिरिति वा । इन दोनों वार्तिकों 
का संनिपातपरिभाषा द्वारा खण्डन किया है । 

(ख) संनिपात परिभाषा के प्रयोजन तथा दोष भी वताये हें । अन्त में 
अपरिददा रूप से संनिपात परिभाषा ओ स्वीकार किया हैं। 

` अञ्ययीभावश्च ॥१।१।४१॥ 
अव्ययीभाव समास की अव्ययसंज्ञा करने के परिगणित प्रयोजन बता कर उनकी 
अन्यथासिद्धि से सूत्र का खण्डन कर दिया है । 
शि सवबैनामस्थानम्‌, सुडनएंसकस्य ॥१।१।४२-३३॥ . 
अनपुंसकस्य को प्रसज्यप्रतिषेध मानने में प्राप्त दो दोष दिखाग्रे हैं 1 एक तो 
कुण्डानि यहाँ नपुंसक के जस्‌ में संवेनामस्थानसंज्ञा का निषेध प्राप्त होता हं । दूसरा 
नपुंसकस्य न भवति इस अर्थः में अनपुंसकत्य यह असमर्थसमास है। अन्त में दोनों 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi,Collection. Digitized by eGangotri 


३१० ब्याकरणमद्दाभाष्य 


दोषों का समाधान करके प्रसज्यप्रतिषेधपक्ष को भौ स्वीकार किया हे । असूयैपश्या, 
अश्राद्धभोजी आदि कुछ असमर्थ समासों के उदाहरण भी दिखाये हैं । 
नवेति विभाषा ॥१।१।४४॥ ५ 
(क) इतिकरणद्वारा नवा शब्द के बजाय नवा शब्द के अर्थ जो निषेध और 
विकल्प हैं उनकी विभाषासंज्ञा सिद्ध की है । 


(ख) नवा कुण्डिकां, नवा घटिका आदि में नवा के समान छाब्रों की विभाषा 
संज्ञा का निषेध सिद्ध किया दै । 


(ग) नवा यह निषेधवाची एक शब्द न- मान कर निषेध तथा विकल्पवाची 
न और वा ये दो शब्द माने हें । उससे प्राप्त अप्राप्त तथा प्राप्ताप्राप्त तीनों प्रकार 
की विभाषाओं में पहले निषेध की प्रश्रत्ति हो कर फिर विकल्प को प्रवृत्ति होती है, ऐसा 
सिद्धान्त स्वीकार किया है । 


(घ) विभाषा शब्द का सम्बन्ध शब्दसाधुत्व के साथ न मान कर सूत्रविहित 
कार्ये के साथ माना हे । साथ ही अनित्यशब्दवाद का खण्डन भी किया है। 


(ड) अन्त में लोकशास्त्र व्यबहार से सिद्ध होने पर इस सूत्र का भी खण्डन कर्‌ 


दिया दैँ। 
(च) फिर क्रमशः अप्राप्त, प्राप्त तथा उभयत्र तीनों प्रकार की: विभाषायें 
उपलक्षण रूप से दिखाई हैं । 


_ (९-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


जागा 


य्या 0 


अथ षष्ठमाहिकम्‌ 
सर्वादीनि सर्वनामानि ॥१।१।२७॥ 


सवीदीनीति कोऽयं समासः ? 

बहुनी हिरित्याह । 

कोऽस्य विग्रहः ? 

सर्वशब्द आदिर्येषां तानीमानीति । 

यद्येचं सर्बशब्द्स्य सर्वनामसंज्ञा न प्राप्नोति। कि कारणम्‌ ? 
अन्यपदार्थत्वाद्‌ बहुनीहेः । वहुचीहिरयमन्यपदार्थ वतत । तेन यदन्यत्‌ 
सर्वशब्दात्‌ तस्य सर्वनामसंज्ञा प्रापोति । तद्यथा चित्रगुरानीयतामित्युक्ते 
यस्य ता गावो भवन्ति स एवानीयते न गावः। 

नैष दोषः। भवति हि बइुत्रीहौ तद्गुणसंविज्ञानमपि । तद्यथा 

सवांदीनि इस शब्द में क्या समास दै ? 2 

बहुचीदि । 

इस का क्या विग्रद दै? | 

स्वशब्दः आदिर्येषां तानि सर्वादीनि । अर्थात्‌ जिन के आदि में सबै शब्द 
है वे सवादि कहाते हैं । द 
तब तो सर्वशब्द की सर्वनामसंज्ञा नहीं प्रास होती । क्यों? बहुब्रीहि 

समास अन्यपदा्ैप्रधान होता है। जिन के आदि में सबै शब्द है उनकी 

सवेनामसंज्ञा होगी तो सवे शब्द से अन्य जो विइवम्रश्रति शब्द हैं उन की सर्वनाम 
संज्ञा प्राप्त होती है, सवं की नहीं । क्योंकि विश्वप्रभ्गति के आदि में सबै शब्द दै । 
जैसे--चित्रगु को लाओ ऐसा कने पर जिस की चित्र विचित्र गौएँ हैं वद मनुष्य 
ही लाया जाता दै, गौएँ नही । 


यह कोई दोष नहीं । बहुब्रीहि समास में तदूगुणसंविज्ञान भी होता है । 
. १. संयोग अथवा समवाय सम्बन्ध होने पर तदूरुणसंविज्ञानबहुन्रीदि होता 


है, स्वस्वामिभाव सम्बन्ध में अतदूगुणसंविज्ञान। तदू शब्द अन्यपदार्थ का परामशेक है। 


गुण-विशेषण, वर्तिपदार्थ रूप अवयव । 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 
क्क न 


३१२ र व्याकरणमदाभाण्य 


चित्रवाससमानय, लोहितोष्णीषा ऋत्विजः प्रचरन्तीति । तदूगुण आनी- 
यते तद्गुणाइच प्रचरन्तीति । 52 
इह सर्वनामानीति 'पूर्वपदात्‌ संकज्ञायामग' इति णत्वं प्राप्त 


तस्य प्रतिषेधो वक्तव्यः । 
सननामसंज्ञायां निपातनाण्णत्वाभावः । 
सर्वनामसंशायां निपातनाण्णत्वं न भविष्यति । 
किमेतन्निपातनं नाम ! 
अथ कः प्रतिषेधो नाम ? 


अविशेषेण किंचिडुक्त्वा विशेषेण नेत्युच्यते। तत्र व्यक्तमाचार्य 
स्याभिप्रायो गम्यते इद न भवतीति । 


स्य अन्यपदार्थस्य गुणाः तदूशुणाः, तेपामपि कार्य संविज्ञानं तदूगुणसंविज्ञानम्‌ । उस. 


अन्यपदार्थ के उपलक्षक जो समासघरक अवयव हैं उन का भी अन्यपदार्थ के साथ 
कार्य मै अहण होना तद्गुणसंविज्ञान होता दै । अवयवार्थविशिष्ट अन्यपदार्थ का 
ग्रहण होने से सवे शव्द जिन के आदि से है उन के साथ सर्व की भी सर्वनामसंज्ञा 
हो जायगी । जैसे--चित्रवाससमानय कहन पर चित्र विचित्र कपड़ों वाळा मनुभ्य 
ही छाया जाता है। नकि कपड़े रदित केवळ मनुप्य । ठोहितोष्गीपा ऋत्विजः 
प्रचरन्ति कहने पर छाल पगड़ी वाळे (रक्तशिरोवेष्टन संयुक्त) ऋत्विक्‌ अनुष्ठान करते 
हैं न कि पगड़ी रहित केवळ क्रत्विक्‌ । 

सर्वनामानि शब्द में पूर्वपदासज्ञायामगः सूत्र से णत्व. ग्रास होता है उस 
का निषेध कडना चाहिये । क्योंकि सबैनाम यह संज्ञा है । सेशब्द पूर्वपद में दै । 
उस के रेफ से परे अड्‌ व्यवाय होने से णस्व प्रात दै। _ 

“सबैनाम' (इस) संज्ञा में निपातन से णत्व नहीं दरोगा ।' 

यंद निपातन क्या चीज़ दे? ' 

हम पूछते हैं निषेध क्या चीज़ दै ? 

सामान्य रूप से कोई कार्य कद कर फिर विशेष रूप से “न? ऐसा कते हैं 
तो वहां आचार्य का यद स्पष्ट अभिप्राय होता दै कि वद कार्य न हो। विशेष विषय 
में किसी कायै को रोकने का नाम निषेध दै । 


१, लोक में भी णत्वरहित सर्वनाम शब्द का प्रयोग होता है, अतः इसका 
महा साधुत्व बताया आ रहा दे । 


७ 0-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


षष्ठ आह्विक ३१३ 


| बैजातीयकमेव । अविशेषेण णत्वमुक्तवा विशेषेण 
निपातनं क्रियते | तत्र व्यक्तमाचार्यस्याभिप्रायो गम्यते इदं न भवतीति । 


नज च निपातनाच्चाणत्वै स्यात्‌, यथा प्राप्त च णत्वम्‌ ! 


किमन्येञ्प्येवेविधयो अवन्ति ? [ यदि भवन्ति 
यणचीति यण्‌ स्यात्‌ यथाप्राप्तरचेक्‌ श्रूयेत ? त 


नेष दोषः । अस्त्यन्ञ विशेषः | , क्रियते 
पुनः स्थानिनं निवर्तयति । षष्ठयात्र निदेशः क्रियते । षष्ठी च 


इह तहि कतरि शप्‌ दिवादिभ्यः शयन्‌ इति वचनाच्च इयन्‌ स्यात्‌, 
यथाप्राप्तरच शपू श्रूयेत । 


गा णाल 


निपातन भी इसी प्रकार का होता है। सामान्यतया णत्व कह कर विशेष 
रूप से सवेनाम यह णत्वरद्दित निपातन किया है वद्दां भाचाये का यह स्पष्ट अभिप्राय 
विदित (अनुमित) होता दै कि यहां णत्व नहीं होता । 
सवैनाम इस निपातन से णत्व का अभाव रहे पर सामान्यतया प्राप्त णर भी 
_ हो जाय ऐसा क्यों न मानें ?' 


क्या इस प्रकार कोई और भी कार्य होते हैं? जहां आव-अभाव एव 
विधि-निषेध दोनों चलते रहेँ । यदि ऐसा है तो इको यणचि इस सूत्र के वचन से 
इक्‌ के स्थान में यण्‌ हो जाय, पर सामान्यतया प्राप्त यण का अभाव भी रहे तो 


इक्‌ सुनाई देना चाहिये । ( भाव यद है कि सूत्र यण साधु दै यद कहता है, इक्‌ . 


की निवृत्ति नहीं करता )। 


यह कोई दोष नहीं । यहाँ विशेष बात है। इकः इस षष्टी विभक्ति से 
यहाँ निर्देश किया दै । षष्ठी स्थानेयोगा के नियमानुसार यण आदेश इक्‌ स्थानी को 
सर्वथा हटा देगा । ह 

अच्छा तो यहद लीजिये ।. कतेरि शप्‌ कद्द कर फिर दिवादिभ्यः उयन्‌ कहा 
है। वहां स्यन्‌ के वचन से तो श्यन्‌ हो जाय पर सामान्यतया प्राप्त शपू भी 
होता रहे । 


१. भाव यह हे कि प्रतिमेध का निवृत्ति में तात्पर्य होता है, यह कार्य मही 
होता है इस में अभिप्राय होता है । निपातन तो उच्चारित रूपविशेष के साधुत्व को 
बतळाता है, रूपान्तर (उस से भिन्न रूप) को हटाता नहीं । यह परस्पर मेद है । 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


३१४ व्याकरणमद्दाभाष्य 


क्षेष दोषः । शबादेशाः इयज्ञादयः करिष्यन्त । 

तत्‌ ता शपो ग्रहणं कर्तव्यम्‌ ? 

न कर्तव्यम्‌ । प्रश्‍तमनुवतते। क प्रकृतम्‌ ! कतरि शप्‌ इति । 

तद्वै प्रथमानिर्दिष्ट, षष्ठीनिर्दिष्टेन चेहार्थः। 

दिवादिभ्य इत्येषा पञ्चमी शविति प्रथमायाः षष्ठी प्रकर्पयिष्यति 
तस्मादित्युत्तरस्येति। | 

प्रत्ययविधिरयम्‌ । न च प्रत्ययविधौ पञ्चम्यः प्रकल्पिका भवन्ति । 


यह भी दोष नहीं । शप्‌ के स्थान में इयत्‌ आदि आदेश मान लिये जावेंगे 
वे स्थानी दापू की निद्वत्ति कर देंगे ।' 
स्थानीनिदेँश के लिये इयन्‌ आदि में शपू अहण करना दोगा । 
नहीं करना होगा । कर्तरि शपू से चढे आ रहें शपू की अनुदृत्ति 
कर ढेंगे । ह 
कतरि शम्‌ में तो शप्‌ यह प्रथमा विभक्ति से निर्दिष्ट -है। आपको स्थानी- 
निर्देश के लिय षष्ठी विभक्ति चादियि । 
दिवादिभ्यः स्यन्‌ में दिवादिभ्यः यद्व पञ्चमी तस्मादित्युत्तरस्य के नियम से 
शप्‌ इस प्रथमा को षही बना छेगो। अथे होगा--दिवादियों से परें शप्‌ के स्थान 
में स्यन्‌ होता दै । 
दिवादिभ्यः इयन्‌ तो प्रत्यय विधि दै) वह इयन्‌ प्रत्यय का विधान करता 
है आदेश का नहीं । प्रत्यय विधि में पञ्चमी किसी विभक्तिं को तसमादित्युत्तरस्य 


१. इयन्‌ आदि को शपू के स्थान में आदेश मानने पर भी इयन्‌ के शित्करण 
एव नित्करण ज्ञापक से दापू का पित्त्वं स्थानिवद्भाव से इयन्‌ आदि में नहीं आयेगा 
तो करःति ( छ-उ-तिपू ) में शप्‌ के स्थान में होने वाळा उ प्रत्यय पित्‌ नहीं होगा 
उस से उ प्रत्यय अनुदात्त न हो कर उदात्त ही रहेगा । कुवेती ( कृ-उ-शतृ-डीपू ) में 
शपू स्थानीय उ .प्रत्यय के शप्‌ न होने से शप्ञ्यनोरनित्यस्‌ से नुम्‌ नहीं हंगा । 
रुधादिभ्यः इनम्‌ शप्‌ के स्थान में होने वाला रनम्‌ मिदचोन्त्यात्परः के नियम से 
रु के अन्तिम अच्‌ से परे हो जायगा और दापू की नित्रृत्ति कर देगा। जैसे भ्रस्जो 
रोपधयो रमन्यतरस्याम्‌ से होने बाला रमागम भ्रस्ज के अन्तिम अच्‌ से परे होता दै 
और उस के रेफ तथा उपधा की नित्वत्ति कर देता है। इस प्रकार कहीं दोष न आने 
से स्मन्‌ आदि को शबादेश मानना भी ठीक है । 


CC-0.Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


षष्ठ आह्विक ३१५ 

नायं प्रत्ययविधिः। विहितः प्रत्ययः । प्रकृतइचानुवर्तते । 

इह्‌ तर्हि 'अव्ययसर्वनास्नामकच्‌ प्राक्‌ टेरिति चचनाच्चाकच्‌ 
स्यात्‌। यथा प्राप्तश्च कः श्रूयेत । 

नेष दोपः ¦ नाप्राप्ते हि केऽकजारभ्यते स बाघको भविष्यति | 

निपातनमप्येवेजातीयकमेव । नाप्राप्ते णत्वे निपातनमारभ्यते तदू 
बाधकं भविप्यति । 

यद्‌ तर्हि निपातनान्यप्येवजातीयकानि भवन्ति समस्तते दोषो 
भवति। इहान्ये चेयाकरणाः समस्तते विभाषा लोपमारभन्ते “समो 
हितततयो? वेति । सततम्‌ । संततम्‌ । सहितम्‌। संहितम्‌। इह पुनर्भवान्‌ 


निपातनाच्च लोपमिच्छति “अपरस्पराः क्रियासातत्ये’ इति। यथाप्राप्तं 
चालोपम्‌ । संततमित्येतन्न सिध्यति । 


के नियम से षष्टी में बदलने वाली नटी होती । 

दिवादिभ्यः इयन्‌ को प्रत्यय विधि नहीं मानेंगे। प्रत्यय तो कतरि शप्‌ से 
विहित है ही। वही शपू प्रत्यय अनुवृत्ति से दिवादिभ्यः दयन्‌ में चला आ रहा दे। 
तब दिवादिभ्यः इयन्‌ का अथे होगा--दिवादियों से पर अनुवतमान दापू के स्थान 
सं इयन्‌ आदेश होता है। १ 

अच्छा फिर यह लीजिये । अव्ययसवेनाम्नामकच्‌ प्राक्टेः इस वचन से तो 
अकच्‌ हो जाय पर सामान्यतया प्राप्त क प्रत्यय भी होकर सुनाइ देता रहे । 


यह भी दोप नदीं। क प्रत्यय की अवश्य प्राप्ति मे अपवाद रूप से अकच्‌ 
का विधान, किया है वह येन नाप्राप्त न्याय से क को बाध लेगा । 


तब तो निपातन भी इसी प्रकार का है। णत्व की अवश्य प्राप्ति म ही 
अपवाद रूप से सर्वनाम यह णत्व का अभाव निपातन किया है _ वह णत्व को 
बाध लेंगा । र 

यदि निपातन भी अपवादरूप से बाधक माने जाते हैं तो सम्‌ से परे तत 
शब्दः में दोष आता है । यहाँ कुछ वैयाकरण समो वा हितततयोः इस वचन द्वारा 
सम के मकार का तत और दित शब्द परे रहते विकल्प से होप विधान करते हैं । 
सततम्‌ । संत्ततम्‌ । सहितम्‌ । संहितम्‌ । इधर आप अपरस्पराः क्रियासातत्ये इस सूत्र 
में सातत्य निपातन से मकार का लोप इष्ट मानते दें तो संततम्‌ में सामान्यतया 
प्राप्त छोप का अभाव नहीं सिद्ध होता । सातत्य यह निपातन बाधक हो जायगा 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


३१ दद व्याकरणमद्दयाभाष्य 


कतव्यो5त्र यलः । बाधकान्येव हि निपातनानि भवन्ति । 
संशञोपसजनग्रतिषेघः । 

संशोपसर्जनीभूतानां सर्वादीनां प्रतिषेधो वक्‍तव्य: । सवा नाम 
कड्चित्‌। तस्मै सर्वाय देहि । अतिसबौय देहि । 
तो सर्वथा संतत, सांतत्य कोई भी रूप न बन सकेगा। केवळ सतत या सातत्य 
ही बनेंगे । £ 

इस विषय्र में यत्न करना होगा । ऊम्पेद्वर्‍यमः कृत्ये इस इलोक में कथित 
समो वा हितततयोः इस वचन को मानना ही होगा । उसी से सततम्‌, संततम्‌ 
ये दो रूप बन जायेंगे, निपातन की जरूरत नहीं । निपातन तो अवझ्यमेव बाधक 

किसी की संज्ञा और उपसजन अर्थात्‌ गौण बने हुए सर्वादियों की 
सर्वनामसंज्ञा का निषेध कहना चाहिये । संज्ञा का अथे नाम है। उपसर्जन गौण 
को कहते हैं । 'जैस किसी का नाम सर्व है उसकी चतुर्थी विभक्ति के एकवचन में 
सर्वाय देहि यद्द रूप बनता है। यहां सर्वनामसज्ञा हो जाती तो सर्वनाम्नः स्मै से 
स्मै हो कर सर्वस्मै ऐसा अनिष्ट रूप प्राप्त होता । संज्ञा में सर्वनामसंज्ञा का निषेध 
कहने से वह न होगा । सर्वमतिक्रान्तः अतिसवेः । तस्मै अतिसर्वाय देहि | (यहां अतिसदे 
शब्द में ्रादिसमास है अतिक्रान्त अर्थ मुख्य है। सवै का अथै उपसर्जन है । 
गौण है । गौण में सर्वनामसंज्ञा का निषेध कहने से स्मै न दोगा । 


१. निपातनों को बाधक मानने पर भी सांतत्यम्‌ इस रूप का तो अनभिधान 
होने से अप्रयोग होगा । संततम्‌ विशेष वचन से वन जायगा। पुराणप्रोक्तेषु ब्राह्मण- 
कल्पेषु में पुराण निपातन से पुरातन शब्द का बाध प्राप्त होता है वह एषोदरादि 
मान कर साधु बना लिया जायगा । पुराण के समान पुरातन शाब्द भी 
स्वीकार्यं होगा । 

२, संज्ञा की सवनामसंज्ञा का निषेध तो अन्यथा भी सिद्ध किया जा राकता है । 
क्योंकि आ कडारादेका संज्ञा सूत्र के भाष्य में प्रातिपदिक, गुणवचन, समास, कृत, 
तद्धित, अव्यय, सर्वनाम, असर्विङ्गा जाति, एकद्रव्योपनिदेशिनी संज्ञा ये कुछ संज्ञायें 
क्रम से कही गई हैं। इनमें परसंज्ञा पूरवेसज्ञा को वाध लेती है। उस अवस्था में 
परपठित एकद्रव्योपनिवेशिनी संज्ञा द्वारा पूवपठित सर्वनाम संज्ञा का स्वयमेव बाध 
हो जायगा तो संज्ञा के विषय में इस निषेध की आवश्यकता नहीं रहती । 


३. येन विधिस्तदन्तस्य सूत्र में पठित प्रयोजनं सर्वनामान्ययसज्ञायाम' इस 


(७-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


षष्ठ आह्विक ३१७ 
स कथ कर्तव्यः ? 
पाठात्‌ पर्युदासः पठितानां संज्ञाकरणम्‌ | 
छ पाठादेव पर्युदासः कर्तव्यः । शुद्धानां पठितानां संज्ञा कर्तव्या । 
सर्वादीनि सर्वनामसंज्ञानि भवन्ति | संशोपसर्जनीभूतानि न सर्वादीनि । 
किमविशेषेण ? 
नेत्याह । विशेषेण च । किं प्रयोजनम्‌ ? 
सर्वाचानन्तर्यकारयार्थम्‌ । 


सर्वादीनामानन्तर्येण यदुच्यते कार्य तदपि संशोपसजनीभूतानां 

मा भूदिति। कि प्रयोजनम्‌ ? 
प्रयोजनं डतरादीनामदूड्भावे । 
डतरादीनामदूड्भावे प्रयोजनम्‌ । ` अतिक्राम्तमिदं ब्राह्मणकुळं 
. संज्ञा और उपसजन की सर्वनामसंज्ञा का निषेध केसे किया जायगा ? 

सवौदिगण के पाठ से ही संज्ञा और उपसजन वाळे सर्वादियों को हटा . 
दिया जायगा। संज्ञा उपसर्जन रदित केवळ शुद्ध पठित सर्वादियो की ही सर्वनाम 
संज्ञा की जायगी। संज्ञा और उपसर्जन बने हुए सर्वादि शब्द सवौदि के 
गणपाठ में न होंगे तो उनकी सवनाम संज्ञा नहीं होगी । अर्थात्‌ असंज्ञोपसजेनानि यह 
सर्वादीनि का विशेषण रहेगा । 

क्या सामान्यरूप से सम्पूर्ण सबौदिगण के कथित कार्यों में ही संज्ञा और 
उपसजेन का निषेध होगा ? 

नहीं । विशेषरूप से भी कथित सवौदि्गिण के ( =गणपाठोपलक्षित विशिष्ट ) 
कार्यो मे संज्ञा और उपसजन का निषेध होगा । क्या प्रयोजन हे? सर्वादि के 
अन्तर्गत त्यदादि डतरादि को आनन्तर्य=परत्वाश्रयण से जो कार्यं विदित हैं उनमे भी 
संशा और उपसर्जन की सर्वनामसंज्ञा का निषेध इट हे । अदूड डतरादिभ्यः 
पञ्चभ्यः से डतरादियों स परे संज्ञा उपसर्जन बने हुए सर्वादि शब्दों की 


वचनद्वारा सर्वनामसंज्ञा में भी अव्ययसंज्ञा के समान तदन्तविधि मानी गई है इस 
लिये परमसर्व की तरह अतिसर्व में भी सर्वनामसंज्ञा की प्राप्ति सम्भव हे । परमसर्व 
में सर्व शब्द के अर्थ की प्रधानता होने से वहां सर्वनामसंज्ञा इष्ट हे । किन्तु अतिसवे 
में अतिक्रान्त अर्थ की प्रधानता है। सर्व शाब्द के अर्थ की प्रधानता नहीं है इस 
` .छिये अतिसर्व की सर्वनामसंज्ञा इष्ट नहीं है उसीकें ल्यि यहां कहा जा रहा हैं । 


__ CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


३१८ व्याकरणमद्दाभाष्य 


कतरत्‌ अतिकतरं त्राह्मणकुलमिति । 
त्यदादिविधौ च । 

त्यदादिविधौ च प्रयोजनम्‌। अतिक्ान्तोयं ब्राह्मणस्तम्‌ अतितद्‌ 
ब्राह्मण इति। 

संज्ञाप्रतिषेधस्तावन्न वक्तव्यः। उपरिष्टाद्‌ योगविभागः करिष्यते 
'ूवपरावरदक्षिणोत्तरापराधराणि व्यवस्थायाम_ । ततो“5सैज्ञायाम्‌' इति। 
सर्वोदीनीत्येवं यान्यजुक्रान्वानि असंज्ञायां तानि द्रष्टव्यानि । 

उपसर्जनप्रतिषेधरच न कर्तव्य । अलुपसर्जनादित्येष योगः 


__ क Ur OH TS 
सर्वनामसंज्ञा होने से सु और अम्‌ के स्थान में अदूड्‌ आदेश न ददोना प्रयोजन है । 
` ज्ैसे--अतिकान्तमिदं ब्राह्मणकुलं कतरतः=भतिकतरं ब्राह्मणकुलम्‌ । यहां अतिकतरम्‌ इस 
प्रादिसमास में कतर शब्द उपसर्जन है । अतिक्रान्त अर्थ मुख्य दै । कतर शब्द के 
उपसजन होने से सर्वनाम संज्ञा न होगी तो अद्ड्‌ आदेश नहीं होगा। त्यदादीनामः से 
त्यदादि को अत्व कार्य का भी संज्ञा उपसजैन बने हुए सर्वादि शब्दों की सवैनाम संज्ञा 
न होने से रुक जाना प्रयोजन है । जैस--अति क्रान्तोध्यं ब्राह्मणस्तम्‌=अतितदू ब्राहणः । 
यहां अतितत्‌ इस प्रादिसमास में तदू शब्द उपसजेन है । अतिक्रान्त अर्थ मुख्य है । 
तदू के उपसभन होने से सर्वनाम संज्ञा न होगी तो त्यदाद्यस्व न होगा । 
संज्ञा की,सर्वनामसंज्ञा का निषेध कहने की तो कोई आवश्यकता नही । _ 
आगे सूत्र में योगविभाग करेंगे । पूर्वपरावरदक्षिणोत्तरापराधराण व्यवस्थायाम्‌ 
यह एक सूत्र बनायेंगे। उस के बाद असंज्ञायाम्‌ यह दूसरा सूत्र होगा। उस का 
अर्थ होगा--सवोदीनि सर्वनामानि से छे कर पूर्वपरावरदक्षिणोत्तरापराधराणि व्यवस्थायाम्‌ 
तक कहे हुए सब सूत्रों के कार्य संज्ञाभिन्न में होते हें । उस से संज्ञाविषयक 
सवोदियों की सवेनामसंज्ञा न होगी । 
उपसजेन का निषेध कहने की भी आवस्यकता नहीं । आगे चतुथांध्याय में 
अनुपसर्जनात्‌ यह सूत्र निष्प्रयोजन होने से खण्डित किया गया है उस से यहां 


१. यदि कहो कि स्त्रीप्रत्ययों ` में अनुपसजेन अर्थोत्‌ प्रधान से तदन्तविधि का 
ज्ञापन करने के लिए अनुपसजेनात्‌ यह सूत्र रह सकता है जिस से कुरुचरी (कुरु-चर्‌-ट- 
ङीपू) यहाँ टिदन्तान्त कुरुचर शब्द के अनुपसजेन होने से डिड्ढाणन्‌० सूत्र से डीपू 
हो जावे और बहुङुरुचरा नगरी ( बहवः ङुरुचराः यस्यां सा नगरी ) यहां कुरुचर के. 
उपसजन होने से डीप्‌ न हो। अन्यथा ग्रदणवता प्रातिपदिकेन तदन्तविधिनौस्ति इस 
परिभाषा से तदन्तविधि का निषेध हो कर सूत्र में गृह्यमाण प्रातिपदिक से ही प्रत्यय हो 


८८-७0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


षष्ठ आहिक ३१९ 


प्रत्याख्यायते तमेवमभिसंभन्त्स्यामः । अनुपसर्जन अ अदिति । किमिदम्‌ 
परिभाषा रूप से प्रयोजन ढंग । अनुपसअनात्‌ यद पन्चमी न मान कर भअनुपसजेन 
अ अत्‌=अनुपसजनात्‌ इस प्रकार पदों का सम्बन्ध समझंगे। अनुपसअन इस शब्द 


सकेगा । टिड्ढाणन्‌ आदि प्रत्ययों में भी प्रत्ययग्रहणे यस्मात्‌ स॒ विदितस्तदादेस्तद्न्त- 
स्य ग्रहणं भवति इस परिभाषा से अन्यूनानतिरिक्त प्रत्ययान्त का द्दी ग्रहण होगा, प्रत्य- 
यान्त जिस के अन्त में है उस का ग्रहण न होगा तो कोम्भकारेयः यह रुप नहीं बन 
सकेगा । यहां कुम्भकायों: अपत्यम्‌ इस अर्थ में कुम्भकारी शब्द का अवयत्र कार दाब्द 
अण्‌ प्रत्ययान्त है। उस से टिड्ढाणन्‌ सूत्र से डीप्‌ हो कर कारी यह स्त्री प्रत्ययान्त 
हुआ। कुम्भकारी यह समुदाय स्त्रीप्रत्ययान्त नहीं है। अपत्य अर्थ में स्त्रीभ्यो ढक्‌ 
स स्त्रीप्रत्ययान्त से होने वाळा ढक्‌ प्रत्यय केवल कारी से हो सकेगा । ठक्‌ परे रहते 
कारी ही अङ्ग होगा। आदिदृद्धि भी कारी को ही होगी कुम्भकारी को नदीं, तो कुम्भकारेयः 
ऐसा अनिष्ट रुप प्राप्त होगा । इस सूत्र से प्रधान में तदन्तविधि ज्ञापित कर देने पर 
दिड्ढाणन्‌० सूत्र अण्णन्तान्त से भी डीपू कर देगा तो केवल कार से ढीपू न हो कर 
कुम्भकार से भी हो जायगा। तब कुम्भकारी के सत्रम्रत्ययान्त हो जाने से ढक्र हो जायगा । 
कुम्भ शब्द को आदिवृद्धि हो कर कौम्भकारेयः यह इष्ट रूप बन जायगा। यदि 
कोई कहे कि कौम्भकारेयः तो अनुपसर्जनात्‌ सूज्ञ के बिना भी बन जायगा। 
क्योंकि कृदूम़इणे गतिक्रारकपुपेस्यापि ग्रहणे भवति इस परिभाषा से इत प्रत्यय के ग्रहण 
में कारक पूर्वक का भी ग्रहण होने स कार के साथ कुम्भकार भी अण्णन्त माना जायगा 
उस से डीप्‌ हो कर कुम्भकारी इस स्त्रीप्रत्ययान्त से ढक्‌ होया तो कुम्भ को आदि वृद्धि 
हो कर कौस्भकोरयः वन जायगा सो ठीक नहीं। कृदूग्रहण परिभाषा वहां लगती है 
जहां देवल कृत्‌ का ही अहण हो । जहां इत्‌ अकृत्‌ दोनों का ग्रहण हो वहां उक्त 
परिभाषा नहीं लगती । टिडढाणञ्‌० सूत्र में जो अण्प्रदण है वह केवल इत्रत्यय का ही 
नहीं हे अपितु ताद्धत का भी है इस लिये केवल कुत का ग्रहणे न होने से ऋदुप्रहण 
परिभाषा नहीं लगेगी तो दिइढाणन्‌० में कुम्भकार यह अण्णन्त न बन सकेगा। 
अण्णन्त न होने से डीप्‌ नहीं प्राप्त होगा। उस में तदन्तविधि से डीपू करने के लिये 
अनुपसमैनात्‌ सूत्र की आवश्यकता है तो यह बात भी नहीं बनती । अबुपसमेनात सूत्र 
दी फिर भी आवश्यकता नहीं । स्त्रोप्रत्यये चानुपसअने न इस परिभाषा से उपसजेनभिन्न 
स्त्रीप्रत्यय में प्रत्ययम्रहण परिभाषोक्त तदादिनियम का निषेध होता है इस लिये कुम्भकार 
में यदि केवल अण्णन्त कार से भी डीप्‌ हो जाय तो भी ढक्‌ प्रत्यय तो कुम्मकारी इस 
स्त्रीप्रत्ययान्तभिन्न समुदाय से भी हो जायगा । क्योंकि यह उपसजैनभिन्न स्त्रीप्रत्यय 
है। उस में तदादिनियम केन होने से स्त्रीप्रत्ययान्त कारी से अतिरिक्त कुम्भ भी ले लिया 
जायगा तो कुम्भ को आदिश्द्धि हो कर कोस्भकारेयः यह इष्ट रूप बन जायगा । 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


(१ 
9.0” 
७”, 

«श्र 


३२० घ्याकरणसद्दाभाण्य 
अ अदिति । अकारात्कारी शिष्यमाणावबुपसजेनस्य द्रष्टव्यौ । 
यद्येवम्‌ अतियुष्मत्‌ अत्यस्मत्‌ इति न सिध्यति । 


प्रहिङि्निर्देशोऽयम्‌ । अजुपसजन अ अ अदिति । अकारन्तात्‌ 
अकारात्कारौ दिष्यमाणावडुपसर्जनस्य द्रष्टव्यो । 


में सौत्र षष्ठी का लुक्‌ मानेंगे तो अर्थ होगा अकार और अत्कार ये दोनों कहे हुए 

अनुपसनन अर्थात्‌ उपसजैनभिन्न को द्दोते हैं। उस से त्यदादीनामः से होने वाला 
. भकार और अदूइडतरादिभ्यः पञ्चभ्यः से होने वाळा अद्ड्‌ (अत्‌) ये दोनों उपसर्जन 

में नहीं होंगे । । 

यदि अनुपसजन अ अत्‌ ऐसा मान कर उपसजनभिन्न को अत्‌ आदेश 

करेंगे तो अतियुष्मत्‌ अत्यस्मत में भी अत आदेश नहीं प्राप्त होगा क्योंकि युष्मान्‌ 
अस्मान्‌ वा अतिकान्तेभ्य:-अतियुष्मत्‌, अत्यस्मत्‌। यहां प्रादिसमास में अतिक्रान्त ` 
अथे की मुख्यता है। युष्मद्‌ अस्मद्‌ का अथे उपसजन है । गोण है। गौण होने से 
पञ्चम्या अत्‌ से होने वाळा भ्यस्‌ को अत्‌ आदेश न दो सकेगा । द 


कोई बात नहीं । अनुपसजेनात्‌ यह प्ररिछष्ट निर्देश है। इस में अपसर्जन 
अ अ अत्‌ इस प्रकार एक अकार और मान कर अर्थ करेंगे-अकारान्त से परे 
अ और भत्‌ आदेश ' उपसजैनभिन्न को होते हें । पञ्चम्या अत्‌ से होने वाळा अत्‌ 
आदेश अकारान्त से परे नहीं दै किन्तु इळन्त युष्मद्‌ अस्मदू से परे है। इस लिये 
वहां अनुपसजेनात्‌ यह निषेध नहीं छगेगा तो वह उपसजन में भी हो जायगा । 
त्मदादीनामः से होने वाळा अकार आदेश तो त्यदू में त्य शब्द के अकार से परे 
विहित दै इसी प्रकार अदूडू आदेश भी कतर आदि अकारान्त शब्दों से परे विधान 
किया दै इस छिये वे दोनों उपसर्जन में नही होंगे ।* 


. १. यदि कहो प्रियौ दवौ अस्य प्रियह्विः यहां द्वि शब्द के अकारान्त न होने से 
अनुपसजेन अ अ अत्‌ यह निषेध न लग सकेगा तो उपसर्जन द्वि शब्द में भी त्यदा- 
दीनामः से अत्व प्राप्त होता है । इसी प्रकार तदोः सः सावनन्त्ययोः से विहित त्यदादियों 
के तकार दकार को सकार भी अकारान्त से परे नहीं कहा गया दै इस लिये वह भी उपसर्जन 
में य इ तो ॥ का उत्तर पा है त्यदादीनामः इस अत्व बिधान करने वाले 
सूत्र में जितने त्यदादि हैं वे तो उपसजेनभिन्न लिये ही जायेंगे उन के साहचर्य से द्वि शब्द 
भी उपसजेनभिन्न ही ग्रहीत होगा। तदोः सः सा० में भी उन्हीं उपसर्जनभिन्न त्यदादियों 
को अनुवृत्ति होने से उस से विहित सकार भी उपसर्जनभिन्नो में ही होगा 1 उपसजन 
का यह समाधान केवळ त्यदादीनामः और अदुड्डतरादिभ्यः पल्चस्‍्यः इन दो कार्यो 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


षष्ठ आह्विक ३२१ 


अथवा अङ्गाधिकारे यदुच्यते ग्रह्यमाणविभक्तेस्तद्‌ भवति । 
यद्येवं परमपञ्च परमसप्त । 'षड्भ्यो लुक्‌' न प्राप्नोति । 
नैष दोषः । षट्प्रघान एष समासः । 

इह तर्हि प्रियसकथ्ना ब्राह्मणेन । अनङ्‌ न प्राप्नोति । 


अथवा अङ्गस्य के अधिकार में जो कार्य कहा गया है वह गूझमाण शब्द 
की विभक्ति को' होता है । गृह्यमाण अर्थात्‌ सूत्र में पठित जो शब्द है उसके 
अथे (=तद्रतसंख्याक्मं आदि) को प्रतिपादित करने वाढी विभक्ति में अङ्गाधि- 
कारीय कार्य होगा । अतितत्‌, अतिकतरम्‌ में त्यदादि डतरादि जो ग्रह्ममाण हैं 
उनकी विभक्ति नहीं है अपितु अतिक्रान्ताथै-विशिष्ट तद्‌ शब्द तथा डतरप्रत्ययान्त 
कतर शब्द से विहित छुई है । इस लिये यहां अस्व तथा अदूड आदेश नहीं होंगे। 


यदि अङ्गाधिकार में कहा हुआ काये गृह्यमाण की विभक्ति को होता है 
तो परमपश्च परमसप्त में षड्भ्यो छक्‌ से जस्‌ शस्‌ का छुक्‌ नहीं प्राप्त होता। परमाऱच 
ते पञ्चन्परमपञ्च । परमाइच ते सप्तन्परमसप्त। यह कमंघारय समास हैं । यहां 
गृह्ममाण षट्संज्ञक पञ्चन्‌ सप्तन्‌ से परे जस्‌ शस्‌ विभक्ति नहीं हुई दै बल्कि 
.परमपश्चन्‌ परमसप्तन्‌ से हुई है। वे गुह्ममाग नहीं हैं । 


यद्द कोई दोष नहीं। परमपञ्च परमसप्त में षट्सेज्ञक प्रधान कर्मधारय 
समास हें । यहां ग्रृह्ममाण घट्सज्ञक पञ्चन्‌ सप्तन्‌ के अर्थ की ही प्रधानता है । 
यह षडथै प्रधान समुदाय हे । घटत्व केवळ परमत्वेन विशिष्ट हे, अतः विशिष्ट की 
भी घट्त्व बनी रद्देगो, अतः अर्थद्वारा षट्संज्ञा वाळे परमपञ्चन्‌ परमसप्तन्‌ शब्दों 
से भी जस्‌ शस्‌ का झुकू हो जायगा । 


अच्छा तो प्रियसक्थ्ना ब्राह्मणेन यहां अस्थिदधिसक्थ्य० से अनङ्‌ नहीं 
` प्राप्त होता । क्योंकि प्रियं सक्थि यस्य इस बहुत्रीदि . समास में गृह्यमाण सक्थि 
शब्द के अर्थे को प्रधानता नहीं दै । बल्कि अङ्गाय विशिष्ट अन्यपदार्थ की 
प्रधानता है । 


के लिये ही बन सकता है । सर्वनाम्नः स्मै आदि सामान्य सर्वादि के लिये विहित कार्य 
तो उपसजन में भी प्राप्त होते हें । जिससे अतिसवांय इत्यादि इष्ट रूप न बन सकेंगे । 
इस लिये सब का वास्तविक समाधान आगे कहेंगे । 

१. सृह्ममाण विभक्तेः यहाँ विभक्तेः यह सम्बन्धमात्र में षष्टी है, अतः 
त्यदादीनामः यहाँ विभक्तौ=विभक्ति परे होने पर भी अत्व होता है । 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


३२२ व्याकरणमहाभाष्य 


सप्तमीनिर्दिष्टे यदुच्यते प्रकतविभक्ती तद्‌ भवति। 

यद्येवम्‌ अतितद्‌ अतितदौ अतितद्‌ः । इति अत्वं प्रप्नोति । संच्चापि 
बक्तव्यम्‌। 

न वक्तव्यम्‌ | इह तावद्‌ (डतरादिभ्यः पञ्चभ्य’ इति पञ्चमी | अङ्ग- . 
स्येति षष्ठी । तत्राशक्यं मिन्नविभक्तित्वात्‌ डतरादिभ्य इति पञ्चम्याऽङ्ग 
विशेषयितुम्‌। तत्र किमन्यच्छक्य विशेषयिलुमन्यद्तो विहितात्प्रत्ययात्‌। 
डतरादिभ्यो यो विहित इति। इहेदानी 'अस्थिदधिसक्थ्यद्ष्णामनडुःदात्त 


अङ्गाधिकार में ही जहां सप्तमी विभक्ति का निर्देश करके कार्य कहा है' दहां 
बह प्रकृत की विभक्ति में होता है । प्रकृत अर्थात्‌ प्रस्तुत अधिकृत जो अङ्ग दे उस के 
अर्थ वाळी विभक्ति में कार्य होता दै । तो {प्रयसकथ्ना में अन्यपदार्थे विशेष्यक-अङ्गार्थ- 
सम्बन्धिनी टा विभक्ति परे होने पर भी अनङ्‌ हो जायगा। वहां गुह्यमाण सक्थि 
इब्द के अथे की प्रधानता नही देखी जायगी । 5 
तब तो अतितत्‌, अतितदौ, अतितदः यहां अतिक्रान्ताथ विशिष्ट अङ्ग के 
क्षय की प्रधानता में भी त्यदादीनामः से अत्व प्राप्त द्वोता है। क्योंकि यहाँ भी 
विभक्ती यद सप्तमी निदेश है। और तमतिक्रान्तः=अतितत्‌। तमतिक्रान्ती-अतितदौ । 
` तमतिकान्ता/-अतितदः । इस प्रादिसमास में प्रत अतितद्‌ इस अङ्ग के अर्थ की 
प्रधानता दै । गृह्यमाण तदू शब्द के अर्थ की प्रधानता नहीं हे । जहां आप अङ्गाधि- 
कार में गृह्यमाण शब्द के अर्थ की प्रधानता में काये दोता दै ऐसा कहेंगे वहां सप्तमी 
निर्देश में अङ्गायै की प्रधानता में भी कार्य ददोता दै यद बात भी कदनी होगी। थे 
दोनों बाते कहने मै बहुत गौरव दोगा । 
कोई गौरव नहीं दोगा । ये दोनों ही बाते नहीं कदेगे । डतरादिभ्यः पञ्चभ्यः 
भै डतरादिभ्यः यह पञ्चमी है । और अङ्गस्य के अधिकार से आने वाली अङ्गस्य 
यह षष्ठी है । दोनों के भिन्न विभक्ति होने से डतरादिभ्यः यह पञ्चमी अङ्ग को 
विशेषित नद कर सकती । अर्थात्‌ अङ्ग का विशेषण नहीं बन सकती। वहां 
सिवाय इस के कि डतरादिभ्यः इस पञ्चमी को विदित प्रत्यय का विशेषण बनाया 
जाय और क्या किया जा सकता है। डतरादिभ्यः इस पन्चमी का अर्थ होगा-- 
डतरादि से विहित जो सु अम्‌ उन को अदूड आदेश होता है । अतिकतरम्‌ में कतर 
१. अस्थि दृधि० इस सूत्र में अनङ्‌ आदेश पूर्वसूत्र से अनुदृत्त तृतीयादिषु 
भजादिषु विभक्तिषु इस्‌ सप्तमौ निर्देश से हुआ दै । 
= २. तद्‌ शब्द से व्यवहित---शृद्ममाण विभक्तेः इस वचन का परामर्श है 
ओ। झपि शब्द्‌ अव्यवदित सप्तमीनिददेंशे -इस वचन का समुच्चायक है । i 


८८-७0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


षष्ठ आह्विक ३२३ 


इति। “त्यदादीनामो भवती'ति । अस्थ्यादीनाम्रित्येषा षष्ठी । अङ्गस्ये- 
त्यपि | त्यदादीनामित्यपि षष्ठी । अङ्गस्येत्यपि । तत्र कामचारः, ग्रृह्ममाणेन 
वा विभक्तिं विशेषयितुमङ्गेन चा । यावता कामचारः, इह ताददस्थि- 
दघिसक्थ्यक्ष्णामनङुदात्त इत्यङ्गेन विभक्ति विशेषयिष्यामः । अस्थ्यादि- 
भिरनङ्म्‌। अङ्गस्य विभक्तावनङ भवति अस्थ्यादीनामिति। इहेदानीं 
त्यदादीनामो भवतीति गृह्यमाणेन विभाक्तं विशेषयिष्यामः । अङ्गना- 
कारम्‌ । त्यदादीनां विभक्तावो भवति । अङ्गस्येति । 

से विहित सु अम्‌ नहीं हैं अपि तु अतिकतर से विदित हैं इस लिये अदूड्‌ 
नहीं होगा ।' 

अस्थि द्धि० सर त्यदादीनामः इन दोनों में भी देखिये। अस्थिद्धि- 

सक्थ्यक्ष्णाम्‌ यद षष्ठी दै । अङ्गस्य से अधिकृत अङ्गस्य यद्व भी षष्ठी है। त्यदादीनाम्‌ 
यह षष्ठी है अङ्गस्य से अधिकृत अङ्गस्य यद भी षष्ठो दे। दोनों के षष्ठ्यन्त दःने 
* पर हमारी मर्जी है चाहे हम गुद्धमाण शब्द से विभक्ति को विशेषित करें अर्थात्‌ 
सूत्र में पठित शब्द से विद्वित विभक्ति में कार्य करें या प्रकृत अङ्ग से विभक्ति को 
“विशेषित करें । जब मर्ज है तो इम अस्थिदधि० में अङ्ग से विभक्ति को विशेषित 
कगे । अनङ्‌ को अस्थि आदि से विशेषित करेंगे । तब अर्य होता दे--अङ्ग से विहित 
दादि अजादि विभक्ति परे होने पर अस्थ्यादि शब्दों को अनङ्‌ आदेश होता है । तो 
प्रियसक्थ्ना ब्राह्मणन में सक्थि शब्द के गौण होने पर भी सक्थि वाळे अङ्ग का अर्थ 
प्रधान होने से अनङ द्दो जायगा। त्यदादीनामः यहाँ गृह्यमाण शब्द से विभक्ति 
को विशेषित करेंगे । अङ्ग से अकार को विशेषित करेंगे । तब अर्थ होगा- त्यदादि 
शब्दों की (उन से विहित) विभक्ति परे होने पर अङ्ग (त्यदादि) को अ अन्तादेश 
होता दै । फलितार्थ होगा-त्यदादि रूप जो अङ्ग उस को विभक्ति परे होने पर अकार 
होता हे । तो अतितत्‌ में तद्‌ रूप अङ्ग न होने से अकार नहीं होगा | 


१. जहाँ डतरादि के अर्थ की प्रधानता दै वहाँ डतरादि से विहित ही प्रत्यय 
माना जायगा तो कतरत्‌ के समान परमकतरत्‌ भं भी अदूइ हो जायया । अतिकतरमू 
में डतर के अथ की प्रधानता नहीं है इस लिये उस से विहित न माना जायगा तो 
अदूड्‌ नहीं होगा । डतरादिभ्यः इस पञ्चमी को विहित विशेषण मानने पर अङ्गस्य 
यह पष्ठी भी पञ्चमी में परिणत हो जायगी तो अर्थ होगा- अङ्गसंञ्चक डतरादि से 
विहित सु अम्‌ को अदूड्‌ होता दै । ऐसा मानने में कहीं दोष न होगा । 

२. जहां त्यदादि के अथे की प्रधानता है वहां तो त्यदादि रूप ही अङ्ग माना 
जायगा तो शोभनः सः-अतिसः । न.सःऱभसः । न षट्=्भषट्‌ । न कतरतू-अकतरतू = 
इत्यादि में अकारादि हो जायेंगे । इसी बात को आगे शङ्का समाधान सहित कहेंगे । 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


३२४ व्याकरणसद्दासाष्य 


यद्येवम्‌ अतिसः । अत्वं न प्राप्रोति । 

नेष दोषः । त्यदादिप्रधान एष समास । 

अथवा नेदे संज्ञाकरणम्‌ । पाठविशेषणमिद्‌म्‌ । सर्वेषां यानि 
नामानि तानि सवोदीनि । संशोपसर्जने च विशेषे5वतिछेते ॥ 

यद्येवं सञ्चाथयं यत्‌ कार्य तन्न सिध्यति। सवेनाम्नः स्मै।. आमि 
सवेनाम्नः सुडिति । 

अन्वर्थग्रहणं तन्न विज्ञास्यते। सर्वेषां यन्नाम तत्‌ सर्वनाम । 
सर्वनाम्न उत्तरस्य ङेः स्मै भचति । सर्वनास्न उत्तरस्यामः सुडू भवति । 

यद्चेव सकलं कृत्स्नं जगदित्यत्रापि प्राप्रोति । एतेषां चापि शब्दाना- 
मेकेकस्य स स विषयः। तस्मिस्तस्मिन्‌ विषये यो यः शब्दो वतेते 
तस्य तस्य तिस्तस्मिन्‌ वतेमानस्य सर्वनामकार्य प्राप्ोति । 


यदि त्यदादीनामः सूत्र में गृह्यमाण शब्द त्यद्‌ तद्‌ आदि की विभक्ति परे 
होने पर अङ्ग त्यद्‌ तद्‌ आदि को अकार अन्तादेश ` आनते हैं तो शोभनः सम्=अति सः 
यहां अत्व नहीं प्राप्त होता । क्योंकि यहां पूजावाची अति सहित अतितद्‌ शब्द है । 
वह गृह्यमाण तदू शब्द नहीं है । 

यह कोई दोष नहीं । इस अतितद्‌ में गृह्यमाण तदू शब्द का ही अर्थ प्रधान 
है । त्यदादिप्रधान समास होने से अत्व हो जायगा । 


अथवा सर्वनाम शब्द को संज्ञा न सान कर सर्वादि के गणपाठ का _ विशेषण 
मान लेंगे । सर्वेषां नाम सर्वनाम। जो सब के नाम हैं वे सर्वादि समझे जायेंगे । 
संज्ञा और उपसजन तो विशेष में अवस्थित होते हैं वे सब के नाम नहीं होते । 


सर्वनाम शब्द को संज्ञा न मानने पर सर्वनाम्नः स्मे, आमि सर्वेनाम्नः सुद्‌ 
इत्यादि सर्वनामसंज्ञा से विहित कार्य नहीं सिद्ध होंगे ? क्योंकि सर्वनाम को संज्ञा 
मानने पर ददी सवैनाम संज्ञा के आश्रित कार्य सिद्ध हो सकते हैं । 


सर्वनाम्नः स्मे आदि में सर्वनाम शब्द अन्वर्थ समझा जायगा। जो सब का 
. नाम है वह सर्वनाम है। उस से परे स्मै आदि होते हैं ऐसा अर्थ करेंगे । 


तब तो सकल, कृत्स्न, जगत्‌ इत्यादि शब्द भी सब के नाम होने से सर्वनाम 
बन जायेंगे। उन से परे भी स्मै आदि प्राप्त होंगे । न केवल उन्हीं से, बल्कि सर्वादि 
| गणपठित शब्दों में भी एकर का जो २ वह २ विषय है। उस २ विषय में 

. वर्तमान जो २ शब्द हैं उन सब को सर्वनाम मान कर सर्वनाम के कार्य प्राप्त होंगे । 


८८-७0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


ष्ठ जाहिक ३२५ 


एवं तह्युभयमनेन कियते । पाठइचैव विशेष्यते संज्ञा च । 
कथं पुनरेकेन यत्नेनोभयं भ्यम्‌ ? 
_ छभ्यमित्याह । कथम्‌। पकरोषनिर्देरात्‌ । एकशेषनिदेशोऽयम्‌। 
सवादीनि च सर्वादीनि च सर्वादीनि । सर्वनामानि च सर्वनामानि च 
९ ~ ~ र ससज्ञानि 1 
सवनामानि । सवादीनि सवना भवन्ति | सर्वेषां यानि च 
नामानि तानि सवादीनि । संक्षोपसर्जने च विदाषे$वतिष्ठेते । 


जैले--सर्वस्मिन्‌ ओदने यहां सबै शब्द ओदन का विशेषण हे । ओदन विष्य दै । 
दोनों एक दूसरे से अवश्हीत (क्रोडीकृत) हैं । समानाधिकरण होने से सवै का विषय 
ओदन हे जोर ओदन का विषय सर्व है। तो सर्व की तरह ओदन भी सदै का नाम दो 
जाता है। इस लिये ओदन में भी सर्वनाम के कार्य प्राप्त होते हैं। इसी प्रकार घट 
परादि सव शब्द जब सवादि के अर्थ म वतमान होंगे तब उन सबकी सर्वनामता प्राप्त 
होती है । | 

अच्छा तो सवैनाम यह शब्द दोनों काम कर देगा। पाठ और संज्ञा दोनों 
का विशेषण बनेगा । सर्वादिगण पठित शब्द ही सर्वनाम संज्ञक होंगे और सब के 
नाम ही सर्वादि ढिये जायेंगे ।` 


सवैनाम इस एक शब्द से ये दोनों बाते केसे सिद्ध होंगी ? 


सिद्ध हो जायेंगी । केसे ? सवीदीनि सर्वेनामानि यहां एकशेष का निर्देश 
मानेंगे । सर्वादीनि च सर्त्रादीनि च सर्वादीनि। सर्वनामानि च सर्वेनामानि च सर्वानामानि। 
इस प्रक्रार दो सर्वादि और दो सर्वनाम शब्दों में एक सवौदि और एक सबैनाम शब्द 
दोष रह गया है ऐसा समझेंगे । एक सवोदि शब्द गणपाठ का विशेषण है । दूसरा 
सनाम संज्ञा का। वे ही सर्वादि हैं जो सबै विव आदि ३५ दाव्द गणपाठ में पठित 
हैं। ओर उन्हीं को सबैनाम संज्ञा होती है । इसी प्रकार एक सवैनाम शब्द अन्वर्थ 
नाम द्वारा सब के नाम का वाचक है । दूसरा सेनाम संज्ञा का। सब के जो नाम 
हैं वे सर्वादि हैं संज्ञा और उपसजन विशेष में अवस्थित रहते हैं इस छिये संज्ञा और 
उपसञ्जैन बने हुए सर्वीदि शब्दों की सवैनाम संज्ञा नहीं होगी । 


१ एतेषां चापि। यह निर्धारण अर्थ में षष्टी है। एतद्‌ शब्द सवौदि का 
परामदीक है सकल कृत्स्न आदि का नहीँ । 

२. अर्थात्‌ जो सर्व विख आदि शब्द सब के नाम न होंगे उन का सवोदियों में 
अन्तर्भाव न होगा । 

३. यद्यपि सहविवक्षा में एकशेष होता है । दो समान अर्थो की एक साथ 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


३२६ व्याकरणमहाभाष्य 


अथवा महतीयं संज्ञा क्रियते। संशा च नाम यतो न लघीयः। 
कुत पतत्‌ । लघ्वर्थ हि संज्ञाकरणम्‌। तत्र . महत्याः संज्ञायाः करणे 
पतत्‌ प्रयोजनम्‌। अन्वर्थसंज्ञा यथा विज्ञायेत। सर्वादीनि सर्वनास- 
संश्षानि भवन्ति । सर्वेषां नामानि इति चातः सबैनामानि । संज्ञोपसजने च 
चिशेषेऽवतिष्ठते । 


अथोमस्य सर्वनामत्वे कोऽर्थः ! 

उभस्य सवनामत्वेईकजर्थ: । 
उभस्य सर्वनामत्वेऽकजर्थः पाठः क्रियते । उभकौ । 
किस्ुच्यतेऽकजर्थ इति । न पुनरन्यान्यपि सर्वनामकार्याणि । 


अथवा सवैनाम यह बहुत अक्षरों वाली बड़ी संज्ञा की गई है। और संज्ञा 
जहाँ तक दो छोटी से छोटी होनी चाहिये । जिस से छोरी और चीज न हो वह संज्ञा 
है । क्योंकि लाघव के लिये संज्ञा की जाती है । वहाँ बड़ी संज्ञा करने का यह प्रयोजन 
होगा कि वह अन्वर्थं संज्ञा समझी जाय । सर्वादि शब्दों की सर्वनाम संज्ञा होती है 
जो सर्वेषां नाम सर्वनाम इस अथे के अनुसार सब का नाम भी हती है। संज्ञा ओर 
उपसर्जन विशेष में अवस्थित होने के कारण सब के नाम नहीं होते इस छिये वे 
सर्वनामसंज्ञक न होंगे । 

उभ शब्द की सबैनामसंज्ञा का क्या प्रयोजन है? _ 


उभ शब्द की सर्वनामसंह्ञा का अकच्‌ होना प्रयोजन है। उभ शब्द को 
सर्वादिगण में इस लिये पढ़ा गया.है कि उस की सबेनाम संज्ञा हो कर उभकौ 
(अज्ञातौ उभौ=उभकौ) यहां अव्ययसर्वनाम्नामकच्‌ प्राक्‌ टेः सूत्र सखे अकच्‌ प्रत्यय 
हो जाय | अन्यथा सामान्य प्रायिवीय क प्रत्यय प्राप्त होता है । | 


केवळ अकच्‌ के लिये ही उभ शब्द का सर्वीदि में पाठ क्यों कहते हो ? 


बोलने की इच्छा को सहविवक्षा कहते हैं। यहां सर्वादि और सर्वनाम दोनों में भिन्न २ 

दो अर्थ एक साथ विवक्षित हैं इस लिये सहविवक्षा के अभाव में एकशेष नहीं प्राप्त 

होता तो भी एकशेष से तालये तन्त्र या आवृत्ति समझना चाहिये । दो अर्थो के कहने . 
की इच्छा से शब्द का एक वार उच्चारण तन्त्र हे। एक ही सर्वादि और सबैनाम 

शब्द उक्त दो अर्थो वाला उच्चारण किया हुआ समझा जायगा। या सर्वादि और 

सवैनाम शब्द की दो वार आवृत्ति करके उक्त दोनों अर्थ निकाल लिये जायेंगे । 


८८-७0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


धष्ठ भाद्धिक ३२७ 


अन्यामावो द्विवचनटात्र विषयत्वात्‌ । 


अन्येषां सर्वनामकार्याणामभावः। कि कारणम्‌ । द्विचचनटाब्‌ः 
विषयत्वात्‌ । उभशब्दोऽयं द्विवचनउाघूविषयः। अन्यानि च सर्वनाम- 
कार्याणि पकवचनवइुवचनेषूच्यन्ते । ली हर | 


यदा पुनरयमसुभशब्दो हिवचनटावूविषयः, क इदानीमस्यान्यत्र 
भवति ? छ 


उभयोऽन्यत्र 


उभयशाब्दोऽस्यान्य् भवति। उभये देवमनुष्याः । उभयो 
मणिरिति । 


Mmmm 0 0. लधलीीीलिनिीकी 
ओर भी तो बहुत से सर्वनामसंज्ञा के कार्य दें जिन के लिये उभ शब्द का सवोदि ` ' 
में पाठ कद्दा जा सकता है । 


सर्वनामसंज्ञा के अन्य कार्यों का उभ शब्द में संभव न होने से अभाव दै । 
स्वभावतः उभ शब्द केवळ द्विवचन में और दापू प्रत्ययान्त ही प्रयुक्त होता है । 
स्त्रीलिङ्ग में होने वाळा टाप्‌ भी द्विवचन में ही होगा । और सब सर्वनामसंज्ञा के 
काये एकवयन या बहुवचन में कदे गये हैं । इस. लिये उभ शब्द में उन का संभव 
१ ३ 
जब उभ शब्द केवळ द्विवचन में और टापू विषय में ही प्रयुक्त दोता दै 
तो अन्य बचनों में इस के स्थान में किस शब्द का प्रयोग होता हे? 


अन्य वचनों में उभ शब्द के स्थान,में उभय शब्द का प्रयोग द्ोता है। 


१. उभादुदात्तो नित्यम्‌ इस तद्धित बृत्ति वाले अयच्‌ विधायक सूय में 
नित्य ग्रहण का यही प्रयोजन हे कि इत्ति में उभय शब्द का ही प्रयोग हो उभ का न 
हो। उभ शब्द का प्रयोग तो दथथौभिधान साम्ये होने पर वाक्य की स्थिति में ही 
होगा । वृत्ति में अभेदैकत्व संख्या का भान होने से द्विवचन का अथे नहीं निकल सकता 
अतः वहां उभ शब्द का प्रयोग न हो कर उभय का ही प्रयोग होता है। जैसे--उभास्यां 
स्थानाभ्याम्‌=उभयतः । उभयोः स्थानयोः=उभयनत्र । ये ही रूप बनेंगे। उभतः, 
डमत्र ये नहीं बनेंगे । ये अशुद्ध हैं। उभौ पुत्रौ यस्य सः-उभयपुत्रः होगा । उभ- 
पुत्र: नहीं । उभाबाही इत्यादि तो द्विदण्डयादि गण में पठित होने से साधु मान 
लिये जायेगे । उभशव्दोऽयम इस प्रयोग में उभ का निर्देश करने के लिये ही अयच्‌ 
नहीं हुआ है । अन्यथा डभयशब्दोऽयम्‌ कहने से-उभय शब्द की प्रतीति संभव थी। 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


३२८ ज्याकरणमद्दाआष्य 


किं च स्याद्‌ यद्यत्नाकच न स्यात्‌! 

कः प्रसज्येत । 

कइचेदानीं काकचोर्विशेषः । 

“उभशब्दोऽयं द्विवचनटाब्विषय’ इत्युक्तम्‌ । तत्राकचि सति 
अकचस्तन्मध्यपतितत्वाच्छक्यते पतद्‌ वक्तुं द्विवचनपरोऽयमिति। के 
पुनः सति नायं द्विवचनपरः स्यात्‌ । तत्र द्विवचनपरता वक्तव्या । 


यथैव तर्हि के सति नायं द्विवचनपरः | एवमाप्यपि सति नायं. 
द्विवचनपरः स्यात्‌ । तत्रापि द्विवचनपरता वक्तव्या । 


अवचनादापि तत्परविज्ञानम्‌ । 
अन्तरेणापि वचनमापि द्वियचनपरोऽये भविष्यति । 


उभये देवमनुत्याः । उभयो मणि: इसी प्रकार एतौ उभौ के स्थान में एतदू उभयम्‌ 
का प्रयोग होगा । 

क्या हो जायया यदि उभकौ में उभ शब्द से अकच्‌ न होतो? 

क प्रत्यय प्राप्त होगा । 

क और अकच्‌ में क्या भेद दै ? 

अभी कहा है कि उभ शब्द का केवळ द्विवचन ओर टाप्‌ ही प्रयोग का 
विषय है । यदि उभकौ में अकच्‌ होता है तो वदद उभ की टि से पूर्व होगा। उभ 
के भकारोत्तरवर्ती अकार से पूव इोने से तन्मध्यपतितस्तदग्रहणन गह्यते इस 
परिभाषा के अनुसार बह उभ के ग्रहण से गुद्दीत हो जायगा तो उससे परे ओ द्विवचन 
है यह कहा जा सकता है । क प्रत्यय तो प्रत्ययः पर्‌रच के नियम से उभ से परे 
होगा । उस के द्वोने पर उभको मे उभ से परे क प्रत्यय का व्यवधान होने के कारण 
अव्यवहित द्विवचन न रहेगा । वहां द्विवचनपरता कहनी होगी। उभकौ में उस से 
परे व्यवहित द्विवचन के साधुत्व का विधान करना होगा । 

जैसे उभकौ मै क प्रत्यय का व्यवधान होने से उभ से परे द्विवचन नहीं 
रहता वैसे उभे (उभ-रापू-औ शी) यहां स्त्रीिङ्ग में टाप्‌ करने पर उसके व्यवधान 
में भी उभ से परे द्विवचन नहीं रहेगा । वहां भी किसी प्रकार द्विवचन परे बनाना 
होगा । 

टापू में तो दिना वचन के ही उभ से परे द्विवचन हो जायगा । 

१. पीतलोद्वितादुभाववयवौ यस्य स डभयो मणिः। 


0 0-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


षष्ठ आडिक कह ३९९ 
कि वक्तव्यमेतत्‌ ? 
नहि । 
कथमबुच्यमानँ गंस्यते ? 
एकादेशे छते द्विवचनपरो5यमन्तादिवद्धावेन । 
अवचनादपि तत्परविज्ञानमिति चेत्‌ केपि तुल्यम्‌ । 


अवचनाद्‌पि तत्परविज्ञानमिति चेत्‌ केपि अन्तरेण वचनं 
दविवचनपरो भविष्यति। कथम्‌। स्वार्थिकाः प्रत्ययाः प्रकतितोऽविशिष्टा 
भचन्तीति प्रकृतिग्रहणेन स्वार्थिकानामपि ग्रहणं भवति । 

क्या यदद बात कददनी होगी ! 

नह । 

` बिना कदे कैसे समझी जायगी ? 

उभ शब्द्‌ के अकार के साथ टापू का सवर्णदीध एकादेश होगा तो अन्तादिवच 
से राप्‌ को पूर्वे के प्रति अन्तवत्‌ सान कर उभ से सीधा परे द्विवचन हो जायगा। 

` टापू प्रत्यय स्वार्थ में होने से उभ शब्द के अर्थ में कोई व्यवधान नहीं डालेगा । 

यदि टाप्‌ में द्विवचन परे हो जायगा तो क प्रत्यय में भी यह बात तुल्य 
.है। वहाँ भी बिना वचन के ही उभ से परे द्विवचन हो जायगा । कैसे ? क प्रत्यय 
भी स्वार्थिक है । प्रकृति के अर्थं को ही अभिव्यक्त करता दै । स्वार्थिक प्रत्यय 
प्रकृति से अभिन्न होते हैं । प्रकृति के अहण से उनका भी अहण हो जाता है। . 
तो उभ के अहण से क प्रत्ययान्त 'उभक' भी शृद्दीत हो जायगा। तब उससे 
पेरे औ यहद द्विवचन बन जायगा । ऐसी अवस्था में क और अकच्‌ में कोई भेद 
नहीं रहता । उर'के लिय उभ शब्द का सवौदिगण में पाठ व्यथै दै ।' 

१. इस प्रकार भाष्यकार तथा वार्तिककार दोनों ने उक्त प्रश्‍न का कोई 
उत्तर न देते हुए उभ शब्द का सर्वादि गण में पाठ व्यथै मान कर उसका खण्डन 
स्वीकार कर लिया है । बात ठीक भी है। उभकौ में क प्रत्यय करें चाहें अकच्‌ 
करें दोनों मे रूप और स्वर का कोई भेद नहीं । क प्रत्यय में प्रत्ययस्वर से और 
अकच्‌ में चित्स्वर से उभकौ यह अन्तोदात्त रहेगा । हां, अवग्रह में भेद अवश्य है। 
.क प्रत्यय में उभऽकौ ऐसा अवग्रह होगा । अकच्‌ में उभकौ ऐसा। वहां भी न दि 
छक्षणेन पदकारा जनुवत्यौः किं तदि पदकारेनीम लक्षणमनुवत्यस्‌ इस भाष्यकार 
के वचन से पदपाठकारों के अनुसार अवग्रह नहीं करेंगे। अपितु जसा अपना 
शास्त्र कहदेगा वेसा अवग्रह होगा । अवग्रह करना हमारे अपने लक्षण के अधीन होगा 
तो इम क और अकच में समानता लाने के लिये डभको में अवग्रह नहीं करेगे । 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


३३० \ ब्याकरणमद्दाभाष्य 
अथ भवतः सर्वनामत्वे कानि प्रयोजनानि ? 


भवतोऽकच्छेषात्वानि । 


2 भवतो ऽकच्छेषात्वानि प्रयोजनानि । अकच्‌ । भवकान्‌ | शेषः--स 
वव भवांइच भवन्तौ । आत्वम्‌ भवाइगिति | 

कि पुनरिदे परिगणनमाहोस्विदुदाहरणमात्रम्‌ ! 

उदाहरणमात्रमित्याह । ठुतीयादयोपि इश्यन्ते । “सर्वनाम्न 
स्तृतीया च? । भवता हेतुना । भवतो -हेतोरिति । 

भवतु (भवत्‌) शब्द की सवेनामसंज्ञा के क्या प्रयोजन हैं ? 

भवतु शब्द की सबेनाम संज्ञा के अकच्‌, एकशेष और आत्व प्रयोजन हें । 

भकच्‌ जैसे--अज्ञातो भवान-भवकान्‌ । यहां अज्ञातादि अथै सै भवतु के 
सर्वनाम होने से अव्ययसबैनाम्नामकच्‌० से अकचू प्रत्यय हो जाता दै। ` 

एकशेष जैसे--स च भवांश्व=भवन्तौ । यहां भवतु के सादि में पढ़ने से 
त्यदादि में पाठ हो जायगा तो त्यदादीनि सर्वैर्नित्यम्‌ पर कह हुए त्यदादीनां मिथो 
यद्यत्परं तत्‌ तच्छिष्यत इस वचन से तदू और भवतु हाब्दों में परपठित अवतु 
शब्द का एकशेष हो जाता दै । 

आत्व जैसे--भवानिव दृस्यते भवारक्‌ । यहां भवतु 
त्यदादिषु रशोनालोचने कन्‌ च से क्विन्नन्त अवद्दश 


भवत्‌, के तकार को आकार ददो जाता दै । 
क्या भवतु शब्द के ये सारे प्रयोजन गिना दिये हैं । या कुछ प्रयोजन ओर 


“संवेनाम होने से 


के 
में आ सवेनाम्नः से 


` भी शेष हैं, ये केवळ उदाहरणमात्र हैं ? 


थे तो उदादरणमात्र हैं सवंनाम्नस्तृतीया च आदि से होने वाली षष्टी 


“तृतीया आदि विभक्ति भी प्रयोजन दीखते दैँ। भवता हेतुना भवतो हेतोः यहां 


भवतु के सर्वनाम होने से षप्ठी व तृतीया हो जाती हैं ।' 


उभकाभ्यां हेतुभ्याम्‌, उभकयोः हेत्वोः यहाँ षष्ठी तृतीया विभक्ति सर्वनाम संज्ञा 


के बिना भी निमित्तकारणहेतुपु सवोसां प्रायद्शनम्‌ इस वचन से सिद्ध हो जायँगी । 
इस लिये तदर्थ भी उभ शब्द का सर्वादि में पाठ करना व्यर्थ है । 

१. निमित्तकारणद्वेतुषु सर्वासां प्रायद्शनम्‌ इस वार्तेक के मानने पर तो 
उसी से षष्ठी तृतीया विभक्तियों के सिद्ध हो जाने से यह प्रयोजन नहीं रहता । हां, 
अन्य प्रयोजन अवश्य हैं । जसे--भवतो$पत्य भावतायनिः। यहाँ भवतु के सवादि 
में पढ़ने से त्यदादि में पाठ हो जायगा तो त्यदादीनि च से इद्धसंज्ञा हो कर उदीचाँ 


८८-७0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


षष्ठ आह्विक ३३१ 


विभाषा दिकूसमासे बहुब्रीहौ ॥१।१।२८॥ . 
दिग्ग्रहणं किमर्थम्‌ ? 
न वहुत्रीहाचिति प्रतिषेधं चक्ष्यति। तत्र न जञायते क विभाषा क 


प्रतिषेध इति । दिग्ग्रहणे पुनः क्रियमाण न दोषो भवति। दिशुपदिष्टे 
विभाषा अन्यत्र प्रतिषेधः । 


दिकू शब्द का ग्रहण किस लिये किया दै । 


आगे न वहुव्रीहौ सूत्र से बहुत्रीहि समास मै सर्वादियो की सवैनाम संज्ञा का 
निषेध कहेंगे । दिग्‌ ग्रहण के अभाव में यह नहीं जाना जायगा कि कोन से बहुव्रीदि में 
इस सूत्र से सर्वनाम संज्ञा का विकल्प है और कौन से में उस का सर्वथा निषेध हे । 
. क्योंकि विभाषा समासे बहुत्रीहौ इतना सूत्र होने पर सभी बहुब्रीहि समासो में विकल्प 
प्राप्त होगा । न बहुत्रीहौ से भी सभी बहुघोदि में निषेध प्राप्त होगा । दिग ग्रहण 
करने पर यद दोष नहीं रदेगा। दिक्‌ ग्रहण से दोनों का विषयविभाग स्पष्ट हो 
जायगा कि दिगुपदिष्ट बहुत्रीदि में विकल्प होता दै। उस से भिन्न बहुब्रीहि में 
निषेध होता दै । जिस में दिक्‌ शब्द का उपदेश है वह दिगुपदिष्ट बहुब्रीहि है। जैसे-- 
दिङ्नामान्यन्तराले । दिकू समास वाले इसी बहुनि में सर्वनाम संज्ञा का विकल्प 
करने के लिये दिक्‌ शब्द का अहण किया है। ` 


no 


बृद्धादगोत्रात्‌ से अपत्य अर्थ मै फिन हो जाता है। भवन्तमञ्चति भवद्रयङ्‌ । 
यहां भवतु के सवनाम होने से विष्वर्देवयोश्च देरद्र्थञ्जतावप्रत्यये . से भवत्‌ की टि को 
अद्रि आदेश सिद्ध हो जाता है । भवतो विकारः भवन्मयः। यहाँ त्यदादीनि 'च 
से वृद्धसंज्ञा हो कर नित्यं दृद्धशरादिभ्यः से मयट्‌ हो जाता है । भवान्‌ मित्रे यस्य 
स भवन्मित्रः। यहाँ भवतु के सर्वनाम होने से बहुत्रीहौ सर्वनामसंख्ययो रुपसंख्यानम्‌ 
इस वार्तिक से भवतु का पूवेनिपात हो जाता हे । भवत इदं भावत्कस्‌। भवदीयम्‌ । 
यहां अवतु की त्यदादीनि च से वृद्धसंज्ञा हो कर भवतष्ठक्छसौ से उक्‌, घ्स्‌ हो 
जाते हैं । आकडारीय सूत्र के भाष्य में सकलप्रातिपदिक विषयक शुणवचनसंज्ञा से 
परे सर्वनाम संज्ञा पढ़ी गई है। वह पर होने के कारण गुणवचन संज्ञा को याध 
रती है) भवतु के सर्वनामसंज्ञक होने से गुणवचनसंज्ञा की बाधा हो जायगी तो 
अवतो भावः इस अर्थ में गुणवचनब्ाह्मणादिभ्यः कर्मणि च से प्राप्त घ्यञ्‌ का 
अमाव सिद्ध हो जाता है। उससे भावत्यम्‌ यह रूप न बन कर भवत्त्वम्‌, भवत्ता 
` ये इष्ट रूप बन जाते हैं | 


१, एक ही विषय में विकल्प और प्रतिषेध हो नहीं सकते । यदि पर होने 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


३३२ व्याकरणमद्दाभष्य 


अंथ समासग्रहणं किमर्थम्‌ ? 


समास एव यो बहुव्रीहिस्तत्र यथा स्याद्‌, बइुबीहिवद्भावेन 
यो बहुनीहिस्तत्र मा भूदिति। दक्षिणदक्षिणस्यै देहि 


अथ बइन्रीहिग्रहणं किमर्थम्‌ ? 
इन्दे मा भूत्‌ । दक्षिणोत्तरपूर्वाणामिति । 


 समासग्रहण किस छिये किया दै। 


समास संक (मुख्य) जो बहुत्रीदि है वहीं सबैनाम संशा का विकल्प हो, 
बहुन्रीदिवद्भाव से बहुत्रीहि माने हुए बहुब्रीहि में विकल्प न हो इस लिये समास 
अदण किया है। जैसे दक्षिणदक्षिणस्यै देहि । यहां स्त्रीलिङ्ग दक्षिणा शब्द को 
आबाधे च से द्वित्व तथा बहुबीदिवद्चाव हुआ हे । चहुनरीदिवत्‌ मानने से स्त्रिया 
पुंवत्‌ से धुंबत्‌ हो कर दक्षिणदक्षिणा बनता है । इस में बहुनीहि समास न होने 
से सर्वनाम संज्ञा का विकल्प न होगा तो सवोदीनि सवनामानि से सामान्यप्राप्त 
सवेनामसंज्ञा रह जायगी । उस से चतुर्थी के एकवचन में स्याट्‌ आगम हो कर इष्ट 
रूप बन जाता है । 


बहुतीद्विमद्दण किस छिये किया दै ? 


इन्द्र समास में सवनाम संज्ञा का विकल्प न हो इस लिये बहुंब्रीहि ग्रदण 
किया है । जैसे--दक्षिणोत्तरपू्ीणाम्‌ । दक्षिणा च उत्तरा च पूर्वा च=दक्षिंणोत्तरपूर्वाः। 
तासां दक्षिणोत्तरपूर्वाणाम्‌। यहां इन्दव समास में दक्षिणा. उत्तरा शब्दों को 
` सर्वनाम्नो वृत्ति मात्रे पुंवद्भावः इस वचन से पुवत्‌ हो कर दक्षिणोत्तरपूव यह 
शब्द बनता है ।' बहुन्रीहि न होने से विकल्प न होगा तो इन्द्रे च से नित्य सबेनाम , 
संज्ञा का निषेध हो कर आमि सबेनाम्न; सुटू से सुट्‌ नहीं होता । $ 


से प्रतिषेध प्रवृत्त होगा तो विकल्प विधान व्यर्थ हो जायगां। यदि पूर्वविग्रतिपेध से 
, विकल्प की प्रबृत्ति होगी तो प्रतिषेध विधि व्यर्थ हो जायगी, कारण कि विकल्प से तदर्थ 
की सिद्धि हो जायगी । 


१, न्द्रे च यह सूत्र निष्पन्न द्वन्द्व समास में ही सर्वादि की सर्वनाम संज्ञा का 
निषेध करता है । निष्पद्ममान द्वन्द्व समास के घटक अवयवों की सवेनामसंज्ञा का 
निषेध नहीं करता इस लिये दृक्षिणोत्तरपूरवा शाब्द के घटक अवयव दक्षिणा उत्तरा शब्दों 

के सर्वनाम होने से उन को पुंवत्‌ होने में कोई बाधा मही है । 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


षष्ठ जाहिफ र ३३३ . 
नैतदस्ति प्रयोजनम्‌ । इन्हे चेति प्रतिषेधो भविष्यति । 


नाप्राप्ते प्रतिषेध इयं विभाषा आरभ्यते सा यथेव न बइब्रीददा- 
वेत्येतं प्रतिषे ७ च ( 
चि धं बाधते एवं इन्हे चेत्यतमपि बाधेत । 


न याधेत। कि कारणम्‌। येन नाप्राप्ते तस्य बाधनं भवति। 
न चाप्राप्ते न बहुब्नीहावित्येतस्मिन्‌ प्रतिषेधे इयं विभाषा आरभ्यते । ` 
इन्दे चेत्येतस्मिन्‌ पुनः प्राप्ते चाप्राप्तेच। अथवा "पुरस्तादपवादा 
अनन्तरान्‌ विधीन्‌ बाधन्ते नोस्तरानित्ये’ वमियं विभाषा न बहुवीहावि- 


यह कोई प्रयोजन नहीं । दक्षिणोत्तरपू्ीणाम्‌ में इस विकल्प को बाध कर 
द्वन्द्वे च से नित्य निषेध दो जायगा । ) र 


निषेध की. अवश्य प्राप्ति में यह विकल्प कद्दा गया दै। वह जैसे न बहुव्रीहौ 
इस निषेध को वाघता है वैसे बाध्यसामान्य चिन्ता पक्ष को छे कर दन्द्रे च इस 
निषेध को भी बाघ ळेगा । न प्राप्त-अप्राप्त । न अप्राप्तस्नाप्राप्त । अर्थांत अवइयमेव 
प्राप्त । | 

नहीं बाध सकता । क्योंकि येन नाप्राप्त न्याय से बाधा होगी । येन नाप्राप्ते 
यो विधिरारभ्यते स तस्य वाधको भवति यहद परिभाषा पहले दीधीवेवीटाम्‌ आदि सूत्रों 
के भाष्य में भी आ चुकी है। उस से जिस की अवइय प्राप्ति मै इस सूत्र का 
आरम्भ है उसी निषेध को यह बाघेगा । जिस की किसी अंश में प्राप्ति किसी में 
अप्राप्ति होने से निश्चित अवश्य प्राप्ति नहीं है उसे नहीं बाघेगा। न बहुत्रीहौ की 
तो निर्चित अवश्य प्राप्ति है। क्योंकि उस निषेध का कही विकल्प नहीं है। वह 
सारे दिग्बहुत्रीहि को व्याप्त करता है । इन्हे च यह निषेध तो सारे दिद्धन्द को 
व्याप्त नहीं करता क्योंकि विभाषा जसि द्वारा जस्‌ अंश में विकल्प कहा गया है। 
इस लिये वह अवश्य प्राप्त नहीं है। किं च, यदि यहद सूत्र द्वन्द्वे च निषेध को 
बाध कर उस में विकल्प करे तो जस्‌ अंश में यह विभाषा जसि विभाषा का 
अनुवादमात्र रह जायगी (यह दोष भी होगा) अतः दक्षिणोत्तरपूर्वाणाम्‌ इस इन्द्र 
में यदद विकल्प न हो कर इन्द्रे च सूत्र से नित्य सर्वनाम संज्ञा का निषेध दी होगा 
तो बहुत्रीदि अहण की कोई आवश्यकता नहीं । अथवा पुरस्तादपवादा अनन्तरान्‌ 
विधीन्‌ बाधन्ते नोत्तरान्‌ इस परिभाषा से यह सूत्र अपने से अनन्तर अब्यवहित 
आने वाळे न बहुत्रीहौ इस निषेध को ही बाधेगा। व्यवद्दित दो कर बाद में आने 
वाळे इन्द्रे च इस निषेध को नहीं बाघेगा । परिभाषा का अर्थ हे--सूत्र पाठ में पहले 
पढ़े हुए अपवादसूज्र अपने से अनन्तर आने वाली विधि को दी बाधते हैं। 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri | 


३३४ ब्याकरणमदाभाण्य 


त्येत प्रतिषेधं वाधिष्यते, इन्द्रे चेत्येतं प्रतिषेधं न बाधिष्यते । . अथवा 
इदं तावदयं प्रए्व्यः, इह कस्मान्न भवति या पूर्वा सोत्तरा अस्योन्सुग्धस्य 
सोऽयं पूर्वोत्तर उन्सुग्धः। तस्मै पूर्वोत्तराय देहीति। 'लक्षणप्रति- 
पदोक्तयोः प्रतिपदोक्तस्यैवेति’ | यद्येवं . नाथो त विमान । इन्द्ध 
कस्मान्न भवति । लक्षणप्रतिपदोक्तयोः प्रतिदोक्तस्यैवेति । 


उत्तरार्थं तर्हि बहुत्तीहिग्रहणं कर्तव्यम्‌ | 
न कर्तव्यम्‌। क्रियते तत्रैव न बहुत्रीहाविति। 
द्वितीयं कर्तव्यम्‌ । बहुव्रीहिरेष यो वहुत्रीहिस्तत्र यथा स्याद्‌, 


___ _ 2 64:53 Ss MSMR 
व्यवहित होकर बाद में आने वाढी विधि को नहीं याधते' अथवा--दक्षिणोत्तर- 
पूर्वाणाम्‌ यहाँ द्वन्द्व में इस विकल्प की प्राप्ति की शङ्का करने वाळे इस व्यक्ति से यह 
पूछना चाहिये कि--या पूवी सा उत्तरा अस्य उन्सुग्धस्य स पूर्वोत्तर: उन्मुग्धः । तस्मै 
पूर्तोत्तराय देहि । यहां पूर्वोत्तर इस दिकूसमास बहुव्रीहि में इस सूत्र से 'सर्वेनामसंज्ञा 
का विकल्प क्यों नहीं होता तो वह यही उत्तर देगा कि इस सूत्र में प्रतिपदोक्त 
दिङ्नामान्यन्तराले सूत्र वाळा दिक्‌ समास बहुब्रीहि लिया गया है। पूर्वोत्तर में 
दिक्‌ समास लाक्षणिक दै । प्रतिपदोक्त दिछनामान्यन्तरालें से विद्वित बंहुबीदि नहीं 
है इस छिये लक्षणप्रतिपदोक्तयोः प्रतिपदोक्तस्यैव ग्रहण भवति इस परिभाषा के 
अनुसार प्रतिपदोक्त के प्रण में लाक्षणिक का ग्रहण नहीं होगा तो यहां ढाक्षणिक 
होने से यह विकल्प नहीं होता है तो उसी परिभाषा के अनुसार दक्षिणोत्तरपूर्वाणाम्‌ 
में सी विकल्प नहीं होगा । इस लिये बहुब्रीदि अदण की कोई आवश्यकता नहीं । 
दक्षिणोत्तरपूवीणाम्‌ में लाक्षणिक दिक्समास द्वन्द्व दे । प्रतिपद्विहित दिङ्नामान्य- 
न्तराळे वाळा बहुत्रीहि समास नहीं दै । 

अच्छा तो न बहुत्रीहौ इस उत्तर सूत्र के लिये यद्दां बहुत्रीहिप्रहण कर देना 
चाहिये । 

कोई आवश्यकता नहीं ॥ वहां न बहुन्रीहौ में बहुत्रीहिम्रद्वण कर ही रखा है । 

दूसरा बहुब्रीदिग्रहण कर देना चाहिये । जिस से समास जो बहुव्रीहि है 
अर्थात्‌ जो मुख्य बहुब्रीहि दै, वहीं सर्वनाम संज्ञा का निषेध हो । बहुन्रीहिवत्‌ मान 
कर जो बहुव्रीदि हे वहां सबेनाम संज्ञा का निषेध न -दहोवे । जैसे--एकैकस्मै देहि । 


१. अनन्तर विधि को बाधने में चरितार्थ हो जाने से क्षीणशक्ति हो जाते हैं 
उत्तर विधियों को नहीं बाधते । 


_ CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


षड जाहिक ३३५ 
बहु्रीहिवद्भावेन यो बढुव्रीदिस्तत्र मा भूत्‌ | एकैकस्मै देहि । 
एतद्पि नास्ति प्रयोजनम्‌। समास इति वर्तते तेन बहुवीहि 
विशेषयिष्यामः । समासो यो बहुव्रीहिरिति । 


इद्‌ तर्हि प्रयोजनम्‌ । अवयवभूतस्यापि बहुवीहेः प्रतिषेधो यथा 
स्यात्‌ । इह मा भूत्‌ । वस्त्रमन्तरमेषां त इमे वस्वान्तराः । यसनमन्तर- 
मेषां त इम घसनान्तराः । वस्त्रान्तराइच वसनान्तराइच वस्त्रान्तर- 
चसनान्तराः | 


यहाँ एक शब्द को एकं वहुत्रीहिवत्‌ से द्वित्व तथा बहुचीहिवद्भधाव हुआ है। बहु- 
ब्रीदिवत्‌ मानने से सुप्‌ का लुक्‌ दो जाता दै। इस मैं बहुत्रीदि समास नहीं दै 
इस लिये न बहुत्रीही से निषेध न द्दोगा तो सर्वनाम्नः स्मै से ळे को स्मैं हो 
जाता दै । 
यह भी कोई प्रयोजन नही । इस सूत्र से वहां समास की अनुवृत्ति चढी 
जायगी। उस सें बहु्रीदि का सम्बन्ध दो कर बहुत्रोहि समास ही समझा जायगा । 
अच्छा तो फिर इस बहुनीहिग्रण का उत्तर सूत्र में ही वह प्रयोजन है 
कि अवयवभूत बहुत्रीदि को भी वहु्रीदि मान कर उसमें न वहुत्रीही से 
सर्वनामसंज्ञा का निषेध हो जावे । अर्थात्‌ बहुबीदि समासमात्र में चाहे वह 
स्वतन्त्र बहुत्रीहि दो या किसी अन्य समास का अवयव हो सब में स्वनाम संज्ञा 
का निषेध होवे । जैसे-चस्त्रमन्तरमेंषां ते वस्त्रान्तरः । वसँनमन्तरमेपां ते वसनान्तराः । 
वस्त्रान्तराइच वसनान्तराइच वस्त्रान्तरवसनान्तराः। यहाँ बहुव्रीहिगभ द्वन्द्वसमास 
में इन्द्र की सुख्यता दै। बहुबीदि उसका अवयव है। तो भी बहुत्रीह्याश्रित 
सत्रैनामसज्ञा का नित्य निषेध हो जाने से जसः शो से शीभाव नहीं हुझा। 
अनुत्रत्त बहुबीद्विप्रहण के सामर्थ्यं से द्वन्द्व में प्राप्त विभाषा जसि की भी बाधा 
हो गई ।` 


< 


१. वसन शब्द का यहाँ रह अर्थ है, अन्तर शब्द का बाह्य अर्थ हे । 

२, उपसर्जन की सर्गनामसंज्ञा का निषेध वार्तिककार ने कहा है। सूवकार 
आचार्य पाणिनि ने ऐसा वचन स्वयं नहीं कहा हे । इसी लिये उन्होंने न 
बहुत्रीहौ सूक्त का आरम्भ किया हे । अन्यथा बहुब्रीहि समास में सर्वादि के उपसर्जन 
होन के कारण उसी वचन से सनामसंज्ञा न होती और वस्त्रान्तरवसनान्तराः में भी 
उसी वचन से निषेध सिद्ध था। यद्वां उस वचन को न मानते हुए ददी बहुबरीद्विग्रण 
का उक्त प्रयोजन बताया गया है । 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


३३६ - व्याकरणमदाभाज्य 


| न बहुब्रीही ॥१॥१॥२९॥ 

किसुदाहरणम्‌ ! 

प्रियविद्दवाय । 

भैतदस्ति प्रयोजनम्‌ । सर्वाद्यन्तस्य बहुतीहेः प्रतिषेधेन भवितव्यम्‌। 
वक्ष्यति चैतदू--बहुवीही सवेनामसंख्ययोरुपसंख्यानमि'ति । तत्र विद्वव- 
प्रियाय इति भवितव्यम्‌ । 

इद्‌ तहिं इथन्याय । ज्यन्याय । 

नजु चात्रापि सर्वनाम्न एव पूर्वनिपातेन भवितव्यम्‌ । 

न्नेष दोषः। वक्ष्यत्येतत्‌-सख्यासर्वनाम्नोयो बहुत्रीहिः परत्वात्‌ 
तत्र संख्यायाः पूर्वनिपातो अवतीति’ इदं चाप्युदाहरणं प्रियविश्वाय । 


इस सूत्र का क्या ज़दादरण हे ? 

प्रियविश्वाय । प्रियं विव यस्य स प्रियविश्वः तस्मै प्रियविश्वाय । यहां 
बहुन्रीदिसमास सें विश्वशब्द की सर्वनाम संशा का इस सूत्र से निषेध हो 
गया तो छे को स्मै नहीं हुआ । ३ 

यह कोई प्रयोजन नहीं । जिस बहुब्रीहि समास में सर्वादि शब्द अन्त में 
होंगे वदां यह निषेध लगेगा । प्रियविरवाय इस बहुत्रीद्दि सं : विश्व शब्द अन्त 
में नहीं आ सकता । क्योंकि आगे समास प्रकरण में बहुत्रीहौ सर्वनामसंख्ययोरुप- 
संस्यानम्‌ यह वार्तिक कहेंगे । उससे बहुत्रीहि में सवेनाम का पूवेनिपात हो 
कर विस्वप्रियाय रूप बनेगा । प्रियविरवाय नहीं । 

अच्छा यदद उदाहरण छीजिये--हृयन्याय, त्र्यन्याय । द्वौ अन्यौ यस्य स 
द्वघन्यः । तस्मै द्रथन्याय। त्रयो अन्ये यस्य स त्र्यन्यः तस्मै ज्यन्याय । यहां बहुब्नीदि 
में अन्य शब्द अन्त में होने से सर्वनामसंज्ञा का निष हो गया तो स्मै न हुआ । 

द्वयन्याय, भ्यन्याय में भी उक्त वार्तिक से सवेनामसंज्ञक अन्य शब्द का 
पूर्वनिपात होना चाहिये । 

यहां यह दोष नहीं होगा । उक्त वार्तिक से आगे दूसरा वार्तिक कहेंगे 
संख्यासवनाम्नोर्यो बहुब्रीहिः परत्वात्‌ तत्र संख्यायाः पूवेनिपातो भवतीति। उस का 
अर्थ है--संख्या और सवैनाम वाले बहुन्रीदि समास में संख्या और सवनाम दोनों 
की प्रतिस्पर्धा में सवेनामसंख्ययोरुपसंख्यानम्‌ इस वचन में संख्या के पर होने से 
सबैनाम को बाध कर संख्या का ही पूवनिपात द्दोगा, सर्वनाम का नहीं । उस से 


१. प्रिय शब्द को विशेषण मान कर सप्तमीविशेषणे बहुघीद्दी से प्रिय शब्द 
का पूर्वे निपात हुआ दै । 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


षष्ठ आह्विक ३३७ 


ननु चोक्तं विइवम्रियायेति भवितव्यमिति । वक्ष्यत्येतत्‌ 'वा प्रियः 
स्थेति’ । न खद्वप्यचइय सर्वोद्यन्तस्थैव वडुतीददः प्रतिषेधेन भवितव्यम्‌ । 
कि तहिं। असर्वाद्यन्तस्यापि भवितव्यम्‌। किं प्रयोजनम्‌ । अकज्‌ मा 
सूदिति । 

कि च स्याद्‌ यद्यत्नाकच्‌ स्यास्‌। 

को न स्यात्‌ । 

कइचेदानी काकचोर्विशेषः ? 


व्यञ्जनान्तेषु चिशेषः। अहकं पिता यस्य मकत्‌पित॒कः। त्वकं 


संख्या संज्ञक द्वि ओर सबैनामसञ्चक अन्य शब्द में संख्यासंञ्ञक द्वि का ही पूवनिपात 
होने से अन्य शब्द अन्त में सिल जायगा। वैसे प्रियविस्वाय उदाहरण भी. ठीक 
है। यद जो कद्दा कि विरवग्रियाय होगा चाहिये वह ठीक नहीं । क्योंकि वहीं 
वा प्रियस्य पू्चेनिपातो भवति यह वार्तिक भी पढ़ा है। उस से प्रिय शब्द को पक्ष 
में पूर्वनिपात हो कर प्रियविश्वाय बन जायगा । इस के साथ यह भी कोई आवश्यक 
नहीं कि जिस बहुब्रीहि में सर्वादि अन्त में हों वहीं यह निषेध लगे । सवदि के 
अन्त में न होने पर भी बहुत्रीहि में सर्वनाम संज्ञा का यह निषेध करता है। क्या 
प्रयोजन है ? अज्ञात आदि अथे में अव्ययसर्वनाम्नामकच्‌ प्राक्टेः से प्रात अकच्‌ न 
द्दो जावे । 

क्या हो जायगा यदि विर्वप्रियाय, द्रथन्याय आदि में अकच दो 
जाय तो? 


सामान्य प्राप्त प्रागिवीय क प्रत्यय न हो सकेगा । 


क और अकच्‌ में यहां क्या भेद है ? क्योंकि क या अकच्‌ होने पर 
विश्वप्रियकाय, द्वयन्यकाय यही रूप हाँगे। 


यहाँ विश्वप्रियाय आदि अजन्तो में तो भेद नहीं, पर हलन्तों में. भेद है । 

जैसे अहकं पिता यस्य, त्वकं पिता यस्य इस ळौकिक विग्रह वाक्य वाळे बहुब्रीहि समास 
में अहकम्‌ त्वकम्‌ ये हरन्त युष्मद्‌ अस्मद्‌ शब्दों के अकच्‌ प्रत्ययान्त प्रथमा 
पुकवचन के रूप हैं । इन का अलौकिक विग्रह अकच्‌ होने पर अस्मकदू-छ पितृ सु, 
युष्मकदू-सु पितृ सु ऐसा होता दै। और क होने पर अस्मत्क-सु पितृ सु, युष्मत्क-सु 
पितृ सु पेसा । यद भेद स्पष्ट हे । बहुत्रीदि समास होने से पूवे तो युष्मद्‌ अस्मद 
के सर्वनाम दोने से निड्चित अकच्‌ ही होगा। जैसा कि अहृकम्‌ त्वकम्‌ में दो 
रहदा दे । किन्तु षहु्ीदि समासाथं अढौकिक विग्रह वाक्य में यदि स्वेनामसंज्ञा 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


क 


१४५ ज्याकरणमहाभाष्य 


पिता यस्य त्वकत्पितुक इति प्राप्मोति। मत्कपितृकः, त्वत्कपितृक इति 
चेष्यते । | 

कथं पुनरिच्छतापि भवता बहिरङ्गण प्रतिषेधेनान्तरङ्गो विधिः 
शक्यो बाधितुम्‌ । 

अन्तरङ्गानपि विधीन्‌ बद्दिरङ्गो विधिवांधत गोमत्‌ग्रिय इति 
यथा | 

क्रियत तत्र यत्नः प्रत्ययोत्तरपद्योङचेति । 


का निप्रेध नहीं होता है तो अकच्‌ दोगा। निषेध होने पर क दोगा। पितृ शब्द 
के साथ समास में युप्मद अस्मद्‌ के मपर्येन्त भाग को त्व म आदेश, समासान्त 
कपू प्रत्यय और विभक्ति का ळुकू हो जाता दे । अकच्‌ पक्ष में मकतूपितृकः, 
तक पितृकः प्राप्त होता हे । क पक्ष में मत्कपितूकः, स्वस्कपितृक: ऐसा । इन 
दोनों में हमें क वाळा रूप इष्ट दै. इस लिये इस सूत्र से सर्वनाम संज्ञा का निषेध 
करना आवइयक दै ।' 

युप्मदू-सु पितृ सु, अस्मद-सु पितृ सु इस अवस्था में अन्तरङ्ग प्रा अकच 
को आप चाहत हुए भी न वहुत्रीही इस बहिरङ्ग निषेध से केस रोक सकेंगे । 

अन्तरङ्ग विधियों को भी वहिरङ्ग विधि बाध लिया करती है। जेसे-- 
गोमतूप्रियः । गोमान्‌ प्रियो यस्य । यहां गोमत्‌ मु प्रिय सु .इस अवस्था में अन्तरङ्ग 
प्राप्त दळड्यांदे लोप को बहिरङ्ग सुपो धातुप्रातिपर्दिकयोः यह सुप्‌ का लुकू बाघ 
लेता है ।' परिभाषा भी दे--अन्तरङ्गानपि बिभ्रीन्‌ वहिरङ्गो छग्‌ वाधते इति । 

बहाँ तो प्रःययोतरपदयोऱच यह विशेष यत्न किया हे । इस लिये वहिरक्ग 
झुकू अन्तरङ्ग लोप को बाध लेता दै । अन्यथा त्वन्नाथः मन्नाथः यहाँ तत्र नाथः, मम 
नाथः इस षष्टीसमास में युष्मद्‌ ङस्‌ नाथ सु, अस्मद्‌ ङस्‌ नाथ सु इस अवस्था में 
सुपो घातु० इस सुब्छुक्‌ की अपेक्षा न्व म आदेशों के अन्तरङ्ग होने से इस्‌ के लुक से. 
पहले प्रत्यय परे सान कर त्व म आदेश हो जायेगे तो प्रत्यय इस अश से ही सिद्ध हो 


१. न केवल व्यन्जनान्तों में ही क और अकच्‌ का भेद है अपि तु द्विकपुत्रः, 
द्रकिपुत्रः यहां अजन्त द्वि शब्द के प्रयोग में भी क और अकच का स्पष्ट भेद हैं। 
अंकच होने पर द्वकिपुत्रः होगा । क होने पर द्विकपुत्र बनेगा । अकच टि से पूर्व होता 
है। क प्रातिमदिक से परे होता है। 

' २. ऊक्‌ होने स प्रत्ययलक्षण का प्रतिषेध होने से यहां नुम और दीर्ध नहीं 
होत 1 है 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


षष्ठ आह्विक | १३९ 


नजु चेहापि क्रियते न बहुबीहाविति । 
अस्त्यन्यद्‌तस्य वचने प्रयोजनम्‌ । किम्‌ । प्रियविइवाय । 


उपसर्जनप्रतिषेधनाप्येतत्‌ सिद्धम्‌। अयं खल्वपि वहुबीहि- 
रस्त्येव प्राथमकल्पिकः, यस्मिन्नेकपद्यमेकस्वर्यमेकविभक्तिकत्व च । 
अस्ति तादर्थ्यात्‌ ताच्छव्द्यम्‌ । बहुत्रीह्मरथानि पदानि बहुव्रीहिरिति । 


जाने पर उत्तरपद्प्रहण व्यथ हे । चह च्य हो कर इस बात का ज्ञापंक है कि बहिरङ्ग 
होता हुआ भी सुप्‌ का छुकू अन्तरङ्ग काये को वाघ कर पहले हो जाता है। पहले 
सुब्लुक्‌- दो जाने पर प्रत्यय परे नहीं होगा तो त्व म आदेश नहीं हो सकेंगे। उन्हे 
करने के लिये उत्तरपद ग्रहण चरितार्थ द्दोता है । 


यहाँ भी न बहुत्रीही यह यत्न किया है। इस यत्न से अन्तर अकच्‌ की 
. बाधा हो जायगी। | 

न वहुत्रीही के बनाने का तो और प्रयोजन है। क्या ? प्रियविश्वाय यहाँ 
सर्वनामसंज्ञा का निषेध हो कर स्मै न होना । क्योंकि प्रिय विव शब्द के बहुव्रीहि 
बन जाने पर ही इधर से स्मे ओर उधर से सर्वनामसंज्ञा का निषेध दोनों समान- 
समय में प्राप्त होते हैं। इस सूत्र से सर्वनामसंज्ञा का निषेध दो जाने से स्मैं न 
द्दोगा । 2 

यह प्रयोजन तो उपसर्जन की सबैनामसंज्ञा के निषेध से भी गताथ है । 
प्रमविश्वाय में विइव शब्द उपसजेन है । संज्ञोपसजेनप्रतिपथः इस वचन से उसकी 
सर्वनाम संज्ञा नहीं होगी तो स्मे न होगा । इसके अतिरिक्त दूसरी बात यह है 
कि बहुधीहि भी दो प्रकार का है । एक तो प्रोथमकल्पिक। प्रथमक्रल्पे भवः= 
प्राथमक्रल्पिकः । अर्थात्‌ असली समासरूप जिसका पुकार्थीभाव नाम है । 
जिसमें एक पद एक स्वर और एक विभक्ति होती है। ओर दूसरा उस असली बहुब्रीदि 
के लिय बनाया गया अलौकिक प्रक्रियावाक्य भी बहुब्रीदि है। वह भी बहुव्रीद्यथ 
होने से बहुव्रीद्दि शब्द से व्यवहृत होता है। यहां समासरूप बहुव्रीहि के लिये 
बनाये गये अलौकिक प्रक्रियावाक्य को भी बहुत्रीदि माना गया दै'। उस अवस्था 
में बहुबरीदि बनने से पूव युष्मद्‌ सु पितृ सु, अस्मद्‌ सु पित सु इस अलौकिक 
वाक्य में ही युष्मदू अस्मद्‌ की सर्वनाम संज्ञा का इस सूत्र से निषेध द्दो 


१. न बहुब्रीहौ सूत्र में वहुत्रीहौ यह सप्तमी निर्देश भी यह सूचित करता है 
कि बहुब्रीहि समाम में अलौकिक विग्रहवाक्य मै जो सर्वादि हैं उनकी सवनाम संज्ञा नहीं 
होती । अन्यथा न बहुब्रीहिः ऐसा प्रथमान्त ही निर्दिष्ट कर देते । 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by 898190 


FEES 00 सरह, तती. 


३४० १ ` ज्याकरणमद्दाभाष्य 


तद्यत्‌ तादर्थ्यात्‌ ताच्छब्द्यं तस्येद्‌ ग्रहणम्‌ । 
गोनदींयस्त्वाह-अकचूस्वरौ तु कतेव्यौ प्रत्यङ्गं सुक्तसंशयौ । 
त्वकत्‌पित्रको मकत्‌पितृक इत्येव भवितव्यमिति। 


MN 


प्रतिषेधे भूतपूर्वस्योपसंख्यानम्‌ । 


प्रतिषेधे भूतपूर्वस्योपसंख्यानं कर्तव्यम्‌ । आख्यो भूतपूर्वः आख्यः 
पूर्वः । आळ्वपूर्वाय देहीति । 


त त DSA > >>. > AES ळी 
जायगा तो अकच्‌ न हो कर स्वार्थिक क के साथ त्वत्कपितृकः, मत्कपितृकः ये 


हृष्ट रूप बन जायेंगे । 


फिर सी भाष्यकार तो युष्मद्‌ सु. पितृ सु, अस्मद्‌ सु पितृ सु इस अवस्था 
में अकच और स्वर को ही अधिक अन्तरङ्ग समझते हुए त्वकतपितूकः मकतपितृकः 
अकच्‌ बाळा रूप ही अभीष्ट मानते हैं । वे कहते हैं कि अव्ययसवेनाम्नामकच्‌ से 
होने वाला अकच्‌ प्रत्यय और स्ताङ्गशिटामदन्तानाम्‌ से सवेनाम को होने वाला 
आद्यदात्तस्वर ये दोनों काये अन्तरङ्ग हैं इस लिये झुक्तसंशय हो कर पहले कर 
छेने चाहियें । 

भूतपूर्व अर्थं वाले पूर्वाद्यन्त आढथपूवे आदि शब्दों की सर्वनामसज्ञा फा 


. निषध कहना चाहिये । आढ्यो भूतपूर्वः आब्यपूर्वः । तस्मै आब्यपूर्वाय देहि । 
यहां पूर्व शाब्द की सर्वादिगण में पठित होने से सर्वनाम संज्ञा प्राप्त होती दै । 


१, इस प्रकार भाष्यकार की दृष्टि से इस सूत्र का प्रत्याख्यान हो जाता है । 
क्योंकि प्रियविश्वाय आदि में स्मै आदि तो उपसर्जन होने से न होंगे । रहा अकच्‌, 
यह इष्ट है ही । फिर इस सूत्र की क्या आवश्यकता है। एक दृष्टि से देखा जाय तो 
भाष्यकार का सत युक्तियुक्त प्रतीत होता है। जब अहकं पिता यस्य, त्वकं पिता 
यस्य इस लौकिक विग्र वाक्य में अकम्‌, त्वकम्‌ यह अकच्‌ सहित का ही 
प्रयोग है क सहित का नहीं, क्योंकि बहुब्रीहि होने से पूर्व युष्मदू अस्मदू की सवेनामता 
अव्याहत है। वहां अकच ही होगा, क नहीं। तो फिर बहुब्रीहि होने पर भी पहले 
वाक्यावस्था में किया हुआ अकच्‌ क्यों हटे.। उसके हटने का कोई बलवान, हेतु नहीं 


 है। इस लिये त्वकत्‌पितृकः, मकत्पितृकः यही रूप इष्ट मानने चाहियें। 


क प्रत्यय वाले त्वत्कपितुकः, सत्कपितृकः ये नहीं मानने चाहिये ऐसा महाभाष्यकार 


ति । श्री पतज्ञनि जी को अभिमत है। यथोत्तरं सुनीनां प्रामाण्यम्‌ के अनुसार पूववर्ती 
 सूतकार के मत से उत्तरवर्ती भाष्यकार का मत ही प्रमाण होना चाहिये । 


७ 0-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


षष्ठ णाहिक ३४१ 
प्रातेषेधे भूतपर्वस्योपसंख्यानानथक्यं पूर्वादीनां व्यवस्थायामिति वचनात्‌ 


OA पोपसंख्यानमन 

प्रतिषधे भूतपूर्वस्योपसंख्यानमनर्थकम्‌। किं कारणम्‌। पूर्वादीनां 
व्यवस्थायामिति चचनात्‌। पूर्वादीनां व्यवस्थायां सर्थनामसंज्ञोच्येत । 
न चात्र व्यवस्था गम्यते । 


दृती यासमासे ॥१।१।३०॥ 
समास इति वर्तमाने पुनः समासग्रहणं किमर्थम्‌ ! 


_ अये तृतीयासमासोऽस्त्येय प्राथमकल्पिकः । यस्मिन्नैकपद्य- ` 
मेकस्वर्थमेकविभंक्तिकत्वं चेति। अस्ति च तादर्थ्यात्‌ ताच्छब्दम्‌ । 
तृतीयासमासार्थानि पदानि ठतीयासमाख इति । तद्यत्‌ तादर्थ्यात्‌. 
ताच्छव्य॑ तस्येदं ग्रहणम्‌ । अथवा--समास इति वर्तमाने पुनः समासः 
ITNT TTT nn मि 
भूतपूर्वार्थक पूर्वाद्यन्त आढयपूर' आदि की 'सर्वनामसंज्ञा के निषेध की 
आवश्यकता नदीं । क्योंकि पूवेपरावरदक्षिणोत्तरापराधराणि० गणसूत्र में व्यवस्था- 
वाची पूव शब्द की सवनामसंज्ञा कही है। आद्यपूर्व में पूर्व शब्द व्यवस्था का 
बोधक नहीं दै । जो पहले आब्य रहा है इस अर्थ में पूर्व शब्द आब्यस्व का विशेषण 
है । स्वतन्त्ररूप से दिक्‌ देश काळ की अपेक्षा से अवधि का नियम यहां नहीं दै । 
जैसे पूर्वेमतिक्रान्त:-अतिपूर्वेः, पूर्वभूतः भूतपूर्वः यहां पूवे शब्द अतिक्रान्त अर्थ का 
या क्रिया का विशेषेण होने से सर्वनामसंज्ञक नहीं होता पेसे आढ्यपूर्व में भी पूरै 
. शब्द का अपमा स्वतन्त्र विशेष्यरूप अथ न होने से उसकी सपेनामसंज्ञा नहीं होगी । 


विभाषा दिकूसमासे० से समास की अजुबृत्ति आने पर फिर यहाँ समासग्रहण 
किस लिये किया है । 

यह तृतीयासमास दो प्रकार का है। पुक् तो प्राथमकल्पिक अथात्‌ 
वास्तविक . एकार्थीभाव रूप जिस में एक पद्‌ एक स्वर और एक विभक्ति दोती है । 
और दूसरा वह जो असली तृतीयासमास के लिये प्रयोगाई लौकिक विग्रहवाक्य 
बनाया जाता है वह भी तृतीयासमासाथ होने से तृतीयसमास शब्द से व्यवहृत 
होता है । जो तृतीयासमास के लिये लोकिक पदों का विग्रहवाक्य बनाया जाता दै 
उसे भी यहाँ तृतीयासमास समझ छिया जाय इस लिये समास ग्रहण किया है। 
जैसे--मासेन पूषेः=मासपूर्वः । यहां मासपूवेः यइ असली मुख्य एकार्थीभाव 
रूप तृतीयासमास है । उस के लिये बनाया गया सासेन पूर्वे: यह लौकिक 
विग्रहवाक्य भी तृतीयासमास हो जायगा तो मासपूर्वाय की तरह मासेन पूर्वाय में 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


३४२ ब्याकरणमद्दाभाण्य 


अहणस्यैतत्‌ प्रयोजनम्‌ । योगाङ्गं यथा विज्ञायत। सति च योगाङ्गे 
योगविभागः करिष्यते । तृतीया । दृतीयासमासे सवादान सवनाम- 
संज्ञानि न भवन्ति । .मासपूर्वाय दोहे । सचत्सरपूचाय देहीति । 
ततोऽसमासे । असमासे च तृतीयायाः सवादीनि सवनामसक्षांन न 
भवन्ति । माखन पूर्वाय देहि । संवत्सरेण पूवाय दृत । 


, विभाषा जासे ॥ १।१।३२॥ 
जसः कार्य प्रति विभापा। अकज्‌ हि न भवति। &न्द्वे चेति’ 
प्रतिषेधात्‌ । 
भी सैनामसंज्ञा न होगी । सर्वनामसंज्ञा न होने से स्मे न होगा। अथवा-समास 
की अनुटरत्ति आने पर फिर समासग्रइण का ग्रह प्रयोजन हे जिस से वह (=सूत्रोपात्त 
समास ३ब्द्‌) योगाङ्ग बन जावे । अर्थात्‌ अष्टाध्यायी का याग (=सून्न) रूप अङ्ग 
चन जाय । योगाङ्ग वन जाने पर योगविभाग किया जा सकेगा। तृतीयासमास 
इस एक सूत्र में प्ररिछिट निर्देश मान कर तृतीया और असमासे ये दा सूत्र वन 
जायेंगे । तृतीया इस सूत्र के साथ अनुव्रृत्त समास यह शब्द जाइ कर अर्थ होगा मुख्य 
तृतीया समास में सर्वादि की सर्वनाम संज्ञा नहीं हाती। जैसे--मासपूवाय देहि । 
संवः्मरपूर्चाय देहि । यहां पूर्वसदृश समोनार्थ कलह निधुण० सूत्र से विहित प्रतिपदोक्त 
तृतीयातत्पुरुप समास लिया गया है । उस समास में सत्रेनामसजा नहीं दुइ तो 
स्मै नहीं हुआ । उसके बाद असमासे इस दूसरे. सूत्र का अथ॒ हागा -- असमास अर्थात्‌ 
तूतीयासमासार्थ वाक्य मं भी तृतीयान्त से परे आय हुए सादि की सवेनामसंज्ञा 
नहीं होतो । जेसे--मासेन पूर्वीय दहि । सत्रसरेण पूवाय देहि । यदाँ कोकिक्र विग्रह 
वाक्‍य में पूर्व २डद़ की सर्वनाम संज्ञा न होने से स्मै नदीं हुआ। 


कट 3 


जस का कार्य जो जसः शी से शीभाव हे उस के करने मे दी द्वन्द्व समास 
में सवीदि की सैनामसंञा का विकल्प दै। अकच आदि अन्य कार्या के करने मे 
विकल्प नहीं है । वह्दां तो इन्द्रे च से नित्य निषेध रहेगा। उस से वर्णाश्रमेतरे, 
वर्णाप्रमेतराः ( वर्णाश्च आश्रमाइच इतरे च ) यहां इन्द्र समास में जस्‌ को शी 
तो विकल्प से हो गया किंतु अकच के प्रति सर्वनामसंज्ञा का सर्वथा निषेध होने से 


अकच नहीं हुआ । 


१. असमासे यहां पर्युदास में नश समझना चाहिये, जिससे तत्सदशतद्विन् 
की प्रतीति हो। तृतीयासमासाथ वाक्य तृतीयासमास से भिन्न भी है और उसके 
सरश भी है । 


२. वरतुतः विभाषा जसि यहां जसि इस निर्देश से ही उक्त बात समझा दी 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection, Digitized by eGangotri 


षष्ठ आह्विक ३४३ 


पूवेपरावरदश्षिणोत्तरापराधराणि व्यवस्थापामसंज्ञायाग ॥१॥१॥३४॥ 
अवगदीनां च पुनः सूत्रपाठे ग्रहणानर्थक्यं गणे पठितत्वात्‌ । 


अवरादीनां च पुनः सूत्रपाठे ग्रहणमनर्थकम्‌ । [कि कारणम्‌ । गण 
पठितत्वात्‌ । गणे ह्येतानि पठ्यन्ते । 

कथ पुनञ्ञायत स पूत्रः पाठः । अयं पुनः पाठ इति । 

तानि हि पूर्वादीनि। इमान्यवरादीनि । 

इमान्यपि पूर्वादीनि । 
oo MN NN 

पूर्वे पर अवर आदि नो शब्दों का फिर यहां अएाध्यायीसून्रपाठ में पढ़ना 
व्यर्थं हे । क्योंकि ये सब गणपाठ में पढ़े हुए हैं । अवरारीनाम्‌ यहाँ अवर शब्द 
पूरवे का उपलक्षण 

यह कस जाना कि अशाध्यायी सूत्रपाठ से गणपाउ पहले हे? ओर 
अष्टाध्यायी सूत्रपाठ गणपाठ से पीछे है? क्योंकि अद्टाध्यायीस्थ. सर्वा 
सवनामानि का आदि शब्द प्रकारार्थक भी संभव है। सर्व के प्रकार वाळे सवे 
सरीखे शब्दों की सर्वनामसंज्ञा होती हे । प्रकारा को दिखाने के ल्यि पीछे 
गणपाठ रखा जा सकता है । प्रकारार्थता के संभव होने से ही वेद में परमस्याम्‌ 
मध्यमस्याम्‌ अवमस्याम्‌ यहां परम मध्यम अवम आदि शब्दों में भी सर्वनाम के 
कार्य दीखते हैं । आदि शब्द व्यवस्थावाची तथा प्रकारवाची प्रसिद्ध ही है । 


यह ऐसे जाना कि सर्वोदीनि० यहां आदि शब्द व्यवस्थावाची है। गणपाठ 
एक नियतानुपूर्वी वाळा शब्दसंनिव्रेश होता है। सवै आदि शब्द जिन में पूर्व 
पर आदि ये नो शब्द आ गये हँ एक व्यवस्थित क्रम से गण में पढ गये हैं । 
आदि शब्द के व्यवस्थावाची होने से ही गणपाठ पूर्वकालिक ओर अष्टाध्यायी सूत्र 
पाठ उत्तरकालिक जाना जाता है । व्यवस्थावाची आदि शब्द हाने से गणपाठ 
पहले माङूम होता है । ये सूत्र अवरकाछ में पठित होने से अवरादि शब्द से कहे 


गये हैं । 
अष्टाध्यायीसूत्र पाठ में सर्वादीनि० इत्यादि भी पूर्वकाळपटित संभव हो 


गई ह। जसि यह जस्‌ शब्द का सप्तमी एकवचन न मान कर जसः इ=जसि ऐसा ' 


समझना चाहिये । वहां इ इस हृस्व इकार से इकार ग्रहीत हो जायया तो अथे हं!गा-- 
जस्‌ के स्थान में जो ई वह जसि। अर्थात्‌ जसः शी से होने वाला शी आदेश । वह 
काये विकल्प से होता है । 


७ ०-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


३४४ व्याकरणमदांभाष्य 


एवं तह्याचार्यप्रबृत्तिज्ञोपयति स पूर्वः पाठः | अयं पुनः पाठ इति। 
यद्यं पूर्वादिभ्यो नवभ्यो वेति नवग्रहणं करोति । नवैव हि पूर्वादीनि । 


इद्‌ ताद्दै प्रयोजनम्‌। व्यवस्थायाम्रसंश्चायाम्‌ इति वक्ष्यामीति । 
एतदपि नास्ति प्रयोजनम्‌ । पवंविरिष्टान्येवैतानि गणे पठ्यन्ते । 
इदं तहिं प्रयोजनम्‌ । दयादिपयुदासेन पर्युदासो मा श्ूदिति। 


सकते हें । क्योंकि सर्वादीनि में आदि शब्द को हम प्रकारार्थक मानेंगे। कृत्स्न 
सकल आदि इाब्दो की सर्वनामसंज्ञा अनभिधान से न होगी । प्रकारार्थता के 
प्रदशन के लिये भी पीछे गणपाठ हो सकता है । इस लिये अध्टाध्यायीसून्रपाठ 
भी पहले संभव दै । ः 

, अच्छा तो आचार्यं का व्यवहार इस बात का ज्ञापक है कि गणपाठ पहले 
है और अष्टाध्यायी सूत्र पाठ पीछे है। यह जो पूवोदिभ्यो नवभ्यो वा इस सूत्र में 
नव शब्द का ग्रहण किया है उससे यह बात सिद्ध होती है। क्योंकि अशाध्यायी 
सूत्र पाठ में नौ ही पूर्वादि पढ़े हैं। यदि अष्टाध्यायी सूत्र पाठ पहले हो तो 
उन्हीं नो का ग्रहण होने से नौ यहद परिच्छेदक वचन व्यथ हो जाता है । गणपाठ 
को पहले मानने पर तो यह सूत्र गणपाठपठित पूर्वादियों का परामशक है। 
तब “नव” शब्द का ग्रहण नो से अतिरिक्त त्यदादियों की व्यात्रत्ति करने से चरितार्थ 
हो जाता है। इस लिये गणपाठ से ही पूवे आदि की सर्वनामसंज्ञा सिद्ध हो जाने 
पर यह सूत्र व्यर्थं है । 

पूव आदि में व्यवस्थायामसंज्ञायाम्‌ यह विशेषण लगाने के छिये इस सूत्र 

का प्रयोजन रह सकता है । 


यह भी कोई प्रयोजन नहीं। उक्त विशेषण विशिष्ट ही गणपाठ में पूव आदि 
पढे हैं । अर्थात्‌ इसी प्रकार का सूत्र गणपाठ में है । 

अच्छा तो इस सूत्र का यह प्रयोजन है कि द्वि आदि के पर्युदास अथोत्‌ 
निषेध से पूवे आदि का पयुदास न हो । किन्दी आचायों ने पहले त्यद्‌ तद्‌ यदू 
इत्यादि किपू पर्यन्त शब्द पढ़ कर फिर पूर्व आदि नो शव्द गणप्राठ में पढ़े हैं । वहां 
किं सरवेनामवहुभ्योऽद्यादिभ्यः इस सूत्र में अद्व्यादिभ्यः इस वचन द्वारा द्वि आदि 
शब्दों से परे तसिळू आदि प्रागुदिशीय प्रत्ययों का जो निषेध किया है वह द्वि 
युष्मद्‌ अस्मद्‌ भवतु की तरह पूर्व आदि से भी प्राप्त होता हे । यहां इस सूत्र में 
` पूरे आदि की पुनः सबैनामसंज्ञा विधान करने से तसिलादि का निषेध न होगा । 
। वा सबेनामसेज्ञा भर विधानसामथ्ये अदुयाविभ्या य निषेध bd द्या 


(७-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Col y eGangotri 


' पै आह्वेक ३४५ 


एतद्पि नास्ति प्रयोजनम्‌ । आचार्यप्रवृत्तिक्षोपयति नैषां द्वघादि- 
पर्युदासेन पर्युदासो भवतीति। यदयं 'पूरवत्रासिद्धमितिः निपातनं 
करोति। वारतिककारइच पठति 'जशभावादिति चेदत्तरन्राभावादपंबाद- 
प्रसङ्ग’ इति । 


इद्‌ तर्हि ्रयोजनम्‌। जसि विभाषां वक्ष्यामीति । 


स्वसज्ञातिधनाख्यायास्‌ ।।१।१।३५॥ 
आख्याग्रहणं किमर्थम्‌ ? 


जायगा । जिस प्रकार लक्षणेत्थंभूतास्यानभागवीप्सासु प्रतिपर्यनवः सूत्र से लक्षण अर्थ 
में अनु की कर्मप्रवचनीय संशा सिद्ध होने पर फिर अनुर्लक्षणे सूत्र से विहित 
कर्सप्रवचनीयसंज्ञा से कल्पित द्वितीया के पुनबिधान से हेतौ सूत्र से हेतु 
में होने वाळी तृतीया विभक्ति का बाध हो जाता है । 


यह भी प्रयोजन नहीं । आचार्य के व्यवहार से यह ज्ञापित होता हे कि 
द्वि आदि के पर्युदास से पूव आदि का पर्युदास नहीं होता । पूतेत्रासिद्धम्‌ सूत्र में 
पूवेत्र इस चल प्रत्यय के निपातन से यह बात मालूम होती दै। और ढो ढे लोपः 
सूत्र पर वार्तिककार के जशभावादिति चेदुत्तरत्राभावादपवादप्रसङ्गः इस वार्तिक में 
उत्तरत्र शब्द के प्रयोग से ओर अधिक स्पष्ट हो जाती है । ` 


अच्छा तो इस सूत्र का यह प्रयोजन दै कि पूर आदि की जस्‌ मे विकल्प से 
सर्वनामसंज्ञा हो जावे जस्‌ में सवेनामसंज्ञा का विकल्प करने के लिये यह सूत्र 
बनाया है । गणपाठ में स्त्र नित्य सबैनामसेज्ञा प्राप्त थी उस का जस्‌ में इस सूत्र 
से विकल्प किया जाता है।' 


सत्र में आख्याग्रहण किस लिये किया है? 


१. पूवैपरावर० स्वमज्ञाति० अन्तरं० ये तीनों सूत्र जस्‌ में सर्वनामसंज्ञा के 
विकल्प के लिये बनाथे गये हैं । पूर्वादीनि नव व्यवस्थायामसंज्ञायाम्‌ अज्ञातिधनाख्या- 
याम्‌ बह्ियोगोपसंब्यानयोः ऐसा सूत्र बनाने में अर्थ सांकर्यं हो जाता । संज्ञाभिन्न 
व्यवस्था का सम्बन्ध स्व और अन्तर शब्द से भी होने लगता । ज्ञाति धन की आल्या 
का निषेध पूर्वादि सात तथा अन्तर शब्द से भो होने लगता और बहिर्योग एवं 
उपसंख्यान का सम्बन्ध अन्तर शब्द के साथ अन्य सव से भी होने लगता इस दोष 
से बचा कर भाष्यकार ने यथास्थित प्रतिपद सूत्रपाठ ही निर्दोष समर्थित किया दै । 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


र 


त 
| 
| 
| 
| 


३७६ ब्याकरणमद्दामाष्य 


ज्ञातिधनपर्यायवाची यः स्वशब्दस्तस्य यथा स्यात्‌। इह मा 
भूत्‌। स्वे पुराः । स्वाः पुत्राः | स्वे गावः । स्वाः गावः । 


अन्तरं बहिर्योगोपसंग्यानयोः ॥१।१।३६॥ 
उपसंब्यानम्रहणमनथकं बहियोंगेन कृतत्वात्‌ | 
उपसँब्यानग्रहणमनर्थकम्‌। कि कारणम्‌। वद्दियोगेन तत्वात्‌ । 


.----*_::_-.:>>:<:>>>>>>><<<<<<<<><<<<<२२३ ३.३... द.द-<<<>><< 


ज्ञाति अर्थात्‌ बन्घुवगे ओर धन का पर्यायवाची जो: स्व शब्द है उस की 
सर्वनामसज्ञा का निषेध हो । जिस स्व शब्द की आख्या अर्धात्‌ अर्थ ही जाति 
और धन हो उस की सवनामसज्ञा न होवे। जैसे--इमे स्वा ईष्येन्ति नः ये बन्धु 
-इसारे साथ ईंथ्या करते हैं । प्रियः स्वानां भवति अपने बन्धुओं का प्यारा होता है । 
प्रभूताः स्वा न मुज्यन्ते । बहुत धन नहीं भोगा जाता । यहाँ स्व शब्द का शब्दाये 
ज्ञाति और धन होने से सर्वनामसंज्ञा न हुई, तो जस्‌ के स्थान में शी न हुआ । इस 
के विपरीत जिस स्व शब्द का अर्थ ज्ञाति घन न हो कर आत्मा या आत्मीय हो 
परन्तु वह ज्ञाति धन के विषय में प्रयुक्त हो वहां स्व शब्द की सवैनामसंङहक्रा 
निषेध न हो । उसे द्दी जस्‌ में विकल्प दो, इस लिये आख्याग्रदण किया.है। जैसे-- 
स्वे पुत्राः । स्वाः पुत्राः । स्वे गावः.। स्वाः गाव: । यहां स्व शब्द की आख्या अर्थात्‌ 
शब्दार्थ आत्मीय है । स्वे पुत्राः का अर्थ अपने पुत्र दै। पुत्र यद्यपि बन्ध है। गोएं 
यद्यपि धन हैं तथापि स्त्र शब्द का अथे यहां बन्ध और धन नहीं है। आत्म 
प्रवृत्तिनिमित्त से ज्ञाति च धन का वाचक है । इस लिये यहां सर्वनामसंज्ञा का निषेध 
न हो कर जस्‌ में विकल्प हो जाता है। यदि आख्या ग्रहण न कर के स्वमज्ञाति- 
घनयोः ऐसा कहते तो यहां भी धन विषय होने से निषेध हो जाता। स्व शब्द के 
आत्मा, आत्मीय, ज्ञाति और धन ये ४ अर्थ हैं। स्वाभिन्‌ शब्द में प्रयुक्त स्व का 
भै ऐइवये है । 
सूत्र में उपसंब्यान ग्रहण व्यथै है । बददियोगग्रहण से ही इष्ट सिम हो 
_जायगा । क्योंकि उपसंव्यान का दो प्रकार का अर्थ हे । एक उपसंवीयते परिधीयते 
इंति उपसंव्यानम्‌ । जो वस्त्र पहिना जाता है, धारण किया जाता दै घोती आदि 
बह उपसंव्यान है । और दूसरा उपसंबीयते परिवेश्यते ( शरीरम्‌) अनेन तदू उप- 
संव्यानम्‌ । जिस वस्त्र से शरीर ढका जाता है, दोहर चादर आदि वह भी उपसंब्यान 
है । इस प्रकार कमै और करण कारक में उप सम्‌ पूर्वक व्येन धातु से ब्युट्‌ प्रत्यय 
करके दो अथे दो जाते हँ । बढियांग में बहिः के दो अभे हैं (१) बहिः-अनाइत देश, 


८८-७0. Mumukshu Bhawan Varanasi 00160101.. Digitized by eGangotri 


षष्ठ आह्विक ३४० 
बहियाँग इत्येव सिद्धम्‌ । 


न वा झाटकयुगादर्थम्‌ । 


नवानर्थकम्‌। किं कारणम्‌। शाटकयुगादर्थम्‌। शाटकयुगाद्र्थ 
तहींद वक्तव्यम्‌ । यजैतन्न ज्ञायते किमन्तरीय किसुत्तरीयमिति | 


अत्रापि य एष मचुष्यः प्रेक्षापू्वकारी भवति निशात तस्य भवति 
इद्मन्तरीयमिद्सुत्तरीयमिति । 


(२) वहिःऱ्वाद्य । बाहर से अनावृतदेश के साथ बहिर्योग है । अर्थात्‌ जो वस्तु बाहर 
है। गांव या नगर आदि से बहिभूत चाण्डालादि के घर चे बहियोंग वाले हैं, वे स्वयं 
बाह्य हैं, उन से परे कोई घर नहीं । दूसरा वाझेन योगः=वहियोंगः । बहिभूंत वस्तु 
से योग बहिर्योग है । बडिभूँत वस्तु से योग अन्दर को वस्नु का ही हो सकता है । 
इस लिये नगरादि के अन्दर वर्तमान घर आदि भी बहियोंग वाळे हँ । इस प्रकार 
जो अस्त्र पहिचा जाता दै उस का उत्तरीय से प्रावृत होने से अर्थात्‌ बाह्य जो उत्तरीय 
उस के साथ सरवन्ध होने से वहां बहिर्योग कहा जायगा और जो ओढा जाता है 
उसका बाहर से सम्बन्ध होने से वहाँ भी बहिर्योग कहा जायगा । उपसंव्यान के दोनों 
अर्थ वहियोग से गतार्थ हो जाते हैं तो उपसंव्यान ग्रहण व्यथै है । 

उपसंब्यानग्रहण व्यर्थै नहीं है । समान लम्बाई चौड़ाई वाळे दो कपड़ों के 
जड़े में जो अभो धारण नहीं किये गये हैं यह पता नहीं लगता कि इन में कोन सा 
कपड़ा अन्तरीय है अर्थात्‌ शरीर के नीचे पहिनने योग्य है। और कोन सा उत्तरीय 
है अयात्‌ शरीर के उपर ओढ्ने योग्य दै । उपसंव्यानेग्रहण से यह स्पट हो जायगा 
कि जो शरीर के नीचे पहिनने योग्य है उस कपड़े का वाचक जा अन्तर शब्द है उस 
की सईनामसंज्ा होती हे । और जो शरीर के उपर ओढने योग्य है उसके 
वाचक अन्तर शब्द की सेनाम संज्ञा नहीं होती । 

यद्ा भी जो मजुन्य बुद्धिमान्‌ होता है, सोच समझ कर काम करता है 
उसे अन्तरीय उत्तरीय का पता छग जाता है कि यद कपड़ा अन्तरीय है, परिधानीय 
है। और यह उत्तरीय है, प्रावरणीय है । शाटकथुग में भी भावी बुद्धि स (जिसे 

हनेगा) उसको उपसंब्यान मानेगा, तथा उसी बुद्धि के आश्रित वहाँ बदियोंग 

बाह्य के साथ योग) भी होगा। इस लिये बहिर्योग से ही काम चछ जाने पर 
उपसंव्यानमहण व्यर्थ है ।' 


१. अमर तो उत्तरीय (प्रावार, चादर) को संव्यान नाम देता है । 
२, इस प्रकार भाष्यकार ने उपसंव्यानग्रहण का खण्डन कर दिया है। 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


३४८ न व्याकरणमद्दाभाष्य 


अपुरि । 


अपुरीति वक्तव्यम्‌ । इह मा भूत्‌ । अन्तरायां पुरि वसति । 


वाग्रकरणे तीयस्य डिस्सूपसंख्यानम्‌ । 


वाप्रकरणे तीयस्य ङित्सूपसंख्यानं कर्तव्यम्‌ । ` द्वितीयायै । 
द्वितीयस्यै । दतीयायै । तृतीयस्ये । विभाषा द्वितीयातृतीयाभ्यामित्येतन्न 


पुर्‌ अथात्‌ नगरी के अर्थ से भिन्न अर्थ मै वर्तमान अन्तर शब्द की सर्व 
नामसंज्ञा कहनी चाहिये । अन्तरायां पुरि वसति ( बाहर की नगरी में रहता है ) यहां 
स्त्रीछिङ्ग अन्तरा शब्द नगरी के विषय में वंतंमान हे इस ल्यि सर्वनामसंज्ञा न होगी 
तो स्याडागम नहीं हुआ । 
र सर्वनामसंज्ञा के विकल्प प्रकरण में तीयप्रत्ययान्त द्वितीय तृतीय शब्दों की 
ङित्‌ विभक्ति परे रहते विकल्प से सर्वनामसंज्ञा कहनी चाहिये। द्वितीयायै । द्वितीयस्यें । 
तृतीयाये। तृतीयस्य । यहां स्त्रीलिङ्ग द्वितीया तृतीया शब्दों से डिव ङे 
विभक्ति परे रहते विकल्प से सर्वनामसंज्ञा हो गई तो सर्वनामपक्ष म स्याट्‌ ओर 
उस के अभाव में याट्‌ हो जते हैं। तीय की सर्वेनामसंज्ञा होने से यह लाभ भी 


शाटक्युगाद्यर्थम्‌ इस वार्तिक के आदि शब्द से कुछ लोग यह अभिमरः. लेते ई कि शरीर 
धृत शाटको के तीन या चार होने पर अन्दर के शाटकों का वहिर्योग न होने के कारण 
बहियोंगग्रहण से काम नहीं चलेगा इस लिये उपसंव्यानप्रहण करना आवश्यक हे । क्योंकि 
बहियोंग न होने पर भी उपसँब्यानता (=अन्तरीयता परिधानता) तो सब में समान हें । 
उन. वस्त्रों के वाचक अन्तर शब्द की स्वेनामसंज्ञा करने के ल्यि उप संव्यानग्रहण 
करना चाहिये । पर भाष्यकार का तो यह अभिप्राय है कि वहां परम्परा से वाह्ययोग 
होने स अन्तिम चतुथे का बाझयोग़र है ही, वह तृतीय से संयुक्त है, तृतीय द्वितीय से 
इत्यादि, अतः उन का बाह्य के साथ योग माना जायगा, तो उपसंब्यानप्रहण व्यर्थ 
ही रहता है । 

१. अपुरि यह निषेध सादि के गणपाठ में पठित सूत्र में ही कर देना चाहिये । 
वहां पढे हुए अन्तरं बहियोगोपसंच्यानयोः इस सूत्र में ही नगरी अर्थ से भिन्न अर्थ 
म वर्तमान अन्तर शब्द की सवनामसंज्ञा का विधान करना चाहिये। जस्‌ में विकल्प 
` करने वाळे इस सूत्र में तो अपुरि यह निषेध व्यर्थ है । क्योंकि जस्‌ में शीभाव अकारान्त 
अन्तर शब्द से होगा । स्त्रीलिङ्ग अन्तरा शब्द के अकारान्त न होने से शीभाव प्राप्त 
ही नहीं तो यहाँ अपुरि कहने की कोई आवश्यकता नहीं है । 


८८-७0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


षष्ठ आह्विक ३४९ 
वक्तव्यं भवति । 
कि पुनरच ज्यायः ? 


उपसंख्यानमेवात्र ज्यायः । इदमपि सिद्धं भवति । द्वितीयाय। | 
द्वितीयस्मै । तृतीयाय । तृतीयस्मै । 


स्वरादिनिपातमच्ययस्‌ ॥१।१।३७॥ 
किमर्थ एथग्‌ ग्रहणे स्वरादीनां क्रियते, न चादिष्वेव पख्येरन्‌ । 


चादीनां चे असत्त्ववचनानां निपातसंज्ञा । स्वरादीनां पुनः 
सत्त्वंबचनानामसत्त्ववचनानां च । 


अथ किमर्थसुभे संज्ञे क्रियेते, न निपातसंक्षेव स्यात्‌ । 


होगा कि विभाषा द्वितीयातृतीयाभ्याम्‌ यद सूत्र नहीं बनाना पड़ेगा। उस का 

काम जो स्याट्‌ का विकल्प है वह इसी वचन से सिद्ध हो जायगा । 

वाप्रकरणे तीयस्य० इस वचन मै और विभापा द्वितीयातृतीयाभ्याम्‌ इस सूत्र 
के वचन में कौनसा अधिक अच्छा रहेगा ? 

विभाषा द्वितीयातृतीयाभ्याम्‌ःइस सूत्र की अपेक्षा वाप्रकरणे तीयस्य० यद्द 
विकल्प से सर्वनामसंज्ञा का उपसंख्यान ही अधिक अच्छा रहेगा । इस उपसंख्यान 
से द्वितीयाय । द्वितीयस्मै । तृतीयाय। तृतीयस्मै यहां पुँलिङ्ग में भी तीय प्रत्ययान्त 
द्वितीय तृतीय शब्दों की विकल्प से सैनामसंज्ञा हो कर दो रूप बन जायेंगे । 


स्वर्‌ आदि शब्दों का पथक्‌ गणपाठ किस छिये किया है । क्यों न चादिगण 
में ही ये पढ़ दिये जावें? 

चादिगण में स्वर्‌ आदि शब्द नहीं पढ़े जा सकते। क्योंकि चादिगण सें 
चादयोऽसत्त्वे इस वचन से अद्रव्यवाची च आदि शब्दों की निपातसंज्ञा होती है 
द्रव्यवाचियों की नहीं । किन्तु स्वरादिगण में द्वब्यवाची अद्रब्यवाची दोनों प्रकार 
के शब्दों का पाठ है । स्वस्ति वाचयति, स्वः पश्य, स्वस्तिष्ठति, स्वर्‌ आगतः यहां 
स्वरादिगणपढित स्वस्ति और स्वः शब्द कमे कतो अपादान कारकों के होने से 
द्रब्यवाची हैं। अनेक-कारक-शक्तियोग ही तो सत्त्व (जन्य) दै । 

निपात और अब्यय ये दोनों अछग २ संज्ञायें किस लिये की गई हैं। क्यों 
न दोनों की साझळी एक निपातसंज्ञा ही कर दी जावे. । प्राम्रीखरान्निपाताः, स्वरादीनि, 
चादयोऽसत्त्वे ऐसा सूत्रपाठ हो जावे । 


७ ०-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


2 


३५० व्याकरणसद्दाभाष्य, 


नेवं शक्यम्‌ । “निपात पकाजनाङ्‌” इति प्रगरह्मसंशोक्ता सा स्वराः 
दीनामप्येकाचां प्रसज्येत | क्क इव केव । 


एवं तह्मव्ययसंज्ञैवास्तु । ड 
तच्चाशक्यम्‌ । वक्ष्यत्येतत्‌-'अव्यये नञ्कुनिपातानामि'ति। 
तदू गरीयसा न्यासेन परिगणनं कर्तव्य स्यात्‌ । तस्मात्‌ पृथग्ग्रहणं 
कर्तव्यम्‌ । उभे च संज्ञे कतव्ये। ` 
तद्भितशचासबेविभक्तिः ॥ १।१।३८॥ 


= 


ऐसा नहीं हो सकता । निपात एकाजनाङ्‌ से एकाच निपात को प्रग्रह्मसंज्ञा 
कही है वह स्त्ररादियों के भी निपातसंजक हो जाने पर उनमें वर्तमान एकाच्‌ शब्दों की 
भी प्राप्त होती है । जैसे- क्व इवस्क्वेव । यहां किम्‌ शब्द में किमोऽत्‌ सूत्र से 
विधीयमान अत्‌ प्रत्यय एकाच्‌ है । उसकी निपात संज्ञा हो जायगी तो निपात 
एकाजनाङ्‌ से प्रशृह्यसज्ञा हो कर इव शब्द के साथ गुण एकादेश न दो सकेगा । 
इसी प्रकार दक्षिणादाच्‌, छृत्यार्थे तबैकेन्केन्यत्वनः इत्यादि में आच्‌, केन्‌ आदि 
एकाच प्रत्यय हैं उनकी निपातसंज्ञा मानने पर दोष होगा। निपातसंज्ञा का 
प्रगृह्मत्व लाभ ही एक प्रयोजन है, उस प्रयोजन की सिद्धि के लिय यहां क्व आदि 
शब्दों में केवळ पुकाञ्चप अत्‌ आदि की भी निपातसंज्ञा स्वीकार की जायगी । . 


अच्छा तो दोनों की साझळी एक अव्ययसंज्ञा ही कर दी जावे। 

ऐसा भो नहीं हो सकता । आगे अव्यये नञ्‌ कुनिपातानाम्‌ यह 'स्वरविषयक 
वार्तिक कहेंगे । वहां निपातसंज्ञा के एथक्‌ न होने से निपात के स्थाने में चवा द 
अह प्र परा अप सम्‌ इत्यादि बहुत अधिक शब्दों का परिगणन करना होगा । 
जिससे वर्तमान निपातसंज्ञक शब्दे ही अव्ययों में लिये जावें। उन्हीं को 'पूर्वपद- 
प्रकृतिस्त्र हो । उनसे अन्य अव्ययाँ को न हो। इस गोरव से बचने: के लियि 
निपातसंज्ञा आवश्यक है। इस लिये स्वरादि ओर चादि का अलग २ गणपाठ 
में अहण करना चाहिये ओर निपात एवं अव्यय ये दोनों संज्ञाय भी अलग २ विधान 
करनी चाहिये ।' 


बट 


१. दोनों की साझली एक अव्यय संज्ञा करने में यह भी दोष है कि निपात 
एकाजनाङ्‌ की जगह अग्ययमेकाजनाइ यह सूत्र बनाना होगा। उससे क्व आदि 
में स्थित अत्‌ आदि एकाच्‌ अव्ययों की भी प्रग्ह्मसंज्ञा प्राप्त होगी । यदि वहां 
वादय एकाजनाङ्‌ ऐसा सूत्र बनावें तो चादि शब्दों में अद्रव्यवाचित्व विशेषण न 


हो सकने से द्रव्यवाची दिं ६ 
द्द ८८-७0. व्यवाची एकाच चादियाँ को भी महासंज्ञा माप्त, होगी ॥ 0.0 


धष्ठ जाहिक ३५१ 


असत्रेविभक्तावबिभक्तिनिमित्तस्योपसंख्यानम्‌ | 


असर्वविअक्तावविअक्तिनिमितस्योपसख्याने कर्तव्यम्‌ । विना । 
नाना । 


कि पुनः कारणं न सिध्यति । 
सवविभक्तिह्याविशेषात्‌ । 
सर्थविभक्तिह्लेघ भवति । कि कारणम्‌ । अविशेषेण विहितत्वात्‌ । 


त्रलादीनां चोपसंख्यानम्‌ । 


इस सूत्र के असवेबिभक्तिः इस निर्देश मे अविभक्तिनिमित्त तद्धित का भी 
उपसंख्यान करना चाहिये । अर्थात्‌ जिस तद्धित की उत्पत्ति में किसी विभक्ति 
को निमित्त नहीं माना गया हे उस तद्धित की भी अव्ययसंज्ञा होती है ऐसा 
कहना चाहिये । जसे--विना । नाना। यहाँ वि और नन्‌ शब्द से विनन्भ्यां 
नानाजौ न सह इस सूत्र द्वारा ना और नान्‌ इन तद्धित प्रत्ययां का विधान करने 
में किसी विभक्ति का निमित्त नहीं माना है इस लिये ये अविभक्तिनिमित्त 
हैं । इनकी भी अव्ययसंज्ञा हो जायगी तो अव्ययादाप्‌ शुपः से सुप्‌ का छुक्‌ सिद्ध 
हो जायगा ।' 


क्या कारण दै जो इस सूत्र से इनकी अव्ययसंज्ञा नहीं सिद्ध दोती ? 


किसी भी विभक्ति को निमित्त न मानने से ये सबेबिभक्ति दो जाते दे । 
असर्वविभक्ति नदीं रहते । क्योंकि जो तद्धित सामान्यतया विहित होने से किसी 
विभक्ति को निमित्त नहीं मानता वह एक प्रकार से सभी विभक्तियों को 
निमित्त मानता दै । यदि बिना नाना इन तह्धितों में कोई एक भी विभक्ति 
निमित्त हो जाती तो ये असदैविभक्ति बन जाते। ये तो सामान्यरूप से विना 
किली विभक्ति को निमित्त माने ही विधान किये दँ इस लिये इस सूत्र से 


इनकी अव्ययसंज्ञा सिद्ध नहीं होती । इसके अतिरिक्त श्रू तसिळ आदि 


“ १, यद्यपि विशाल विशङ्कट उत्कट प्रकट आदि ` मै भी अविभकितिनिमित्तक 
तद्धित है तो भी उनकी अव्ययसंज्ञा इष्ट नहीं दे । बिना नाना की ही इष्ट है। जिससे 
कोई विभक्ति सुनाई नहीं देती वह अविभक्तिक अब्यय यहां अविभक्ति शब्द से 
कहा गया है । उसे निमित्त मानकर आये हुए जिस तद्धित की अव्ययसंज्ञा इष्ट 
है पर प्राप्त नहीं, उसकी उपसंख्येय है । : 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


६५२ व्याकरणमद्दा भाव्य 


जलादीनां चोपसंख्यानं कर्तव्यम्‌ | तत्र | यक्न । ततः । यतः । 


नु च विशेषण पते विधीयन्ते । पश्चम्यास्तलिल्‌ | सप्तस्याखक्‌ 
इति। 

वक्ष्यत्येतदू--'इतरांभ्योपि दश्यन्त' इति । 

यदि पुनरबिभक्तिः शब्दो5व्ययसंज्ञो भवतीत्युच्यते । 


अविभक्तावितरेतराश्रयत्वादम्रसिद्रि: | 


अविभक्तावितरेतराश्चयत्वादप्रसिद्विः संज्ञायाः ! का इतरेतरा- 
श्रयता। सत्यविभक्तित्ये संज्ञया भवितव्यम्‌। संज्ञया चाविभक्तित्वं 
भाव्यते ¦ तदितरेतराश्रयं भवति। इतरेतराश्रयाणि च कार्याणि न प्रकल्पन्ते। 


अलिङ्गमसंख्यमिति वा | 


तद्धितों की अच्ययसंज्ञा का भी उपसंण्यान करना चाहिये । तत्र । यत्न । ततः। 
यत: । यहां तदू, यदू शब्दों से त्रक्‌ तसिल्‌ प्रत्यय हुए है उनकी अव्ययसंज्ञा 
इए है। 

तरळू, तसिरू आदि तो विशेष विभक्तियों से विधान किये गये हँ। 
पञ्चम्यास्तसिल सूत्र से पञ्चमी विभक्ति को निमित्त मान कर तसिक्‌ होता है। 
सम्तम्यास्प्रळू सूत्र से सप्तमी विभक्ति को निमित्त मान कर त्रछू होता दै। ये 
तो असव्रेविभक्ति होने से सूत्र से ही अव्ययसंज्ञक हो सकते हँ । 

नहीं हो सकते । क्योंकि आगे इतराभ्योपि दर्यन्ते यह सूत्र कहेंगे। उससे 
ततो भवान । ततो भवन्तम्‌। ततो भवता। तत्र भवान्‌। तत्र भवन्तम्‌ । तत्र 
भवता इत्यादि सभी विभक्तियों में त्रकू तसिळू होंगे तो वे सर्वविभक्ति द्दोने 
के कारण अव्ययसंज्ञक न हो संकेंगे । | 

यदि तद्ितश्वासर्वविभक्तः सूत्र के स्थान पर केवळ अविभक्तिः अव्ययम्‌ 
इतना सूत्र बना कर विभक्ति रहित शब्द की अव्ययसंज्ञा कहें तो कैसा हो? 

अविभक्तिरव्ययम्‌ ऐसा सूत्र होने पर इतरेतराश्रयदोष प्राप्त होता है । 
इतरेतराश्रयदोष होने से अव्ययसंज्ञा ही सिद्ध नहीं होती । क्या इतरेतराश्रयता दे ? 
पदले त्रिभक्ति-रहित शब्द हो तो उसकी अविभक्तिः सूत्र से अव्ययसंज्ञा हो। 
अव्ययसंज्ञा हो तो अव्ययाराप्सुपः से सुप का लुक हो कर अविभक्त बने। 
. यद इतरेतराश्रयता है। एक दूसरे के सहारे से एक दूसेर का होना इतरेतराश्रय 
द होता दद । नेतर भयस होने ताक का सिह हीह ditized by eGangotri 


षष्ठ जाहिर ३५६ 


अथवा अलिङ्गमसंख्यमव्ययसंशे भवतीति बक्तव्यम्‌। 
एवसपीतरेतराश्रयमेच भवति । का इतरेतराश्रयता । सत्यलिङ्गा- 
. खंख्यत्वे संशया भवितव्यम्‌ । संज्ञया चाळिङ्गासंख्यत्वं भाव्यते । 
तदितरेतराश्रयं भवति | इतरेतराश्रयाणि च कार्याणि न प्रकरपन्ते । 

नेद वाचनिकमलिङ्गता असंख्यता च। किं तर्हि, स्वाभाचिकमेतत्‌। 
तद्यथा समानमीइमानानां चाधीयानानां च केचिदरथैयुज्यन्ते अपरे न। 
तत्न किमस्माभिः शक्यं कतुम्‌ । स्वाभाविकमेतत्‌ । 

तत्तर्हि वक्तव्यमलिङ्गमसंख्यमिति । 

न चक्तव्यम्‌। 

सिद्ध तु पाठात्‌ । 


अविभक्तिः के स्थान पर यदि अलिङ्गमसंख्यमव्ययम्‌ ऐसा सूत्र बना कर 
लिङ्गसख्यारहित शब्द की अव्ययसंज्ञा कह दें तो कैसा हो ? 

अलिङ्गम्‌ असंख्यम्‌ अव्ययम्‌ ऐसा कद्दने पर भी इतरेतराश्रयदोष प्रास होता 
है। पहले ढिङ्गसख्यारद्वित शब्द हो तो उस की अलिङ्गम्‌ असंख्यम सूत्र से 
अव्ययसंज्ञा हो । अव्ययसंज्ञा हो तो लिड्डसंख्यारहित शब्द बने । यद्द इतरेतराश्रय 
दोष है । इतरेतराश्रय से होने वाले कार्य सिद्ध नहीं होते । - 

अलिङ्गता और असंख्यता वाचनिक नहीं होती । अथात्‌ किसी वचनद्वारा 
कोई शब्द लिङ्गसंख्यारहित नहीं दोता। अपि तु छिङ्गसंख्यारदित दोना स्वाभाविक है। 
जैसे एक समान प्रयत्न करने वाढों और एक समान पढ़ने वालों में कोई सफल होते 
है, कोई नहीं । वहां हम क्या कर सकते हैं। यहद तो स्वभाव-सिद्ध है कि सब 
एक से नहीं हो सकते । इस लिए अलिङ्गता तथा असंख्यता के स्वभावसिद्ध” होने 
से स्वभाव से ही लिझ्लसंख्यारहित शब्द मिल जायेंगे उन की अच्ययसंज्ञा दोने में 
कोई इतरेतराश्रय दोष नहीं आता । 

तो फिर अलिङ्गमसैख्यमव्ययम्‌, यहद सूत्र बना दिया जाय ! 


सूत्र बनाने की कोई आवश्यकता नहीं। कुछ निड्चित तद्धितों का पाठ कर . 
कटक क अमल मम शक त क 
१. जैसे घटादि और स्वर, आदि शब्दों कौ प्रातिपदिकता और सत्त्ववाचिता 
के समान होने पर भी घटादियों का लिङ्ग संख्या सें योग होता है, स्वर्‌ आदियों का नहीं। 
अच्ययादाप्सुपः यह तो प्रत्ययलक्षणादि की सिद्धि के लिये लिङ्गसख्या के अभाव का 
अनुवादक मात्र है। 


८८-७0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


३५४ ब्याकरणमद्दाभाष्य 


पाठाद्वा सिद्धमेतत्‌ । कथं पाठः कर्तव्यः। तसिलाद्यः प्राक्‌ पाशपः। 
दासप्रश्वतयः प्राक्‌ समासान्तेभ्यः | मान्तः। तसिवती । इत्वोऽ्थाः । 
नानाञाविति । | 

अथवा पुनरस्त्वविभक्तिः शब्दो<व्ययसंज्ञो भवतीत्येच । नखु 
चोक्तमविभक्तावितरेतराधयत्वादम्नसिद्धिरिति । नेष दोषः। इंदे तावद्यं 
प्रष्व्यः । यद्यपि तावद्‌ वैयाकरणा विभक्तिळोपमारभमाणा अविभक्ति- 
कान्‌ शब्दान्‌, प्रयुङजते ये त्वेते वैयाकरणेभ्यो5न्ये मचुष्याः कथं 
तेऽविभक्तिकान्‌ शब्दान्‌ प्रयुच्जत इति । अभिश्ञाइच पुनलौकिका 
एकत्वादीनामर्थानाम्‌ । आतइ्चाभिज्ञाः । अन्येन हि वस्नेनैके गां 


देंगे । उस पाठ से अभीष्ट तद्धित प्रत्ययों की अव्ययसंज्ञा सिद्ध हो जायगी। केसे 
पाठ करेंगे ? पञ्चम्यास्तसिल्‌ से ले कर याप्ये पाशप्‌ से पूवे तक ।' वहत्पार्थाच्छस्‌ 
कारकादन्यतरस्याम्‌ के शस्‌ से छे कर समासान्ताः सूत्र से पूर्व तक । किमेत्तिङव्यय- 
घादाम्वद्रव्यप्रकर्ष और असु च च्छन्दसि सूत्राँ से विहित आम्‌ अम्‌ ये मान्त प्रत्यय । 
प्रतियोगे पञ्चम्यास्तसिः और तसिश्च से विद्वित तसि प्रत्यय | तेन तुल्य क्रिया चद्देतिः 
से विहित वाति प्रत्यय । संख्यायाः क्रियाम्याउत्तिगणर्ने कृत्वसुच्‌ द्वित्रिचतुर्भ्येः सुच्‌ 
सूत्रों से विहित कृत्वसुच और सुच्‌ प्रत्यय । विभाषा वहोडधों० से विहित कृत्वसुजर्थक 
` घा प्रत्यय । विनजुभ्याँ नानानौ न सह से विद्वित ना और नाज्‌ प्रत्यय । इन सब 
तद्धित प्रत्ययों की भव्ययसंज्ञा होगी । इन से इतर की नहीं । 


अथवा अविभक्तिरव्ययम्‌ यही सूत्र मान ढीजिये। उस में इतरेतराश्रय 
का जो दोष दिया था वह कुछ नहीं । इतरेतराश्रयदोष देने वाले इस व्यक्ति से यह 
पूछिये कि यद्यपि वैयाकरण ढोग अव्ययादापूसुपः इत्यादि शास्त्रवचनद्वारा विभक्ति 
का छोप विधान कर के विभक्तिरहित शब्द का प्रयोग करते हैं किन्तु ये जो 
वैयाकरणो से भिन्न अन्य साधारण मनुष्य हैं वे विभक्तिलोपशास्त्र को न जानते हुए 
भी विअक्तिरहित शब्दों का कैसे प्रयोग करते हें । यदद वात नहीं कि वे एकत्व 
द्वित्व बहुत्वादि अथौ को न जानते हों । खूब जानते हैं । जब कि वे एकत्वादि अथां 
को जानते भी हैं फिर भी तदर्थ वाचक विभक्ति का प्रयोग नहीं करते । इस देतु से 
और अच्छी तरह यद बात सिदध हो जाती है कि वे एकत्वादि अथौ को जानते हैं। 
क्योंकि वे एक बैल के खरीदने में और मूल्य देते हैं, दो के खरीदने में और तथा तीन 


१. इनके मध्य में प्रकारवचने थाळू से विहित थाल्‌ प्रत्यय आ जाता है तो 


उस के साइऱ्य से प्रत्नपूवेविश्वेमात्‌ थाळ छन्दसि से विहित थाछ्‌ प्रत्यय बहिर्भूत होता 
- हुआ भी अव्ययसंज्ञक समझा 


गी. समझ जायगा। . - 
-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


पष्ठ आह्विक ३५५ 


क्रीणन्ति | अन्येन द्वाचन्येन त्रीन्‌ । अभिक्ञादइच न च प्रयुञ्जते। तदेवं 
संडच्यताम्‌। अर्थरूपभेवैतदेवञ्जातीयकं येना विभक्तिने भवतीति। 
तच्चाप्येतदेवमनुगस्यमानं इञ्यताम्‌। किंचिद्व्ययं विभक्त्यर्थप्रघानं 
किंचित्‌ क्रियाप्रधानम्‌। उच्चैनचिरिति विभक्त्यर्थप्रधानम्‌। हिरुक्‌ 
पृथगिति क्रियाप्रधानम्‌ । तद्धितशचापि कङ्चिद्‌ विभत्तयर्थप्रधानः। 
कङ्चित्‌ क्रियाप्रधानः। तत्र यत्रेति विभत्तत्यर्थप्रघानः। विना नानेति 
क्रियाप्रधान । न चैतयोरर्थयोछिङ्गसंख्याभ्यां योगोस्ति। 


के खरीदने में ओर । इस प्रकार वे एकस्वादि अथौँ को खूब जानते हैं, समझते हैं। 
फिर भी पकत्वाद्ययैयोधक विभक्ति का प्रयोग नहीं करते तो उस से यही माझम 
पड़ता हे कि उस पदार्थ का स्वरूप ही कुछ इस प्रकार का दे जिससे वहां विभक्ति 
नहीं होती । इसी बात को और अधिक स्पष्ट रूप से इस प्रकार अनुगत (संगत) होता 
हुआ देखिये-शब्दशक्ति का स्वभाव ऐसा विचित्र है कि कुछ अव्ययसज्ञक 
शब्द विभक्तयर्थप्रधान हैं । कुछ क्रियाप्रधान हैं। उच्चैः नीचैः (उपर, नीचे) 
यह ससम्यर्थप्रधान हैं । अव्यय होते हुए भी यहां सप्तमी विभक्ति का अर्थ 
प्रधान है । उच्चेः स्थाने । नीचैः स्थाने। हिरुक्‌, पथक्‌ ( अळग थळग ) यह 
क्रिया विशेषण होने से क्रिया प्रधान हें । अव्यय होते हुए भी यहां अलग 
होने अथै की प्रधानता है। हिरक भव । पृथक्‌ भव। तद्धित भी कोई 
विभक्त्यंथ प्रधान है । कोई क्रियाप्रधान हे । तत्र यत्र यहां तरू प्रत्यय सप्तम्यर्थं 
प्रधान दै । विना नाना यहां ना नान्‌ प्रत्यय भिन्न दोना रूप क्रिया प्रधान हैं ।' 
कसैत्वादि विभक्ष्यर्थ तथा क्रिया इन दोनों का लिङ्गसंल्या.के साथ कोई सम्बन्ध 
नहीं होता । अर्थात्‌ विभक्ति और फ्रियायें ठिङ्ग-संख्यारद्वित होती हैं । इस लिये 
अविमक्तिः, अलिङ्गम्‌, असेख्यम्‌ इन सब सूत्रों मे कोई दोष न दोने से ये सूत्नस्यास 
भी ठीक हैं। 


१. कुछ अव्यय न क्रियाप्रधान हैं, न विभक्तयर्थ प्रधान अथवा साधन प्रधान 
हैं । अपितु द्रव्यप्रधान हैं । जेसे स्वः पश्य । कोहितगङ्ग देशः । यहाँ स्वः यह 
का वाचक है । लोहितगङ्गम्‌, कुम्मघोणम्‌ की तरह देश का नाम है। तेनैकदिक्‌ तसिएच 
इन सूत्रों से कथित अण्‌ और तसि ये तद्धित प्रत्यय एक अर्थ में विहित होने पर 
भी स्वभावतः भिन्न धर्म वाले हैं। पीमूलेन एकदिक्‌-पेलमछम। (पीडमूर की 
- समान दिशा वाला) यहां अण्‌ प्रत्यय में द्रव्य की प्रधानता है। पीळुसूळतः (पीछमूल 
की समान दिशा के साथ) यहां तसि प्रत्यय में तृतीया विभक्ति के सह अभ की 
प्रधानता है । 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


७०७४ व्याकरणमहाभाष्य 


अथाप्यसर्वविभक्तिरित्युच्यते । एवमपि न दोषः। कथम्‌। इदे 
चाप्यद्यत्वेऽति बहु क्रियते एकस्मिन्‌ एकवचनम्‌ । दवयोद्दिवचनम्‌_।- बहुषु 
बहुचचनमिति । कथं तदि ! एकबचनसुत्सर्गः करिष्यते । तस्य ढिवद्वोरर्थ- 
योर्ठिचचनबहुवचने वाधके भविष्यतः। न चाप्येवं विग्रहः करिष्यते 
न सर्वोः असवीः। असवी विभक्तयो यस्मादिति | कथं तर्हि । न सवो 
असचौ । असवो विभक्तिरस्मादिति । त्रिकं पुनर्विभक्तिसंज्ञम्‌ । 


अब पाणिनिनिर्मेत तद्धितश्वासबंविभक्तिः सूत्र में स्थित ज ता सूज में स्थित, असवेदिमाकि असवेविभक्तिः 
इस वचन को मान ळीजिये उस सेंमी कोई दोष नहीं । क्योंकि वर्तमान पाणिनि 
शास्त्र मै दथेक्योर्दिवचनैकवचने, बहुपु वहुवचनस्‌ ये अपेक्षा से बहुत अधिक सूत्र ' 
बनाये गये हैं जिनका अर्थ है--एकत्व अथे में एकवचन द्वित्व में द्विवचन और 
बहुत्व में बहुवचन होता है । हम एकत्व अर्थ में एकत्रचन न मान कर एकवचन का 
सब के लिये सामान्य नियम बनायेंगे । दयेकयोद्विवचने० बहुए बहुवचनम्‌, इन सूत्रों 
के स्थान पर एकवचनम्‌, दिबह्वोर्दिवचनबहुवचने ये सूत्र दोगे । उन सें एकवचनमू 
यद्व सूत्र सब में एकवचन करेगा । एकत्व अर्थ वाळे शब्दों में भी और एकत्व अर्थ 
से रहित लिङ्गसंख्याविहीन अव्यय शब्दों में भी। एकवचनम्‌, इस सामान्य सूत्र से 
कर्मादि कारकों के अभाव में भी द्वितीयादि सब विभक्तियो के एकवचन का होना 
अनिवार्य होगा । फिर द्वित्व बहुत्व अथौ में ह्विवहोद्दिवचनवहुवचने यह सूत्र 
सामान्य प्राप्त एकवचन को बाध कर द्विवचन बहुवचने कर देगा । असवेविभक्ति 
शब्द में भी न सर्वाः असर्वा:। असवी विभक्तयो यस्मात्‌ यह विग्रह नहीं करेंगे । 
बल्कि न सवी असवी । असवी विभक्तियेस्मात. यदृ करेंगे । उस से यह द्दोगा कि 
जिस तद्धित से सारी सातों विभक्तियां नहीं उत्पन्न होता वद्द असवेविभक्ति नहीं 
माना जायगा बल्कि जिस से सारी अथात. पूरी (८तीनों वंचन) विभक्ति नहीं उत्पन्न 
होती वह॒ असवविभक्ति माना जायगा तो विना नाना आदि भी असपैविभक्ति 
हो कर अब्ययसंज्ञक हो जायेंगे । क्योंकि विना नाना में भी सामान्य एकवचन 
ही होता है द्वित्व व बहुत्व की आकाङ्क्षा न होने सें सम्पूर्ण विभक्ति की उत्पत्ति 
नहीं होती । एकवचन द्विवचन बहुवचन ये तीनों मिल कर ही पूरी विभक्ति होती है । 
विना नाना में विभक्ति का केवळ एकवचन हुआ है इस लिये वह असर्वविअक्ति 
समझा जायया ` 


क 


१. यदि प्रथमातिक्रमे कारणाभावः इस न्याय को मान कर केवळ प्रथमा 
विभक्ति का एकवचन दी लिझ्लसंख्यारहित अव्ययो से माना जाय द्वितीयादि शेष 


विभक्तियों कातपकवत्रन जमाना" ना" उन्नत. सबी-८ तिर कि हसतु ० विगर 


पष्ठ आह्निक ३५७ 


एवं गते कृत्यपि तुल्यमेतन्‌ मान्तस्य कार्य ग्रहणं न तत्र। 
ततः परे चाभिमता न कार्यास्त्रयः कृद॒थो ग्रहणेन योगाः॥१॥ 
छत्तद्धितानां ग्रहणं तु कार्य संख्याविशेषं ह्यमिनिदिचता ये । 


तेषां प्रतिषेधो भचतीति वक्तव्यम्‌ । इह मा भूत्‌। पको हौ बहच इति। 
तस्मात्‌ स्वरादिग्रहणं च कार्य, ऊत्तद्धितानां ग्रहणं च पाठे ॥२॥ 


असवेविभक्तिरव्ययम्‌ ऐसा सूत्र होने पर इन्मेजन्तः इस इत्‌ प्रत्यय वाले सूत्र 
सें भी ऊपर कथित असवैविभक्तित्व तुल्य है । अर्थात्‌ स्मारं स्मारम्‌, जीवसे यहां 
सी औओऔस्सर्गिक एकवचन होने से सारी विभक्ति नहीं उत्पन्न होती इस छिये असवे- 
विभक्ति मान कर अव्ययसंज्ञा दो जायगी। वहां मान्त का अहण नहीं करना पडेगा । 
अथौत्‌ कृन्मेजन्तः सूत्र नहीं बनाना होगा । उस कृन्मेजन्तः सूत्र से परे क्त्वातोसुन्‌- 
कसुनः यह तीन कृत्प्रत्ययों के अहण वाळा सूत्र भी नहीं बनाना होगा । सथेत्र सामान्य 
एकवचन होने से असवैविभक्तित्व मान कर असर्वविभक्तिः सूत्र से ही अव्ययसंज्ञा 
सिद्ध हो जायगी । शेष स्वरादिनिपातमव्ययम्‌, अव्ययीभावश्च ये सब योग (सूत्र) 
सी नहीं बनाने होंगे । यह लाघव होगा। किन्तु अस्वंविभक्तिरब्ययम्‌ यद सूत्र 
होने पर एकः द्वौ वहवः यहां भी अव्ययसंज्ञा प्राप्त होगी उस का निषेध करना होगा । 
क्योंकि एक द्वि बहु शब्द प्रतिनियतविभक्ति होने के कारण असवेविभक्ति हैं। ये 
अपनी २ संख्या विशेष में निश्चित हैं । एक शब्द एकवचन में ही प्रयुक्त होता दै। 
दिशब्द द्विवचन में दी और बहुशव्द बहुवचन में दी। उन की अब्यय संज्ञा रोकने 
` के लिये सूत्र में त, एवं तद्धितों का अहण करना होगा । एकः द्वौ बहवः ये इत्‌ वा 
तद्धित नहीं हैं । इस लिये अब्यय न होंगे । जव कृत्‌ और तद्धितो का ग्रहण किया 
जायगा तब कृत्‌ तद्धित भिन्न स्वर्‌ आदियों का ग्रहण करना भी आवश्यक होगा । 
उन की भी अव्ययसंज्ञा इष्ट है। इस लिये जिन इत एवं तद्धित प्रत्ययां की 
अव्ययसंज्ञा इष्ट है उन का पाठ कर. देना ही उचित हे । तसिल आदि से छे कर पाशप्‌ 
से पूर्व तक इत्यादि पूर्वोक्त परिगणित तद्धितों की ही अव्ययसंज्ञा कहनी चादिये । 
कत्‌ प्रत्यय तो कन्मेजन्तः, क्त्वातोसुन्‌ कसुनः इन सूत्रों में गिना दी दिये हैं। स्वर 


a] 


भी दोष नहीं । उस अवस्था में केवल प्रथमा का ही एकवचन होने से विना नाना भी 
असर्वविभक्ति बन जाते हैं । किन्तु जब खलेकपोतन्याय से एक साथ सब विभक्तियों 

का एकवचन सामान्य विहित होगा तव बिना नाना के सवैविभक्ति हो जाने से अव्ययसंज्ञा | 
नहीं प्राप्त होती उस के लिये असवो विभक्तियेस्मात्‌ यह विग्रह करना आवश्यक द्दो 
जाता है। 


७ ०-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


३५८ व्याकरणमहाभाष्य 


पाउेनेयमन्ययसंज्ञा क्रियते सेह न प्राप्नोति. परमोच्चैः परमनीचे- 
रिति। 


तदन्तविधिना भविष्यति । 
इहापि सहि प्रप्नोति । अत्युच्चैः । अत्युच्चैसौ । अत्युच्चेसः इति । 
उपसर्जनस्य नेति प्रतिषेधो भविष्यति । 


स तहिं प्रतिषेधो वक्तव्यः । 

न वक्तव्यः । सर्वनामसंज्ञायां प्रकृतः प्रतिषेध इहाजुवर्तिष्यते । 
आदि शब्द भी गणपाठ में पढे ही हैं । इस प्रकार स्वरादि के गणपाठ में ही उक्त 
कृत तद्धितों का समावेश हो जाने से यह सूत्र उसी पाठ का प्रपन्चमान्र है । 

गणपाठ में पठित शब्दों की यह अव्ययसंज्ञा की गई है इस लिये परमोच्चै 
परमनीचैः की अव्ययसंज्ञा नहीं प्राप्त होती । क्योंकि स्वरादिगण में उच्चैः नीचैः शब्द 

ही पढ़े हैं । परमोच्चैः परमनीचेः नहीं । 

येन विधिस्तदन्तस्य सूत्र म पठित प्रयोजनं सवेनामाव्ययसंज्ञायाम्‌ इस वचन से 
अव्ययसंज्ञा मै तदन्तविधि हो कर उच्चैः नीचैः के समान परंमोच्चैः. परमनीचैः यहां 
उच्चैः नीचैः शब्दान्त की भी अव्ययसंज्ञा हो जायगी । 

तब तो अत्युच्चैः, अत्युच्चैसौ, अत्युच्चेसः यहां भी अव्ययसंज्ञा होनी चाहिये । 
ये भी उच्चे शब्दान्त हैं । क 

संज्ञोपसर्जनप्रतिषेथः इस वचन से उपसजन में सर्वनामसंज्ञा के न्पिय के 
समान अव्ययसंज्ञा का भी निषेध हो जायगा । उच्चैः अतिक्रान्तंः अत्युच्चैः । उच्चै 
अतिक्रान्तौ अत्युच्चैसौ । उच्चैः अतिकान्ताः अत्युच्चैसः। यहाँ प्रादिसमास में 
अतिक्रान्त अर्थ प्रधान होने से उच्चैः शब्द का अर्थ उपसजन दै, गौण हे । परमोच्चैः 
भै तो कर्मधारय समास होने से उच्चः शब्द का अर्थ ही प्रधान हे । वहां उच्चे 
उपसजन नहीं हैं । 

संञ्ञोपसजनभ्रतिषेधः यह वचन यहां अव्ययसंज्ञा में भी कददना होगा । 

उस वचन के यहां कहने की आवश्यकता नहीं । सर्वनामसंज्ञा में वह कह! 
गया है वही यहां अव्ययसंज्ञा में भी अनुश्नत्त हो जायगा । 


१, उच्चैः शब्द अधिकरण शक्ति प्रधान होता हुआ भी समास में आधिकरण 
_ झक्तिमत्रधान बन जायगा | इस लिये उच्चैः अतिक्रान्तः इस विग्रह में उच्चेः को 
द्वितीयान्त मान कर्‌ प्रादिसमास हो जाता है । जैसे दोषामन्यम्‌ अहः। यहां दोषा कमे 
अन जाता है । दोषाभूतमहः । यहां वही कतो वन जाता है । 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


षष्ठ आह्निक ३५९ 

स चै तत्र प्रत्याख्यायते । 

यथा स तत्र प्रत्याख्यायते तथेहापि शक्यः प्रत्याख्यातुम्‌। 

कथं च स तत्र प्रत्याख्यायते । 
महतीयं संज्ञा क्रियते इति । इहापि च महती संज्ञा क्रियते। संज्ञा 
च नाम यतो न लघीयः। कुत एतत्‌ । लघ्वर्थ हि संज्ञाकरणम्‌। तत्र 
महत्याः सश्ञायांः करणे एतत्‌ प्रयोजनम्‌ । अन्वर्था संज्ञा यथा विज्ञायेत । 
न व्येतीत्यव्ययमिति । क्क पुनर्न व्येति। स्त्रीपुंनपुंसकानि सत्त्वगुणा 


एकत्वह्वित्विवहुत्वानि च । एतानर्थान्‌ के चिद्‌ वियन्ति के चिन्न वियन्ति। 
ये न वियन्ति तद्व्ययम्‌। 


उस वचन का तो वहां खण्डन कर दिया गया है । 


जिस देतु से उस का वहां खण्डन किया गया हे उसी हेतु से यहां भी 
खण्डन द्दो सकता है । 
वहां किस हेतु से उस का खण्डन किया गया है ? 
` सर्वनाम यह महती संज्ञा मान कर। यहां भी अब्यय यह बहुत अक्षरों 
वाली महती संज्ञा की गई है। और संज्ञा. छोरी से छोटी होनी चाहिये । क्योंकि 
लाघव के लिये संज्ञा की जाती है। वहां बडी संज्ञा करने का यह प्रयोजन है कि 
अव्यय यह अन्वर्थसंज्ञा मानी जाय। अर्थानुकूळ, अथोन्वित संजा अन्वर्थं संज्ञा 
कहाती है.। न व्येति इति अव्ययम्‌ । जो कहौ विकार को प्राप्त नहीं होता । जो 
विकृत नहीं होता वह अव्यय है। कहां" विकृत नहीं होता ? स्त्रीलिङ्ग पुल्लिङ्ग 
नपुंसकलिङ्ग और एकवचन द्विवचन बहुवचन ये छिङ्ग वचन द्रब्य के गुण हैं। 
उन में जो विकृत नहीं होता । व्यय को प्राप्त नहीं होता वह अव्यय है । द्रव्य के 
- इन लिङ्गवंचनरूप गुणों से कुछ शब्द विकृत हो जाते हैं कुछ नहीं । जो नहीं विकृत 
होते वे अव्यय हैं । जो तीनों लिङ्गो, तीनों वचनों और सातो विभक्तियों में एक सा 
रहता है, कही विकार को प्राप्त नहीं होता वह अब्यय संज्ञक कद्दाता है ।' 


१. अव्ययीभाव समास में नपुंसकलिङ्ग का योग होने पर भी वचन सामर्थ्यं से 
उस की अव्ययसंज्ञा हो जायगी। च वा आदि अद्रव्यवाची अव्ययो में तो लिङ्गवचन 
का योग संभव ही नहीं । स्वर्‌ आदि द्रव्यवाचियों में भी शब्द शक्ति स्वभाव से लिङ्गादि 
का योग नहीं होगा जैसे युध्मदू अस्मद तथा पट्सज्ञक पञ्चन्‌ आदि शब्द स्वभाव से ही 
अलिङ्ग हैं । 


७ ०-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


३६० व्याकरणमहाभाष्य 


सदरा नि लिङ्गेषु सर्वांसु य॒ विभक्तिषु । 
चचनेषु च सबैघु यन्न व्येति तदव्ययम्‌ ॥१॥ 


कुन्सेजन्तः ॥ १।१।३९॥ 


कथमिदं विज्ञायते-छद्‌ यो मान्त इति। आहोस्वित्‌ कृदन्तं 
यन्मान्तमिति। कि चातः। यदि विज्ञायते छद्‌ यो मान्त इ।तं। कारयांचकार 
हार्‍यांचकार इत्यत्र न प्रामोति। अथ विज्ञायते--कद्म्ते यन्मान्तसिति 
प्रतामौ प्रतामः अत्रापि प्रापनोति । 

यथेच्छसि तथास्तु । अस्तु तावत्‌ छद्‌ यो मान्त इति । 

कथं कारयांचकार हारयांचकार इति। 


क्‍या सकारान्त जो कृत्‌ प्रत्यय उस की अव्यय संज्ञा मानते हैं या मकारान्त 
जो कृत्मत्ययान्त शब्द उस की अव्ययसंज्ञा मानते हैं। इस से क्या ! यदि मकारान्त 
जो कृत्‌ प्रत्यय उस की अच्ययसंजा मानते हैं तो कारयांचकार, हारयांचकार । 
(कृ हृ णिच्‌ आम्‌ लिट्‌ ) भे कारयाम्‌, हारयाम्‌ की अव्ययसंज्ञा नहीं प्रास होती । 
यहाँ णिजन्त क हृ घातुओं से लिट परे रहते कासप्रत्ययादाम० से आम्‌ विकरण हुआ 
है। क हू को अचो ड्णिति से वृद्धि और अयामन्ताल्वाय्ये० से णि को जयादेश हो 
कर आमः से लिट्‌ का छुकू होता है तो कारयाम्‌, हारयाम्‌ बन जाता है। इस में 
ढिट्‌ प्रत्यय इत्संज्ञक है वद मकारान्त नहीं है। आस्‌ विकरण सकारान्त है पर वह 
इत्संज्ञक नहीं । कृत प्रत्यय के सकारान्त न होने से कारयाम्‌ दारयाम्‌ ( कृदुन्त 
प्रातिपदिकों) की झभ्ययसंज्ञा न होगी तो उस से उत्पन्न सुर्‌ का अव्ययांदाप्छुपः से 
छुक्‌ न ददो सकेंगा । और यदि मकारान्त कृदन्त शब्द की अव्ययसंज्ञा मानते हैं तो 
प्रतामौ) प्रतामः मै प्रवाम्‌ शब्द की भी अच्ययसंज्ञा प्रास होती है। प्र पूर्वक तस्‌ 
धातु से क्विप्‌ प्रत्यय होकर अनुनासिकस्य किवझलोः किङति से उपधादीध और 
क्विप्‌ का सवोपद्री झोप होता हे । लुप्त हुए क्विप को प्रत्ययलक्षण से 
मान कर प्रताम्‌ शब्द कृदन्त बन जाता ह्वै । मकारान्त दै ही । मकारान्त इदन्त होने 
से अब्ययसंज्ञा हो जायगी तो उस से परे सुप्‌ का लुक्‌ प्राप्त होता है । 

जैसी इच्छा हो वैसा मान छीजिये। मकारान्त जो कृत. प्रत्यय उस की 
अव्ययसंज्ञा मान लीजिये । 


कारयांचकार, हारयाँचकार कैसे बनेंगे ? यहां कारयाम्‌ हारयाम्‌ की अब्यय- 
संज्ञा केसे सिद्ध होगी ! 


. CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


षष्ठ आह्विक ३६१ 


कि पुनरतराव्ययसंश्चया प्रार्थ्यते ? 

अव्ययादिति लुण्‌ यथा स्यादिति । 

मा भूदेचम्‌। आम इत्येवं भविष्यति । 

न सिध्यति । लिग्रहणं तत्राजुवतेते । 

लिग्रहण तत्र निवर्तिष्यते । 

यदि निवतते प्रत्ययमात्रस्य लुक्‌ प्राप्नोति । हक 1... 
` इष्यते च प्रत्ययमात्रस्य । आतदचेष्यते । एवं ङ 


यहां अव्ययसंज्ञा से आप क्या चाहते हैं ? 
अव्ययांदापूसुपः से सुप्‌ का छुक्‌ ददो जावे यही चाहते हैं । 
अव्ययादाप्सुपः से सुप्‌ का छुक मत हो, आमः से ददो जायगा । 


आमः से सुप्‌ का लुक्‌ नहीं दो सकता । वहां मन्त्रे घसहरणश० से छि की 
अनुधृत्ति की है । इस लिये वद लिट्‌ का लुक्‌ करेगा, सुप्‌ का नदीं । 

आमः सूत्र मै लि की अजुदृत्ति नहीं करेंगे । 

यदि लि की अनुवृत्ति नहीं करते हँ तो आम्‌ से परे प्रत्ययमात्र का छुक्‌ 
प्राप्त दोगा । । 

प्रत्ययमात्र का छुकू ही इष्ट दे। इस कारण से और भी प्रत्ययमात्र का 
लुक इष्ट है कि . कृष्वानुप्रयुज्यते लिटि यद सूत्र आमन्त से परे लिट्‌ परक कृ भू 
अस्‌ का अनुप्रयोग विधान करता दे । वह प्रत्ययमात्र का झुकू मानने पर ही ठीक 
बन सकता हे । आम्‌ से परे व्यवहित की निवृत्ति के लिये ही उस सूत्र का आरम्भ 
है। आमः से यदि केवळ लि का ही छुक्‌ हो और किसी प्रत्यय का झुकू न हो तो आम 
से परे सुप्‌ का व्यवधान होने के कारण कृञ्चानुप्रयुज्यते लिटि से लिट्परक झ भू. 
अस्‌ का अनुप्रयोग न हो सकेगा । इस लिये कारयाम्‌ हारयाम्‌ इस आमन्त दन्त 
शब्द की प्रातिपदिक संज्ञा हो कर उत्पन्न सुप्‌ का झुकू भी आमः से ही हो जायगा। 
यद्यपि कारयां चकार में सु का लोप तो हल्ङ्याब्भ्यो दीर्घात्‌० सूत्र भी कर सकता 
हे पर वह केवल छु का ही लोप करेगा । कारयां चकतुः, कारयां चकुः यहां द्विवचन 
बहुवचनों में कारयाम्‌ से उत्पन्न औ जस्‌ का लोप नहीं कर सकता। कारयाम्‌» दारयास 

इन इदन्त प्रातिपदिको का अर्थे संख्या कारकादि विषयक आकाङ्का के द्वोने से 

अपरिपूर्ण दै और अनुप्रयुज्यमान कृ भू अस्‌ के साथ ही पूर्ण परिसमाप्त होता दै 
इस .ल्यि केवल कारयाम्‌ हारयाम्‌ के अपूणीर्थक होने से उन के आगे :( अब्यय से 


‘66%: Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


३६२ - व्याकरणमहाभाष्य 


लिटीति । यदि च प्रत्ययमात्रस्य छुग्‌ भवति तत पतदुपपन्नं भवति । 
अथवा पुनरस्तु दन्तं यन्मान्तमिति। 
कथं प्रतामौ प्रतामः इति । 
आचा्यैप्रबृत्तिशोपयति न प्रत्ययलक्षणेनांव्ययसंज्ञा भवतीति । 
यद्यं प्रशान्‌ शब्द स्वरादिषु पठति । 


कुन्मेजन्तञ्चानिकारोकारप्रकृतिः । 


कन्मेजन्तदचानिकारोकारप्रकृतिरिति वक्तव्यम्‌ । इह मा भूत्‌। 
आधये, आधेः | चिकीषाँः इति । 


आने वाला) स्वार्थिक अकच यां तरप्‌ ( समाप्ताथ का ही प्रकर्षोदि से योग होने 
के कारण) आदि प्रत्यय भी न होंगे । यदि हो भी जावे तो भी उन सब का आमः 
से कुक्‌ कर दिया जायगा। इस तरह आमन्त को अव्ययसंज्ञा न होने में भी कोई 
दोष नहीं। _ 

अब मकारान्त कृदन्त शब्द की अव्ययसंज्ञा भी मान लीजिये । 

मकारान्त इद्न्त की अव्ययसंज्ञा मानने पर प्रतामौ, प्रतामः कैसे सिद्ध होंगे । 

आचाय का व्यवहार इस बात का ज्ञापक है कि प्रत्ययलक्षण से अव्ययसंज्ञा 
'नहीं होती । यहद जो स्वरादिगण में प्रान्‌ शब्द पढ़ा है उस से यह बात मालम 
होती दै । अन्यथा प्रशान्‌ इस क्किबन्त शव्द के प्रत्ययळक्षण से मकारान्त कृदन्त 
होने से इन्मेजन्तः सूत्र से ही अव्ययसंज्ञा सिद्ध थी । अव्ययसंज्ञा के लिये उसे 
स्वरादिगण में पढ़ना व्यर्थ है । प्रशानू में प्रपूर्वक शम्‌ धातु से क्विप्‌ परे रहते 
अनुनासिकस्य क्रिझलोः० से उपधादीध, क्विप्‌ का सवीपहारी लोप ओर मो नो. धातोः 
से म्‌ को नत्व होता है । अव्ययसंज्ञा के प्रति नत्व के असिद्ध होने से प्रशान्‌ शब्द 
मकारान्त द्वी दीखगा तो अव्ययसंज्ञा निर्बाध प्राप्त है ।' 


१. प्र पूर्वक शान तेजने धातु का तो प्रशान्‌ यह रूप नहीं है,। क्योंकि उस 
का क्किबन्त में प्रयोग नहीं दीखता । प्रान्‌ शब्द के स्वरादिगण में पाठरूप ज्ञापक से 
उस के तुल्यजातीय आमन्त घातु की ही अव्ययसंज्ञा की निवृत्ति होगी तो कारयांचकार 
में कारयाम्‌ क आमन्त घातु न होने से अव्ययसंज्ञा की व्यावृत्ति न होगी । लावयतीति 
छौ; । पावयतीति पौः । यहां णिजन्त छू पू धातुओं से क्विप्‌ परे रहते णि का लोप 
होता है । अचो व्णिति से वृद्धि और क्रिप्‌ का सर्वापहारी लोप हो कर लौः पौः बनते 
है । ये प्रत्ययलक्षण से क्विबन्त हैं। एजन्त कृदन्त होने से इन की अव्ययसंज्ञा प्रा 


. CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


षष्ठ आह्विक ं ६६३ 
अनन्यप्रकृतिरिति वा | 


अथवा अनन्यप्रकृतिः कद्व्ययसंज्ञो भवतीति वक्तव्यम्‌। 
कि पुनरत्र ज्यायः ? 
- अनन्यप्रकृतिरिति वचनमेव ज्यायः। इदमपि सिद्धं भवति। 
कुस्भकारेभ्यो नगरकारेभ्य इति । 
तत्तर्हि वक्तव्यम्‌ ? 


इकार उकार की प्रकृति वाळा जो एच है उससे भिन्न एजन्त कृत्प्रत्यय की 
अव्ययसंज्ञा कहनी चाहिये । जिससे आधये, आधेः, चिकीर्षोः यहां ए ओ इस एच्‌ 
की अव्ययसंज्ञा न हो। आङ्पूर्वक था धातु से उपसरे घोः किः से कि प्रत्यय 
दो कर आधि शब्द बनता दै । कि प्रत्यय कृत्सज्ञक है । छे ङस्‌ परे रहते घेर्डिति 
से गुण हो कर वह एजन्त कृत्‌ ददो जाता है । इसी प्रकार सन्नन्त चिकीष घातु 
से सनाझंसभिक्ष उ: से उ प्रत्यय हो कर चिकीपु बनता द्वै। उ प्रत्यय इत्संज्ञक 
है। ङसि ङस्‌ परे रहते घेर्ङिति से गुण हो कर वह एजन्त कृत्‌ हो जाता है। 
इन एजन्तो की प्रकृति इकार उकार दै। अव्ययसंज्ञा का निषेध हो जाने से उन से 
परे विद्यमान सुप्‌ का अव्ययादाप्सुपः से छुक्‌ नहीं होगा । 


अथवा अनन्यम्रकृति एजन्त कृत्मत्यय की अव्ययसंज्ञा कहनी चाहिये । जिस 
एच्‌ की प्रकृति कोई न हो। स्वयं एच्‌ ही प्रकृति हो वह अनन्यप्रकृति एच्‌ दै । 
आधये, चिकीषोः में एच की प्रकृति अन्य है इस लिये इस एच्‌ की अब्ययसंज्ञ 
नहीं होगी । 

अनिकारोकारप्रकृतिः और अनन्यप्रकृतिः इन दोनों मै कौन सा वचन कहना 
अधिक अच्छा है । - 

अनन्यप्रकृतिः यह वचन कहना ही अधिक अच्छा है । उससे कुम्भकारेभ्यः 
नगरकारेभ्यः यहां भी अव्ययसंज्ञा का निपेध सिद्ध दो जायगा। कुम्मकार मै 
कमैण्यण्‌ से हुआ अण्‌ प्रत्यय इत्संज्ञक दै । बहुवचने झल्येत. से एत्व हो कर वह 
एजन्त कृत्‌ चन जाता हे । उसकी प्रकृति अण्‌ का अकार है । इकार उकार नहीं हैं । 
अनन्यप्रकृतिः कहने से यहां भी अव्ययसंज्ञा नहीं होगी । 

तो फिर अनन्यप्रकृतिः यद्व वचन कह देना चाहिये । 


होती है वह भी प्रान्‌ के ज्ञापकद्धारा प्रत्ययलक्षण से अव्ययसंज्ञा का निषेध ज्ञापित होने 
से नहीं होगी । 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


> 
PS RS 


३९४ व्याकरणमद्दाभाष्य 


न वा 'संनिपातलक्षणो विधिरनिमित्तं तद्विघातस्ये'ति। न वा 
चक्तव्यम्‌। कि कारणम्‌। स॑निपातलक्षणो विधिरनिमित्तं तद्विघातस्ये- 
त्येषा परिभाषा कतेव्या । . | 
ु कः पुनरत्र विशेषः | पषा वा परिभाषा क्रियेत । अनन्यप्रकृतिरिति 

वोच्येत । 
अवश्यमेषा परिभाषा कर्तव्या । बहुन्येतस्याः परिभाषायाः प्रयो- 
जनानि । 


अनन्यप्रकृतिः इस वचन के कहने की आवश्यकता नहीं । संनिपातलक्षणो 
विधिरनिमित्तं तद्विघातस्य यहद. परिभाषा बना देनी चाहिये । उससे यहां दोष न होगा । 
संनिपात परिभाषा का अर्थ दै--दो के सनिपात संइलेष एवं सम्बन्ध से जो कार्य 
होता है वह उन दोनों के सम्बन्ध को नष्ट करने वाळे विधि का निमित्त नहीं 
होता । संनिपातः संरलेषः लक्षणं निमित्तं यस्य विधेः स संनिपातलक्षणो विधिः। ते . 
विहन्ति इति तद्विघातः। आधये, चिकीर्षोः में जिस छित्‌ विभक्ति को निमित्त 
मान कर घेडिति से इ उ (कृत्मत्यय) को ए, ओ गुण हुए हैं वे एजन्त हो कर 
अव्ययसंज्ञा द्वारा उस ङित्‌ विभक्ति के छुकू का निमित्त नदी बन सकते । 
ळक होने पर दोनों का सम्बन्ध नष्ट होता दै। इस लिये अव्ययादाप्छुपः से 
सुप्‌ का छुक नहीं ह्ोगा। कुम्भकारेभ्यः नगरकारेभ्यः में भी जिस भ्यस्‌ को निमित्त 
सान कर बहुवचने झल्येत से अकार को पुकार हुआ है बह एजन्त दो कर 
भ्यस्‌ का लक्‌ नहीं होने दे सकता इस लिये भ्यस्‌ का लक्‌ नहीं होगा ।' ` 


इस में क्या विशेष दे कि यद परिभाषा बनाई जाय या अनन्यप्रकृति 
यह वचन ही कह दिया जाय । 

यदद परिभाषा ही बनानी चाहिये । इस परिभाषा के बहुत - अधिक 
_ प्रयोजन दें । | 


१. यद्यपि आधये, आधेः, चिकीर्षों:, कुम्भकारेभ्यः यहां लाक्षणिक एजन्त 
है। प्रतिपदोक्त नहीं है। इस लिये छक्षणप्रतिपदोक्त परिभाषा से भी अव्ययसंज्ञा 
का समाधान हो सकता है तो भौ संनिपात परिभाषा के बहुत से प्रयोजन बताने के 
लिये यहां संनिपात परिभाषा से समाधान किया है । लक्षणप्रतिपदोक्त परिभाषा 
का आश्रयण नहीं किया । इसी प्रकार कुन्मेजन्तः में अन्तग्रहण, औपदेशिक . एजन्त 
की बु के लिये है यह दृत्तिकारों का समाधान भी यहां भाष्यकार ने आहत नहीं 
किया दे। र 

(९ 


0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


षष्ठ आह्विक ३६५ 
कानि पुनस्तानि ? 
प्रयोजनं हृस्वत्वं तुगूविधेग्रोमणिकुलम्‌ । 


ग्रामणिकुळम्‌ सेनानिकुलम्‌ इत्यत्र हृस्वत्वे छते हृस्वस्य पिति . 
कृति तुगिति तुक्‌ प्राप्नोति । संनिपातळक्षणो विधिरनिमित्तं तद्विघातस्येति 
न दोषो अवधिं। 


. भैतदस्ति प्रयोजनम्‌ वहिरङ्गं स्वत्वम्‌। अन्तरङ्गस्तुक्‌ । असिद्धं 
बहिरङ्गमन्तरङ्गे । 


इस परिभाषा के कोन २ से प्रयोजन हैं ? 


ग्रामणिकुलम्‌ में आमणी को .हस्व हो जाने पर तुक्‌ न होना प्रयोजन दै । 
ग्रामं नयतीति ग्रामणीः। सेनां नयतीति सेनानीः। तस्य कुलं ग्रामणिकुलम्‌ । सेनानिकुलम्‌ 
यहां षष्ठीसमास में इको हस्वोऽङ्यो गालवस्य से ग्रामणी सेनानी को हस्व होने पर 
हस्वस्य पिति कृति तुक्‌ से तुक्‌ प्राप्त होता है । क्योंकि ग्रामणी सेनानी में क्विप्‌ प्रत्यय 
हुआ दै जो पित्‌ कृत्‌ दै । संनिपात परिभाषा से तुकू न द्दोगा। जिस उत्तरपद कुछ 
शब्द के परे होने पर पूर्वपद आमणी सेनानी को इको हस्वो० से इस्व हुआ है वह स्व, 
तुक्‌ द्वारा उन दोनों पूवपद और उत्तरपदों के संनिपात=आनन्तर्यं सम्बन्ध को नष्ट 
नहीँ कर सकता । तुकू ददो जाने पर दोनों का आनन्तयं नहीं रहता इस लिये दुकू 
नहीं दोगा । 

यहद कोई प्रयोजन नहीं । आमणिकुढम्‌ में इको हस्वो से दोने वाळा हस्व 
आमणी और कुछ इन दो पदों का आश्रयण करने से बहिरङ्ग दै । तुक्‌ केवळ आमणी 
इस एक पद के आश्रित होने से अन्तरङ्ग दै । असिद्धं बहिरङ्गमन्तरङ्गे इस परिभाषा 
से तुक्‌ करने में इस्व असिद्ध रहेगा तो इस्व न दीखने से तुकू न होगा । 


१. यदि हृस्वस्य पिति कृति तुक्‌ यह सूत्र केवल हस्व को तुक्‌ करता है, हस्वान्त 
शब्द को तुक्‌ नहीं करता ऐसा मानते हैं तब तो यह प्रयोजन नहीं रहता । क्योंकि तब 
ग्रामणि के हस्व इकारमात्र को तुक्‌ होने पर भी हस्वान्त सारे ग्रामणि इस पूर्वपद को तुक्‌ 
न होने से दोनों का आनन्त्यं बना रहेगा । 


| २. यदि यहां ग्रामणि कुलम्‌ में असमास मानकर हस्वो नएुंसके प्रातिपदिकस्य 
से हस्व करें तो वह भी कुलम्‌ इस नपुंसक अर्थ का आश्रयण करने से बहिरङ्ग दै। तुकू 
तो केवळ हस्ववर्णमात्र का आश्रयण करने से अन्तरङ्ग है । संनिपात परिभाषा मानने पर 
बल्कि दोष है । उस से तो ग्रामणिच्छत्रम्‌ में भी तुक्‌ नहीं प्राप्त होगा । तुकू होने पर 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


_ ३६६ ` ब्याकरणमद्दाभाष्य 


न लोपो वृत्रहभिः । 
बृचरददभिर्थूणहभिरित्यत्र नलोपे कते. हृस्वस्य पिति कृति तुगिति 
तुक्‌ प्राभोति । संनिपातलक्षणो विधिरनिमित्तं तद्विघातस्येति न दोषो 
भवति। | "म 
एतदपि नास्ति प्रयोजनम्‌ । असिद्धो नलोपः। तस्यासिद्धत्वान्न 
भविष्यति। _ 


उदुपधत्वमकित्त्वस्य निकुचिते । 


_ उढुपघत्वमकित्त्वस्यानिमित्तम्‌। कव । निकुचिते । निकुचितमित्यत्र 
नळोपे इते ‘उदुपधाद्‌ भावादिकमेणोरन्यतरस्यामि त्यकित्त्वं प्राप्नोति । 


वृत्रहमिः, भूणहमिः में नलोपः प्रातिपदिकान्तस्य से नछोप हो जाने पर चुकू 
न होना प्रयोजन हे । वृत्रे हतवान्‌ इति दृत्रहा । तेः इत्रहभिः। यहां विचि 
प्रत्ययान्त बृत्रह्‌ शब्द मै पित्‌ कृत्‌ दै । भिस्‌ परे रहते नळोप होने पर हस्वस्म पिति० 
से तुक आप्त होता है । संनिपात परिभाषा से नहीं होता । यहां भिस्‌ और 
बृत्रहन्‌ के आनन्तर्य को मान कर पदसंज्ञा द्वारा जो नकार का लोप हुआ दै 
बह इन के आनन्तये के नाश का कारण नहीं बन सकता । दुक्‌ होने पर 'आनन्तये 
नष्ट दोता है इस लिये तुक्‌ नहीं होगा। | 


यह कोई प्रयोजन नहीं । नलोपः सुप्स्वरसंज्ञा तुग्विधिषु कृति से तुळू 
.करने में नळोप असिद्ध हे । उसके असिद्ध होने से हस्व न दीखगा तो तुक्‌ 
नहीं होगा । टब 

निकुचित (निकुन्च-क्त) मै छुल्च 'घातु के नलोप हो कर उदुपध होने पर 
उदुपधादूभावादि० से कित्त्वनिषध का न होना प्रयोजन है। नि पूवक कुञ्च धातु 
से क्त प्रत्यय परे रहते अनिदितां हृल उपघायाः० से नछोप होता है । नळोप होने 
पर कुच्‌ में इस्व उकार उपधा में हदो जाता दै । उदुप हो जाने से उदुपघादूभावादि० 
से पक्ष में कित्व का निषेध हो कर ढघूपधगुण प्राप्त होता है । संनिपात परिभाषा 
से नहीं होता। यहां क्त प्रत्यय के कित्व को निमित्त मान कर कुन्च्‌ धातु का 


दोनों पदों का आनन्तर्ये सम्बन्ध नष्ट होता है। असिद्ध परिभाषा तो ग्रामणिच्छत्रम्‌ में 

प्राप्त ही नहीं होती । वहां छे च से होने वाळा ठुक्‌ भी हृस्व की तरह दो पदों का 

आश्रयण करने से बहिरङ्ग है । दोनों के बहिरङ्ग होने से परिभाषा की प्रवृत्ति नही होगी । 
न प्ररिक्ताषा छी।प्रइक्षि नःहोेत्ते व्से 'तक्काक्ेःजाग्रापा81. Digitized by ह 


षष्ठ आहिक ३६७ 
संनिपातलक्षणो विधिरनिमित्तं तद्विघातस्येति न दोषो भवति । 


एतद्पि नास्ति प्रयोजनम्‌ । अस्त्वत्राकित्त्वम्‌ । “न धातुलोप 
आर्धधातुके? इति प्रतिषेधो भविष्यति। 


नामावो यि दीधत्वस्यामुना । 


नाभावो यञि दीर्धत्वस्यानिमित्तम्‌। क्व | अझुना। नाभावे इते 
“अतो दीघो यञि सुपि चे'ति दीर्घत्वं प्राप्नोति । संनिपातलक्षणो 
विधिरनिमित्तं तद्विघातस्येति न दोषो भवति। 


एतदपि नास्ति प्रयोजनम्‌। वक्ष्यत्येतत्‌- “न सु टादेशे’ इति। 


. tN Ns NH > NNN 
नलोप हुआ हे । वह नलोप घातु के उदुपध हो जाने से उदुपधादू० से क्त प्रत्यय 
के कित्त्वाभाव का निमित्त नहीं हो सकता। कित्त्व का निषेध न होने से गुण 
न होगा । 
यह भी कोई प्रयोजन नहीं । यहां उदुपधादूभावादि० सूत्र से कित्त्व का निषेध 
हो जावे। तो भी नघातुलोप आर्धधातुके सूत्र से गुण का निषेध दो जायगा । 


अमुना ( अदस्‌न्टा ) में टा को ना आदेश होने पर मुभाव के असिद्ध होने से 
अदुन्त अद्‌ शब्द मान कर यजादि सुप्‌ मै प्राप्त सुपि च से दीधे न होना 
प्रयोजन है। अदस्‌ शब्द से टा परे रहते त्यदाद्यत्व पररूप हो कर अदसोऽसे- 
दादु दो मः से मुख दोता है। असु की घि संज्ञा हो कर आने नास्त्रियाम्‌ से टा 
को ना आदेश दो जाता है। ना के परे रहते सुत्व को पूर्वत्रासिद्धम्‌ से असिद्ध 
मान कर सुपि च से दीघ ग्राप्त होता दै। दीघे होने पर अमूना (या अमाना अदाना) 
ऐसा अनिष्ट रूप प्रसक्त होता है । संनिपात परिभाषा से नहीं होता। जिस उ के 
कारण चि संज्ञा हो कर ना हुआ है वह ना आदेश झुपि च से प्राप्त दीषें द्वारा 
उ के स्वरूप के विघात का कारण नहीं बन सकता । इस लिये दीर्घं नहीं दोगा । 


यह भी कोई प्रयोजन नहीं। आगे नसुने सूत्र पर नसु रादेशे यह 
वार्दिक कहेँगे। उसमें टायाः आदेशः टादेशः । और रायाम्‌ आदेशः टादेशः । 
यह दोनों प्रकार का समास माना गया दै ।उससेटाको नारूप आदेश करने के 
जिये और टा के परे रहते पूते को कोई दीर्घ आदि आदेश करने के लिये मुभाव 
असिद्धः नहीं दोगा । रा को ना हो कर उस के परे रहदते सुपि च से प्रास दीघ आदेश 
करने-के लिये सुभाव असिद्ध नहीं होगा तो असु के अदन्त न दीखने से सुपि च 
से दीप न दोगा। टा को नादेश करने के लिये भी सुभाव असिद्ध न दोगा तो झुत्व 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


३६८ व्याकरणमद्दाआष्य 
आत्वं कित्स्योपादास्त । 


आत्वं कित््वस्यानिमित्तं स्यात्‌ । क । उपादास्तास्य स्वरः शिक्षक- 

स्येति । आत्वे इते 'स्थाष्वोरिच्चे' तत्तवं प्राप्नोति । संनिपातलक्षणो विधि- 
` रनिमित्त तद्विघातस्येति न दोषो भवति । 

एतदपि नास्ति प्रयोजनम्‌। उक्तमेतत्‌ दीङः प्रतिषेधः स्थाष्वोरित्त्वे 

इति। 
तिसृचतसृत्वं डीबू विधेः । 

तिसूचतसुत्वं ङीब्‌ विधेरनिमित्तम्‌। क । तिस्नस्तिष्डन्ति। चत- 

स्ञस्तिष्ठन्तीति। तिस्र चतस॒भाचे इते 'कन्नेभ्यो ङीप्‌? इति डीप्‌ प्राभोति। 


के सिद्ध होने से घिसंज्ञा हो कर ना आदेश हो जायगा ।' 

उपादास्त (उप दीङ्‌ सिच छङ्‌ त) में दीङ्‌ धातु को मीनातिमिनोति० से 
आत्व करने पर घुसंज्ञा द्वारा स्थाघ्वोरिच्च से प्रास कित्व का न दोना भी प्रयोजन है । 
उप पूर्वक दीङ्‌ से कुङ्‌ लकार में सिच्‌ परे रद्दते एज विषय में मौनातिमिनोति० से 
आस्त होता दै । आत्त हो कर दारूप होने से घुसंज्ञा द्वारा स्थाध्वोरिच्च से सिच को 
कित्त्व सहित इच्च प्रास होता दै । संनिपातपरिभाषा से नहीं होता । जिस सिच के 
क्षकित्व को निमित्त मान करः एज विषय में दीङ्‌ को आच हुआ दै, वह आच्च 
घुसंज्ञा द्वारा स्थाध्वोरिच्च से सिच के अकित््व को नष्ट नहीं कर सकता । अर्थात्‌ सिच्‌ 
को कित्‌, नहीं होने देगा । जिस से संनियोग-विहित इत्त्व भी नहीं होगा । 

यह भी कोई प्रयोजन नहीं। दाधा घ्वदापू० सूत्र पर दीङः प्रतिषेधः 
स्थाघ्वोरित्त्वे यह वार्तिक कह चके हैं। उस से दीङ्‌ की घुसंशा न होने से स्थाध्वोरिच्च - 
-स सिच को कितव नहीं होगा । 

तिल्लः चतल्नः (त्रि चतुर्‌-जस्‌) में त्रि चतुर्‌ शब्दों को तिस चतस आदेश करने 
पर ऋन्नेभ्यो डीप्‌ से प्राप्त डीप्‌ न होना भी प्रयोजन दै । त्रि चतुर्‌ शब्दों को स्त्रीलिङ्ग 
में जस्‌ परे रहते त्रिचतुरोः स्त्रियां० से तिस चतस आदेश होते हैं । तिस चतस 


१, नसुने सूत्र से केवल ना भाव करने के लिये ही मुभाव की असिद्धता का 
i निषेध हो सकता था । ना भाव करने पर झुभाव की असिद्धता का निषेध नहीं हो सकता 
था इस लिये न सु दादेशे यह सूत्रमद वार्तिककार को करना पड़ा। यह बात दूसरी है 
. कि भाष्यकार ने न मु ने सूत्र के भाष्य में बुद्धङमारीबरन्याय का उदाहरण दे कर न झु ने 
॥ : नि च्य आवश्यकता: नही पौ Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


| 
| 


षष्ठ आहिक ३६९ 


'संनिपातळक्षणो विधिरनिमित्तं तद्विघातस्येति न दोषो भवति । 


एतदपि नास्ति प्रयोजनम्‌ । आचायंप्रवृत्तिक्षीपयति न तिखचतस्‌- 
भावे कृते डीप्‌ भवतीति। यदयं 'न तिखचतस्र' इति नामि दीर्घत्वस्य 
प्रतिषेधं शास्ति । 


इमानि तहि प्रयोजनानि। शतानि सहस्लाणि। चुमि छते ष्णान्ता 
षडिति षट्संज्ञा प्राप्नोति । संनिपातलक्षणो विधिरनिमित्तं तद्विघातस्येति 


के आकारान्त होने से ऋन्नेभ्यो डीप्‌ से ङीप्‌ प्रास हुआ। चइ संनिपातपरि- 
भाषा से नहीं द्दोता । जिस जस्‌ विभक्ति को निमित्त मान कर विस्‌ चतस हुए हैं 
चे आकारान्त हदो कर #न्नेभ्यो० से प्राप्त डीप्‌ द्वारा अपने और उस जस्‌ के सम्बन्ध 
को नष्ट नहीं कर सकत । इस लिये डीप्‌ नदी होगा । 


यह भी कोई प्रयोजन नहीं । न तिस. चतस्‌० सूत्र से तिस्र चतस को नाम्‌ 
परे रहते जो दीर्ध का निषेध किया है वद आचाय का व्यवद्दर इस बात का ज्ञापक 
है कि तिस चतस करने पर डीप्‌ नहीं द्दोता । ङीप्‌ होने पर उस का व्यवधान दो 
जाने से नाम्‌ परे नहीं रदेगा तो दीघ प्राप्त ही नहीं । फिर उस का निषेध करना 
व्यथै दे ।* 

अच्छा तो संनिपात परिभाषा के ये निम्न प्रयोजन हैं । झतानि । , सहल्लाणि । 
(शत सहख-जस्‌ शस्‌) यहां शत सदर शब्दों से जस्‌ इस्‌ परे रदते जस्‌ शसू को 
शि, शि की सर्वनामस्थान संज्ञा और नपुंसकस्य झलचः से नुम्‌ होता है। जुम्‌ 


करने पर शतन्‌ सहखन्‌ के नान्त ददो जाने से ष्गान्ता षटू से पटू संज्ञा प्राप्त द्दोदी 
हि 7 


१, यदि कहो कि ग्रियास्तिखः येपां ते प्रियतिसत: । तेषां प्रियतिसणां ब्राह्मणा- 
नाम्‌ यहां प्रियतिस् समास के अवयव तिस्‌ शब्द में अङ्ग के स्त्रीत्ववाचक न होने से 


` ऋन्नेम्यो० से डीप्‌ प्राप्त दी नहीं तो नामू परे मिल जायगा। वहाँ तिस चतस को दीघे 


प्राप्त होता है उसे रोकने के लिये न तिस चतर यह सूत्र रह सकता है तो यह ठीक नहीं। 
क्रन्नेम्यो० इस डीप्‌ विधान करने वाले सूत्न में अङ्ग का अधिकार नहीं है। इस लिये 
प्रियतिस इस अङ्ग के स्त्रीत्ववाचक न होने पर भी उस के अवयव तिर के स्त्रीत्ववाचक 
होने से डीपू प्राप्त है। डीप्‌ होने पर उस का व्यवधान हो जाने से नाम्‌ पेरे न होगा 
तो दी अप्राप्त है। उस के लिये न तिस चतर यह निषेध व्यर्थ हो कर ज्ञापक द्दीदै। 
इस ज्ञापक से ही डीप्‌ का निषेध सिद्ध हो जाने पर तिस चतर शब्दों का स्वत्नादिगण 
मैं पाठ करने की आवश्यकता भी नहीं रहती । जिस के लिये न षट्स्वस्रादिभ्यः इस सून 
से डीप्‌ का निषेध किया जाय । | 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


३७० ब्याकरणमदाभाच्य 


न दोषो भवति । 
शकर पद्धतौ । अत्ते छते अत इति राप्‌ प्राप्नोति । संनिपातळक्षणो 
विधिरनिमित्तं तद्विघातस्येति न दोषो भवति । 


इयेष उचोष। गुणे इते 'इजादेश्च गुरुमतो 5नुच्छ' इत्याम्‌ प्राप्नोति। 


J) CD DT NE 
है। षट्संज्ञा हो कर षडभ्यो छक्‌ से जस्‌ शास्‌ का छक प्रा होता है । संनिपात- 
परिभाषा से नदीं होता । यदौँ जस्‌ शास्‌ की सबैनामस्थानसज्ञक शि को निमित सान 
कर शत सद को नुम्‌ हुआ दै वद इनके नान्त दो जाने से षट्संज्ञा द्वारा जस्‌ शस्‌ 
के सम्बन्ध को नष्ट नटी कर सकता, तो जस्‌ इस्‌ का झुकू नहीं दोगा । 
शकटौ पद्धतौ (शकटि पद्धति-ङि) यद्वां शकटि पद्धति इन स्त्रीलिङ्ग शब्दों 
से कि परे रइते पक्ष में घिसंज्ञा दो कर अच्च घेः से डि को औ तथा शकटि पद्धति 
के इकार को अकार होता दै। अकार होने पर अदन्त हो जाने से अजाद्यतष्टाप्‌ 
से टाप प्राप्त होता हे । टाप्‌ दो कर सवर्ण दोघे एकादेश दो जायगा तो बुद्धि को 
बाघ कर रमायाम्‌ की तरद शकटायाम्‌ ऐसा अनिष्ट रूप प्राप्त होता दै। संनिपात 
परिभाषा से नहीं होता । यद्वां ङि के डिर को निमित्त मान कर ङिति हस्वरच से 
पक्ष में घिसंज्ञा द्वारा शकटि पद्धति के इकार को अकार हुआ दे वहइ छ के 
अब्यवदित सम्वन्ध के नाश का कारण नहीं बन सकता | टापू होने पर व्यवधान 
हो जाने से सम्बन्ध मही रहता इस लिये टापू नहीं द्दोगा ।` 


इयेष उवोष ( इष्‌, उघ्‌-छिट्‌, तिप, णळू ) यहाँ इष्‌ उष्‌ धातुओं से दिद 
छकार में तिप्‌ परे रहते छब्रूपथ गुण होता हे । गुण होने पर इष्‌ उघ्‌ धातुओं 


१, यदि ष्णान्ता षट्‌ में अन्त ग्रहण औपदेशिक नकारान्त संख्या की षट्संज्ञा करने 
के लिये किया है ऐसा मानें तब तो यह प्रयोजन भी नहीं रहता। क्योंकि शतानि सदद- 
स्राणि में शतन सहस्तन्‌ ये उपदेशावस्था में नकारान्त संख्या नहीं हैं। 

२. यदि अच्च घेः में अत्‌ इस तपरकरण के सामथ्ये से हस्व अकार को 
अव्याहत रखने के लिये टाप्‌ की निवृत्ति मान छै तब तो यह प्रयोजन भौ नहीं 
रहता । यदि कहो फिर शाकटो में बृद्धि भी केसे होगी । अकार में .विकार आ 
जाने से वह अव्याहत नहीं : रहेगा तो उत्तर है--शकट औ इस अवस्था में बृद्धिरेचि 
से बृद्धि एकादेश हो कर भी पूरे के प्रति अन्तवद्भाव से अकार अव्याहत एवं 
'अविकृत ही रहता है । टाप्‌ हो जाने पर तो विभक्ति और प्रातिपदिक में आनन्तर्य 
नहीं रहता इस लिये टापू तो व्याघात पहुँचायेगा । वह तो विघातक ही 


साना जावग 0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


| 


षड आह्निक ३७१ 
संनिपातळक्षणो विधिरनिमित्तं तद्विघातस्येति न दोषो भवति | 


तस्य दोषो वर्णश्रियः प्रत्ययो वर्णबिचाळस्य | 


तस्यैतस्य लक्षणस्य दोषो वर्णाश्रयः प्रत्ययो चर्णविचालस्यानिमित्तं 
स्यात्‌। क्व । अत इञ्‌ । दाक्षिः । प्लाक्षिः । ८ 


न प्रत्ययः संनिपातलक्षणः । 


के गुरुमान्‌ हो जाने स्त इजादेश्च गुरुमतोऽनृच्छः से आम्‌ प्राप्त होता दै । फिर 


आमः से लिद का लुक्‌ प्राप्त द्दोता दै। संनिपात परिभाषा से नहीं होता । 
यहां छिद्र के संनिपात से इघ्‌ उघ्‌ को गुण हुआ है वह इष्‌ उष्‌ के गुरुमान्‌ 
हो जाने से आम्‌ द्वारा लिट्‌ के छुकू का कारण नहीं बन सकता है ।' 

इस संनिपात परिभाषा को मानने में ये दोष भी हैं। वर्ण के आश्रय से 
होने वाला प्रत्यय उस वर्ण के विचाळ का अर्थात्‌ लोप का निमित्त नहीं दोना 
चाद्यि। जैसे अत इन्‌ सूत्र के उदाहरण दाक्षिः प्लाक्षिः हैं। यहां दक्षस्यापत्यम्‌ 
प्लक्षस्यापत्यम्‌ इस अथै में दक्ष प्लक्ष शब्दों के अकार को निमित्त मान कर 
अत इञ्‌ से अपत्यार्थक इञ्‌ प्रत्यय हुआ है। उस इन्‌ से परे रहते यस्येति 
च से अकारं का लोप होता है। जिस अकार को मान कर इश इला वह 
इन्‌ उसी अकार का झोप कराता दै यह संनिपात परिभाषा का विरोध Lh 


इन्‌ प्रत्यय का अकारलोप के साथ सीधा कोई सम्बन्ध नहीं जिससे 
संनिपात परिभाषा का विरोध दो । हां अङ्गसंज्ञा या असंज्ञा द्वारा तो दोनों 
का सम्बन्ध बनता दै । अङ्गसंज्ञा दोने पर ही दक्ष के अकार का लोप द्दोगा। 
और अङ्गसंजञः में इस्‌ प्रत्यय निमित्त दै। 


१. यदि इजादेश्च गुरुमतो० के गुरुमतः शब्द में नित्य योग में मतुपू 
मान कर जो नित्य गुरुमान्‌ इजादि धातु दै उसी से आमे प्रत्यय होता है ऐसा मानें 
तो यह प्रयोजन भी नहीं रहता। क्योकि इयेष उवोष ये नित्य गुरुमान्‌ नहीं हा 
थे तो गुण होने पर गुरुमान्‌ बने हें । गुण से पहले गुरुमान्‌ नहीं थे । 

२, तस्यं दोषो वर्णाश्रयः० इस वार्तिक में कुछ लोग वर्णाश्रयः के स्थान में 
अवणीश्रयः ऐसा सन्थिच्छेद भी करते हें । उनके मत में दाक्षिः प्छाक्षिः ये उदाहरण 
हैं। यहां अवर्णाश्रय इस्‌ प्रत्यय है । वर्णोश्रय के उदाहरण आश्रेयः इत्यादि 
समझने चाहिये । अन्नेरपत्यम्‌ आत्रियः। अत्रि शब्द से इतइचानिज; से अपत्य अथं 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


३७२ व्याकरणमद्दाभाण्य 


अङ्गसंज्ञा तह्दोनिमित्तं स्यात्‌ । 
आत्वं पुगूविधेः क्रापयति । 
आत्वं पुगूविधेरनिमित्तं स्यात्‌ । क । क्रापयतीति । 
` पुगू हस्वत्वस्यादीदपत्‌ | 
पुग्‌ हस्वत्वस्यानिमित्तं स्यात्‌ । छ । अदीदपदिति । 
` त्यदाद्यकारष्टाबू विधेः । 
त्यवाद्यकारष्टाबविधेरनिमित्त स्यात्‌। क । या सेति। 


तो फिर अङ्गसंज्ञा ही अकारलोप में निमित्त नहीं होनी चाहिये । 
अथौत्‌ अङ्गसंज्ञा को सुरक्षित रखने के लिय दक्ष के अकार का लोप नहीं होना 
चाहिये । जिस इन्‌ प्रत्यय के कारण दक्ष यह अकारान्त अङ्ग बना है उस 
' इज प्रत्यय से अकारछोप द्वारा अकारान्त की अङ्गसंज्ञा का विघात होता है यद 
सनिपात परिभाषा का.विरोध हे । 
क्रापयति (क्री-णिच्‌ छर्‌ तिपू ) में णिच्‌ परे रहते क्रीङ्जीनाँ णौ से हुआ क्री 
को आत्व पुक्‌ का निमित्त नहीं होना चाहिये । क्री धातु से णिच्‌ परे रहते अन्नेति”: 
बृद्धि दो कर क्रीडूजीनां से आत्व होता है । फिर अर्तिहीव्लीरी० से पुक्‌ हो जाता है 
यहाँ णिच्‌ को मान कर क्री को आत्व हुआ। यह आत्व धातु की भौर णिच्‌ के 
आनेन्तयै का पुक्‌ द्वारा निघात करता है यद संनिपातपरिभाषा का विरोध है । 
अदीदपत्‌ (दा णिच छुछ तिप्‌) में दा धातु से णिच परे रहते अतिंहीन्ली 
स हुआ पुक्‌ का आगम णौ चठथपधाया:० से होने वाळे उपधाहस्व का निमित्त नहीं 
होना चाहिये । आकारान्त दा धातु से हुए पुक्‌ के सम्बन्ध को उपधाहस्वत्व नष्ट 
करता दै यह संनिपात परिभाषा का विरोध है । 
यासा (यद्‌ तदू-सु दाप्‌) में यद्‌ तदू शब्दों से विभक्ति परे रहते त्यदादीनाम 
से हुआ अकार, टाप का निमित्त नहीं होना चाहिये । जिस सु विभक्ति के परे रद्दत 
त्यदादीनामः से यदू तद्‌ को अकार हुआ, उस सु विभक्ति के आनन्तय का टाप्‌ द्दोने 
` पर विघात होता है यहद संनिपातपरिभाषा का विरोध दै । 


में ढकू प्रत्यय होता हे। ढ को एय्‌ हो कर आदि बृद्धि तथा यस्येति च से 
इकार का लोप हो जाता है। जिस अत्रि के इकार वर्ण को मान कर ढक्‌ हुआ वह 
. ढकू असंज्ञा द्वारा यस्येति च से उसी इकार वर्ण का लोप कराता है यह संनिपात 
परिभाषा का 


(रेष है. Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


चृष्ठ आदिक ३७३ 


इड्विधिराकारलोपस्य ययिवान्‌ । 


इड्विधिराकारळोपस्यानिमित्तं स्यात्‌। क्क। ययिवान्‌। तस्थि- 
चानिति । 


मतुब्‌विभक्तयुदात्तत्वं पूरवनिघातस्य । 


मतुब्‌विभत्तयुदात्तत्वं पूर्वनिघातस्यानिमित्तं स्यात्‌ । क । अञ्निमान्‌। 
वायुमान्‌ । परमवाचा । परमवाचे इति | 


नदीहृस्वत्वं सम्बुद्विछोपस्य । 


नदीहृस्वत्वं सम्बुद्धिलोपस्यानिमित्तं स्यात्‌। क । नद्रि कुमारि 
किशोरि ब्राह्मणि ब्रह्मवन्छु इति । नदीहस्वत्वे कृते 'एड्दस्वात्संवुद्धेरि'ति 
खम्बुद्धिलोपो न प्राप्नोति । द 


मा भूदेवम्‌ । ङयन्तादित्येवं भविष्यति । 


यथिवान्‌ तस्थिवान्‌ (या स्था-लिट्‌ कसु) में या स्था धातुओं से लिट्‌ में कसु परे 
रहते वस्वेकाजादू० से हुआ इडागम, आकारलोप का निमित्त नहीं होना चाहिये । 
जिस भाझारान्त से परे छसु को इडागम हुआ वद इट्‌ आतो लोप इटि च से क्षाकार 
का लोपं कर के उसके सम्बन्ध का विघात करता दै यह संनिपातपरिभाषा का 
विरोध दै । 

अग्निमान्‌ वायुमान्‌ यहां अन्तोदात्त अग्नि वायु शब्दों से पर हस्वनुड्भ्यां 
मतुपू से हुआ मतुपू को उदात्तत्व अनुदात्तं पदमेकवर्जम्‌ से होने वाळे शेष निघात का 
निमित्त नहीं दोना चाहिये । इसी प्रकार परमवाचा, परमवाचे में समासस्वर से 
अन्तोदात्त परमवाच शब्द से परे टा डे विभक्तियों को अन्तोदात्तादुत्तरपदादन्यतरस्या० 
से हुआ उदात्तत्व, शेषनिधात का निमित्त नहीं होना चाहिये । जिस उदात्त के 
कारण मतुप्‌ प्रत्यय तथा टा ङे विभक्तियां उदात्त हुई, शेष विघात से उस उदात्त 
का निघात होता दै यदद संनिपातपरिभाषा का विरोध है । 

हे नदि! हे कुमारि! दे किशोरि ! दे वाणि! दे ब्रह्मबन्धु यहाँ नदी कुमारी 
आदि शब्दों को सम्बुद्धि परे रहते अम्बाथनद्योहेस्वः से इस्व हुआ है वह एड्हस्वात्‌ 
सम्बुद्धेः से दोने वाळे सम्बुद्धिकोप का निमित्त नदीं दोना चाहिये । जिस सम्बुद्धि के 
कारण स्व हुआ, वह हस्व सम्बुद्धि लोप का निमित्त बन उस का विघात करता दे 
यद्द संनिपात परिभाषा का विरोध है । 

दे नदि आदि में सम्बुद्धि का छोप संनिपातपरिभाषा विरोध के कारण 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


३७४ ` .. व्याकरणमद्दासाष्य 


न सिध्यति। दीघादित्युच्यते । हस्वान्ताच्च न प्राप्नोति । 

इदमिह सम्प्रधार्य हृस्वत्वं क्रियतां सम्बुद्धिलोप इति। किमत्र 
कतब्यम्‌। 

परत्वाद्भस्वत्वम्‌ । 

नित्यः सम्बुद्धिलोपः । इते हस्वत्वे प्राभोति अकृतेपि। 

अनित्यः सम्बुद्धिछोपः । नहि छते हस्वत्वे प्राभोति । कि कारणम्‌। 
संनिपातलक्षणो वि.घरनिमित्त तद्विघातस्येति । पते दोषाः खमा भूयांसो 
चा । तस्मान्नार्थो ऽनया परिभाषया । 
नहि दोषाः सन्तीति परिभाषा न कर्तव्या लक्षण वा न प्रणेयम्‌। 

नहि भिक्षुकाः सन्तीति स्थाल्यो नाधिश्रीयन्ते। न च स्टुगाः सन्तीति 


एङ्हस्वात्‌० से न सही इल्ड्याब्भ्यो दीघोत्‌० से दो जायगा । | 

हलड्याव्‌० सूत्र से नहीं दो सकता । वहां दीघांत्‌ कद्दा दै। दीधे डी आप्‌ से 
परे सु का छोप होगा । यद्वां हस्व दै । 2 

यहां यद्द विचारना चाहिये कि दे नदी-सु इस अवस्था में हळूझ्थाव्‌० से सु 
का छोप करें या अम्वार्थनद्यो० से नदी को हस्व करें। क्या करना चाहिये । 

पर होने से अम्बाथ० से हस्व करना चादिये । 


सम्बुद्धि का लोप नित्य है। दस्व करने पर भी प्राप्त -द्दोता है न करने 
पर भी । 

सम्बुद्धि का लोप अनित्य है । हृस्व करने पर संनिपातपरिभाषा के विरोध 
से नहीं प्राप्त होता । 

ये सब दोष इस परिभाषा के प्रयोजनों के समान हैं। बल्कि कुछ अधिक 
ही हैं । इस लिये सनिपातपरिभाषा की कोई झावइयकता नहीं । यहद नहीं बनानी 
चाहिय । 

केवल दोष होने से परिभाषा नहीं बनानी चाहिये या किसी सूत्र का निर्माण 
नहीं करना चाहिय यह बात ठीक नहँ । भिखारी आयेंगे इस डर से भोजन पकाना 
नहीं छोड़ा जाता । या जंगल में ग खती का नुकसान कर देंगे इस लिये खेत में 
यव आदि धान्य का बोना नहीं छोड़ा जाता । इस परिभाषा के दोष तो प्रायः सभी 


र गिना दिये हैं । किन्तु प्रयोजनों के कुछ एक उदाहरण ही दिये दैं। क्योंकि दोषों 


८८-७0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


ष्टे आह्निक ३७५ 


यवा नोप्यन्ते। दोषाः खल्वपि साकल्येन परिगणिताः प्रयोजनानासुदा- 
हरणमात्रम्‌ । कुत पतत्‌। नहि दोषाणां लक्षणमस्ति । तस्माद्‌ 


यान्येतस्याः परिमाषायाः प्रयोजनानि तदर्थमेषा परिभाषा कर्तव्या । 
प्रतिविधयं दोषेषु । 


अव्ययीभावश्च ॥१॥१॥४१॥ 
अब्ययीभावस्याब्ययत्वे प्रयोजनं छुड्मुखस्वरोपचाराः । 
अव्ययीमावस्य अव्ययत्वे प्रयोजनम्‌ । किम्‌ । लुङ्सुखस्वरोपचाराः। 


का कोई लक्षण नदी दै । पदिचान नहीं दै । परिदाय होने से दोष हमारे लक्षण का 
का विषय नहीं । हमें तो प्रयोजनों से मतळब दै। इस लिये जो इस परिभाषा के 
प्रयोजन है उन के लिये यद परिभाषा अवइयमेव बनानी चाहिये । दे.चों का 
समाधान दो जायगा ।' 


१. संनिपात परिभाषोक्त दोषों का समाधान इस प्रकार हो सकता है-- 
दाक्षिः प्लाक्षिः में अकारलोप होने पर भी अङ्गसंज्ञा के विधान सामथ्ये से 
अङ्गसंज्ञा हो जायगी । कष्टाय क्रमणि सूत्र में कष्टाय इस निर्देश से हृस्व अकार 
निमित्तक यादेश होने पर भी अकार को दीधे हो जायगा । न यासयोः इस ज्ञापक 
सेयासामें टाप्‌ हो जायगा। ययित्रान्‌ में वस्वेकाजाद से .इट्‌ .का विधान न 
मान कर नियम मानेंगे तो संनिपातलक्षण विधि न होनें से दोष न होगा। क्रापयति 
में का अङ्गे के अवयव केवल आकार को पुकू नहीं मानेंगे बल्कि क्रा इस सारे 
आकारान्त अङ्ग को मानेंगे तो णिचू परे रहते वह व्यवधायक नहीं होगा। अदीदपत्‌ 
में मारणतोषणनिशामनेघु क्षा इस गणसूत्र द्वारा जो ज्ञा धातु को णिच्‌ में उपघा- 
इस्वार्थ मित्‌ किया हे उस ज्ञापक से हृस्व हो जायगा। अन्यथा अजिज्ञपत्‌ में - 
आकारान्त ज्ञा धातु से णिच्‌ पेरे रहते होने वाला पुकू, ज्ञा के अकार को उपधा 
बना कर उपधा हस्व द्वारा परस्पर के सम्बन्ध को नष्ट नहीं करेगा तो उपधाहस्व 
प्राप्त ही न होगा उसके लिये ज्ञा को मित्‌ करना व्यथ हे । अग्निमान्‌ वायुमान्‌, 
परमवाचा परमवाचे में अनुदात्तं पद्मेकवजेस्‌ इस रोषनिघातविधायक स्वरविषयक 
परिभाषा के वचन सामथ्यं स संनिपात परिभाषा की बाधा हो जायगी। है नदि 
आदि में सम्बुद्धिनिमित्तक् हस्व होने पर भी सम्बुद्धि का लोप हो जायगा। वहां 
एड्डस्वात्‌ सम्बुद्धेः में हस्व ग्रहण के सामर्थ्यं से संनिपात परिभाषा नहीं ऊगेगी । 
अन्यथा एङ्स्वात्‌ के स्थान में गुणात्‌ सम्बुद्धेः कहने से ही इष्ट सिद्ध दो सकता था । 


7 


८८-७0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


~ 


५७६ 2 ब्याकरणमद्दामाध्य 


झुकू । उपाग्नि । प्रत्यग्नि | “अव्ययादिति डु सिद्धो भवति | सुखस्वरः । 
उपारिनसुखः प्रत्यग्निमुखः । नाव्ययदिक्‌ शब्दगोमहत्स्थूलसुष्टि 
पृथुवत्सेभ्य” इत्येष प्रतिषधः सिद्धो भवति । उपचारः। उपपयःकारः । 
उपपयःकामः । अतः रुकमिकंसकुम्भपात्रकुशाकर्णीष्वनव्ययस्ये'ति 
प्रतिषेधः सिद्धो भवति । - 
कि पुनरिदे परिगणनमाद्दोस्विदुदाहरणमाजम्‌ । 
र परिगणनमित्याह । अपि खल्वप्याडुः--“यद्न्यद्व्ययीभावस्याव्यय- 


अव्ययीभाव समास की अव्ययसंज्ञा में झुकू सुखस्वर और उपचार 
थे प्रयोजन हैं। छुक जैसे-उपाग्नि श्रत्यग्नि। अग्नेः समीपम्‌ उपाग्नि । अग्नेः 
अभिमुख प्रत्यग्नि। यहां अव्ययं विभक्तिसमीप० तथा लक्षणेनाभिप्रती० सूत्रों से 
यथाक्रमं समीप और अभिमुख अर्थ में अव्ययीभाव समास होता दै। उसकी 
अव्ययसंज्ञा होने से उपाग्नि प्रत्यगिन से उत्पन्न सुप्‌ का अव्ययादाप्सुपः से 
छुकू हो जाता है। मुखस्वर जैसे--उपार्निसुखः प्रत्यग्निमुखः । यहां उपाग्नि 
प्रत्यग्नि वा सुखं यस्य स उपाग्निमुखः प्रत्यग्निमुखः इस बहुव्रीहि समास से 
पूवपद उपाग्नि प्रत्यग्नि ये अव्ययीभाव समास हैं। इन की अव्ययसंज्ञा होने से 
मुख स्वाङ्गम्‌ से प्राप्त उत्तपद के अन्तोदात्त स्वर का नाव्ययदिक्राब्दगोमहत्‌० 
से निषेध सिद्ध दो जाता है । उससे उत्तरपदान्तोदात स्वर न हो कर बहुब्रीदी 
प्रत्या पूर्णपद्म्‌ से परथैपदप्नकृति स्वर होता है। उपचार. जैसे--टपपयःकारः । 
उपपयःकामः । पयसः समीपमुपपयः । यहां उपपयः यह अव्ययीभाव. समास द्दै। 
उसकी अव्ययसंज्ञा द्दोने से कार काम शब्द परे रहते अतः कृक्रमिक्रंस० सूत्र 
से प्राप्त विसगे के सकार का अनव्ययस्य यह निषेध सिद्ध ददो जाता है। अतः 
कृ कमि० सूत्र अव्ययभिन्न विसगे को सकार करता है । उपपयः के अव्यय होने 
से विसी को सकार नहीं द्वोता। उपचार का अर्थ विसर्ग के स्थान में होने वाला 
सकार है । यह प्राचीन आचायों द्वारा की गई संज्ञा है। 

अव्ययीभाव समास की अव्ययसंज्ञा के क्या ये सभी प्रयोजन गिना 
` दिय हैं या कुछ और भी शेष हैं । ये केवळ उदाहरण मात्र हैं । 


सभी प्रयोजन गिना दिये हैं । और कोई प्रयोजन नहीं । इसी लिये दूसरे 
` आचाये भी ऐसा कइते हैं. कि इन प्रयोजनों से अतिरिक्त जो अव्ययीभाव समास 
१. मुखस्वर और उपचार की निदत्त प्रयोजन दै. 


(७-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


षए भाहिक ३७७ 


कृत पराप्नोति तस्य प्रतिषेधो वक्तब्य’ इति । कि पुनस्तत्‌ । पराङ्गवद्धावः । 
पराङ्गवद्भावे अव्ययप्रतिषेघइचोदितः । उच्चैरधीयान नीचेरधीयानेत्येः 
वमर्थम्‌ । ख इद्दापि प्राप्नोति--डपाग्न्यधीयान प्रत्यरन्यधीयान। अकः 
च्यव्ययग्रहणं क्रियते। उच्चकैनाचकैरित्येवमर्थम्‌। तदिहापि प्राप्नोति- 
उपार्निकं प्रत्यग्निकमिति। मुभि अव्ययप्रतिषेधइचोद्यत दोषामन्यमहः 
दिवामन्या रात्रिरित्येवमर्थम्‌ । स इहापि प्राप्नोति उपकुम्भ॑मन्यः उपमणि- 
कमन्य इति। “अस्य च्यो’। अव्ययप्रतिबेधइचोद्यते दोषाभूतमहर्दिवा 


को अव्यय संज्ञा के कार्य प्राप्त होते हैं उन का निषेध कइना चादिये। वे कोन से 
हैं? जले . 

पराङ्गवद्भाव । सुवामन्त्रिते पराङ्गवरस्वरे इस सूत्र में अव्ययानां प्रतिषेधो वक्तव्यः 
इस वचन द्वारा अव्ययों में पराङ्गवद्धाव का निषेध किपा गया है उससे उच्चै- 
रघीयान नंचिरधीयान यहां अर्धायान इस आमन्त्रित के परे होने पर उच्यैः नीचेः 
इन अव्यय सुबन्तों को आमन्त्रितस्य च सून्रविदित घाउ आमन्त्रित झायदात्त 
स्वर करने में पराङ्गवद्भाव का निषेध होता हे । उसी प्रकार उपाग्न्यधीयान प्रसग्न्य- 
धीयान यहाँ उपाग्नि प्रत्यग्नि इस अव्ययीभाव को भी अव्यय मान कर पराङ्गवदूभाव 
का निभेध प्राप्त होता है । पर उक्त कायो से अतिरिक्त कार्यों में अव्ययीभाव के 
अब्यय न होने से वह निषेध नहीं दोगा तो पराङ्गवद्धात्र हो जाता दै । अन्ययसर्वेनाम्नाः 
मकच्‌० से अकव करने में अव्यय का ग्रइण किया दै। उस से उच्चकेः नीचकैः यहां दो 
गया दै । उच्चैः नीचैः शब्दों के अव्यय होने से स्वाथे में अकच हो जाता दै। उसी 
प्रकार उयाग्निकन प्रत्य रन रुत्‌ यहाँ उताग्नि प्रयग्नि इस अव्ययी भाव को अव्यप्र मान 
कर अकच्‌ प्राप्त होता है । अन्य कार्यों में अव्ययीभाव के अब्यय न होने से न 
होगा तो सामान्य प्रागिरीय क प्रत्यय हो कर उपाग्निकं प्रत्यर्निकम्‌ बन जाता दै। 
खित्यनव्ययस्य से सुम्‌ करने में अब्यय का निषेध किया है । उस से दोषामन्यमहः 
(आतमानं दोषा मन्त) दोषा मनू-खश्‌। दिवामन्या रात्रिः (आत्मानं दिवा मन्यते) 
दिवा मन-ख श्‌ । यदवा दोषा दिवा शब्दों के अब्यय होने से सुम्‌ नहीं दोता। उसी 
प्रकार उपकुम्भैमन्यः उपमणिकंमन्यः यहाँ उपकुम्म उपमणिक इस अव्ययीभाव 
को भो अब्यय मान कर सुम्‌ का निभ्ेध प्राप्त होता है । अन्य कार्यों मै अव्ययीभाव 
के अब्यय न होने से सुम्‌ का निषेध नहीं होगा तो झुम्‌ हो जाता है। अस्य चौसे _ 
च्वि परे रहते अवर्णान्त अङ्ग को ईकार करने में विशेष वचन द्वारा' अव्यय का 
निषेध किया है उस से अदु.षा दोषा सम्पयमानं दोषाभूतम्‌ अहः ( दोषा-च्वि-मू ) । 


१. अस्य च्वौ सूत्र में अव्यय प्रतिषेध करनेवाला कौन सा निषेध वचन है 


८८-७0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


३७८ ब्यांकरणमहांभोंष्न 


भूता राजिरित्येवमर्थम्‌ । स इह्दापि प्राभोति उपकुम्मीभूतम्‌ उपमणिकी 
भूतम्‌ । 

यदि परिगणनं क्रियते नार्था५व्ययीभावस्याव्ययसक्षया । 

कथं यान्यव्ययीभावस्याव्ययत्ये प्रयोजनानि ? 

नेतानि सन्ति। यत्तावदुच्यते लुगिति । आचार्यप्रदू तिक्षापयति 
भवत्यव्ययीभावाल्ळुगिति । यदयं 'न(व्ययीमावादत’ इति प्रतिषेधं शास्ति। 
उपचार इति | 'अञुत्तर्पदस्थस्येति’ वर्तते । तत्र सुखस्वर पकः प्रयोज- 
यति। नचैकं प्रयोजनं योगारम्भं प्रयोजयति। यद्यतावत्‌ प्रयोजनं स्यात्‌ 


` झदिवा दिवा सम्पद्यमाना दिवाभूता रात्रिः ( दिवा-च्वि-भू )। यद्वां दोषा दिया 


शब्दो के अव्यय होने से इकार नदी होता । उसी प्रकार उपकुम्भीभूतम्‌ उपमणिक्री- 
भूतम्‌ यदाँ उपङ्गमभ उरसणिर इस अव्ययो मात्र को भो अव्यय मान कर ईकार 
का निषेध प्राप्त दोता दै। अन्य कार्यों में अध्ययीभाव के अब्यय न दोने से निषेध 
न दरोगा तो ईकार हो जाता दै । 

अच्ययीभावसमास की अव्ययसंज्ञा करने के यदि दकू, सुखस्वर ओर उपचार 
ये तीन दी प्रयोजन दें तब तो इस सूत्र को कोई आवश्यकता नदी । 

. छुक, मुखस्वर आदि प्रयोजन केस सिद्ध होंगे ? 

थे कोई प्रयोजन नदीं । जो छुक्‌ प्रयोजन कदा है बद तो आचाय के व्यवहार 
से सिद्ध हो जायगा । नाव्ययीभावादतोऽप्‌ त्वपञ्चम्याः सूत्र से जो अदन्त अव्ययी भाव 
से परे सुप्‌ के छुक का निषेध किया दै उस से यद सिद्ध होता है कि अव्ययीभाव 
से परे सुप्‌ का लुक्‌ होता हे । उपचार भी कोई प्रयोजन नहीं। अतः कृकमि० सूत्र 
में नित्यं समासेऽनुत्तरपदस्थस्य इस पू सूत्र से अचुत्तरपदस्थस्य की अनुत्रृत्ति आाती 
ह्वै तो वह उत्तरपद में स्थित विसगे को सकार नहीं करेगा । उपपयःक्रारः, उपपयः- 
कामः यहां उपपयः इस अव्ययीभाव मे पयः का विलग उत्तरपद में स्थित दे इस 
लिये सकार नहीं दोगा । “एक सुखस्वर प्रयोजन रदद जाता हे । उस एक प्रयोजन के 
लिये अव्ययीमावरच यद सामान्य लक्षण नदी वनाना चाहिये । यदि उपाग्नभुखः 
में मुख स्वाङ्गम्‌ से प्राप्त युखस्मर को रोकना ही इस अब्ययसंशा का प्रयोजन होता 


तो नाव्ययदिक्राव्द० सूज्ञ में ही अब्यय के साथ अव्ययीभाव का भी अद्वण कर 


यह हमें अभी तक नहँ माळूम हुआ । अस्य च्वौ सूत्र पर तो भाज्य ही नहीं है। 


'अब्ययप्रतिपेध करने वाला वचन अन्वेष्टव्य है । हां कौसुदीकार इस विपय में वार्तिक 


पढ़ते दै । 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


` षष्ठ थाहिक 3७९ 
तत्रैवायं बूया'न्नाव्ययादव्ययीभावाच्चे'ति । 
शि सर्बनामस्थानम्‌ ॥१।१।४२॥ 
सुडनपुसकस्य ॥ १।१।४३॥ 
शि सर्वनामस्थानं सुडनपुंसकस्येति चेज्जसि शि प्रतिषेधः । 
शिसवनामस्थानं | सुडनपुंसकस्येति चेज्जसि शिप्रतिवेधः 
नाभ्ययाद्व्ययीभावदिक्‌ शब्द० ऐसा सूत्र बना देते ।' 


ये दोनों सूत्र सर्वनामस्थान संज्ञा करते दें । सयनामस्थानसंज्ञा में दोनों का 
सम्बन्ध होने से आप्यकार ने एक साथ दि निर्दिष्ट कर दिय हैँ । शि सवेनामस्थानम्‌ 
का अर्थ हे नपुंसक मै जस्‌ दास॒ के स्थान में होने वाळे शि आदेश की सर्वनामस्थान 
संज्ञा होतो दै। सुडन{ंसक्रस्य में अनपुंसकस्य, को यदि प्रसज्यप्रतिषेध माने तो 
अर्थ होगा--सुट्‌ अथोत्‌ सु औ जस्‌ अम्‌ औद इन पांच प्रत्ययों की सर्वनामस्थानसंज्ञा 
होती है किन्तु नडुंसक में नहीं होती। पयुदास माने तो अर्थ ददोगा--नपुंसकसिन्न 
सुट्‌ को सर्वनामत्थानसंज्ञा होतो दै । प्रसञ्यप्रतियेध मानने मै दो दोष आति ह 
उन में प्रथम दोष का निरूपण करते हैं-- 

नपुसक में सुर्‌ की सर्वनामस्थान संज्ञा का निषेध मानने पर जस्‌ 
के स्थान में होने वाळे शि आदेश की सर्वनामस्थानसंज्ञा का निषेध प्राप्त 
होता है । क्योंकि जस्‌ सुरों में आ गया हे। और उसके स्थान में होने वाळा 
शि आदेश नपुंसक में दै। कुण्डानि तिऊान्त | वनानि तिष्टन्ति यद्वां कुण्ड वन 


१. ऐसा सूत्र नहीं बनाया इम से उपाग्निमुखः में सुखस्वर का होना अभीष्ट 
माळूम होता है । इस प्रकार भाष्यकार ने प्रश्‍न का उत्तर न दे कर सूत्र का खण्डन स्वीकार 
कर लिया है । वस्तुतः अनब्ययम्‌ अव्यये भवति स अव्ययीभावः इस विग्रह द्वारा 
अव्ययीभाव शब्द के अन्तर्थ होने से ही अव्ययी माव अव्यय समझ लिया जायगा। और 
उस से मुखस्वर की निदृत्ति हो जायगी । और स्वरादि के गणपाठ में पठित होने पर 
भी पनः इस सूत्रकें विधान से उस की अनित्यता भी समझ ली जायगी तो लक, सुखस्व- 
रादि कतिपय इष्ट कार्यों में ही अव्ययीभाव अव्यय द्वोगा। उस से प्रयोजनपरिगणन भी 
अन्यथासिद्ध होने से व्यथ है । अव्ययीभाव--यहाँ स्वि प्रत्यय के कारण अव्ययीभाव 
समास की अव्ययता आरोपित है और अनव्ययता वास्तविक है यह प्रतीत होता है 
जिस से कुछ एक अव्ययनिमित्तक कार्य होंगे और कुछ नहीं। . 


८८-७0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


३८७० ब्याकरणमद्दाभाष्य 
प्राप्नोति कुण्डानि तिष्ठन्ति । वनानि तिष्ठन्ति । 


असमर्थसमासङ्च । 


असमर्थसमासक्चायं द्रष्टव्योऽनपुंसकस्येति। न हि नञो नपुंसकेन 
सामर्थ्यम्‌ । केन तर्हि? भवतिना। न भवति नपुंसकस्येति । 


यत्तावदुच्यते शि सर्वनामस्थानं सुडनपुंसकस्येति चेज्जसि 
शिप्रतिषिध इति। 


नाप्रतिषेधात्‌ । 
नाय॑ प्रसज्यप्रतिषेधो नपुंसकस्य नेति। कि तहिं? पर्युदासोऽये 


यदन्यन्नपुंसकादिति । नपुंसके न व्यापारः। केन चित्‌ यदि प्राप्नोति तेन 


शब्दों से नपुंसक में जस्‌ के स्थान में शि होता दै । वह स्यानिवद्ाव से जस्‌ 
हो कर सुद्‌ बन जाता है । अनपुँसकस्य से सबैनामस्थानसंज्ञचा का निषेध होने 
पर नपुंसकस्य झलचः से नुम्‌ तथा सर्वनामस्थाने चासंबुद्धौ से दीर्घे न हो सकेगा । 
दूसरा दोष भी कत हैं । 


नपुंसकस्य न भवति इस अर्थ में नन्‌ का सम्बन्ध अवति क्रिया /कै साथ 
है नपुंसक के साथ नहीं है। इस लिये नपुसक शब्द के साथ नन्‌ का. साम्य 
न होने से अनपुंसकस्य यह नज समास नहीं बनता। समथः पदविधिः इस 
परिभाषा के अनुसार दोनों पदों के परम्पर सम्बन्ध रूप सामर्थ्यं में ही समास 
का विधान है। उसके अभाव मे यदि समास होगा तो वद असमर्थसमास माना 
जायया । अनपुंसकस्य भी असमर्थ समास है। _ 


प्रसज्यप्रतिषेध मानने पर जो दोष दिये हैं उनका समाधान यह हे 
कि अनपुंसकस्य को प्रसज्यप्रतिषेध न मानिये । पयुदास ही मान छीजिय। 
न नपुंसकम्‌ अनपुंसकम्‌ । तस्य अनपुँसकस्य । नपुंसकभिन्नस्य इत्यर्थः । नपुंसक के 
सुद्‌ की सर्वनामस्थानसंज्ञा नहीं होती ऐसा अर्थ न कर के नपुंसकभिन्न खुद की 
सवेनामस्थानसंज्ञा होतो दै उसा अथे कीजिय । ऐसा अर्थ करने पर यह सूत्र 
नपुंसक में सवेनामस्थानसंज्ञा का निषेध नहीं करेगा अपितु नपुंसकभिन्न में सर्थनाम- 
स्थानसँज्ञा का विधान करेगा। उस अवस्था में यहद नपुंसकभिन्न को देखगा, 
नपुंसक को नहीं । नपुंसक में इसका व्यापार न होगा। यदि किसी अन्य से 
नपुंसक में सईनामस्यानसंज्ञा प्राप्त होतो है तो वह हो जायगी। नाप्रतिषेधात्‌ 


वार्तिक में न अप्रति 
Et CC-0 {न अगरतिवेधात य दु सन्धिच्छेदु Coll न उनका by गुदे, कि; न्‌ अर्थात्‌ 


षष्ठ भादिक ४८१ 
भविष्यति । पूर्वेण च प्राप्नोति । न 
अप्राप्तेवी । 


अथवा अनन्तरा या प्राप्ति: सा प्रतिषिध्यते । कुत एतत्‌ । 'अनन्तरस्य 
विधिर्वा भवति प्रतिषेधो वे'ति । पूर्वा प्राप्तिरप्रतिषिद्धा तया भविष्यति । 


नजु चेयं प्राप्तिः पूर्वी प्राप्ति बाधेत । 
नोत्सहते प्रतिषिद्धा सती बाधितुम्‌ । 


उक्त दोष नहीं दे। क्योंकि अप्रतिपेधात्‌नप्रतित्रेथ अर्थ न होने से। अनपुँसकस्य 
में नन्‌ का अर्थ निषेध न हो कर तद्भिन्न तत्सह अर्थ हे । प्रसज्यप्रतिषेध न ददो कर 
पर्युदास है। पर्युदासः सरशग्राही प्रसज्यस्तु निषेधकृत इस उक्ति के अनुसार 
प्रसज्य तो प्रसक्त निषेध का नाम है। पर्युदास तद्भिन्न तत्सदृश को कहते हैं। 
कुण्डानि वनानि मै जस्‌ के शि की सर्वनामस्थानसंज्ञा शि स्वेनामस्थानम्‌ इस पूदेसूत्र 
से प्राप्त होती है वद हो जायगी । 


अथवा अनपुँसकस्य में प्रसज्यप्रतिषिध भी मान ळें तो भी दोष नहीं । 
अनन्तरस्य विधिवी भवति प्रतिमेधो वा इस परिभाषा के अनुसार नपुंसकस्य न 
भवति यइ न्थिध अयन अनन्तर अव्यत्रदित पूर्ववर्ती सुट्‌ इस अंश से प्राप्त 
स$नामस्यानसज्ञा का ही निषेध करेगा । अपने से व्यत्रढित पूर्ववर्ती शि सर्वनाम- 
स्थानम्‌ से प्राप्त सर्वनामस्थानसंज्ञा का निषेध नटी करेगा । तो सुद्‌ अंश से प्राप्त 
सबैनामस्य्रानसंज्ञा का निषेध हो जाने पर भी कुण्डानि वनानि में शि सबेनामस्थानम्‌ 
से प्राप्त स$नामस्यानसंज्ञा रद्द जायगी। पूरवो प्राप्ति= सि सर्वनामस्थानमू- वाळी 
सबनामस्थानतज्ञा । 


सुद्‌ वाढी सबैनामस्थानसज्ञा शि सर्वनामस्थानम्‌ वाली सर्वनामस्थानसंज्ञा को 
पर होने से बाघ लेगी। और इस का अनपुंसकस्य से निषेध हो जायगा तो 
कुण्डानि वनानि मै फिर भी सवेनामस्थानसज्ञा न दो सकेगी । 


सुट्‌ वाली सर्वनामस्थानसंज्ञा तो अनपुंसकत्य से निषिद्ध हो जायगी। 
स्वयं निषिद्ध (अप्रबुत्त) हुई वद पूवी शि सर्वनामस्थानम्‌ वाळी को केसे बाघ 
छेगी। नट्ट बाध सकतो। वह अपना वचाव करेगो कि दूसरे को बाधने का 
साहस करेगी । (जैसे कोई भेड़िया किसी बकरी को खाना चाहता हो। होर द्दी 
शर खडा हो तो भेड़िया शेर के रहते हुए उसके डर से बकरी को कसे खा 
सकता दै । वद बकरी को खाये या शेर से अपने को बचावे। अपना बचाव 


८८-७0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


१ 


३८२ ` ब्याकरणमद्दाआष्य 


यदप्युच्यते असमधेसमासइचायं द्रष्टञ्य इति। यद्यपि बक्तव्यः । 
अथवैतर्हि बनि प्रयोजनानि । फानि। असूर्यपद्यानि झुखानि। अपुनगैयाः 
इलोकाः । अश्राद्धभोजी ब्राह्मण इति। 
नवेति विभाषा ॥१।१।४४॥ 
नवेति विभाषांयामथेसंज्ञा करणम्‌ । 


नवेति विभाषायामर्थस्य संज्ञा कर्तव्या । नवाराव्दस्य योऽर्थस्तस्य 
संज्ञा भवतीति वक्तव्यम्‌ । कि प्रयोजनम्‌ । 


शाब्द्संज्ञायां ह्यर्थासम्प्रत्ययो यथान्यत्र | 


ही वह पहले करेगा) इस लिये कुण्डानि वनानि में शि सवेनामस्थानम्‌ वाळी 
सरवनामस्थानसंज्ञा अव्याद्दत रद्द जायगी । 

ग्रसञ्यप्रतिषेध में असमर्थसमास का जो दूसरा दोष दिया दै वह यद्यपि 
ठीक है, फिर भी अनपुंसकस्य इस वचनसामर्थ्यं से कहीं पर छक्ष्यानुरोध से 
प्रसज्यप्रतिषिध में भी नन्‌ समास हो जाता है, यद बात जापित की जायगी । 
अन्यथा सुटू स्त्रीपुंसयोः ऐसा सूत्र बना सकते थे । इस विषय में यह 
अनपुंसकस्य निर्देश ही तात्प्यग्राइक दोगा । प्रसज्यप्रत्षिध . में नन्‌ समास के 
बहुत से प्रयोजन हें । जैसे--असूर्यपश्यानि मुखानि । अपुनगेयाः इलोकाः । अश्राद्ध- 
भोजी ब्रामण भादि । ये तीनों असमर्थसमास हें । अनपुंसकस्य इस ज्ञापक से 
` साधु मान लिये जागे । असूर्यपय का विवक्षित अर्थ है--सूर्य को न 
देखने वाळा । न कि सूयभिन्न को देखने वाळा । अपुनर्गेय का अर्थ है--दुबारा 
न गाये जनि चाला। न कि दुबारा भिन्न गाये जाने वाला । अश्राद्भभोजी का 
अथ है--श्राद्ध न खाने वाला। न कि श्राद्रभिन्न ( भोजन ) खानेवाला । इन 
अर्था म जहाँ नन्‌ का सम्बन्ध विवक्षित दे वहां नञ्‌ का प्रयोग नहीं हो रहा 
है । सूथमपर्‍्य, पुनरगय, श्राद्धाभोजी ऐसा प्रयोग होना चादिये। पर वैसा न 
होने पर भी इन से विवक्षित अथे की प्रतीति ददो जाती है । इसी प्रकार के 
अप्रमाणप्रतिपन्न, अभानुमेद्य, अरत्नालोकोच्छेद्य आदि अनेक असमर्थ समास के 
उदाहरण हैं जो गमक होने से ठीक मान लिय गये हैं । 

न वेति विभाषा इस सूत्र में अथे की संज्ञा कनी चाहिये। नवा शब्दका 
अर्थ जो निषध और विकल्प है उसकी विभाषासंज्ञा होती है एसा कहना चाहिये । 
ग अन्यथा न वा इस दाब्दस्वरूप की 'विभाषासंज्ञा समझी जायगी, नवाके अर्थ की 


८८-७0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


षष्ठ आह्विक ५२३ 


शब्दसंज्ञायां हि सत्यामंर्थस्यासंप्रत्ययः स्यात्‌। यथान्यत्र । 
अन्यत्रापि हि शब्दसंज्ञायां शब्दस्यैव सम्प्रत्ययो भवति नार्थस्य। 

क्वान्यत्र । 'दाघाष्त्रदाप्‌ तरप्‌ तमपौ घ' इति। घुग्रहणेषु घम्नद्णषु च 
शाब्दस्य संस्प्रत्ययो भवति नाथस्य । 

तत्तर्हि वक्तव्यम्‌ । * 

न वक्तव्यम्‌ । इतिक्ररणोऽर्थनिर्देशार्थः । इतिकरणः क्रियते 
खोऽथनिदैशार्थो भविष्यति । 

कि गतमेतदि तिना । आद्दोस्विच्छन्दा धिफ्यादर्थाधिक्यम्‌। 

गतमित्याह । कुतः । लोकतः । तद्यथा छोके गौरित्ययमाहेति गो 
शज्दादितिकरण' प्रयुउप्रमानो गोशब्दं स्वस्मात्‌ पदार्थात्‌, प्रच्यावयति । 
सोऽसौ स्वस्मात्‌ पदार्थात्‌ प्रच्युतो याखावर्थपदार्थकता' तस्याः शाब्द्‌- 


विभाषासंज्ञा न हो सकेगी । जैसे अन्यत्र दाधाघ्वदाप्‌ तरप्तमपौ घः यहां दाधा 
` शब्दों को घुसंशः और तरप्‌ तमप्‌ शब्दों को घ संज्ञा दोती दै, दाधा के अथे और 
तरप्‌ तमप्‌ के अर्थ को नदीं होती । 

तो फिर न वा शब्द के अव की विभाषासंज्ञा कद दी जाय ! 


कहने की आवश्यकता नदीं। न देति में इति शब्द छगाया दे वह अथनिदेश 
के किये समझा जायगा । न वा इति=नवेंति । इस का अर्थ होगा किन वा यद जो 
कदा जाता है, लौकिक वाक्यप्रयोग में किसी बात का निषेध करने के छिये न वा 
का जो प्रयोग किया जाता दै उसको विभाषासज्ञा द्वोती दै । 

क्या यहद बात इति शब्द के प्रयोग से समक्ष में आ जायगी या केवल इतिं 
दाब्द के आधिक्य से अर्थे को खींचतान करके अधिक अथे निकाला जायगा । 


इति शब्द से यद्‌ बात स्यं निकल आयगी किनवा के अर्थ की विभाषा 
संज्ञा होती है। कैसे ? लोक से। जैसे छोक में गोरित्ययमाद (इस ने गौ ऐसा 
शब्द कदा) इस वाक्य में गो शब्द के आगे लगा हुआ इति शब्द्‌. गो शब्द. का अर्थ 
जो सास्नादिमान्‌ पछ है उस अर्थ से गो शब्द को हटा कर गो इस शब्दस्वरूप 
का बोधक होता है उसी प्रकार यद शब्द शास्त्र में न वा शब्द के आगे ळगा हुआ 
इति शब्द नवा शब्द का अपना अथे जो स पं शब्दस्याशब्दसज्ञा के अनुसार न वा 


वन: 


१. यहाँ कृत्तद्धितसमासेभ्यः सम्बन्धाभिघाने भावप्रत्ययेन इस वचन से 
भाव प्रत्यय सम्बन्ध में हुआ है। तस्याः इसके आगे प्रच्युतः यह शेष समझना चाहिये । 


७ ०-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


३८४ ब्याकरणमदामाष्य 


पदार्थकः सम्पद्यते । एवमिहापि नवा शाब्दादितिकरणः प्रयुज्यमानो नवा- 
शब्दे स्वस्मात्‌ पदार्थात्‌ प्रच्यावयति। सोऽसौ स्वस्मात्‌ पदार्थात्‌ 
प्रच्युतो यासौ राब्दपदार्थकता तस्या ली किकमर्थे प्रत्याययति न वेति 
यद्‌ गम्यते, न वेति यत्‌ प्रतीयत इति। 

समानशाब्दप्रतिषेधः । 

समानशब्दानां ' प्रतिषधो बक्तव्यः । नवा कुण्डिका नवा 
घटिकेति | 

किंच स्यात्‌ । यद्येतेषामपि विभाषासंज्ञा स्यात्‌ । 


विभाषा दिक्समासे बहुव्रीही । दक्षिणपूर्वस्यां शालायाम्‌। 
अचिरकृतायां संप्रत्ययः स्यात्‌ । 


न वा विभिपूवकत्वात्‌ प्रतिषेधसम्म्रत्ययो यथा लोके । 


यद शब्दस्वरूप है उस से हटा कर उस के लोकप्रसिद्ध निषेध अर्थ का बोध 
करायेगा। जैसे त्वं ग्रामं गमिप्यमि न वा इस लौकिक वाक्य में तू गांव जायगा या 
नदीं इस प्रकार न वा का अर्थ निषेध समझा जाता है । यहाँ इतना दी, भेद हे कि 
छोक में इति छंगने पर अर्थबोधक शब्द शब्दबोधक हो जातां है “आर शास्त्र मे 
इति छगने पर शब्द स्वरूप बोधक शब्द उस के अर्थ का बोधक हो जाता है । इति 
शब्द अर्थ को बदल देता है । 


न वा शब्द का समान शब्द जिन अथौ का वाचक है उनकी विभाषा संज्ञा 
का निषेध कहना चाहिये जैसे न वा कुण्डिका ( नई कुण्डी )। नवा घटिका 
(नई घड़ी)। यहाँ न वा का अथे नया है, निषेध नहीं है। उसकी भी विभाषासंज्ञा 
आप्त होतो दै जिसका निषेध कहना चाहिये । 


क्या हो जायगा यदि नया अर्थवाचक नवा शब्द की भी विभाषासंज्ञा 
हो जाय तो ? 


विभाषा दिक्‌ समासे बहुन्रीहौ में विभाषा कहने से नवीन अर्थबोधक दिक 
शब्दों के समास की सर्वनामसंज्ञा होगो तो दक्षिणपूर्वस्यां शालायाम्‌ में नूतन 
रचित झाला की प्रतीति होने ळगेगी । 


१. यह बहुब्रीहि समास द । समानः शब्दो वाचको येषामर्थानास्‌ ते समान - 
दाब्दाः । 


(७-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


षष्ठ भाह्विके ३८५ 


न वा एष दोषः । कि कारणम्‌ । विधिपूर्वकत्वात्‌ । विधाय किचिन्न- 
वेत्युच्यते । तेन प्रतिषेधवाचिनः सस्प्रत्ययो भविष्यति। तद्यथा छोके 
ग्रामो भवता गन्तव्यो न वा । नेति गस्यते। 


अस्ति कारणं येन नवेति लोके प्रतिषेधवाचिनः सम्प्रत्ययो भवति। 
किं कारणम्‌ । विलिङ्ग हि भवान्‌ लोके निर्देशं करोति । अङ्ग हि समान- 
लिङ्गो निदेशः क्रियतां प्रत्यप्रवाचिन; सम्प्रत्ययो भविष्यति। तद्यथा 
ग्रामो भवता गन्तव्यो नवः । प्रत्यग्र इति गम्यते । 


पतच्चैव न जानीमः कचिद्‌ व्याकरणे समानलिङ्गो निर्देशः 
क्रियते इति। अपि चात्र कामचारः प्रयोक्तुः शब्दानाममिसम्बन्धे । 


यहद कोई दोष नही । विधिस्थळों में पहले कुछ विधान कर के फिर नवा 
यह कहा जाता है तो उससे निषेध अथे ही समझा जायगा । नूतन अर्थ 
नहीं । क्योंकि विभाषा यद. संज्ञा संज्ञाप्रदेशों में अथपरिष्कार के लिये की गई 
है वहां विधिशास्त्र में नवा की उपस्थिति होगी तो नवा शब्द से निषेध 
अर्थ का बोध होगा । जैसे लोक में ग्रामो भवता गन्तव्यो नवा ऐसा कहने पर 
` नवा शब्द का आप गांव जायेगे या नहीं, यह निषेध अर्थ ही समझा जाता दै, 
नवीन नहीं । विधिवाक्यों की अनुकूछता के ल्यि प्रकृतसंज्ञा सूत्र म भी नवा 
निषेधार्थक ही लिया जायगा। 


लोक में नवा शब्द स निषेध अथे के समझे. जाने का तो कारण हे । - आप 
ग्रामो भवता गन्तव्यो नवा इस लौकिक वाक्य में आम शब्द से भिन्न लिङ्ग वाळे 
व्यधिकरण नवा शब्द का प्रयोग करते हैं। ग्राम पुंलिङ्ग दै ।' नवा स्त्रीछिङ्ग दै । 
इस लिये वहां निषेध अर्थ समझा जाता है । यदि आप ग्राम शब्द के समान लिङ्ग 
वारे समानाधिकरण नवा शब्द का प्रयोग करके ग्रामो भवता गन्तव्यो नवः 
ऐसा कह तो. निश्चित ही नव शब्द से आप नया गांव जायेंगे इस प्रकार नया 
इस अथ की प्रतीति होगी । 


इम यही नहीं जानते कि व्याकरण में कहाँ नवा शब्द का समानछिङ्ग 
निर्देश किया दै । अर्थात्‌ कई नहीं हुआ दे।' दूसरी बात यद भी है कि वाक्यस्थ 


१. यद्यपि विभाषा सेनासुराच्छायाशालानिशानाम्‌ इस सूत्र में सेना 
सुरादि के स्त्रीलिङ्ग होने से विभाषा शब्दोपस्थापि नवा शब्द स्त्रीलिङ्ग संभव है 
तो भी भिन्न विभक्ति होने से दोनों का सामानाधिकरण्य नहीं बनता । सेना सुरादि 
में षष्ठी बहुबचन कानि 


देश है । विभाषोपस्थापि नवा में नहीं है। | 
Mumuksh awan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


१८६ व्याकरणंमदा भाष्यं 


तद्यथा यवागूर्भवता भोक्तव्या नदा । यदा यवागृशब्दो भुजिना 
सस्वध्यते भुजिनंब्रादब्देन तदा प्रतिपेधवाचिनः सम्प्रत्ययो भवति। 
यवागूर्भवता भोक्तव्या नया। नेति गम्यते। यदा तु नवाशब्दो, 
यवागूरब्देनामिसम्यध्यते न भुजिना तदा प्रत्यग्रवाचिनः सम्प्रत्ययो 
भवति । यथा यवागूर्नवा भवता भोक्तव्या । प्रत्यग्रेति गम्यत। न चेह वये 
विभाषाअहणेन सर्वदीन्यमिसंवध्न'मः- दिक्समासे बहुव्रीही सवौदीनि 
विभाषा भवन्तीति। कि तर्हि सर्वतामसंशामिसस्बध्यते दिक्‌समासे 
बहुवीदी सर्वादीनि सर्वनामसज्ञानि भवन्ति विभाषति । 


विध्यनित्यत्बरमनुपपन्नं प्रतिषेघसञ्चाकरणात्‌ । 


विधेरनित्यत्व॑ नोपपद्यते । शुशाव शुशुवतुः शुशुद्ुः। शिश्चाय 
शिद्िबयतुः शिश्वियुः । किं कारणम्‌। प्रतिषधसशाकरणात्‌ । प्रतिषिध- 
स्येयं संज्ञा क्रियते । तेन विभाषाप्रदेशपु प्रतिषेधस्यैव संप्रत्ययः स्यात्‌ । 


शब्दों का परस्पर सम्बन्ध करना योछने वाळे की इच्छा पर - निभेर है। जैसे-- 
यवागूर्भवता भोक्तव्या नवा इस वाक्य में यदि यदागू शब्द का सम्बन्ध भोजन- 
क्रिया से विवक्षित दो और भोजन क्रिया का नवा से तो आप यवागू (खिचड़ी) 
खायेगे या नद्वी इस प्रकार नवा शब्दका निषेध अथ समझा जायगा। और यदि 
यवागू शब्द का सम्बन्ध नवा से विवक्षित हो भोजन क्रिया से नवो तो आप नई 
यवागू खायेंगे इस प्रकार नवा शब्द का नया अर्थ समझा जायेगा। इम यहां 
विभाषा दिक समासे० में विभाषा का सम्बन्ध सवों.द के साथ करके ऐसा अर्थ नहीं 
करेंगे कि. दिकूसमास बहुत्रीदि में सवेनाम संक सर्वादि विभाषा दोते हँ । 
बल्कि विभाषा का सम्बन्ध भवति क्रिया के साथ कर के ऐसा अथ॑ करेंगे कि 
दिकसमास बढुव्रीडि में सबौदि सर्वनामसंज्षक विभाषा होते हें । सर्वेनामसंज्ञा होने 
के साथ विभाषा का सम्बन्ध दै । सवोदि के साथ नदी । इस लिये निषेध अथे का 
ही योध दोगा । नये का नदीं । 


विभाषा संज्ञा में दिधि की अनित्यता अर्थात्‌ विकल्प नहीं बनता । विकल्प 
को विभाषासंशा नी प्राप्त होतो । क्योंकि नवा यद राब्द अथवा की तरद एक 
ही निपातसंशक अब्यय है । जिसका अर्थ निषेध हे । उस से पिभाषा-स्थढों में 
केवळ निषेध की प्रतीति होगी विकल्प की नहीं तो विभाषा खेः में दिवघातु को - 
सम्प्रसारण के विकल्प से होने वाळे शुशाव शुशुवतुः शुशुवुः । शिवाय शिखियतुः 


रिश्वियुः केदो नस Collection. Digitized by eGangotri 


क 


षष्ट आाढिक ३८७ 


सिद्ध तु प्रसज्यप्रतिषेघात्‌ । 


सिद्धमेतत्‌। कथम्‌। प्रसज्यप्रतिषेधात्‌। विधाय कि चिन्नवेः 
त्युच्यते तेनोभयं भविष्यति । 


विप्रतिषिद्धं तु। 


विप्रतिषिद्धं तु भवति । अत्र न विज्ञायते केनाभिप्रायेण प्रसजति । 
केन निद्धातिं करोतीति । 


न वा प्रसङ्गसामर्थ्यादन्यत्र ग्रतिपेधाविषयात्‌ | 


न चा एष दोषः। किं कारणम्‌। पसङ्गसामर्थ्यात्‌। प्रसङ्गखामथ्याच्च 
विधिर्भविष्यति अन्यत्र प्रतिषेधविषयात्‌ । प्रतिषेघलामथ्योच्च प्रतिषेधो 
भविष्यति अन्यत्र विधिविषयात्‌ । 

तदेतत्‌ क सिद्ध भवति । या अप्रत्ते विभाषा । या हि प्राते 

पहले विधान करके फिर नवा शब्द से नियेध कदा गया हे उस से विधि 
और निषेध के दोनों रूप बन जायेंगे । प्रसज्य=विधाय प्रतिषेधः निषेषःन्प्रसज्यप्रतिदेधः । 
विभाषा श्वेः यहां दिवधातु यजादि दै । उस मै वःवस्वपि० से कित्‌ प्रत्यय परे रहते 
सम्प्रसारण का विधान हे । विभाषा कहने से निषेध हो जायगा जिससे पित्‌ 
प्रत्यय परे रहते विधिका अनुमान हो जायगा क्योंकि निषेध प्राप्तिपूईैक दोता दै। 
तो विकल्प दोकर दो रूप बन जायेंगे । 

इस में तो परस्पर विरोध प्राप्त हो जायगा । दो रूप केसे बन अयेंगे। - 
क्योंकि विधि और निषेध दोनों में यइ नदाँ मालम होगा कि किस अभिद्राय से 
विधि दै और किस अभिप्राय से निषेध है । इस ल्य़ि दोनों युगपत्‌ नहीं दो 
सकते । एक ही विषय में विधि ओर निषेध परस्पर विरुद्ध हैं। 

प्रसज्ञ-विधि के सामथ्ये से तो दिधि हो जायगी निषेध विषय को छोड़ कर। 
विभाषा द्वारा निषेध किया गया है उस के साम्यं से निषेध हो जायगा विधि - 
विषय को छोड़ कर । इस प्रकार पर्याय से विधि और निषेध दोनों होकर दो रूप 
बन जायेंगे। विधि भी व्य न हो और निष्रेध भी व्यय न हो इस लिये दोनों का 
पर्याय मान कर काम चळ जायगा । परस्पर विरुद होने से दोनों का योगप तो 
असंभव दे । र 

__ विधि और निषेध का पर्याय वर्दी सिद्द हो सकेगा जो अप्राप्त विभाषायें 
हैं। अप्रा्तविमापाओं में विना प्राप्ति के ही निषेध कहने से विधि का अनुमान 
कर लिया जायगा क्योंकि विधिपूईक ही निषेध होता है। इस लिये वहां विधि 


और निषेध दोनों रूप बन जायेंग। लेकिन जो प्राप्त विभाषायें 
(५-0 kshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 3 


३८८ ब्याफरणमद्दाभाण्य 


विभाषा रुतसामथ्यैस्तत्र पूर्वणेव विधिरिति त्वा प्रतिषेधस्यैव सम्पत्ययः 
स्यात्‌ । 
एतदपि खिद्धम्‌। कथम्‌। विभाषेति महती संज्ञा क्रियते । संज्ञा 
च नाम यतो न ढघीयः । कुत एतत्‌। छष्वर्थं हि संशाकरणम्‌। तत्र 
महत्याः संज्ञायाः करणे एतत्‌ प्रयोजनम्‌ उभयोः संज्ञा यथा विज्ञायेत । 
नेति च वेति च। तत्र या तावद्‌ अप्राते विभाषा तत्र प्रतिषेध्यं नास्तीति कृत्वा 
येत्यनेन विकल्पो भविष्यति । या हि प्राप्ते विभाषा तत्रोभयमुपस्थित 
भवति नेति च वेति च । तत्र नेत्यनेन प्रतिषिद्धे चेत्यनेन विकल्पो 
भविष्यति । 5 
एवमपि । 
बिधिप्रतिषेधयोर्युगपद्चनाबुपपत्ति: । यु 
विधिप्रतिषेधयोर्युगपद्धचने नोपपद्यते । शुशाव शुशुवतुः शुशुडुः। 
हैं वहां तो पूर्व से प्राप्त का निषेध ही जाना जायगा । कारण कि वहाँ विधि 
पूर्व शास्त्र द्वारा कृतसामर्थ्य है अर्थात्‌ विधान से उस ने निषेध की विधि कल्पना 
करन की शक्ति को नष्ट कर दिया दै। सो निषेध विधि का अनुमान नहीं कराये- 
गा। उस अवस्था में विधि और निषेध का पर्याय न होकर निषेध का ही एक 
रूप बन सकेगा, विधि का नदीं । ७ 
यह भी सिद्ध हो जायगा । अप्राप्तविभाषा की तरद्द प्राप्तविभाषाओं ममी 
दो रूप बन जायेंगे । कैसे ? विभाषा यद्द बहुत अक्षरों वाली बड़ी संज्ञा की है। 
और संज्ञा छोटी से छोटी दोनी चाहिये । क्योंकि लाघव के लिए संज्ञा की जाती द्वे 
तो बड़ी संज्ञा करने का.यद्द प्रयोजन होगा कि नवा यह नित्रेधवाची एक निपात न 
. मान कर न और वा ये दो निपात माने जायेंगे जिन का अथै निषेध और विकल्प 
होगा। उस से निषेध और विकल्प दोनों की विभाषा संज्ञा होगी केवळ निषेध 
की नहीं। ऐसा मानने पर जो अप्राप्तविभाषायें दें वहां विना प्राप्ति के दी विभाषा 
कहने से निषेधाथेक न-अश का कोई प्रयोजन नहीं होगा तो वा-क्षंश से 
विकल्प दो कर दो रूप बन जायेंगे । और जो प्राप्त विभाषायें हें उन में प्राप्ति 
का निषेध आवस्यक दै इसलिये पदळे न-औश से निषेध होकर फिर वा अंश से 
विकल्प हो जायगा तो वहां भी दो रूप बन जायेंगे । 
निषेध और विकल्प की विभाषा संज्ञा मानने पर भी जो उभयत्र विभाषायें 
हैं अर्यात्‌ एक साथ ही : किसी अंश में प्राप्त और किसी में अप्राप्त विभाषाये हैं 
वहां विधि और निषेध के दो रूप एक साथ नहीं सिद्ध हो सकते। क्योंकि. 
_ निषेधार्थक, (नाद वहां उप्रा नेम ओऽ तति कर 0द्वेंग्ा2/फ़िर:वा। छे-/ विकल्प द्दो 


एष्ट जाहिक ३८९ 
शिश्वाय शिश्वियतुः शिश्चियुः । कि कारणम्‌ । 
भवतीति चेन्न प्रातिषेधः । 
भवतीति चेत्‌ प्रतिषिधो न प्राप्नोति । 


नेति चेन्न विधिः । 
नेति चेद्‌ विधि नै सिध्यति। 
. सिद्धं तु पवैस्योत्तरेण बाधितत्वात्‌ । 
पूर्वविधिसुत्तरो विधिर्बाघते । इतिकरणोऽ्थनिर्देशार्थ इत्युक्तम्‌। 


जायगा तो प्राप्त अंश. में दी दो रूप बन सकेंगे । अप्राप्त अंश खाली रह जायगा। 
वहाँ कुछ न होगा । और जो वहां अप्राप्त अंश है वहां न का प्रयोजन न होने से 
वा से विकल्प हो जायगा तो केवल अप्राप्त अंशा मे ही दो रूप बन सकेंगे। 
प्राप्त अंश रह जायगा । जैसे--विभाषा रवेः यदद उभयत्र विभाषा है। लिट के 
कित्‌ अंश में तो वचिस्वपि० से इत्र को प्राप्त सम्प्रसारण दै वहां भी दो रूप 
बनाने हैं । और छिद्‌ के अकित्‌ अंश में किसी से भी सम्प्रसारण प्राप्त नहीं दै 
वडा भी दो रूप बनाने हैं। शुशाव, शिश्वाय ये अकित्‌ छिद्‌ के रूप हँ । शुशुवतुः 
शुशुचुः, शिरिवयतुः शिरिवियुः ये कित्‌ किद्‌ के रूप दें । दोनों में एक साथ दो २ 
रूप नहीं बन सकेंगे । क्योंकि विभाषा शब्द की वा भवति “विकल्प से ददोता है? 
_ इस प्रकार यदि विधिसुख से प्रवृत्ति माने तो प्राप्त अंश में निषेध नदी सिद्ध दोता । 
और यदि वा न भवति "विकल्प से नहीं होता दै? इस प्रकार निषेधमुख से प्रवृत्ति 
मानें तो अप्राप्त अंश में विधि नहीं सिद्ध होती । 


- उभयत्र विभाषाओं में भी दोनों झंशों में दो २ रूप सिद्ध द्दो जायेंगे । 
क्योंकि सूत्र में पठित न यह पूर्वविधि वा इस उत्तरविधि से बाधित दो जायगी 
तो पहले प्राप्त अप्राप्त सभी अंशों में न की प्रवृत्ति हो कर निषेध हो जायगा। 
निवेध द्वारा प्राप्त अप्राप्त सब झंश समान कर दिये जायेंगे । फिर वा से सभी 
प्राप्त अप्राप्त अंशों में विकल्प हो जायगा। इस प्रकार उभयत्र विभाषाओं में भी 
दो रूप बन जायेंगे । न वेति में न इति और वा इति इस प्रकार न वा शब्दों में 
इति छगाना दोनों के निषेध और विकल्प अर्थ के निर्देश के लिये है यह अमी 
कह चुके हैं । 

१. न और वा की सूत्र पठित क्रम से दी प्रबृत्ति होगी। यदि पहले चा की 
प्रबृत्तिप्कर”के/ फिर “की अदत्त "केऽ वढा ।:अतच्िएत्र्य्ष:हो.त्ञ्ञामु्ठी]। इस सिये 


३९० र व्याकरणमहाभाष्य 
साध्वनुशासनेऽस्मिंन्‌ शास्त्रे यस्य विभाषा तस्य साधुत्वम्‌ । 


साध्वनुशासनेऽस्मिन्‌ शास्त्रे यस्य विभाषा क्रियते स विभाषा 
साधु) स्यात्‌ । समासइचैव हि विभाषा क्रियते तेन समासस्येव विभाषा 
साघुत्वं स्यात्‌ । 

साधुशब्दों के अनुशासन रूप इस व्याकरण शास्त्र में जिस को विभाषा 
कद्दा है उस का साधुत्व भी विभाषित एवे वैकल्पिक द्दोना चादिये। अर्थात. कार्य 
के विकल्प के साथ उस के साधुत्व में भी विकल्प होना चाहिये । वह एक पक्ष में 
साधु दो और दूसरे पक्ष में असाधु रदे। विभाषा इस सूत्र से समास प्रकरण को 
विभाषा कहा गया दै । समास विकल्प से होता दै इसलिये. समास में ही साधुत्व 


पहल सर्वत्र निषेध कर के फिर स्त्र विकल्प का विधान होगा । मीमांसा आदि अन्य 
शास्त्रों में केत्रल विकल्प को ही विभाषा माना जाता है निषेध को नहीं । किन्तु यहाँ 
व्याकरण में निषेध और विकल्प दोनों की विमाषासंज्ञा मानी गई है। न और वा की 
एक साथ विभाषासैज्ञा मानने का प्रयोजन उभयत्र विभाषाओं में है। प्राप्त विभाषा 
और अप्राप्तविभाषा तो इस सूत्र के विना भी सिद्ध हो सकती हैं । प्राप्त विभाषाओं में 
विधि तो पहले स है ही, पक्ष में विभाषा कहने से निषेध हो कर दो रूप बन जायेंगे । 
अप्राप्त विभाषाओं में भी अप्राप्ति रूप निषेध पढे से है ही पक्ष में विभाषा 
कहने से विधि हो कर दो रूप बन जायेंगे । किन्तु विभाषा इवेः इत्यादि उभयत्र 
विभाषाओं में इस सूत्र के विना काम नदी चल सकता । वहां विकल्प स होता है 
इस प्रकार यदि विधिमुख से प्रदत्त मानें तो जहां पहले से सम्प्रसारण प्राप्त नहीं दै 
ऐसे अर्कित्‌ जो तिप्‌ सिप्‌ मिप्‌ हैं वहीं दो रूप बन सकेंगे । शुशाव शिड्वाय । शुशविथ 
शिइवयिथ । क्योंकि वहां निषेध तो पहले से सिद्ध है ही, पक्ष में विभाषा कहने 
से विधि हो जायगो। कित्‌ जो अतुस्‌ आदि है उन में वचिस्वपि० से नित्य ही 
सम्प्रसारण प्राप्त रहेगा । और यदि विकल्पं से नहीं होता है इस प्रकार निषेधमुख से भ्रशृत्ति 
मानें तो कित्‌ अतुस्‌ आदि में प्राप्त सम्प्रसारण का पक्ष में निषेध हो कर वहीं छछुवतुः 
शुशुवुः । शिरिवियतुः, शिडिवयुः आदि दो रूप बन सकेंगे। अकित्‌ तिप्‌ आदि में 
नहीं वन सकेंगे। इस सूत्र के बना देने पर पहले कित्‌ अकित दोनों जगह निषेध की 
अदृत्ति होगी । फिर दोनों जगह विकल्प की प्रवृत्ति हो कर सबेत्रं दो २ रूप बन जायेंगे। 
यदि तो विभाषा इतरेः इत्यादि उभयत्र विभाषाओं में भी विधिमुख एवं निषेधमुख दोनों 
` प्रवृत्तियां लक्ष्यमद से एक साथ इष्ट मानें तब तो इस सूत्र के विना भी उभयत्र 
विभाषाओं में दो २ रूप सिद्ध हो जाने से यह सूत्र व्यर्थे हैं। यह बात आगे अशिष्यो 
वा विदितिलिति'स बतिकट्टारस्वर्य हमे Collection. Digitized by eGangotri 


षष्ठ आह्विक ३९१ 
अस्तु यः साघुः स प्रयोक्ष्यते असाघुने प्रयोक्ष्यते | 


> ~ 
न चेव हि कदाचिद्‌ व्याकरणे राजपुरुष इत्येतस्यामवस्थायामः 
साक्षृत्वमिष्यते । अपि च-- ` 
दवेघाऽप्रतिपात्तिः । भः 
द्वैधं शब्दानामप्रतिपत्तिः स्यात्‌ । इच्छामइच पुनर्विभापाप्रदेशेषु 
दध शब्दानां प्रतिपत्तिः स्यादिति। तच्च न सिध्यति। यस्य पुनः 
कायः शाञ्दाः | विभाषासों समासं निर्वर्तयति । 
यस्यापि नित्याः दाब्दास्तस्याप्येष दोपो न भवति । कथम्‌। न 
विभाषाग्रहणेन साधुत्वमभि लम्बध्यते। (कि तर्हि । समाससंज्ञाभिसम्वध्यत 
समास इत्येपा संज्ञा विभाषा भवतीति । तद्यथा मध्यः पशुर्विभाषितः । 


का विकल्प भी प्राप्त दै । 
अच्छा, जो साधु शब्द होगा उस का प्रयोग करेंगे । असाधु का नदी करेंगे । 


किन्तु राजपुरुषः यद समस्त पद्‌ तो स्था साध दै। इसमें असाधुत्व की 
संभावना ही इए नदीं दै। यदाँ तो विभाषा का सम्बन्ध साधुत् के साथ होने से इस - 
में भी पक्ष में असाधुत्म प्राप्त द्वोता दे । इस के अतिरिक्त दूसरा दोघ यह है कि 
विभाषा कहने से शब्दों के जो दो रूप इष्ट हैं वे नहीं सिद्ध होते ॥ क्योंकि विभाषा 
का सम्बन्ध तो साधुत्व के साथ हो गया। कार्ये के साथ न रदा तो दो रूप केसे 
बनेंगे । इम चाहते हें कि शब्दों के दो रूप बनें। वे 'विभाषा कन पर भी नहीं 
बन पाते। जो तो शब्दों को काये अर्थात्‌ कृति निष्पन्न एवं अनित्य मानता है 
उसके मत में तो विभाषा का सम्बन्ध विधीयमान कार्य के साथ हाने से शब्दों 
के दो रूप बन जायेंगे । वह समास का विकल्प से विधान करता हे न कि उसके 
साधुत्व का। नित्यशव्द्बादी के मत में समास के नित्य सिद्ध हाने से उसका 
अन्वाख्यानमात्र किया जाता है । नया विधान नहीं । 


जिसके मत मै शब्द नित्य हैं उसमें भी यद दोष नदीं आता क्योंकि वह 
विनाशा का सम्बन्ध साधुत्व के साथ न कर के समाससंज्ञा के साथ ही करेगा। 
साधुत्व पुरुषकृत नहीं है । समाससंज्ञा के पुरुषकृत होने से उसी के साथ विभाषा 
का सम्बन्ध होगा तो नित्यशब्द॒वादो के मत में भी शब्दों के दो रूप बन जायेंगे । 
जैसे--मेव्यः पशुर्बिभापितः । मेष्योऽनइवान्‌ विभाषितः इस शास्त्रवचन में विभाषा 


फा सम्बन्ध आङम्भन क्रिया के साथ हैं। इसका अथे है-यज्ञिय पशु विभाषित है । 


यञ्चिय बेड विभावित। है ५३ अलि हमा, छसापनतप ८का"पमालस्मभन 


“३५४ क ब्याक्रणमद्दासाण्य 


भेध्योऽनड्बान्‌ विभाषित इति। नैतद्‌ विचार्यते अनड्वान्‌ नानड्वान्‌ 
इति । कि तर्हि । आलब्धव्यो नाळब्धव्य इति । 


कार्येषु युगपदन्वाचययौगपद्यम्‌ । 


कार्येषु इाब्देषु युगपद्न्वाचयेन च यढुच्यते तस्य युगपद्वचनता 
प्राप्नोति | “तव्यत्तव्यानीयरः । 'ढक्‌ च मण्डूकादि'ति । यस्य पुनर्नित्याः 
शाब्दाः प्रयुक्तानामसौ साधुत्वमन्वाचष्टे । 

ननु च यस्यापि कार्यास्तस्याप्येष न दोषः। ` कथम्‌ । प्रत्ययः 
परो भवतीत्युच्यते । न चैकस्याः प्रकृतेरनेकस्य प्रत्ययस्य युगपत्परत्वेन 
संभवोस्ति । 

नापि बूमः प्रत्ययमाला प्राप्नोतीति। किं तर्हि । कतंव्यमिति 


विकल्पित दै । उसका आछम्भन किया भी जा सकता दे, नहीं भी। यहां विभाषा 
शब्द से उस पशु के अनड्वान्‌ होने या न दोने का विकल्प नहीं दै। यद नहीं 
विचार किया जाता कि वदद अनड्वान्‌ दै या नहीं दे। अपितु वह आळम्भन . 
योग्य है या नहीं इसका विचार द्दोता दै । : 

इसके अतिरिक्त अनित्य शब्दवाद में यद दोष दै कि जो कार्य एक साथ 
या अन्वाचयरूप चकार के योग से कद्दे गये हैं वे एक साथ ग्राप्त होते हैं । 
तव्यत्तव्यानीयरः यद्वा तव्यत्‌ तब्य अनीयर्‌ ये तीनों प्रत्यय एक साथ उच्चारित हैं इस 
लिये धातु से एक साथ ही उत्पन्न ददोने चादिये । अलग २ नहीं। ढकू च 
मण्डूकात्‌ यां चकार से अण प्रत्यय अन्त्राचयशिष्ट है वे दोनों एक साथ दी मण्डूक 
शब्द से उत्पन्न होने चाहिये । अळग २ नहीं। नित्यशब्द्यादी तो अळग २ प्रयुक्त 
तब्यदादि के साधुस्व मात्र का अन्वाल्यान करता है उस के मत में नये शब्द 
उत्पन्न नहीं किये जाते इस लिये वहां यद्द दष नहीं आता । 

अनित्यशब्द्वादी के मत में भी यह दोष नहीं है । क्योंकि प्रत्ययः परश्च 
के वचन से प्रत्यय, धातु या प्रातिपदिक से परे होता है। एक प्रकृति से परे एक 
साथ अनेक प्रत्यय उत्पन्न नहीं हो सकते । इस लिये एक २ दी दोगा । 

हम यह कब कहते हैं कि प्रकृति से परे तब्यदादि सब प्रत्ययों की एक 
साथ माछा प्राप्त होती है । अपितु यह कहते हैं 'कि एक शब्द के साथ ही दूसरे 


१ ० युगपदू=्युगपद्भाव । 
९° अ 44eरयुस्वयी सिको चकार सं सर्यकां स्वरितेत्त से विधान दे । 


षष्ठ आह्विक १५३ 


प्रयोक्तव्ये युगपद्‌ द्वितीयस्य दतीयस्य च अयोगः प्राम्नोतीति । 


न्त्ष दोषः। अर्थगत्यथः शब्दमयोगः । अर्थ संप्रत्याययिष्यामीति 
शब्द प्रयुज्यते । तत्रैकेनोक्तत्वात्‌ तस्यार्थस्य द्वितीयस्य तृतीयस्य च 
प्रयोगेण न भवितव्यम्‌ । उक्तार्थानामप्रयोग इति । 


आचार्यदेशशीलनेन च तद्विषयता । 


आचार्यद्शशीलनेन च यडुच्यते तस्य तद्विषयता प्राभोति । इको 
हस्वोऽङ्यो गाळवस्य । _ प्राचामवृद्धात्‌ फिन्‌ बहुळमिति। गालचा 
पव हस्जान्‌ प्रयुञ्जोरन्‌ । प्राक्ष चय हि फन स्यात्‌ । तयथा जमदग्निवी 
पतत्पञचममवदानमवाद्यत्‌। तस्मान्नाजामदर्न्यः पञ्चाब्रुत्तं जुहोति । 
यस्य पुनर्नित्याः शाब्दाः गाळवग्रहणं तस्य पूजार्थम्‌।. देशग्रहणं च 
कीर्त्यर्थम्‌ । 


तीसरे शब्द का प्रय ग प्राप्त होता है। कतेव्यम्‌ के प्रयोग के साथ ही करणीयम्‌ 
- का प्रयोग भी प्राप्त होता हे । 


यह कोई दोष नदीं। अर्थ को समझाने के लिये शब्द का प्रयोग होता है। 
सैं शब्द बोल कर इस अथ को समझाऊंगा इस ढिये शब्द बोळा जाता है। उसमें 
एक शब्द से उस अर्थ की प्रतीति "हो जाने पर फिर उसी अर्थ वाले दूसरे तीसरे 
शब्द का प्रयोग नहीं होगा । उक्ताथोनामप्रयोगः यह न्याय प्रसिद्ध है। इस का 
अथे है--गताथ हुए शब्द का प्रयोग नदीं होता । जिस ( करणीय ) शब्द का अथ 
( कतेव्य ) शब्द द्वारा एक बार कद्दा जा चुका वह शब्द नदी बोला जाता । 


अनित्यशब्द्वाद्‌ में यह भी दोष है कि किसी आचार्य या देश का नाम के 
कर जो काये कहें हैं उनके प्रयोग का विषय वह आचार्य या देश ही होना 
पादिये, सब नहीं । वे काये उसी आचाय या देश द्वारा प्रयुक्त होने चाहिय । 
इको हस्वो5ड्यो गालवस्य में गाळव आचार्यं के नाम से हस्व कदा है तो गाव 
आचारय ही हस्व का प्रयोग करे । प्राचामश्रृद्धात्‌ फिन्‌ बहुलम्‌ में ग्रागुदेश वासियों 
के नाम से फिन्‌ कहा है तो प्रागदेशवासी ही फिन्‌ का प्रयोग करें। सब नहीं। 
जस--जमदाग्नवी एतत्पञ्चममवदानमवाद्यत्‌ यद किसी ब्राह्मण ग्रन्थ का वचन दै । 
इसका अर्थ है--क्योंकि जमदग्नि ऋषि ने इस पुरोडाश का पांचवां अवदान 
किं वां खण्ड किया था इस लिये जमदरग्निसगत्र ही पांच खण्ड वाल पुर डाझ 
की आहुति देवे । दूसरा अजामदरन्य जमदग्निगोत्रीय स भिन्न नहीं । पञ्चावत्तम्‌= 
पांच खण्ड वाळा पुरोडाश । यहाँ पञ्चावत्त पुरोडाश की इवि केवळ जमद्रिन- ' 


CC-0.Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


at 


३५४ व्यार्करणमद्दाभाण्य 


नसु च यस्यापि कार्याः शब्दास्तस्यापि गालवन्नहर्ण पूजा 


स्यात्‌ । देशग्रहणं च कीर्त्यम्‌ । 


तत्कीतने च द्वेधाऽप्रतिपात्तिः । 
 , तत्कीरतने च द्वेधं शाब्दानामप्रतिपत्तिः स्यात्‌ । इच्छामइच पुन- 
राचार्यग्रहणेषु देशग्रहणेषु च दं शब्दानां प्रतिपत्तिः स्यादिति। तच्च 
न सिध्यति। न 
अशिष्या वा विदितत्वात्‌ । 
अशिष्यो वा पुनरयं योगः | कि कारणम्‌। विदितत्वात्‌ । यदनेन 
योगेन प्रार्थ्यते तस्यार्थस्य विदितत्वात्‌ । येपि ह्येतां संज्ञां नारभन्ते 


गोग्रोत्पन्न व्यक्ति का ही विषय है। अन्य का नहीं । नित्यशब्दवाद में तो 
यइ दोष नहीं आता । उसके मत में गालव का ग्रहण पूजा के ल्यि है और प्रागा 
देश का अहण उस देश की चिरस्थायी कीतिं के ल्यि है। रि 

अनित्यशब्दवाद में भी यह दोष नहीं अःता ! उसके मत में भी गाय 
ग्रदण पूजा के लिये भोर प्राकू ग्रहण उस देश की कीर्ति के छिय हो सकता 
है। अनित्यरब्द्वादी इको हस्वो० का ऐसा अथे कर सकता हे कि जिस 
प्रकार गाळव आचायै ने इक्‌ को हस्द्र किया दै वैसे तुम भी करो । 


यह ठीक है कि अनित्यशब्दवादी के मत में गालव अहण पूजा के 
ज्ये और प्राक्‌ ग्रहण देशकी कीर्ति के ल्यि रदे, किन्तु इक्‌ को हस्व तो 
गालव के मत में ही विहित होगा। फिन्‌ भी प्राक्‌ देश में ही विहित होगा तो 
शब्द के दो रूप तो सिद्ध न हुए। हम चाहते हैं कि आचार्य और देश 
वाळे कायै में भी शब्दों के दो रूप हाँ । यद्द बात अनित्य शब्दवाद में सिद्ध नहीं 
होती इस लिये यहद पक्ष अयुक्त है। नित्यझब्द्तराद में तो हस्व और दीधे 
वाळे दो रूप पहले से ही विद्यमान दें। उनका नया विधान नहीं करना है अतः 
ग़ालवप्रहण केवळ हस्व की स्मृति द्वारा पूजार्थ है । इस लिये शब्दों को .नित्य 
मानना ही युक्तियुक्त एवं निदाध दे । . 

विचारपूवेक देखने पर नवेति विभाषा यद्द सूत्र भी अशिप्य है। 
अनुशासन की अपेक्षा नदा रखता । इसकी आवश्यकता नहीं। क्योंकि जो 
इसका अथे है, जो इस सूत्र के बनाने से हम चाइते हैं वद्द लोकशास्त्र- 
विदित, है । लोक तथा शास्त्र व्यवहार से ही सिद्ध है। जो छोग इस 
विभाषा संज्ञा को नहीं बनाते वे भी विभाषा शब्द कहने पर उस कार्य की 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


षष्ट आह्विक ३९५ 


तेपि विभाषेत्युक्तेऽ नित्यत्वमवगच्छन्ति । याज्ञिकाः खल्वपि संज्ञामना- 
रभमाणा चिभषेत्युक्तेऽनित्यत्बमवगच्छन्ति। तद्यथा मेध्यः पद्युर्विमापितो 
मभ्योऽनड्वान्‌ विभाषित इति । आलब्धव्यो नालब्धव्य इति गम्यते । 
आचार्यः खल्वपि संश्चामारभमाणो भूयिष्ठमन्यैरपि शब्दैरेतमर्थ 
रैप्रत्याययति । बडुळमन्यतरस्याम्‌ उभयथा वा पकेषामिति । 


अप्राप्त त्रिसंशया$ । 


इत उत्तरं या विभाषा अजुक्रमिष्यामः अप्राप्ते ता द्रष्टव्याः । 
शिसंशयास्तु भवन्ति । प्राप्ते अप्राप्ते उभयत्र वेति । 


इन्द्रे च विभाषा जसि | 
प्राप्ते अप्राप्ते उभयत्न चेति सन्देहः । 
कथं च प्राप्ते कथं चाप्राप्ते कर्थं चोभयत्रेति। 


अनित्यता समझ लेते हैं। याज्ञिक लोग भी इस संज्ञा को न जानते हुए ही 
विभाषा शब्द से कार्य को अनित्यता जान लेते देँ। जैसे मेध्यः पशुर्विभाषितः 
इस वचन में विभाषा शब्द से आछम्भन क्रिया का बिकल्प समझ छिया जाता 
है। स्वये आचारं पाणिनि भगरात्‌ भो इस विभाषा संज्ञा को बनाते हु< ददी 
अन्य शब्दों से भी इसी विकल्प अथै को समझा रदे हैं। जेसे सूत्रों में आने 
चाळे बहुलम्‌ । अन्यतरस्याम्‌। उभयथा । वा । एकेषाम्‌ । इत्यादि शब्द विभाषा 
के ही पर्याय हैं। जब उन शब्दों से विना कदे भी विकल्प अथ का बोध हो जाता 
हे तो विभाषा से भी हो जायगा। इस लिये इस. सूत्र को कोई आवश्यकता 
नहीं दे । 

इससे आगे जो विभाषा कहेंगे वे अप्राप्त विभाषा समझनी चाहिये । किन्तु 
चे प्राप्त अप्राप्त तथा उभयत्र अर्थात्‌ प्राप्ताप्राप्त इन तीन संक्षयों वाढी तो 
होंगी। उनमें प्राप्त अप्राप्त तथा प्राप्ताप्राप्त का संदेद तो अवश्य होगा । 


न्द्रे च विभाषा जसि इस सबैनामसज्ञा के प्रकरण में पठित प्रथमचरमतया- 
्पार्थक्तपयनेमाइच के तय ग्रहण की विभाषा में सन्देद है कि यद विभाषा प्राप्त 
है या अप्राप्त है या उभयत्र दै । 


प्रथमचरमतयाल्पार्ध” सूत्र की तय ग्रहण वाळी विभाषा में केसे सन्देद दै? 


१, न्यः संश्या यासु ताः, बहुमीदिः । 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


१ 


३५६ व्याकरणमद्दा भाष्य 
उभयशब्दः स्वाद्षु प्यते । तयपइचायजादेशः क्रियते। तेन वा 
नित्ये प्राप्ते, अन्यत्र वा5प्राप्त, उभयत्र वेति । 
अप्राप्ते । अयच्‌ प्रत्ययान्तरम्‌ । 
यदि प्रत्ययान्तरम्‌ । उभयी इति ईकारो न प्राप्नोति 


मा भूदेवम्‌ । मात्रच्‌ इत्येवं भविष्यति । कथम्‌। मात्रजिति नेदे 
प्रत्ययग्रहणम्‌ । किं तहि प्रत्याहारग्रहणम्‌ । क्व संनिविष्टानां प्रत्याह्दारः । 


उभय शब्द्‌ सर्वादिगण में पढ़ा है । वह तयपू प्रत्ययान्त दै । उभादुदात्तो 
नित्यम्‌ से तयप्‌ को अयच्‌ आदेश दोने पर भी स्थानिवद्भाव से तय प्रत्ययान्त 
ही है। प्रथमचरम० के तयग्रहण में यदि सर्वादि की अजुबृत्ति कर के सर्वादिगण 
वाळे तयप्रत्ययान्त उभय दाब्द की जस्‌ में विभाषा मानी जावे तब तो ग्राप्त 
विभाषा है। क्योंकि सर्वारीनि सवनामानि से उभय शब्द की सवैत्र नित्य- 
सवनामसेज्ञा प्राप्त थी उसका जस्‌ में विकल्प कहन से प्राप्त विभाषा बन 
जातो दै। यदि प्रथमचरम में सत्रौदि को अजुबृत्ति न करके सर्वादि अलवोदि _ 
सभो तय प्रत्ययान्तों को जस्‌ में सर्वनामसंज्ञा का विकल्प मानें और सर्वादिगण- 
पठित - तयप्रत्ययान्त उभय शब्द में पूर्जविप्रतिपध. से प्रथम चरस्‌2५क्ो बाधकर 
सर्वादीनि सवनामानि से नित्य सैनामसंज्ञा इट समझी जावे तो प्रथमचरम० 
की उभय से भिन्न द्वितय त्रितय आदि सर्वादिपाठरद्दित तय प्रत्ययान्तो में ही 
अत्ति होने से अप्राप्त विभाषा हे । यदि परविप्रतिपेथ से सर्वदीनि० को बाध 
कर प्रथमचरम० की प्रवृत्ति मानें तो उभय में प्राप्त और द्वितय त्रितय आदि 
सै अप्राप्त होने से उभयत्र विभाषा दै । 


प्रथमचरम० वाली विभाषा अप्राप्त विभाषा है । क्योंकि उभय में अयच्‌ को 
पृथक्‌ प्रत्यय मानेंगे । तयप्‌ के स्थान में होने वाला आदेश नहीं मानेंगे। इस लिये 
उभय में तयप्‌ न होने से प्रथमचरम० यद्द विकल्प प्राप्त ही नहीं। वहां द्वितय त्रितय 
आदि सत्रौदिपाठ रदित तयग्रत्ययान्त ही गृद्दीत होंगे तो वह प्राप्त विभाषा 
सिद्ध हो जातो है। | 

यदि अयच्‌ को प्रथक्‌ प्रत्यय मानेंगे तो उभयी मै तयप्‌ न होने से 
रिइडाणञ्‌० से ङीपू प्राप्त नहीं होता ? तयप्‌ के स्थान में आदेश मानने से तो 
तयप्‌ महण से डीपू हो सकता था । 

तयप्‌ महण से उभयी में ङीप्‌ मत हो, मात्रच्‌ अहण से हो जायगा । 
केस ! मात्रच यह प्रत्यय नहीं माना जायगा बल्कि प्रत्याहार समझा जायगा। 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


षड भाह्िक | ३९७ 


मात्रशब्दात्‌ प्रभृत्या अयचइचकारात्‌। 
यदि प्रत्याहारग्रहणम्‌। कति तिष्ठन्ति अत्रापि प्राप्नोति । 
अत इति वर्तते । 
पचमपि तैलमात्रा घृतमात्रा अत्रापि प्राप्नोति । 
सरशस्याप्यसंनिविष्टस्य न भविष्यति प्रत्याद्दारेण हणम्‌ । 


ऊणेतिर्विमाषा । 
प्राप्ते अप्राप्ते उभयत्र वेति सन्देहः। 
कथं च प्राते कर्थं चाप्राप्ते कर्थं चोभयत्र ? 


अलेयोगाब्लिद्‌ किदि'ति घा नित्ये प्राप्ते। अन्यत्र वा अप्राते। 
उभयत्र वेति । 


कहां से कहाँ तक प्रत्याहार है? प्रमाणे द्वयसज़्दष्नजमात्रचः मात्र शब्द से 
लेकर द्वित्रिभ्यां तयस्यायज्‌ वा में अयच के चकार तक बना हुआ मात्रच्‌ 
प्रत्याहार होगा । उसमें अयच्‌ के आ जाने से उभयी में डीप्‌ हदो जायगा । 


यदि मात्रच्‌ को प्रत्यय न मान कर प्रत्याहार मानेग तो कति तिष्टन्ति 
यद कति शब्द में किमः संख्यापरिमाणे डति च से विदित डति प्रत्यय के भी मात्रच्‌ 
प्रत्ययाद्दार में आ जाने से ङीपू प्राप्त होगा । 

टिड्ढाणञ्‌ ० सूत्र में अजाद्यतष्टाप्‌ से अकारान्त की अनुदृत्ति आती है। वह 
अकारान्त मात्रंच से छोपू करेगा। कति में डति के अकारन्त न द्वोने से ङीप्‌ न 
होगा । 

फिर भी तैलमात्रा घृतमात्रा यहाँ त्रन्‌ प्रत्ययान्त मात्र शब्द से ङीपू प्राप्त 
होता है । यह अकारान्त हे इस लिये टाप्‌ को याध कर डीप्‌ होना चाहिये । 

तैल्मात्रा घृतमात्रा में यद्यपि मात्र शब्द मात्रच प्रत्यय के सहश है तो भी 
प्रत्याद्वार मै न आने से मात्रच्‌ में इसका अहण नहीं होगा। इस लिये डीप्‌ न दो 
कर टाप्‌ ही होगा । 

बिभाषोर्णोः सूत्र में प्राप्त अप्राप्त अभयत्र का सन्देह दै । 

कैसे सन्देद दै । 

विभाषोर्णोः यद सूत्र इडादि प्रत्यय को ङित्‌ करता दै। उस से आगे आने 
बाळा असंयोगाल्लिट्‌ कित सूत्र पित्‌ भिन्न लिट्‌ को कित्‌ करता है। यदि ङित्‌ कित्‌ 


00-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


३९८ _ ज्याकरणमदासाष्य 


अप्राते । अन्यद्धि कित्त्वमन्यद्धि ङित्त्वम्‌ । 
एकं चेन्‌. ङित्‌ किती । 
यद्येकं ङित्कितौ ततः संदेहः। अथ हि नाना, नास्ति सन्देहः 
यद्यपि नाना, एवमपि सन्देहः । प्रोणुवीति । 'सारवेधातुकमपिदि' ति 
वा नित्ये प्राप्ते अन्यत्र वा अप्राप्ते, उभयत्र वेति । 
अप्राप्त । 


को कार्य की दृष्टि से एक मान ले आर असंयोगा० सूत्र में विभाषोर्णोः.को अनुदइच्ति 
कर के असयोगान्त उर्णु से परे पित्‌ भिन्न इडादि छिट्‌ प्रत्यय के नित्य प्राप्त कित्त्व 
का विकल्प मा तो प्राप्त विभाषा है। असंयोगाल्लिट्‌० में ऊण की अजुबृत्ति न 
कर के सभी अलंयोगान्त धातुओं से परे लिट्‌ के कित्‌ की प्रवृत्ति मानें और परवि- 
प्रतिषेध से विभाषोर्णो: को बाध कर इडादि छिद्‌ अंश में असंयोगा० की प्रबृत्ति इष्ट 
समझे तो अप्राप्त विभाषा है । पूर्वविप्रतिषेध से असंयोगा० को बाध कर उणु में 
विभाषोरणो; की प्रबृत्ति मानें तो इडादि छिट्‌ अंश में प्राप्त और छिटू से भिन्न अन्य 
इडादि में अप्राप्त होने से उभयत्र विभाषा है । 

विभाषोणोः यद्द अप्राप्त विभाषा है । क्योंकि कित्‌ और ङित्‌ पुँकेनदी हैं । 
कित्‌ और दे । हित और दै । कित्‌ का कार्य डित्‌ से भिन्न दै । 

उणु में इडादि प्रत्यय परे रहते कित्‌ ङित्‌ के कार्य का भेद न हाने से यदि 
ङित्‌ कित्‌ को एक मान लें तो केसा हो । 

ङित्‌ कित्‌. को कार्य को इष्टि से एक मानने पर विभाषोर्णोः इस विभाषा सै 
सन्देह अवश्य है । भिन्न मानने पर तो कोई सन्देह नहीं । तब तो यह निश्चित दी 
अप्राप्त विभाषा दै । 

ङित्‌ कित्‌ को भिन्न मानने पर भी सन्देइ है । जैसे प्रौणुवि । (प्र ऊर्णु-छड इट्‌) 
यहां प्रपूर्वक ऊर्णु घातु से लङ्‌ में उत्तम पुरुष का एकवचन इद्‌ प्रत्यय है। वह 
सावेधातुकमपित्‌ से छित्‌ है। उस से नित्य प्राप्त छित्व का यदि विमापोर्णोः से 
विकल्प माने तो प्राप्तविभाषा दै । यदि विभाषोणों: में इट्‌ प्रत्यय न छे कर इडागम 
लेवे उस को किसी से भी न प्राप्त ङित्व का विकल्प मानें तो अप्राप्तविभाषा है। 
और यदि इट्‌ शब्द से इडागम तथा इद्‌ प्रत्यय दोनों समान रूप से गृद्दीत हों तो 
इद्‌ प्रत्यय में प्राप्त और इडागम में अप्राप्त डित्त्व का विकल्प होने से उभयत्र विभाषा 
है। 

कोई सन्देद नहीं । विभाषोर्णोः य क्षप्राप्त विभाषा ही है। इस में इद्‌ शब्द 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


षष्ठ आद्विक ु ३९५ 


विभाषोपयमने । प्राप्ते अप्राप्ते उभयत्र वेति सन्देहः। 

कथं च प्राप्ते, कथं चाप्राप्ते, कथं चोभयत्र ? 

गन्धन इति वा नित्ये प्राप्ते । अन्यत्र वाऽप्राप्ते । उभयत्र वेति । 
अप्राप्ते । गन्धने इति निब्वृत्तम्‌। 

अउुपसगोद्दा । प्राप्ते अप्राप्ते उभयत्र वेति सन्देहः । 

कथं च प्राप्ते । कथं चाप्राप्ते । कथं चोभयत्र । 


` 'वृत्तिसगंतायनेषु क्रम' इति वा नित्ये प्राप्ते । अन्यत्र वाऽप्राप्ते । 
उभयत्र वेत। 


से इडागम का ग्रहण दे । इट्‌ प्रत्यय का नहीं । इडागम में किसी स भो छित्च प्राप्त 
नटी है उस विकल्प से ङित्व विधान करने दाली यद्व विभाषा निश्चित अप्राप्त 
विभाषा दे । ब 

विभाषोपयमते में प्राप्त अग्राप्त उभयत्र का सन्देद दै । 

कत सन्देद है ! 

यदि यमो गन्धने से गन्धने की अलुवृत्ति करके गन्धन विषयक उपयमन 
आर्थ लेवें तब तो प्राप्त वभाषा दै । यदि गन्धन अगन्धन सभी प्रकार के उपयमन 
अथै में विकल्प हे ओर गन्धन में पूर्विप्रतिषिध से विभाषोपयमने को बाध कर 
यमो गन्धने की ही प्रवृत्ति इष्ट है तो अग्राप्तविभाषा दै । यदि परविप्रतिपेध से 
यमो गन्धने को बाध कर विभापोप० की प्रञ्नखि इष्ट है तो गन्धन में प्राप्त अरान्धन 
मे अप्राप्त विकल्प होने से उभयत्र विभाषा है । 

विभाषोपयमंन यह अप्राप्त विभाषा दै। इस में पूवेसूत्र से गन्धन की 
'अबुद्चि नही आतो । केवळ उपयमन अथे में अप्राप्त विकल्प दै । 

अनुपसर्गाद्वा में प्राप्त अप्राप्त उभयत्र का सन्देह दे । 

केसे सन्देद दै ! 

यदि अनुपसगोद्ा में शरततसर्गतायनेषु क्रमः इस पूर्व सूत्र से बृत्ति आदि अथो 
की अनुदृत्ति कर के बृत्ति आदि में प्राप्त विकल्प दै तो प्रात विभाषा है। यदि वृत्ति 
आदि अर्थ होने या न होने पर विकल्प दे और वृत्ति आदि अथां में पूवविप्रतिषेध से 
अनुपसर्गाद्वा को बाधकर उत्तिसर्गतायनेषु की ही प्रइत्ति इष्ट है तो अप्राप्तविभाषा द्दै। 
परविप्रतिषध से बृत्तिसर्गता० को बाध कर अनुपसर्गाद्वा की प्रद्ृच्ति इष्ट है तो वृत्ति 
आदि में प्राप्त अन्यत्र क्षप्राप्त विकल्प होने से उभयत्र विभाषा दै । 


(७-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


४०० ब्याकरणमदाभान्य 
अग्राप्ते । वृस्यादिष्विति निवृत्तम्‌ । 
विभाषा वृक्षमृगादीनाम्‌ । 
प्राप्त अग्राप्ते उभयत्र वेति सन्देददः । 
` कथं च प्राप्ते । कथं चाप्राप्ते । कथं चोभयत्र । 
“जातिरप्राणिनाम्‌! इति चा नित्ये प्राप्ते। अन्यत्र वाऽप्राप्ते । उभ- 


यत्र वेति। 
अप्राप्ते । जातिरप्राणिनाम्‌ इति निदृत्तम्‌। 


उषविद्जागृम्योऽन्यतरस्यामू । 
ग्राप्ते अप्राप्ते उभयत्र वेति सन्देह; । 


कथं च प्राप्ते । कथं चाप्राप्ते । कथं चोभयत्र । 
प्रत्ययान्तादिति वा नित्ये प्राप्ते । अन्यत्र वाऽप्राप्ते । अभयत्र वेति। | 


अनुपसगाँद्वा यह अप्राप्त विभाषा दै । इस में बत्ति आदि अर्यौ की अनुवृत्ति 
नहीं आती । 

विभाषा बृश्षएगतृणधान्यव्यञ्जनपशुशकुन्यरववडतपूवोपराधरोत्तराणाम्‌ में प्राप्त 
अप्राप्त उभयत्र का सन्देद हे । 

. केस सन्देद दै? 

यदि विभाषा उक्षमुग० में जातिरप्राणिनाम्‌ से प्राणिभिन्न जाति की अनुत्रृत्ति 
करके प्राणि भिन्न जाति वाची वृक्ष मगादि मै प्राप्त विकल्प है तो प्रास विभाषा 
है । यदि प्राणि भिन्न जाति वाची दोन या न होने पर विकल्प दै और प्राणिमिन्न 
जाति अथै में पूववि तिषे से विभाषा बृक्षग॒ग० को बाध कर जातिरप्रा णनाम्‌ की 
` प्रवृत्ति इष्ट दै तो अप्राप्त विभाषा दै। यदि परविप्रतिपेध से जातिरप्रा णनाम्‌ को 
बाध कर विभाषा त्रक्षमूग० की प्रवृत्ति इष्ट दै तो प्राणिभिन्न जाति में प्राप्त अन्यत्र 
अप्राप्त विकल्प दोने से उभयत्र विभाषा है । 

विभाषा वृक्षमृग० यह अप्राप्त विभाषा हे । इस में प्राणिभिन्न जाति अर्थ 
की अनुवृत्ति नहीं आती । 

उषविदजाऱ्भ्योऽन्यतरस्याम्‌ में प्राप्त अप्राप्त उभयत्र का सन्दे दै । 

केसे सन्देह दै । , 

यदि कारप्रत्ययादाममन्त्रे लिटि से प्रत्ययान्त की अनुवृत्ति करके णिच्‌ सन 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


षट जादिक ३०१ 
अप्राप्ते । प्रत्ययान्ता चात्वन्तराणि । 


दीपादीनां विभाषा । 
' प्राप्ते अप्राप्ते उभयत्र वेति सन्देहः । 
कर्थं च प्राप्ते । कथं चाप्राप्ते। कथं चोभयत्र । 


“ावकर्मणोरि'ति वा नित्ये प्राप्त । अन्यत्र वाऽप्राप्त! उभयत्र 
वेति । 


अप्राप्ते । कर्तरीति हि वर्तते । 


आदि प्रत्ययान्त उघ आदि घातुओं स प्राप्त आम्‌ का विकल्प दै वा प्राप्त विभाषा 
हं। यदि प्रत्ययान्त अप्रत्ययान्त दोनों स आम्‌ का विकल्प दे आर प्रत्ययान्त म 
पूर्वविप्रतिषेध से उपविद्‌० को बाघ कर कास्प्रत्ययादा० की प्रव्रत्त इष्ट डे तो अप्राप्त 
विभाषा दै । परविप्रतिपेध से कास्प्रत्ययादा० को बाब कर उपविद्‌० को प्रवृत्ति इष्ट 
है तो प्रत्ययान्त में प्राप्त अप्रत्ययान्त में अप्राप्त विकल्प होने स॒ उभयत्र 
विभाषा है । | 

उषविद्‌० यह अप्राप्त विभाषा दै । णिच सन्‌ आदि प्रत्ययान्त उष्‌ आदि 
धातु धात्वस्तर हो जते हें । उष्‌ आदि नहीं रददत्त । सनायन्ता धातवः से उनकी 
दूसरी घातुर्सज्ञा हो जातो है इस लिये केवळ उप्‌ आदि में केणी से भो न प्राप्त 
आम का विकल्प होन से यद निश्‍चित अप्राप्त विभाषा है। 

दीपजनबुध्रपूरितायिप्यायिभ्योऽन्यतरस्याम्‌ में ग्राप्त अप्राप्त उभयत्र का 
सन्देह दै! 

कैस सन्देह है । ; 

यदि चिण्‌ भावकर्मणोः इस उत्तर सूत्र में दीपजन बुध० की अजुवृत्ति कर 
के भाव कर्म अथे में प्राप्त चिण्‌ का विकल्प मानें तो प्राप्त विभाषा दै । यदि अनु- 
वृत्ति न कर के सामान्यतया भाव कर्म कता सभी अथो मै चिण्‌ सानें और भाव 
कमै में परविप्रतिपिध से दीपजन० को बाध कर चिण्‌ भावकर्मणोः की प्रवृत्ति दृष्ट 
समझें तो अप्राप्त विभाषा है । पूर्वविप्रतिषेध से चिण्‌ भावकर्मणोः को बाध कर 
दीपजन> की प्रवृत्ति माने तो भाव कर्म में प्राप्त अन्यन्न अप्राप्त विकल्प होने से 
उभयत्र विभाषा है । टु 

दीपजनबुध० यह अप्राप्त विभाषा दै । इस में णिश्रेदुलुभ्यः कतरि चङ्‌ 
से कतरि की अजुबृत्ति आती दै । यह कतृवाच्य में अप्नाप्त चिण्‌ का विकल्प करता 
है इस लिये निश्चित अप्राप्त विभाषा दै । 


(७-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


४०३१ व्याकरणमदहामाष्य 


एवमपि सन्देहः । न्याय्ये चा कतरि कर्मेकर्तरि वेति । 
नास्ति सन्देहः । सकमकस्य कता कर्मवद्‌ भवति । अकमेकाइच 
दीपादयः । 
अकर्मका अपि चै सोपसगोः सकर्मका भवन्ति । 
कर्मापदिष्टा विधयः कर्मस्थभावकानां कर्मस्थक्रियाणां च भवम्ति। 
कर्तृस्थमावकाइच दीपादयः 


दीपजन० में करि की अनुवृत्ति आने पर भी सन्देद दे । झुद्ध कठेवाच्य में 
विकल्प है या कर्मकर्तवाच्य में विकल्प है। न्याप्यन्ञुद्ध। जो न्याययुक्त केवल 
कर्ता है। कर्मवद्भाव से बना हुआ कतां नहीं है। 

. कोई सन्देह नहीं । दीपजन० में शुद्ध कर्ता ही लिया जायगा कमै कता नहीं । 
क्योंकि कर्मवद्धाव से बना हुआ कती सकमक धातुओं का होता है। दीप्‌ आदि 
अकमक देँ ।* 

अकर्मक धातु भी उपसगे लगने पर सकमक दो जाते हैं । 

बेशक हो जावं । लेकिन कर्मवद्धाव तो उन्हीं धातुओं से होगा जिनका भाव 
तथा क्रिया कमैस्थ हें । कमैस्थ भाय वाळी तथा कमैस्थ क्रिया वाळी सकमक 
धातुओं से दी कमेवत्कमणा तुल्यक्रियः सूत्र से कमैवद्धाव का विधान है । दीप्‌ जन्‌ 
आदि तो क्तरस्थभाव वाली हैं। कभेस्थ भाव वाली नहीं हें । इन का भाव कतो में 
ही स्थित होता दै, कर्म में नही । इस लिये सकमक होने पर भी इनका कर्ता 
कवत्‌ न होगा । ` 


१. यद्यपि एक बुध्‌ सकमक हे तो भी अन्य दीप्‌ जन्‌ आदि सब अकमैको के 
साथ वह भी अकमेक्तत्ति ही ली जायगी । 


२. यदि कहो अचः कतृयकि. सूत्रभाप्य में जायते. स्वयमेव यह उदाहरण 
देते हुए भाष्यकार ने कतृस्थभावक जन्‌. घालु से कैसे कर्मवद्भाव किया तो इसका 
उत्तर हैं--बहां जन्‌ को प्य्ैवृत्ति. द्वारा कमेस्थमावक समझ कर कमैवद्धाव का 
प्रयोग किया है । 

[ भाव और क्रिया में.यह भेद समझना चाहिये कि अपरिस्पन्दन-साधन-साध्यो 
घात्वर्थो भावः । जो स्मन्द्न रहित साधनों से साध्य “हैं वह भाव कहाता हूं 
जैसे देखना, समझना, पढ़ना, चमकना, सोचना आदि क्रियाय भाव हे । सपरिस्पन्दन- 
साधनसाध्यो धात्वर्थः क्रिया। जो स्पन्दनसहित साधनों से साध्य हैं वे क्रिया हं । 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


वष्ट खाह्िक ३०३ 


विभाषांग्रप्रथमपूर्वपू । 
प्राप्त अप्राप्ते उभयत्र वेति सन्देहः । 
कथं च प्राप्त । कथं चाप्रा्ते। कथं चोभयत्र । 
आभीक्ष्ण्ये इति वा नित्ये प्रात्त । अन्यत्र वाउप्रात्त । उभयत्र वेति। 
` अप्राप्ते आमीक्ष्ण्ये इति निदृत्तम्‌ । 
तृन्नादीनां विभाषा । 
प्राप्त अप्राप्ते उभयत्र वेति सन्देहः । 
कथं च प्राप्ते । कथं चाप्राप्ते । कथं चोभयत्र । 
आक्रोशे इति वा नित्ये प्राप्ते । अन्यत्र वाऽप्राप्ते । उभयत्र वेति । 


विभाषाग्रे प्रथमपूर्दघु में प्राप्त अप्राप्त उभयत्र का सन्दे दै । 
केसे सन्देह दै । 
यदि आभीइ्ण्ये णमुळू च से आभीद्षण्य की अनुदृत्ति माने तो आमीक्ष्ण्य स 


प्राप्त विकल्प होने से प्राप्त विभापा है। यदि आभीक्षण्य अनाभीदण्य सभी. 


अथै में विकल्प माने और आभीद्षण्य में पूर्वविप्रतिपेध से विभापाग्रेश को वाध कर 
आभीकष्ये णमुल्‌ च की प्रवृत्ति इष्ट समझ तो अग्राप्त विभाषा है । परविप्रतिपेध से 
आभीक्ण्ये णघुठू च को बाध कर विभाषाग्रे० की प्रबृत्ति माने तो आभीक्षण्य 
में प्राप्त अन्यन्न अप्राप्त विकल्प होने से उभयत्र विभाषा है । 

विभाषाग्रे प्रथम० यह अप्राप्तविभाषा है । यहां आभीकषण्य की अनुवृत्ति 
नदी आती । 

__ विभाषा तृन्नन्न तीक्ष्ण शुचिपु इस स्वर-सूत्र में प्राप्त अप्राप्त उभयत्न का 

सन्देद्द है । | 

कैसे सन्देद है । 

यदि आक्रोश च से इस सूत्र मै आक्रोश की अनुवृति करके आक्रोश में 
अन्तोदात्त का प्राप्त विकल्प मानें तो प्राप्त विभाषा दै । यदि आक्रोश अनाक्रोश सर्वत्र 
विकल्प मानें और आक्रोश में पूवेविप्रतिप्ध से विभाषा तृन्तन्त० को बाघ कर 
आक्रोशे च की प्रवृत्ति इष्ट समझ तो अप्राप्त विभाषा है । परविप्रतिपेध से आक्रोशे च 
को बाघ कर विभाषा तृन्नन्न* की प्रवृत्ति माने तो आक्रोश में प्राप्त क्षन्यत्र 
अप्राप्त विकल्प होने से उभयत्र विभाषा दै । 


चढ़ना, काठना, पकाना, फाड्ना; मारना आदि में समन्द स्पष्ट है इस लिये ये सब 


क्रिया कहाती हैं । 


(७-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri - 


४०४ ज्याकरणमहाभाष्य 


अप्राप्ते । आक्रोश इति निवृत्तम्‌। 
एकहकादौ एरयितव्ये$न्यतरस्याम्‌ । 


प्राप्त अप्रा उभयत्र वेति सन्देहः । 
कर्थं च प्राप्ते कथं चाप्राप्ते । कथं चोभयत्र । 
उदकस्योदः संज्ञायाम्‌ 
इति वा नित्ये प्राप्ते । अन्यत्र वाउप्राप्त। उभयत्र वेति। 


अप्राप्ते । संज्ञायामिति निबृत्तम्‌ | 
श्वादेरिजि पदान्तस्यान्यतरस्याम्‌.। 

प्राप्त अप्राप्ते उभयत्र वेति सन्देहः । 

कथं च प्राप्ते । कथं चाप्राप्ते । कर्थं चोभयत्र. . 

इजि इति वा नित्ये प्राप्ते । अन्यत्र वाऽप्राप्ते । उभयत्र वेति । 

विभाषा तृन्तन्न० यह अप्राप्त विभाषा दै। इस में आक्रोश की अजुदृत्ति 
नहीँ आती । 

एकहलादौ पूर यितव्येऽन्यतरस्याम्‌ में ग्राप्ते अप्राप्ते डभयत्न का सन्देह दै । 

कैसे सन्दे दै । 

यदि उदकस्योदः संज्ञायाम्‌ से इस सूत्र में संज्ञायाम्‌ की अनुवृत्ति कर के 
संज्ञा मै प्रात विकल्प मानें तो प्रातविभाषा दे। यदि संशा या असंज्ञा सववत्र 

पूरयितव्य में विकल्प मानें और संज्ञा में पूर्वविप्रतित्रेध से एकहलादौ० को बाथ कर 
उदकस्योद:० को प्रवृत्ति इट समझें तो अप्राउत्रिभाषा है । परविम्रतिपेध से उदकस्योद्‌ः० 
को बाघ कर एकहलादौ ० की प्रवृत्ति मानें तो संज्ञा में प्राप्त अन्यत्र अप्रा विकल्प 
होने से उभयत्र विभाषा दे । 
कहलादौ० यह अप्राप्त विभाषा दै । इस में संज्ञा की अनुकति नहीं आती । 

पदान्तस्यान्यतरस्याम्‌ में ग्राप्त अप्राप्त उभयत्र का सन्देद है। 

कैसे सन्देइ दै । 

यदि रवादेरिञि से इज की अनुदृत्ति कर के इभ में प्राप्त विकल्प मानें तो प्राप्त 
विभाषा है । यदि इज या इज भिन्न प्रत्यय परे रहते पद शब्दान्त इवन्‌ को बृद्धि- 
विकल्प मानें और इन में पूवेविप्रतिषेध से पदान्तस्यान्यत० को बाध कर श्वादेराज की 
प्रद्ृत्ति इट समझें तो अप्राप्त विभाषा है। पर विप्रतिषेध से श्वादेरिनि को बाध कर 
पदान्तस्यान्य० की प्रबृत्ति मानें तो इन्‌ में प्राप्त अन्यत्र विकल्प होने से 
उभयत्र विभाषा है । 


(७-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


षष्ठ णाहिक ४०५ 
अप्राप्ते । इञीति निवृत्तम्‌ । 
सपूर्वायाः प्रथमाया विभाषा । 
प्राप्त अप्राप्ते उभयत्र वेति सन्देहः। 
कथं च प्राप्ते। कथं चाप्राप्ते। कथं चोभयत्र । 
ादिभिरयोगे इति वा नित्ये प्राप्त । अन्यन्न वाऽप्राप्ते। उभयत्र 


वेति। 


अप्राप्ते । चादिभियाँगे इति निवृत्तम्‌ । 


ग्रो यङि । अचि विभाषा । 
प्राप्ते अप्राप्ते उभयत्र वेति सन्देहः । 
कर्थं च प्राप्ते। कथं चाप्राप्ते । कथं चोभयत्र । 
यङीति वा नित्ये प्राप्ते । अन्यत्र चाऽप्राप्ते । उभयत्र वेति । 


पदान्तश्यान्य० यह अप्राप्त विभाषा है । इसमें इल्‌ की अनुवृत्ति नहीं 
आती । ; 

सपूर्वायाः प्रथमाया विभाषा में प्राप्त अप्राप्त उभयत्र का सन्दे है। 

कैसे सन्देह दै । 

यदि न चवाहाहैवयुक्ते से च आदि की अजुबृत्ति कर के चादि के योग 
में प्राप्त निषेध का विकल्प मानें तो प्राप्त विभाषा हैं। यदि चादि का योग 
होने न होने पर सबैत्र विकल्प माने और चादि के योग में पूवेविप्रतिषघ से 
सपूर्वायाः प्रथमाया० को बाध कर न चवाहा० की प्रवृत्ति इष्ट समझें तो अप्राप्त 
विभाषा है। परविप्रतिवेध से न चवाहा० को बाध कर सपूवोया:० की प्रवृत्ति मानें 
तो चादि के योग मै प्राप्त अन्यत्र अप्राप्त विकल्प होने से उभयत्र विभाषा है। 

सपूवोयाः प्रथमायाः० यह अप्राप्त विभाषा है। इस में चादि योग की 
अनुद्ृत्ति नहीं जाती । ु 

अचि विभाषा में प्राप्त अप्राप्त उभयत्र का सन्देद दै ।.. 

केस सन्देद दे । 

यदि प्रो यछि से यङ्‌ की अनुद्रत्ति कर के यङ्विषयक अच्‌ में प्राप्त 
विकल्प मानें तो प्राप्तविभाषा है । यदि यङ्विषयक या यङ्भिन्न' विषयक 
किसी भी अच्‌ के परे रहते विकल्प मानें और यङ्विषयक अच में पूवेविप्रतिषेध 


से अचि विभाषा को बाध कर प्रो यङि की प्रवृत्ति इष्ट समझ तो अप्राप्त विभाषा 


(७-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


४०६ व्याकरणमहाभाष्य 


अप्राप्ते । यङीति निवृत्तम्‌ । 
प्राप्त च | 


इत उत्तरं या विभाषा अनुक्रमिष्यामः प्राप्ते ता द्रष्टव्याः । त्रिखंश- 
यास्तु भवन्ति। प्राप्ते अप्राप्ते उभयत्र चेति। 


विभाषा विप्रलापे । 


प्राप्ते अप्राप्ते उभयत्र वेति सन्देहः । 

कर्थ च प्राप्ते । कथं चाप्राप्ते । कथं चोभयत्र । 

'्यक्तवाचामि'ति वा नित्ये प्राप्त । अन्यत्र याऽग्राप्ते। उभयत्र 
वेति । 

प्राप्त । व्यक्तवाचामिति हि वतंते। 


विभाषोपपदेन प्रतीयमाने | 
प्राप्ते अप्राप्त उभयत्र वेति सन्देहः 


है। परविप्रतिपेध से ग्रो यरि को बाध कर अचि विभाषा की प्रवृत्ति मानें तो 
यह में प्राप्त अन्यत्र अप्राप्त विकल्प होने से उभयत्र विभाषा हे ! 


अचि विभाषा यह अग्नाप्तविभाषा है । इसमें यङि की अनुद्वत्ति नहीं आती। 


इससे आगे जो विभाषा कहेंगे वे प्राप्त विभाषा समझनी चाहियें। उनमें 
ग्राप्त अप्राप्त उभयत्र का सन्देइ तो होगा ही । 


विभाषा विप्रलापे में प्राप्त अप्राप्त उभयत्र का सन्देह है । 


केसे सन्देइ है । 

यदि व्यक्तवाचां समुच्चारणे से व्यक्तवाचाम्‌ की अनुदृत्ति कर के व्यक्तवाक्‌ 
में प्राप्त विकल्प मानें तो प्राप्त विभाषा है । यदि व्यक्तवाकू या अब्यक्तवाक सभी 
में विकल्प मानें और व्यक्तवाक्‌ में पूवेविप्रतिषेध से विभाषा विप्रलापे को बाघ 
कर व्यक्तवाचां समुच्चारणे की प्रवृत्ति हृष्ट समझें तो अप्राप्त विभाषा दै। 
पर्‌विप्रतिपेध से व्यक्तवाचां० को बाध कर विभाषा विभ्रलोप की प्रत्रृत्ति मानें तो 
ब्यक्तवाक्‌ में ग्राप्त अन्यत्र अप्राप्त विकल्प होने से उभयत्र विभाषा है । 


विभाषा विप्रलापे यद प्राप्त विभाषा है । इस में व्यक्तवाचाम्‌ की अलुवृत्ति 
आती दै । 
विभाषोपपदेन प्रतीयमाने में प्राप्त भप्रास उभयत्र का सन्देद दै । 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


षष्ठ आह्विक ४०७ 
कथं च प्राप्त । कथं चाप्राप्ते । कर्थं चोभयत्र । 


“स्वरितञ्जित' इति वा नित्ये प्राते । अन्यत्र वा५प्रात्ते। उभयत्र वेति । 
प्राप्त । स्वरितञित इति हि वर्तते । 


तिरोन्तर्धी | विभाषा कनि । 

प्राते अप्राते उभयत्र चेति सन्देहः । 

कथं च प्राप्ते। कथं चाप्राप्त । कथं चोभयत्र । 

अन्तर्धांचिति नित्ये प्राप्ते । अन्यत्र वाऽप्राप्ते । उभयत्र वेति। 

केसे सन्देह है । 

यदि “स्वरितञितः कननेभिप्राये क्रियाफले से स्वरित नित्‌ की अचुतृत्ति करके 
स्वरितेत्‌ तथा नित्‌ धातुओं से कतृगामी क्रियाफळ में ग्राप्त आत्मनेपद का विकल्प 
माने तो प्राप्त विभाषा है। यदि स्वरितनितः की अनुतृत्ति न करके कदेगामी 
क्रियाफळ होने या न न होने पर सर्वत्र आत्मनेपद का विकल्प माने और स्तरित भित्‌ 
के विषय में पूर्वविप्रतिषेध से विभापोपपदेन० को बाध कर स्वरितजितः कत्रे० की 
प्रवृत्ति इट समझ तो अप्राप्त विभाषा है । परविप्रतिपेध से स्वरितमितः० को बाध कर 


विभाषोप्रपदेन० की प्रवृत्ति मानें तो स्त्ररितणित्‌ में प्राप्त अन्यत्र भग्राप्त विकल्प होने 
से उभयत्र विभाषा दै । 


विभाषोपपदेन० यह प्राप्त विभाषा दे । इस में स्त्ररितनितः की अनुवृत्ति 


आती है । यदद कवृगामी क्रियाफळ में स्वरित नित्‌ धातुओं से उपपद लगाने पर 
आत्मनेपद का विकल्प करता दे । 


तिरोन्त्धौं सूत्र के बाद आने वाले विभाषा इनि सूत्र में प्राप्त अप्राप्त 
उभयत्र का सन्देद दै । 
सन्देद है । 

यदि तिरोन्तर्धो की अनुदृत्ति करके अन्तर्धिविषयक तिरस्‌ शब्द में प्राप्त 
गति संज्ञा का विकल्प मानें तो ग्राप्त विभाषा दै। यदि सामान्यतया तिरस्‌ शब्द 
में गति संज्ञा का विकल्प मानें और अन्तर्धि विषयक में पूर्वविप्रतिषेध से विभाषा 
कणि को बाध कर तिरोन्तधौँ की प्रवृत्ति मानें तो अप्राप्तविभाषा हे । परविप्रतिषिध से 
तिरोन्तथौ को बाघ कर विभाषा कमि की प्रबृत्ति मानें तो अन्तरि में प्राप्त तञ्चिन्न 
में अप्राप्त विकल्प होने से उभयत्र विभाषा दै । 


(७-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


४०४ व्याकरणमद्दासाष्य 
प्राते । अन्तर्धाविति हि वर्तते । 
अघिरीखर | विभाषा कृनि | 


प्राते अप्राते उभयत्र वेति सन्देहः । 
कथे च प्राप्त । कथं चाप्रासे । कथं चोभयत्र । 
प्राप्त अधिरीइवरे इति चतेते। 
दिवस्तदर्थस्य । विभाषोपसर्गे । 

च 0०५ वेति च 
प्राप्त अप्राप्ते उभयत्र वेति सन्देहः 
कर्थ च प्राप्त । कथं चाप्राप्ते । कथं चोभयत्र | 
तदूर्थस्ये'ति वा नित्ये प्राप्ते । अन्यत्र वाऽप्राप्ते । उभयत्र चेति । 


विभाषा इजि यह प्राप्त विभाथा दहे । इस में तिरोन्तधों की पूरी अनुवृत्ति 
आती दै । 

अधिरी३वरे के बाद आने वाळे विभ्रापा कृञि में सन्देह है कि यह विभाषा 
ग्राप्त है, या अप्राप्त है, या उभयत्र है । 

केस सन्देह दै। 

यदि अधिरीखरे की अनुद्रृत्ति करके ऐश्वयवाची अधिराब्द की प्राप्त 
कमैप्रवचनीय संज्ञा का विकल्प मानें तो प्राप्त विभाषा दै । यदि अधिशब्द के 
ऐरवर्य त्रिषयक होने या न होने पर सवत्र विकल्प साने और पऐऐड्वर्य विषयक में 
पू्ेविप्रतिषिध से विभाषा कृञि को बाध कर अधिरीइवरे की प्रवृत्ति इष्ट समझें तो 
अप्राप्त विभाषा दै । परविप्रतिविध से अधिरीरवरे को बाध कर विभापा कृञि 
की प्रवृत्ति मानें तो ऐरवय में प्राप्त अन्यन्न अप्राप्त विकल्प होने से उभयत्र 
विभाषा दै । 

विभाषा कृजि यहद प्राप्त विभाषा हे । इस में अधिरीइवरे की जअलुवृत्ति 
आती दै । 

विभाषोपसगे सें प्राप्त अप्राप्त उभयन्न का सन्देह है । 

कैसे सन्देह दै । ; 

यदि दिवस्तदर्थस्य से तदर्थ की अनुवृत्ति करके तदर्थ विषयक दिव धातु के 
योग से प्राप्त पप्ठी का विकल्प मानें तो प्राप्त विभाषा दै । यदि तदर्थ की अनुब्ृत्ति 
न करके सामान्यतया दिव्‌ धातु के योग में घप्डी का विकल्प माने आर तदर्थ 
विषय में पूर्वविप्रतिपेध से विभापोपसगें को बाध कर दिवस्तदर्थस्य की म्रदृत्ति दृष्ट 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


ws 


5 


षष्ठ आह्विक ७०९ 
प्राप्त । तदर्थस्येति वतत । 
उभयत्र च | 
इत उत्तरं या विभाषा अदुक्रमिष्याम उभयत्र ता द्रष्टव्याः । 
त्रिसंशयास्तु भवन्ति प्राप्त अप्राप्त उभयत्र वेति । 

हृ्रोरन्यतरस्याम्‌ | 
प्राप्ते अप्राप्ते उभयत्र चेति सन्देहः । ` 
कर्थं च प्राप्ते । कथं चाप्राप्ते । कथं चोभयत्र । 


स “गतिवुद्धिप्रत्यवसानार्थदान्द्कमाकर्मकाणामणि कर्ता स णाविति 
० 
नित्ये प्राप्ते । अन्यत्र चाऽप्राप्ते । उभयत्र वेति । 


उभयत । प्राप्ते तावत्‌ | अभ्यवहारयति सँन्थवान्‌ अभ्यवद्दारयति 


समझें तो अप्राप्त विभाषा है । परविप्रतिषेध से दिवस्तदर्थस्य को बाध कर विभाषोपसर्ग 


' की प्रवृत्ति मानें तो तदर्थ में ग्राप्त अन्यत्र अप्राप्त विकल्प होने से उभयत्र विभाषा हे 


विभाषोपसर्ग यह प्राप्त विभाषा दै । इस मै दिवस्तदर्थस्य की सम्पूर्ण अनुदृत्ति 
आती है। 

इस से आगे जो विभाषा कहेंगे वे उभयत्र विभाषा समझनी चाहिये । उन 
में प्राप्त अप्राप्त उभयत्र का सन्दे तो होगा ही । 


हक्तोरन्यतरस्याम्‌ में प्राप्त अप्राप्त उभयत्र का. सन्देद दै । 


केसे सन्देह दै । 

यदि गतिबुद्धि प्रत्यवसानार्थ० सूत्र से गतिबुद्धि आदि की अनुशृत्ति कर के 
शत्याद्यर्थक हृ कृ धातुओं के कती की प्राप्त कर्मसंज्ञा का विकल्प मानें तो प्राप्त 
विभाषा है । यदि गत्याद्यर्थक होने या न होने पर ह क के कर्ता की कमे संज्ञा का 
विकल्प मानें और गत्याद्र्थक हृ कृ में परवैविमतिषेघ से हृक्रोरन्यतरस्याम्‌ को बाघ 
कर गतिबुद्धि० की प्रशृत्ति इट समझें तो अप्राप्त विभाधा है। परविप्रतिषेध से गतिबुद्धि ० 
को वाध कर हृ क्रो० की प्रबृत्ति मानें तो गत्याद्र्थक में प्राप्त अन्यन्न अप्राप्त 
विकल्प होने से उभयत्र विभाषा दै । 

हुक्ोरन्यतरस्याम्‌ यह उभयत्र विभाषा है। प्राप्त में भी और अप्राप्त में 
भी । प्राप्त में जेसे-अभ्यवदारयति सैन्धवान्‌ , सैन्धबैः । विकारयति सैन्धवान्‌, 
सेन्थवेः । यहां अम्यत्रपूर्वक हृ धातु प्रत्यवसानार्थक हे । और विपूदैक कृ धातु 


८८-७0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri , 


४१० ` आ्याकरणमदामाष्य 


सेन्धवैः । विकारयति सेन्धवांन्‌ विकारयति सेन्धवैः \ अप्राप्ते । हरति 
भारं देवदत्तः । हारयति मारं देवदत्तम्‌ हारयति भारं देवदत्तेन । करोति 
करं देवद्त्तः। कारयति करं देवदत्तम्‌ कारयति करं द्वद्त्तन । 


न यदि । विभाषा साकाइक्षे । 


प्राप्ते अप्राप्ते उभयत्र वेति सन्देहः । 
कथं च प्राप्ते । कथं चा प्राप्ते । कथं चोभयत्र । 
यदीति वा नित्ये प्राप्त । अन्यत्र चाऽप्राप्ते । उभयत्र वेति। 


____ CDT) TDD nee  - 
अकर्मक दे । दोनों में गतिबुद्धि० से कती की नित्य कर्मेसज्ञा आप्त है उसका 
विकल्प दो जाता है । अप्राप्त में जैसे--हरति भारं देवदत्तः । हारयति भारं देवदत्तम्‌ , 
देवदत्तेन । करोति कटं देवदत्तः । कारयति कटं देवदत्तमू , देवदत्तेन । यहां गति डुद्धि ` 
आदि में से कोई भी अथ न दोने से पूर्वसूत्र से अप्राप्त कर्मसंज्ञा का विकल्प हो 
जाता है ।' 

विभाषा साकाङ्क्षे में प्राप्त अप्राप्त उभयत्र का सन्देद है । 

केसे सन्देइ दै । मना 


यदि न यदि सूत्र से यद्‌ शब्द की अनुश्ृत्ति करके यद्‌ के योग से: नित्य प्राप्त 
ळटू के निषेध का विकल्प मानें तो प्राप्त विभाषा दै । यदि यदू का योग होने या न होने 


१. हारयति में ह धातु का हरण अर्थात प्राप्ति अर्थ है । गति नही है । प्राप्ति 
अर्थ में गति उपसजेन है । बिना गति के प्राप्त नहीं हो सकती इस लिये गत्युपसर्जन 
प्राप्ति अर्थ होने से गति अर्थ प्रधान नई है। यदि ढमेगत्यथत्दाद्‌ णिच्यणों कुः 
कर्मत्वाकमेत्वे इस वामन सूत्र के अनुसार गत्युपसजेन प्राप्ति वाळे धातुओं को भी 
गत्यर्थक मान लें तो भी वहां गति का अर्थ प्रधान नहीं है। प्राप्ति ही प्रधान है। इसी 
लिये महाकविःमाघ के शिक्षपाल्वध महाकाव्य में प्राप्त्यर्थक लभ्‌ धातु के विषय में 
दोनों प्रकार के प्रयोग मिळते हैं। सितं सितिम्ना सुतरां मुनेव॑पुर्विसारिभि: सौधसिवाथ 
छम्मयन्‌ यहां गत्युपसजेन प्राप्ति में प्राप्ति अर्थ मुख्य मान कर “लभ्‌ को गत्यर्थक नहीं 
माना तो लितिम्ना में द्वितीया नहीं हुई । न कमळूं कमढम्भयदम्भसि । यहाँ श्राप्यु- 
सजेन गति में गत्यर्थ को मुख्य मान कर कम्‌ में द्वितीया हो गई । इस विषय में 
मंहाभाष्यकार का यह उदाहरण ही प्रमाण है कि हृ धातु प्राप्त्यर्थक है गत्यर्थक नहीं । 
न गतिहिंसार्थेभ्यः सूत्र में पठित हरतेरप्रतिषिधः यह वार्तिक तो हृ घातु के हिंसार्थक 
प्रकेग में आत्मनेपद का प्रतिप्रसव करने के लिये है। संप्रहरन्ते राजानः यह हिंसार्थक 


उद्दरण थे दै Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


पष्ठ आह्विक ४१ १ 


उभयत्र । प्राप्ते तावत्‌। अभिजानासि देवदत्त यत्‌ कदमीरेषु 
वत्स्यामः । यत्‌ कइमोरेष्जवस।म । यत्तत्रौदनं भोक्ष्यामहे । यत्तत्रोदनम- 
भुञ्ज्महि । अप्राप्ते ।. अभिजानासि देवदत्त कइमीरान्‌ गमिष्यामः । कइमी- 
रानगच्छाम । तत्रौदनं भोक्ष्यामहे । तत्रौदनमसुञज्मदि । 


विभाषा सेः । 
प्राप्ते अप्राप्ते उभयत्र चेति सन्देहः । 
कथं च ग्राप्ते । कथं चाप्राप्ते । कथं चोभयत्र । 
कितीति चा नित्ये प्राप्त । अन्यत्र वाऽप्राप्ते । उभयत्र वेति । 


उभयत्र । प्राप्ते तावत्‌ | शुशुवतुः, शुशुघुः । शिविवयतुः, शिष्वियुः । 
अप्राप्ते । शुशाव, शुशविथ । शिश्वाय, शिद्दवयिथ । 


पर निपेध का विकल्प मानें और यदू के योग में पूवेविप्रतिषेष से विभाषा साकाङ्क्ष 
को बाध कर न यदि की प्रबृत्ति मानें तो अप्राप्त विभाषा दै । परविप्रतिषेध से न यदि 
को बाध कर विभाषा साकाइक्षे की प्रश्नत्ति माने तो यदू योग में प्राप्त तञ्चिञ् में 
अप्राप्त होने से उभयत्र विभाषा दै । 


विभाषा साकाङ्क्षे यद्द उभयत्र विभाषा है । प्राप्त अप्राप्त दोनों से विकल्प 
होता दै । ग्राप्त में जैस--असिजानासि देवदत्त यत्‌. कस्मीरेघु वत्स्यामः, अवसाम । 
यत. तन्रौद्नं भोक्ष्यामह, अभुन्ज्महि । यहाँ यदू के योग में ग्राप्त निषेध का विकल्प 
हो जाता दै । रूद और छङ्‌ दोनों का प्रयोग होता दै । अप्राप्त में जैसे अभिजानासि 
देवदत्त कस्मीरान्‌ गमिष्यामः, अगच्छाम । तत्रौदनं भोक्ष्यामहे, अभुञ्ज्महि । यहां यद्‌ 
योग न होने पर भी खट्‌ और लढू का विकल्प दो जाता है । 

विभाषा छेः में प्राप्त अप्राप्त उभयत्र का सन्देद दै । 

कैस सन्देह दै । हक 

यदि वचि स्वपि यजादीनां किति से कित्‌ की अनुद्ृति करके कित्‌ ढिट्‌ में 
नित्य प्राप्त सम्प्रसारण का विकल्प मानें तो प्राप्त विभाषा दै । यदि कित्‌ की 
अनुवृत्ति न करके किव. अकित्‌ सव छिट्‌ में सम्प्रसारण का विकल्प माने भौर कित्‌ 
हिदू में पूर्वविप्र/तषंध से विभाषा खेः को बाध कर वचि स्वपि० की प्रवृत्ति मान तो 
कित्‌ अश में प्राप्त अकित्‌ अश में अप्राप्त विकल्प दने सें उभयत्र विभाषा हैत 


विभाषा छेः यह उभयन्न विभाषा दै । इस से कित्‌ और अकित्‌ सारे छिद्‌ मै 
` तिव को विकल्प से सम्प्रसारण होता दै। प्राप्त में जैसे--शुशुवदुः, शुशुवुः) शिखियतुः 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


४१२ | ब्याकरणमदा भाष्य 


विभाषा संघुषास्त्रनाम्‌ | 
संपूर्बाद्‌ घुषेः प्रपते अप्राप्त उभयत्र वेति सन्देह । 
कथं च प्राप्त । कथं चाप्राप्ते । कथं चोभयत्र । 


घुषिरविशब्दने’ इति वा नित्ये प्राप्त । अन्यत्र वाऽ्राप्त । उभय 
वेति । 

उभयत्र । प्राप्ते तावत्‌ । संघुष्टा संघुषिता वा. रज्जुः । अप्राप्तं सघुष्ट 
संघुषित वा वाक्यमाह । 

आड्पूर्वात्‌ स्वनेः प्राप्ते अप्राप्त उभयत्र वति । 


कर्थ च प्राप्ते । कथं चाप्राप्ते । कथं चोभयत्र । 


शिदिवयुः । यहां अतुस्‌ आदि कित्‌ लिट० में वत्वस्वपि० से प्राप्त सम्प्रसारण का 
विकल्प है । अप्राप्त में जेले--शुशाव झुशविथ । शिखाय, शिरवयिथ। यदाँ अकित्‌ 
तिप्‌ सिम्‌ में अप्राप्त सम्प्रसारण का विकल्प दै । ` 

रुष्यमत्वरसंघुषास्वनाम्‌ में ग्राप्त अप्राप्त उभयत्र का सन्देह दै । वह भी पहले 
सम्पूर्वक घुष्‌ में । 

केसे सन्देद दै । 

यदि घुषिरविशव्दने से अविशव्दन की अनुत्रत्ति करके. अविशब्दनविषयक 
संघुष्‌ से नित्य प्राप्त इद्‌ निषेध का विकल्प मानें तो प्राप्त विभाषा है। यदि अवि- 
शब्दन होने या न होने पर संघुष्‌ से इट्‌ निषेध का विकल्प मानें और अविशब्दन 
में पूवप्रतिषेध से रुष्यमत्वर० को बाध कर घुषिरविश० की बत्ति मानें तो अप्राप्त 
विभाषा दै । परविश्रतियेध से घुविरवि० को बाध कर रुध्यनत्वर० की प्रवृत्ति मानें तो 
अविशब्दन में प्राप्त तद्भिन्न में अग्रांप्त विकल्प होने से उभयत्र विभाषा दै । 

रुष्यमत्वर० म समूपूर्वक घुष्‌ की विभाषा उभयत्र विभाषा दै । प्राप्त में 
जैसे--पंघुथ संघुषिता रज्जुः । यहाँ अविशब्दन में प्राप्त इद्निषेध का विकल्प होता है। 
अप्राप्त मै जेसे-संघुं संघुषितं वाक्यमाह । यहां विशब्दन अर्थ में भप्राप्ठ इद्निषेध 
का विकल्प होता दै । र 

=: रुष्यमत्वर० के आइपूदैक स्वन्‌ की जो विभाषा है उस में भी प्राप्त अप्राप्त 

उभयत्र का सन्देद दै । 

आङ्पूर्वक स्वन्‌ की विभाषा में प्राप्त अग्राप्त उभयत्र का कैसे सन्देह है । 


+ CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


षष्ठ भाहिक ४१३ 
मनसीति वा नित्ये प्राप्ते । अन्यत्र वाऽप्राप्ते । उभयत्र वेति । 


उभयत्र । प्राप्ते तावत्‌ । आस्वान्तं मनः । आस्वनितं मनः। अप्राप्ते । 
आस्वनितो देवदत्तः । आस्वान्तो देवदत्त इति । 


, यदि क्षुव्धस्वान्तध्वान्त० सूत्र से मनस्‌ की अनुवृत्ति करके मनः सम्बन्धी 
अथ में नित्य ग्राप्त इट्निषेध का विकल्प मानें तो प्राप्त विभाषा है । यदि मनस्‌ 
की अनुवृत्ति न करके मनः सम्बन्धी अर्थं के होने या न होने पर विकल्प मानें और 
मनस्‌ अर्थ में पूर्वविप्रतिपेध से रुष्यमत्वर० को बाध कर कुब्धस्वान्तध्वान्त० की 
प्रवृत्ति मानें तो अप्राप्त विभाषा दवै । परविप्रतिषेधं से क्षुब्धस्वान्तध्वान्त० को बाध कर 
रुष्यमत्वर० की प्रवृत्ति मानें तो मनस्‌ मै प्राप्त तद्विन्न में अग्राप्त विकल्प होने से 
उभयत्र विभाषा है । 

रुष्यमत्वर० में आङ्पूचेक स्वन्‌ की विभाषा उभयत्र विभाषा है। प्राप्त में 

जैसे--आस्वान्तं, आस्वनित मनः। यद्वां मनस्‌ अर्थं में नित्य प्राप्त इट्निषेध का 

विकल्प होता दै । अप्राप्त में जैले--आस्वनितः आस्वान्तो वा देवदत्तः। यहां म॒नस्‌ 
से भिन्न अर्थ में अप्राप्त इट्‌ निषेध-का विकल्प है ।' 


१. वार्तिककार तथा भाष्यकार ने दैवयज्ञि शौचित्रृक्षि सात्यसुग्रि इत्यादि 
अष्टाष्यायीस्थ सारी विभाषाओं पर विचार नहीं किया है । ये कुछ विभाषायें उपलक्षण 
तौर पर विचारार्थ प्रस्तुत की हे । स्थालीपुलाक्रन्याय से उन्हीं के द्वारा विभाषा पदार्थ 
का तत्त्व स्पष्ट हो जाता हे । 


यहाँ षष्ठ आहिक का सविवरण अनुवाद समाप्त हुआ । 


-CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


सप्तम आहिक में प्रतिपादित विषय का संक्षिप्त सार 


इस आहिक में इग्यणः सम्प्रसारणम्‌ ॥१।१।४५॥ इस सूत्र से ले कर झषेकाल्‌- 
शित्‌सबैस्य ॥१॥१ ५५॥ इस सूत्र तक विभिन्न विषयों पर शङ्का समाधान सहित विचार 
किया है । क्रमश प्रत्येक सूत्र के प्रतिपाद्य विचार ये हैं-- 


इग्यणः सम्प्रसारणम्‌ ॥१॥१॥४५॥ इक्‌ यणः, इस पद्समूदरुप वाक्य का जो 
अर्थ है कि यण के स्थान में इक्‌ हो उस वाक्यार्थ की सम्प्रसारणसंज्ञा होती है, या यण्‌ 
के स्थान में हो चुके केवल इक्‌ वणे की सम्प्रसारणसंज्ञा होती है । इन दोनों पक्षों में प्राप्त 
दोषों का समाधान करके दोनों ही पक्ष स्वीकार किये हैं। विधि स्थलों में वाक्यपक्ष काम 
देगा। उससे विधिवाक्यं में सम्प्रसारण कहने से यण्‌ के स्थान में इक्‌ हो जायगा । 
अनुवाद स्थलों में वर्णपक्ष काम देगा । उससे केवल इक्‌ वर्ण की सम्प्रसारणसंज्ञा होगी जो 
कि यण्‌ के स्थान में हो चुका है । 


आद्यन्तौ टकितौ ॥१।१।४६॥ यथासंख्य नियम से टित्‌. कित्‌ को कम से आदि 
अन्त सिद्ध किया है । 

टित्‌ कित्‌ को आगम मानने में प्राप्त दोष का समाधान करते हुए इस सूत्र को 
परिभाषा सूत्र मानने के साथ संज्ञा सूत्र भी स्वीकार किया है । संज्ञा पक्ष में अर्थ होगा-- 
इत्संज्ञक टकार ककार क्रम से आदि अन्त की संज्ञा होते हैं । 


रित्‌ कित्‌ प्रत्ययों का आदि अन्त में न होना सिद्ध क्या दै । 


मिदचोडन्त्यात्परः ॥11१।४०॥ सूत्र का प्रयोजन बताते हुए तक्रकीण्डिन्यन्याय 
का उदाहरण दिया हे । उससे संभव में भी बाधकता होती है न केवळ असंभव में ही यह 
सिद्ध किया है । 


ग्य्न्त्यात्पूर्वो मस्जेः इस वातिक को स्वीकार करके अर्जिमच्याँइच इस वार्तेक का 
'सण्डन किया है । 

मित में पूर्वान्त परादि अभक्त ये तीनों पक्ष दिखा कर अन्त में निर्दोष होने से 
पूर्वान्तपक्ष को स्वीकार किया दै । 

एच इस्प्रस्वादेशे ॥१॥१॥४८॥ सूत्र का प्रयोजन बता कर दीधे इक्र्प्राप्ति रूप 
दोष निराकरण किया है। अन्त में अन्यथासिद्ध होने से सूजन का ही खण्डन कर 
दिया है । - > 


८८-७0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


सप्तम भाह्िक में प्रतिपादित विषय का संक्षिप्त सार ४१५ 


षष्ठी स्थानेयोगा ॥१।१।४९॥ स्थानेयोगा शब्द की व्युत्पत्ति दिखा कर सूत्र का 
प्रयोजन बताया है । 


शास इदङ्हलोः इत्यादि अवयव षष्ठी स्थलों में इस. परिभाषा सूत्र की अप्रवृत्ति 
दिखाई है । 


अन्त में प्रयोजनों की अन्यथासिद्धि से सूत्र का खण्डन करके इसे निर्दिश्यमान- 
स्यादेशा भवन्ति इस परिभाषा में तात्प्यग्राहक सिद्ध किया है । 


स्थानेन्तरतमः ॥१।१।२०॥ सूत्र के उदाहरण देकर पुनः स्थानग्रहण के प्रयोजन 
के साथ तमप्‌ ग्रहण का प्रयोजन बताया हे । 


इस परिभाषा सूत्र की आवइयकता बताते हुए स्थानेन्तरतम उरण्रपरः इस 
सन्धि भं अन्तरतम यह सप्तम्यन्त इं या अन्तरतमः यह्‌ प्रथमान्त हे इस पर गुणदोष 
दिखाते हुए विचार किया है । अन्त भ निर्दोष होने से अन्तरतमः यह प्रयमान्तपक्ष 
स्वीकार {कया है । 


सुत्र के स्वतन्त्रविधायकत्व का तथा अन्य सूत्र निष्पन्न कार्य के नियमप्रतिपादक- 
त्व का खण्डन करके इसे लक्षणान्तरशेपभूत सिद्ध किया हे । 


प्रत्यात्म वचन का खण्डन करने के साथ स्वभावसिद्ध लोकव्यवहार से इस सूत्र 
का भी खण्डन कर दिया है । 


सूत्र की विद्यमानता में भी प्राप्त दोषों का समाधान किया है । 


उरण्‌ रपरः ॥१।१।५१॥ सूत्र के स्वतन्त्रविधायकतच का खण्डन किया दे । जिसमें 
ऋ के स्थान में रपरसहित केवल अण्‌ का ही विधान तथा ऋ के स्थान में अण्‌ अनण्‌ 
दोनों की सत्ता में अण्‌ को केवल रपरत्वमात्र का विधान इन दोनों वातों का खण्डन करके 
इसे लक्षणान्तरशेषभूत सिद्ध किया है । 


अण्‌ ग्रहण का प्रयोजन बता कर एकादेश के उपसंख्यान का खण्डन किया है । 


रपर में पूर्वान्त परादि अभक्त ये तीनों पक्ष दिखा कर अन्त में निर्दोष होने से 
पूवीन्तपक्ष को स्वीकार किया दै । 


अलोन्त्यस्य ॥१।१।५२॥ भएः को षष्ठी का एकवचन मान कर अन्त्य का 
७० € 
विशेषण माना है । इस परिभाषा सूत्र की आवश्यकता बताई है । 


डिन्च्च ॥१।१।५३॥ तातङ्‌ आदेश के छित्‌ होने पर भी उसमें इस सूत्र की 
अप्रवृत्ति सिद्ध की दै । 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


७१३ व्याकरणमदाभाष्य 


आदेः परस्य ॥१।१।५४॥ अलोन्त्यस्य, आदेः परस्य, अनेकाल्‌ शित्सवेस्य इन 
तीनों में अलोन्त्यस्य को उत्सगै माना है। अगले दोनों उसके अपवाद हैं। उन दोनों में 
भी पर होने से अनेकाळ्‌ शित्सर्वेस्य को आदेः परस्य का बाधक सिद्ध किया है । 


झनेकाछ्‌ शित्सर्वस्य ॥३।१।५५॥ शित्‌ ग्रहण का प्रयोजन अन्यथा सिद्ध करके 
उससे नानुबन्धकृतमनेकाल्त्वस्‌ यह परिभाषा ज्ञापित की दै । 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


अथ सप्तममाहिकम्‌ 
इग्यणः सम्प्रसारणम्‌ ॥ १। १।४५॥ 


किमियं चाक्यस्य सम्प्रसारणसंज्ञा क्रियते इग्यण इत्येतद्‌ वाक्यं 
सम्प्रसारणसंज्ञे भवतीति। आहोस्विद्‌ वर्णस्य, इण्‌ यो यणः स्थाने 
वर्ण; स सम्प्रसारणसंज्ञो भवतीति । 
कडचाच विशेषः ? 
सम्प्रसारणसंज्ञायां वाक्यस्य संज्ञा चेदू वर्णवियिंः । 


सम्प्रसारणसंज्ञायां वाक्यस्य संज्ञा चेद्‌ वर्णविधिन सिध्यति। 
सम्प्रसारणात्‌ परः पूर्वो भवतीति । सम्प्रसारणस्य दीर्घो भवतीति। न हि 
वाक्यस्य सम्प्रसारणसंज्ायां सत्यामेप निर्देश उपपद्यत। नाप्येतयोः 
कार्ययोः संभवोस्ति। 

क्या यद वाक्य की सम्प्रसारणसंज्ञा की जाती है या वणे की ? वाक्य शब्द 
से यद्वां वाक्यार्थ का ग्रहण है । इक यणः इस पदसमूहरूप वाक्य का जो अर्थ 
है--यण के स्थान में इक्‌ होता है इस वाक्यार्थ की सम्प्रसारणसंज्ञा मानते हैं 
या यण्‌ के स्थान में हुए केवल इक्‌ वर्ण की। वाक्यसंज्ञा पक्ष में इकू यणो ` 
भवति इस प्रकार भवति क्रिया का अध्याहार कर के यण्‌ के स्थान में जब 
इक्‌ किया जा' र्दा हो तब सम्प्रसारणसंज्ञा होगी, अर्थात्‌ यण्‌ के स्थान 
में इक्‌ के विधान की सम्प्रसारणसंज्ञा होगी । और चणेसंज्ञा पक्ष में पहले 
से विधान किय हुए इक्‌ वणे की सम्प्रसारणसंज्ञा होगी । 

इन दोनों पक्षों में क्या विशेष है । 

_ यदि वाक्य की सम्प्रसारणसंज्ञा मानते हैं तो वर्ण के काये (वर्णाश्रय दीघांदि) 
नहीं सिद्ध होते। जेसे-सम्प्रसारणाच्च सूत्र से सम्प्रसारण से अच परे रहते 
पूवे पर के स्थान में पूवरूप एकादेश होता है वह वाक्य की संज्ञा में नहीं 
बनता । इसी प्रकार सम्प्रसारणस्य सूत्र से सम्प्रसारणसंजशक अण्‌ को दीधे 
होता दै वह भी वाक्य की संज्ञा में नहीं बनता । यहाँ अनुवाद स्थलों में यण्‌ 
के स्थान में इक्‌ का विधान नहीं किया जा रहा दै इस लिये सम्प्रसारणसंज्ञा न 
होगी तो उक्त कार्य नहीं सिद्ध होंगे । वाक्य को संज्ञा में न तो सम्प्रसारणात्‌ 
सम्प्रसारणस्य ये निदेश ही ठीक बनते हैं और न ही इन क/यों का सम्भव है । 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotr । 


४१८ ` क्याकरणमद्दामाप्ब 
अस्तु तहि वर्णस्य । 
वस्य संज्ञा चेन्निइत्तिः | 
चर्णस्य संज्ञा चेन्निईच्तिनं सिध्यति। 'प्यङः सम्प्रसारणमि'ति। 
स एव हि तावदिग दुर्लभो यस्य संदा क्रियते। अथापि कर्थं चिल्लभ्येत । 


केनासौ यणः स्थाने स्यात्‌ । अनेन चै ह्मसो व्यवस्थाप्यते। तदितरेः 
तराश्रयं भवति । इतरेतराश्रयाणि च काग्रोणि.न प्रकल्पन्त । 


बिमाकितविराषनिदेशास्तु ज्ञापक उभयसंज्ञात्वस्य | 


यद्यं विभक्तिविशेर्षनिदेश करोति सम्प्रसारणात्‌ परः पूर्वा भवति 
सम्प्रसारणस्य दीधी भवति, ष्यङः सम्प्रसारणं भवतीति तेन जञायते 
उभयोः संज्ञा भवतीति। यत्तावराह सम्प्रसारणात्‌ परः पूर्वा भवात, 
सम्प्रसारणस्य दीर्धा भवतीति तेन ज्ञायते वरणस्य भवतीति। यद्प्याह-- 


अच्छा तो वर्ण को सम्प्रसारण संशा मान लीजिय । 


यदि वर्ण की सम्प्रसारणसंज्ञा मानते हैं तो निवृत्ति अर्थात्‌ यण्‌ के स्थान 
में इकू वणे का विधान नहीं सिद्ध होटा। प्यः .सम्प्रसारणं पुत्रपत्योस्तत्पुरुषे 
इत्यादि विधिस्थलों में पदले से विधान किया हुआ. इकू वणे न मिलन से सम्प्रसारण- 
संज्ञा न होगी तो सम्प्रसारण का विधान न हो सकेगा। प्यः सम्प्रसारणे आदि - 
विधिसूत्रों में वदद इक्‌ वर्ण ही मिलना दुर्लभ हे जिसकी सम्प्रसारणसंज्ञा होनी है । 
यदि किसी तरह इद्‌ को नित्य मान कर इक्‌ वर्ण मिळ भी जाय तो भी वद 
यण के स्थान में हुआ दे यह केसे माम द्दोगा। विधिसूत्र से पू उसे यण्‌ 
के स्थान में करन वाला कोन दोगा । ष्यङः सम्प्रसारणम्‌ इत्यादि बिधिशास्त्र द्वारा 
सम्प्रसारण विधान ददने एर इस सम्प्रसारणसंज्ञा विधायक शास्त्र से ही वह इकू 
यण्‌ के स्थान में स्थिति में लाया जाता दे ऐसा कह कर यण्‌ के स्थान में इक्‌ 
बर्ण का विधान व्यवस्थित किया जाता हे । ओर विधान किये हुए इक्‌ वर्ण की 
सम्प्रसारणसंज्ञा दै तो प्यङः सम्प्रसारणं० कैसे प्रत्रृ्त होगा । इस प्रकार वर्ण की 
संज्ञा म यदद इतरेतराश्रय दोष हो जाता हे । इतरेतराश्रय दोष वाले कार्य नहीं 
सिद हो सकते । 


सूत्रों में भिन्न २ दिभक्तियां का निर्देश इस बात का ज्ञापक है कि 
वाक्य और वणे दोनों की सम्प्रसारणसंज्ञा होती हे। सम्प्रसारणाच्च, सम्प्रसारणस्य 
_ यहाँ पञ्चमी, पडी विभक्तियां के निर्देश से इक्‌ दण की सम्प्रसारणसंज्ञा समझी 


(७-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


सप्तम आईक ३१९ 


ष्यङः सम्प्रसारणमिति तेन ज्ञायते वाक्यस्यापि संशा भवतीति | 


अथवा पुनरस्तु वाक्यस्यैच । ननु चोक्तं सम्प्रसारणसंज्ञायां 
वाक्यस्य संज्ञा चेद्‌ वर्णविधिने सिध्यतीति । नेष दोपः । यथा काकाञ्जातः 
काकः । झ्येनाज्जातः शयेनः । एवं सम्प्रसरणाञ्जातं सम्प्रसारणम्‌। 
तस्मात्परः पूर्वो भवति, तस्य दीर्घो भवतीति। 


अथवा दृश्यन्ते हि वाक्येषु चाक्यैकदेशान्‌ प्रयुञ्जानाः। पदेपु च 
पदैकदेशान्‌ । वाक्येषु तावद्‌ वाक्यकदेशान--प्रचिश पिण्डीम्‌। प्रददा 
[+] ~ पंदेकदेशान: -देवदत्तो मेति 
तर्पणम्‌ इति। पदेषु पंदेकदेशान:--देवदत्तो दृत्तः। सत्यभामा भामति। 
एवमिहापि सम्प्रसारणनिद्वत्तात्‌ , सम्प्रसारणनिवृत्तस्य एतस्य वाक्य- 
च्छ वाक्यैकदे ० १ युज्यते ~ 
स्यार्थ सम्पसारणात्‌ सम्प्रसारणस्येत्येप होः प्रयुज्यते ¦ तेन 


जायगी और घ्यङः सम्प्रसारणम्‌ इस सूत्र में तन्त्र आवृत्ति <कशेष्र इन में से 


_ किसी एक का आश्रयण कर के दोनों ढी सम्प्रसारणसंज्ञा सिद्ध हो जायगी। 


अश्रदा केवल वाक्य की ही सम्प्रसारणसंज्ञा मान लोजिय । उसमें यणेतिधि 
सिद्ध न होने का जो दोष का है बद कुछ नहीं। जैसे कोए या इयेन (बाज) से 
उत्पन्न बच्चे को भी उपचार से कभा या स्येन कह देते हैं उसी प्रकार 
सम्प्रसारण से निष्पन्न इक्‌ वर्ण भी सम्प्रसारण शब्द से ब्यत्रहृत डो जायगा 
तो सम्प्रसारणाच्च से पूर्वरूप तथा सम्प्रसारणस्य से दीर्घ सिद्ध हो जायगा । 


अथवा वाक्यों और पदों का पूरा प्रयोग न कर के उनके एकदेश या 
अवयवों का प्रयोग भी करते देखे जाते दें । जैसे मुद्दे प्रविश इस पूरे वाक्य के 
स्थान में केवल प्रविश का ही प्रयोग कर दिया जाता है । पिण्डीं भुडद्ध्व के स्थान 
में केबल पिण्डीम्‌ का हो प्रयोग हो जाता है। तपणे कुरु के स्थान में केवळ 
तर्मणन्‌ ही पर्याप्त समझ लिया जाता है। पदों में भी देवदत्त के स्थान में 
कवळ दत्त और सत्यभामा के स्थान में केवळ भामा का ही प्रयोग हो जाता 
है। इसी प्रकार यहां सम्प्रसारणनिश्वैत्तात्‌, सम्प्रसारणनिइत्तस्य इन पदों के स्थान 
में सम्प्रसारणात्‌, सम्प्रसारणस्य इस एकदेश का प्रयोग किया हुआ समझना 
चाहिये । सम्प्रसारण से जो निईत्त निम्न्न वणे है वह सम्प्रसारणनिईत्त दै उसी 


का एकदेश सम्प्रसारणाच्च में सम्प्रसारणात्‌ है । उससे परे पुवेखुप पुकादेश होता 
es 2 क आन 


१, वाक्यैकदेश से यहाँ भाष्यकार का तात्पये सम्प्रसारणात्‌, सम्प्रसारणस्य 
इस पदसमूह के एकदेश से है। क्योंकि दोनों पदों में एकदेश का प्रयोग समझा गया 
हे इस लिये उसे वाक्यैकदेश कह दिया है। 


(७-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


४२०८ ब्याकरणमद्दाभाष्य 


निवूत्तस्य विधि विज्ञास्यामः । सम्प्रसारणनिवृत्तात्‌, सम्प्रसारणनिवृत्त- 
स्येति 
स्येति । ( 
अथवा आहायं सम्प्रसारणात्‌ परः पूर्वा भवति। सम्प्रसारणस्य 
दीघो भवतीति। न च वाक्यस्य सम्प्रसारणसंज्ञायां सत्यामेष निर्देश 
उपपद्यते । नाप्येतयोः कार्ययोः सम्भवोऽस्तीति तत्र वचनाद्‌ भविष्यति । 
अथवा पुनरस्तु वर्णस्य । ननु. चोक्तं वर्णसंक्षा चेन्निवृत्तिरिति । 
> ~ मेतच्चो ~ २१ ३ i 
नेष दोपः । इतरतराश्चयमात्रमेतच्चोदितम्‌। सर्वाणि चतरेतराश्रयाण्य- 
कत्वेन परिहृतानि सिद्ध तु नित्यशब्दत्वादिति । 


कक. पेले तुल्यमन्यैरितरेतराश्रयैः। न हि. तत्र किंचिदुच्यते अस्य स्थाने 

ये आकारैकारोकारा भाव्यन्त ते बृद्धिसंश्ञा भवन्तीति । इह हि पुनरुच्यते 
~ € ड >. 

इशू यो यणः स्थाने वर्णः स सम्प्रसारणसंज्ञो भवतीति । 


एवं तर्हि भाविनीयं संज्ञा चिज्ञास्यते। तद्यथा कश्चित्‌ कंचित्‌ 
तन्तुवायमाह अस्य सत्रस्य शाटकं वयेति। स पश्यति यदि शाटको, 
RHE be OSS 7 पएय त याद शाटका,. 


है । सम्प्रसारणस्य में भी सम्प्रसारण से निदत्त बेण को सम्प्रसारण समझ कर 
उसे ही दीघं होता है । उ 


अथवा सम्प्रसारणाच्च और सम्प्रसारणस्य इन वचनों के सामर्थ्य से 
वाक्य की संज्ञा में भी इक्‌ वर्ण की सम्प्रसारणसंज्ञा हो जायगी ॥ अन्यथा 
वाक्य की संज्ञा में उक्त सूत्रों का निर्देश ठीक न बनने से तथा तद्विहित कार्य 
का असंभव होने से ये सूत्र व्यर्थ हो जायेंगे । | 

अथवा वर्ण को ही सम्प्रसारणसंज्ञा मान लोजिन उसमें भी दोष नहीं । 
वह जो इतरेतराश्रय मात्र दोष कहा था वह शब्दों को नित्य मानने से न 
होगा । क्योंकि सभी इतरेतराश्रय दोषों का यह एक ही समाधरन किया गया 
हे कि शब्दों को नित्य माना जावे । 

. यह इतरेतराश्रय दोष अन्य इतरेतराश्रय दोषों के , समान नहीं है। 
क्योंकि बृद्धिरादेच इत्यादि संज्ञा स्थलों में किसी के स्थान में हुए आकार ऐकार 
आकार की शृद्विसंशा नहीं कही गई है। यहाँ तो यण्‌ के स्थान में हुए 
इक्‌ की सम्प्रसारणसंशा की जाती है हर एक इक्‌ वर्ण की नहीं । तो इक्‌ को 
नित्य मानने पर भी वह यण्‌ के स्थान में हुआ है यह नहीं जाना जा सकता । 


अच्छा तो सम्प्रसारण यह भाविनी (आगे होने बाली) संज्ञा मान ली: जायगी । 
चणू के स्थान में वद इक्‌ होगा जिसका नाम आगे सम्प्रसारण होगा । ऐसा 


८८-७0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


सप्तम आह्निक ४२१ 


न वातव्यः | अथ वातव्यो न शाटकः । शाटको वातव्यदचेति विप्रति- 
पिद्धम्‌। भाविनी खल्वस्य संज्ञाऽभिप्रेता स मन्ये वातव्यो यस्मिन्नृते 
शाटक इत्येतद्‌ भवतीति। एवमिहापि स यणः स्थाने भवति 
यस्याभिनिव्रेत्तस्य सम्प्रसारणमित्येषा संज्ञा भविष्यति । 


____ अथवा इजाद्यिजादिमबत्तिइचैव हि लोके लक्ष्यते। यजाद्यप- 
देशात्त इजादिनिद्रृत्तिः प्रसक्ता । प्रयुञ्जते च पुनलोंका इष्टम्‌ उप्तम्‌ 
इति। ते मन्यामहे अस्य यणः स्थाने इममिकं प्रयुञ्जते इति। तत्र 
तस्यासाध्वभिमतस्य शास्त्रेण साधुत्वमन्वाख्यायते किति साधुर्भवति 
ङिति साधुर्भवतीति । ु 


मानने पर कोई दोष नही होगा । जैसे कोई किसी जुलाहे से कहे कि इस सूत 
का शाटक (धोती) बुन दे। वद सोचता है यदि शाटक है तो बुनने की 
आवश्यकता नहीं । झर यदि बुनना है तो अभी शाटक नहीं । शाटक बुन दे 
यह दोनों बातें विरोधी होने से केसे की जायंगी । तो फिर सोचता दै कि इस 
सूत को ऐसे बुन दे जिसके बुने जाने पर यद्द शाटक कहलायगा । इसी प्रकार यहां 
ष्यङः सम्प्रसारण० में भी यण्‌ के स्थान में वह इक्‌ होगा जिस की आरे 
सम्प्रसारणसंज्ञा होगी । 

अथवा सम्प्रसारणसंज्ञा के बिना भी लेक में यज्ञ इज, वप उप्‌ इन दो 
प्रकार के धातुओं के प्रयोग दृष्टिगोचर होते दैं। धातुपाठ में केवळ यज्ञ, चप्‌ ' 
का उपदेश है उससे इज्‌ उप्‌ का प्रयोग नहीं होना चाहिये । पर होता है जेसे -- 
इषम्‌ यहां इज्‌ का। और उप्तम्‌ यहाँ उप्‌ का। इससे यण्‌ के स्थान में 
इक्‌ का दोना लोकसिद्ध दै । इस लोकसिद्ध यण्‌ के स्थान में प्रयुक्त दोने वाळे 
इक्‌ की शास्त्र द्वारा सम्प्रसारणसंज्ञा कर के कित्‌ या ढित्‌ में सम्प्रसारण का 
प्रयोग साधु है अन्यत्र असाघु है यदद बताया जाता है ।' 


१, इग्यणः सम्प्रसारणम्‌ में यथासँख्यं नियम से यकार के स्थान में हुए इकार 
की, वकार के स्थान में हुए उकार की, रेफ के स्थान में हुए ऋकार की और 
ऊकार के स्थान में हुए ळकार की सम्प्रसारणसंज्ञा होती है॥ इस लिये अदुहितराम्‌ 
(दुद, लङ्‌, इट्‌, तर, आम्‌) यहां लङ्‌ के लकार-रूप-यणु के स्थान में हुए इट 
प्रत्यय रूप इक की सम्प्रसारणसंज्ञा न होगी तो इलः से इट्‌ को दीधे न होगा। 


यस्याम्‌ (दिव्‌, भ्याम्‌) मे दिव उत्‌ से वकार के स्थान में हुए उकार की 
सम्प्रसारणसंज्ञा होने पर यद्यपि दिन्‌ के इकार को यण्‌ हो कर इछः से दी 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


४२२ ब्याकरणमदासाण्य 
आद्यन्तौ टकिती ॥१।१।४६॥ 


समासनिदेशोऽयम्‌। तत्र न ज्ञायते क आदिः कोऽन्त इति। 
तद्यथा अजायिधनौ देवदत्तयशदत्तावित्युक्ते तत्र न ्ञायते कस्याजा धनं 
कस्यावय इति। . LT 

यद्यपि तावल्छोक एष दष्टान्तः। इष्टान्तस्यापि तु पुरुषारम्भो 
निवतको भवति । 

अस्ति वेह किचित्‌ पुरुषारम्भः ! 

अस्तीत्याह । क 


टकितौ में समास का निर्देश होने से यह पता नहीं लगता कि टित्‌ और 
कित्‌ में कोन आदि में होता है ओर कौन अन्त में । जैसे--अजाविधनौ 
देवदत्तयज्ञदत्ती यद्ग समस्त वाक्य है। इसका अर्थ दै-देवदत्त और यज्ञदत्त दोनों 
बकरी और भेड़ धन वाले हें । इसमें यद पता नहीं लगवा कि किसका बकरी 
धन है और किसका भेड। दोनों के दोनों घन होने भी संभंव हैं। यहां 
भी टित्‌ कित्‌ दोनों ही आदि में और दोनों ही अन्त में हो जावें यद अर्थ भी 
सम्भव दै । 
यद्यपि लोक में अजाविधनौ देवदत्तयज्ञदत्तो यदद दृष्टान्त है । फिर भी 
- उस लौकिक दृष्टान्त की पुरुषारम्भ से यत्नविशेष से बाधा हो सकती दै। 


क्या यहाँ कोई यत्न विशेष है? 
हां है।_ 


प्राप्त होता है तो भी वह उत्‌ में तपरकरणसामथ्ये से नहीं होगा। तपर का 
प्रयोजन वहां यही दे कि उकार हस्व ही रहे। अक्षद्॒वी (अक्ष दू-औ) में दिव्‌ 
के वकार के स्थान में हुए ऊठ्‌ की सम्प्रसारणसंज्ञा होने पर सम्प्रसारणाच्च से प्राप्त 
औ का पूर्वेख्प एकांदेश भी वार्णांदाज़ं बढीयो भवति इस परिभाषा बल से न होगा। 
उसके अनुसार वणेसम्बन्धी पूवेरूप शास्त्र से अज्ञसम्बन्धी अचि इनुधातु० यह 
उवङ्झास्त्र बलवान्‌ होगा तो पूवेरूप को बाध कर पहले ऊठ्‌ को उवङ्‌ हो 
जायगा । फिर पूवेरूप की प्राप्ति न रहने से कोई दोष न होगा। इस प्रकार 
सम्प्रसारणसंज्ञा में यथासेख्य सम्बन्ध बनाने के लिय कळक सूत्र में छूकार का उपदेश 
करना आवश्यक हो जाता है। वार्तिककार द्वारा वहां लुकार का प्रत्याख्यान उस 


च 
अवस्था चिन्त्य बनू जाता ॥ 
T झे न जाताच. Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


१० यस. 


सप्तम आंह्कक ४२३ 
कः । 
संख्यातानुदेशो नाम । 
को पुनषएकितावाद्यन्ती भवतः ? 
आगमाचित्याह । 


युक्तं पुनर्यन्नित्येषु नाम शब्देषु आगमशासनं स्यात्‌ । न नित्येषु 
शाद थरि मिर्वणेर्भ Snr CN ०. 
नाम शब्देषु कूटस्थरविचाछिभिवणेरभवितब्यमनपायोपजनविकारिभिः । 
आगमश्च नामापूर्वः शब्दोपजनः । 

अथ युक्तं यन्नित्येषु शाब्देष्वादेशाः स्युः । 


` बाढं युक्तम्‌ । ` शब्दान्तरेरिह भवितब्यम्‌। तत्र शब्दान्तरात्‌ 
शब्दान्तरस्य प्रातपत्ति्युक्ता । 


आदेशास्तर्हीमे भविष्यन्ति । अनागमकानां सागमकाः। तत्‌ 


कोन सा ? 


यथासंख्यमनुदेशः समानाम्‌ यह यथासंख्य का नियम | यहां शास्त्र में 
यश्रासंस्यमनुदेशः समानाम्‌ इस यत्नविशेष से लौकिक दृष्टान्त की वाधा हो 
जायगी तो टित्‌ और कित्‌ क्रम से आदि अन्त में समझ जायेंगे। टित्‌ 
आदि में होगा और कित्‌ अन्त में । 

क्रम से आदि अन्त में हाने वाले ये टित्‌ कित्‌ कोन हैं ? 

आगम हैं । 


क्या यह ठीक दै कि नित्य शब्द मानते हुए आगम किये जावें । क्या नित्य 
शब्दों में वणो को कूटस्थ (परिणाम शून्य) अविचाळी (अचल ) तथा नाश वृद्धि | 
विकार रदित नहीं होना चाहिये ? अवश्य होना चाहिये। आगम तो एक नये 
शब्द्‌ की वृद्धि का नाम है । उससे शब्द में बृद्धि हो कर नित्यता केसे रहेगी । 

नित्य शब्द को मानते हुए आदेशों का होना भी केसे टीक है ? 

सो तो ठीक हे । आदेशों में पहले शब्द की जगइ दूसरे शब्द का प्रयोग होने 
से अयोग ही बदलता है शब्द नहीं इस लिये आदेश पक्ष में शब्द की नित्यता में 
कोंई बाधा नहीं आती | 

तो ये भी आदेश ही मान लिये जायगे । अनागसक अर्थात्‌ इडादि आगम 


रदित तब्य के स्थान में सागमक भर्थात्‌ इडादि आगमसदित इतब्य शब्द आदेश 
CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


४२४ ब्याकरणमदाभाष्य 


१ संज्ञाधिकारोऽयम्‌। आद्यन्तौ चेह संकीत्यैते । टकारककारा- 
दिलालुदाहियेते। सत्नायव्तपोष्ठकारककांय वित संज्ञे भविष्यतः । तत्रार्थे 
धातुकस्येड वलादे रित्युपस्थितमिदं भवति आदिरिति । तेनेकारादिरादेशो 
भविष्यति । 


पतावदिह सूत्रमिडिति। कथं पुनरियता सत्रेण ` इकारादिरादेशो 
लभ्यः। र 

लभ्य इत्याह । कथम्‌ | वहुब्रीदिनिर्देशात्‌। बहुब्रीहि निर्देशोऽयम्‌। 
इकार आदिरस्येति । 


यद्यपि तावदत्रैतच्छक््यते चक्तुम्‌। इह तु कथम्‌, जुङ्ळङ्ल्थङ्‌ 
कष्वडुदात्त इति । अत्राशक्यमुदात्तग्रहणनाकारो विशेषयितुम्‌ । तत्र को 
दोषः । अङ्गस्योदात्तत्यं प्रसज्येत । 


नेष दोपः । त्रिपदोऽयं वहुवीहिः । तत्र वाक्य एवोदात्तत्रहणे- 
नाकारो विशेष्यते । अकार उदात्त आदिरस्येति । 


RRR अअ अअ 


हो जायगा । वह केस ! आगन्तौ टकितौ इस सूत्र को परिभाषा न मान कर संज्ञा 
घिकार में होने से संज्ञा सूत्र मानेंगे। आदि अन्त यहां कदे ही दें । इत्सेज्ञक टकार 
ककार भी पढे हैं, तो सूत्र का अथ होगा- आदि की रितू: श्रौतःअन्त की कित्‌ संज्ञा 
होती हे । संज्ञा संजी का बोध करा कर स्त्रयं निवृत्त हो जायगी। उस से 
आधेधातुकस्यड वलादेः में इट्‌ टित होने स आदि की उपस्थिति हो जायगी तो इकारादि . 
आदेश सिद्ध हो जायगा. | | 


केवळ इट इतने वचन से .इकारादि आदेश होता है यहद कैसे समझ लिया 
जायगा । 

इट्‌ में इकारः द्‌ अर्थात्‌ आदिरस्य ( इकार दै आदि में जिसके ) इस प्रकार 
बहुत्रीदि समास मानने से इकारादि आदेश समझ लिया जायगा । 


इट्‌ में यद्यपि बहुत्रीहि मान कर काम चल जायगा तो भी छङ्लङ्लड्क्ष्वड़दात्तः 
यहां अट्‌ में केस होगा । अट्‌ में अकारः टू अर्थात्‌ आदिरस्य इस प्रकार बहुबीदि 
होने से अकार का विशेषण उदात्त न दो सकेगा तो अङ्ग को उदात्त स्वर प्राप्त 


होगा । 


यदद कोई दोष नहीं । अड॒दात्तः यह त्रिपद बहुब्रीदि दै । सौत्र निर्देश होने 
से विशेषण उदात्तका पर निपात दै । यहाँ अकारः टू अर्थात्‌ आदिः उदात्तः अस्य । 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


सप्तम आह्विक ४२५ 
यत्र तहोजुवृत्यैतद्‌ भवति-आडजादीनामिति । 
चक्ष्यत्येतद्‌--'अजादीनामरा सिद्धम्‌’ इति । 


अथवा यत्तावद्य सामान्येनोपदेष्टुं शक्नोति तत्तावदुपद्शिति 
परति ततो वलाद्यार्धघातुकं ततः पद्चाद्कारम्‌ । तेनायं विशेषेण 
शब्दान्तरं समुदायं प्रतिपद्यते । तद्यथा खदिरबदुरयोः खदिरबर्बुरौ 


इस प्रकार अकार का विशेषण बनायेंगे तो अथे होगा- उदात्त अकार दै आदि . 


में जिसके ऐसा आदेश होता है। उस अवस्था में अङ्ग को उदात्त न दोगा । 


जहां आडजादीनाम्‌ इस उत्तर सूत्र में आट्‌ को उदात्त करने के लिये उदात्त 
ग्रहण की अनुवृत्ति इए है वहां अडुदात्त इस समास में पड़ा हुआ उदात्त ग्रहण 
कैसे अनुत्त दोगा ! 


आडजादीनाम्‌ के लिये उदात्तग्रदण की अजुत्रृत्ति लान की आवश्यकता 
नहीं । क्योंकि वहीं अजादीनामटा ।सद्धम्‌ इस वचन द्वारा आडजादीनाम्‌ इस सूत्र 


-का खण्डन कर दिया दै । इस लिय उस सूत्र के न दोने से तदर्थं उदात्तग्रहण 


का कोई प्रयोजन नहीं रहता । वदां यह कहेंगे कि अजादि धातुओं में भी 
अद्‌ के आगम से ददी काम च्ळ जायगा, आट्‌ आगम विधान करना व्यर्थं दै । 

अथवा इस सूत्र को यदि परिभाषा ही मानें तो भी शब्दो में अनित्यता 
नहीं आती । क्योंकि आचार्य पाणिनि सामान्य ढंग से जिस शब्द का उपदेश 
कर सकते हैं उसका क्रमशः उपदेश करते हैं। पहले प्रकृति अर्थात भू धातु का 
फिर वलादि आधधातुक तव्यत्‌ प्रत्यय का और उसके बाद इट्‌ रूप इकार 
का। इस तरह उपदिष्ट हुआ शब्द-समुदाय पदछ से भिन्न विशेष शब्दान्तर 


` बनता जाता हे । भवितव्यम्‌ में पहले भू शब्द, फिर भूतब्य शब्द और फिर 


भवितव्य शब्द का अलग २ उपदेश है। (यह साधुत्वान्वाज्यान का उपाय मात्र 
है, व्यवस्थित तब्य में इकार अवयव बढ़ाया नहीं जाता, यहां तब्य के प्रसङ्ग 
में इतष्य साधु दै यदी शास्त्र का प्रयोजन है, शब्दान्तर निअत्ति नहीँ ।) जैसे कोई 
खदिर ( खैर ) और बुर (बबूळ) ब॒क्षों को सामान्यरूप से पहले काळ तने वाळा 
और छोटे पत्तों वाळा कह कर फिर केवळ खदिर को कझृट-ऊपरी सूखी खाळ रूप 
सन्नाह कद्दे तो वहां खदिर उन दोनों में एक विशेष वरच्यान्तर हो जाता है। ढाळ तने 
और छोटे पत्तों की समानता से बुर के साय बोळे हुए भी खदिर शब्द से 
कङ्कर की विषमता के कारण बर्ुर से पथक्‌ स्वतन्त्र मन्य विशेष समझा 
जाता दै। कडुट तो उसमें पहले से दी दै इस लिये कईट वाळा कदने से कोई 


(०-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


९२६ न्याकरणसदा भाज्य 
शौरकाण्डो सुक्ष्मपणौ । ततः पइ्चादाह कङ्कटवान, खंदिर इति । तनासौ 
विशेषेण द्वव्यान्तरं ससुदायं प्रतिपद्यते । 
अथवा पतयाबुपूव्यो भय शब्दान्तरसुपद्शिति। प्रकृति, ततो वला- 
दयार्घघातुकं, ततः पदचादिकारं, यस्मिस्तस्यागमबुद्धिर्भवति । 
टकितोराबन्तविधाने प्रत्ययप्रतिषेधः । 


टकितोराद्यन्तविधाने प्रत्ययस्य प्रतिषेधो वक्तव्यः । प्रत्यय आदि- 
रन्तो वा मा भूदिति । चरेष्टः। आतो५चुपसगै क इति । 


परवचनात्‌ सिद्धम्‌ । 
परवचनात्‌ प्रत्यय आदिरन्तो वा न भविष्यति । ` 


परवचनात्‌ सिद्धमिति 'चेन्नापत्रादत्वात्‌ । 
परवचनात्‌ सिद्धमिति चेन्न, किं कारणम्‌ । अपवादत्वात्‌ । 


नया कङ्कर उसमें नई लगाया जाता बढ्कि कहने का ढंग ही यइ है कि दोनों में 
खदिर कङ्कट वाला दै। उसी प्रकार भावतव्यम्‌ इकार के उपदेश चाला 
भवितव्य शब्द पहले उपदि भू, भूतच्य शब्दों से पथक (ब्रतन्त्र शब्दान्तर 
समझा जायगा । 


अथवा आचार्य पाणिनि. पहले धातु, फिर प्रत्यय, फिर इट्रूप इकार की 

आजुपूर्व के ढंग से भिन्न २ अखण्ड शब्दों का ही कल्पित खण्डों द्वारा 

उपदेश कर रद्द हैं यद्द समझना चाहिये । बोधक प्रयोगस्थ शब्द की अपेक्षा 

ये शब्दान्तर हैं । सत्यगवय के प्रतिपादनाथै रेखागवय के तुल्य हैं। इस तरह इकार 
१ में कल्पित आगम बुद्धि होने पर मी अखण्ड शब्द की नित्यता अक्षत रहती है । 


रित्‌ कित्‌ को क्रम से आदि अन्त करने में प्रत्यय का निषेध कहना 
चाहिये । जिससे चरेष्टः आतोऽनुपसग कः यहां ट और क टित्‌ कित्‌ प्रत्यय आदि 
“अन्त में न द्वोवें । 

प्रत्ययः, परर्च के अधिकार से ट क प्रत्यय त्‌ कित्‌ होने पर भी धातु 
से परे होंगे । आदि अन्त म नहीं होंगे । 

यह सूत्र अपवाद दोने से पररच को बाध छेगा तो टित्‌ कित्‌. प्रत्यय भी 
आदि अन्त में प्राप्त होंगे । जैसे मिद्चोन्त्यात्ररः यह सूत्र स्थाने योग षप्डी से 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


24818 कप 


` सप्तम आह्विक ४२७ 


अपवादोऽयं योग: । तद्यथा मिद्चोन्त्यात्पर; इत्येष योगः स्थानेयोगत्त्रस्य 
प्रत्ययपरत्वस्य चापवाद्‌ः। 

विषम उपन्याखः । युक्तं तत्र यदनवकाशं मित्करणं स्थानेयोगत्वं 
प्रत्ययपरत्वं च बाधते । इह पुनरुभयं सावकाशम्‌ । कोऽवकाशः। 
ित्करणस्यावकाराः-टित इति ईकारो यथा स्यात्‌। कित्करणस्यावकाशः- 
कितीत्याकारळोपो यथा स्यात्‌ । २. 


प्रयोजनं नाम तद्‌ वक्तव्यं यन्नियोगतः स्यात्‌ । यदि चायं 
नियोगतः परः स्यात्‌ तत पतत्‌ प्रयोजनं स्यात्‌। कुतो चु खल्वेतत्‌ 
टित्करणाद्यं परो भविष्यति न पुनरादिरिति। -कित्करणाच्च परो 
भविष्यति न पुनरन्त इति। टितः खल्वप्येष परिद्दारः, यत्र नास्ति 
संभवः यत्परश्च स्याद्‌ आदिइच । कितस्त्वपरिहारः, अस्ति हि संभवो 


यत्परश्च स्याद्न्तशच । तत्र को दोष । 'उपसर्गे घोः किः। आध्योः 


सम्बद्ध अलोऽन्त्यस्य इस सूत्र को और परश्च सूत्र को नुम्‌ अस्‌ आदि में 
अपवाद होने से बाध लेता है । र | 


मिदचोऽन्त्यात्परः का अलोन्त्य सूत्र तथा परश्च सूत्र को बाध लेना तो 
शेक है । क्योंकि वह अनवकाश दै । अलोन्त्य सूत्र तथा परइच सूत्र के विषय 
को छोड कर और कहीं लग नहीं सकता । यहां तो टित्‌ कित्‌ दोनों सावकाश 
हें । डित्‌ होने से कुरुचरी में टइडाणम्‌० से ङीप्‌ हो सकता दै । और कित, 
होने से गोदः में आतो लोप इंट च से आकार का ढोप हो सकता है। जैसे 
नुस. क्षम आदि में मकार मिदचोन्त्यातरः के लिये ही छगाया है उसका 
और कोई प्रयोजन नहीं, वैसे ट और क में दित कित. यदि आद्यन्तौ टकितौ के 
लिये ही लगाया होता तो अनवकाश होने से प्रत्ययपरत्व को बाध करटक भी 
आदि अन्त में दो जाते । 

किसी चीज़ का प्रयोजन वह कहना चाहिये जो नियम से हो। यदि 
नियम से ट क प्रत्यय घातु से परे हो जावें तो टित्‌. कित्‌. होकर उनका 
डीप और आलेप दोना प्रयोजन बन सकता है। पर ट क प्रत्यय टित्‌ क्रित 
करने पर भी परे ही क्‍यों दो, आयन्तौ टक्रितो इस वचन से आदि अन्त 
में क्यों न दों। उसमें भी केवळ टित्‌ का ही आप कुछ समाधान कर 
सकेंगे । टित्‌ को ही आदि मै होने से रोक सकेंगे। क्योंकि उस का एक साथ 
परे होना और आदि में होना संभव नहीं। कित. तो एक साथ परे भी 
और अन्त मै भी दो सकता दै । इस ल्यि कित्‌ परे न हो कर अन्त में क्यों न हो। 


(७-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


४२८ ब्याकरणमदाभाष्य 


प्रध्योः ।' 'नोङ्घात्वोरिति प्रतिषेधः प्रसज्येत। टितइचाप्यपरिद्दारः, 
स्यादेच ह्ययं टित्करणादादिः, न पुनः परः । 
क तर्हीदानीमिदं स्यात्‌ । डित ईकारो भवतीति । 
य उभयवान्‌ गापोष्टगिति । 
` सिद्ध तु षष्ठ्याधिकोर वचनात्‌ । 


सिद्धमेतत्‌ । कथम्‌। षष्ठ्यधिकारेऽयं योगः क्तव्यः । आद्यन्तो 
टकितौ षष्ठी निर्दिष्टस्येति । 


आयचन्तयोर्वा षष्ठ्यथैत्वात तदभावेऽसम्प्रत्ययः | 


आद्यन्तयोर्वा षष्ठ्यर्थत्वात्‌ तदभावे षष्ठ्या अभावे असंप्रत्ययः 
स्यात्‌ | आदिरन्तो वा न भविष्यति । 


कित्‌ के अस्त में होने से क्या दोष है ? आध्योः प्रध्योः यहां उपसगे घोः हिः 
से प्रत्ययान्त आधि प्रधि राब्दों में कि प्रत्यय के कित्‌ होने से वह धा 
घातु से परे न दो कर उसका अन्तावयव होगा तो घि यद शब्द धातु बन 
जायगा । उससे ओस्‌ विभक्ति परे रहते यण हो कर उदात्तयणो हल्पूर्वात्‌ से 
ग्राप्त विभक्ति स्वर का नोङ्धात्वोः से निषेध प्राप्त होगा । कि प्रत्यय को 
धातु से परे मानने परतो धिके घातु न होने से उक्त दोष नहीं आता। 
वस्तुतः देखा जाये तो टित्‌ का भी पूर्ण समाधान नहीं हो सकता। उसे भी 
आदि में होने से भाप नहीं रोक सकते। टित्‌ प्रत्यय टित्‌ होने के कारण 
आदि में क्यों न द्दो। परे ही क्यों हो। टित्करण से उसे आदि में ही होना 
चाहिये, परे नही । 

टित्‌ प्रत्ययो में टिरकरण से होने वाळा टिइडाणस्‌ से ढीपू फिर 
कहाँ होगा ? 

जहां टित्‌ कित्‌ दोनों अनुबन्ध लगे हैं वहां कित के कारण अन्तावयव 
हो कर टित्‌ के कारण टिइढाणज्‌ से ङीप्‌ होना चरितार्थ हो सकता हे । जैसे-- 
गापोष्टक्‌ में .टक्‌ प्रत्यय कित्‌ होने के कारण तो गा पा धातुओं के अन्त में 
हो जावे और टित्‌ के कारण वहां टिड्ठाणन्‌ से ङीपू हो जावे । 


षष्टी स्थानेयोगा के अधिकार भें इस सूत्र को कर देने से कही दोष 
न॑ होगा । जहां षष्ठी विभक्ति का निर्देश होगा वहीं टित्‌ कित्‌ आदि अन्त 
में होंगे चरेष्टः, आतो नुपसर्गे कः इन प्रत्ययो में पञ्चमी का निर्देश है, षष्ठी 


_ का नहीं इस खयि टित्‌ कित्‌ प्रत्यय आदि अन्त में न दोंगे। या आदि अन्त 


00-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


सप्तम भाह्विक ४२९ 


शुक्तं पुनर्यच्छब्दनिभित्तको नामार्थः स्यात्‌ । नार्थनिमित्तकेन 
नाम शब्देन भवितव्यम्‌ । 


_ अर्थैनिमित्तक एव शब्दः। तत्‌ कथम्‌। आद्यन्तौ षष्व्यर्था । 
नचात्र षष्ठीं प्यामः। तेन मन्यामहे आद्यन्तावेवात्र न स्तः । तयोरभावे 
षष्ठ्यपि न भवतीति । 


ये षष्ठी विभक्ति के ही अर्थ हें । इस छिथ जहां. षष्ठी न होगी वहां आदि. 
अन्त अर्थ भी न होंगे ! ) 


क्या शब्द के कारण अर्थ का प्रयोग मानना ठीक है! अर्थ के कारण 
शब्द्‌ का प्रयोग होता हे क्या यद सिद्धान्त न मानना 'चाहिय । आप पप्ठी 
विभक्ति रूप शब्द के कारण आद्यन्त रूप अर्थ का प्रयोग केसे मानते हें ।. 
शब्दो निमित्तं यस्य स शब्दनिमित्तकः । दाव्द्‌ के कारण होने वाळा। इसी प्रकार 
अर्थो निमित्ते यस्य सः अर्थनिमित्तकः । अथं के कारण होन वाला । 


अथै के कारण ही. शब्द का प्रयोग होता हे यह सिद्धान्त हम भी मानेंगे। 
सो कैसे ? आदि और अन्त षष्ठी विभक्त के अथे हें । चरेष्टः, आतोनुपसर्गे 
कः में घळी है नहीं, तो हम समझेंगे यहां आदि अन्त अथे ही नहीं होंगे तभी 
घप्ठी विभक्ति नदी हुई ।' 


१, चरेष्टः इस ट प्रत्यय के विधान में परश्च सूत्र का अधिकार होने से 
चरेः यह पञ्चमी ही समझी जायगी, पष्टी नहीं। इस लिये आद्यन्तौ टकितौ 
की उपस्थिति न हो कर ट प्रत्यय पर ही होगा । गापोष्टक्‌ ब्रीददिशाल्योढेक्‌ यहां 


` भी गापोः, ब्रीहिशाल्योः अवयवावयविभाव में षष्ठी न समझ कर आनन्तर्य 


सम्बन्ध में पञ्चमी समझी जायगी तो गा पा से अनन्तर टक्‌ और व्रीहि झालि से अनन्तर 
इक्‌ होगा । वहां भी आद्यन्तौ टकितौ की प्रवृत्ति न होगी । यद्यपि पुरस्तादपवादा 
अनन्तरान्‌ विधीन्‌ बाधन्ते नोत्तरान्‌ इस न्याय से आद्यन्तौ टकितौ यह परिभाषा 
अपने से अनन्तर आने वाली स्यानेयांग पळी से सम्बद्ध अलोन्त्य परिभाषा को ही 
चाधेगी व्यवहित हो कर आने वाली परइच इस विधि को नहीं बाधेंगी तो 
चरेष्टः आतोऽनुपसग कः इत्यादि टित्‌ कित. प्रत्ययों में आद्यन्तौ० की प्रवृत्ति 
न होने से इष्ट सिद्ध हो सकता है फिर भी पुरस्तादपवादाः० यह पारभाषा यथोददेश 
पक्ष में हौ परश्च को न वाध सकेगी कार्यकाळ में तो बाधक हो ही सकती है 
इसी लिये भाष्यकार ने कार्यकाळ पक्ष में उक्त परिभाषा की अग्रत समझते हुए - 
उसका आश्रयण नहीं किया । 


(७-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


389 ब्याकरणमद्दाभाष्य 
मिदचोऽन्त्यात्परः ॥१॥१॥४७॥ 

किमर्थमिदमुच्यते ! ट 
मिदचोन्त्यात्परः स्थानपरप्रत्ययस्पापवाद: | 


मिद्चोन्त्यात्पर इत्युच्यते । स्थानेयोगत्वस्य प्रत्ययपरत्वस्य 
चापवाद्‌ः । स्थानयोगत्वस्थ तावत्‌ । कुण्डानि वनानि । पयांसि यशांसि । 
प्रत्ययपरत्वस्य । मिनत्ति छिनत्ति । “ 


भवेदिदं युक्तमुदाहरणम्‌-कुण्डानि वनांनि। यत्र नास्ति संभवो 
' यद्यमचोन्त्यात्परश्च स्यात्‌ स्थाने चेति। इदं त्वयुवतम्‌-पयांसि 
यशांसीति । अस्ति हि संभवो यदयमचोन्त्यात्परश्च स्यात्‌ स्थान 
चेति। ड 
एतदपि युक्तम्‌ | कथम्‌ । नैवेइचर आज्ञापयति नापि धर्मसूज्रकाराः 


७ 2 ला कळव तया 


$ः यह सूत्र क्यों बनाया है ? 


यह सूत्र इस लिये बनाया है कि स्थानेयोग घप्ठी से सम्बद्ध अलोन्त्यस्य 
सूत्र का और परश्च सूत्र का अपवाद हो कर बाधक हो जावे । जैसे-- 
कुण्डानि वनानि। पयांसि। यशांसि। (कुण्ड वन पयस्‌ यशसु-जस्‌ शास्‌ ) यहाँ 
नपुंसकस्य झलचः से हुआ जुस्‌ का आगम मित्‌ होने से अलोन्त्यस्य को बाघ 
कर कुण्ड आदि के अन्तिम अच से परे होता दै । प्रत्ययपरत्व का उदाहरण 
जैसे भिनत्ति, छिनत्ति। ( भिनद्‌ छिनद्‌-लद्‌ तिप ) यहाँ रधादिभ्यः रनम्‌ स हुआ 
इनम्‌ प्रत्यय सित्‌ होने से प्रत्ययः परदच को बाध कर भिद्‌ छिदू के अन्तिम 
अच्‌ से परे होता है । : 
र कुण्डानि वनानि यह उदाहरण तो ठीक है यहां एक साथ कुण्ड के 
अन्तिम अळू अकार के स्थान में और उसी अन्तिम अच्‌ अकार से पर 
जुम का होना सम्भव नहीं। इस लिये अलोन्त्य को बाध कर मिङ्चोन्त्यातरः 
हो जावे । परन्तु पयांस यशांसि यह उदाहरण ठीक नहीं । यहां एक साथ 
पयस्‌ के अन्तिम अळू सकार के स्थान में और अन्तिमः अच्‌ यकार के 
अकार से परे नुम्‌ का दोना सम्भव है इस छ्यि मिदचोन्त्याःपरः से अळोन्त्य 
को बाधा न हो. कर अलोन्त्य सूत्र से सकार के स्थान में ही जुम्‌ प्राप्त 
होता दै। 

पर्योसि यशाँस यई उदाहरण भी ठीक दै। क्योंकि अपवादों से उत्सग 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangofri 


ळय कळकळ ळय mr कमर छ 


स्तम भाह्विक . ST) 


पठन्ति अपवादैरुत्सर्गा वाध्यन्तामिति। कि तर्हि । लौकिकोऽयं ष्टान्तः । 
छोके हि सत्यपि संभवे वाधनं भवति। तद्यथा ब्राह्मणभ्यो दधि दीयतां 
तकं कौण्डन्यायेति सत्यपि संभवे दधिदानस्य तक्रदानं निवर्तकं भवति। 
एवमिहापि सत्यपि संभवे अचामन्त्यात्परत्वं षष्ठीस्थानेयोगत्वं 
वाधिष्यते । 


अन्त्यात्पूर्वा मस्जेमिदनुषज्ञुसयागादिळापाथम्‌ । 


अन्त्यात्पूर्वो मस्जेर्मिद्वक्तव्यः । कि प्रयोजनम्‌। अजुषज्गखंयोगादि- ` 
लोपार्थम्‌ । अजुषङ्गळोपार्थं संयोगादिलोपार्थं च । अजुषङ्गळोपार्थ तावत्‌। 
मग्नः । मग्नवान्‌। संयोगादिलोपार्थम्‌ मङ्क्ता मङ्क्तुम्‌ मङ्क्तव्यम्‌ । 


————— 


बाघे जाते हैं यह लोकव्यवहार सिद्ध बात दै इस के लिये न तो राजाज्ञा दै 
और न ही धर्मशास्त्र बनाने वाळे कोई वचन पढ़ते हैं । लोक में सम्भव 
होने पर भी बाधा होती है । जैसे सब ब्राह्मणों को ददी देओ किन्तु कोण्डिन्य 
कुण्डिन गोत्रज ब्राह्मण को तक्र (रस्सी) देओ ऐसा कहने पर कौण्डिन्य को दही देने. 
का सम्भव होने पर भीं तक्र ही दिया जाता है। तक्र कहने से ददी का 
देना रुक जाता है। इसी प्रकार पयांसि यशांस यहां अलोन्त्य का सम्भव 
होने पर भी मिदचो० से उसकी बाधा हो जायगी ता अन्तिम अच से परे 
ही जुम्‌ द्दोगा। ह; 

मस्ज धातु में मित्‌ आगम को. अन्तिम अक्षर से पूवे कहना चाहिये । 
जिससे अनुषङ्ग अर्थात, नकार का छोप और संयोगादि सकार का लोप सिद्ध 
हो सकें । अनुषङ्ग जैसे - मग्नः मग्नवान्‌। (मस्ज्‌ क्त, क्तवतु) यद्वां मस्ज्‌ धातु 
से क्त क्तवतु प्रत्यय परे होने पर मर्जिनशोईलि से हुआ नुम्‌ का आगमं 
मस्ज के अन्तिम अक्षर जकार से पूर्वे हो जायगा तो मसनज्‌ दो कर नकार 
के उपधा मेँ आ जानि से अनिदितां हल उपधायाः .से नकार का लोप सिद्ध द्दो 
जाता है। साथ ही सकार के संयोगादि हो जाने से स्कोः संयोगायोः० से सकार 
का ळोप भी सिद्ध हो जाता है। अकेळे संयोगादिकोप का उदादरण असे-- 
मङ्क्ता मङ्क्तुम्‌ मङ्क्तव्यम्‌ । (मस्ज्‌ तच, तुमुन्‌, तब्यत) यहां मसूनज इस 
स्थिति में “सकार के संयोगादि हो जाने से स्कोः संयोगायो: से सकार का 
लोप सिद्ध दो जाता है । ं 


१. ईदवर शब्द का नागेश वेद अर्थ समझते हैं । 


(७-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


४३२ 2 ` च्याकरणमद्दाभाण्य 
मजिमर्च्योरच । 
भर्जिमच्योंद्चान्त्यात्यूवों मिद्वक्तव्यः । भरूजा मरीचय इति । 


स तर्हि वक्तव्यः । 


न वक्तव्यः । निपातनात्‌ सिद्धम्‌। किं निपातनम्‌। भरूजा- 
शाब्दो ऽह्गुल्यादिषु पठ्यते । मरीचिशब्दो बाह्वादिषु । 


कि पुनरयं पूर्वान्तः, आद्दोस्वित्‌ परादि , आहोस्विदभक्तः। 
कथं चायं पूर्वान्तः स्यात्‌ , कथं वा परादिः कथं वाऽभक्तः । 


यद्यन्त इति वर्तते ततः पूर्वान्तः-। अथादिरिति वर्तते ततः परादिः । 
अथोभयं निवृत्तं ततोऽभक्तः । 


खज और मच धातुओं में भी मित्‌ को अन्तिम अक्षर से पूवे कहना 
चाहिये । जैसे-भरूजा मरीचयः। ये उदाहरण हैं। भरूजा में शुज घातु-स 
अच प्रत्यय परे होने पर लप्रूपधगुण हो कर औणादिक ऊम्‌ का आगम अज के 
अन्तिम अक्षर जकार .से पूर्व हो जायगा तो भरूजा सिद्ध हो जाता है । 
मरीचि में मच धातु से इ प्रत्यय परे रहत औणादिक इंम्‌ का आगमे मचे के 
अन्तिम अक्षर चकार से पूर्वे हो जायया तो मरीचि शब्द सिद्ध हो जाता दै । 


भर्जिमर्च्योर्च यद्द वचन क्या कह दिया जाय ? 


इस वचन की कोई आवश्यकता नहीं । भरूजा मरीचि ये दोनों शब्द 
निपातन से सिद्ध हो जायेंगे । क्या निपातन है? भरूजा शब्द तो अङ्गुल्यादि- 
भ्यष्ठक्‌ इस सूत्र के अङ्गुल्यादिगण में पढ़ा गया है। मरीचि शब्द बाह्वादिभ्यश्च 
इस सूत्र के बाह्ादिगण में | गणपाठ में पठित होने से दोनों शाब्द निपातन 
से सिद्ध माने जायेगे । 

क्या यह मित्‌ का आगम पूर्व का अन्तावयव होता है या पर का 
आदि अवयव, या अभक्त अर्थात्‌ दोनों में से किसी का भी अवयव नहीं 
होता ! र 
कैसे तो यह पूर्वे का अन्तावयव हो सकता है! केसे पर का आदि 
अवयव और केस अभक्त किसी का भी अवयव नही । 

यदि आद्यन्तौ टकितौ इस पूर्व सूत्र से यद्वां अन्त की अनुृत्ति लावे तो 
पूदे का अन्तावयव हो सकता हे । यदि आदि की अनुवृत्ति छावे तो पर का आदि 


७ 0-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri - 


PS, 
७ 


ss > 
७ 


=m ~, pc, ” 


Tmt + 


सप्तम आह्विक ४३३ 
कश्चात्र विशेष: | 
अभक्ते दीघनलोपस्वरणत्वानुस्वारशीमाबाः । 


यद्यभक्तो दीर्घत्वं न प्राप्नोति । कुण्डानि वनानि। 'नोपधायाः 
सर्वनामस्थाने चासम्बुद्धावि'ति दीर्घत्वं न प्राप्नोति । दीघ ॥ नलोपः 


` नळोपञ्च न सिध्यति। अग्ने त्री ते वाजिना त्री षधस्था । ताता 


पिण्डानाम्‌ । 'नलोपः प्रातिपदिकान्तस्ये'ति नलोपो न प्राप्नोति। न- 
लोप ॥ स्वर-स्वरश्च न सिध्यति। सर्वाणि ज्योतीषि । 'सर्वस्य सुपी- ` 
त्याद्युदात्तत्वं न प्राप्नोति। स्चर।। णत्व-णत्वं च न सिध्यति। माषवापाणि। 
त्रीहिवापाणि । पूवान्ते प्रातिपदिकान्तनकारस्येति सिद्धम्‌। परादौ 


अवयव । और यदि दोनों में से किसी की भी अनुत्रत्ति न ठावें तो अभक्त हो 
सकता है। . 


इन तीनों पक्षों में क्या विशेष दै ? 


अभक्त. पक मानने पर दीधे, नलोप, स्वर, णत्व, अनुस्वार और शीभाव 
सिद्ध नहीं होते । कुण्डानि वनानि यहाँ नुम्‌ के अभक्त दोने से नान्त अङ्ग 
न होगा तो नोपधायाः की अलुवृत्ति सेः सवेनामस्थाने चातम्बुद्धो सूत्र से उपधा- 
दीर्घ नहीं ग्राप्त होता ।॥' ता ता पिण्डानाम्‌ यहां तानि के स्थान में वैदिक 
व्यत्यय से ता यद्द रूप द्दोता दै। शेइछन्दर्स बहुलम्‌ से शि का लोप हो कर 
तान्‌ इस अवस्था मे जुम्‌ के. अभक्त होने से ग्रातिपदिकान्त नकार न दोगा 
तो नलोपः प्रातिपदि० से नकार का छोप नहीं प्राप्त द्दोता। सर्वाणि यहां नुम्‌ 
के अभक्त होने से उसका व्यवधान ददो जायया तो सर्वशब्द से परे अब्यवद्ित | 
(सुप्‌ न मिलने से सवेस्य सुपि से आइुदात्त स्वर नहीं प्राप्त होता । माषवापाणि 
ब्रोहिवापाणि यहां जुम्‌ के अभक्त होने से प्रातिपदिकान्त नकार न होगा तो 
प्रातिपदिकान्तनुमूविभक्तिषु च से णत्व नदीं प्राप्त होता | उसके किये सूत्र 
झै जुम्‌ अहण करना होगा । पूरवोन्त पक्ष .मे तो प्रातिपदिक के अन्त में नकार 
हो जाने से प्रातिपदिकान्त कहने से ही णत्व सिद्ध दे। परादिपक्ष में भी 


१. यदि कहो यस्मात्मत्ययविधिस्तदादि प्रत्ययेऽङ्गम्‌ इस सूत्र में तदादिग्रहण 
वदादिवचने स्यादिनुमर्थम इस वचन द्वारा नुम्‌ सहित की अङ्गसंज्ञा के ल्यि 
नुम्‌ के अभक्त होने पर भी कुण्डानि वनानि में कुण्डन्‌ वनन्‌ ये नान्त अङ्ग 
बन जायेंगे तब तो यह दोष न होगा । 


(७-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


४३४ ब्याक्रणसद्दाआाष्य 


विभक्तिनकारस्येति । अभक्ते जुमो ग्रहणे कर्तव्यम्‌। न कर्तव्यम्‌। ` 
क्रियते पतन्‌ न्यास एच । 'आतिपदिकान्तनुम्‌विभक्तिषु चे'ति । णत्व ॥ 
अनुस्वार-अजुस्वारर्च न सिध्यति | द्विषन्तपः परन्तपः । मोजुस्वारो 
हलीःत्यनुस्वारो न प्राप्नोति। मा भूदेवम्‌ | 'नद्दचापदान्तस्य झली'त्येवं 
भविष्यति । यस्ति न झल्परः । बहंलिहो गोः । अभ्रेलिहो वायुः । 
अनुस्वार ॥ शीभाव-शीभावश्च न सिध्यति । त्रपुणी जतुनी तुस्बुरुणी । 
नपुंसकाढुचरस्यौङः शीभावो भवतीति शीभावो न प्राप्नोति । शीभाव ॥ 

एवं तहि परादिः करिष्यते । - 

परादौ गुणवृद्धबौचदीधनलोपानुस्वारशीभावे नकारप्रतिषेधः । 


यदि परादिः गुणः प्रतिषेध्यः । अपुण जतुने तुम्बुरुण । धिङिंती'ति 
शुणः प्राप्नोति। गुण ॥ दृद्धि-बृद्धिः प्रतिषेध्या । अतिसखीनि ब्राह्मण- 


विभक्ति का अवयव हो जाने से विभक्ति कहने से णत्व सिद्ध है। उन दोनों 
अ नुम्‌ अहण नहीं करना पडता । यदि कहो प्रातिपदिकान्तनुम्‌ .विभ० सूत्र 
में नुम्‌ ग्रहण कर ही रखा है तब तो यह णत्व का दोष न होगा । द्विषन्तपेः 
परन्तपः यहाँ सुम्‌ के अभक्त होने से मान्त पद न होगा तो मोनुस्वारः से 
अनुस्वार नहीं प्राप्त होता । यदि कदो मोनुस्वारः से न सही, नश्चापदान्तस्य 
झलि से अनुस्वार कर छेंगे तो वहंलिहः अभ्रंलिहः यहां लिद् के छकार के 
झक्‌ न होने से झळू परे न होगा तो नस्वापदान्तस्य० से भी अजुस्वार नहीं 
प्राप्त होगा । त्रपुणी जतुनी तुम्बुरुणी यहां नुम्‌ के अभक्त होने से उसका 
व्यवधान हो जायगा तो नपुंसकाच्च से औङ्‌ को शी आदेश नहीं प्राप्त होता । 


तो फिर मित्‌ को परादि मान लेवे । | 
मित्‌ को परादि मानने पर गुण वृद्धि, औच्च, दीधे, नळोप, अनुस्वार 


और शीमाव में नकार का प्रत्षिध करना होगा । त्रपुणे जतुने तुम्बुरणे यहाँ 
नुम्‌ परादि हो कर के विभक्ति का अवयव हो जायगा तो त्रपु आदि को 


१. द्विषन्तपः यह उदाहरण तो परन्तपः के प्रसङ्ग से कह दिया है। इसमें | 
मुम्‌ को अनुस्वार की अग्राप्ति का दोष नहीं है। क्योंकि द्विषत शब्द को. हुआ सुम्‌ - 

का आगम .तन्मध्यपतितस्तद्ग्रणन गृह्यते इस न्याय से द्विषत्‌ के ग्रहण से 
दीत हो जायगा। द्विषम्‌ इस के मान्त पद बन जाने से मोऽनुस्वारः सिद्ध दै । 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


ससम आह्विक ४३५ 


कुलानि। सख्युरसंवुद्धी इति णित्त्व 'अचो ञ्णिती'ति वृद्धिः प्राप्नोति। 
वृद्धि ॥ ओत्त्व-औत्त्व च प्रतिषेध्यम्‌ । त्रपुणि जतुनि तुम्बुरुणि। 
'इदुद्‌भ्याम्‌ औदच्च घेरिशति औचे प्राप्नोति। औत्त्व । दीध दीर्घत्वं 
च न सिध्यति। कुण्डानि वनानि । 'नोपधायाः सर्वनामस्थाने चासम्बुद्धौ? 
इति दीधेत्वं न प्राप्नोति । मा भूदेवम्‌ । “अतो दीघो यज्ि सुपि 
चेत्ये'चे भविष्यति। इह तर्हि अस्थीनि दधीनि प्रियसखीनि ब्राह्मणकुलानि। 
दीघ । नलोप-नलोपश्च न सिध्यति । अग्ने त्री ते चाजिना त्री षधस्था । 
ता ता पिण्डानाम्‌। नलोपः प्रातिपदिकान्तस्यति नलोपो न प्राप्नोति। 
नलोप । अजुस्त्रार-अनुस्वारशच न सिध्यति । द्विषन्तपः परन्तपः 
“मोनुस्वारो हळी'त्यजुस्वारो न प्राप्नोति।` मा भूदेवम्‌ । 'नश्चापदान्तस्य 
झली'त्येच भविष्यति । यस्तर्हि न झस्परः। वहंलिहो गौः। अभ्रलिहो 
चायुः। अजुस्वार। शीभावे नकारम्रतिपेधः। शीभावे नकारम्रतिषेधो 
वक्तव्य; । पुणी जतुनी तुस्वुरणी। सनुस्कस्य शीभावः प्राप्नोति। 


घेङिति से गुण प्राप्त होता है उसका निषेध कहना होगा । सखायमतिक्रान्तानि 
अतिसखीनि ब्राह्मणकुलानि यहां नुस्‌ परादि दो कर जस्‌ विभक्ति का अवयव 
हो जायगा तो सख्युरसम्बुद्धौ से णित्त हो कर अजन्त अतिसखि शब्द को 
अचो ड्णिति से बृद्धि प्राप्त होती है उसका निषेध कहना होगा। त्रपुणि 
जतुनि तुम्बुरुण यहां जुम्‌ परादि दो कर छि विभक्ति का अवयव हो जायगा 
तो अच्च घेः से ओऔर्त्व प्राप्त होता दै उसका निषेध कहना होगा। कुण्डानि 
वनानि यहां जुम्‌ के परादि हो जाने से नान्त अङ्ग न होगा तो सर्वेनामस्थाने 
चासम्बुद्धौ से दीर्घं नहीं प्राप्त होता । यदि कहो कुण्डानि वनानि में नि के 
यजादि सुप्‌ हो जाने से सुपि च से दोघे कर छेंगे तो अस्थीनि दधीनि प्रियसखीनि 
यदा अस्थि आदि के अदन्त न द्दोने से सुपि च से भी दीध नही प्राप्त होता। 
आनने त्री त० इस वैदिक प्रयोग में त्रीणि के स्थान में त्री यह रूप होता दै। 
यहां सुस्‌ के परादि होने से प्रातिपदिकान्त नकार न मिलेगा तो नलोपः 
प्रातिपदिकान्तस्य से नछोप नहीं प्राप्त होता । इसी प्रकार तानि के स्थान से 
प्रयुक्त ता इसमें जुम्‌ के परादि द्वोने से नलोप नहीं प्राप्त होता ।' द्विंन्तपः 
परन्तपः यहां सुम्‌ के परादि होने से मान्त पद न होगा तो मोनुस्वारः से अनुस्वार 
नहीं प्राप्त होता। यदि कहो मोनुस्वारः से न सही, नरचापदान्तस्य झलि से 
कर लेंगे तो वहंलिहः अभ्रंलिहः यद्वां लिह का लकार झळू परे न होने से 
` नइचापदान्त० से भी अनुस्वार नहीं ग्राप्त होता । त्रपुणी जतुनी तुम्बुरुणी यहां 
ओड को शीभाव करने में भी नकार का प्रतिषिध करना होगा । जुस्‌ परादि 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


७३६ व्याकरणमहाभाष्य 
नेष दोषः । 'निर्दिश्यमानस्यादेशा भवन्ती' त्येव न भविष्यति। ` यस्तर्हि 
निर्दिश्यते तस्य न प्राप्नोति । कस्मात्‌ । नुमा व्यवहितत्वात्‌ 
` एबं तहिं पूर्वान्तः करिष्यते । 
पूवीन्त नपुसंकोपसर्जनहृस्वत्वं द्विगुस्वररच । 

यदि पूर्वान्तः क्रियते नपुसकोपसर्जनहस्वत्वं द्विगुस्वरश्च न 
सिध्यति। नपुंसकोपसजनहृस्वत्वम्‌ । आराशरस्त्रिणी । घाना राष्कुलिनी । 
निष्कोदाम्विनी । निर्वाराणसिनी। दिगुस्वर-पञ्चारत्निनी। दशारल्लिनी॥ 
MS SSSA SS झऊ उतरा ख्डणा 


हो कर औ विभक्ति का अवयव हो जायगा तो नुम्‌ सहित जौ को शी प्राप्त 
होता है। यदि कदो निर्दिश्यमानस्यादेशा भवन्ति इस न्याय से नपुंसकाच्च 
भै निर्दिष्ट केवळ जुम्‌ रहित औ को ही शी होगा तो भी जुस्‌ का व्यवधान द्दोः 
जाने से ओढ को शी नहीं प्राप्त होता । न 

अच्छा तो फिर मित्‌ को पूर्वान्त मान लेवे । 


मित्‌ को पूर्वास्त मानने पर नपुंसक को और उपसञैन को होने वाला 


. हृस्व तथा हिगुस्वर नहीं सिद्ध होते । आराशस्त्रिणी। घानाशष्कुलिनी । यहां 


आरा च शास्त्री च ते आराशस्त्रिणो। घानाशच राष्कुल्यश्व ते घानाशष्कुलिनौ 
इस इन्द्र समास में जातिरप्राणिनाम से एकवद्धाव हो कर नपुंसक हो जाता है। 
आरा शस्त्री-औ, घाना शष्कुली-औ इस अवस्था में नपुंसकाच्च से औ को शी 
हो कर हस्वो नपुंसके प्रातिपदिकस्य से प्राप्त हस्व को नित्य होने से इकोचि 
विभक्तौ से विहित चुस्‌ वाध छेगा तो पहले नुम्‌ हो जायगा । चुम को पूर्वान्त 
मानने पर आरा शस्त्री, धानाशष्कुली ये अजन्त न रहेंगे तो हस्तो नपुंसके से 
नपुंसकहस्त्र नहीं प्राप्त द्दोता। निष्कौशाम्विनी निर्वोराणसिनी यहां नित कौशम्ब्याः 
ये ते । निरते वाराणस्याः ये ते इस प्रादिसमास में नपुंसक लिङ्ग का प्रथमा 
द्विचन औ होता है । निस्‌ कौशाम्बी-औ,.निस्‌ वाराणसी-औ इस अवस्था में ओ को . 


शी हो कर गोस्त्रियोर्पसर्जनस्य से प्राप्त दस्व को नित्य होने से इको चि विभक्तौ 


यहद बाघ छेगा तो पहले नुभ्‌ हो जायगा। सुस को पूर्वान्त मानने पर कोशाम्बी 
वाराणसी के भजन्त न रहने से उपसर्जन हृस्व नहीं प्राप्त होता । पश्चारलिनी 
यहाँ पश्च अर्यः प्रमाणमनयोः ते। पश्चानामरलीनां समाहारो वा ते। इस प्रकार 
तद्विताथ में या समाहार में द्विगु समास है । पश्चारलि-औ इस अवस्था मे नपुंसक 
में ओ को शी हो कर इकोऽचि विभक्तौ से नुम्‌ होता है । नुम्‌ को पूर्वान्त मानने 


७ 0-0. Mumukshu Bhawan Varanasi, Collection. Digitized by eGangotri 


१ सप्तम आहिक २३७ 
चुमि इतेऽनजन्तत्वादेते विधयो न पराप्ुबन्ति । 
न वा बहिरङ्गलक्षणत्तात्‌ | 


न वा एष दोषः। किं कारणम्‌ । बहिरङ्गलक्षणत्वात । बहिरङ्गो नुम्‌ 
। 
सा पते न्यत असिद्ध बहिरङ्गमन्तरङ्गे’ 1 ढिगुस्वरे भूयान्‌ 
परिहार; । संघातभक्तोऽसौं नोत्सहते$वयवस्येगन्ततां विहन्तुमिति 
कृत्वा द्विगुस्वरो भविष्यति । क 


एच इग्रल्बादेशे ॥१।१।४८॥ 
किमर्थमिदसुच्यते । 
एच इग्बचनं सवणीकाररनिवृत्त्यथेम्‌ । 
एच इग्‌ भवतीत्युच्यते सवणेनिवृत्त्यथमकारनिवृत्त्यथ च । सवर्ण- 


nn 


पर पश्चारलि के इगन्त न रहने से इगन्तकालकपालभगालशर द्विगौ 
पूवैपदप्रकृतिस्वर नहीं प्राप्त होता । `` 
ये कोई दोष नहीं । आराशस्त्रिणी आदि में नित्य नुम्‌ को भी अन्तरङ्ग 
हस्र वाध लेगा तो पहले नपुंसक इस्व और उपसर्जन इस्व हो कर बाद में नम्‌ 
दोगा । क्योंकि विभक्ति की अपेक्षा रखने वाला नुम्‌ बहिरङ्ग है । और विभक्ति 
की अपेक्षा न रखने वाला हस्व अन्तरङ्ग है । असिद्धे बहिरङ्गमन्तरङ्ग इस परिभाषा 
बळ से इस्त के प्रति नुम्‌ असिद्ध हो जायगा तो पहले हस्त ही होगा । नुम्‌ 


. न होगा । हस्व के बाद चुम्‌ दो जाने से कोई दोष न होगा । पञ्चारलिनी यहां 


द्वियुस्वर के विषय में विशेष समाधान यह भी है कि पश्चारलिनी इस समुदाय 
का सक्त ( अवयव बना हुआ) नुम्‌, पश्चारलि की ही इगन्तता को पूर्वान्त 
हो कर नष्ट करेगा। उसके अवयव अरलि की इगन्तता को नष्ट नहीं करेगा 


तो नुम्‌ होने पर भी अरलि के इगन्त रहने से इगन्तकालकपाल० से पूर्वपद॒प्रकृति- 
स्वर निर्वाध हो जायगा ।' 


यह सूत्र किस लिये बनाया दै । 
- यद्द सूत्र इस छिये बनाया है कि एचों को इक्‌ ही हस्व होते । पुचों में 


१. यहाँ पूर्वान्त परादि अभक्त इन तीनों पक्षों में निर्दोष होने से पूर्वान्त 
पक्ष को ही भाष्यकार तथा वार्तिककार ने स्वीकार किया है । 


(७-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


७४८ ब्याकरणमद्दाभाष्य 
निवृत्यर्थ ताबत्‌-एडो हस्वादेशशासनेणु अर्थ एकारः, अधे ओकारो वा मा 
भूदिति। अकारनिवृत्त्यथ च। इमावैचौ समाद्दारवर्णी । मात्रावणस्य, 
मात्रवणेवणयोः । तयोईँस्वशासनेघु कदाचिदवणेः स्यात्‌ | कदाचाद्चणा 
वर्णो । मा कदाचिदवर्णो भूदित्येवमर्थमिद॒सुच्यते । 

अस्ति प्रयोजनमेतत्‌ । किं तर्हीति । 

| ` दीधरप्रसङ्गस्तु । | 

दीर्घास्त्विकः प्राप्नुवन्ति | कि कारणम्‌ स्थानेन्तरतमो भवतीति। 

ननु च हृस्वादेश इत्युच्यते तेन दीघो न भविष्यन्ति । 

विषयार्थमेतत्‌ स्यात्‌ । एचो हस्वप्रसङ्गे इग्‌ भवतीति । 

दीघीप्रसङ्गस्तु निवर्तकत्वात्‌ । 


` दीर्घाणां त्विकामप्रसङ्गः | कि कारणम्‌। निवर्तकत्वात्‌ । नानेनेको 
निवर्त्यन्ते | किं तर्हि। अनिको निवर्त्यन्ते । सिद्धा ह्यत्र हृस्वा इकश्धानिकश्च । 
छ रका USS वाक 0... यया 


ए ओ ऐ आओ ये चार अक्षर हैं। उनमें ए ओ के सवर्णी आधा ए और आधा ओ 
भी मात्रिक होने से हस्व प्राप्त होते हैं । वे न दोवें। ए ओ ये दोनों प्ररिलष्टा- 
चणे हैं । इन में अकार का प्रविभाग नहीं हो सकता इस लिये अकार की हस्व- 
प्राप्ति की तो संभावना नहीं। किन्तु ऐ औ थे दोनों विश्िलिष्टावण हें । इनम 
एक मात्रा अवण की है। एक इवण उवण की । दोनों का प्रविभाग सम्भव है। 
दोनों मै इवणं.उवरण के साथ अदण की भी मात्रा होने से कभी अवण हस्व न 
होवे अपितु इवणं उचणं ही ददोवें इस लिय यद्द सूत्र बनाया है । 
सूत्र का यह प्रयोजन तो है किन्तु एचों के दोघे होने से उनके स्थान में होन 
वाळे इक्‌ भी अन्तरतम परिभाषा से दीर्ध ही प्राप्त होते हें । 
सूत्र में हस्वादेशे कहने का प्रयोजन तो हस्वविषय में ५चों को इक करना 
है । एचों को हस्व करत समय इक्‌ भी हस्व ही होंगे . यह कसे माने ? 
एचों के स्थान में इक्‌ हस्व ही होंगे, दी नहीं । क्योंकि इस सूत्र को 
इकों का निरेक ( निप्पादक ) न सान कर अनिकों का निवतेक (हटाने वाळा) 
मानेंगे । हस्व करने वाळे सूत्र के साथ इस की एकवाक्यता हो जायगी तो एचों 
को जो भी हस्व दोगे वे इक्‌ ही होंगे। इस प्रकार एचों मै इक्‌-मिन्न हस्वों को 
हटाना इस सूत्र का काम होगा । यह एचों को हस्र इक्‌ का विधान न कर के 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


सप्तम जाह्विक २३९ 
तत्रानेनानिको निवर्त्यन्ते । 
सवर्णनिवृत्त्य्थेन ताचन्नार्थः | 
सिद्भमेङः सस्थानत्वात्‌ । ` 


सिद्धमेतत्‌ । कथम्‌ ! एड सस्थानत्बात्‌ इकारोकारो 
५ © भविष्यत 
अर्घे एकारो5र्घ ओकारो वा न भविष्यति। . न 


ननु च एड सस्थानतरावधेकाराधोकारी । 
न तौ स्तः । यदि हि तौ स्यातां तावेवायमुपदिशेत्‌ । 


,ननु च भोइछन्दोगानां सात्यसुम्रिराणायनीया अ्थमकारमर्धमोकारं 
चाधीयते । सुजात प अश्वसूनृते । अध्वर्यों ओ अद्रिभिः सुतम्‌। शुक्रं ते 
ए अन्यत्‌ । यजतं ते ए अन्यदिति । | 


पा्षंदछतिरेषा तत्र भवताम्‌। नैव लोके नान्यस्मिन्‌ वेदे अर्थ 


पकारः, अर्ध ओकारो वास्ति । 


त जि डोरो दर बलर SN 
इक्‌ भिन्न हस्वों को हटायेगा। एचो को इक्‌ और अनिक्‌ दोनों प्रकार के हस्र 
प्राप्त हैं । ु 

एड में. ए ओ के सवर्ण आधा ए और आधा जो हस्व न हो जादै इसके 
लिये तो एच इरत्रस्वादेशे इस सूत्र के बनाने की आवश्यकता नहीं । क्योंकि 
ए ओ के सस्थान अथांत्‌ तुल्यस्थान वाळे इकार उकार हैं वे ही हस्व होंगे । 


ए ओ समानस्थान वाळे आधा ए और आधा ओ जब विद्यमान हैँ तो 
चे हस्व क्यों न हों ? 


आधा ए और आधा ओ तो कहीं हैं ही नहीं । यदि होते तो आचार्य 
मात्रिक होने से उन्हीं का अक्षरसमाम्नाय में उपदेश करते। द्विमात्रिक ए 
ओ का नहीं । 
. छन्दोग शाखाध्यायओं सात्यमुग्रिराणायन के शिष्य सुजाते ए अश्वसूनृते 
अध्वर्यो ओ अद्रिभिः .सुतम्‌ , झुक्र ते ए अन्यत्‌ , यजतं ते ए अन्यत्‌, यहां आधा 
ए और आधा ओ पढ़ते हैं | (ये ए ओ कहां से आये ? ) 


वद्द उनकी पार्षदकृति है । अपने प्रातिशाख्य का नियम है। वे अपने 
यहां जैसा उच्चारण करना चाहें करें। किन्तु लोक या अन्य किसी वेद में 
आधा ए और आधा ओ नहीं दै । 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


३४० व्याकरणसद्दाभाण्य 
. अकारनिवृत्त्यथैनापि नार्थः । 
- एऐचोश्चोत्तरभूयस्त्वात्‌। 


फेचोश्चोत्तर भूयस्त्वादवणौ न भविष्यति । भूयसी मात्रेवणाँवर्णयो- 
रल्पीयस्यवर्णस्य । भूयस पव ग्रहणानि भविष्यन्ति। तद्यथा ब्राह्मणः 
ग्राम आनीयतामित्युच्यते । तच चावरतः पञ्चकारुकी भवति । 


पृष्ठी स्थानेयोगा ॥१।१।४९॥ 
किमिदं स्थानेयोगेति ! क 
स्थाने योगोऽस्याः सा स्थानेयोगा । सप्तम्यळोपो निपातनात्‌ । 
MSRM 927 2:21 Be _ आयडी 


न 


ऐ जो में अवर्ण हस्व न हो जावे इस के - लिये भी इस सूत्र की आवश्यकता 
नहीं । क्योंकि ऐचों में उत्तरभूयस्त्थ अथात्‌ पिछले इवण उचणे की अधिकता 
होने से वही ढस्व होंगे, अवण नहीं । ऐ. आँ ये दोनों विश्डिष्टवणण द्र इनमें 
अवण की मात्रा थोडी और इवर्ण उवणे की अधिक सुनने में आती है। इस ल्यि 
अधिक मात्रा वाळे इवर्ण उवणे का दवी अद्ण होगा। जैसे व्राह्मणग्राम आनीयताम्‌ 
इस वाक्य द्वारा आह्ाणों का गांव बुलाओ ऐसा कदा जाता द्वै । उसमें जिस 
गांव में अधिकता से ब्राह्मण हैं वही बुलाया जाता है। यद्यपि वहां कम से कम 
पञ्चकारकी अर्थात्‌ घोबी, जुळाहा, बढहे, नाई और कुम्हार ये ५ शिल्पी अवश्य ही 
होते हैं । पञ्चानां काइकाणां समाहारः = पञ्चकारुकी ।' 


यह स्थानेयोगा क्या दै ! (यदि यहद समस्त पद दै तो सुप्‌ का छुकू हो कर 
स्थानयोगा होना चाहिये । असमस्त अवस्था में स्त्रीलिङ्ग षष्ठी शब्द का विशेषण 
स्थाने युक्तिः ऐसा दोना चाहिये) । 

स्थाने योगोऽस्याः सा स्थानेयोगा । यदद बहुत्रीदि समास हे । इसमें निपातन 
से सप्तमी विभक्ति का छक नहीं हुआ । अथवा स्थानेन योगोऽस्याः सा 
स्थानेयोगा । इस प्रकार तृतीयापू्ैपद वाळा बहुब्रीदि समास है। तृतीया का 
कू हो कर निपातन से एकार हो गया है। या निपातन से तृतीया विभक्ति टा 
के स्थान में एकार हो कर उसका अलुक्‌ दै। जिस का स्थान में या स्थान के 
कारण योग है सम्बन्ध दै वह षष्ठी स्थानेयोगा कहाती है । जैसे--देवदत्तस्य 
यज्ञदत्तः यहां षष्ठी भें देवदत्त के साथ यज्ञदत्त का पुत्रत्वादिद्वारक सम्बन्ध 


१, इस प्रकार भाष्य वार्तिककारों ने इस सूत्र का खण्डन कर दिया है। 


८८-७0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


Di रा. 


सप्तम णाह्विफ ४४१ 


तृतीयाया वा एत्वम्‌ । स्थानेन योगोऽस्याः सा स्थानेयोगेति । 
किमथे पुनरिदसुच्यते। 


षष्ठी स्थानेयोगवचनं नियमार्थम्‌ । नियमाथौऽयमारम्भः । एकशतँ 
षष्ञ्यर्था यावन्तो या सन्ति ते सबै पष्ठ्यासुच्चारितायां प्राप्नुचन्ति। 
इष्यते च व्याकरणे या षष्ठी सा स्थानेयोगैव स्यादिति तच्चान्तरेण यत्नं 
न सिध्यतीति पष्ठ्याः स्थानेयोगवचनं नियमार्थम्‌ । एवमर्थमिद॒-: 
सुच्यते । प 

अस्ति प्रयोजनमेतत्‌ । कि तर्हीति । 


अत्रयत्रषष्ठयादिप्त्रतिप्रमङ्ग: शासो गोह इति 


__ अबयवषद्यादयस्तु न सिध्यन्ति। तत्र को दोषः। शास इदडू हलो- 
रिति शसेश्वान्त्यस्य स्यादुपधामात्रस्य च । 'ऊदुपधाया गोहं” इति 
गोहेश्वान्त्यस्य स्यादुपधामात्रस्य च । 


समझा जाता है उसो प्रकार अस्तेर्भू- इत्यादि षण्डियों में इस परिभाषा द्वारा 
स्थाननिमित्तक सम्बन्ध समझा जायगा। स्थान शब्द्‌ प्रसज्ञवाची या अथवाची. 
दोनों प्रकार का माना गया दै तो अस्तेभूं: का अथ होगा-अस्‌ के स्थान में 
प्रसङ्ग में उसके प्रयोग की प्राप्जि में भू का प्रयोग होता है। या अस्‌ के अथै में झू 
का प्रयोग होता है । 


यह सूत्र क्यों बनाया दै ? 


यदद सूत्र नियम के लिये बनाया है । एक सौ या उससे अधिक ओर जितने 
भी षष्ठी के अर्थ हैं वे सब पड़ी का उच्चारण करने पर प्राप्त होते हैं । 
इम चाहते हैं कि व्याकरण में जो षष्ठी है उसका स्थान के साथ ही सम्बन्ध 
हो । यह बात विना यत्न किये सिद्ध नहीं होती इस लिये षष्ठी स्थानेयोगा 
यह नियमसूत्र बनाया है । " 


सूत्र का यद्द प्रयोजन तो है किंतु शासः गोदः इन अवयव पष्ठिओों में 
भी स्थान का सम्बन्ध प्रास होता है । किसी का अङ्ग बनी हुई षष्टी 
को अवयव-षष्ठी कहते हैं । जैसे शास इदङ्हलोः यदाँ उपधायाः इस 
षष्ठी का अङ्ग बनी हुईं शासः यह षष्ठी अवयवषष्टी है। उस में भी 
स्थान का योग दोगा तो झास्‌ के स्थान में और किसी भी उपधा के स्थान में 
इकार प्राप्त द्ोता दै। उदुपघाया गोहः यहां भी गोद के स्थान में भौर 


00-0. Mumukshu‘Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


४४२ उ्याकरणमहाआाष्य | 
अवयवषष्ठ्यादीनां चाप्रापियांगस्यासंदिग्घत्वात्‌ । 


अवयवषष्ठ्यादीनां च नियमस्याप्रात्तिः । किं कारणम्‌। योगस्यासं- 
दिग्धत्वात्‌ । संन्देदे नियमः। न चावयवषष्ठयादिषु सन्देहः। 


कि वक्तव्यमेतत्‌ । 

नहि । 

कथमचुच्यमानं गंस्यते ? | 

लौकिकोऽयं दृष्टान्तः । तद्यथा लोके कञ्चित्‌ कंचित्‌ एच्छति 
ग्रामान्तरं गमिष्यामि पन्थानं मे भंवानुपदिशित्विति। स तस्मायाचष्टे 
असुष्मिन्नचकारे हस्तदक्षिणो' ग्रहीतब्यः। असुष्मिन्चवकारो हस्तवाम इति। 


किसी भी उपधा के स्थान में ऊकार प्राप्त होता है । 


) शासः गोहः आदि अवयवषष्ठियों के योग में सन्देह न होने से 
स्थान योग का नियम न होगा । जहां योग में सन्देइ होता है वहीं 
बष्टी स्थानेयोगा यद्द नियम लगता है । शासः गोहः में शास्‌ और गोहू की 
अवयव जो उपधा इस प्रकार षष्ठी का अवयव रूप अर्थ सन्देह रहित दै 
इस लिये वहां इस सूत्र की उपस्थिति न दोगी । 


क्या यद्द बात कहनी द्दोगी कि सन्देह में ही यह स्थानेयोग का 
नियम लगता है? 

नहीं । कहने की कोई आवश्यकता नहीं । 

(फिर बिना कहे केले समझी जायगी ? 

ळोक व्यवहार से यह बात समझ छी जायगी । सन्देद में ही नियम 
हुआ करता है । जैसे छोक मै कोई किसी से पूछता है कि मैं दूसरे 
गांव जाऊंगा, आप सुझे रास्ता बता देवें तो वह उसे बताता है कि ऐसे 
स्थान में दायें हाथ दो जाना और ऐसे स्थान में बायें हाथ । जो वहां 
“तियंक्‌ पथ अर्थात, गन्तब्य दिशा से भिन्न दिशा का मार्ग होता है उस में 
जाना न दोने से सन्देह ' नहीं तो उसे नहीं बताया जाता । इसी प्रकार 


१, हस्तो दक्षिणो यस्य स पन्था हस्तदक्षिणः। बहुब्रीहिः । भाष्यकारवचन 
- से यहाँ सवैनाम का परनिपात साधु है । 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


सप्तम जाह्विक ४४३. 
यस्तत्र तियकपथो' भवति न तस्मिन्‌ सन्देह इति रूत्वा नासाबुपदिददयते । 
एवमिहापि सन्देह नियमः | न चावयवषष्ठयादिषु सन्देहः । 
अप अथवा स्थाने अयोगा स्थानेयोगा । किमिद्मयोगेति । अव्यक्तयोगा 

ण । 


` अथवा योगवती योगा। का पुनयाँगवती | यस्या बहवो योगाः। 
कुत पतत्‌ । भूम्नि हि मतुप्‌ भवति । | 


विशिष्टा वा षष्टी स्थानेयोगा । 


अथवा किंचिल्लिङ्गमासज्य वक्ष्यामि इत्थेलिङ्गा षष्ठी स्यानेयोगा 
भवतीति। न च तल्लिज्ञलमवयवषष्य्यादिषु करिष्यते । 


यद्येव “शाख इद्ङ्हळोः। शा हौ'। शासिग्रहणं कतेव्यं स्थाने- 


यहाँ भी सन्देइ में स्थानेयोग का नियम है । शासः गोहः आदि अवयवघष्टियों 
में सन्देह न होने से इस नियम की उपस्थिति न होगी । 

अथवा स्थानेयोगा मे स्थाने अयोगा इस प्रकार अयोगा का प्रेष. 
समझेंगे । यह अयोगा क्या हैं । अब्यक्तयोगा अयोगा । जो अस्पष्ट 
(अनिर्धारित) योग (सम्बन्ध) वाढी हवै। जहां योग का साफ पता नहीं लगता 
ऐसी षष्टी का स्थान कें साथ योग होता है यह सूत्र का अर्थ होगा । 

अथवा योगवती योगा इस प्रकार योगा शब्द में बहुत्व अर्य में 
` मत्वर्थीय अच्‌ प्रत्यय सान कर जहां बहुत से योग सम्भव हैं उस पछी का स्थान 
अर्थ के साथ योग माना जायगा । 

अथवा किसी विशेष संकेत वाळी षष्टी को ही स्थानेयोगा मानेंगे । कोई 
विशेष चिह्न लगा कर कहेंगे कि इस चिल्ल वाली षष्ठी स्थानेयोगा दोती दै। | 
वह चिह्न अवयवधष्टियों में नहीं छगायेगे। उस से उनका सम्बन्ध स्थानेयोग 


से नहीं होगा । ः 
` तब तो शास इदङ्हलोः में शास्‌ के स्थान पडी न होने सेशा हौ इस 
उत्तर सूत्र में भी अनुवृत्त शासः यह स्थान षष्ठी न होगी तो वहाँ स्थान 
१. टेढ़ा मार्ग । पूष अथवा पश्चिम दिशा में जाते हुए के किये दक्षिण व उत्तर 

को जाने वाला मा 


(७-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


७४४ ब्याकरणमद्ामाज्य 
योगार्थ लिङ्गमासङ्क्ष्यामीति । 

न कर्तव्यम्‌ । यदेवादः पुरस्तादवयवषष्व्यर्थ प्रक्कृ्तम्‌ , पतदुत्तरत्रा- 
नुवृत्त सत्‌ स्थानेयोगार्थं भविष्यति । कथम्‌ । अधिकारो नाम जिप्रकारः। 
कञ्चिदेकदेशस्थः सर्व शास्त्रममिज्वळयाति । यथा प्रदीपः सुप्रज्वालतः 
सर्व वेदइमाभिज्वलयति । अपरोऽधिकारो यथा रज्ज्वा अयसा वा वद्ध 
काष्ठमनुकृष्यत तद्वद्नुरृष्यते चकारेण । अपरोऽधिकारः प्रतियोगं 
तस्यानिदेशार्थ इति योगे योगे उपतिष्ठते। तद्‌ यदेष पक्षः अधिकारः 
प्रतियोगं तस्यानिर्देशार्थ इति, तदा हि यदेवादः पुरस्तादवयवपष्टयर्थम्‌ 
एतदुत्तरत्रानु्त्तं सत्‌ स्थानेयोगार्थं भविष्यति । 

सम्प्रत्ययमात्रमेतद्‌ भवति । न ह्नुच्चार्य शब्द लिङ्गं शक्य- 
मासङ्कतुम्‌। 
षष्ठी बनाने के लिये अलग शास्‌ ग्रहण करना पड़ेगा । अन्यथा शास के 
स्थान में शा आदेश न हो सकेगा । 

शा हौ में स्थान षष्ठी के लिये अळग शास ग्रहण करने की आवश्य- 
कता नद । शास इदङ्‌ हलो: से ही शासः की अनुवृत्ति कर ढंग । ऊपर शासः 
यह अवयवषण्ठी होता हुआ भी शा हौ में अनुश्वृत्त दोकर स्थान षष्ठी बन 
जायगा । केसे ? अधिकार तीन प्रकार का होता है । एक परिभाषा रूप 
जो एक स्यान पर रहता हुआ ही सारे शास्त्र में ब्याप्त होता दै । 
सम्पूर्ण शास्त्र को प्रकाशित करता हे । जैसे' सम्यक्‌ प्रदीप्त दीपक एक कोने 
सें रखा हुआ दी सारे घर को प्रकाशित करता दै । दूसरा अधिकार अनुत्रत्ति रूप 

' हे जो 'च' शब्द लगा कर उपर से खाँचा जाता है जैसे रस्सी या लोढे 
से बंधी लकड़ी खींची जाती दै । तीसरा अधिकार स्वरित चिह्न से समझा 
जाता दै जब कि अधिकृत इर जगद निर्दिश (उच्चारित) न किया जाकर भी 
स्वरितचिह् द्वारा जहाँ तक जरूरत होती है वहां तफ प्रत्येक सूत्र में उपस्थित 
होता है । इन तीनों में जब तीसरे प्रकार का अधिकार मानेंगे तो शास इदड्‌- 
. हलोः में अवयव षष्टी बना हुआ “शासः? यह शब्द स्वरितचिह्न द्वारा अनुवृत्ति 
से शा हौ में स्थान षळी बन जायगा । अर्थात्‌ यहाँ शब्दाधिकार का शाश्रयण | 
किया जायगा । 
स्वरितचिह्न से अनुब्रृत्ति करके स्थान षष्ठी का अनुमान तो हो जायगा 
पर विना शासः पढ़े उस, में स्थान षळी का छिङ्ग ( चिह्न ) नहीं लगाया 
जासकता। ' 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


टे सप्तम णाष्टिक ४४७ 

एवं तह्यांदेरो तस्लिङ्गं करिष्यते । तत्‌ प्रकतिमास्कन्त्स्यति । 
न यदि नियमः करिष्यते । यञ्जेका षष्ठी अनेकं च विशेष्य तत्र न 
सिध्यति | अङ्गस्य .हलः अणः सम्प्रसारणस्येति । हलपि विशेष्योऽणपि 
विशेष्यः । सम्प्रसारणमपि विशेष्यम्‌ । असति पुनार्नियमे कामचारः | एकया 

७९ ७ च 

षष्ठ्या अनेकं विशेषयितुम्‌ । तद्यथा देवदत्तस्य पुत्रः पाणिः कम्वळ इति। 
तस्मान्नार्थ नियमेन। 

ननु चोक्तम्‌ एकरात षष्ठ्यर्थाः यावन्तो वा सन्ति ते सर्वे षष्ठ्याः 
~ ७ ० ४ 
सुच्चारितायां प्राप्चुवन्तीति । 

नेष दोषः | यद्यपि लोके वहवोऽभिसम्वन्धा आर्था यौना मोखाः 
स्रोचाइचेति। इाब्दस्य तु शाब्देन कोऽन्योभिसम्वन्धो भवितुमईति 


तो शा आदेश में चह लिङ्ग लगा देंगे । आदेश किसी के स्थान में 
ही द्वोता है इस लिये वह अपनी प्रकृति (स्थानी) शास्‌ को पकड़ लेगा ।' 


यदि यदृ नियम सूत्र बनाते हैं तो जहां एक घप्ठी (स्थान में ही हुई) का 
अनेक विशेप्यों के साथ सम्बन्ध अभीए हे वहां काम नहीं चरता । जैसे--अङ्गस्य, 
हरः, अणः, सम्प्रसारणस्य । यद्वां .स्थानषण्ठी से अङ्ग भी विशेष्य है। हळ भी 
विशेप्य है, अण्‌ भी विशेष्य है। सम्प्रसारण भी विशेष्य है। सबके स्थानषप्ी 
हो जाने स हलः सूत्र का अथै ठीक नहीं यनता। नियम न बनाने पर तो 
हमारी इच्छा है एक ही षप्ठी से अनेक को विशेषित करने में किसी को 
स्थानपण्ठी या -अवयत्रषप्टी कुछ भी . बनावे । जैसे--देवदत्तस्य पुत्रः पाणिः कम्बलः । 
देवदत्त का पुत्र, देवदत्त का दाथ और देवदत्त का कम्बल यहाँ देवदत्त में 
ष्टी का पुत्रादि के साथ जन्यजनक भाव, अवयवावयविभाव, स्वस्वामिभाव 
आदि भिन्न भिन्न सम्बन्ध होता है। इस लिये इस सूत्र का न बनाना ददी 
ठीक दै । 

यह जो कहा था कि बिना इस नियम सूत्र के सेंकड़ों षप्डी के अथे 
षष्टी के उच्चारण करने पर ग्राप्त होंगे उसका क्या समाधान है? 


वह कोई दोष नहीं । यद्यपि छोक में आथे5घन से दोने वाले स्वामी 
सृत्य आदि, यौनन्योनि से होने वाळे पिता पुत्रादि, मौखस्मुख से होने 


चाळे गुरु शिप्य आदि, खौवन्खुवा से होने वाळे यजमान पुरोहित आदि बहुत 


कट ०७० ललल — 


"१, आदेश में किये हुए लिङ्ग का कार्य उसके स्थानी में फलित होगा । 


(०-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


७०६ ब्याकरणमद्दाभाष्य 


अन्यद्‌तः स्थानात्‌ । | 
शब्दस्यापि शाब्देनानन्तराद्यो5भिसम्वन्धाः । अस्तेभूर्भवतीति 
सन्देहः स्थाने अनन्तरे समीपे इति । 
सन्देहमात्रमेतद्‌ भवति । सर्वसन्देद्देषु चेदसुपतिष्ठते “व्याख्यानतो 
विशेषप्रतिपत्तिर्तद्वि सन्देहादलक्षणम्‌? इति । स्थान इति व्याख्यास्यामः । 
` न तहीदानीमयं योगो वक्तव्यः । वक्तव्यइच | किं प्रयोजनम्‌ । 
षष्ट्यन्तं स्थानेन यथा युज्येत यतः षष्ठ्युञ्चारिता। कि इतं भवति। 
निर्दिइयमानस्यांदेशा भवन्तीति परिभाषा न कर्तब्या भवति । 


से सम्बन्ध हे किन्तु शब्द का शब्द के साथ और क्या सम्बन्ध हो सकता हे 
सिवाय स्थान के। इस लिये सूत्र के विना भी स्वतः स्थानरूप सम्बन्ध समझ 
लिया जायगा । 

शब्द के भी शब्द के साथ अनन्तर समीप आदि सम्बन्ध होते हें । इस 
सूत्र के विना अस्तेभूः में सन्देह है कि अस्‌ के स्थान में भू होया अस्‌ के 
समीप अथवा अनन्तर भू हो । 

यह तो केवळ सन्दे मात्र हुआ। और सन्देहों में सब जगह व्याख्यानतो . 
विशेषप्रतिपत्तिनेहि सन्देहादलक्षणम्‌ यह परिभाषा उपस्थित होती है। इस परिभाषा 
का अर्थ है--आचायक्कत व्याख्यान स ही विशेष बात का ज्ञान होता है। केवल 
सन्देद्दमात्र से लक्षण ( विधायक सूत्र) अलक्षण (अप्रमाण) नहीं हो जाता । उससे 
अस्तेभूः में व्याख्यान से स्थान अर्थ समझ लिया जायगा । 


तो यह सूत्र न बनावें। हम समझते हैं यह सूत्र बनाना चाहिये। 
जिससे षष्ठ्यन्त का ही स्थान से सम्बन्ध द्वो अन्य का न हो। जिससे षष्ठी 
बिभक्ति का उच्चारण किया है उसी के स्थान में कायै हो। उसके साथ जुड़े 
हुए दूसरे शब्द में वह कार्य न हो। उससे क्या होगा कि निर्दिश्यमानस्यादेशा 
भवन्ति यद्द परिभाषा अलग नहीं बनानी पड़ेगी। इस परिभाषा का अर्थ इसी 
सूत्र से निकल भायगा ।. इस परिभाषा का अर्थ है--षळी विभक्ति से 
निर्दिष्ट शब्द के स्थान में आदेश होते हैं। उससे पादः पत्‌ से कहा हुआ 
पदू आदेश अङ्गाधिकार में तदन्तविधि मान कर द्विपाद्‌ शब्द से विहित 
हो कर भी द्वि को छोड़ कर केवळ पादू को होगा क्योंकि पादः पत में पादू 
शब्द से ही षष्ठी का उच्चारण किया है। द्विपाद से नहीं । इस प्रकार यह 


CE-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


सप्तम साह्विकं ४४७ 


स्थानेन्तरतमः ॥१।१।५०॥ 
किसुदाइरणम्‌ ? 


इको यणचि' । दध्यत्र! मध्वत्र । तालुस्थानस्य तालुस्थानः। 
. ओष्ठस्थानस्य ओष्ठस्थानो यथा स्यादिति। _ | 


नैतदस्ति । संख्यातानुदेशेनाप्येतत्‌ सिद्धम्‌। 


इद्‌ तर्हिं तस्थसूथमिपां तान्तन्तामः इति । पकार्थस्यैकार्थः। 
हथर्थस्य इयर्थः । वह्दर्थस्य बद्धथों यथा स्यादिति। 


सूत्र निर्दिरयमानस्यादेशा भवन्ति इस परिभाषा में तात्प्यशाइक दो कर चरितार्थ 
हो जाता है । 


इस सूत्र का क्या उदाहरण है). 


इको यणचि । दध्यत्र । मध्वत्र। ये इस सूत्र के उदाहरण हें। दधि+अन्न 
=दृध्यत्र । मधुन-अत्रस्मध्वत्र । यहां इको यणचि से विहित यणादेश इस अन्तरतम 
परिभाषा के नियम से तालस्थान वाळे इकार के स्थान मै ताळस्थान वाळा यकार 
और ओप्ड स्थान वाळे उकार के स्थान में ओष्ठस्थान वाळा वकार होता दै । 


` अह कोई उदाहरण नहीं । इको यर्णाच में इक्‌ और यण समान संल्या 
वाळे हैं । इस लियि यथासंख्यमनुदेशः समानाम्‌ इस नियम से इक्‌ के स्थान में 
क्रम से यण दो जायेंगे ।' - 


ठो फिर तस्थस्थमिपां तान्तन्तामः यद्द उदाहरण छीजिये । यहां एकत्व 
अथे वाले मिप के स्थान में एकत्व अथै वाळा अम्‌, हित्व अर्थ वाळे तस्‌ 
थस्‌ के स्थान में द्वित्व अथे वाळे ताम्‌ तम्‌ और बहुत्व अथे वाळे थ के 
स्थान में बहुत्व अथै वारा त आदेश होता दे । 
SS 

१. यद्यपि अथतः साम्य मानने पर इक्‌ अपने हृस्व दीघांदि सवार्णियों के 
भद से ६६ होते हैं और यण्‌ कंबळ ७। इस ल्यि वैषम्य होने से संख्यातानुदेश 
नहीं प्राप्त होता तो भी यथासंख्मनु० इस सूत्र में शब्दतः साम्य मान कर 
क्रम से इक्‌ के स्थान में यण्‌ हो जायेंगे। घस्ळू+आदेशः=घस्छादेशः यहां कार 
के स्थान में लकार आदेश भी दीखता है इस ल्यि इ उ ऋ के समान रू के भी 
रथानी मिलने से इक्‌ और यण्‌ का संख्यासाम्य हो जायगा । 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


४४८ ज्याकरणमद्दां भाष्य 


नजु च एतदपि सेख्याताबुदेशेनैव सिद्धम्‌ । 
इद्‌ तहाकः सवर्ण दीर्घ इति। दण्डाग्रम्‌। क्षुपाग्मम्‌। दधीन्द्रः । 
मधृष्टूः । कण्ठस्थानयोः कण्ठस्थानः । ताळुस्थानयोस्ताळुस्थानः । ओष्ठ- 
स्थानयो रोष्ठस्थानो यथा स्यात्‌ । 
अथ स्थान इति बतेमाने पुनः स्थानग्रहणं किमर्थम्‌ । 
यतरानेकविधमान्तर्यं तत्र स्थानत पचान्तर्यं बलीयो यथा स्यात्‌। 
कि पुनस्तत्‌ । चेता स्तोता। प्रमाणतोऽकारो गुणः प्राम्रोति। स्थानत 
पकारोकारो । पुनः स्थानग्रहणादेकारौकारौ भवतः । 
अथ तमग्रहणं किमर्थम्‌ । : 
“यो हौन्यतरस्यामित्यत्र सोष्मणः सोष्माण इति द्वितीयाः 


यहां भी यथासंख्यमनुदेशः० के नियम से तस्‌ आदि के स्थान में क्रम 
` से ताम्‌ आदि ददो जायेंगे । छ 

अच्छा तो अकः सवर्णे दीधेः यह उदाहरण लीजिये। दुण्डाप्रमू क्षुपाग्रम्‌ 
यहाँ दण्ड=भग्रम्‌, क्षप+अग्रमू इस अवस्था में कण्ठस्थान वाळे अकार के 
स्थान में कण्ठस्थान वाळा आकार दोव होता दै । दधीन्द्रः यहाँ दधि+इन्द्रः 
इस अवस्था में तालस्थान वाले इकार के स्थान में तालुस्थान वाला ईकार दीर्ध 
होता द्दे । मधूब्टृः यहां मधु1उष्टः इस अवस्था में ओप्ठस्थान वाळे उकार के 
स्थान में ओष्ठस्थान वाला ऊकार दीर्घं होता है । 

षष्ठी स्थानेयोगा से स्थान की आवृत्ति आने पर फिर यहां स्थान 
आहण क्यों किया हे ? 

जहाँ स्थान अथे गुण प्रमाण आदि अनेक प्रकार का आन्तये (साइइय) 
सम्भव हो वहां स्थान का आन्तयं ही बलवान्‌ माना जाये इस किये यहां पुनः 
स्थान अहण किया दै। चेता स्तोता (चि स्तु-तूच ) यद्वां चि स्तु में इकार उकार 
के एकमात्रिक होने से उनके स्थान में प्रमाणकृत (मात्राकृत) आन्तयै को ळे 
कर एकमान्निक अकार गुण प्राप्त होता है। ओर स्थानत आन्तं को ले कर 
एकार ओकार गुण प्राप्त होते हैं। स्थान का आन्तर्यं बलवान्‌ मान कर एकार 
'ओकार गुण होते हैं । अकार नहीं ।: 

अन्तरतमः यहां तम प्रण क्यों किया दै ? 


वाक्‌ +इसति=वागुघसति । निष्टुपून-दसतिःनत्रिष्टुब्चसति । यहां झयो होन्य- 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


| 


क ses आनज 


ससम आह्निक ४४९ 


मंसकाः । नादवतो नादवन्त इति तृतीयाः सक्ताः । तमग्रहणाद्‌ ये 
सोष्माणो नादचन्तश्च ते भवन्ति चतुर्थाः । वागूघसति । त्रिष्डुव्‌ भसति । 


किमर्थं पुनरिद्सुच्यते । | 
स्थानिन एकखनिदैशादनेकादेशनिर्दैशाच्च सर्वप्रसड्ठस्तस्मात्‌ 
स्थानेन्तरतमवचनं नियमार्थम्‌ | 

स्थान्येकत्वेन निर्दिश्यते अक इति | अनेकइच पुनरादेशः प्रतिनिर्दि- 
इयते दीर्घ इति । स्थानिन एकत्वनिंदेशादनेकादेश निर्देशाच्च सर्वप्रसङ्गः । 
सर्च सर्वत्र पराप्नुवन्ति | इष्यन्ते चान्तरतमा एव स्युरिति । तच्चान्तरेण 
यत्ने न सिध्यति तस्मात्‌ स्थानेन्तरतमवचनं नियमार्थम्‌ । एवमर्थ- 
मिद्सुच्यते । 

अस्ति प्रयोजनमेतत्‌ । कि तर्हीति। यथा पुनरियमन्तरतमनिवू त्तिः 


= 


तरस्याम्‌ से हकार को पूर्वसदण करने में इकार कें सोग्मा (अम्मा वाळा) होने 
से सोप्मा अ और फ ये दूसरे वण प्राप्त होते हैं। नाद वाला होने से नाद 
वाळे ग और ब ये तीसरे प्राप्त होते हैं। तमग्रहण करने पर जो सोग्मा और 
नादवान्‌ दोनों होते हुए हकार के अधिक सदय हें व घ ओर भ ये चौथे वर्ण 
इकार के स्थान में दो जात हें । 

` यहद सूत्र किस लिय बनाया दै ? 

स्थानी अर्थात्‌ जिसके स्थान में .आदेश दोना है उस के एक निर्दिग्ट 
दोने से और आदेश के अनेक निर्दिष्ट होने से सब जगद सब आदेश प्राप्त 
होते दें । जैसे अकः सवर्णे दीधः यहां अकः यह एक स्थानी निर्दिष्ट दै। डस 
के स्थान में अनेक दीघ आदेश प्राप्त होते हैं। अ के स्थान में जाई 
ऊ ऋ आदि, इसी प्रकार उ आदि के स्थान में आ इं ऊ ऋ आदि दीर्ध 
प्राप्त होते हें । हम चाहते दें कि स्यान में अन्तरतम ( स्थान प्रयत्न से 
सदशतम) दी आदेश द्वों। यद बात विना यत्न किये सिद्ध नहीं होती इस 
किये स्थानेन्तरतमः यह नियम सूत्र बनाया द्दै। 

सूत्र का यह प्रयोजन दै तो, किन्तु यद अन्तरतम का नियम क्या 


१. भन्तरतमे इस सप्तम्यन्त पाठ में अन्तरतम स्थान (स्थानी, तिष्टन्त्यस्मि- 
ज्ञांदेशा इति स्थानम्‌, अधिकरण में ल्युटू ) का विशेषण है, प्रथमान्त पाठ में आदेश का 


विशेषण है । 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


३०० व्याकरणमद्यासाध्य 


सा कि प्रकतितो भवति स्थानिन्यन्तरतमे षष्ठीति । आहोस्विदादेशतः 
स्थाने प्राप्यमाण[नामन्तरतम आदेशो भवतीति । 

कुतः पुनरियं विचारणा | 

उभयथा हि तुल्या संहिता । स्थानेन्तरतम उरण्‌ रपर इति । 


कि चातः । यदि प्रकतितः । इको यणचीति यणां ये अन्तरतमा इकः 
स्तत्र षष्ठी । यत्र पप्ठी तत्रादेशा भवम्तीति इंहेव स्यात्‌ दध्यत्र मध्वञ्च । 
कुमायैर्थम्‌ ब्रह्मबन्ध्वर्थम्‌ इत्यत्र न स्यात्‌ । आदेशतः पुनरन्तरतमनित्च्तौ 
सत्यां सर्वत्र षष्ठी । यत्र पप्ठी तत्रादेशा भवन्तीति सर्वत्र सिद्ध भवति | 
तथा इको गुणबुद्धी इति गुणबृद्धयोयै अन्तरतमा इकस्तत्र षष्ठी । यत्र 
प्रकृति (स्थानी) से माना जाता दे या आदेश से! स्थानेन्तरतम उरण्‌ रपरः 
` इस संद्वितापाठ में यदि अन्तरतम शब्द को सप्तम्यन्त समझ कर स्थानेन्तरतमे 
ऐसा सूत्र मानें तो अन्तरतम स्थानी में स्थानयोगा षप्ठी हो कर अन्तरतम 
स्थान में आदेश दोगा अर्थात्‌ आदेश को अपना अन्तरतम स्थानी देखना द्दोगा । 
उस पक्ष में स्थानी अन्तरतम द्वो जायगा। और यदि अन्तरतम शब्द को 
प्रथमान्त समझ कर स्थानेन्तरतमः ऐस सूत्र मानें तो स्थान में प्राप्त होने 
वाळे भादेशों में जो अन्तरतम आदेश दे वद होगा.। उस पक्ष में आदेश 
अन्तरतम हाँ जायगा। | 

यह विचार किस लिये किया जा रद्दा है । 

दोनों पक्षों में एक सी सन्धि दोने से यद. विचार किया जा रहा हे । 


इस में क्या दै यदि स्थानेन्तरतमे इस प्रकार सस्तम्यन्त पाठ मानते 
हैं तो अन्तरतम (अर्थात्‌ आदेश के) स्थानी में ही स्थान षप्ठी होगी । जहां 
षष्ठी होगी वहां आदेश होंगे तो इको यणचि से दृधि1अन्न८दुध्यन्न | मधु+अन्न- 
मध्वत्र । यदा इस्व इकू में ददी यण्‌ ददो सकेगा। कुमारी-शर्थम्‌-कुमायथैस्‌ । 
अरह्मबन्धू+अर्थम्‌-त्रह्ममन्ध्वर्थम्‌ यहां दीध इक्‌ में न दो सकेगा। क्योंकि यण्‌ 
'भर्धमात्रिक दैँ। उन का अन्परतम स्थानी 'स्व॒त्पान्तरं न दोषाय' के न्याय से 
एकसात्रिक इक्‌ ही समीप पडता दै द्विमात्रिक नहीं । स्थानेन्तरतमः इस प्रथमान्त 
पाठ में तो प्राप्त-प्रसक्ष आदेशों में से अन्तरतम आदेश होगा उस से स्थानी 
के अन्तरतम न होने पर भी सर्वत्र इक्‌ के स्थान मे अन्तरतम यणादेश 
हो जायया ।  ; 


सप्तम्यन्तपाठ में यदद भी दोष है कि इको गुणबद्धी से इक्‌ के स्थान 


७ 0-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


सप्तम भाह्विक ४५१ 


०५ इहच 
षष्ठी तत्रादेशा भवन्तीति इहैव स्यात्‌ नेता लविता नायको लावकः! चेता 
! चायक स्तावक इत्यत्र न स्यात्‌। आदेशतः पुनरन्तरतमनिवृ त्ता 


सा सर्वत्र षष्ठी । यत्र षष्ठी तत्रादेशा भवन्तीति सर्वत्र सिद्ध 
अचात। 2 


तथा कऋबर्णस्य गुणवृद्धिभसज्ञे गुणबुद्धयोयदन्‍्तरतमस्तचर्ण तत्र 

षष्ठी । यत्न षष्ठी तत्रादेशा भवन्तीति इहेव स्यात्‌ । कतो हर्ता आस्तारको 

निपारकः। आस्तरिता निपरिता कारको हारक इत्यत्र न स्यात्‌ । 

आदेशतः पुनरन्तरतमंनिरबुत्तौ सत्यां सर्वत्र षष्ठी । यत्र षष्ठी तत्रादेशा 
भवन्तीति सर्वत्र सिद्धं भवतीति । 


आदेशतोऽन्तरतमनिञ्जत्तो सत्यामयं दोषः । 'चान्तो यि प्रत्यये” 
इत्यत्र स्थानिनिदैशः कर्तव्यः । ओकारोकारयोरिति वक्तव्यम्‌ । पकांरैः 
कारयोमो भूदिति। प्रकृतितः पुनरन्तरतमनित्रत्तौ सत्यां चान्तादेशस्य 


में होने वाळे गुण वृद्धि नेता लविता ( नी लू तृच ) । नायकः लावकः (नी ल्य-णबुळू ). 
यहां दीघे इकू में. द्दी हो सकेंगे । चेता स्तोता (चि स्तु-तृच) । चायकः स्तावकः 
(चि स्तु-ण्डुळू) यद्वां हस्व इक्‌ में न हो सकेंगे। क्योंकि ५ ओ ऐ ओ के 
दीधे दोने से उन का अन्तरतम स्थानी दीधे इक ही दोगा, इस्व नहीं । 
प्रथमान्तपाठ में तो आदेश अन्तरतम होगा उससे संत्र इकू के स्थान में अन्तरतम 
गुण वृद्धि हो जावेगे । 

सप्तम्यन्त पाठ में यह एक और दोष हे कि ऋष॒ण के स्थान में दोने वाळा 
गुण कता हती (कु, हृ, तृच्‌) यश इस्त्र ऋकार में दी दोगा। निपरिता 
आस्तरिता (आस्तु निपृ-तृच्‌) यहां दीचे ऋकार में न होगा । और वृद्धि आस्तारकः 
निपारकः (भा स्त॒ नि पू-ण्छुछू ) यहां दोघे ऋकार में ही होगी । कारकः हारकः 
(कृ ह-ण्वुळू ) यहाँ डस्र ऋकार में न होगी । क्योंकि गुणसेञ्चक भकार के दस्व 
होने से उसका अन्तरतम स्थानी हस्व ऋकार ही होगा, दोघे नदी । और 
बुद्धिसंशक आकार के दीर्ध दोने से उसका अन्तरम स्थानी दीर्घ अकार ही 
होगा, दस्तर नहीं । प्रथमान्तपाठ में तो आदेश भन्तरतम द्दोगा उससे सत्र 
ऋण के स्थान में अन्तरतम अकार भौर आकार गुणदद्धि दो जावंगे । 

प्रथमास्त पाठ में यहद दोष दै कि वान्तो यि प्रःयये मै वकारान्त भव्‌ आव्‌ 
आदेश के लिये उसके स्थानी झो औ का ग्रदण करना होगा। ओदौतोरिति 
वक्तव्यम्‌ ऐसा वचन कदना होगा। जिससे ओ जौ के स्थान में ही क्रम से 
अव्‌ आवू हों, प ऐ के स्थान में न दों । सप्तम्यन्त पाठ में तो अन्तरतम स्थान 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


३५२ ब्याकरणमद्दाभाच्य 


पक्षु या अन्तरतमा प्रकृतिस्तत्र षष्ठी | यत्र षष्ठी तत्रादेशा भवन्तीत्यन्त- 
रेण स्थानिनिदेशं सिद्धं भवति। 

आदेशतोऽप्यन्तरतमनिर्बृत्तौ सत्यां न दोपः। कथम्‌। वान्तश्रहणं 
न करिष्यते । यि प्रत्यये पचोऽयाद्यो भवन्तीत्येच । 

यदि न क्रियते चय जयमित्यत्रापि प्राप्तोति। 

'क्षय्यजय्यौ शक््याथै' इत्येतन्नियमार्थ भविष्यति । क्षिज्योरेचैच 
इति। 

तयोस्तर्दि शक्यार्थादन्यत्रापि प्राप्नोति । क्षेयं पापं, जयो वृषळः ।. 

उभयतो नियमो विज्ञास्यते क्षिज्योरेचैचस्तयोश्च शक्यार्थ पचति । 


में आदेश होगा उससे अबू आव्‌ के अन्तरतम स्थानी ओ ओ ही. मिलेंगे । 
ए ऐ नहीं तो वहाँ अव्‌ आव्‌ नहीं दोंगे। उस पक्ष में ओदौतोरिति वक्तव्यम्‌ यद 
वचन कहने की आवश्यकता नहीं । ; 

यह कोई दोष नदीं। वान्तो यि प्रयये में वान्त ग्रहण ही हरा देंगे । 
यि प्रत्यय इतना सूत्र रखंगे । यकारादि प्रत्यय परे हाने पर एचों को अयादि 
आदेश होते हैं ऐसा कहेंगे । 

यदि वान्तो यि प्रत्यये से वान्त ग्रहण नहीं करेंगे तो चयम्‌ जेयम्‌ (चि 
जि-यत्‌) यहां यकारादि यत्‌ प्रत्यय परे होने पर चि जि के .एकार को भी अयादेश 
प्राप्त होता दै । : 
क्षय्यजय्यौ रुक्यार्थे इस सूत्र के नियमार्थ होने से चेयम्‌ जेयम्‌ में एकार 
को अयादेश नहीं दोगा । अन्यथा यि प्रत्यये इतन सूत्र से ही क्षि जिके एकार 
को अयादेश सिद्ध होने पर क्षय्यजय्यौ० सूत्र व्यर्थ है। वह व्यर्थं दो कर नियमार्थ 
होगा कि क्षि, जि के एच को अध्यादेश दोता दै अन्य के नहीं । 

तब तो क्षेयं पापम्‌, जेयो वृषलः यद्वां शक्य अथं से अन्यन्न भी क्षय्य- 
जग्यौ से क्षि जि के एच को अयादेश प्राप्त होता है। 

दोनों तरफ से नियम समझा जायगा। यादि प्रत्यय परे होने पर यदि 
एच्‌ को भयादि आदेश हो तो क्षि जिके ही एच्‌ को हो और उनको भी 
शक्य अथे में ही दो इस प्रकार दोनों ओर से नियम होने पर देयं पापम्‌, 
जयो वृषलः यद्वां अयोदेश न दोगा। यहाँ शक्य अर्थ न हो कर अह भथ है। 
क्षेतुमह पापं क्षेयम्‌ । जेतुमहों इलो जेयः । 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


02:24: 00 कु 


सप्तम आह्निक २५३ 
इहापि तर्हि नियमान्न प्राभोति । छव्यम्‌ । पव्यम्‌ । अवददयलाव्यम्‌। 
अवश्यपाव्यमिति । र 
तुल्यजातीयस्य नियमः | ` 
कश्च तुल्यजातीयः । 
यथाजातीयकः क्षिज्योरेच्‌ । 
कर्थजातीयकः क्षिज्योरेच्‌ । 
पकारः । 
एवमपि रायमिच्छति रेयतीत्यत्रापि प्राप्नोति । 
रा यिच्छान्द्सः' । दष्टानुविधिइछन्द्सि भवति । 


क्षस्य जय्यो ० के नियम से चेयम्‌ जेयम्‌ की तरह लव्यम्‌ पव्यम्‌ (छू पू-यत्‌) 
अवश्यलाव्यम्‌ अवःयपाव्यम्‌ ( अवइय छू पू-ण्यत्‌) यहां भी ओ ओ को अब्‌ आव्‌ 
आदेश नहीं प्राप्त होते । 

क्षय्य जय्यौ० सूत्र अपने तुल्यज्ञातीय का ही नियम करेगा । 

उसका तुल्यजातीय कौन इ? ` 

जिस प्रकार का कि जि का एच्‌ है। 

किस प्रकार का क्षि जिका एच है? | 

पकार है। इस लिये चेयम्‌ जेयम्‌ यहां एकारान्त का ही नियम होगा । 
लव्यम्‌ पव्यम्‌ अवइयलाव्यम्‌ अवस्यपाव्यम्‌ में एकार न होने से उसका नियम 
न होगा तो वहां भो औ को अव्‌ आव्‌ हो जायेंगे । 

फिर भी रायमिच्छत रैयति यद्वां क्यच्‌ प्रस्ययान्त रे इस नामधातु के पुकार 
को आय्‌ भादेश प्राप्त होता दै क्योंकि क्षि जि के एच्‌ से एकार की दी 
नियम से च्यावृत्ति होगी ऐकार की नही । 

यकारादि प्रत्यय परे होने पर रै शब्द का प्रयोग छान्दस है। अर्थात्‌ वैदिक है। 
इस ढिये रैयति में आयादेश न हेःगा । क्योंकि छन्द में इृष्टाइविधि होती है। 
वहां दृष्ट का अनुविधान होता है । जैसा देखते हैं वैसा कर लेते हैं। रैयति 
को छान्दस मान कर आयादेश का अभाव समझँगे । 


ee याणा 0 


१. रा यि च्छान्दसः यही भाष्य का पाठ है। कुछ लोग रायिइछान्दसः ऐसा 


(०-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


ऐप४ ; ज्याफरणमहाभाष्य 


९ऊदुपघाया गोह? । आदेशतोऽन्तरतमनि्त्तौ सत्यासुपधाग्रहणं 
कर्तव्यम्‌ । प्रकृतितः पुनरन्तरतमनिद्वत्तौ सत्यामूकारस्य गो हो यान्तरतमा 
प्रक्ृतिस्तत्र षष्ठी । यत्र षष्ठी तत्रादेशा भवन्तीत्यन्तरेणोपधाग्रहणं 
सिद्ध भवति । 

आदेशातो 5प्यन्तरतमनिवत्तो स॒त्यां न दोषः। क्रियत पतनः 
ल्यास एव । 

“रदाभ्यां निष्ठातो नः पूर्वस्य च द्‌” । आदेशतोऽन्तरतमनिदृत्तौ 
सत्यां तकारग्रद्दणं कर्तव्यम्‌ । प्रकृतितः पुनरन्तरतमनिद्वृत्तो सत्यां 
नकारस्य निष्ठायां याऽन्तरतमा प्रकृतिस्तत्र षष्ठी । यत्र षष्ठी तत्रादेशा 
भवन्तीत्यन्तरेणापि तकारश्रदणं सिद्धं भवति । 


प्रथमान्त पाठ में यद्द भी दोष है. कि ऊदुपधाया गोहः सं उपधा ग्रहण 
करना होगा । जिसस गोह के उपधा ओकार के स्थान में उकार हो। अन्त्य 
अल्‌ इकार के स्थान में न हो । सप्तम्यन्तपाठ में तो अन्तरतम स्थान में 
आदेश होगा । उससे उकार आदेश अपने अन्तरतम स्थानी ओकार को ही 
देखेगा तो विना उपधा प्रण किये काम चळ जाता हे । 


न 


यह कोई दोष नहीं । ऊदुपधाया गोहः में उपधा ग्रहण किया हुआ ही 
' है। अन्यथा गोह के अन्त्य अछ्‌ दकार के स्थान में उकार प्राप्त होता है। 
उपधा म्हण से नहीं होता । - * 
प्रथमान्त पाठ में यह. एक और दोष दै कि रदाभ्यां निष्ठातो नः पूवेस्य 
च दः सूत्र में तकार ग्रहण करना होगा । जिससे निष्ठा के तकार को नत्व 


हो सके। सप्तम्यन्त पाठ में तो अन्तरतम स्थान में आदेश होगा । उससे 


पाठ मानते हैं। वह पाठ अनुपपन्न है । क्यजन्त रै धातु से धातुनिर्देश में इक्‌ प्रत्यय 
करने पर भी रायिः यह रूप नहीं बन सकता । रा यि च्छान्दुसः का अर्थ है कि 
यि अथोत्‌ यकारादि प्रत्यय परे होने पर रै शब्द छान्दस है । अथीत्‌ यत्रारादि 
क्यच्‌ प्रत्यय परे रहते रै शब्द का प्रयोग केवळ वेद मै होता है, लोक में नहीं । 
क्यच्‌ से अन्यत्र तो रै का प्रयोग लोक में भी हो सकता हे । किन्ही के मत में रै शब्द 
का प्रयोग लोक में सर्वथा ही नहीं होता। वैसे गो समानाक्षरनान्तात्‌ इस वचन 
द्वारा परिगणित गो आदि से ही क्यच्‌ का विधान होने से ऐकारान्त रै शब्द से क्यच्‌ 
होया ही नहीं तो रैयति का प्रयोग भी न होगा उसमें आयादेश का प्रश्‍न ही 
नहीं उठता । 


(८८-७0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


सप्तम भाहिक एणण्‌ 


आदेशतो$5प्यन्तरतमनिव्वत्तो सत्यां न दोपः । क्रियते पतन 
न्यास एच । 

कि पुनरिदं निवर्तकम्‌ । अन्तरतमा अनेन निर्वत्यन्ते। आद्दोस्वित्‌ . 
प्रतिपादकम्‌ । अन्येन निर्वेत्तानामनेन प्रतिपत्तिः । 


कइचात्र विशेषः। 
स्थानेन्तरतमानिवतके सवस्थानिनिवृत्तिः | 


स्थाने5न्तरतमनिर्वर्तके सर्वस्थानिनां निवृत्तिः प्राप्नोति। अस्यापि 
प्राप्नोति दधि मधु । 


नत्व अपने अन्तरतम स्थानी का हूंढेगा तो विना तकार ग्रहण किय भी काम 
प्वळ जाता दै । 

यह कोई दोघ नहीं। रदाभ्यां निष्श्रतो नः० सूत्र में तकार ग्ण किया 
हुआ ही दै। अन्यथा भिन्नवद्भ्याम्‌ ( भिद्‌-क्तवतु ) यहां निः्ठाप्रत्यय क्तवतु 
के दकार को भी नत्व प्राप्त होता हे । यथा तृतीयास्तथा पञ्चमाः इस वणॉ- 
च्चारण शिक्षा के वचनानुसार नकार का अन्:रतम स्थ!नी दकार दो जाता दै 
उसको नत्व रोकने के लिप्रे निष्ठातः इस प्रकार निष्ठा के साथ तकार ग्रहण 


करना आवश्यक दै ।' 

क्या यद्द सूत्र निवेदक है। अर्थात्‌ स्वयं दी अन्तरतम आदेश करने 
वाळा है या .ग्रतिपादक दै । अन्य से किये हुए आदेशों की अन्तरतमता का 
प्रतिपादन करने वाला है ।' 

इसमे क्या विशेष दै ? 

यदि यद स्वतन्त्र रूप से स्वयं ही अन्तरतम' आदेश करने वाला है तो ` 
सब स्थानियों की निवृत्ति प्राप्त होती दै। दघ मधु यहां भी कोई न कोई 
आन्तरतम आदेश हो कर दधि मधु शब्दों की निवृत्ति हो जानी चाहिये । 


१, इस प्रकार भाष्यकार ने स्थानेन्तरतमः इस प्रथमान्त पाठ को निर्दोष 
सिद्ध कर के स्वीकार कर लिया हे । स्थानेन्तरतमे इस सप्तम्यन्त पाठ क दोषों का 
समाधान न होने से वह पक्ष स्वीकृत नहीं हुआ । 


२. प्रश्न यह है कि क्या यह स्वतन्त्र लक्षण है अथवा अन्य से विहित आदेशों 
का नियामक हे अथवा लक्षणान्तर का शेष ह। 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


४५६ ; ब्याकरणमहाभाष्यं 


अस्तु। न कदिचदत्य आदेशः प्रतिनिर्दिश्यते । तत्रान्तर्यतो 
दधिशब्दस्य द्धिशब्द एव, मधुशब्दस्य मधुशब्द एवादेशो भविष्यति । 

यदि चेवं क्वचिद्‌ वैरूप्यं तत्र दोषः स्यात्‌। विसं झुखलमिति। 
“ण्कोरादेशाप्रत्यययोरिःति षत्वं पराप्नोति । अपि च इष्टा व्यवस्था न 
प्रकल्पेत । तद्यथा तप्ते राष्ट्रे तिलाः प्रक्षिप्ता सुहूतमपि नावतिष्ठन्त 
एवमिमे वणी सुहर्तमपि नावतिष्ठेरन्‌ । है 

अस्तु ति प्रतिपादकम्‌। अन्येन निईत्तानामनेन प्रतिपत्तिः । 

निइत्तप्रतिपत्तौ निवात्तेः | 

निउत्तप्रतिपत्तो निर्वृत्तिन सिध्यति | सवे सर्वत्र प्राप्नुवन्ति । 

कि तश्युच्यते निर्वुत्तित सिध्यतीति । न साधीयो निरैत्तिः 

अच्छी बात है । दधि मधु में और तो कोई आदेश नज़दीक दीखता 
नहीं । अन्तरतम होने से दधि मधु ही आदेश हो जायेंगे । 

इस प्रकार आदेश मानने पर किन्ही शब्दों में विरूपता आ जान से दोष 
होगा । जसे--बिसं मुसलम्‌ । यहाँ सकार को सकार आदेश मानने पर आदेश 
का सकार हो जायगा तो इण्‌ कवर्ग से परे आदेशप्रत्यययोः से विधीयमान 
षत्व प्राप्त होगा ।' 

इसके अतिरिक्त बार २ आदेश होते रहने से वणो की इध व्यवस्था भी 
न बनेगी । जैसे गर्म तपे हुए भाइ में डाळे तिळ क्षण भर भी नहीं ठहरते 
चैसे ये वर्ण भी क्षण भर नहीं उद्दरेगे । र 

तो फिर इस सूत्र को प्रतिपादक मान ळें । भर से किये हुए आदेशों में 
भन्तरतमों की साधता का बोधक यह सूत्र दे ऐसा समझ लें । 

अन्या से निप्पन्नो का प्रतिपादक मानने पर ( अभिमत शब्द की) 
निष्पत्ति नहीं सिद्ध होती । सब जगद्द सव आदेश प्राप्त होते हैं । 

यह क्या कद्दा हे कि निप्पत्ति सिद्ध नहीं ददःती । क्या अन्तरतम आदेशों की 


१, जब बिस शब्द के स्थान में बिस आदेश और मुसल के स्थान में 
मुसल आदेश करेंगे तब तो षत्व प्राप्ति का दोष नहीं होगा । क्‍योंकि उस समय 
सम्पूर्ण शब्द के स्थान में आदेश हुआ है केवल सकार के स्थान में नहीं इस लिये 
आदेश का सकार न होने से षत्व न होगा । 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


RR rrr 


सप्तमं आाह्विंक . ३५७ 
सिद्धा भवति। , 


न ब्रूमो निवत्तिने सिध्यतीति। कि तर्हि। इष्टा व्यवस्था 
्रकरपते । न सै सवंत्रेष्यन्ते। - च 


इदमिदानीं किमर्थे स्यात्‌। 
` अनर्थकं च। 
अनर्थकमेतत्‌ स्यात्‌ । यो दि सुक्तवन्तं ब्रूयात्‌ मा सुक्था इति 
कि तेन कतं स्यात्‌ । 
उक्त वा | 


किमुक्तम्‌। 'सिद्ध तु षष्ठ्यधिकारे वचनादिति' । षष्ख्यधिकारे$्यं 
योगः कतेव्यः । स्थानन्तरतमः षष्ठीनिर्दिष्टस्येति । 


निष्पत्ति अच्छी तरद्द सिद्ध नहीं हो रही । साधीयः = अच्छी तरह । 


हम यह नहीं कहते कि निष्पत्ति सिद्ध नहीं होती । आदेश की निप्पत्ति 
तो हो रद्दी है परन्तु आदिश्यमान वणी की इष्ट व्यवस्था नहीं सिद्ध होती । सब 
जगद सब वणी के आदेश इष्ट नहीं.हैं। अकू के स्थान में सब दीर्घ आदेश दो 
जायेंगे तो अन्तरतम दीर्घे आदेश नहीं सिद्ध होते । 


फिर स्थानेन्तरतमः यह सूत्र क्या करेगा 1 | 


यह सूत्र एक प्रकार से व्यर्थ ही होगा। जो किसी के भोजन खा 
वुकने पर कहे कि तुम भोजन मत खाना तो उसके ऐसा कहने से क्या 
होगा। वद्द तो खा चुका। जब और से आदेश हो चुके तब शास्त्र प्रामाण्य 
से उन के साधुत्व ज्ञान के बाद यह सूत्र अन्तरतम हों ऐसा कह कर उन के 
असाधुत्व का प्रतिपादन केस करेगा । 

इस दोष का समाधान कह चुके दैं। क्या? इस सूत्र को निवर्तक या 
प्रतिपादक दोनों ही न मान कर छक्षणान्तरशेषभूत मानेंो। षष्ठी स्थानेयोगा 
के अधिकार में इसे पढ़ देंगे। उस से जहां षष्ठी के निर्देश से दीघं आदि 
आदेरों का विधान हो रद्दा द्वोगा वहीं इस की उपस्थिति हदो जायगी तो 
इसके द्वारा आदेश परिष्कृत हो कर अन्तरतम हो जायेंगे । सब आदेश ह 
जगह नहीं होंगे । इस प्रकार विधिसूत्रों के साथ इस की एकत्राक्यता होने 
से कोई दोष न होगा । 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


१४५८ र ब्याकरणमहा भाष्य 


प्रत्यात्मवचनं च । 


प्रत्यात्ममिति च वक्तव्यम्‌ | कि प्रयोजनम्‌ । यो यस्यान्तरतमः स 
तस्य स्थाने यथा स्यात्‌ । अन्यस्यान्तरतमोऽन्यस्य स्थाने मा भूदिति । 


्रत्यात्मवचनमशिष्यं स्वभावसिद्धत्वात्‌ | 


प्रत्यात्मवचनमशिष्यम्‌ । कि कारणम्‌ । स्वभावसिद्धत्वात्‌। स्वभा- 
चत पतत्‌ सिद्धम्‌। तद्यथा समाजेषु समाशेषु समवायेषु चास्यतामित्युक्त 
न चोच्यते प्रत्यात्ममिति प्रत्यात्मं चासते | 

अन्तरतमवचनं च । 

अन्तरतमवचनं चाशिष्यम्‌ । योगश्चाप्ययमदिष्यः । कुतः। 
स्वभावसिद्वत्वादेव । तद्यथा समाजेषु समाशेषु समवायेषु चास्यतामित्युक्ते 
नैव कृशाः करौः सहासते’ न पाण्डवः पाण्डुभिः । येषामेध किंचिदर्थळतमा- 
न्तर्य तेरेव सहासते । तथा गावो दिवसं चरितवत्यो यो यस्याः प्रसवो 
भवति तेन सह रारते। तथा यान्येतानि गोयुक्तकानि संघुष्टकानिः#वन्ति 
तान्यन्योन्यमपश्यन्ति शब्द कुर्वन्ति । 

अन्तरतमविधान में प्रत्यात्म शब्द का ग्रहण करना चाहिये। प्रत्यात्म 


अर्थात्‌ अपना अपना जो जिस का अन्तरतम दे वह उंसी के स्थान में दो | अन्य 
का अन्तरतम अन्य के स्थान में न हो यह कहना चाहिये । 


_ प्रत्यात्म ग्रहण करने की कोई आवश्यकता नहीं । यह तो स्वभाव से ही 
सिद्ध है कि जो जिस का अन्तरतम दै वह उसी के स्थान में होता है । 
जैसे समाज-उत्सव पर जन-समङ्गाम, समाश-सदभोज, और समवाय=सभा आदि में 
“बैठिये' ऐसा कइने पर जो जिस स्थान के योग्य होता दै वद्द वहीं बैठता है। 
अपने अपने स्थान पर न कदने पर सब अपने अपने स्थान पर ही बैठते दें । 


इस प्रकार स्थानेन्तरतमः इस सूत्र की भी आवश्यकता नहीं रहती । यह 
भी अशिष्य द्दे । उपदेश की अपेक्षा . नहीं रखता। क्योंकि सभा आदि में बैठिये 
ऐसा कहने पर न तो दुबळे आदमी दुबछों के साथ बैठते हैं, न पीले वणे वारे 
पीछे वर्ण वालों के साथ, बल्कि जिन के साथ कुछ अकृत (विद्या जाति धनादि 
के कारण) आान्तये (साइशय) होता दै उन्हीं के साथ बैठते हैं । दिन में बाहर चर 
कर आइ हुई गौपं घर में जो जिसका बच्चा होता दै उसी के साथ सोती है । 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


सप्तम आह्विक ४५९. 
एवं तावच्चेतनावत्खु । 


अचेतनेष्वपि । तद्यथा लोष्टः क्षिप्तो वहुवेगं' गत्वा नैव तियेग्‌ 
गच्छति नोध्वमारोइति पृथिवीविकारः पृथिवीमेव गच्छत्यान्तर्यतः । तथा 
या पता आन्तरिक्ष्यः सूक्ष्मा आपस्तासां विकारो घूमः। स धूम आकाशे 
निवाते नैव तिर्यग्‌ गच्छति नार्वांगवरोहति । अब्विकारोऽप एव गच्छत्या- 
न्तर्यतः। तथा ज्योतिषो विकारोऽचिराकाशदेशे निवात खुप्रज्वलितं 
नैव दिर्यग्‌ गच्छति नार्वागवरोहति । ज्योतिषो विकारो ज्योतिरेव गच्छत्या- 
न्तयतः । पकड 

व्यञ्जनस्वरव्यतित्रमे च तत्कालप्रसङ्गः । 


व्यञ्जनव्यतिक्रमे स्वरव्यतिक्रमे च तत्कालता प्राप्नोति । व्यञ्जनव्यति- . 


>>> 


संघुष्टकानि-एक साथ जुए में जुतन वाळे होने से अत्यन्त परिचित गोयुक्तकानि-वेलॉ. 
के जोडे जब एक दूसेर को नहीं देखते तो रंभाने राते हैं । 

यह व्यवद्वार तो केवळ चेतना वाले प्राणियों में दीखता है (पर यहां आदिष्ट 
होने वाळे वर्ण अचेतन हैं ) । | 

अचेतनों में भी दीखता दै। जैसे फेंका हुआ मिट्टी का ढेला बड़े वेगा 
से ऊपर जा कर न तो तिरछा जाता है और न उपर दी चढृता दै। पएथिवी का 
विकार होने से नीचे एथिवी पर ही आ गिरता है । एथिवी के साथ उसका, 
आन्तयै है, साइश्य दै। इस लिये वह प्रथिवी में दी मिल जाता है। यद जो 
अन्तरिक्ष में सूक्ष्म समुद्र का पानी है; अग्निसंयोग से काष्ठादि में उत्पन्न उस 
का विकार धुआं आकाश में बन्द हवा में न तो तिरछा जाता है और न नीचे 
उतरता दवै । पानी का विकार होने से अन्तरिक्ष के पानी में ही सिक जाता है । 
सूये का विकार जो ज्वाळाये हैं वे आकाश में बन्द हवा में तिरछी या नीचे न 
जाकर सूये का विकार होने से सूये में ही मिङ जाती हैं । अग्नि को छपट अग्नि मे 
मिल जाती हें । सूये की किरणें सूये में मिल जाती हैं ।* 

व्यञ्जन के परिवर्तन में और स्वर के परिवर्तन में स्थानेन्तरतमः इस 


१, किन्ही पुस्तकों में बाहुवेगं पाठ है । उसमें अर्थ होगा बाहु के वेग के 
साथ । बहुवेग--्बहुत वेग के साथ । यह क्रियाविशेषण है। 
२, इस प्रकार भाष्यकार ने चेतनाचेतन जगत्‌ के व्यवहार से अन्तरतम नियम 


को अन्यथा सिद्ध करके इस सूत्र का खण्डन कर दिया है। 


(७-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


४६० - व्याकरणमद्दाभाष्य 


क्रमे । इष्टम्‌। उप्तम्‌। आन्तर्थतोऽर्घमात्रिकस्य व्यञ्जनस्यार्धमात्रिक इक्‌ 
प्राप्नोति । 

नेव लोके नेव वेदे अधमात्रिक इगस्ति। . 

कस्तर्हि ! । ४ 3५% 

मात्रिकः । योस्ति स भविष्यति । 

स्वरव्यतिक्रमे । दध्यत्र मध्वत्र । कुमार्यर्थम्‌ ब्रह्मवन्ध्वर्थम्‌ । आन्तर्य- 
तो मात्रिकस्य द्विमात्रिकस्येको मात्रिको द्विमात्रिको यण्‌ प्राप्नोति । 

नेव लोके नेव वेदे मात्रिको द्विमात्रिको वा यणस्ति। 

स्वर क 

अर्धमात्रिकः । योस्ति स भविष्यति । 


अन्तरतम नियम के मानने पर तत्समकाल वर्ण - का ग्रहण ग्राप्त होता है । 
व्यञ्जन के परिवर्तन में जैसे-इष्टम्‌, उप्तम्‌ (यज वप्‌-क्त) यहां यज्‌ वप्‌ में 
यकार वकार व्यञ्जन अर्धमात्रिक हैं उन के स्थान में होने वाले इकार उकार 
भी अन्तरतम परिभाषा से अर्धमात्रिक प्राप्त होते हैं । 


लोक और वेद में कहीं भी इकार उकार अधमात्रिक (आधी मात्रा 
वाळे) मही हैं । 

फिर कोन से हैं । ; 

मात्रिक हैं। जो हैं वे हो जायेंगे। इस लिये इष्टम्‌ उप्तम्‌ में 
मात्रिक ही इकार उकार होंगे, अर्धमात्रिक नहीं 

स्वर के परिवर्तन में जैसे-दध्यत्र मध्वत्र (दघि-अन्र, मधु अन्न)। कुमार्यर्थम्‌ 
ब्रह्मवन्ध्वर्थम्‌ ( कुमारी-अर्थम्‌, बरह्मबन्धू-भर्थम्‌ ) यहां मात्रिक और द्विमात्रिक इवर्ण 
उवणे स्तर के स्थान में होने वाळा यण भी अन्तरतमपरिभाषा से मात्रिक 
द्विमान्निक प्राप्त होता है । 

लोक और वेद में कहीं भी यण्‌ मात्रिक और द्विमात्रिक नहीं है । 

फिर कौन सा है। 
..._ आधी मात्रा वाळा है। जो है वह हो जायगा । इस लिये दध्यन आदि में 
अधेमात्रिक ही यण्‌ होगा मात्रिक द्विमात्रिक नहीं। 


७ 0-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


सप्तम जाद्धिक . ४६१ 
अक्षु चानेकवर्णादेशेषु । 
अक्षु चानेकवर्णादेशेषु तत्कालता प्राप्नोति। इद्म इश्‌। आन्तर्य- 
तो5धैतृतीयमात्रिकस्येद्मः स्थानेडर्थतृतीयमातरमिवर्ण प्राप्नोति । 
नेष दोषः । भाव्यमानेन सवर्णानां ग्रहणं नेंत्येच न भविष्यति । 
गुणबृद्धधेजभावेषु च । 
गुणबृद्धयोरेजभावेषु च तत्कालता प्राप्नोति । खद्वा इन्द्र 
खद्चेन्द्रः । खद्वा उद्कमत्खद्‌वोद्कम्‌ । खर्चा ईषा-खट्वेषा । खरवा 
ञढास्खद्चोढा । खद्वा एडका-खट्वैडका । खद्वा ओद्नः=्खट्वीद्नः। 
खद्चा ऐतिकायनः=खर्वेतिकायनः । खद्वा औपगवः = खद्चौपगव इति। 


अन्तयैतसित्रमात्रचतुर्मात्राणां स्थानिनां जिमात्रचतुर्मा्ा आदेशाः प्राप्नु- 
~ 
चन्ति। - 


अनेक वणो के स्थान में आदेश होने वाले अचो में भी अन्तरतम 
परिभाषा से तत्कालता प्राप्त द्दोती है । जैसे इदम इश्‌ । यहाँ इदम्‌ को त्यदाद्यत्व 
पररूप हो कर इद? बनने पर वदद ढाई मात्रा वाळा हो जाता है उस के 
स्थान में होने बाला इश ( इ) आदेश भी ढाई मात्रा वाला प्राप्त दोता है। 


भाव्यमानेन सवर्णानां ग्रहणं न, इस परिभाषा से यहां दोष न होगा। 
इस परिभाषा का अर्थ है--विधीयमान अण्‌ अपने सवण का ग्रहण नहीं करता 
है। इस छिये इदम इश में विधीयमान इश आदेश अपने सवर्णी का ग्रहण 
नहीं करेगा तो एकमात्रिक ही इकार होगा । ढाई मात्रा वाळा नहीं। चैसे 
ढाई मात्रा वाला इकार कहीं दै भी नहीं । यदि त्यदाद्यत्व पररूप को बाघ 
कर सीधा इदम्‌ को इश करें तो भी त्रिमात्रिक इकार प्राप्त होता है। वह 
भी भाव्यमान होने से न होगा । 

गुणवृद्धि और एज्‌भाव (टेरेत्व) में भी अन्तरतम परिभाषा से तत्काळता 
प्राप्त होती दै । जैले खट्या इन्द्र:-खट्वेन्द्र:। खद्वा इंपा-खदवेषा । खट्वा उदकम्‌= 
खट्बोदकम्‌। खट्वा उढा=खद्वोढा । खद्वा पुडका=खद्वैडका । खट्वा-ऐतिकायनः= 
खद्वैतिकांयनः । खट्वा ओदनःन्खट्वोदनः। खद्वा नपगवः-खट्बौपगवः । यहाँ 
त्रिमात्रिक चतुर्मात्रिक आ ई भ आदि के स्थान में होने वाळे गुणइद्धिसेशक ए झो 
ऐ औ भी अन्तरतम परिभाषा से त्रिमात्रिक चतुमोत्रिक प्राप्त होते हैं । 


(७-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


3६२ ब्याकरणमद्दाभाष्य 


नष दोषः। तपरे गुणवृद्धी । 

नजु च तः परो यस्मात्‌ सोऽयं तपरः । 

नेत्याह । तादपि. परस्तपरः इति । | 

यदि तादपि परस्तपरः। अद्ददोरबिति इहैव स्यात्‌ यवः स्तवः । 
छवः पव इत्यत्र न स्यात्‌। 

नेष तकारः । कस्तर्हि । दकारः । 

कि दकारे प्रयोजनम्‌ ? 

अथ कि तकारे? यद्यसन्देहार्थस्तकारः, दकारोपि। अथ मुख 


° 


ओ- यह कोई दोष नहाँ। गुणबृद्धि संज्ञा में अदेङ्‌ आदैच्‌ कह कर अ ए ओ 
और आ ऐ औ ये सब तपर किये गये. हँ । इस लिये तपरस्तत्कालस्य के नियम से 
.सवर्ण का ग्रहण न होगा तो त्रिमात्रिक चतुर्मात्रिक आदेश न होंगे । 
तपरस्तत्कालस्य यहां तपर शब्द में तो तः परो यस्मात्‌ स तपरः इस प्रकार 
बहुत्रीहि समास माना है। उससे अआह्दी तपर बनेंगे। ए ओ ऐ भौ तपर 
नहीं बनग् । उनके तपर न होने से तत्काल का नियम न होगा तो सवणग्रहण प्राप्त 
होता हे। 
यह बात नहीं दै । तपर शब्द में तात्‌ परः तपरः इस प्रकार पञ्चमी तत्पुरुष 
समास भी मानते हें । उससे एओ ऐ औ भी तपर हो जायेंगे तो तत्काळ का 
नियम हो कर उनमें सवर्णप्रहण न होगा । 
यदि तपर शब्द में तात्परः तपरः इस प्रकार पञ्चमीतत्पुरुष समास भी 
मानते हैं तो ऋदोरप्‌ में उवणे भी तपर हो जायगा 1. उसके तपर हो जाने से तत्काल 
का नियम हो कर हस्व उकारान्त धातु से द्वी अपृ प्रत्यय हो सकेगा। दीध 
ऊकारान्त से न ददो सकेगा । तो यवः. स्तवः (यु स्तु-भप्‌ ) ये ही रूप बन सकेंगे । 
« लव: पवः (छू पू-अप्‌ ) ये न बन सकेंगे। यवः स्तवः में यु स्तु धातु हृस्व उकारान्त 
हैं। लवः पवः में छू पू दीघ उकारान्त हैं । 
ऋदोरप्‌ भं ऋत्‌ ओरप्‌=ऋदोरप्‌ इस प्रकार तकार नहीं मानेंगे किन्तु 
भरद्‌ ओरप्‌=्ऋदोरप्‌ इस प्रकार दकार मानेंगे । 
ऋदोरप्‌ म॑ दकार मानने का क्या प्रयोजन है ? 
वहां तकार मानने का भी क्या प्रयोजन है क्‍योंकि आप तपर शब्द में केवल 


(८७-७0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized‘by eGangotri 


पकर? ५ कासा 


सप्तम आह्विक ४६३ 
खुखार्थस्तकारः, दकारोपि । 


पज्भाचे । कुर्वाते कुर्वाथे । आन्तर्यतो ५धतृतीयमात्रस्य टिसेशकस्या- 
घेतृतीयमात्र एच्‌ प्राप्नोति । 


नैव लोके नच चेदेऽर्धठतीयमाज पजस्ति । 
ऋव्णस्प गुणबद्धिप्रसङ्गे सधैप्रसङ्गोऽविशेषात्‌ । 


ऋणस्य गुणब्रद्धिप्रसङ्गे सर्वप्रसङ्गः । सर्वगुणबृद्धिप्रसह्गः । सर्वे 
गुणत्रृद्धिसंश्चका ऋवर्णस्य स्थाने प्राप्नुवन्ति । किं कारणम्‌। अविशेषात्‌ 
न हि कञ्चिद्‌ विशेष उपादीयते एवंजातीयको गुणब्रद्धिसंहक ऋवर्णस्य 
स्थाने भवतीति । अन्नुपादीयमाने विशेषे सवंप्रसङ्गः । 


चहुन्रीहि समास मानते हैं उससे ऋ ही तपर बनेगा। उकार तो तपर न होगा। 
और ऋ के लिय तपर करना व्यर्थ दे । वह स्तः ही दीधे पढ़ा है । हां, उकार 
के लिये तपर करना सफल हो सकता हवै पर वह पञ्चमी तत्पुरुप समास सं दी 
संभव है । इस लिये दम वहां तकार न सान कर दकार मानते हैं। जिससे 
तपरस्तत्कालस्य की प्रबृत्ति न हो। और उवणे अपने सवर्णियों का अहण कर 
सके । केवळ बहुत्रीदि समास मानने वाळे के लिये ऋदोरप्‌ में तकार दकार 
दोनों समान हें । वद्वा यदि सन्देद्दामाव के लिये तपर किया हुआ मानेंगे तो दपर . 
भी सन्देहाभाव के छिये हो सकता है । यदि सुखपूर्वक सुख से .उच्चारण करने में 
सहायक दोने के लिये तपर मानेंगे तो दपर भी उसके लिये हो सकता है! 

एज भाव का उदाहरण कुवोते कुर्वाथे दै। कुर्वाते कुवीथ (कृ-्भाताम,, 
आथाम ) यहाँ आताम्‌ आथाम्‌ में टि संज्ञक आम्‌ के ढाई मात्रा वाडा होने 
से उसके स्थान में होने वाला टेरेत्व भी अन्तरतम परिभाषा स ढाई मात्रा 
वाळा प्राप्त होता दै । 

लोक और वेद में कहीं भी ढाई मात्रा वाळा पकार नहीं है। द्विमान्निक तो 
डे । इस लिये द्विमात्रिक हो जायगा ! 

ऋवण के स्थान में गुणबृद्धी कहने पर गुणबुद्धिसंज्ञक सभी वर्ण प्राप्त होते हें। 
क्योंकि ऋवण के स्थान में होने के ल्यि गुणवृद्धिसंज्ञ वाळे किसी विशेष वर्ण 
को नहीं कदा गया दै कि यह गुणद्रदिसज्ञक वर्ण कवणे के स्थान में होता दै । 
बिना विशेष वर्ण के कदे सभी वणे प्राप्त होते हें 


(७-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


४६९४ व्याकरणमद्दाभाष्य 


न वा ऋवर्णस्य स्थाने रपरप्रसङ्गादू अवर्णस्यान्तर्यम्‌ । 
न वा एष दोषः । किं कारणम्‌ ऋवर्णस्य स्थाने रपरप्रसङ्गात्‌। 
उ; स्थाने अण्‌ प्रसज्यमान एव रपरो: भवतीत्युच्यते तत्र ऋचर्णस्यान्तयतो 
रेफवतो रेफवानकार पवान्तरतमो भवति । 
सवादेराप्रसङ्गस्त्वन कालत्वात्‌ । सर्वादेशस्तु गुणबृद्धिसंजक ऋचर्ण- 
` स्य प्राप्नोति । । कि कारणम्‌ । अनेकालत्वात्‌ । अनेकाळ्‌ रित्‌ सर्वस्येति। 
नबानेकाल्त्वस्य तदाश्रयत्वाद्‌ ऋवर्णादेशस्याविघातः । 
नवा एष दोषः। किं कारणम्‌। अनेकाळ्त्वस्य तदाश्रयत्वात्‌ । 
यदायसुः स्थानेऽण्‌ तदायमनेकाळ्‌ । अनेकाल्त्वस्य तदाश्रयत्वाद्‌ ऋवर्णा- 
~ €> 
देशस्य विघातो न भविष्यति । 
अथवाऽनान्तर्यमेवैतयोरान्तर्यम्‌। एकस्याप्यन्तरतमा प्रकृति नौस्ति। ` 


७०० 


यद कोई दोष नहीं । उरण रपरः से क्रवर्ण के स्थान में प्रसज्यमान 
ददते ही अण्‌ रपर कहा गया हे । उससे रेफ वाळे ऋवण के स्थान मे उसके अन्तरतम 
रेफ वाले अर्‌ आर्‌ गुणबृद्धि हो जायेगे ।' ६ 


यदि कवणे के स्थान में अर्‌ आर्‌ गुणबृद्धि होंगे तो वे अनेकाळ्‌ होने से 
अनेकाल शित्सबेस्य के नियम से सारे ऋवर्णान्त अङ्ग को प्राप्त होते हैं । 


यह कोई दोष नहीं । ऋचण के स्थान में होने वाळे अण के द्वारा रपर हो कर 
ही अर्‌ आर्‌ अनेकालू होते हँ । पीछे अनेकाल्‌ होने पर वे अपने आश्रयभत 
कवणे का विघात नहीं कर सकते । जब तक ऋवण के स्थान में अर्‌ आर्‌ 
नहीं हो पाते तब तक चे अनेकाळू नहीं बनते । जब तक अनेकाल नहीं बनते 
तब तक सर्वादेश नहीं दो सकते इस लिये पहले ऋवण के स्थान में हों, फिर 
अनेकाल्‌ हों इस उक्त आनुपूर्वी से अनेकाळू द्दो कर भी पूरंपरबरृत्त ऋवणे के 


स्थानित्व का विघात नहीं हो सकता । 


अथवा ऋवर्णे और अवण का अनान्तयै (असाइई्य- ही आन्तर्यं (साइइ्य) दै । 
उनका परस्पर न मिलना ही मिळना है । एक अवणे के अनुकूछ तो प्रकृति नहीं । 


1. उरण्‌ रपरः इसके साथ शुणग्रद्धिशारत्र की एकवाक्यता होने पर ऐसा 
भर्थ होगा--अङ्ग के अन्त्य इक्‌ कवण को रपर अणू रूप गुण होता है। 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


ससम आह्निक 
अपरस्यान्तरतम आदेशो नास्ति । पतदेवैतयारान्तर्यम्‌ ।' 


४३५ 


सम्प्रयोगो वा नष्टाश्वदगघरथवत्‌र । 


अथवा नष्टाश्वदग्धरथवत्‌ सम्प्रयोगो भविष्यति । तद्यथा 
तवाश्वो नष्टो ममापि रथो दग्धः । उभौ सम्पयुज्याबहा इति | एवमिहापि . 


तवाप्यन्तरतमा प्रकृतिर्नास्ति ममाप्यन्तरतम आदेशो नास्ति, अस्तु नो 
सस्प्रयोग इति । 


विषम उपन्यासः । चेतनावत्स्वर्थात्‌ प्रकरणाद्वा छोके सम्पयोगो 
भवति । वर्णाश्च पुनरचेतनाः । तत्र किंङ्ृतः सम्प्रयोगः । 


यद्यपि वर्णा अचेतनाः, यस्त्वसौ प्रयुङ्क्ते स चेतनावान्‌। 


एजवर्णयोरादेशेऽवर्णं स्थानिनोऽवर्णप्रधानत््रात्‌ | 


दूसरे ऋवण के अचुकूरु आदेश नदी । इस प्रकार दोनों के न मिलने से मेल 
दो जायगा । 

अथवा नष्टाश्व दग्धरथ न्याय से दोनों का मेळ हो जायगा। नष्टाश्वदग्धरथ 
न्याय का स्वरूप यद है कि एकका घोड़ा नष्ट दो गया । दूसरे का रथ जळ 
गया तो वे आपस में कहते दे- तेरा घोडा खोया गया और मेरा रंथ जल गया । 
चलो दोनों मिल जावें। तू मुझे रथ दे और में तुझे घोड़ा दूँ। दोनों का काम 
हो जायगा । इसी तरद्द यहां भी तेरा तो अन्तरतम स्थ।नी नहीं और मेरा 
अन्तरतम आदेशं नहीं, चलो दोनों मिल के इस प्रकार अवणे और ऋवण सिक 
जायेगे । 

यह दृष्टान्त ठीक नही । चेतनावान्‌ पदाथा में प्रकरण या सामध्यं से 
लोक मै मेल हो सकता दै । वणे तो अचेतन हैं इन में केले सेल होगा । 


यद्यपि वणी अचेतन हें तो भी उनका प्रयोग करने वाळा तो चेतन 
है उस से मेल हो जायगा | 


१. अब सूत्रान्तर से नितरत्त (निष्पन्न) अण्‌ को रपर करने में भी कोई दोष 
नहीं इसे इस प्रकार करते हैं । सदृश सम्बन्धी के अभाव चाला होना दोनों का साधारण 
धर्मरूप सादर्य है यह भाष्य तालय हैं । 


२. सूत्र प्रत्याख्यान पक्ष में समाधान कहते हैं. सम्प्रयोगो वा इत्यादि । 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


४६६ | ब्याकरणमदाभाष्य 


पजवर्णयोरादेशेऽवणे प्राम्रोति। खद्देलका । मालौपगवः । किं 
कारणम्‌ । स्थानिनोऽवर्णप्रधानत्वात्‌। स्थानी हान्ञावणेप्रधानः । 


सिद्धं तूमयान्तर्यात्‌ । 
सिद्धमेतत्‌ । कथम्‌ । उभयोयाऽन्तरतमस्तेन भवितव्यम्‌। नचाव- 
णँसुभयोरन्तरतमम्‌ । 
उरण रपरः ।१।१।५१। 


किमिद्सुरण्रपरवचनमन्य निवृत्यर्थम्‌ । उ; स्थाने अणेव भवति 
रपरश्चेति। आहोस्विद्‌ रपरत्वमामनेन विधीयते । उः स्थानं अण्‌ च 
अनण्‌ च। अण्‌ तु रपर इति। 
कश्चात्र विशेषः 


एच और अवर्ण के एकादेश में अवण की प्रधानता दने दोनों 
के स्थान में अत्रण आदेश ही ग्राप्त होता है। खट्वा-एछका-खट्वैलका । माळा- 
औपगवः = मालौपगवः । यहाँ दृद्धिरिचि से विधीयमान आ ऐ ओ के एकादेश 
भें ऐेओ न दोकर आ दोना चाहिये । क्योंकि स्थानी ए औ में भी अत्रण 
के विद्ययमान होने से उस की प्रधानता दै । 

यह कोई दोष नदी । खट्वैलका, मालौपगवः में ऐ ओ बृद्धि एकादेशं 
सिद्ध हो जायेंगे । क्‍योंकि जो उभय अर्थात्‌ आ भौर ऐ ओ दोनों का अन्तरतम 
होगा वही आदेश दोगा! आकार केवळ कण्टस्थान वाळा होने से दोनों का 
अन्तरतम नहीं है । ऐ औ तो कण्ठ के साथ ताङ ओष्ठ स्थान वळे भी 
होने से दोनों स्थानियों के अन्तरतम हैं इस लिये दोनों के स्थान में ऐ 
ओ ही बृद्धि होंगे, आकार नहीं । 

क्या उरण्‌ रपरः इस सूत्र से ऋ के स्थान में भण्‌ ही हो और वह 
रपर दो इस प्रकार अण्‌ से भिन्न आदेशों की निश्वत्ति की जाती दे या ऋ 
के स्थान में अण अनण्‌ सब दों पर अण तो रपर हो इस प्रकार अण को 
केवळ रपर मात्र किया जाता है । पहले पक्ष में यह क्र के स्थान में प्राप्त 
अन्तरतम आदेशों को भी बाधकर अण्‌ ही करेगा और उसे रपर भी साथ में कर 
देगा । दूसरे पक्ष .भें किसी से प्राप्त ऋ के स्यान में अण को रपरमात्र 
करेगा । 2 | 
- इस मै क्या विशेष दै । 


6 0-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


सप्तम आह्विक ३६७ 
उरण्रपरवचनमन्यनिवृत्त्यथमिति चेदुदात्तादिषु दोषः 


डरण्रपरवचनमन्यनिवत्यर्थं चढुदात्तादिषु दोषो भवति । 
के पुन रुदात्ताद्यः 
उदात्ताजुदात्तस्वरिताजुनासिकाः। ` कृतिः हृतिः । कृतं हृतम्‌। 
घृतं प्रहृतम्‌ । नः पाहि । [ 
अस्तु तहि उ: स्थाने अण्‌ च अनण्‌ च । अण्‌ तु रपर इति। 
य उ; स्थानेऽण्‌ स रपर इति चेद्‌ गुणवृद्धथोरवर्णाप्रतिपत्तिः । 


यदि यदद अण्‌ से भिन्न आदेशों की निब्रृत्ति करता है तो उदात्त आदि 
।घ होगा । 

उदात्त आदि कोन से हैं ? 

उदात्त अनुदात्त स्वरित ओर अनुनासिक । झतिः हृतिः (क्क ह-क्तिन) यहाँ . 
कू की ऋ के. स्थान में अन्तरतम ब्नित्यादिर्नित्यप से उदात्त ऋ न होकर अण 
(अ इ उ) में से ही कोई अक्षर प्रास होना चाहिये क्योंकि ऋ अण नहीं है 
उसे बाध कर यद्द ऋ के स्थान में क्षण द्दी करेगा तो कृतिः हृति में उदात्त 
ऋ न हो सकेगा। इसी प्रकार कृतम्‌ हृतम्‌ यहाँ कृ की ऋ के स्थान में 
अन्तरतम अनुदात्ते पदमेकवर्जम्‌ से अनुदात्त ऋ को बाध कर क्षण प्राप्त होता 
है । प्रकृतम्‌ प्रहतम्‌ यद्वां क की ऋ के स्थान में अन्तरतम उदात्तादनुदात्तस्य ` स्वरित 
सें स्वरित ऋ को बाध कर अण्‌ प्राप्त होता हे । नॅः पादि (नुन-पाहि) यहां नुन्‌ 
पे से नन्‌ के न्‌ को स्‌ होने पर अत्रानुनासिकः पूर्वस्य तु वा से ऋ के स्थान में 
अन रतम अनुनासिक ऋ को बाघ कर अण्‌ प्राप्त होता दै । 

अच्छा तो ऋ के स्थान में अण्‌ अनण्‌ सब हों पर अण्‌ तो रपर हो यह 
दूसरा पक्ष मान छीजिये । 

यदि ऋ के स्थान में अण्‌ अनण्‌ सब मान कर अण को केवळ रपर 
किया जाता है तो ऋवण “के स्थान में गुणवृद्धि करने में अवर्ण का मिळना 


१. यद्यपि इम पक्ष में नन्‌ शब्द में त स शस्‌ परे रहते पूवेसवर्ण दीर्घ ऋ न 
होकर अण्‌ ही प्राप्त होता है । उस अवस्था में नृन्‌ यह रूप भी नहीं बन सकता तो 
भी नन्‌ पे सूत्र में निपातन से ऋ दीप हो जायगा । उससे नन्‌ यह रूप बन 
जायगा । 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


४६८ ब्याकरणमद्दाभाज्य 


य उ स्थाने अण्‌ स रपर इति चेद्‌ गुणबृद्धधोरवणंस्याप्रतिपत्तिः । कर्ता 
हरता वार्षगण्यः । [किं हि साबीयःकऋषर्णस्यासवरणे यदवर्णं स्यात्‌ न 
पुनरेङँचौ । 
पूर्वस्मिन्नपि पक्षे पष दोषः। कि हि साधीयः। तत्रापि ऋवर्णस्या- 
सवणे यदवणे स्यात्‌ न पुनरिकारोकारौ । अथ मतमेतत्‌-उः स्थान अणश्चाः 
नणश्च प्रसङ्गे अणेव भवति रपरश्चेति सिद्धा पूर्वस्मिन्‌ पक्षेव्र्णेस्य 
प्रतिपत्तिः । यत्तु तढुक्तमुदात्तादिघु दोष इति स इह दोषो जायते न वा 
जायते । 
जायते स दोषः। कथम्‌ । उदात्त इत्यनेनाणोपि प्रतिनिर्दिश्यन्ते 
अनणोपि । 
यद्यपि अणोपि प्रतिनिर्दिद्यन्ते न तु प्राप्चुवन्ति। कि कारणम्‌ । 


ही दुङँभ है । कर्ता हर्ता (क ह-तृच्‌) । वार्षगण्यः दृषगणस्यापत्यम्‌ , इृषगण-यञ्‌) । यहां 
कु हृ और वृषगण के ऋ को गुणत्रृद्धि करने में कौन सा ऐसा बढ़िया साधक 
हेतु है जिस से ऋ के सभी असवर्णी गुणदृद्धि संज्ञक वर्णो में अ आ दी 
गुणबृद्धि होंगे, ए ओ ऐ ओ नहीं होंगे । जैसा गुणसंज्ञक अण्‌ अकार क्र का 
असवर्ण है वैसे ही ए ओ भी हें। इसी प्रकार जैसा इृद्धिसंञ्चक &ण्‌ आकार _ 
ऋ का असवण है। यैसे ही ऐ औभीहे। ऋ के स्थान में अ आ ही 
गुणबद्धि होंगे एओ ऐ ओ नहीं होंगे इस में क्या साधक देतु हे ? 

यह दोष तो पहले पक्ष में भी दै। वहां भी कोन सा ऐसा बढ़िया 
साधक हेतु है जिस से ऋ के स्थान में असवर्णी अणों में. से अ आ ही 
होंगे ह उ न होंगे। यदि कहो पहले पक्ष में यह दोष नहीं क्योंकि वहाँ ऋ 
के स्थान में अण्‌ अनण्‌ की प्राप्ति में अण ही हो और वह रपर हो ऐसा 
नियम कर देने से अण से भिन्न आदेशों की नित्रत्ति की जाती दै। इ उके भण्‌ 
होने पर भी शुणत्रृद्धि संज्ञक न दोने से ऋ के स्थान में उन की प्राप्ति ही 
नहीं तो इउ न होकर अआ ही होंगे। तो पहले पक्ष में जो उदात्त आदि 
का दोष कद्दा दै उस. पर तो विचार होना चाहिये कि बह इस पक्ष में भी 
दोष दै या नहीं । र 

हां वह दोष इस पक्ष में भी होता हवै। क्योंकि कृतिः हृतिः आदि में 
अण्‌ भी उदात्त आदि प्राप्त हो सकते हैं और अनण्‌ ऋ भी । 


यद्यपि अण्‌ भी उदात्त आदि हो सकते हैं पर कृतिः इति आदि में 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


सप्तम आाद्विफक ४६९ 
स्थानेन्तरतमो भवतीति | 


कुतो चु खल्बेतत्‌ द्योः परिभाषयोः सावकाशयोः समवस्थितयोः 
स्थानेन्तरतम इति उरण्‌ रपर इति च, स्थानेन्तरतम इत्यनया परिभाषया 
व्यवस्था भविष्यति न पुनरुरण्‌ रपर इति । 

अतः किम्‌ ! [ 

अत पष दोषो जायते उदात्तादिषु दोष इति। ये चाप्येते ऋवर्णस्य 
स्थाने प्रतिपदमादेशा उच्यन्ते तेषु रएरत्वं न प्राप्नोति । | ऋत इद्‌ धातो- 
रुदोष्ठ्य पूर्वस्येति । 

सिद्ध तु प्रसङ्गे रपरत्वात्‌ । 
. सिद्धमेतत्‌ | कथम्‌ । प्रसङ्गे रपरत्वात्‌ । उः स्थाने अण्‌ प्रसज्यमान 


वे प्राप्त तो नहीं हैं। क्योंकि स्थानेन्तरतमः इस अन्तरतम परिभाषा से ऋ के 
स्थान में ऋ ही उदात्त आदि होगा । अण्‌ नहीं । 

यह कैसे माने कि स्थानेन्तरतमः भर उरण्‌ रपरः इन दोनों सावकाश 
परिभाषाओं की एक साथ उपस्थिति में यहां अन्तरतम परिभाषा की बात 
सान कर प्रयोग व्यवस्था की जायगी । उरण्‌ रपरः की बात नहीं मानी जायगी ? 

इस से क्या ? 

- इस से यही है कि उरण रपरः से व्यवस्था मानने पर कृतिः हृतिः 
आदि में कहा हुआ उदात्त आदि का दोष इस दूसरे पक्ष में भी प्राप्त रहेगा 
इस के साथ पहले पक्ष में यह भी दोष है कि जो ऋ के स्थान में प्रति- 
पदविदित दै ( साक्षात्‌ विधान किए हुए) आदेश कहे हैं उनमें अण्‌ को रपर 
नहीं प्राप्त द्दोता। जैसे--ऋत इद्धातोः उदोष्ठ्यपूवेस्य। यहां ऋ के स्थान में 
इकार उकार का साक्षात्‌ विधान है । क्योंकि यहद सूत्र तो जहां अण्‌ अनण्‌ की 
प्राप्ति म॑ अण्‌ ही हो इस प्रकार अनियम प्रसङ्ग में नियम विधान द्वारा अण्‌ 
से भिन्न आदेशों की निवृत्ति की गई दे वहीं इस नियम का झेषभूत रपर 
करेगा । ऋत इद्धातोः उदोष्उ्यपूवेस्य मै अनियमभ्रसक्ति रहित साक्षात्‌ इकार 
रूप अण्‌ का विधान दै इस लिय वहां रपर न हो सकेगा । 

ऋ के स्थान में विधि सूत्रों से प्राप्त होता हुआ ही अण्‌ इससे रपर किया 
जायगा तो कोई दोष न होगा। विधि सूत्रों के साथ इसकी एक वाक्यता 
हो जायगी तो यह लक्षणान्तर शेषभूत बन कर स्वतन्त्र विधायक न होगा । कर्ता 
हती वापैगण्यः में शुणबरद्धि के प्रसङ्ग में विधानकार में दी अण्‌ रपर हो जायगा 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


४७० ब्याकरणमदा भाष्य 


एव रपरो भवति | 
कि वक्तव्यमेतत्‌ ? 


नहि । 


कथमनुच्यमानं गंस्यते । 
स्थान इति वर्तते । स्थानशब्द्श्च प्रसङ्गवाची । 
यदेवमादेशोऽविशेषितो भवति । 


आदेशश्च विशेषितः । कथम्‌ । द्वितीयं स्थानग्रहणं प्रकृतमजुवर्तते । 
तत्रैवमभिसम्बन्धः करिष्यते । उः स्थाने अण्‌ स्थाने इति। डः स्थाने 


तो ऋ के स्थान में अर्‌ आर्‌ गुणश्रद्धि मिळ जादेंगे। इतिः हतिः आदि में 


क्षण का प्रसङ्ग ही नहीं दै क्योंकि स्थानेन्तरतम परिभाषा से ऋ के स्थान में 
ऋ ही उदात्त आद्रि प्राप्त है । इस ल्यि वदां इस सूत्र की प्रदृत्ति नहीं होगी । 

क्या यद बात कहनी होगी कि प्रसङ्ग में दी रपर होता है । 

नहीं । 

बिना कहे केसे समझी जायगी ! 

स्थानेऽन्तरतमः से यहां स्थान शब्द की अनुवृत्ति करगे । स्थान का अर्थ 
प्रसङ्ग है ही इस लिये .प्रसक्त होता हुआ अण्‌ रपर होता है यद अये 
निकल आयगा । 

ऐसा होने पर भी अण आदेश ऋवण के स्थान सम्बन्ध से विशेषित न हो 
सकेगा । अथात्‌ ऋ के स्थान में होना रूप सम्बन्ध अण्‌ का न बन सकेगा। 
स्थान शब्द की अनुवृत्ति से केवळ यह अथे निकलेगा कि दूसरों से प्रसक्त 
होता हुआ अण्‌ रपर होता दै । पर वद्द ऋ के स्थान में प्रसक्त होता हुआ रपर द्दोता 
हे यहद अर्थ नहीं निकल सकता । हम चाहते दै कि ऋवण के स्थान में ही 
असक्त होता हुआ अण्‌ रपर हो । 


अण्‌ आदेश ऋ के स्थान सम्बन्ध से भी विशेषित हो जायगा । कैले! 
षष्ठी स्थानेयोगा से दूसरा स्थाने शब्द का ग्रहण भी प्रकृत अनुवृत्त होता आ 


१. उ; यह जो षष्ठी हे इसे ही स्थान षष्ठी क्यों न मान लिया जाय, 
जिससे स्थाने पद की अनुवृत्ति न करनी पड़ेगी। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


> सप्तम भाहिक ४७१ 
भ्रसद्ठ अण॒ प्रसज्यमान एव रपरो भवति । 


अथाण्‌ ग्रहणं किमर्थम्‌ । न ऊ रपरो भवतीत्येवोच्येत । 

ऊ रपरः इतीयत्युच्यमाने क इदानीं रपरः स्यात्‌ ? 

यः स्थाने भवति । 

कश्च स्थाने भवति । 

आदेशाः | 

आदेशो रपर इति चेदू रीरिविधिषु रपरप्रतिषेधः । 

आदेशो रपर इति चेदू रीरिविधिषु रपरत्वस्य प्रतिपेधो 

वक्तव्य; । 
` के पुना रीरिविधयः ? ; 

अकङ्लोपानङनङ्रीङ्रिंङादेशाः । अकङ्-सोधातकिः। अकङ्‌ । 
DS Sse nei 
रहदा है। उससे उः स्थाने अण्‌ स्थाने रपरः ऐसा वाक्याथ होगा । अ के स्थान 


में प्रसक्त होता हुआ द्वी अण रपर होगा यह अभीष्टाय सिद्ध हो कर कहीं 
दोष न द्दोगा। 


अण्‌ ग्रहण किस लिये किया दै। ऊ रपरः इतना ही सूत्र क्यों न यना 
दिया जाय ? 

ऊ रपरः इतना सूत्र दोने पर ऋ फे स्थान में कौन रपर दरोगा ? 

जो ऋ के स्थान में होगा । 

ऋ के स्थान में कौन दोगा ? 

आदेश । इस लिये ऋ के स्थान में द्दोने वाला आदेश रपर हो जायगा। 

आदेश को रपर मानने में रीरि विधियों में प्राप्त रपर का निबेध 


कहना चाहिये । 9 
रीरि विधियां कौन सी हैं ! 


अकङ्‌ , लोप, आनङ्‌ , अनङ्‌ , रीड्‌ ये आदेश रीरि विधियां हें । 


उरण्‌ रपरः यह ऋ के स्थान में अण्‌ का विधान नहीं करता, अण्‌ तो लक्षणान्तर से 
किया जाता हे सो यह इस अंश में विधिसूत्र नहीं रहता । घळी स्थानेयोगा यह 
परिभाषा बिधिशास्त्र का अङ्ग है, वहीं उपस्थित होती दे, अनुवाद में नहीं । अत 
स्थाने की अनुशृत्ति अवश्य कर्तव्य है । , 


८८-७0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


३७२ व्यांकरणमदाभाव्य 


नरोप पैतृष्वसेयः । लोप । आनङ-होतापोतारौ | आनङ्‌ । अनङ्-कतों हतो । 
अनङ्‌ । रीइ-मात्रीयति पित्रीयति। रीङ्‌ । रिङ्‌-क्रियते हियते । रिङ्‌ । 
उदात्तादिषु च । 
` उदात्तादिषु च किम्‌। रपरत्वस्य प्रतिषेधो वक्तव्यः । कृतिः | 
इतिः। छतं हतम्‌। प्रकृतं प्रहृतम्‌ । ब्रँः पाहि। तस्मादणू्रणं 


इन में रीङ्‌ रिङ आदेश की सहचरित सभी विधियों को रीरिदिधि कह 
दिया है । अकङ्‌ जैसे- सौधातकिः । ( सुधातुरपत्य, सुधाव-इन्‌ ) यहां सुधातृ 
शब्द से अपत्य अथे में सुधातुरकङ्‌ च से इन्‌ प्रत्यय और सुधात के ऋ के 
स्थान में अकङ्‌ आदेश द्दोता है। उसके अण न होने. पर भी ९पर प्राप्त 
होता है। लोप जैसे- पैतृष्वसेयः । (पितृप्वसुरपत्यं, पितृष्वस्‌-ढकू) यद्वां पितृष्वस 
शब्द से अपत्य अथ में ढकि लोपः से ढक्‌ प्रत्यय और पितृष्वस के ऋ का 
छोप रूप आदेश होता दै । उसके अण्‌ न होने पर भी रपर ग्राप्त ददोता है ।' आनङ्‌ 
ज्ञेसे--होतापोतारौ । (द्दोता च पोता च) यद्वां होतृ पोतृ शब्द के इन्द्र में होत 
के ऋ के स्थान में आनङ्‌ ऋतो द्वन्द्रे से आनङ्‌ आदेश होता है उसके अण न होने 
पर भी रपर प्राप्त होता है ।९ अनङ्‌-कती हर्ता (क ह-ठच) यहां कते (उतै शब्द के 
ऋ के स्थान में ऋदुशनसूपुरण से अनङ आदेश होता है उसके ण्‌ न होने 
प्र भी रपर प्राप्त दोता दै । रीड्-मात्रीयति पित्रीयति । (मातरमिच्छति पितरमिच्छति 
मातृ पितृ-क्यच्‌ तिप्‌) यहां मातृ पितृ शब्द्‌ के ऋ के स्थान में रीड ऋतः से रीङ्‌ 
आदेश होता दै उसके अण न होने पर भी रपर प्राप्त होता द्वै । रिङ्‌-क्रियते 
हियते। (कृ ह-यक्‌-त ) यहां क हृ के ऋ के स्थान में रिङ्‌ शयगूलिङ्छ से रिङ्‌ 
आदेश होता है उसके अण्‌ न होने पर भी रपर प्राप्त होता है। इसके अतिरिक्त 
कृतिः हृतिः, कृतम्‌ हृतम्‌, प्रकृतम्‌ प्रहृतम्‌ , गुः पाहि इत्यादि में उदात्त अनुदात्त 


१. यदि कहो लोप को रपर मानने पर पैतृग्वस्रेयः यह अनिष्ट रूप प्राप्त 
होगा। यह रूप तो ढकि लोपः से ऋ का लोप न कर के भी इको यणचि से 
यण्‌ हो कर प्राप्त हो सकता था इस लिये लोप विधान. सामर्थ्यं से रपर न होगा 
तो इस का उत्तर यह है कि लोप तो सवीदेश हो कर चरितार्थे हो सकता है । 
सारे पितृष्वस शब्द के स्थान में लोप हो जावे इस लिये भी लोप विधान रह सकता 
है अतः सामर्थ्यं न होने से वह.रपर को नहीं रोक सकता । 

२. यथपि आनङ्‌ को रपर हो कर रेफ का !योगान्त लोप हो जायगा तो भी 
उसके असिद्ध होने से आनङ्‌ के न का छोप न हो सकेगा । 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri - 


सप्तम आहिक २७३ 
कर्तव्यम्‌ । 
एकादेशस्योपसं्यानं कतेब्यम्‌ । 
पकादेशस्योपसंख्यानं कर्तव्यम्‌। खट्वदर्यः । मालदर्य: । 
कि पुनः कारणं न सिध्यति । 


डः स्थानेऽण्‌ प्रसज्यमान पव रपरो भवतीत्युच्यते, न चायमुरव 
स्थानेऽणू शिष्यते । किं तर्हि । उञ्चान्यस्य च । 


अवयवग्रहणात्‌ सिद्धम्‌ । 


यदत्र ऋवण तदाश्रयं रपरत्वं भविष्यति। तद्यथा माषा न 
भोक्तव्या इत्युक्ते मिश्रा अपि न सुज्यन्ते । ; 


अवयवग्रहणात्‌ सिद्धमिति चेदादेशे रान्तप्रातिषेधः | 
अवयवग्रहणात्‌ सिद्धमिति चेदादेशे रान्तस्य प्रतिषेधो वक्तव्य; । 


स्वरित अनुनासिक ऋ आदेश होता है उसके अण्‌ न होने पर भी रपर प्राप्त 
होता है । इस लिय उक्त दोधों की निवृत्ति के लिये क्षण ग्रहण करना चाहिये । 
पुकादेश में रपर का उपसंख्यान करना चाहिये । जैसे--खदवा+ऋश्यः = 
खद्वस्यैः । माछा+ऋश्यः = माळऱ्ये: । यदाँ पूर्व पर के स्थान में आदूगुण: से गुण 
एकादेश हुआ है वदद रपर इथ दै। 
-क्या कारण है जो एकादेश में रपर सिद्ध नहीं होता । 

ऋ के स्थान में प्रसज्यमान अण को रपर कदा दे। खट्वश्ये: यहां एकादेश 
में केवल ऋ के दी स्थान में आदेश नटँ हुआ बढिक ऋ और आ दोनों के स्थान से 
हुआ दै। इस लिये रपर प्राप्त नहीं होदा । | 

आ. और ऋ इस समुदाय के अवयव ऋ ॐ स्थान में आदेश होने से रपर 
हो जायगा । जैसे--उडद न खाने चाहियें ऐसा कहने पर चावळ आदि में मिळे हुए 
उडद भी नहीं खाये जाते । कर 

. यदि आ और ऋ समुदाय के अवयत्र ऋ के स्थान में आदेश मानने से 
खट्वर्यः मालरर्यः में रपर हो जायगा तो अणु अनण्‌ (अणूभिन्न) उभय मिश्रित 


१. उः यह वर्णप्रहण सर्वत्र तदन्त विधि का प्रयोजक होता दै-यद न्याय 
है । इससे यहां ऋकारान्त शब्द का ग्रहण हो जायगा । 


८८-७0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


“22 ळी 


४७४ ब्याकरणमद्दाआष्य 


होतापोतारौ । यथैवोश्वान्यस्य च स्थानेऽण्‌ रपरो भवतीति एवं य उः 
स्थानेऽण्‌ चानण्‌ च सोपि रपरः स्यात्‌। 

यदि पुनक्रेवर्णान्तस्य स्थानिनो रपरत्वसुच्येत- खदूवञ्यः । 
मालडर्यः । 
नैवं शक्यम्‌। इह्‌ न प्रसज्येत । कर्ता हर्ता । किरति गिरति । 
ऋचर्णान्तस्येत्युच्यते न चेतद्‌ ऋवर्णान्तम्‌ । 

नजु चैतदपि व्यपदेशिवद्भावेन ऋवर्णान्तम्‌ । 

अर्थवता व्यपदेशिवद्भावः! न चैषोऽर्थवान्‌। तस्मान्नेवं शक्यम्‌ । 


आदेश में भी अण को अवयव मान कर रपर प्राप्त होता है उसका निषेध 
कहना चाहिये। जैसे- होतापोतारौ यहां आनङ्‌ आदेश मै अण्‌ अनण्‌ दोनों 
होने से उसमें अण्‌ अवयव को मान कर रपर हो जाना चाहिये । 

ऋ के स्थान में रपर न मान कर यदि ऋवर्णान्त के स्थान में रपर मानें तो 
खट्वस्यः माल्द्यः में आ और क्र समुदाय के अन्त में ऋवण होने से रपर 
सिद्ध हो जायगा । 

ऐसा नहीं हो सकता । ऋवणीन्त को रपर मानने में कर्ता हतो (क इ-तृच) । 
निरति गिरति ( कृ ग-श-तिप्‌ ) यहां रपर.नहीं प्राप्त होता । क्योंकि ऋवर्णान्तः के 
_ स्यान में अकार इकार नदीं हुए हैं बल्कि ऋवण के स्थान में हुए हैं । 


` कर्ता इता आदि में ऋवर्णे के स्थान में हुए अकार इकार को भी व्यपदेशि- 
वञ्चाव से ऋदवर्णान्त के स्थान में हुआ मान लेगे । असुख्य में मुख्यवत्‌ व्यवहार को 
ब्यपदेशिवञ्भाव कहते हैं । 
व्यपदेशिवक्धाव अर्थवान्‌ से होता है, अनर्थक”से नहीं । कर्ता इती किरति 
- गिरति में कृ आदि के अर्थैवान्‌ होने पर भी केवळ ऋवण के अनर्थक होने से 
व्यपदेशिवञ्चाव नहीं होगा तो रपरः प्राप्त नहीं होता। इस लिये ऋवणीन्त के 
स्थान. में रपर नहीं मान सकते। उस अवस्था में खट्वएयैः मालस्य: में रपर 
नहीं प्राप्त होता तो एकादेश में रपर का उपसंख्यान ही करना चाहिये । 
उपसंख्यान करने के साथ ही मातु: पितुः यद्दां एकादेश में रपर का निषेध भी 
कहना चाहिये । अन्यथा मातृ-ङस्‌ इस अवस्था में ऋत उत्‌ से मातृ के 
ऋ और इस्‌ प्रत्यय के अकार के स्थान में हुए उकार एकादेश में रपर. 
आप्त होता है। उ को रपर होकर ङस्‌ के स्‌ को रु हो जायगा तो रोरि 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


ससम थाह्विक ३७५ 


न चेदेवझुपसंख्यानं कर्तव्यम्‌ । इह च रपरत्वस्य प्रतिषेधो वक्तव्यः । 
मातुः पितुरिति। 


उभयं न वक्तव्यम्‌ । कथम्‌। यो द्वयोः षष्ठीनिर्दिष्टयोः प्रसङ्गे 
भवति लभते5सावन्यतरतो व्यपदेशम्‌ । तद्यथा देवदृत्तस्य पुत्रः । 
देवदत्तायाः पुत्र इति । 

कथँ मातुः पितुरिति ? 

अस्त्वत्र रपरत्वम्‌। का रूपसिद्धिः । रात्सस्येति सकारस्य लोपः। 
रेफस्य विसजनीयः । 

नवं शक्यम्‌। इह हि मातुः करोति पितुः करोतीति । अप्रत्ययः 
विसअनीयस्येति षत्वं प्रसज्येत । 


. अप्रत्ययचिसजेनीयस्येत्युच्यते । प्रत्ययविसर्जनीयश्चायम्‌ । 


से पूर्व रेफ का लोप और दूलोपे पूवेस्य० से दीघे हो कर मातू: पितूः ऐसा अनिष्ट 
रूप ग्राप्त होगा । एकादेश में रपर न मानने पर तो उ से परे ङस्‌ के सकार 
को रुत्व विसगै हो कर मातुः पितुः यह इष्ट रूप सिद्ध हो जाता है । 

एकादेश में रपर का उपसंख्यान और मातुः पितुः के एकादेश में रपर 
का निषेध इन दोनों के ही कहने की आवश्यकता नहीं । क्योंकि जो दो के स्थान 
में होता है वह उन दोनों में से किसी का भी कहा जा सकता दे । जैसे देवदत्त 
और देवदत्ता के पुत्र को दोनों में से किसी का भी कद्द सकते हैं। तो ऋ के 
ओर आ के स्थान में हुए एकादेश को हम ऋ के स्थान में हुआ भी कद्द 
सकते हैं । इस लिये खट्वर्यः मालव्येः में रपर हो जायगा । 

एकादेश में रपर होने पर मातुः पितुः केसे बनेंगे ? 

भातुः पितुः मै भी उकार पकादेशे को रपर हो कर मातुर्‌ स्‌ ऐसा होगा 
तो रुत्व के असिद्ध होने से रात्सस्य से स का लोप और खरवसानयो० से रेफ़ 
को विसगे हो कर मातुः पितुः बन जायेंगे । 

ऐसा नहीं दो सकता । इस प्रकार मातुः करोति पितुः करोति यद्वां मातुः पितुः 
के प्रत्यय भिन्न विसगे हो जाने से उससे करोति का कबगे परे होने पर इदुदुपधस्य 
चाप्रत्ययस्य से षत्व प्राप्त होगा । 


प्रत्ययमिञ्न विसग को धत्व कहा है । मातुः पितुः में प्रत्यय का विसरे 


१. ऋत उत्‌ सूत्र से। 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


ह 
hs 


४७३ व्याकरणमद्दासाष्य 


लुप्यते$त्र प्रत्ययो रात्सस्येति । 
एवं तर्हि । 
भ्रातुष्पुत्रप्रहणं ज्ञापकमेकादेशानिमित्तात्‌ षत्वश्रतिषेधस्य । 

यद्यं 'कस्कादिषु' अ्रातुष्पुअशब्द पठति तज्ज्ञापयत्याचायों नेकादेश- 
निमित्तात्‌ षत्वं भवतीति। 

कि पुनरयं पूर्वान्तः, आद्दोस्वित्‌ परादिः, आहोस्विदभक्तः : 

कथं चायं पूर्वान्तः स्यात्‌, कथं चा परादिः, कथं वा अभक्तः ? 

यद्यन्त इति वर्तते ततः पूर्वान्तः । अथादिरिति वर्तते ततः परादिः । 
अथोभयं निव॒त्तम्‌ । ततोऽभक्तः 


है। यहां ङसू प्रत्यय के अवयव अकार के स्थान में ऋत उत्‌ से हुए उकार 
को रपर हुआ है। उस रेफ के विसगे को प्रत्यय मान कर प्रत्यय का विसग हो 
जायगा तो षत्व न दोगा । 

ङस्‌ प्रत्यय के अवयव सकार का तो रात्सस्य से लोप हो गया ।, शेष अकार 
का ऋ के साथ एकादेश हो कर उस रपर दो गया । फिर प्रत्यय कहां रहा जिस का 
विसर्ग हो ? 

अच्छा तो फिर कस्कादिषु च इस सूत्र से पठित कस्कादिगण में भ्रातुष्पुत्र 
शब्द का पाठ इस बात का ज्ञापक होगा कि एकादेश को निमित्त मान कर 
इदुदुपध बने हुए विसग को घत्व नहीं होता । अन्यथा आतुः शब्द में भी 
आतृ के ऋ और ङस्‌ के अकार के स्थान में उकार एकादेश हो कर रपर 
हुआ है। तत्स्थानिक विसरे के प्रत्ययभिन्न हस्व उकार उपधा. वाळा होने से 
इदुदुपथस्य चाप्रत्ययस्य से ही षत्व सिद्ध हो जाता फिर घत्व के लिये उसका 
कस्कादिगण में पाठ करना व्यर्थ है । 

रपर कह कर हुआ यदद रेफ क्या पूर्व का अन्तावयव माना जाता है या 
पर का आदि अवयव या अभक्त अर्थात्‌ दोनों में से किसी का भी अवयव 
नहीं साना जाता ? 

कैस तो यह पूर्व का अन्तावयव हो सकता है। केसे पर का आदि अवयव 
और केसे अभक्त ? 

आदन्तौ टकितौ से यदि अन्त की अनुत्रत्ति करें तो पूर्वान्त हो सकता 


-है। आदि की अनुवृत्ति करें तो परादि हो सकता है। और आदि. अन्त में 


से किसी की भी अनुवृत्ति न करें तो अभक्त हो सकत 


। 
00-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


सप्तम आह्विक ४७७ . 
कश्चात्र विशेषः । 
अमक्ते दीधेललयगम्यस्तस्वरहळादिःशेषबिसजेनीयग्रतिषिधः 
प्रत्ययाव्यवस्था च । 


यद्यमक्तः दीधेत्व न प्राप्नोति गीः पूः। रेफवकारान्तस्य धातोरिति 
दीर्घत्वं न प्राप्रोति । 


कि पुनः कारणं रेफवकाराभ्यां धातुर्विशेष्यते न पुनः पदं विशेष्यते 
रेफवकारान्तस्य पद्स्येति। 

नेवं शक्यम्‌। इहापि प्रसज्येत--अग्निवांयुरिति । 

एवं तर्हि रेफवकाराभ्यां पदं विशेषयिष्यामो धातुनेकम्‌। रेफवका- 
रान्तस्य पद्स्येको धातोरिति | 

एवं प्रिय ग्रामणि कुलमस्य प्रियग्रामणिः प्रियसेनानिः अत्रापि 
पराप्नोति । तस्माद्‌ धातुरेव विशेष्यते । घाती च विशेष्यमाणे इद 


इन तीनीं पक्षों मे क्या विशेष है ? 

. रेफ को अभक्त मानने पर दीर्ध, लत्व, यक्‌ और अभ्यस्त का स्वर, 
इलादिः शेष, विसगे का निषेध और प्रत्यय की व्यवस्था सिद्ध नहीं होती । 
गीः पूः ( गा पु-वितरप्‌-सु ) यहां गिर घुर्‌ शब्दों भें रेफ के अभक्त होने से 
रेफान्त धातु न होगा तो वॉरुपथाया दीघ इकः से इक्‌ को दीव नहीं प्राप्त होता । 

क्या कारण हे जो वॉरुपधायाः० सूत्र में रेफ और वकार स धातु को 
विशेषित किया जाता दै अर्थात्‌ रेफवकारान्त धातु के इक्‌ को दीं माना 
जाता है, रेफवकारान्त पद्‌ के इक्‌ को दीर्घे क्यों न माना जाय। गीःपूः में 
` रफ के धातु का अभक्त दोने पर भी रेफान्त पद होने से दीर्घ हो जायगा । 

ऐसा नहीं हो सकता । रेफ वकारान्त पद के इक्‌ को दीर्घ मानने पर अग्निर्‌ 
वायुर्‌ यहाँ भी रेफान्त पद होने से इक्‌ को दीर्ध ग्राप्त होता दै । [ 

अच्छा तो .रेफ वकार से पद विशेषित करेंगे और धातु से इक्‌ को। 
अर्थात्‌ रेफवकारान्त पद के धातुसम्बन्धी इक्‌ को दीचे होता है पेसा अर्थ मानेंगे। 

ऐसा मानने पर भी प्रियं ग्रार्माण कुलमस्य स प्रियग्रासणिः । प्रियं सेनानि 
कुलमस्य स प्रियसेनानिः यहां प्रियग्रामणिर्‌ प्रियसेनानिर्‌ इस रेफान्त पद्‌ में नी 
धातु का इक्‌ होने से दी प्राप्त होता है। इस ल्यि रेफवकारान्त धातु के 
इक्‌ को ही दीघं मानना होगा । वेसा मानने पर गीः पूः में रेफ के धातु 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


४७८ व्याकरणमहाभाष्य 
दीर्घत्वं न प्राप्नोति गीः पूः ॥ दीर्घ । 

रत्व | लत्वं च न सिध्यति। निजेगिल्यते। ग्रो यडी'ति लत्वं 
न प्राप्नोति । 

नेष दोषः । ग्र इत्यनन्तरयोगैषा षष्ठी । 

एवमपि स्वजैगिब्यते इत्यत्रापि प्राप्नोति । 


एवं तहि यङा आनन्तर्यं विशेषयिष्यामः । अथवा ग्र इति 
पञ्चमी । छत्व । 

यक्स्वर । यक्स्वररच न सिध्यति । गीर्यते स्वयमेव पूर्यते 
स्वयमेव । अचः कर्तृयकी'त्येष स्वरो न प्राप्नोति । रेफेण व्यवहितत्वात्‌ । 


नेष दोषः। “स्वरविधौ व्यञ्जममविद्यमानवद्‌ भवती'ति नास्ति 


का अभक्त होने से दीर्घ नहीं प्राप्त होता । 
रेफ को अभक्त मानने पर छत्व भी नहीं सिद्ध होता । निजेगिस्यते 
(नि ग-यङ्‌ त) यहाँ गिर्‌ के रेफ के अभक्त होने से गु का रेफ न दोगा तो प्रो 
यङि से कत्व नहीं प्राप्त होता । 
यह कोई दोष नहीं । ग्रो यङि में ग्रः यह सम्बन्ध षष्ठी न मान कर 
अनन्तर सम्बन्ध में षष्ठी मानेगे। उससे ग के अनन्तर विद्यमान रेफ को लत्व 
हो जायगा । 
. फिर भी स्वर्जेगिल्यते ( स्त्र्‌ ग-यङ्‌ त) यहां ग के अनन्तर पूर्व स्वर्‌ शब्द 
के रेफ को भी छत्व प्राप्त होता हे । | 
अच्छा तो यङ्‌ परे रहते ग के अनन्तर रेफ को छत्व मानेगे । अथवा 
गरो यङि में ग्रः को पञ्चमी मान कर ग से परे रेफ को छत्व मानेंगे तो कह 
पर दोष न द्वोगा। उससे अभक्त पक्ष में भी निजेगिल्यते में लत्व हो 
जायगा । 
के रेफ को अभक्त मानने पर यक्‌ स्वर भी सिद्ध नहीं होता। गीते 
पूयते (ग प-यक्‌ त) यहां यक्‌ परे रहते गिर्‌ पुर्‌ में रेफ के अभक्त दोने से 
य व्यवधान हो जायगा तो अचः कर्तृयकि से आद्यदात्र स्वर नहीं प्राप्त 
। 
यह कोई दोष नहीं । स्वरविधौ व्यञ्जनमविद्यमानवत इस परिभाषा से 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


सप्तम आह्विके ३७६ 
व्यवधानम्‌ । यक्स्वर | 


अभ्यस्तस्वर। अभ्यस्तस्वरदच न सिध्यति। मा हि स्म ते पिपरुः। 
मा हि स्म ते बिभरुः। अभ्यस्तानामादिरिदात्तो भवति अजादौ ळसार्व- 
घातुके इत्येष स्वरो न प्राप्नोति । रेफेण व्यवहितत्वात्‌ । 

नेष दोषः। “स्वरविधौ व्यञ्जनमविद्यमानवद्‌ भवतीति नास्ति 
व्यवधानम्‌ । अभ्यस्तस्वर । | 

. हलादिः शेष | हलादिः शेषश्च न सिध्यति । ववृत ववृधे। 

अभ्यासस्येति हलादिः शेषो न प्राप्नोति। हलादिः शेष । 

विसर्जनीय । विसजेनीयस्य प्रतिषेधो वक्तब्यः। नार्ङुरो नार्पत्यः । 
“खरवसानयोर्विसजनीय' इति विसजनीयः प्राम्मोति । विसजनीय । 


स्वर करने में रेफ व्यज्जन को अविद्यमान मान कर व्यवधान न होगा तो यक्‌ स्र 
दो जायगा। 

रेफ को अभक्त मानने पर अभ्यस्तस्वर भी सिद्ध नहीं होता । मा हि 
स्म ते पिपरुः ( पु-छङ्‌ झि)। मा हि सम ते बिभरुः ( ख-छङ्‌ झि )। यहां पृ थर 
को जुसि च से गुण होने पर रेफ के अभक्त होने से उसका व्यवधान दो 
जायगा तो अभ्यस्तानामादिः से विधीयमान अजादि लसावधातुक. जुस्‌ परे 
रहते आयुदात्त स्वर नहीं प्राप्त दोता। यहां साङ का योग अडागम को रोकने 
के लिय हे । अन्यथा अटू का स्वर हो जाता। हिका योग हिच से क्रिया के 
निघात को रोकने के छियि दै । 

यह कोई दोष नहीं । यहां भी स्वरविधौ व्यज्जनमविद्यमानवत्‌ इस परिभाषा 
से रेफ को अविद्यमान मान कर अभ्यस्त स्वर हो जायगा । ` 

रेफ को अभक्त मानने पर हलादिः शेष भी सिद्ध नहीं होता । वदते 
वदृधे ( वृत्‌ बुध्‌-ढिट्‌ त) यहां अभ्यास में उरदत्व को रपर हो कर रेफ के 
अभक्त होने से अभ्यास का अवयव रेफ न होगा तो हलादिः शेषः से उसकी निवृत्ति 
नहीं प्राप्त होती । [ 

रेफ को अभक्त मानेन पर विसर्ग का प्रतिषेध कहना होगा । नाकुटः 
नापैत्यः ( नुकुख्यां तुपतौ वा भवः) वहां तद्धित परे रहते आदिवृद्धि हो कर 
नार्‌ शब्द का रेफ हे । वह पदसंशक चु शब्द का असर्व हो कर भी तदादि 
सुवन्त होने से पद हो जायगा तो खरवसानयोरविसजनीयः से रेफ को विसगे 
प्राप्त दोता दै उसका निषेध कहना द्दोगा। 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


४८० ब्याकरणमद्दाभाष्ये 


प्रत्ययाव्यवस्था च, प्रत्यये च व्यवस्था न प्रकल्पते । किरतः ` 
गिरतः । रेफोऽप्यभकतः प्रत्ययोपि, तत्र व्यवस्था न प्रकल्पते । 

एवं तहिं पूर्वान्तः करिष्यते। | 

पूर्वान्तवेवधारणं विसर्जनीयप्रतिषेधो यक्स्वरश्च । 

यदि पूर्वान्तः रोरवधारणं कर्तव्यम्‌। 'रोः खुपि' रोरेव सुपि 
नान्यस्य । सर्पिष्षु घनुष्पु । इह मा भूत्‌-गीणु पूथु । 

परादावपि सत्यवधारणं कतंव्यम्‌। चतुषु इत्येवमर्थम्‌ । 

विसर्जनीयप्रतिषेधः । विसअनीयस्य च प्रतिषेधो वक्‍तव्य: । 


रेफ को अभक्त मानने पर प्रत्यय को व्यवस्था भी सिद्ध नहीं होती । किरतः 
गिरतः (क ग-श-तस्‌ ) यहां विकरण संज्ञक श प्रत्यय और इत्त्व की प्राप्ति 
में पर होने से इस्व पदें दो जाता है । उसको'रपर दो कर रेफ के अभक्त होने 
से श प्रत्यय की व्यवस्था नहीं बनती। क्योंकि किर्‌ गिर्‌ में रेफ के धातु 
का अवयव न होने से उसका व्यवधान हो जायगा तो श प्रत्यय न हो सकेगा । 
रेफ भी अभक्त है श विकरण भी। यदि रेफ से पूर्व श प्रत्यय करें तो रेफ 
इकार रूप अण्‌ से पर न रहेगा । 

अच्छा तो रेफ को पूर्वान्त मान लेवें । 

रेफ को पूर्वान्त मानने पर रु का अवधारण करना होगा । अथात्‌ रोः सुपि 
यह सूत्र नियमाथ बनाना होगा । जिससे सप्तमी बहुवचन में रुके ही रेफ को 
विसरे हो अन्य रेफ को न द्दो। उससे गीर पूषु ( गिर्‌ पुर्‌ सुप्‌ ) यद्दा रु का 
रेफ न होने से खरवसानयो० से विसगै नहीं होता है । सर्पिष धनुष्दु (सर्पिस्‌ 
बनुस्‌-सुप्‌ ) यहां स्‌ को रु हो कर रु का रेफ दो जाने से उसको विसमै हो जाता 
है। परादि में तो रेफ पदान्त ही नहीं इस ` छिये वहां विसगे की प्राप्ति न. होने 
' से रोः सुपि यह नियम सूत्र बनाने की आवश्यकता नहीं । 

रोः सुपि यह नियम सूत्र तो रेफ को परादि भानने पर भी बनाना 
होगा । जिससे चतुषु ( चतुर्‌-सुप्‌ ) में चतुर्‌ शब्द के पदान्त रेफ को 
खरवसानयो० से विसगे न हो जावे। चतुर्‌ शब्द का रेफ स्वतः प्रातिपदिक का 
है वह रपर नहीं है जो गो पूर्षु की तरह परादि माना जाय। अभक्त पक्ष 
में भी रोः सुपि यद्द नियम सूत्र बनाना अनिवाये है । वहां भी तदादि वचन से 
अभक्त रेफ भी पदान्त दो जायगा तो विसगै प्राप्त होता हे । इस प्रकार 
रो; उपि इस नियम सूत्र का बनाना सब पक्षों में आवश्यक है । 


रेफ को पूर्वान्त मानने पर नाकुटः नापेत्यः (न्ृकुव्यां नृपती वा भवः ) यहां 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


सप्तम आह्विक ४८१ 

नार्कुटः नापत्यः खरवसानयोर्विसर्जनीयः प्राप्नोति । 

परादावपि विसर्जनीयस्य प्रतिषेधो वक्तव्य: । नाकल्पिरित्येव- 
मर्थम्‌। कल्पिपद्संघातभक्तो5सो नोत्सहते$वयवस्य पदान्ततां विहन्तुमिति 
विसर्जनीयः प्राप्नोति । 

यक्स्वर । यक्स्वरश्च न सिध्यति। गीर्यते स्वयमेव। स्तीर्यते 
स्वयमेव । “अचः कतूयकीत्येष स्वरो न प्राप्नोति” । 

नैष दोषः । उपदेश इति चतंते । 


नार्‌ शब्द के पदान्त रेफ को खरवसानयोविंशजेनीयः से विसग प्राप्त होता दै 
उसका निषेध कहना होगा । 

रेफ को परादि मानने पर भी नाकेल्पिः में खरवसानयोः० से विसर 
प्राप्त होता है उसका निषेध कहना होगा । नृकल्पस्यापत्यं नाकेल्पिः । (नृकल्प- 
इज्‌) यहां नुकल्प शब्द से इन्‌ प्रत्यय परे रहते आदि वृद्धि और रपर 
दो कर नाकेल्पिः बनता हे । रेफ परादि दो कर भी कल्पि इस इजन्त प्रत्यय 
समुदाय का अवयव होगा । कल्पि के . अवयव कल्प का नहा । क्योंकि कल्पप्‌ 
प्रत्यय परे रद्दते स्वादिष्वसर्वनामस्थाने से विधीयमान नृ शब्द की पदसंज्ञा तदादि | 
इस अधिकार से रेफान्त नार्‌ शब्द की होगी । चह रेफ कल्पि के प्रति 
प्रादि द्रो कर भी कल्प के प्रति अपनी पदान्तता को नष्ट नहीं कर सकता 
इस ल्य कल्प परे रहते पदान्त रेफ दने से उसको विसमे प्राप्त होता दै ।' 

रेफ को पूर्वान्त मानने पर यक्‌ स्वर नहीं सिद्ध द्ोता। गीयैते स्तीयेते 
(ग स्तु-यक्‌-्त) यहां गिर्‌ स्तिर्‌ में रेफ के पूर्वान्त होने से ग्र स्त॒ धातु 
झजन्त न रहेंगे तो अचः कतेयकि से यक्‌ परे रते आद्यदात्त स्वर नहीं 
प्राप्त होता । 

अचः कतृयकि में तास्यनुदात्तेन्‌ डिददुपदेशात० से उपदेश अहण की अलुबृत्ति 
कर के उपदेशावस्था में अजन्त धातु छिया जांयगा। गर स्त॒ उपदेशावस्था मे 
अजन्त हैं ही । बाद में रेफान्त होने पर भी उनमें अच: कर्तंयकि से यक्स्वर 
हो जायगा । 


१. यहां पद से पारिभाषिक पद का ग्रहण नहीं । पद्यतेऽनेनार्थ इति पढे 
प्रत्ययः इस व्युत्पत्ति के आश्रयण से पद का अर्थ यहाँ प्रत्यय है। 
२. तीनों पक्षों में विसर्जनीय प्रतिषेध कहना पडेगा । अतः यह कोई दोष नहीं 


यह भाष्य-तात्पये है । र 
३. इस प्रकार पूवोन्त पक्ष मानने में कोई दोष न होगा । रोः सुपि यह नियम 


८८-७0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


४८२ ब्याकरणमद्दांभाष्य 


अथवा पुनरस्तु परादिः । 

परादावकारळोपौच्तपुक्प्रतिषेध श्चङ्युपधाहृस्वत्वमिटोऽव्यवस्थाऽम्यास- 

लोपोंऽम्यस्ततादिस्वरो दीधेत्व च | 
यदि परादिः । अकारलोपः प्रतिषेध्यः. कतौ हर्ता। 'अतो छोप 
आर्घघातुके' इत्यकारलोपः प्राप्नोति । 

नेष दोषः । उपदेश इति वतेते । 
यपदेश इति वर्तते, घिनुतः कृणुतः अत्र ळोपो न प्राप्तोति । 
नोपदेशग्रहणेन प्रङतिरभिसम्बध्यते । कि तर्हि । आर्धधातुकमभि- 


अथवा रेफ को परादि ही मान छेवे । 

रेफ को परादि मानने मै अकारलोप औत्व और पुक्‌ का निषेध, 
चङ्युपधाहस्व, इट्‌ की व्यवस्था, अभ्यासलोप, अभ्यस्तस्वर, तादिस्वर और. दोघे 
सिद्ध नहीं होते । अकारलोप का निषेध जैसे- कर्ता हती । (कृ ह-तच) यहां 
कृ ह को अर्‌ गुण द्वोकर रेफ के परादि दोने से अकारान्त अङ्ग हो जायगा 
तो अतो लोपः से आर्धधातुक परे रहते अकार का लोप प्राप्त होता है.। उस 
का निषेध कहना होगा । 

यहद कोई दोष नहीं । अतो लोपः में अनुदात्तोपदेशवनति« से उपदेश की 
अनुबृत्ति आती है उससे उपदेशावस्था में जो अकारान्त है उसका छोप होगां। 
कतो हती में कु ह इस उपदेशावस्था में अकार न होने से अकार का लोप न होगा | 

यदि अतो लोपः में उपदेश की अनुदृत्ति से उपदेशावस्था में अकारान्त 
का छोप होगा तो धिनुतः इणुतः ( धिन्व्‌ ` इण्ब्‌-उ-तस्‌ ) यहां धिन कृण के 
अकार का लोप नहीं ग्राप्त होता । क्योंकि धिन्व्‌ कृप्वू ये उपदेशावस्था में 
अकारान्त नहीं हैं । [ 

अतो लोपः में उपदेश का सम्बन्ध प्रकृति अर्थात्‌ धातु से नहीं हे । अपितु 


~ 


सूत्र बनाया हुआ है ही। अभक्त तथा परादि पक्ष में भी यह बनाना आवश्यक है । 
नाकुंटः नापंत्यः . में खरवसानयो० इस अन्तरङ्ग कार्य के प्रति बहिरङ्ग बृद्धि के 
असिद्ध होने से नार्‌ का रेफ दीखेगा ही नहीं तो उसे विसर्ग न होगा। जिस 
अकार मिद्चोऽन्त्यात्परः यहां मित्‌ आगम को निर्दोष होने के कारण पूवीन्त स्वीकार 
किया गया है उसी प्रकार यहां उरण रपरः इस सूत्र में अण को होने वाला रपर भी 
निर्दोष होने से पूर्वान्त ही स्वीकार किया गया है । 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


सप्तम आह्विक ४८३ 
सम्बध्यते आर्धधातुकोपदेशे यदकारान्तमिति | अकारलोप । 


न । औत्त्व च प्रतिषेध्यम्‌ । चकार जहार। आत औँ णळ इत्योत्वं 
प्राप्नोति । 


तेष दोषः । निर्दिइयमानस्यादेशा भवन्तीत्येचं न भविष्यति । 
यस्ति निर्दिश्यते तस्य कस्मान्न भवति | 
रेफेण व्यवहितत्वात्‌ । औत्व । 


पुकूप्रतिषेध । पुकू च प्रतिषेध्यः । कारयति हारयति । आतः 
पुगिति पुक्‌ प्राप्नोति । पुक्‌ प्रतिषेध । 


चङ्युपधाहस्च । चङ्युपघाहृस्वत्वं च न सिध्यति। अचीकरत्‌। 


आधधातुक प्रत्यय से है। आर्धधातुक प्रत्यय की उपदेशावस्था में जो अकारान्त 
है उसके अकार का लोप होता है । धिनुतः कृणुतः मै आर्धधातुक उ प्रत्यय की 
उपदेशावस्था में ही धिन्विक्ृण्व्योर्च सूत्र द्वारा अकार अन्तादेश होता दै। इस 
लिय आधेघातुकोपदेशकाळ में धिन कृण के अकारान्त होने से वहां अकार लोप 
दो जायगा । | 

रेफ को परादि मानने पर औत्व का निषेध कहना होगा । जैसे-- 
चकार जहार ( कृ हृ-लिटू तिप्‌ णळ्‌ ) यहां ऊ हृ को बृद्धि दो कर रेफ के परादि होने 
से आकारान्त अङ्ग हो जायगा तो आत औ णलः से णळू को औँकार प्राप्त 
होता है।. 

यह कोई दोष नहीं । निर्देश्यमानस्यादेशा भवन्ति इस परिभाषा से सूत्र से 
षष्ठी विभक्ति से निर्दिष्ट किय हुए णछू के अकार को ही औकार द्वोगा। 
यहां रेफ विशिष्ट णळू होने से औकार नहीं होगा । 

जिसका निर्देश किया है उस णल्‌ को ही रेफ छोड़ कर क्यों नहीं 
ओकार द्दोता ! 

` उसको रेफ का व्यवधान होने से न होगा । इस प्रकार औत्व का दोष 

तो हट गया । 

रेफ को परादि मानने पर पुक्‌ का निषेध कहना होगा । कारयति हारयति 
(क्र ह-णिच्‌ तिप्‌ ) यहां कु हृ को वृद्धि हो कर रेफ के परादि होने से आकारान्त 
अङ्ग हो जायगा तो अर्तिहीब्लीरी० से पुक्‌ का आगम प्राप्त होता है । 

रेफ को परादि मानने पर चङ परे रद्दते उपघाहस्व भी सिद्ध नहीं 


७ ०-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


४८७ - व्याकरणमहाभाष्य 


अजीहरत्‌। 'णो चङ्युपधाया हृस्व’ इति हस्वत्वं न प्राप्तोति । 
इटोऽव्यवस्था । इश्च व्यवस्था न प्रकल्पते । आस्तरिता । 
निपरिता । इडपि परादिः । रेफो5पि । तत्र व्यवस्था न प्रकल्पत । 
. अभ्यास लोप। अभ्यासलोपश्च वक्तव्यः । वदृते वद्धे। अभ्यासस्य 
हळादिः शेषो न प्राप्नोति । अभ्यासलोप । 
अभ्यस्तस्वर । अभ्यस्तस्वरश्च न सिध्यति । मा हि स्म ते पिपरुः । 
मा हि स्म ते विभरुः | अभ्यस्तानामादिरुदात्तो भवति अजादौ ळसार्वधा- 
तुके इत्येष स्वरो न प्राप्नोति । अभ्यस्तस्वर । 
तादिस्वर | तादिस्वरश्च न सिध्यति। प्रकती, प्रकर्तुम्‌ । 'तादौ च 


होता । अचीकरत्‌. अजीहरत्‌ (कृ हृ णिच लइ चङ्‌ तिप्‌) यहां कृ ह को वृद्धि हो 
कर रेफ के परादि होने से कार्‌ हार्‌ का आकार उपधा में न रहेगा तोणौ 
चङ्युपधाया हस्वः से उपधा स्व नहीं ग्राप्त द्दोता । 

रेफ को परादि मानने पर इट्‌ की व्यवस्था भी ठीक नहीं बनती । आस्तरिता 
निपरिता (आ स्त, नि पु-ठच) यहां स्त॒ पृ को सार्वधातुक गुण और रपर 
करने पर रेफ के परादि होने से ठच्‌ प्रत्यय वशादि कृत्‌ हदो जायगा तो नेड्वशि 
कृति इद्‌ का निषेध प्राप्त होता है । क्योंकि इद्‌ भी परादि दै। पर का आदि 
अवयव होता है । और रेफ भी परादि है वहां इर्‌ की. ब्यवस्था नहीं बनती | 
प्रथम तो इद्‌ का निषेध होने से इट्‌ होगा ही नहीं। यदि होगा भी तो रेफ 
से पूवे होगा इससे हर हालत में इद्‌ की ब्यवस्था नहीं बनती । 


रेफ को परादि मानने पर अभ्यास लोप भी कहना होगा । वतरते वत्रधे 
( इत्‌ बृध्‌-लिद्‌ त) यहां इत्‌ ब्रु के अभ्यास को उरच््च तथा रपर हो कर 
रेफ के परादि होने से अभ्पास का अवयव रेफ न रहेगा तो हलादिः शेपः से 
उसकी निवृत्ति न होगी । 

रेफ को परादि मानने पर अभ्यस्त स्वर भी सिद्ध नहीं होता। मा हि 
स्म ते पिपरुः। मा हि स्म ते बिभरुः (प॒ स-लङ्‌ झि) यहां जुसि च से गुण 
हो कर रपर होता है। रेफ के परादि होने से जुस्‌ अजादि लसावधातुक न 
रहेगा तो अभ्यस्तानामादिः से आशुदात्तस्वर नहीं प्राप्त होता । माङ्‌ का योग 
झडागम को रोकने के ख्यि है । हि का योग हिच से क्रिया के निघात को रोकने 
के लिय है । | 


रेफ को परादि मानने पर तादिस्वर भी सिद्ध नहीं होता । प्रकती प्रकतुम 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


सप्तम आहिक ४८५ 


निति छत्यतो इत्येष स्वरो न प्राप्नोति । 

नेष दोषः। उक्तमेतत्‌-कढुपदेशो वा तादर्थमिडर्थमिति। तादि- 
स्वर । 

दीर्घं । दीर्घत्वं च न सिध्यति। गीः पूः । रेफवकारान्तस्य धातो- 
रिति दीर्घत्वं न प्राग्नोति । 


अलोऽन्त्यस्य ॥१॥१॥५२॥ 


किमिदमळूग्रहणमन्त्यचिशेषणम्‌ आहोस्विद्‌ आदेशविशेषणम्‌ ? 
किं चातः। 


(प्र कृ-तुन्‌ , तुसुन्‌ ) यहाँ कु को सावधातुक गुग तथा रपर ददो कर रेफ के 
परादि होने से कृत्‌ प्रत्यय तकारादि न रहेगा तो तादौ च निति कृत्यतौ 
से अनन्तर गति का प्रकृतिस्वर नहीं प्राप्त होता । 


यह कोई दोष नहीं । तादौ च निति कृत्यती सूत्र पर क्ृदुपदेशे वा तादर्थ- 
मिडर्थम्‌ यह वार्तिक कहा गया हे। इससे वहां उपदेश ग्रहण कर देने से 
उपदे सावस्था में तकारादि कृत्‌ लिया जायगा । प्रकती प्रकतुम्‌ में तृन्‌, तुमुन्‌ 
के रेफादि होने पर भी उपदेशात्रस्था में तकारादि होने से तादिखर हो जायगा । 
इम प्रकार यह दोष तो हट गया । 

रेफ को परादि मानने पर दीर्घ भी सिद्ध - नहीं होता । गीः' पूः यहां क्विप्‌ 
प्रत्ययान्त गिर्‌ पुर्‌ शब्दों में रेफ के परादि होने से रेफान्त घातु न रहेगा तो 
वोरुपधाया दीधे इकः से इक्‌ को दीर्ध नहीं प्राप्त होता ।' 

क्या यद्द अछ्प्रहण अन्त्य का विशेषण है या आदेश का ? यदि अरः 
को षब्ठी का एकवचन मानें तो अन्त्य का विशेषण बनता दै । अथे होगा-- 
अन्त्य अळू के स्थान में आदेश होता है। और यदि अलः को प्रथमा बहुवचन 
मानें तो आदेश का विशेषण बनता है । अथै होगा--भळू रूप आदेश अन्त्य के 
स्थान में होता दै । ः 

इससे आपका क्या अभिप्राय है चाहे अन्त्य का विशेषण हो या आदेश का। 


१. इस प्र ग्र अभक्त तथा परादि पक्षों के सब दोषों का समाधान न होने 
से ये दोनों पक्ष स्वीकार्य नहीं हैं । पूर्वान्त पक्ष के सभी दोषों का सम्यक्‌ समाधान 
्रोह्म है यह बात भाष्यकार न सिद्ध कर दी है । 
हो जाने वू दोह है यह 


mukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


४८३ ब्याकरणमद्दाभाष्य 


यद्यन्तविशेषणम्‌, आदेशोऽविशेषितो भवति । 

तत्र को दोषः | 

अनेकालप्यादेशो5न्त्यस्य प्रसज्येत । यदि पुनरलन्त्यस्येत्युच्यते 
तत्रायमप्यर्थः--अनेकाळ्‌ शित्सर्वस्येत्येतन्न वक्तव्यं भवति। इदं नियमार्थे 
भविष्यति अलेवान्त्यस्य भवति नान्य इति । 

एबमप्यन्त्योऽ विशेषितो भवति । | 


तत्र को दोषः । 

वाक्यस्यापि पदस्याप्यन्त्यस्य: प्रसञ्येत। यदि खल्वप्येषोऽभि- 
ग्रायस्तन्न क्रियतेति, अन्त्यविशेषणिपि सति तन्न करिष्यते। कथम्‌। 
ङिच्च अलोन्त्यस्येत्येतन्नियमार्थं भविष्यति-ङिदेवानेकालन्त्यस्य भवति 


यदि अन्त्य का विशेषण है तो आदेश अविशिषित रहता दे। आदेश का 
विशेषण अळू नहीं बनता । 

वहां क्या दोष दै? 

आदेश के साथ अळू का सम्बन्ध न होने से अनेकाल आदेश भी अन्त्य 
अळू के स्थान में प्राप्त होगा । और यदि आदेश का विशेषण मान कर अलोन्त्यस्य 
को जगह अलन्त्यस्य ऐसा छघुन्यास कर दें अर्थात्‌ प्रथमा बहुवचन के स्थान 
में प्रथमा का एकवचन कर दें तो वहां यह भी लाभ दै कि अनेकाल्‌ शित्सवंस्य 
यह सूत्र नहीं बनाना पडता । अलन्त्यस्य यद सूत्र नियमाथ हो जायगा कि 
अल्‌ रूप आदेश ही अन्त्य के स्थान में होता है अन्य अल्‌ समुदाय नही । 

आदेश का विशेषण मानने में अन्त्य अविशेषित रद्दता दे । अर्थात्‌ अन्त्य का 
विशेषण अळू नहीं बनता । 

वहां क्या दोष दै? 

अन्त्य के साथ अळू का सम्बन्ध न होने से अळू समुदाय रूप वाक्य या पद 
में भी अन्त्य के स्थान में अळू रूप आदेश प्राप्त होगा । जेसे--परमानड़द्भ्याम्‌ 
यहां अनड़हू शाब्दान्त परमानडुहू से भ्याम्‌ परे रहते अन्त्य समस्त अनडुद्द 
शब्द के स्थान में वसुसंसुध्वंस्वनडहां द: दकारादेश होने लगेगा। यदि आदेश 
का विशेषण मानने में आपका यद्द अभिप्राय दै कि अनेकाल शित्सवेस्य यदद 
सूत्र नहीं बनाना पड़ता तो वह अन्त्य का विशेषण मानने में भी नहीं बनाना 
पडेगा । केसे ? आदेश यदि 


यह सूत्र नियमार्थे हो 
७८-७0. Mumukshu हीत, wan Varanasi Collection 5कि..कनकाळ, by eGango 


सप्तम आह्विक ४८७ 


नान्य इति । 
किमर्थ पुनरिद्सुच्यते । 


अळोन्त्यस्येति स्थाने विज्ञातस्यानुसंहारः | 


अळोऽ्त्यस्येत्युच्यते । स्थाने विश्ञातस्याचुसं हारः क्रियते । स्थाने 
2233 ज्ञातस्यानुसंहारः क्रियते । स्थाने 


इतरथा ह्यनिष्टप्रसङ्ग; । 
इतरथा ह्यनिष्टं प्रसज्येत । टित्‌किन्‌मितो ५प्यन्त्यस्य स्युः। 
यदि पुनरयं योगशेषो विज्ञायेत । 
योगशेषे च । 
जग किम्‌ । अनिष्टं प्रसज्येत । डित्‌किन्‌मितो५प्यन्त्यस्य स्यः 
च स्येति स्युः । छ माचा 
खुष्ठ्च्यतअलोन्त्यस्येति स्थाने विज्ञातस्यानुसंहारः । इतरथा ह्यनिष्ट- 


अन्त्य के स्थान में हो तो ङित्‌ ही हो अन्य नहीं । डित्‌ को छोड कर शेष अनेकाळ्‌ 
आदेश सर्वादेश द्दो जायेंगे । 

यह सूत्र किस लिय बनाया है ? 

षष्ठी स्थानेयोगा से स्थानेषष्ठी का ज्ञान दोने पर ही अन्त्य अळू का 
अनुसंहार (> उपसंहार) हो । उंसके साथ सम्बन्ध हो इस ढियि यह सूत्र बनाया 
है । अन्यथा अनिष्ट प्राप्त होगा । जहां पष्ठी के स्थान-्सम्बन्ध का ज्ञान नहीं 
हुआ है वहां भी अलोन्त्यस्य इस परिभाषा के उपस्थित हो जाने से टित्‌ कित 
मित्‌ आगम भी अन्त्य अछ के स्थान मै ग्राप्त होंगे। टित कित्‌ मित में 
षष्ठी तो है पर वह स्थानषष्ठी नहीं, अवयव षष्ठी दै । 

यदि इस सूत्र को षष्ठीस्थानेयोगा का शेष भूत मान छें। अर्थात्‌ दोनों की 
एकवाक्यता हो कर अनिश्चित सम्बन्ध वाली षष्टी का अन्त्य अळू के स्थान में 
. सम्बन्ध होता है, ऐसा अर्थ करें तो केसे हो? 

इस सूत्र को षष्ठीस्थानयोगा का शेष मानने पर भी वही दोष है कि 
टित्‌ कित्‌ मित्‌ भी अन्त्य अळू के अवयव प्राप्त होंगे । इटू पुक्‌ नुम्‌ आदि 
टित्‌ कित्‌ मित्‌ आगम जहां कहे हैं वहां न हो कर अन्त्य अळू के अवयव होंगे । 
'भविता यहां इट्‌ का आगम तृच के आदि मेंन हो कर अन्त्य अछ ऋ के 
आदि में होगा । इस लिये यद्दी ठीक कद्दा है--कि जहां स्थानषष्ठी हो वहीं अन्त्य 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


३८८ __ श्याकरणमदायआष्य 


प्रसङ्ग इति । दे 
डिच्च ॥१।१।५३॥ 

तातङ अन्त्यस्य स्थाने कस्मान्न भवति। ङिच्चालोन्त्यस्येति 

पराप्नोति । 
तातङि ङित्करणस्य सावकाशत्वाद्‌ विप्रतिषेधात्‌. सर्वादेशाः । 

तातङि ङित्करणं सावकाशम्‌ | कोऽवकाशः । गुणबुद्धिप्रतिषेघा्ों 
ङकार । तातङि ङित्करणस्य सावकाशत्वाद्‌ विप्रतिषेधात्‌ सर्वादेशो 
भविष्यति । 

प्रयोजनं नाम तद्‌ वक्तव्यं यन्नियोगतः स्यात्‌ । यदि चाये नियोगतः 
सर्वादेशाः स्यात्‌ तत एतत्‌ प्रयोजनं स्यात्‌। कुतो जु खल्वेतत्‌ ङित्कर- 
णादयं सर्वादेशो भविष्यति न पुनरन्त्यस्य स्यादिति। 

एवं तहाँतदेव ज्ञापयति न तातङ्‌ अन्त्यस्य स्थाने मवतीति । यदेतं 
ङितं करोति। इतरथा हि खोट परप्रकरणे पव घूयात्‌-तिह्योस्तादा- 


. अल का सम्बन्ध हो । अवयवषण्ठी आदि में न हो। 

तातङ्‌ आदेश ङित्‌ होने पर भी अन्त्य के स्थान में क्यों नहीं होता ! 

तातङ्‌ में डित्‌ करने का प्रयोजन गुणबृद्धि का निषेध है। इस खयि 
बह सावकाश दै । सावकाश होने से अपवाद न होगा तो विप्रतिषेध से ङिच्च 
को बाध कर अनेकाल्‌ शित्सवेस्य से सर्वादेश हो जायगा। ङ्च्चि की बाधा 
होने से अन्त्य के स्थान में नहीं होगा । 

प्रयोजन वह कहना चाहिये जो नियम से हो । यदि नियम से तातङ्‌ सवादेश 
हो सके तब तो डिस्करण का गुणवृद्धि प्रतिषिध प्रयोजन बन सके | पर यही 
कैसे मानें कि ङित्‌ करने से वह स्वोदेश ही होगा] ङ्च्चि से अन्त्य में 
क्यों न हो ? | 

तो फिर तातड्‌ को डित्‌ करना ही इस बात का ज्ञापक है कि तातङ्‌ 
अन्त्य के स्थान में न हो कर सर्वादेश होता है । अन्यथा सप्तमाध्याय प्रथमपाद 
क्के अङ्गाधिकारीय कायो में तुद्ोस्तातङ्‌ सहद सूत्र न बना कर तृतीयाध्याय 


1... 


चतुर्थपाद के ढादेश प्रकरण में एरुः सूत्र के बाद तिल्योस्ताद्‌ आशिप्यन्यतर- 


१. अनेकाळ्‌ रित्‌ यह उत्सर्ग है, ङिच्च यह अपवाद हैँ। पर यहां ठित्त्व के 


मन्यार्थक होते छे बित्छ केह. अह अपवाद नहीं (< ETL Mango 


सप्तम भाह्विक ४८९ 


शिष्यन्यतरस्यामिति । 
आदेः परस्य ॥१।१।५४॥ 


अळेनस्यस्यादेःपरस्यानेकाछ्शित्सर्वस्येत्यपवादाविप्रतिषेधात्‌ सर्वादेशः । 


अळोन्त्यस्येत्युत्सर्गः । तस्यादेशपरस्य, अनेकाल्शिल्सर्वस्ये- 
त्यपवादौ । अपवादविप्रतिपेधात्‌ सर्चादेशो भविष्यति । आदिः परस्थेः त्यः 
स्यावकाशः | ‘द्वथन्तरुपसगेभ्योऽप ईत? । द्वीपम्‌ । अन्तरीपम्‌। “अनेकाल्‌ 
शित्सर्वस्ये'त्यस्यावकाशः । 'अस्तेभूः” । भविता भवितुम्‌। इहोभयं 
माप्नोति । 'अतो भिस ऐेस्‌' । 'अनेकालूशित्स्वस्ये'त्येतद्‌ भवति बिप्रतिषिः 
घेन । {शत्सर्वस्येत्यस्यावकाशः। इदम इश्‌। इतः । इद्द। आदेः 
परस्थेत्यस्यावकाशः ख एवं । इहोभयं प्राप्नोति अष्टाभ्यऔश । 
शित्सर्वस्येत्येतद्‌ भवति विप्रतिषेधेन । 


स्याम्‌ ऐसा सूत्र बना दते। उससे क्ति के बिना भी ति हि के अन्त्य अक्षर 
इकार के स्थान में तात्‌ आदेश हो जाता। अङ्गाधिकार में सूत्र बनाना और 
फिर तातङ्‌ को ङित्‌ करना गुणबृद्धि प्रतिबंध के ल्यि ही हे । वह सर्वादेश 
के बिना ददो नहीं सकता इस लिये तातङ्‌ का सर्वादेश दोना सिद्ध हो जाता है । 
अलोन्त्यस्य यह उत्सग सूत्र दे। सामान्य सूत्र है। आदेः परस्य और 
अनेकाळ्‌ शित्सवेस्थ ये दोनों उसके अपवाद हैं । वाधक दे। उन दोनों अपवादो में 
पर होने के कारण अनेकाल्‌ शित्सर्वस्य यहद सूत्र आदेः परस्य को बाध केता है। 
जैसे--द्वीपप्‌ू । अन्तरीपम्‌। ( द्वि-अपस्‌, अन्तर्‌-अपम्‌ ) यहां द्वि अन्तर्‌ से परे अप 
शब्द के आदि अकार को इंकार करने में आदेः परस्य सावकाश दै । द्वयन्त- 
रुपसर्गेभ्योऽप ईत्‌ से अप आदि अकार को इंकार हो कर द्वीपम्‌ अन्तरीपम्‌ 
बन जाते हें । भविता भवितुम्‌ यहाँ अस्‌ को भू करने में अनेकाल्‌ शित्सबैस्य 
सावकाश है । अस्तेर्भूः से सारे अस्‌ के स्थान में भू हो कर भविता भवितुम 
बन जाते हैं। बृक्षेः प्लक्षेः ( ब्रक्ष-मिस॒) यहाँ अकारान्त वृक्ष शब्द से परे 
अतो भिस एस्‌ से भिस को ऐस्‌ करने में दोनों एक साथ प्राप्त होते हैं। 
पर होने के कारण आदेःपरस्य को बाध कर अनेकाळू शित्सर्वस्य से सारे 
भिस्‌ को ऐस हो जाता है । इतः, इह यहां इदम इश से इदम्‌ को इश करने 
में शित्‌ का सर्वादेश सावकाश दै। आदेः परस्य का द्वीपम्‌ अन्तरीपम्‌ यह 
पूर्णक्त उदाहरण अवकाश दै । अष्टौ यदाँ अष्टन्‌ से परे जसू दास्‌ को अष्टाभ्य 
औश्‌ स .भजौश करने में दोनों प्राप्त हैं। पर होने से शित्‌ का सर्वादेश दो 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 2 


४९० य्याकरणमदा भाष्य 


अनेकाल्शित्‌ स्वस्य ॥१।१।५५॥ 


शित्सर्वस्येति किमुदाहरणम्‌ ! 

ढृद्म इश । इतः इद्द । 

नैतदस्ति प्रयोजनम्‌ । शित्करणादेवात्र सर्वादेशो भविष्यति । 

इद्‌ तर्हि अष्टाभ्य ओश । 

नजु चात्रापि शित्करणादेव सर्वादेशो भविष्यति ।. 

इद्‌ तर्हि जसः शी’ । जदइशसोः शिः’ । 

नजु चात्रापि शित्करणादेव सवादेशो भविष्यति । 
अस्त्यन्यच्छित्करणे प्रयोजनम्‌ | किम्‌ । विशेषणार्थः शकारः । क 


जायगा तो सारे जस्‌ शस्‌ के स्थान में औश दो कर अष्टौ बन जाता है । 

शित्‌ का क्या उदाहरण है? _ 

इतः, इह यहां इदम इश्‌ से होने वाला इश्‌ आदेश गित्‌ होने से सारे 
इदम्‌ शब्द के स्थान में हो जाता है तो इतः इह ये रूप बन जाते ईं । 

यह कोई उदाहरण नदी । शित्‌करण सामथ्यं से इश आदेश सारे इदम्‌ 
के स्थान में हो जायगा । अन्यथा रित्‌ करने का कुछ भी प्रयोजन नहीं । इश्‌ 
मै इ और झ मिल कर अनेकाळ दो जायेंगे तो सर्वादेश हो जायगा | 

तो फिर अष्टाभ्य औश यह उदाहरण ढीजिय । यहां औश्‌ आदेश शित्‌ 
होने से सारे जस्‌ शस्‌ के स्थान में हो जाता है तो अष्टौ यद्द रूप बन 
जाता है? 

यहां भी शित्करण सामथ्यै से औझ सर्वादेश दो जायगा। श्‌ और झ मिल 
कर अनेकाळ्‌ दो जाते हैं । 

अच्छा तो जसः शी, जरशसोः शिः ये उदाहरण लीजिय। यहां शि, शी 

आदेश शित्‌ होने से सारे जस्‌ शस्‌ के स्थान में हो जाते हैं। तो कुण्डानि, सर्वे ` 
इत्यादि रूप बन जाते हें । 

यहाँ भी शित्करण सामथ्ये से शि शी आदेश सवादेश हो जायेंगे । 

यहां शित्‌ करने का और प्रयोजन है। क्या ? विशिष्ट स्थानों में अहण 
करने के लिये यद्दां शित्‌ किया है । जिसस शि सर्वनामस्थानम्‌, विभाषा डिदयोः 


७ 0-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


| सप्तम जाहिक ल ४९१ 
विशेषणार्थेनार्थ: । 'शि सर्वनामस्थानम्‌! । 'विभाषा किइयोरिति' । 


शित्सर्वस्येति शक्यमकर्तुम्‌ । कथम्‌ । अन्त्यस्यायं स्थाने नवत्न- 
अत्ययः स्यात्‌ । असत्यां प्रत्ययसंज्ञायामित्संक्षा न स्यात्‌। असत्या- 
मित्संज्ञायां लोपो न स्यात्‌ । असति लोपे अनेकाल्‌ । यदा अनेकाल्‌ 
तदा सर्वादेशः। यदा सर्वादेशः तदा प्रत्ययः। यदा प्रत्ययस्तदेत्संज्ञा 
तदा लोप; । 


एवं तर्हि सिद्ध सति यच्छित्सर्वस्येत्याह तज्ज्ञापयत्याचार्यः 


इनमें शि शी शब्दों का ग्रहण हो सके यदि शि और शी में शकार अनुबन्ध 
रूप विशेषण न छगाया जाय तो शि सवेनामस्थानम्‌ विभाषा ङिश्योः आदि में 
इन का ग्रहण न हो सकेगा। इस लिये इदम इश्‌ अष्टाभ्य औश की तरह इनका 
शित्‌करण व्यथ नहीं है । 


. जसः शी, जरशसोः शिः इनके लिय भी सूत्र में सिदूग्रहण की आवश्यकता 
नहीं । क्योंकि यिं जस्‌ शस्‌ के अन्तिम अक्षर सकार के स्थान में शि या शी आदेश 
करें तो वह प्रत्यय न बनेगा। पूरा जस्‌ शस्‌ ही प्रत्यय संज्ञक है। इस लिये 
सारे जस्‌ शास्‌ के स्थान में आदेश ददो कर ही रि या शी स्थानिवद्धाव से प्रत्यय 
वन सकते हैं। प्रत्यय न बनेन पर इःकार. की इत्संज्ञा न होगी । क्योंकि 
लशक्वतद्धिते से प्रत्यय के आदि शकार की इत्संज्ञा होती दै । इत्संज्ञा न होने 
से शकार का लोप न होगा । छोप न होने से शि और शी अनेकाळ रहेंगे। 
जब अनेकाल रहेंगे तब अनेकाल कहने से ही सवादेश दो जायगा । जब सर्वादेश 
हो गया तब प्रत्यय इत्संज्ञा झोप हो कर शित्‌ बने। इस प्रकार आनुपूर्वी से 
यहां अनेकाल्‌ हो कर सवोदेश हो जायगा क्योंकि सर्वादेश हुए बिना तो शित्‌ 
ही नहीं बनता। अतः शित्‌ ग्रहण करना व्यथै द्वै। इद्म इश्‌ आदि अन्त्य 
शितों में तो शित्करण साम्यं से अनेकाल हो कर सवादेश हो जायगा और 
जसः शी आदि के आदि शितों में आजुपूर्वी से अनेकाळू हो कर सर्वादेश 
हो जायगा । . 

तो फिर अनेकाल्‌ से ही सिद्ध होने पर सूत्र में जो रित्‌ ग्रहण किया 
है वह इस बात का ज्ञापक है कि नानुबन्धङ्कतमनेकाल्त्वम्‌ यह परिभाषा होती 
हे । इस परिभाषा का अथै है कि अनुबन्ध का किया हुआ अनेकाल्त्व नहीं 
द्दोता। अथात्‌ अनुबन्ध कें कारण आदेश अनेकाल नहीं माना जाता। तो | 
इश्‌ आदि आदेश शकार अनुबन्ध के कारण अनेकाछ न होंगे। उनमें सर्वादेश 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


४९२ व्याक्रणमहाभाष्य 


अवत्येषा परिभाषा नानुबन्धक्तमनेकालूत्वै भवतीति । किमेतस्य ज्ञापने 


प्रयोजनम्‌ । तत्रासरूपसर्वादेशदापूप्रतिषेधेषु पृथग निर्देशो ऽनाकारान्तत्वा- 
1507 “५ 7:33: HN डी म ति 


के लिय शित्‌म्रहण करना चाहिये । आदि शकार वाळ जसः शी आदि सँ तो 
सर्वादेश होने से पहळे शकार अनुवन्ध ही नहीं बना इस लिये वे इस परिभाषा 
के विषय नहीं होंगे।” वहां तो आनुपूर्वी से शी अनेकाल्‌ दै। अनेकाक्‌ होने से 
सवादेश हो कर फिर शित्‌ बनता है । जिस प्रकार डा णल आदि आदेश 
आनुपूर्वी से अनेकाळ हें । सवादेश हो कर ही वे भी अनुबन्ध वाळे वनेत हे 
इस छिय वहां भी नानुबन्धङ्कतमनेकालत्वम्‌ इस परिभाषा की प्रवृत्ति नहीं द्दो 
` सकती । हाँ, अधणस्त्रसावनजः, दिव औत्‌., इदम इश्‌ इत्यादि अन्त्य इत्सज्ञक 
तृ औत्‌ इश्‌ आदि, अनुवन्ध के कारण अनेकाळ्‌ नहीं माने जायेंगे तो सर्वादेश 
न हो कर अन्त्य के स्थान में होते हैं। इस परिभाषा के ज्ञापन करने से यह 
ळाभ होगा कि तस्य लोपः सूत्र पर कद्दा गया तत्नासरूपसवादेशदापूप्रतिषषेषु थग्‌ 
निदेशो$नाकारान्तत्वात्‌ यह वातिकं नहीं कहना पडेगा । इसका अथे दै--अनुवन्धों 
को एकान्त मानने पर असरूप विषय में दोष होता है । कर्मण्यण्‌, आतोनुपसर्गे कः 
यहां क और अण प्रत्यय ककार णकारं अनुवन्ध के कारण असरूप (असमान 
रूप वाळे) हो जायंग तो वाऽसरुपोऽस्त्रियाम्‌ इस सूत्र से क विषय में अण्‌ 
भी प्राप्त होगा । दिव ओत यहां तकार अनुबन्ध के कारण औत्‌ अनेकाल्‌ 
हो जायगा तो अनेकालुशित्‌ सवस्य से दिव्‌ के स्थान में सवोदेश प्राप्त होगा । 


च, 


दाधा घ्वदाप्‌ यहां घुसंज्ञा में दाप्‌ के साथ दैप का भी निषेध करने के 


१. यहाँ प्राचीन काशिकाकार आदि वैयाकरण लोग शित्‌ का उदाहरण 
जश्शसोः शिः जसः शी कुण्डानि सबै यह देते हैं वह अन्त्यस्यायं स्थाने भवन्न 
प्रत्ययः स्यात्‌ इत्यादि भाष्यकार के वचन से विरुद्ध होने के कारण चिन्त्य है। 
जसः शी आदि में तो अनेकाळ होने से सर्वादेश होगा न कि शित्‌ होने सें। 
सवोदेश होने से पूवे शित्‌ ही नहीं बनता यह उक्त आनुपूर्वी सें स्पष्ट हे । डा, णळू 
आदि आदेश जो शिदू भिन्न हैं वे भी आनुपूर्वा से अनेक्राल्‌ हो कर सवोदेश 
होते हैं। इसी लिये सिद्वान्तकोसुदीकार ने सर्वे की सि.द्ध में अनेकाळ्त्वात्‌ सर्वादेशः 
ऐसा लिखा है। शित्त्वात्‌ नहीं लिखा । इस विषय में उदूद्योतकार नागेश तो श्रान्त 
ही प्रतीत होते हैं जो यह लिखतें हैं कि नानुबन्धकृतमनेकाठूत्वस्‌ इस परिभाषा के 
ज्ञापित होने प जसः शी आदि में भी शित्त्वात्‌ ही सर्वादेश मानना चाहिये । 
अनेकाळूत्वात्‌ नहीं । अति गम्भीर भाष्याशय को समझने वाले सर्वमान्य विद्वान्‌ का 
ऐसा लिखना विस्मयनीय दै । 


७५-0०. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


सप्तम भाह्विक ४९३ 


दित्युक्तं तन्न वक्तव्यं भवति । 


लिये देप का एथकू अहण करना होगा क्योंकि देप में पकार अनुबन्ध है 
उसके कारण वह एजन्त न होगा तो आदेच उप० से आत्त्व न होने से 
आकारान्त दापू रूप न बन सकेगा। इन सब दोषों का समाधान क्रमशः 
नानुवन्धकुतमसारुप्यम्‌ , नानुवन्धक्ृतमनेकाठ॒त्वम्‌ , नानुवन्थकृतसनेजन्तत्वम्‌ इन परि- 
भाषाओं से हो जायगा। इन तीनों परिभाषाओं में नानुबन्धकृतमानेरालत्वम्‌ का 
तो रित्‌ ग्रहण ही ज्ञापक है। नानुवन्धकृतमसारूप्यम्‌ का ददातिदधात्योर्विमाषा 
में विभाषा ग्रहण ज्ञापक है । नानुवन्धकृतननेजन्तत्वम्‌ का उदीचामाङो व्यतीहारे 
में मेङ्‌ के स्थान में माङ्‌ निर्देश ज्ञापक है । 


सप्तम आह्निक का अनुवाद समाप्त ॥ 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


अष्टम आहिक में प्रतिपादित विषय का संक्षिप्त सार 


इस आहिक में स्थानिवदादेशो$नळविधौ ॥१।१।५६॥ इस सूत्रसले कर 
द्विवचनेऽचि ॥१।१।५९॥ इस सूत्र तक विभिन्न विषयों पर शङ्कासमाधानसहित 

` विचार किया गया है। क्रमशः प्रत्येक सूत्र के प्रतिपाद्य विचार ये है-- 

स्थानिवदादेशोऽनळ्विधौ ॥१।१।५६॥ 

१, सूत्र का पद्कृत्य दिखा कर उसके बनाने का प्रयोजन वताया है । 

२. शास्त्रीय ज्ञापकों से सूत्र का खण्डन करके उसकी सत्ता में भी अनळूविधि 
ग्रहण का विशेष प्रयोजन बताते हुए सामान्यातिदेशे विशेषानतिदेशः इस परिभाषा 
की निवृत्तिं द्वारा सामान्य के साथ विशेष का भी अतिदेश होता है यह सिद्ध 
किया है। 

३. स्थानी सम्बन्धी अळ्विधि में ही स्थानिवद्भाव का निषेध होता है आदेश 
सम्बन्धी अळ्विधि में नहीं होता यह बताया है । 9 

४. एकदेशविक्कतमनन्यवद्‌ भवति इस परिभाषा द्वारा एकदेशविकृतस्योप- 
संख्यानम्‌ इस वार्तिक का समाधान करने में प्राप्त शब्दानित्यत्व दोष दिखा कर 
अनलविधिग्रहण सामर्थ्यं से या आदेश ग्रहण सामर्थ्य से उक्त वार्तिक का खण्डन 
किया है । 

५. नित्यशब्दवाद में स्थान्यादेश भाव की अनुपपत्ति दिखा कर बुद्धिविपरिणाम- 
मात्र ही स्थानिवद्धाव है यह सिद्ध किया है। : 

६. बुद्धिविपरिणाममात्र स्थानिवद्वाव मानने पर अपवाद में उत्सर्ग के कार्य की 
प्राप्ति का निराकरण किया हे । 

७, अन्त में स्थानिवत्सूत्र के दोष दिखा कर उन सब का समाधान किया है । 

अचः परस्मिन्‌ पूवेविधी ॥१।१।५७॥ 
१. सूत्र का पढक्कत्य दिखा कर विधिग्रहण का प्रयोजन बताया ह । . 
२, पूवेविधि शब्द में पूवैस्मात्‌ विधिः पूर्वविधि:. इस प्रकार पञ्चमीसमास भी 
माना हे और उसके प्रयोजन बताये हें । 
३. आदेश के समान निमित्त से पूर्वे को होने वाली विधि भी पूर्वविधि मान कर 
` अपरविधि या स्वविधि मै स्थानिवद्भाव के प्रयोजनों की अन्यथासिद्धि दिखाई हे और 
पट्टया, खद्दया की सिद्धि की है । 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


अष्टम आह्विक में प्रतिपादित विषय का संक्षिप्त सार ३९५ 
४.. विधि शब्द को भावसाधन तथा कमसाधन दोनों प्रकार का स्वीकार कर के 
सुत्र के प्रयोजन बताये हैं। 


५. असिद्धं बहिरङ्गलक्षणमन्तरङ्गक्षणे इस परिभाषा को लोकव्यवहार से सिद्ध 
कर के स्वीकार किया है । 

६. स्थानी अर्थात्‌ अनादिष्ट अच्‌ से पूर्व को विधि भो पूर्वविधि मान इर 
वैयाकरणः, सौवइ्वः में स्थानिवद्भाव का अभाव सिद्ध किया है । 


७. वाय्वोः, अध्वय्वाः में स्वाश्रयप्राप्त यलोप के समाधान के लिये कथित 


असिद्ववचनात्‌ सिद्धम्‌ इस वार्तिक का खण्डन कर के स्थानिवद्भाव में भावाभावातिदे् 
माना हे । जो कार्य स्थानी में होते हैं वे आदेश में भी स्थानिवद्भाव से हो जावें यह 
भावातिदेश है। और जो काये स्थानी में नहीं होते वे आदेश में भी स्थानिवद्काव से न 
हों यह अभावातिदेश है । 

८. स्थानी या आदेश से अव्यवहित पूव की विधि में ही स्थानिवद्धाव न मान 
कर पूवमात्र की विधि में स्थानिवद्भाव माना ह । 


९. एकादेश के उपसंख्यान का खण्डन कर के हल और अच्‌ दोनों के स्थान में 
ए आदेश में स्थानिवद्भाव का खण्डन किया है । 


०. जिस कार्य में स्थानी का आश्रयण किया है या जिसमें नहीं किया है अर्थात 
जो शास्त्रीय या अशास्त्रीय कार्य हैं उन दोनों में ही स्थानिवद्भाव द्दोता है यह सिद्धान्त 
व्यवस्थित किया है । 


न पदान्वद्विवचनवरेयलोपस्वरसवर्णानुस्वार दीधजशचर्विधिपु ॥१।१।५८॥ 

१.  पदान्तविधि में प्राप्त दोष का समाधान कर के विधि शब्द की भावसाधनता 
तथा कमैसाधनता के गुणदोष का विवेचन किया है । 

२. वरेयलोपविधि में वरे अयछोपविधि ऐसा प्रश्‍लेष मान कर वरच्‌ परे रहते 
अवपीलोप तथा यलोप विधान करने में स्थानिवदूभाव का निषेध सिद्ध किया है । 

३. स्वर दीधे यलोप विधियों में लोप रूप अजादेश करने में ही स्थानिवद्भाव 


- का निषेध माना है, लोप से मिनन अन्य अजादेश में नही । 


४. व्विलुगुपधात्वचङ्परनिहासङत्वेषूपसंख्यानम्‌ इस वाक्य की सोदाहरण 
व्याख्या की दै । 

५. पूबैत्रासिद्धे न स्थानिवत्‌ इस वातिक की. सोदाहरण व्याख्या कर के उसका 
अपवाद तस्य दोषः संयोगादिछोपछत्वणत्वेषु यह वार्तिक स्वीकार किया है । 

द्विवचनेऽचि ॥१।१।५९॥ 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


Seas 


४२९६ | ब्यो$रणमंदाभोष्य 


१, सूत्र से विधीयमान स्थानिवदूभाव में कार्यातिदेश न मान कर रूपातिदेश 
माना है । साथ ही अधिजगे में प्राप्त दोष का समाधान किया है। 

२, द्विर्वचन शब्द में एकशेष मान कर उसके दो अर्थ किय हैं। . एक द्वित्व का 
निमित्त अच । दूसरा द्वित्व करना । पहले अर्थ भें अच का विशेषण द्विवेचन होता है 
तो सूत्र का अर्थ होगा-द्वित्वनिमित्तक अच परे रहत द्वत्र करने म अच क स्थान 
में हुआ आदेश स्थानिवत्‌ होता है। पक्षान्तर में स्थानिवत्‌ न मान कर न पदान्त० 
इस पूनेसूत्र में “न? की अनुवृत्ति मानी है तो सूत्र का अथ होगा--्ित्वनिमित्तक अच 
परे रहते द्वित्व करने में द्वित्व से पूर्व अच्‌ के स्थान में आदेश नहीं होता । ऐसा मान 
कृत्येजन्तदिवादिनामधातुष्वभ्यासरूपम्‌ इस वार्तिक का खण्डन किया है । 

३. ओः पुयण्ज्यपरे इस ज्ञापक से णिच्‌ को भी द्वित्व का निमित्त मान कर 
उसके परे रहते स्थानिवद्भाव स्वीकार किया है । 

या सूत्र का प्रयोजन बता कर द्विवेचन यणयवायावादेशाल्लोपोपधाको प- 
णिलोपकिकिनो रुत्वेभ्यः इस पूवेविप्रतिषिध सूचक वचन से इस सूत्र की अन्यथा सिद्धि 
का खण्डन किया है । अन्त में उस पूर्वेविप्रतिषेध वचन की अपेक्षा स्थानिवदूभाव विधायक 
इस सूत्र को ही अधिक उचित स्वीकार किया है । 


७ 0-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


6 


अथाष्टसमाहिकम्‌ 
स्थानिवदाद्‌शोऽनळ्विधो ॥१।१।५६॥ 
वत्करणं किमर्थम्‌ ? , 
स्थान्यादेशोऽनळ्विधावितीयत्युच्यमाने संश्षाधिकारोऽयं तत्र 
स्थानी आदेशस्य संज्ञा स्यात्‌ । 
तत्र को दोषः ? 
आङो यमहनः आत्मनेपदं भवतीति वधेरेव स्यात्‌, हन्तेन स्यात्‌ । 


'वत्करणे पुनः क्रियमाण न दोषो भवति । स्थानिकार्यमादेशोऽतिदिइ्यते । ` 


गुरुवद्‌ गुरुपुत्रे इति यथा । 


स्थानिवत्‌ मै वत्‌ किस छिय किया दै? 

स्थान्यादेशोऽनळूबिधौ इतना सूत्र द्दोने पर दृद्धिरादैद्‌, अदेठ गुणः आदि 
की तरह यहां भी संज्ञा का अधिकार (प्रस्ताव, प्रकरण) मान कर स्थानी आदेश 
की संशा समझी जायगी । 

आदेश की स्थानी संज्ञा मानने में क्या दोष होगा? 


आङो यमहनः इस सूत्र से होने वाला आत्मनेपद हन्‌ के स्थान मं हुए 
वध आदेश से ही हो सकेगा, हन्‌ से न हो सकेगा । क्योंकि संज्ञा विधिवाक्यों मे 
संजी. को उपस्थित कर के स्वयं निवृत्त दो जायगी। इन्‌ संज्ञा वथ संजी की 
उपस्थिति कर देगो तो केवळ वध से ही आत्मनेपद प्र\प्त होगा । वत्‌. करने पर तो 
यह दोष नहीं होता । वहां इन्‌ और वध दोनों से आत्मनेपद सिध हो जाता 
हे । स्थानिवत्‌ करने से आदेश को स्थानी की तरद मान कर उसमे स्थानी 
के कार्य किय जाति हें । आदेश को स्थानो नहीं माना जाता। जस गुरु क उन्र 
को गुरु की तरह मान कर उसमें गुरु के कार्य किये जाते हैं पर उसे गुरु नहीं 


साना जाता ।' 


१. इससे सिद्ध हुआ कि वत करण के विना यह सूत्र सेज्ञासूतर हद जाता है। 
वत करने पर संज्ञासूत्र न हो कर यह अतिदेश सूत्र हो जायगा। एक के तुल्य 
दूसरे को मान कर कार्य करना अतिदेश कदाता है। निमित्त, व्यपदेश, तार 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


४९८ व्याकरणमहाभाष्य 


अथादेशग्रहणं किमर्थम्‌ ? 

स्थानिवद्नळ्विधावितीयत्युच्यमाने क इदानी स्थानिवत्‌ स्यात्‌ ? 

यः स्थाने भवति । न 

कश्च स्थान भवति ? 

आदेशः । ४ 

इदं तर्हि प्रयोजनम्‌। आदेशमात्रं स्थानिवद्‌ यथा स्यात्‌ । एकदेश- 

आदेश ग्रहण किस ल्यि किया दे? 

स्थानिवदनळ्विधौ इतना सूत्र होने पर कौन स्थानिवत्‌ होगा ? 

जो स्थान में हुआ करता है । 

कौन स्थान में हुआ करता है। ' 

आदेश स्थान में हुआ करता है इस लिये आदेश अहण किय विना भी आदेश 
ही स्थानिवत्‌ समझा जायगा । - 

तब तो आदेश अहण का यद प्रयोजन है कि आदेशमात्र अर्थात्‌ प्रत्येक 
आदेश चाहे वह प्रत्यक्ष हो या अनुमानगम्य सब स्थानिवत्‌ द्दो जावे इस 
लिये आदेश ग्रहण किया दै । उससे एकदेशविक्ृतस्योपसंख्यानम्‌ यह आगे कहे जाने 
वाळा वचन नहीं कहना होगा । इस वचन का अथै है कि जो आदेश एकदेश से 
विक्ृत हैं. अथौत्‌ जहां स्थानी के एकदेश में उसके अवयव में विकार हुआ है, 
सम्पूण स्थानी को आदेश नहीं हुआ वहां भी स्थानिवत्‌ कहना चाहिये । जैसे-- 
पचतु यद्वां पच धातु से लोट लकार में ति के एकदेश (अवयव) इकार के स्थान में 


शब्द, रूप, काये तथा अर्थ के भेद से अतिदेश ७ प्रकार के होते हैं। उनमें यह 
सूत्र कार्यातिदेश है । इसस आदेश को स्थानी के तुल्य मान कर स्थानी के कार्य आदेश में 
किये जाते हें । बहुगणवतुडति संख्या में तो वत्‌ के विना भी संख्या शब्द को 
अन्वर्थ मान कर संख्यावत्‌ इस प्रकार अतिदेश माना गया है। गाङ्कुटादिभ्योऽक्णिन्‌ 
क्त्‌, असंयोगाल्किट कित्‌ यहां ङित्‌ 'कित्‌ में भी वत्‌ के बिना ही अतिदेश 
समझा जाता है। वहां न क्स्वा सेट्‌ सूत्र से क्त्वा को कित्व का निषेध करना ही 
ज्ञापक्र है कि डित्‌ क्रित्‌ ये अतिदेश हैं, संज्ञा नहीं। अन्यथा क्त्वा दी कित्‌ 
संज्ञा कहीं भी विहित न होने से उसका निषेध करना व्यर्थे है। आइगमइनजनः 
किकिनौ लिट्‌ च.इस तृतीयाध्याय के सूत्र में तो संज्ञा प्रकरण न होने से अब्रह्मदत्तं 
ब्रह्मदत्त इत्यादद की तरह विना वति के भी लिड्व॒त्‌ यह अतिदेश समझा जाता है । 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


अष्टम आह्निक ४९९ _ 
चिक्कतस्योपसंख्यानं चोद्यिष्यति तन्न वक्तव्ये भवति | 
अथ विधिग्रहणं किमर्थम्‌ ? 
सर्वेविभत्तयन्तः समासो यथा विज्ञायेत । अलः परस्य विधिः 
अळ्विधिः। अलो विधिः अळूविधिः। अलि विधिः अल्विधिः! अला 


एरु: से उकार आदेश रूप विकार हुआ है । वह सम्पूर्ण ति के स्थान में तु-रूप न 
होने से एकदेशरवकृत हे । यदि एरः की बजाय तेस्तुः कहते तो सम्पूण स्थानी को 
आदेश होता । एरुः कहने से स्थानी के एकदस में आदेश दे । चूँकि इकार स्थानी 
को कोई ऐसा कार्य प्राप्त नट्ट जिसका उकार आदेश में अतिदेश किया जाय, 
इसलिये इकार से इकारान्त स्थानी अनुमित दोता है और उकार से उकारान्त आदेश। 
इस आनुमानिक आदेश को भी स्थानिवत्‌ ददो जायगा । तो पचलु के तिङन्त 
होने से उसकी पदसंज्ञा हो जाती दै । यह आदेश ग्रहण का प्रयोजन है । 

विधिग्रहण किस लिय किया दै? 

जिसस अल? शब्द का विधिशब्द के साथ सब विभक्तियों वाळा अभीष्ट 
समास समझ लिया जावे इस लिये विधिग्रहण किया है। जैसे अलः परस्य विधिः 
अल्विधिः । यहां पञ्चमी समास है । इसका अध है--अछ से परे होने वाला कार्ये । 
अलः विधिः अल्‌ विधिः = अळू के स्थान में होने वाला काये। यहां षष्ठी समास 
हे । अलि विधिः अल्‌ विधिः = अङ्‌ परे रहते होने वाळा कार्य । यहां सप्तमी समास 
है। अला विधिः अल्‌ विधिः = अछ्‌ के निमित्त से होने वाला कार्य ।, यहाँ तृतीया 
समास दै। इन सबको अळू विधि मान कर स्थानिवत्‌ का निषेध होता है 
अलः परस्य विधिः जैसे--यौः पन्थाः सः । यहाँ यौः में दिव्‌ के वकार के स्थान म॑ 
हुए औकार को स्थानिवद्भाव से चकार मान कर उससे परे देळ्ड्याप्‌० सूत्र से सु 
का लोप प्राप्त होता है । अल्‌ से परे दिथि होने से स्थानिवद्भाव न होगा तो सु 
का लोप नहीं होता । इसी प्रकार पन्थाः में पथिन्‌ के नकार के स्थान में हुए 
आकार को स्थानिवदूभाव से नकार मान कर उससे! परे हलल्याप० सूत्र से सु 
का लोप प्राप्त होता है। सः में तदू शब्द के दकार के स्थान में हुए अकार को 


१. अल का अर्थ केवल एक वर्ण है जो कि प्रत्याहार सूर्वो में अं इ उण्‌ 
के अकार से ले कर हळू के लकार तऊ पढ़े गये हैं वे सब अलग २ अरू कहाते हैं । 
अळू समुदाय अळू नहीँ होता। जैस इ अल्‌ है। इट्‌ अछ नहीं है। क्योंकि बह 
वर्णसमुदाय अलो मै नहीं पढ़ा गया । अळू सम्बन्धी विधि को अङ्विषि कहते हैं । 


उसमें स्थानिवत्‌ नहीं होता । 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotrt 


५०० आओ ब्याकरणमद्दामाष्य 


विधिः अल्विधरिति। 


ज्ञेतदस्ति प्रयोजनम्‌ । शतिपदिकनिर्देशोऽयम्‌। प्रातिपदिकनिदेशा- 
आर्थतन्त्रा भवन्ति। न कांचित्‌ प्राधान्येन विभक्तिमाश्रयन्ति। तत्र 
प्रातिपदिकार्थे निर्दिष्टे यां यां विभक्तिमाश्चयितुं बुद्धिरुपजायते सा 
सा आश्रयितब्या । 


स्थानिब्रद्‌भाव स दकार मान कर उससे पर हरूख्याप्‌० से सु का छोप प्राप्त 
होता है। अळू स परे विधि होने से स्थानिवद्भाव न होगा तो सु का लोप 
नहीं होता । अळः विधिः, जैसे--धुकामः। (दिवि कामो यस्य सः) यहां दिव्‌ शब्द 
के वकार के स्थान में हुए उकार को स्थानवद्भाव से वकार मान कर कामः 
शब्द का ककार वळू परे रहते लोपो व्योवेलि ले वकार का लोप प्राप्त होता हे । 
अळू के स्थान में विधि होने से स्थानिवद्धाव न होगा तो चकार लोप नहीं 
होता । अलि विधिः, जैसे--क इष्टः (कस्‌ , यजु-क्त) यहां यज्ञ धातु से क्त प्रत्यय 
में सम्प्रसारण हो कर इष्टः रूप बनता है । यजू के यकार के स्थान में हुए इकार को 
स्थानिवद्घाव स॒ यकार मान कर उसके परे रइते हशि च से कस्‌ के सकार 
स्थानीय रु को उच्च प्राप्त होता है । अल्‌ परे रहते विधि होने से स्थानिवद्भाव न 
होगा तो उत्त्व नहीं होता । अला विधिः, - जैसे--महोरस्केन। (महत्‌ उरः यस्य 
सः तन) यहां उरः के विसर्गस्थानीय सकार को स्थानिवद्भाव से .विस॒गै मान कर 
वह अयोगवाह दो जाता है । अयोगवाहों का अटो में पाठ है । तो विसगेरूप अद्‌ 
का व्यवधान होने से अट्कुप्वाङ्‌० सूत्र से न को ण प्राप्त होता है। अळू से 
हाने वाली विधि होने से स्थानिवज्ञाव न होगा तो अड्व्यवाय न होने के कारण 
न को ण नहीं होता। 

विधि ग्रहण का यइ कोई प्रयोजन - नहीं । विधि ग्रहण के अभाव में 
अनल इस शब्द को सुबन्त न मान कर प्रातिपदिक का निर्देश समझ । और 
प्रातिपदिक के निर्देश में सभी -अथौँ की प्रधानता होती हे। वे किसी विभक्ति 
विशेष, के अथ॑ का मुख्यतया आश्रयण नहीं करते। उनसे सामान्यतया सभी 
विभक्तियों का अथे निकाला जा सकता दै, उस अवस्था में सर्वविभक्ति साधारण 
प्रातिपदिक के अथ निर्देश में जिस २ विभक्ति के अर्थ के आश्रयण का विचार 
होगा यददो २ विभक्ति उस प्रातिपदिक से आगे विहित समझ ली जायगी । इस 
प्रकार विधिग्रण के विना भी. अळू शब्द से अल्‌ सम्बन्धी उक्त सभी विधियों में 
स्थानिवद्भाव का निषेध सिद्ध हो जायगा । 


७७८-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


Sa RSE STOR साहा त्यसका हस 


अष्टम आह्विक ५०१ 


इदं तहिं प्रयोजनम्‌ | उत्तरपदलोपो यथा विज्ञायेत । अलमाश्रयते 
अळाश्रयः।' अलाश्रयो विधिः अल्विधिरिति । यत्र प्राधान्येनालाश्रीयते 
तत्रैव प्रतिषेधः स्यात्‌। यत्र विशेषणत्वेनालाश्रीयते तत्र प्रतिषेधो न 
स्यात्‌ । [किं प्रयोजनम । प्रदीव्य प्रसीव्येति। वलादिलक्षण इस्‌ मा 
भूदिति । 


अच्छा तो विधिप्रहण का ग्रह प्रयोजन है कि अळू के साथ विधि छगने 


पर दो पद हो जायेंगे। उसमे अल आश्रयो यस्य सः अलाश्रयः । अलाश्रयो विधिः 
अल्विधः इसः प्रकार उत्तरपद आश्रय शब्द का लोप समझा जायगा। अथे 
होगा--जो विधि किसो भी प्रकार के अळू का आश्रयण करती दै चाहे प्रधान 
रूप से या विशेषण रूप से वह सब अळ्विधि होगी, उसमें स्थानिवद्धाव 
का निपेध होता हे । विघिग्रहण के अभाव मै केवल अल इतन में आश्रय शब्द का 
लोप नहीं संभावित हो सकता इस छिय अनक इतना सूत्र होने पर जहाँ प्रधान 
रूप से अळू की विधि है वहीं स्थानिवद्धाव का निषेध हो सकेगा। जहां किसी 
के विशेषण बन हुए अछ की विधि है वहां स्थानिवद्भाव का निषेध न हो सकेगा । 
इष्ट हे कि वहां भी स्थानिवद्भाव का निषेध हो। इस लिये विधिग्रहण करना 


चाहिये । भाग्य में यत्र प्राघान्यन० से पूर्वे इतरथा का प्रयोग अपनी तरफ 


से समझ लेना चाहिये । इतरथा यत्र प्राधान्येनालाश्रीयते तत्रैव? इत्यादि । 
इतरथा = विधिप्रदण के अभाव में। जैसे प्रदीव्य - प्रधीव्य यदा प्रपूवैक दिव्‌ 
सिव्‌ धातुओं से परे क्त्वा के स्थान में त्यप्‌ आदेश हुआ दे। उसमे स्या- 
निवद्धाव से कत्वा प्रत्यय का वलादिर मान कर आधंधातुकस्यड वलादेः से 
इट्‌ प्राप्त होता है । इर्‌ करने वाले सूत्र में प्रधानतया अळू का आश्रयण नहीं 
हे । वहां वळांदेः यह आधैघातुक का विशेषण दे । आर्धधातुक पिशेष्य हे । और 
वळ रूप अळ गौण है अथवा विरशेषण है। विधिप्रदण करने से गोण रूप में 
ळू का आश्रयण करने बाळी विधि भी अळू विधि मान ळी जायगी तो प्रदीव्य 


प्रसीव्य में इद्‌ के अळू विधि होने से अनळ्विधौ यह निषेध छग जायगा उससे 


स्थानिवद्भाव का निषेध हो कर इट्‌ नहीं होगा । 
क र य 


१. अलमाश्रयते अछाश्रयः इस प्रकार कहते हुए भाष्यकार का तात्पय 
उपपदसमास से नहीं दै । अपितु“ अळू के आश्रयण करने रूप अर्थ का प्रदशनमात्र है । 
जो अल का आश्रयण करने वाली विधि है वह अळ्विधि यहां लेनी चाहिये एसा 
भाष्यकार का आशय है । उपपदसमास में तो कमेण्यण हो कर अलाश्रायः रूप 
बनेगा । इस लिये पहले कम कारक में एरच्‌ कर के आश्रीयत इत्याश्रयः यह धनेगा । 


फिर अळू का आश्रय के साथ बहुत्रीहि समास हो कर अळू आश्रयो यस्य स भळाश्रयः 


00-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


५०२ व्याकरणमहाभाष्य 


किमर्थं पुनरिदसुच्यते । 
 स्यान्यादेशपृथकूत्वादादेरे स्थानिवदचुदेशो गुरुवद्‌ गुरुपुत्रे इति यथा । 

अन्यः स्थानी अन्य आदेशः । स्थान्यादेशप्थकत्वादेतस्मात्‌ 
कारणात्‌ स्थानिकार्यमादेशो न प्राप्नोति । तत्र को दोषः। “आङो यमहनः 
इत्यात्मनेपदं भवतीति हन्तेरेव स्याद्‌ वधेनं स्यात्‌ | इप्यते च वधेरपि 
स्यादिति। तच्चान्तरेण यत्नं न सिध्यतीति तस्मात्‌ स्थानिवद्यु- 
देशः | पवमर्थमिदसुच्यते | गुरुवद्‌ गुरुपुत्रे इति यथा । तद्यथा गुरुवद्‌ 
गुरुपुत्रे वर्तितव्यमिति गुरौ यत्‌ कार्य तद्‌ गुरुपुत्रे अतिदिश्यते। एचमि- 
हापि स्थानिकार्यमादेशे अतिदिइयते । 

नैतदस्ति प्रयोजनम्‌ । लोकत एतत्‌ सिद्धम्‌। तद्यथा लोके यो 


यस्य प्रसङ्ग भवति लभतेऽसौ तत्कार्याणि । तद्यथा उपाध्यायस्य शिष्यो 
याज्यकुळानि गत्वा अग्रासनादीनि लभते । 


यह सूत्र किस लिय बनाया दै । 


स्थानी और है भादेश भोर हे ! स्थानी और आदेश के अलग २ होने से 
स्थानी का कार्य आदेश में नहीं प्राप्त होता । उसमें क्या दोष है? आङो 
यमहनः से कद्दा, गया आत्मनेपद इन्‌ से ही हो सकेगा वध से न हो सकेगा। 
इष्ट है वध से भी हो । यह बात विना यत्न.के सिद्ध नहीं होती इस लिये स्थानि- 
वदादेशोनळूबिंधौ यद सूत्र बनाया है। जैसे गुरु के पुत्र मै गुरु की तरह वरतना 
चाहिये ऐसा कहने पर गुरु के कार्य गुरु पुत्र में किय जाते हैं वेसे स्थानिवत्‌ कहने से 
स्थानी के कार्य आदेश में किय जाते हें। | 


यह कोई प्रयोजन नहीं। लोक से यह बात सिद्ध हे कि जो जिसकी जगह ' 
होता दे वह उसके कार्य करता है । जैसे उपाध्याय का शिष्य उसकी अनुपस्थिति 
में उसकी जगह यजमानों के घर पर जा कर अग्र आसन आदि प्राप्त 
करता है । 


ऐसा होगा । अलाश्रय शब्द का विधि शब्द के साथ कर्मधारय समास हो कर उत्तरपद 
आश्रय का लोप हो जायगा तो अळविधिः यह रूप बन जायगा । 


१. स्थानी के स्वरूपाश्रित कार्य आदेश के रूप भिन्न होने से आदेश में नहीं 
प्राप्त होते । 


७ 0-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


Br RRR Si नीलम eer शाता लआोआजीाीोीोाीीताीा“ाीःाी रीती त 1 


अष्टम आह्निक ५०३ 
यद्यपि तावल्लोक पष दृष्टान्तः । दृष्टान्तस्यापि पुरुषारम्भो 
निवर्तको भवति । हे कळ 
अस्ति वेह कञ्चित्‌ पुरुषारम्भः ? 
अस्तीत्याह । 
कः । 
. स्वरूपविधिर्नाम। इन्तेरात्मनेपद्सुच्यमानं . हन्तेरेव स्यात्‌ बघेन 
स्यात्‌। 
एवं तर्ह्याचायंप्रवृत्तिक्षापयति स्थानिवदादेशो भवतीति। यदयं 
“युष्मद्स्मदोरनादेरो? इत्यादेशे प्रतिषेधं शास्ति। कथं ऊत्या ज्ञापकम्‌। 
युष्मदस्मदोर्विभक्तो कार्यसुच्यमानं कः प्रसङ्गो यदादेशपि स्यात्‌ । 
प्यति त्वाचायों यत्‌ स्थानिवदादेशो भवतीति अत आदेशे 
प्रतिषेध शास्ति । 


इद्‌ तर्हि प्रयोजनम्‌। अनल्विधाविति प्रतिषेधं वक्ष्यामीति | इह्‌ 

यद्यपि लोक में यह दृष्टान्त है तो भी लौकिक दृष्टान्त की भी पुरुषारम्भ 
यत्न विशेष से बाधा हो जाती है । 

यहां कोई यत्न बिशेष दै ! 

है 

कौन सा? 


स्वं रूप शब्द्स्याशब्दसैज्ञा यह संज्ञा सूत्र । इस संज्ञा-सूत्र रूप यत्न विशेष 
से आडो यमहनः में इन्‌ के स्वरूप का ग्ण हो कर केवळ हन्‌ से ही भात्मनेपद 


"प्राप्त होता है वध से नही । 


अच्छा तो आचार्यं का व्यवहार इस बात का ज्ञापक है कि आदेश स्थानिवत्‌ 
होता दै । युष्मद्स्मदोरनादेशे सूत्र मै अनादेशे कह कर आदेश वाळी विभक्ति में 
जो युष्मदू अस्मदू को आरव का निषेध किया है उससे पता लगता हे कि आदेश में 
स्थानी के कार्य होते हैं । अन्यथा आदेश के विभक्ति न होने से वहां आख का क्या 
प्रसङ्ग दै । आदेश में आत्व प्राप्त ही नहीं तो निषेध करना व्यर्थ है। 


फिर भी अळू विधि में स्थानिवद्भाव का निषेध करने के लिय स्थानिवत्सूत्र 
की आवश्यकता है । जेसे-यौः पन्थाः सः यहां क्रम से दिव्‌ पथिन्‌ तद्‌ शब्द 
के दळू दकार नकार. दकार के स्थान में हुए ओऔकार आकार अकार आदेश को | 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


७०४ व्याकरणम हा भाष्य 


मा भूत्‌ । चौः पन्थाः स इति । | 

एतदपि नास्ति प्रयोजनम्‌ । आचार्यप्रदत्तिञ्षीपयति-अळ्विधौ 

[ ~ ~~ 

स्थानिवद्भावो न भवतीति! यद्यमदो जग्धि्ल्यपूतिकिति इति ति 
कितीत्येव सिद्धे ल्यबग्रहणं करोति । तस्मान्नार्थो5नेन योगेन । 

2 आरभ्यमाणेऽप्येतस्मिन्‌ योगे । 

अलूबिधौ प्रतिषेघेडविशेषणेउप्राप्तिस्तस्याद शनात्‌ । 

अळविधौ प्रतिषेघेषसत्यपि विशेषणे समाश्रीयमाणे असति तस्मिन्‌ 

च न र 
विशेषणे अप्राप्तिविंधः । प्रदीव्य प्रसीव्य । कि कारणम्‌। तस्याद्शनात्‌ । 


स्थानिवद्भाव से दल्‌ मान कर हळूड्थाप्‌० सूत्र से सु का लोप - प्राप्त होता है। 
झ्ळूविधि में स्थानिवद्भाव का निषेध होने से नहीं होता । 

यइ भी कोई प्रयोजन नहीं। आचाय के व्यवहार से ही अळूविधि में 
स्थानिवद्धाव का निषेध भी सिद्ध है। अरो जग्धित्यपतिकिति इस सूत्र में ति 
कित से सिद्ध होने पर जो त्यप्‌ ग्रहण किया है उससे पता लगता है कि 
अङ्‌ विधि में स्थानिवद्धाव नहीं होता। अन्यथा प्रजग्ध्य (प्र अदू-क्त्वा-ल्यपू ) 
यहां प्र पूवक. अदू धातु से परे क्वा के स्थान में हुए ल्यप्‌ आदेश में स्थानि- 
चद्घाव से तकारादि कित्त्व आ जायगा तो तिकित से ही ल्यप्‌ में भी अदू को 
जग्धि आदेश सिद्ध दो जाने पर त्यप्‌ ग्रहण व्यर्थं है। किन्तु आचार्य देखते 
हैं कि स्थानिवद्धाव से ल्यप्‌ में कतवा के प्रत्ययत्व कृत्व अव्ययत्व आदि अल- 
भिन्न धमी का अतिदेश तो हो सकता हे पर तकारादित्व कित्त आदिं अछू- 
सम्बन्धी धर्मी का अतिदेश नहीं हो सकता इस लियि ति किति के होते हुए भी 
ख्यप्‌ ग्रहण करते हैं। इससे अल्विधि में स्थानिवद्भाव का न होना सिद्ध होता है । 
इस प्रकार शास्त्रीय ज्ञापकों द्वारा अनळ्विधि में स्थानिवद्भाव सिद्ध होने पर यह 
सूत्र व्यय हे । इसकी आवश्यकता नहीं ।' 

इस सूत्र.के बनाने पर भी अनळ्बिधौ यद अंश तो फिर भी न रखना चाहिये । 
क्योंकि अनळविधो के न रहने पर भी सूत्र में कदे हुए विशषण के लक्ष्य में न 
होने से उस सूत्र की उस लक्ष्य में प्राप्ति ह्वी नहीं हे । जैसे आर्थधातुकस्येड वलादेः 
इस सूत्र में बलादि विशेषण लगा कर आर्धधातुक को इट्‌ कहां है । प्रदीव्य प्रसीव्य 


१ इस प्रकार भाश्यकार ने शास्त्रोक्त ज्ञापकों से स्थानित्रत्त्र को अन्यथा सिद्ध 
करके इस का प्रत्याश्‍्यान कर दिया है । 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


अष्टम आह्निक ५०५ 
वलादे रित्युच्यते । न चाच वलादि पर्‍्यामः। | 


नजु चैवमर्थ पवायं यत्न: क्रियते--अन्यस्य 
छ ॥ स्य कार्यमुच्यमान- 
मन्यस्य यथा स्यादिति । न अब 


सत्यमेवमर्शो, न तु प्रापनोति । कि कारणम्‌ । 
सामान्यातिदेशे हि व्रिशेषानतिदेशः । - 


सामान्ये ह्यतिदिञ्यमाने विशेषो नातिदिशे भवति। तद्यथा 
बराह्मणवद्स्मिन्‌ क्षत्रिये वर्तितब्यमिति। सामान्यं यद्‌ ब्राह्मणकाये तत्‌ 
क्षेत्रिय५तिदिश्यते । यदू विशिष्टं माठरे कौणिडन्ये चा न तदतिदिड्यते । 


एवमिद्दापि यत्‌ सामान्य प्रत्ययकार्यं तदतिदिइ्यते यद्‌ विशिष्टं वळःदेरिति 
ब NNN 


आदि लक्ष्यो में ल्यप्‌ वलादि नहीं, तो वहां इर्‌ की प्राप्ति ही नहीं होगी । 


ल्यम्‌ को तन्निमित्तक इट्‌ होगा उसके लिये अनळूविधौ ग्रहण कर के अल्विधि में 
स्थानित्रज्गाव का निषेध करने की आवश्यकता क्या है । ; 


इसी लिय तो स्थानित्रत्सूत्र बना कर यद्द यत्न किया जा रहा है कि अन्य 
को कहा हुआ कार्य अन्य को हो जाय। क्सा को कहा हुआ कार्य त्यप्‌ को हो 
जाय । अर्थात्‌ स्थानिवद्भाव द्वारा क्त्वा का वळादित्व स्पू में आ जायगा, और 
ल्यप्‌ को तन्निमित्तक इट्‌ होगा । 


ठीक है इसी लिये यह यत्न किया जा रहा दे, फिर भी प्रदीव्य प्रसीव्य में 
इडागम नहीं प्राप्त होता। क्योंकि सामान्यातिदेशे विशेषानतिदेशः इस परिभाषा 
द्वारा सामान्य धर्म के अतिदेश में विरोष धर्म का अतिदेश नहीं हुआ करता । 
जैसे इस क्षत्रिय में ब्राह्मण की तरह बरतना चाहिये ऐसा कदने पर सामान्य ब्राह्मण 
की तरह उस क्षत्रिय में वरता जाता है। जो विशेष माठर या कोण्डिन्य नामक 
ब्राह्मण है उसकी तरह नहीं बरता जाता । इसी प्रकार यहाँ ल्यप्‌ में क्त्वा के जो 
सामान्य धर्म हैं कृतत्व, प्रत्ययत्व, ` अव्ययत्य आदि उनका स्थानिवज्गाव से अतिदेश 
हो जायगा पर तकारादित्व या वढादित्व जो विशेष धर्म हैं उनका अतिदेश 


१, क्त्वा केवळ भी होता है, इडादि भी होता है, क्त्वा में वलादित्व 
के होने पर भी उसे अविवक्षित मान कर उसका आश्रयण न होने से स्थानि- 
वदूभाव से भी ल्यप्‌ में वलादित्व नहीं आयगा, स्वरूप से तो दै दी नहीं ऐसा 
अभिप्राय है । 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


५०६ व्याकरणमद्दाभाष्य 


न तद्तिद्ध्यते । क 

यद्येवमग्रहीत्‌ , इट ईटीति सिचो लोपो न प्राप्नोति । अनळ्विधा- 
विति पुनरुच्यमाने इहापि प्रतिषेधो भविष्यति प्रदीव्य प्रसीव्येति । 
विशिष्टं ह्यषोऽलमाश्रयते चलं नाम। इह च प्रतिषेधो न भविष्यति अग्रही- 
दिति। विशिष्ट ह्येषोऽनलमाश्चयते इडं नाम । 


न होगा तो इडागम न होगा। इस छिये अनळूविधो ग्रहण की कोई आवश्यकता ' 


नहीं । 

यदि सामान्यातिदेशे विशेषानतिदेशः इस परिभाषा को मान कर अनळूविधौ 
का खण्डन करेंगे तो अग्रहीत्‌ ( ग्रह-इद्‌ सिचः इट्‌ तिप्‌ छुङ्‌ ) यहां ग्रहोऽलिटि 
दीः से इद्‌ को दीधै करने पर इट्‌ से परें इट्‌ न होने से इट ईटि से सिच का 
लोप नहीं प्राप्त होगा । क्योंकि दीघ हुए इट्‌ में स्थानिवद्भाव से सामान्य धमे 
इकार का ही अतिदेश होगा । इट्‌ इस विशेष धम का नहीं। यदि सूत्र में 
अनछळ्विधि अहण कर के सामान्य के साथ विशेष का भी अतिदेश मान लेते 


हैं तो अग्रहीत्‌ में इद्‌ के अळ्भिन्न विशिष्ट शब्द होने से अळ्विधि न होगी। 
उससे स्थानिवद्भाव से ' इद्‌ मान कर इट ईर से सिच का लोप सिद्ध हो जायगा;।.. ५ 
और प्रदीव्य प्रंसीव्य में वळू के विशिष्ट अळू होने से अळूविधि हो जायगी “शो 


स्थानिवद्भाव का निषेध हो कर ल्यप्‌ के वलादि न होने से इट्‌ न होगा । इस 
लिये सामान्य के साथ विशेष का भी अतिदेश होता है इस बात का ज्ञापन करने 
के लिये सूत्र में अनळूविधि ग्रहण करना चाहिये ।' 


१, _ कित्‌ ङित्‌ आदि अनुबन्ध तो स्थानी में अविद्यमान होते हुए ही कार्य के 
साधक होते हैं इस सिद्धान्त के आधार पर वे अल नहीं माने जायेंगे तो 
अनळूविधौ यह निषेध अनुबन्धो में नहीं लगेगा । उससे क्त्वा का कित्त्व स्थानिवद्भाव 
स ल्यप्‌ में आ जायगा तो प्रदीब्य प्रसीव्य म॑ लघूपघगुण का क्ङिति च से निषेध 
सिद्ध हो जायया । क्तवा का तकारादित्व तो अनुबन्ध नहीं है बल्कि विशिष्ट अळू 
है इस लिये वह स्थानिवदूभाव से नहीं आयगा तो इट्‌ न होगा। इसी लिय न 
ल्यपि यह ईत्वनिषेध-विधायक सूत्र चरितार्थ होता है । अन्यथा अनुबन्ध के अळू 


होने से क्त्वा का कित्त्व त्यपू में न आयगा तो प्रदाय विहाय इत्यादि में कित. 
पर न होने से घुमास्थागापा० से ईत्व प्राप्त ही नहीं। उसके लिये. निषेध करना 
व्यथे हे । यही निषेध इस बात का ज्ञापक है कि अनुबन्थो को अल नहीं माना 
जाता । वैसे रः इनः शानज्झौ यहाँ इना क स्थान में हुए ज्ञानच को शित्‌ 


| . करना यह भी सिद्ध करता है कि कहीं २ अनुबन्धों को. अळू भी मान लिया 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


9 ae SRT 


अष्टम जाडिक ५०७ 
यदि तहिं सामान्यमप्यतिदिश्यते विशेषश्य । 
सत्याश्रये विधिरिष्टः । 
सति च वलादित्वे इटा भवितब्यम्‌। अरुदितांम्‌। अरुदितम्‌ | 


अरुदित । 
किमतो यत्‌ सति भवितव्यम्‌ । 


प्रतिषेधस्तु प्राम्नोत्यस्त्रिधित्वात्‌. । 


प्रातिषधस्त प्राप्नोति । किं कारणम्‌ । अळूविधित्वात्‌। अळूविधिरयं 
भवति । तत्रानळ्विधाचिति प्रतिषेधः प्राप्नोति । 


न वानुदेशिकस्य प्रतिषेधादितरेण भावः | 
नवा पष दोषः। किं कारणम्‌। आजुदेशिकस्य प्रतिषेधात्‌ । 


अनळ्विधिग्रहण करके यदि सामान्य के साथ विशेष का भी अतिदेश 
मानेंगे और आश्रय होने पर अथोत्‌ वलादि निमित्त विद्यमान होने पर अरुदिताम्‌ 
अरुदितम्‌ अरुदित ( रुदू-छड़ तस्‌ थस्‌ थ) इत्यादि में इद्‌ आदि को विधि इष्ट 
मानेंगे! तो जो निमित्त होने पर होना है वह कैसे होगा ? वलादि होने पर इट्‌ 
होना है (वह वलादित्व बनता नहीँ) । 

क्यों ? इसमें आपको क्या है । वलादि निमित्त होने पर इट्‌ की विधि इष्ट 
होनी ही चाहिये । 

इसमें यही है कि अरुदिताम्‌ आदि में वलादिनिमित्त होने पर इद्‌ विधि इष्ट 
तो है पर उसमें अनल्विधौ यह निषेध प्राप्त होता हे । अरुदिताम्‌, अर्दितम्‌ 
में तस थस के स्थान में हुए ' ताम्‌ तम्‌ आदेश में स्थानिवद्भाव से प्राप्त विशिष्ट 
चलादित्व भ्रमे का अळूविधि होने से निषेध हो जायगा तो रुदादिभ्यः सावधातुके 
से वळादि सार्वधातुक को विधीयमान इद्‌ का आगम न हो सकेगा । 

यह कोई दोष नहीं । अरुदिताम्‌, अरुदितभ्‌ यहां ताम्‌ तम्‌ में आनुदेशिक 
अथोत्‌ तस्‌ थस्‌ रूप स्थानियों से अतिदेश से प्राप्त होने वाळे वलादित्व का 
अनल्विधौ से निषेध हो जावे। तो भी स्वाश्रय अथोत्‌ अपना ताम्‌ तमू आदेश 


जाता है । इना का शकार अनुबन्ध अल होने से स्थानिवद्भाव द्वारा शानच्‌ में 
नहीं आ सकता था तभी शानच्‌ को शित्‌ किया है। लक्ष्यानुरोध से ये दोनों 
पक्ष व्यवस्थित हैं । तातय यह है कि ल्यप्‌ में क्त्वा का कित्त्व आवे या न आवे तकारा 
दित्व तो सर्वथा अल्‌ होने से कदापि नहीं आ सकता । 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


५०८ व्याकरणमदाभाष्य 


अस्त्वत्रानुदेशिकस्य वलादित्वस्य प्रतिषेधः। स्वाश्रयमत्र वलादित्वं 
भविष्यति । 

न्ञेतद्‌ विवदामहे वलादिनंबलादिरिति। किं तदि! स्थानिवद्‌- 
भावात्‌ सार्वघातुकत्वमेषितव्यम्‌ । तत्रानल्विधाविति प्रतिषेधः 
प्राप्रोति । 

कि पुनरादेशिन्यल्याश्रीयमाणे प्रतिषेधो भवति । आहोस्विद्विश- 
घेण | आद्शो चादेशिनि च । 

कश्चात्र विशेषः । 

आदेश्यळूविधिप्रतिभेधे कुरुबधपिंत्रां गुणबृद्धिप्रतिषिधः । 

आदेशिन्यळबिधिप्रतिषेधे कुरुबधपिवां गुणबृद्धयोः प्रतिषेधो 

वक्तव्यः । कुरू इत्यत्र स्थानिवद्धावादङ्गसंज्ञा स्वाश्रयं च ळघूपधत्वम्‌। 


का वळादित्व होने से इडागम हो जायगा । आनुदेशिक = स्थानी सम्बन्धी, अतिद्‌रा- 
लभ्य । इतरेण- दूसरे अथोत्‌ आदेश से । - 
अरुदिताम्‌, अरुदितम्‌ में ताम्‌ तम्‌ के वलादि होने न होने का विवाद नहीं 
दै अपितु ताम्‌ तम॒ को इद्‌ करने के लिये उसमें सार्वधातुक धर्म लाना तो 
स्थानिवद्भाव से अवशय एष्टव्य है । यिना सार्वधातुक हुए वलादि होने पर भी 
ताम्‌ तम्‌ को इट्‌ नहीं हो सकता । उस सामान्य सावेधातुकत्व धसे के साथ 
बिशेष वलादित्व का भी अतिदेश करना आवश्यक होगा क्योंकि वलादि साईधातुक 
को इद्‌ होता है उसमें वळु के अळूविधि होने से स्थानिवद्भाव का निषेध प्राप्त 
"होता हे। सार्वधातुकसम्बद्ध आतिदेशिक वलादित्व. न हो सकने से इर्‌ नहीं 
ग्राप्त होता । 
| तो फिर पहले यही विचार कर ळें कि अनल्विधौ यह निषेध क्या आदेशिनि 
अलि = स्थानी सम्बन्धी अळू में ही लगता है या अविशेषेण = सामान्यतया स्थानी 
और आदेश सम्बन्धी सभी अल में लगता है । 


इन दोनों पक्षों में क्या विशेष है ? क्योंकि-- 
यदि स्थानी सम्बन्धी अळू में ही अनल्विधौ से स्थानिवद्धात्र का निषेध 


होता है! आदेश सम्बन्धी अळू में नहीं होता तो कुरु, वधक, पिब में प्राप्त गुण 
बृद्धि का निषेध कहना होगा । कुर (कृ-उ-लोद सिप्‌ ) यहां अङ्गसज्ञक कृ के 


स्थान में सावंधातुक गुण और अत उत्सावेधातुक से अकार को उकार हो कर कुर्‌ 


0-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


+ 


Nin क iin) A 


अष्टम भाहिक ५०९ 


तत्र लघूपधगुणः प्राप्रोति । वधक इत्यत्र स्थानिवद्धावादड्ञ लशा स्वाधयं 


चाढुपधत्यं तत्र वुद्धिः प्राप्तोति । पिबत्यत्र स्थानिवद्भावादङ्गसंज्ञा स्वाश्रयं 
च लघूपधत्बम्‌ । तत्र लघूपधगुणः प्राझोति । 


अस्तु तह्म॑विशेषेण आद्शे आदेशिनि च । 
आदेश्यादेश इति चेत्‌ छुपूतिङ्कृदतिदि्ेषूपसंख्यानम्‌ । 
आदेश्यादेश इति चेत्‌ सुप्तिडकदतिदिष्टेषूपसंख्यानं कर्तव्यम्‌ । 


यह रूघूपध हो जाता है। कृ के स्थान में हुए कुर्‌ शब्द की अङ्गसंज्ञा करने. में 
स्थानो सम्बन्धी अछ न होने स्थानिवद्भाव हो कर अङ्गसंज्ञा हो जायगी तो 
कुर्‌ के स्ताश्रय अथीत्‌ स्वयं अळू रूप रघु उकार उपधा वाला होने से पुगन्त- 
लघूपधस्य च सूत्र से छघूपथगुण ग्राप्त होता है। उसका निषेध कहना होगा । 
वधकः यहां हन्‌-ण्युटू इस अवस्था में अङ्गसंञक हन्‌ के स्थान में बहुलं तणि इस 
वार्तिक से हरन्त चथादेरा पक्ष में वश यह आदेश होता है। हन्‌ के स्थान में 
हुए वध की अद्गसंज्ञा करने मै स्थानी सम्बन्धो अळू न होने से स्थानिवद्भाव हो 
जायगा तो वध अङ्ग बन जायगा। वघ्‌ के स्वाश्रय अर्थात्‌ स्वयं अल रूप हृस्व 
अकार उपघा वाला होने से अत उपधायाः से वृद्धि प्राप्त होती है उसका निषेध 
कहना होगा पिय यहाँ (पा राप्‌ लोट सिप्‌ ) इस अवस्था में अड्डसंज्ञक पा के स्थान 
में पाघ्राभ्ना० से हृळन्त पिबांदेश पक्ष में पियू यह आदेश होता है। पिव की 
अङ्गसंज्ञा करने में स्थानी सम्बन्धी अळू न होने से .स्थानिवद्भाव हो कर अङ्गसंज्ञा 
हो जायगी तो पिव्‌ के स्वाश्रय अथीत्‌ स्वयं अळ्रूप लघु इकार उपधा वाला होने 
से पुगन्त० से लघूपघगुण ग्राप्त होता है उसका निषेध कहना होगा ।' 

अच्छा तो सामान्यतया स्थानी और आदेश सम्बन्धी सभी अछ में अनळविधौ 
यह निषेध मान लेवें । 

स्थानी या आदेश सम्बन्धी सभी अळ में अनळ्विधौ यह निषेध मानेंगे तो 
सुप, तिङ्‌ और कृत्‌ के आदेशों में स्थानिवद्भाव कहना होगा। सुप्‌ जैसे--पक्षाय । 
प्लक्षाय ( दक्ष, प्लक्ष-ढे ) । यहां सुप्सेंशक के के स्थान में ढेये: से य आदेश होता 
है। य आदेश की सुप्‌ संज्ञा करने में स्थानी सस्बन्धी अळू न होने से स्थानिवद्धाव 


१. कुरु आदि उक्त उदाहरणों में स्थानी सम्बन्धी अळू नहीं हैं। आदेश 
अल तो दे । आदेश सम्बन्धी अल्‌ में अनळूविधौ निषेध नहीं लगेगा तो स्थानिवद्भाव 
हो कर उक्त दोप प्राप्त होते हैं। 


७ ०-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


५१० व्याकरणमहाभाष्य 


खुप, वृक्षाय प्लक्षाय । स्थानिवद्भावात्‌ खुप्संशा। स्वाश्रयं च यञादित्वं 
तत्र प्रतिषेधः प्राप्नोति । खुप । तिङ्‌, अरुदिताम्‌। अरुदितम्‌ । अरुद्त । 
स्थानिवद्भावात्‌ सार्वधातुकसंज्ञा । स्वाश्रयं च वलादित्वं तत्र प्रतिषेधः 
प्राप्नोति । तिङ्‌ । छृद्तिदिष्टम्‌, सुवनम्‌। खुवनम्‌ | घुवनस्‌ | स्थानिव- 
द्भाचात्‌ प्रत्ययसंज्ञा । स्वाश्रयं चाजादित्वं तत्र प्रतिषेधः प्राप्नोति । 


कि पुनरत्र ज्यायः? 
आदेशिन्यल्याश्चीयमाणे प्रतिषेध इत्येतदेव ज्यायः । ङुत एतत्‌ | . 


हो कर सुप्‌ संज्ञा हो जायगी किन्तु य आदेश में स्वाश्रय अर्थात्‌ स्वयं अळू रूप 
यजादित्व होने से और दीधैविधि में यन्‌ का आश्रयण होने से दीघेविधि के 
अळ्विधि होने से अनळ्विधौ यह निषेध छग जायगा तो स्थानिवद्भाव का निषेध 
हो कर य आदेश सुप्‌ न होगा। उससे सुपि च से दीधे नहीं प्राप्त होता । तिङ्‌ 
जैसे--अरुदिताम्‌ । अरुदितम्‌ । ( रुद्‌, लङ्‌ , तस्‌ , थस्‌ ) यहां सार्वधातुकसंज्ञक 
तस्‌ थस्‌ के स्थान में ताम्‌ तम्‌ आदेश होते हें । ताम्‌ तम्‌ की सावेघातुकसंज्ञा करने 
में स्थानी सम्बन्धी अळू न होने से स्थानिवद्भाव हो कर सावेधातुकसंज्ञा हो 
जायगो किन्तु ताम्‌ तम्‌ में स्वाश्रय अर्थात्‌ स्वये अळू रूप चलादित्व होने से 
इड्विधि के अल्विधि होने से अनळूविधौ यह निषेध हग जायगा तो स्थानिवद्भा 
का निषेध हो कर ताम्‌ तम्‌ सार्वधातुकसंज्ञक न होंगे । उससे रुदादिभ्यः सार्वधातुके 
से इट्‌ का आगम नहीं प्राप्त होता । कृत जैसे- सुवनम्‌ । सुवनम्‌ । धुवनम्‌ । 
` (भू सू धू-क्यु ) यहां इत्संञक औणादिक क्यु प्रत्यय के स्थान में युवोरनाकौ से 
अन आदेश होता है। अन आदेश की कृत्सज्ञा करने में स्थानी सम्बन्धी अळू न 
होने से स्थानिवद्भा हो जायगा तो 'अन' आदेश कृत्सं वन जायगा । किन्तु 
अन आदेश में स्वाश्रय अर्थात्‌ स्वयं अळ रूप अजादित् होने से अनल्विधौ यह 
निषेध लग जायगा तो स्थानिवद्भाव का निषेध हो कर अन आदेश इत्संशक या 
प्रत्ययसंज्ञक न होगा । उससे अचि इनुधातुभ्रवां० से उवळू नहीं ग्राप्त होता । 


. उक्त दोनों पक्षों में कौन सा पक्ष मानना अधिक अच्छा है ? 

स्थानी सम्बन्धी अछ में ही अनळ्विथौ यह निषेध छगता है आदेश सम्बन्धी 
अळू में नहीं लगता यही मानना अधिक अच्छा है। क्योंकि स्थानी के जो कार्थ 
आदेश में स्वतः प्राप्त नहीं उन्दी बिशिष्ट स्थानी सम्बन्धी कायो का स्थानि- 
वदादेशोऽनळ्‌ विधौ इस अतिदेश सूत्र द्वारा आचार्य अतिदेश करते हैं। तो 
प्रत्यासत्ति से अळू सम्बन्धी काये भी स्थानी के ही आदेश में अतिदिष्ट प्राप्त 


66-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


अम जाहिक ०११ 


यथा ह्ययं विदिष्ट' स्थानिकार्यमादेशेऽतिदिशति गुरुषद्‌ गुरुपुत्रे इति 
यथा | तद्यथा गुरुबद्‌स्मिन्‌ गुरुपुजे वर्तितब्यमन्यतरोच्छिष्टमोजनात्‌ पादो. 
पसंग्रहणाच्चेति । यदि च गुरुपुओपि गुरुर्भवति तदपि कत्त॑व्यं भवति। 
अस्तु तह आदेशिन्यल्याश्चीयमाणे प्रतिषेधः। 
हीण नञ चोक्तमादेशयळूविधिप्रतिषेधे कुरुबघपिवां गुणबृद्धिप्रतिषेघ 
डात । 
नेष दोषः | करोतो तपरनिर्देशात्‌ सिद्धम्‌ । पिबिरदन्तः । वधक 


होते हैं। अनळूविधौ से उन्हीं स्थानी सम्बन्धी अळू कार्यों का निषेध होगा । 
आदिश सम्बन्धी अळू कायी का नही दोगा। जैसे गुरु के पुत्र में गुरु के समान 
वरतत हुए शुरु सम्बन्धी उच्छिप्ट भोजन और पाद.पसंग्रण ( गुरु के पैर छूना ) 
इन कार्यों को छोड़ कर गुरु पुत्र में बरता जाता है। स्थानी के जो धमै आदेश में 
स्वतः सिद्ध हैं उनके लिय स्थानिवत्‌० इस अतिदेश की आवश्यकता नहीं । 
अरुदिताम्‌, अरुद्तम्‌ में स्वतः बलादित्व होने से उसके लिय तो अतिदेश की 
आकाइः्षा हे नहीं । केवळ सार्वधातुकत्व लान के लिय स्थानिवत्‌ अतिदेश किया 
जायगा । उसके अळ्विधि न होने से स्थानिवत्‌ हो जायगा तो इट्‌ सिन हो 
जायगा । इसी प्रकार वृक्षाय आदि में आदेश के स्ताश्रय अळ काय होने पर भी 
स्थानी सम्बन्धी अळू न होने से दोष न होगा। गुरु के समान गुसुपुन्न में वतना 
चाहिय इस इप्टान्त में भी यह बात विशेष है कि गुरुपुत्र भी यदि गुरु हो 
तो उसका उच्छिप्ट भोजन तथा पादोपसंग्रहण भी किया जाता दै ।` 

अच्छा तो स्थानी सम्बन्धी अळू में अनलविधौ यह निषेध मान लीजिय । 

स्थानी सम्बन्धी अळू में अनळ्विधौ यह निषेध मानने पर जो कुए वधक पिव 
सें गुणवृद्धि प्रतिषेध कथन रूप दोष दिया था उसका क्या समाधान LR 


यह कोई दोष नहीं । कुरु में तो अत उत्सार्वधातुके यहाँ उत्‌ में उकार 


१. जो स्वरूप से आदेश में प्राप्त नहीं होता उसकी प्राप्ति के लिये आदेश को 

अतिदेश की आकाङ्क्षा होती है स्थानिवत्‌ इति । अनल्विधौ यह प्रतिषेध भी अतिदेश 

“का अङ्ग है, तो युक्त ही है कि स्थाति-सम्बन्धि-अळ्‌ आश्रित करके प्राप्त होने वाले 
कार्य में प्रदत्त हो । 

२. गुरुवत्‌ इस अतिदेश से प्राप्त हुए उच्छिष्ट भोजनादि का तो निषेध किया 

जाता है, पर अपने स्वरूप स्थित गुरुत्व से जो उच्छिष्ट भोजन आदि प्राप्त है उसका 


निषेध नहीं होगा । 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


५१२ ` ज्याकरणमद्दाभाष्य 
इति नायं ण्बुल्‌ । अन्योऽयमकशब्दः किदौणादिकः । रुचक इति यथा | 
एकदेशविकृतस्योपसंख्यानम्‌ । 
पकदेशाविकृतस्योपसंख्यानं कर्तव्यम्‌ । किं प्रयोजनम्‌ | पचठु पचन्तु 
इति। तिङ्ग्रहणेन ग्रहणं यथा स्यात्‌ । 
) एकदेशविद्कतस्यानन्यत्वात्‌ सिद्धम्‌ । 


एकदेशविकृतमनन्यवद्‌ भवतीति तिङ्ग्रहणेन ग्रहणं भविष्यति । 
तद्यथा श्वा कणे पुच्छे वा छिन्ने श्वेव भवति । नाश्वो न गर्दभ इति । 


अनित्यविज्ञानं तु | 
अनित्यविज्ञानं तु भवति। नित्याः शब्दाः। नित्यषु च नाम 


को तपर करने से गुण न होगा। क्योंकि वहां विना तपर के भी हस्व अकार के 
स्थान में हस्त्र उकार सिद्ध दे। फिर तपर का प्रयोजन यही है कि दस्त अकार 
के स्थान में हस्व उकार ही रहे.। गुण आदि द्वारा विकृत न हो । पिब में पिबादेश 
को इछन्त न मान कर पिव इस प्रकार अदन्त मानेंगे तो छघूपथ न होने से 
गुण न होगा । वधकः में हन्‌ से ण्युलू न मान कर औणादिक्‌ क्घुन्‌ प्रत्यय मानेंगे 
तो कित्‌ होने से उपधा वृद्धि न होगी। जैसे रुचकः ( रुच्‌-क्डुन,) में क्युन्‌ के कित्‌ 
होने से लघूपध गुण नहीं होता। 

एकदेश में विकाररूप आदेश को स्थानिवत्‌ कहना चांहये । जो आदेश 
सम्पूण स्थानी को न हो कर उसके एकदेश = अवयव को होता है वह भी 
स्थानिवत्‌ होता हे ऐसा कद्दना चाहिये । क्या प्रयोजन है ? जिससे पचतु पचन्तु 
( पच-ळोद तिप्‌, झि ) यहां पच्‌ धातु से लोट छकार में तिप्‌ के एकदेश इकार 
के स्थान में एर: से उकार आदेश होता दै। उसे स्थानिवद्ाव से तिङ्‌ मान कर 
पदसंज्ञा हो सके। 

एकदेशविक्ृतमनन्यवद्‌ भवति इस परिभाषा को माननें पर उक्त दोष नहीं 
होगा । इस परिभाषा का अथे है--कि एकदेश में विकार होने पर भी वस्तु अन्य 
नहीं होती वही रहती हे । उससे पचतु पचन्तु में उकार को तिङ्‌ मान कर 
पदसंज्ञा हो जायगी । नेसे कुत्ता कान या पूंछ कट जाने पर भी कुत्ता ही रहता दे 
घोड़ा या. गधा नहीं बन जाता। वैसे तिपू के एकदेश इकार को उकार होने पर भी 
बह ति शब्द ही समझा जायगा। ति शब्द को तुशब्द आदेश समझ कर पदसंज्ञा 
हो जायगी । 

यदि तिप्‌ के एकदेश इकार में उकार रूप विकार कर के उसे ति शब्द समझा 


७ 0-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


जैसी 


rs मैं 


| moses mss >>“ 
+ 


अश्म आह्विक ५१३ 


शब्देषु कूटस्थेरविचालिभिर्वणेर्भवितव्यमनपायोपजनविकारिमिः। तश्र 
स पायं विकृतश्चेत्येतन्नित्येषु शब्देषु नोपपद्यत । तस्मादपसंख्यानं 
कतंव्यम्‌। भारद्वाजीयाः पठन्ति 


एकदेशविकृतेषूपसंख्यानं कतब्यम्‌ । 
किं प्रयोजनम्‌ । पचतु पचन्तु | तिङ्ग्रहणेन ग्रहण यथा स्यात्‌ । 
कि च कारणं न स्यात्‌? 
अनादेशत्वात्‌ । 
आदेशः स्थानिवदित्युच्यते। न चेमे आदेशाः 
रूपान्यत्वाच्च । 
अन्यत्‌ खल्यपि रूपं पचतीति, अन्यत्‌. पचत्विति । 


न इमेऽप्यादेशाः। कथम्‌। आदिश्यते यः. स आदेशः। इमेऽप्या- 
न्ते । 


i NNN U HN MI 
जायया तो वह अनित्य हो जायगा। हम शब्दों को नित्य मानते हैं । नित्य शब्दों 


में वणी को कूटस्थ अविचलित तथा नाश, वृद्धि, विकार रहित होना चाहिये। 
यदि इकार में विकार होने पर भी वही ति शब्द है तो यह बात नित्य शब्दों में 
नहीं बनती । इस छिय उपसंख्यान द्वारा स्थानिवद्भाव कह देना. चाहिये उससे 
ति शब्द के स्थान में तु शब्द आदेश समझ कर अनित्यता न होगी । इसी 
बात को भारद्वाजीय लोग इस प्रकार कहते हैं कि एकदेश में विकार वाळे 
शब्दों को स्थानिवत्‌ कहना चाहिय। जिससे पचतु पचन्तु में उकार को स्थानि- 
वद्भाव से तिङ्‌ मान कर पदसंज्ञा हो सके । र 


क्या कारण है जो पचतु पचन्तु में तिङन्त मान कर पदसंशा नहीं द सकती ? 

आदेश को स्थानिवत्‌ कहा है। पत्रतु पचन्तु ये आदेश नहीं हैं। क्योंकि 
सम्पूण ति शब्द के स्थान में उकार नहीं हुआ है। और पचति तथा पचतु के 
रूप में भी भेद है । पचति और है पचतु और। इस छिथ पचतु पचन्तु में स्थानिवद्भाव 
न होने से तिङन्त मान कर पदसंज्ञा नदीं हो सकती । 

ये भी तो आदेश हैं । .तिप्‌ के अवयव इकार के स्थान में होने से उकार 
भी. आदेश है । क्योंकि जो किसी के स्थान में होता दै वही आदेश कहाता दै । 
स्थान में दोने से ये भी आदेश दें । 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


५५७४ ज्योकरणमद्दाभाष्य 


आदेशः स्थानिवदिति चेन्नानाश्रितत्वात्‌ । 


आदेदाः स्थानिवदिति चेत्‌ तन्न | किं कारणम्‌। अनाश्रितत्वात्‌ । 
योत्रादेशो नासावाश्रीयते | यश्चाश्रीयते नाखावादंशः 

ज्ञतन्मन्तव्यं समुदाये आश्रीयमाणेऽवयवो नाश्रीयते इति । अभ्यन्त- 
रो हि ससुदायस्यावयवः। तद्यथा जक्षतः प्रचलन्‌ सह्दावयचः 
-प्रचळति। 

आश्रय इति चेदळ्विधिप्रसङ्गः । 

आश्रय इति चेदळ्विधिरयं भवति । तत्रानल्विधाविति 
प्रतिषेधः प्राप्नोति । । 

नेष दोषः। नैवं सति कश्चिद्नल्‌बिधिः स्यात्‌ । उच्यते चेद्मनल्‌- 
विधाविति । तत्र प्रकर्षगतिर्विज्ञास्यते साधीयो योऽळ्विधिरिति। कश्च 


यदि इन्हें भी आदेश मानेंगे तो बात नहीं बनती । क्योंकि जो आदेश है 
अर्थात्‌ उकार, वदद पदसंज्ञा में छिया नदी गया। और जा लिया गया दे अथात्‌ ति को 
तु, वह आदेश नदीं हुआ । 

ऐसा नदीं समझना चाहिये कि समुदाय के लिये जाने पर उसका अवयव 
नहीं लिया जाता। जब कि अवयव, समुदाय के अन्दर ही विद्यमान होता ह्वै । 
जैसे वृक्ष हिळता हुआ अपने अवयव शाखा पल्छवादि के साथ ही हिलता है इसी 
प्रकार तिप्‌ इस समुदाय का पदसंज्ञा में आश्रयण के समान उसका अवयव इकार 
भी छे छिया जायगा॥ _ 

यदि तिके अवयव इकार को भी तिके समान पद्संशा का आश्रय 
अथवा निमित्त मानेंगे तो इकार के अल होने से पदसज्ञा भी अळ्विधि हो 
जायगी । उसमे स्थानिवद्भाव का निषध प्राप्त हो कर पचतु पचन्तु की पदसंज्ञा न 

अनासक = ` 

यह कोई दोष नहीं । इस प्रकार तो कोई भी अनळूविधि न होगा। अनल 
के साथ स्वतः प्राप्त अळू को ळे कर कोई भी अळ्विधि होने से न बच सकेग़ा। ' 
सभी मळ्विधि हो जायेंगे । और सूत्र में अनळूविधो कहा है। उससे अळ्विधि शब्द 
में विशिष्ट अछ्विधि का अद्दण हो कर उसी अछ्विधि का निषेध समझा जायगा 
जो साधीयः बहुत ठीक वस्तुतः अळ्विधि होगी । वस्तुतः कौन अढूविधि दै? 
जहां मुख्य रूप से साक्षात्‌ भळू का ही आश्रयण किया है। जहां तो नान्तरीयक 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized.by eGangotri 


RR ts I न पा 


PI 7? 7 ” , 
Ls छी 


अष्टम आह्विक ५१७ 


साधीयः । यत्र प्राधान्येनालू आश्रोयते। यत्र हि नान्तरीयकोऽलू 
वळ [००३ oo 02 

आश्रीयते , नासावळ्विधिरिते । अथवोक्तमादेशग्रहणस्य, प्रयोजनम्‌ 

आद्शमात्रं स्थानिवद्‌ यथा स्यादिति । 


अनुपपन्नं .स्यान्यादेशात्वं नित्यत्वात्‌ | 


_ स्थानी आदेश इति नित्येषु शब्देषु नोपपद्यते । कि कारणम्‌ । 
नित्यत्वात्‌ । स्थानी हि नाम भूत्वा यो 1 भवति। आदेशो हि नाम 
योऽभूत्वा भवति । पतच्च नित्यैषु ` शाब्दपु नोपपद्यते यत्‌ सतो नाम 
वनाशः स्यात्‌ असतो वा प्रादुर्भाव इति। 


सिद्धं तु यथा लौक्रिकवैदिकेष्वभूतपूर्वापे स्थानरान्दप्रयोगात्‌ । 


सिद्धमेतत्‌। कथम्‌ । यथा लौकिकचेदिकेषु रृतान्तेष अभूतपू- 
बेपि स्थानशब्द्प्रयोगो वतंते। लोके तावदुपाध्यायस्य स्थाने शिष्य 


साक्षादचुपदिए, अनछू के साथ स्वतः प्राप्त अनुमीयमान अल की विधि है 
वह अविधि नहीं होगी। इससे इकार के स्थान में उकार हो कर भी ति 
के अनळ्विधि होने से स्थानिवद्भाव हो जायगा तो पचतु पचन्तु को तिङन्त 
सान कर पदसंज्ञा हो जायगी। अथवा आदेश ग्रहण का प्रयोजन पदले कह 
चुके हैं. कि आदेश मात्र में चाहे वह प्रत्यक्ष हो, सम्पूर्ण स्थानी को हुआ दो 
या अनुमानगम्य हो, स्थानी के एकादेश में हुआ हो सबमें स्थानिवद्भाव दो 
जावे । उससे पचतु पचन्तु में आनुमानिक ति के स्थान में तु आदेश को भी 
स्थानिवत्‌ हो कर पदसंज्ञा दो जायगो । इस लिये एकदेशविकृतस्योपसख्यानम्‌ इस 
वचन की कोई आवश्यकता नरी । 

शब्दों को नित्य मानते हुए किसी का स्थानी या आदेश होना ठीक 
नहीं बनता । क्योंकि स्यानो वह है जा पदे हो कर पीछे न रहे। आदेश वह 
है जो पहले न हो कर पीछे हो जावे । विद्यमान का नाश भोर अविद्यमान को 
उत्पत्ति ये दोनों वातं नित्य शब्दों में नहीं वनती । 

लोक वेद के व्यवहार में स्थान शब्द का प्रयोग अभूतपूर्व (पहले न विद्यमान) 
अधे में भी होने से यइ दोष न होगा। लौकिकेषु वैदिकेषु > लोक भौर वेद में 
होने वाले । कृतान्तेषु = सिद्धांतों में, व्यवद्वारों में । लोक में व्यवद्वार जेसे--उपाध्याय 
के पहले विद्यमान न होने पर भी उपाध्याय के स्थान में शिष्य काम करे 
ऐसा प्रयोग होता है । वहां उपाध्याय पदले हो कर पीछे न रद्दता हो यह बात 
नहीं है। उपाध्याय वहाँ हटाया नहीं जाता बल्कि कहने का एक ढंग दै कि जहां _ 


७ ०-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


यद्‌ - ऽयाकरणसद्दाभाण्य 
इत्युच्यते । न च तत्रोपाध्यायो भूतपूर्वो भवति । वेदेपि । सोमस्य स्थाने 
पूतीकतणान्यभिपृणुय[दित्युच्यते । न च तत्र सोमो भूतपूर्वा भवति! 
Er कार्यविपरिणामाद्दा सिद्भम्‌ । 
अथवा कार्यविपरिणामात्‌ सिद्धमेतत्‌ । 
'किमिदे कार्यविपरिणामादिति। 
कार्या बुद्धिः सा विपरिणम्यते । 
ननु च कार्याविपरिणामादिति भवितव्यम्‌ । 
.सन्ति चेवोत्तरपदिकानि  हस्वानि। अपि च वुद्धिः सम्प्रत्यय 


उपाध्याय काम करता था वहां उसके अभाव में अब शिष्य काम करे। वेद में 
भी जैसे--सोमळता के अभाव में उसके न मिलने पर सोमळता के स्थान में पूतीक 
नामक घास विशेष का अभिषव करे ऐसा प्रयोग होता है। वहां सोमलता 
इटायी नहीं जाती वल्कि कहन का एक ढंग है कि जहाँ सोमलता से अभिषव 
होता था वहां उसके अभाव मै पूतीक से कर लेवे । इससे यह आवश्यक नहीं है 
कि पहले हो कर पीछे न होने वाळे अर्थ में ही स्थान शब्द का प्रयोग होता है । 
जहां भूतपूव अथै में स्थान शब्द का प्रयोग होता है वहां उक्त उदाइरणों 
द्वारा अभूतपूर्व अर्थ में भी स्थान शब्द का प्रयोग दृष्टिगोचर होता है इस खयि 
शब्द अनित्य नहीं होंगे । नित्य ही रहुँगे । 

अथवा कार्य का = बुद्धि का विपरिणाम होना ही स्थानी या आदेश समझा 
जायगा तो शब्द अनित्य न होंगे) बुद्धि का परिवर्तन मात्र दी स्थानी-आदेरा- 
भाव दै । शब्द उसी प्रकार व्यवस्थित रहते हैं केवळ हमारी बुद्धि ही स्थानी या 
आदेश रूप से परिवर्तित होती दै। 


यह कार्य विपरिणामात्‌ क्या है? 

कार्याया विपरिणामात्‌ कार्यैविपरिणामात्‌। कायी बुद्धि का नाम है । उसके 

विपरिणाम को परिवर्तन को कार्यविपरिणाम कहते हैं । उससे देतु में पञ्चमी हो कर 
कार्यविपरिणामात ऐसा बनता है । 

' फिर तो कार्याविपरिणामात ऐसा होना चाहिये । कार्यविपरिणामात्‌ कैसे हुआ ? 

ड्यापोः संज्ञाछन्दसोबहुलम्‌ इस सूत्र 'म॑बहुळ ग्रहण से औद्तरपद्कि 

. (उत्तर पद परे रहते) हस्व हो कर कार्येविपरिणामात्‌ बन जायगा। अथवा बुद्धि 

और सम्प्रत्यय (ज्ञान) ये दोनों अनर्थान्तर हैं । एक ही. अर्थ के वाचक हैं। क्रिया- 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


किन कतितितिसिक हर 


ना 


अष्टम जाहिक "१७ 


इत ९ 
इत्यनर्थान्तरम्‌ । कार्या बुद्धिः । कार्यः सम्प्रत्ययः । कार्यस्य सम्प्रत्ययस्य 
विपरिणामः कायविपरिणामः कार्यविपरिणामादिति । 


परिहारान्तरमेचेदे मत्वा पठितंम्‌ । 
कथं चेद्‌ परिहारान्तरं स्यात्‌। ` 
यदि भूतपूर्वे स्थानशब्दो वर्तते । 


कक भूतपूवे चापि स्थानशब्दो वर्तते | कथम्‌ । बुद्धया | तद्यथा कश्चित्‌ 
केचिदुपद्शिति प्राचोते ग्रामादास्रा इति । तस्य सर्वत्राम्रवुद्धिः प्रसक्ता । 
ततः पइ्चादाह ये क्षीरिणोऽवरोहचन्तः पृथुपर्णास्ते न्यमोधा इति। स 
तत्राम्रवुद्धघा न्यग्रोधवुद्धि ्रतिपद्यते । स ततः पश्यति बुद्धया आम्रांश्चापः 


निप्पन्न होने से बुद्धि काया दै। सम्प्रत्यय कार्य है। उनमें पुलिङ्ग सम्प्रत्यय शब्द 
का समानाधिकरण काय शव्द मान कर कार्यस्य सम्प्रत्ययस्य विपरिणामः कार्य- 
विपरिणामः तस्मात्‌ कायीवपरिणामात्‌ यह निर्देश बन जायगा। दोनों में अभे 
समान दे । बुद्धिविपरिणाम मात्र ही स्थान्यादेश भाव है और कुछ नदरी । 


आपने क्रार्यविपरिमाणाद्वा मिद्धम्‌ यद्द समाधान दूसरा मान कर किया है। 
वा कहने से यदी भाव निकलता है कि पहले समाधान के अतिरिक्त यह दूसरा 
समाधान भी है । 


यह समाधान दूसरा किस प्रकार बन सकता है । 


यदि स्थान शव्द का प्रयोग भूतपूर्व अथ में भी मान ळें। पहला समाधान 
तो अभूतपूर्व अथे में स्थान शब्द का प्रयोग मान कर किया गया था अब कार्य- 
बिपरिणामाद्वा यह दूसरा समाधान भूतपूने अथै में स्थान शब्द का प्रयोग मान कर 
होना चाहिय । 

भूतपूर्व अर्थ में भी स्थान शब्द का प्रयोगा होता दै । केसे ? बुद्धि से । क्योंकि 
किसी को हटा कर उसके स्थान में किसी को करना यह सब बुद्धि का ही 
परिणाम है । शब्द परिणत नहीं होते वल्कि बुद्धि दी परिणत होती हे । जैसे 
कोई किसी से कहता हे कि गांव से पूरै को ओर आम के दृक्ष दें । यह सुन 
कर वह सब वृक्षों को आम समझने लगता हे । फिर उसे वह कहता है कि जो 
दूध वाळे नीचे को उतरी हुई शाखाओं वाले आर चोड़े पत्ते वाले हैं वे वड 
के वृक्ष हैं। यह सुन कर आमों का ख्याल छोड़ देता है' वड़ के वृक्षो का 


१. भाष्य में आन्रबुद्धया यह षष्ठयन्त है, अनन्तरम्‌ यहां अध्याहाये हे । 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


७१८ ब्याकरणमद्दा भाष्य 


रुष्यमाणान्‌ न्‍्यओघांश्रोपधीयमानान्‌। नित्या एव च स्वस्मिन्‌ विषये 
आख्राः नित्यःश्च न्यग्रोधाः । बुद्धिस्त्वस्य विपरिणम्यते । एवमिहाप्य- 
स्तिरस्माय विशषेणोपदिष्टस्तस्य सर्वत्रास्तिवुद्धिः प्रसक्ता। सो5स्तेभू- 
रित्यनेनास्तिवुद्धया भवतिवुद्धि प्रतिपद्यते । ख ततः पश्यति वुद्धथा 
अस्ति चापक्ृष्यमाणं भवति चोपधीयमानम्‌। नित्य एव च स्वस्मिन्‌ 
विषये $स्तिः, नित्यो भवतिश्च । बुद्धिस्त्वस्य विपरिणम्यते । 
अपवादप्रसङ्गस्तु स्थानिवत्त्वात्‌ । 

अपवादे उत्लर्गकृतं च प्राम्मोति। कर्मण्यण्‌, आतोनुपसगे क इति 

केपि अणूङतं प्राप्नोति । कि कारणम्‌ । स्थानिवत्त्वात्‌ । 
उक्त वा। 
किसुक्तम्‌। “विषयेण तु नानालिङ्गकरणात्‌ सिद्धमि'ति । अथवा 


ख्याल करन लगता है। तब उसे आम इर्ते हुए और वड़ उनके स्थान में 
संनिहित हुए प्रतीत हते हैं । वस्तुतः आम अपनी जगह और वड़ अपनी जगह 
नित्य अवस्थित दवैं। न आम हटते हैं और न वड आते हें । केवल उसकी 
बुद्धि बदछती जाती है । पैसे यद्वां भी अस्‌ धातु के सामान्य उपदेश से इस 
अध्येता को सब जगह अस्‌ का ही ख्याल होने लगता है । अस्तेभूः से अस्‌ के 
स्थान में भू कहने से अस्‌ का ख्याल छूट कर भू का ख्याल हो जाता है। 
उसकी बुद्धि में अस हरता हुआ और भू उपस्थित हुआ अनुभव होता है। 
वस्तुतः अस ओर भू अपेन २ विषय में अवस्थित ही हें । केवल बुद्धि के परिवर्तित 
होने से स्थानी या आदेश प्रतीत होते हैं । 

यदि बुद्धि परिवर्तन मात्र ही स्थानिवद्भाव है तो अपवाद सूत्र के कार्य में 
उत्सग सुत्र का कार्य भो प्राप्त होता है। जैसे कमेण्यण यह उत्सग सूत्र है। 
आतोऽनुपस कः इसका अपवाद हे । उत्सरी अण्‌ प्रत्यय की बुद्धि में अपवाद 
क प्रत्यय के बुद्धिपरिवतेन को स्थानिवद्भाव मान कर अस्तेर्भूः की तरह क प्रत्यय 
में भो अण का कार्ये होना चाहिये । 


अपवाद में उत्सग .का काये नहीं होता इस विषय में पहले अ इ उण्‌ 


१ वस्तुतः अपक (हटाना) तथा उपधान (लगाना) यह बुद्धि के धर्म हैं, 
ये बुद्धि में होते हैं, इक्षो में इनका आरोप हो जाता है। इसी प्रकार बुद्धि में ही 
उत्पत्ति और विनाश तथा स्यान्यादेश भाव है, शब्दों में उसका आरोप होता है । 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


आ 
मजी 20 


0010 फा 


अष्टम जाद्धिक १९ 


सिद्धं तु षष्ठीनिर्दिष्टस्य स्थानिवद्वचनात्‌ | 

सिद्धमेतत्‌। कथम्‌ । षष्ठीनिर्दिष्टस्यादेशः स्थानिवदिति 
चक्तव्यम्‌। 

तत्तर्हि षषीनिर्दिष्टग्रहणं कर्तव्यम्‌। 

न कर्तव्यम्‌ । प्रकतमजुचर्तते । 

क प्रकृतम ? 

षष्ठी स्थानेयोगेति । अथवा आचार्यप्रबृत्तिज्ञापयति नापवादे - 

उत्सर्गकृत भवतीति यद्यं इयन्नादीन्‌ कांश्चित्‌ शितः करोति। इयन्‌ 
इनम्‌ इना शाः इनुरिति। 
सूत्र के भाग्य में कद चुके दें--विषयेण तु नानालिङ्गकरणात्‌ सिद्धम्‌ । उससे सूत्रों 
में अग २ ण कद आदि अनुवन्ध रूप लिङ्ग लगाने से क प्रत्यय में अण्‌ का 


कार्य नहीं होगा । अथवा पषष्टीनिर्दिश्स्य स्थानिवत्‌ ऐसा कह कर जहां भळी विभक्ति | 


का निर्देश होगा वहीं स्थानिवद्भाव होता है ऐसा मानेंगे। उससे आतोनुपसर्गे कः 
इत्यादि प्रत्यय विधि में षष्ठी विभक्ति का निर्देश न होने से स्थानिवद्भाव न 
होगा तो क में अण्‌ का कार्य नहीं प्राप्त होगा। . 

तो फिर इस सूत्र में घप्ठीनिर्दिट का ग्रहण कर देना चाहिये । 

ग्रहण करने की आवश्यकता नहीं । उपर से अनुदृत्ति कर लेंगे । 

कहां से अनुवृत्ति करेंगे । 

षष्टी स्थानेयोगा से षष्ठी की अचुबृत्ति करंग । उससे घछी विभक्ति के 
निदेश में ही आदेश स्थानिवत्‌ होगा अन्यत्र नहीं । अथवा आचाय का व्यवहार 
इस बात का ज्ञापक दै कि अपवाद में उत्सगे का कायै नहीं होता । उन्होंने 
शप्‌ के अपवाद स्यन्‌ शनम्‌ श्ना श रनु आदि में जो शित्‌ किया हे उससे 
यह बात सिद्ध होती दै। अन्यथा उत्सगे शपू प्रत्यय का त्त्व स्यन्‌ आदि में 
स्थानिवद्भाव से आ ही जाता तो स्यन्‌ आदि को ।शत्‌ करना व्यथ दे ।' 


१. इसी प्रकार गापोष्टक्‌ में क प्रत्यय के अपवाद ठक्‌ प्रत्यरा का कित्त्व भी 
इस बात का ज्ञापक है कि अपवाद में उत्सर्ग का कार्य नहीं होता। अन्यथा क 


` प्रत्यय का कित्व टक्‌ में आ ही जाता तो फिर टक्‌ को कित्व करना व्यर्थ है। यद्यपि 


षष्ठीनिर्दिष्ट में ही स्थान्यादेश भाव मानने पर नाभि नभं च, विश्रवण रवण इत्यादि 


भै षष्टी का निर्देश न होने से नाभि के स्थान में नभ- आदेश तथा विभ्रवसू 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


५१२० च्याकरणमद्दाभाण्य 


तस्य दोषस्तयादेश उभयप्रतिषेधः | 


तस्यैतस्य लक्षणस्य दोषः। तयादेश उभयप्रतिषेधो वक्तव्यः । 
उभये देवमचुष्याः । तयपो अहणन ग्रहणाद्‌ जसि विभाषा प्राप्नोति । 


नेष दोषः । अयच्‌ प्रत्ययान्तरम्‌ । 
यदि प्रत्ययान्तरम्‌, उभयी इति ईकारो न प्राप्नोति । 
च SS ९८0८, ० सन 
मा भूदेवम्‌ । मात्रच इत्येवं भविष्यति । कथम्‌। मात्रजिति नेद्‌ 
प्रत्ययग्रहणम्‌ । ।ॐ तहिं । प्रत्याहारग्रहणम्‌ । क संनिविष्टानां प्रत्याह्वारः । 
मात्रशब्दात्‌ प्रसृति आ अयचइचकारात्‌ । 


अब स्थानिवत्सूत्र के दोष गिनाते हें । तयप्‌ के आदेश मै उभय शब्द 

का अप्रतिपिध कहना होगा । उभये देवमनुष्याः यहां 'उभ शब्द से परे तयप्‌ के 

के स्थान में उभादुदात्तो नित्यम्‌ से अयच्‌ आदेश हो कर उभय शब्द बनता 

है। अयच आदेश को इस सूत्र से स्थानिवत्‌ मान कर तयप्‌ समझा जायया 

` तो उभय से जस्‌ परे रहते. प्रथमचरमतयाल्पार्थ० सूत्र से सवेनामसंज्ञा का 
विकल्प ग्राप्त होता हे । सर्वादीनि सर्वनामानि से नित्य सर्वनामसंज्ञा इप्ट है । 


यद कोई दोष नदी । उभय शब्द में तयप्‌ को अयच्‌ आदेश न मान कर 
स्वतन्त्र अयच्‌ प्रत्यय मानेंगे । उस अवस्था में स्थानिवद्भाव का प्रश्‍न ही 
नहीं उठता । 
यदि अयचू को स्वतन्त्र प्रत्यय मानेंगे तो उभया में तयप्‌ न होने से 
टिड्ढाणज० से ङीपू नहीं प्राप्त होता । 
. उभयी में तयपू न होने के कारण डीप न हो, किन्तु मात्रच्‌ होने के कारण छीपू 
हो जायगा । क्योंकि मात्रच्‌ को प्रत्यय न मान कर प्रत्याहार सानेंगे। प्रत्याहार 


= 


कहां से कहाँ तक होगा ? प्रमाणे द्व्यसज्ञ दध्नजू मात्रचः के मात्र शब्द से ळे कर 


के स्थान म॑ विश्रवण रबण ये आदेश नहीं प्राप्त होते तो भी नाभि नभं च यहां 
नाभि यह पी के अर्थ में सौज प्रथमा समझनी चाहिये । विश्रवण रवण तो 
विश्रवस्‌ के स्थान में आदेश न मान कर स्वतन्त्र शब्दान्तर मान लिये जायेंगे । 
क्योंकि शिवादिगण में स्वतन्त्र ही पढे गये हैं। जिस प्रकार वेद्य शब्द में विदूर 
यह शब्दान्तर माना जाता है । वालवाय के स्थान में बिदूर आदेश नहीं है । आदेश 
मानने पर तो वहां भी षष्ठीनिर्देशः आवश्यक है । इस विषय में सर्वादीनि सबैनामानि 
सूत्र भाष्य में शबादेशाः इयन्नादयः करिष्यन्ते इस पर टिन भी द्रष्टव्य है ! 


७ ०-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


द्वित्रिभ्यां तयस्यायज वा यहाँ अयच्‌ के चकार तक । 


अधम भाह्विक ५३१ 


यदि प्रत्याद्दारग्रहणं, कति तिष्ठन्ति अत्रापि प्राप्नोति । 

अत इति वर्तते । 

एवमपि तेळमात्रा, घृतमात्रा अत्रापि प्राप्नोति। 

सहशस्याप्यसँ निविष्टस्य न भवति प्रत्याह्दारम्रहणेन ग्रहणम्‌ 


जात्याख्यायां बहुबचनातिदेशे स्थानिवद्भावप्रतिषिधः । 


जात्याख्यायां बहुवचनातिदेशे स्थानिवद्भावस्य प्रतिषेधो वक्तव्यः। 
न्रीहिभ्य आगत इत्यत्र घेङिंति इति गुणः प्राप्नोति । 


न्नेष दोषः । उक्तमेतत्‌-अर्थातिदेशात्‌ सिद्धमिति। 


यदि मात्रच्‌ को प्रत्याहार मानेंगे तो कति तिष्टन्ति यहां कति (किम्‌-इति) 
में डति प्रत्यय के मात्रच्‌ प्रत्याहार में आ जाने से यहां भी टिइढाणन्‌० से डीप्‌ 
प्राप्त होगा । 

टिड्ढाणन्‌० मै अजाद्यतष्टाप्‌ से अतः की अनुदृत्ति कर के अकारान्त से 
ही डीप्‌ होगा । कति में अकारान्त न होने सं डीप्‌ नहीं होगा । 


फिर भी तेलम्य मात्रा तैल्मान्ना। शृतस्य मात्रा घृतमात्रा। यहां त्रन्‌ प्रत्ययान्त 
मात्र शब्द के अकारान्त होने से डीप्‌ प्राप्त होता है। 


७०७ 


चैलमात्रा घृतमात्रा में मात्र शब्द के अकारान्त होने पर तथा मात्रच्‌ 
प्रत्यय के सद्दश होने पर भी मात्रच्‌ प्रत्याहार के अन्तर्गत न होने से मात्रच्‌ से ग्रहण 
न होगा तो टिड्ढाणजु० से डीपू न हो कर टापू ही होगा । 

जात्याख्यायामेकस्मन्‌ बहुवचनमन्यतरस्याम्‌ इस सूत्र से होने वाळे एक- 
वचन के स्थान में हुए बहुवचन के आदेश में स्थानिवद्धाव का निषेध कहना होगा । 
्रीहिभ्यः यहां त्रीहये इस एकत्रचन डे के स्थान में जात्याख्यायमिक० से हुए 
बहुवचन भ्यस्‌ आदेश को स्थानिवद्धाव से ङ मान कर घेर्डिति से गुण प्राप्त 
होता है । 

यह कोई दोष नहा । इसका समाधान जात्याख्या० सूत्र पर ही कहा हुआ 
है कि यह सूत्र एकवचन के स्थान में बहुवचनसज्ञक प्रत्यय का आदेश नहीं करता । 
अपितु जात्यर्थों बहुवद्‌ भवति अर्थात्‌ जाति रूप अर्थ जो एक है उसे बहु मान 
लिया जाय ऐसा अतिदेश करता है। इस प्रकार आतिदेशिक बहुत्व आने पर 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


५२२ व्याकरणमद्दाभाष्य 
। ङ्याब्‌ प्रहणे5दा्धः । 
 ङचघाबग्रहणेऽदीर्घ आदेशो न स्थानिवदिति वक्तव्यम्‌। किं 
प्रयोजनम्‌। निष्कोशास्विः। अतिखद्वः। ङथाबूग्मरदणेन ग्रहणात्‌ 
सुलोपो मा भूदिति। 
नजु च दीघोदित्युच्यते । 
तन्न वक्तव्यं भवति । 
कि पुनरत्र ज्यायः ? 
स्थानिवद्भावप्रतिषेध एव ज्यायान्‌। इदमपि सिद्धं भवति अति- 
खद्वाय अतिमाळाय । याडाप इति याड न भवति। 


उस बहुत्व को कहने के लिय बहुदचन भ्यस्‌ हो कर त्रीहिभ्यः यह बहुत्वाथैक 
शब्द प्रयुक्त होता है । उससे श्रीहिभ्यः में के के स्थान में भ्यस्‌ आदेश न होने से 
गुण का कई प्रसङ्ग ही नहीं । 

डी और आपू के ग्रहण में अदी दीघैभिन्न अर्थात्‌ दस्व आदेश के 
स्थानिवद्धाव का निषेध कहना होगा। निष्कौशाम्बिः ( निर्गत: कौशाम्ब्याः ) । . 
अतिखट्वः ( खट्वामतिक्राम्तः ) । यहां गोस्त्रियोरुपसजनस्य से हस्व हुए ङ्थन्त 
आबन्त कौशाम्बी और खट्वा शब्द को स्थानिवद्भाव से ज्यन्त आबन्त सानं 
कर हलल्याब॒० सूत्र से सु का छोप प्राप्त होता हे । वह न होवे । 

हलूब्याब्‌० सूत्र में तो दीघे अहण किया हुआ है। दीर्घ डी और आप्‌ से 
परे सु का लोप द्वोगा। निष्कौशाम्बिः अतिखट्वः में दीधे न होने से सुखोप 
कसे होगा । ८ 
यहां स्थानिवद्भाव का निषेध कर देने से हलड्यापू० सूत्र में दीर्ध अहण 
नहीं करना पडेगा । 

इन दोनों में कोन अधिक अच्छा है । यहां स्थानिवद्भाव का निषेध करें या 
वहां दोघे ग्रहण करै ? 

यहां स्थानिवद्भाव का निषेध. कर देना ही अधिक अच्छा है । इससे दो 
छाम होंगे। एक तो हल्छ्थापू० सूत्र में दीर्धप्रहण नहीं करना पड़ेगा। दूसरा 
अतिखट्वाय अतिमालाय यहां अतिखद्व अतिमाळ शब्द को स्थानिवज्चाव से 
आबन्त मान कर याडापः से याट्‌ न होगा । क्योंकि स्थानिवद्धाव का निषेध 
जाने से अतिखट्व अतिमाळ ये आबन्त न रहेंगे । 


00-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


i TT 


अष्टम आह्विक ५२३ 


अथेदानीमसत्यपि स्थानिवद्भावे दीर्घत्वे इते पिच्चासौ भूतपूर्व 
इति कृत्वा याट्‌ कस्मान्न भवति | 
“छक्षणप्रतिपदोक्तयोः प्रतिपदोक्तस्यैवेति । 


नजु चेदानीं सत्यपि स्थानिवद्भावे पतया परिभाषया शक्यमिद्दो- 
पस्थातुम्‌ । 


नेत्याह । न तहींदानीं क्कचिदपि स्थानिवद्भावः स्यात्‌ । 

तत्तर्हि वक्तव्यम्‌ । 

न वक्तव्यम्‌। प्रर्छिष्टनिर्देशात्‌ सिद्धम्‌। प्रर्हिष्टनिर्देशोऽयम्‌। 
ङी ई ईकारान्तात्‌। आ आप्‌ आकारान्तादिति | 


आहियुवोरीट्श्रतिषेधः । 


अच्छा तो अतिखट्वाय अतिमालाय यहाँ स्थानिवद्धाव का निषेध हो जाने 
पर भी य परे रहते सुपि च से हुए दोघे आ, ओर पहले रह चुके आप 
के पकार को मिला कर आप्‌ हो जाने से याडापः से याट्‌ क्यों नहीं होता ? 

रक्षणप्रतिपदोक्त परिभाषा बल से लक्षण से निष्पन्न लाक्षणिक आप्‌ 
को आप्‌ न माना जायगा तो अतिखट्वाय अतिमालाय में आबन्त न होने से याटू 
नहीं होता । 

यू तो निष्कौशाम्बिः अतिखट्वः में भी स्थानिवद्वाव से माना हुआ ड्यन्त 
आबन्त लाक्षणिक हो जाता है तो लक्षण प्रतिपदोक्त परिभाषा की यहां भी उपस्थिति 
हो कर ये भी ड्यन्त आबन्त नहीं मानने चाहिये । 


ऐसी बात नहीं है। ऐसा मानने पर तो फिर कहीं भी स्थानिवद्भाव न 
होगा । क्योंकि जहां स्थानिवद्भाव किया जायगा वही लाक्षणिक हो जायगा । 
इस लिये ङ्याप्‌ ग्रहण में स्थानिवद्धाव का निषेध कहना चाहिये । 


ङ्याप्‌ ग्रहण में स्थानिवद्भाव के निषेध कहने की कोई आवश्यकता नहीं । 
निष्कौशाम्बिः अतिखट्वः यहां इस्व ड्यन्त आबन्त में सु का छोप नहीं होगा । 
क्योंकि हङ्ङ्थापृ० सूत्र में डी ई=ङी। आ आपू = आपू । इस प्रकार दार्घ ई 
आ का प्रकिष्ट निर्देश मानेंगे। उससे दीर्घ यन्त आबन्त से परे दी सु का 
ळोप होगा । इस्व से परे नहीं। ई आ के प्रइलेष से सूत्र में दोघेग्रहण भी न 
करना पड़ेगा । 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


५२४ ` व्याकरणमहाभाष्य 


` आहिसुषोरीद्ग्रतिषेधो वक्तव्यः । आत्थ अभूत्‌। अस्तित्रूत्रहणेन 
ग्रहणादीर्‌ प्राप्नोति । ह 
आहेस्तावन्न वक्तव्यः । आचार्यपरबृत्तिक्षापयति नाहेरीड्‌ भवतीति । 
यद्यमाइस्थ इति झळादिप्रकरणे थत्वं शास्ति । 


नैतदस्ति ज्ञापकम्‌ | अस्ति ह्यन्यदेतस्य वचने प्रयोजनम्‌ । किम्‌ । 
भूतपूर्व॑गतिर्यथा विज्ञायेत | झलादियों भूतपूर्व इति । 


यद्येवं थवचनमनर्थकं स्यात्‌ । आथिमेवायस्ुच्चारयेत्‌। ब्रुवः 
पञ्चानामादित आथो ब्रुवः इति । 


आह्‌, भू में ईट्‌ का निषेध कहना होगा । आत्य ( मू-ळद्‌ सिप्‌ थळू ) यहां 
ब्र धातु के स्थान में मुवः पञश्चानामादितः० से हुए आहू आदेश को स्थानिवद्भाव 
से बू सान कर हुव ईट्‌ से थळू को इंद प्राप्त होता है। अभूत्‌ ( भस्‌-छुङ्‌ ) 
यहां अस्‌ के स्थान में अस्तेभूः से हुए भू आदेश को स्थानिवद्धाव से अस्‌ मान 
कर अस्तिसिचोऽपृक्ते से तिप्‌ को इंदू प्राप्त होता है । 
आह्‌ में तो इंट के निषेध कहने की आवश्यकता नद । आहस्थः सूत्र से 
जो आहू के दकार को झल्‌ परे रहते थकार कहा है वह आचाय का व्यवहार इस 
बात का ज्ञापक है कि इद्‌ नहीं होता । अन्यथा थळू को ईट्‌ हो.कर झल परे 
. न होगा तो थकार कहना व्यथै है । 
यह कोई ज्ञापक नहीं । झल परे रदते थकार विधान का प्रयोजन तो ईद 
करन पर भी रह सकता दै। क्या! जो पहले झळादि रह चुका है उस प्रत्यय 
के परे रहते आहू को थकार हो। वह केवळ थर्‌ ही है. क्योंकि णळू अतुस्‌ 
उस्‌ अधुस्‌ इन चारों में भूतपूव झलादि कोई भी नहीं । इस लिय ईंट करने पर 
भी भूतपूर्व झकादि मान कर थळू के परे रहते आह को थकार हो सकता दै । 
तब तो आइस्यः से थकार विधान करना ही व्यर्थै है। बुवः पञ्चानामादितः० 
इस सूत्र में आचार्य आहू आदेश न कह्‌ कर आथ्‌ आदेश ही कह देते। 
भूतपूवे गति से झळादि मानने पर णल अतुस्‌ उस्‌ थल्‌ अधुस्‌ ये पांचों ही 
तिप्‌ तस्‌ झि सिप्‌ थस्‌ के स्थान में होने से झलादि बन जाते हें । इस लिय 
आहस्यः सूत्र मे भूतपूर्वे गति से झलादि नहीं माने जायेंगे तो आत्थ में इर्‌ दोने 
पर शलादि न होगा । झळादि परे न रहने से थकार न हो सकेगा । थकार विधान 


सामथ्यं से इंद का अभाव हो जायगा उसके लिये स्थानिवद्भाव के निषेध की 
आवश्यकता नहीं । 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


सष्टम साह्विक ५२५्‌ 


भवतेश्चापि न वक्तव्यः । अस्तिसिचोऽपृक्ते’ इति द्विलकारको 
निर्देशः । अस्तेः सकारान्तादिति । 
वध्यादेशे बृद्वितत्वप्रतिषेधः । 
वध्यादेशे बृद्धितत्वयोः प्रतिषेधो वक्तव्य; । वधकं पुष्करमिति । 
स्थानिवद्भावाद्‌ बृद्धितत्वे प्राप्नुतः 


नेष दोपः । उक्तमेतत्‌ नायं ण्बुळू । अन्योऽयमकशब्दः किदौणा- 
दिको रुचक इति यथेति । 


~ 


इड्विषिश्च । 
इड्‌ विधेयः । आवधिपीष्ट । एकाच उपदेशेऽनुदात्तादितीद्‌ 


भ सं भी ईद के निषेध कहने की आवश्यकता नहीं । अस्तिसिचोऽपृक्ते सूत्र 
म असिस्तिसिचोऽएक्ते इस प्रकार असूस्‌ यह दो सकार वाला प्रदिष्ट निर्देश है। 
उससे सकारान्त अस्‌ धातु से परे ही अएक्त हलादि सार्वधातुक को ईद होगा। 
अस्तेभूः से हुए भ आदेश वाले अस्‌ से ईद नहीं होगा । - 


- हन्‌ को वध्रादेश होने पर वृद्धि और तकार का निषेध कहना होगा । 
वधकम्‌ यहां हन-ण्बुळ इस अवस्था में बहुलं ताण इस वार्तिक से हन्‌ के स्थान 
में हुए वध्‌ आदेश को स्थानिवङ्गाव से इन्‌ मान कर हनस्तोचिण्णलोः से तकार 


और उपधाब्ृद्धि प्राप्त होती है। ३“ 

यह कोई दोष नहीं । इसी सूत्र में पहले कह चुके हें कि बधक में ण्वुरू 
प्रत्यय नंदीं है। अपितु ण्बुछू से अन्य यह औणादिक क्युन्‌ प्रत्यय दे जो कित्‌ 
है । जैसे--एचकः यहां क्युन्‌ के कित्‌ होने से लघूपधगुण नहीं होता वैसे 
वथकम्‌ में क्युन्‌ प्रत्यय के णित्‌ न होने से उपधाइदि और तकार नहीं होंगे । 

हन्‌ को वध्‌ आदेश होने पर इट्‌ का विधान भी करना होगा। आवधिषीष्ट 
(आङ्‌ हन्‌-सीयुद्र सुट्‌ लिङ्‌) यहां आङ्पूवंक हन्‌ धातु से आङो यमहनः 
से आत्मनेपद होता है । आशीर्लिङ्‌ सें इनो वध [लकि से अगले आत्मनेपदेष्वन्य- 


१. यहां नागेश ने अस्तिस्सिचो० इस प्रकार द्विसकारान्त निर्देश वाला सूत्र 
पाठ स्वीकार किया है । वह मध्यमणिन्याय या देहलीदीपक न्याय से सकार का 
सम्बन्ध अस्ति और सिच्‌ दोनों से जोड़ना चाहते हैं। उससे अभूत्‌ में अस्‌ के साथ 
ही सिच भी छक्‌ होने स विद्यमान नहीं है अतः सर्वथा ईद्‌ न होगा। रे 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


५२६ व्याकरणमद्दामाण्य 


प्रतिषेधः प्राप्नोति । 

नेष दोषः। आद्युदात्तनिपातनं करिष्यते। स निपातनस्वरः 
प्रकृतिस्वरस्य बाधको भविष्यति । 

एवमप्युपदेशिबद्भावो वक्त्यः। यथैव हि निपातनस्वरः प्रकृतिस्वरं 
बाधते एवं प्रत्ययस्वरमप बाधेत । आवधिषीष्टेति। 

नेष दोषः। आर्धधातुकीयाः सामान्येन भवन्ति अनवस्थितेषु 
प्रत्ययेषु । तत्रार्धघातुकसामान्ये वधिभावे इते सति शिष्टत्वात्‌ 
प्रत्ययस्वरो भविष्यति । 

आकारान्तान्नुक्‌षुक्‌ प्रतिषेधः । 

आकारान्तान्युकूषुकोः प्रतिषेधो वक्तव्यः । विलापयति । भापयते | 

ली भी ग्रहणेन ग्रदणान्नुकूषुको प्राप्नुतः । 


तरस्याम्‌ इस सूत्र से हन्‌ के स्थान में हुए वध्‌ आदेश को स्थानिवद्भाव से हन्‌ 
सान कर उसके एकाच और अनुदात्त द्दोने से एकाच उपदेशेऽनुदात्तात्‌ से इट्‌ का 
निषेध प्राप्त होता है । 

यह कोई दोष नहीं । वधादेश को आद्युदात्त निपातन कर देंगे उससे हन्‌ 
के अनुदात्तस्वर की बाधा हो जायगी तो इट्‌ का निषेध न होगा । 


फिर भी उपदेशिवद्धाव कहना होगा । जिससे उपदेशावस्था में ही 
वधादेश आशुदात्त हो जाय । अन्यथा जैसे वह हन्‌ के स्वर को बाधता है वैसे 
त प्रत्यय के स्वर को भी बाध लेगा तो अनिष्ट स्वर प्राप्त होगा । आवधिषीष्ट में 
त प्रत्यय का स्वर इष्ट है। आद्युदात्त वधादेश का स्वर इष्ट नहीं दै । 

यह कोई दोष नहीँ। वध आदेश करने वाले आत्मनेपदेष्वन्यतरस्याम्‌ इस 
सूत्र में आधधातुक का अधिकार है। और आधधातुक के अधिकार वाले कार्य 
आर्धधातुक. सामान्य में आधधातुक विषय को देखते हुए आधधातुक प्रत्यय के 
आने से पूवे ही हो जाते हैं इस लिय वध्‌ आदेश आधधातुक तप्रत्यय के आने से 
पूवे ही हो जायगा। उसके बाद त प्रत्यय आयेगा तो सति शिष्ट होने से 
प्रत्ययस्वर वधू के स्वर को बाध छेगा। उस अवस्था में तप्रत्यय का स्वर 
ही होगा । 

आकारान्त से परे नुक्‌ षुक्‌ का निषेध कहना होगा । विलापयति ( वि छी- 
णिच्‌ छर्‌ तिप्‌ ) । भापयते ( भी-णिच रद्‌ ) यद्वां णिच्‌ परे रहते ली भी धातुओं के 
स्थान में विभाषा लीयतेः और बिभेतेहठुभये से हुए आकार आदेश को स्थानि- 


* CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


अष्टम आह्विक ५२७ 


. नैष दोषः। लीभियोः प्रस्छिष्टनिदेशात्‌ सिद्धम्‌ । लीभियोः प्रन्छिष- 
निर्देशोञ्यम्‌ । ली ई ईकारान्तस्येति । भी ई ईकारान्तस्थेति। "र 


लोडादेरो शाभावजमावधित्वहिछोपैत्त्वप्रतिषिधः । 


पषां लोडादेशे प्रतिषेधो वक्तव्यः | शिष्टात्‌। हृतात्‌। भिन्तात्‌। 
कुरुतात्‌ । स्तात्‌ । लोडादेशे कृत शामाचो जभावो धित्वं हिलोप पत्त्व- 
मित्येते विधयः प्राप्नुवन्ति । 

नेष दोषः। इद्मिह सम्मरधार्यम्‌। लोडादेशः क्रियतामेते विधय 
इति । किमत्र कर्तव्यम्‌ । परत्वाल्लोडादेशः । 


अथेदानीं लोडादेशे इते “पुनः प्रसङ्गविज्ञानात्‌ कस्मादेत विधयो 


चद्धाव से ळी भी मान कर लीलोनुग्छकावन्य० से ली में नुक्‌ का आगम और 
भियो हेतुभये षुक्‌ से भी में षुक्‌ का आगाम प्राप्त हता है । 

यद कोई दोष नहीं । लीलोमुंग्छका० में और भियो हेतु० में ली ई ली और 
भीई भी इस प्रकार इंकार का प्ररिळए्निर्देश मान कर इकारान्त ली भी में ही 
जुक्‌ पुक्‌ आगम होंगे । विलापयति, भापयते में ईकारान्त ली भी न होने से चुकू 
षुक्‌ नहीं होंगे । : 

लोट्‌ लकार के हि के स्थान में तातङ आदेश होने पर शाभाव, जभाव, 
धित्व, हिलोप और एत्त्व ये विधियां प्राप्त होती हैं उनका निषेध कहना होगा । 
शिष्टात. हतात भिन्तात्‌ कुरुतात्‌ स्तात्‌ यहां क्रम से शास्‌ इन्‌ मिदू कृ और 
अस्‌ के ढोट्‌ लकार में सिप्‌ की हि के स्थान में हुए तातङ्‌ आदेश को 
स्थानिवद्भाव से हि मान कर शास्‌ को शा हौ से शा आदेश, हन्‌ को इन्तेजः 
से ज आदेश, भिद्‌ से परे हुझळूभ्यो० से हि को धि आदेश, कृ से परे 


- उतश्च प्रत्ययादसंयोगपूर्वात्‌ से हि का छुक, और अस्‌ को ध्वसोरेद्वावभ्यासलोपरच 


से एत्त प्राप्त होता ६। 

यह कोई दोष नहीं । यदाँ यद्द विचारिये कि हि के स्थान में तातङ आदेश 
पहले करें या शास्‌ आदि को शा आदेश आदि कार्य पहले करें। क्या करना 
चाहियि। दोनों में पर होने से हि के स्थान में तातङ्‌ पहले हो जायगा तो 
हि के न रहने से उसके परे रहते होने वाले शा आदेश आदि कार्य स्वतः नित्त 
हो जायेंगे । 

पहले तातङ्‌ आदेश होने पर भी स्थानिवद्भाव से तातङ्‌ को हि मान 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


५२८ व्याकरणम दा भाष्य 


न भवन्ति । 
“खकृदूगतौ विप्रतिषेधे यदू बाधितं तद्‌ बाधितमेवे'ति इत्वा । 


त्रयादेश खन्तप्रतिषेधः । 
त्रयादेशे स्रन्तस्य प्रतिषेधो वक्तव्यः । तिखभावे कृते त्रेस्त्रय इति 
त्रयादेशः प्राप्नोति । 
नैष दोषः। इदमिह सम्प्रधार्यम्‌, तिसृभावः क्रियतामाहोस्वित्‌ 
त्रेस्त्रय इति। किमत्र कतंव्यम्‌ | परत्वात्‌ तिस्रभावः । 
अथेदानीं तिखभावे कृते पुनः प्रसङ्गविजञानात्‌ त्रयादेशः कस्मान्न 
भवति। 


सान कर पुन प्रसङ्गविज्ञानात्‌ सिद्धम्‌ इस परिभाषा द्वारा फिर शः भाव आदि 
काये क्यों नहीं होते। इस परिभाषा का अथे है कि विप्ररिषिध में परत्व से 
बाधा हो कर भी यदि बाधित सूत्र की पुनः प्राप्ति संभव हो तो वह फिर हो 
जाती दवै । तातङ्‌ ' आदेश द्वारा परत्वात्‌ बाधित होने पर भी शा आदि आदेश 
स्थानिवद्भाव से तातङ्‌ 'को हि मान कर पुनः ग्राप्त हैं । 


सक्गदूगतौ विप्रतिषेध यद्‌ बाधितं तद्‌ बाधितमेव इस परिभाषा से पुनः 
प्रसङ्गविज्ञान की बाधा हा जायगी तो तातङ द्वारा एक वार बाघे जाने पर 
शा भाव आदि फिर नहीं हो सकते। इस परिभाषा का अथ हे कि एक बार 
प्रत्त विप्रतिषध में जो बाधा गया वह बाधा गया ही समझना चाहिय । बह 
फिर नहीं प्रदत्त हो सकता । पुनः प्रसङ्ग विज्ञान न्याय और सक्ृद्गतिन्शय ये 
दोनों छक्ष्यानुरोध से व्यवस्थित हैं। इष्टसिद्धि के लिये जिस न्याय की जहां 
आवश्यकता होतो हव वहां वही न्याय मान लिया जाता है। 

त्रयादेश कहने में स॒ शब्दान्त तिस शब्द का निषेध कना होगा । 
तिखणामू यहाँ ख्रीलिङ्ग में त्रिचतुरोः स्त्रियां तिसचतस से चि के स्थान में हुए 
तिस्‌ आदेश को स्थानिवद्धाव से त्रि मान कर त्रेस्त्रय: से त्रयादेश प्राप्त होता है । 


यह कोई दोष नहीं। यहां यह विचारना चाहिये कि त्रि शव्द के स्थान 
में तिस आदेश पहले कर या त्रय आदेश पहले करें। क्या करना चाहिये । 
पर होने से तिस आदेश पहले हो जायगा तो त्रिके न रहने से त्रय आदेश 


न होगा । 
तिस्‌ आदेश पळे करने पर भी पुनः प्रसङ्गविज्ञान न्याय से फिर त्रयादेश - 


CC-0. Mumukshu Bhawari Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


अमं आङ्विक ५२९ 
सकृद्गतौ विप्रतिषेधे यद्‌ वाधितं तद्वाधितमवेति । 
आमूविधौ च | | 


आमविधो स्नन्तस्य प्रतिषेधो वक्तव्यः | चतस्नस्तिष्ठन्ति । चतस्रः 
भावे इते चतुरनडुहोरासुदात्त इत्याम्‌ प्राप्नोति । 


नष दोषः। इदमिह सम्प्रधार्यम्‌, चतसभावः क्रियतामाहोस्वित्‌ 
चतुरनडुहोरासुदात्त इत्याम्‌ इति । किमत्र कर्तव्यम्‌ । परत्वात्‌ चतखभावः । 


अथेदानीं चतसाभावे छते पुनः प्रसङ्गविज्ञानाद्‌ आम्‌ कस्मान्न 
भवति । 


सकृद्गतो विप्रतिषेधे यदू बाधित तद्‌ वाधितमेबेति । 
स्वरे वस्वादेशे । 
स्वरे वस्वादेशे प्रतिषेधो बक्तब्यः। विदुषः पश्य । “शतुरजुमो 


क्यों नहीं दोता । स्थानिवद्भाव से तिस्‌ को त्रि मान कर त्रयादेश प्राप्त है । 

सक्कदूगतिन्याय से तिस्र आदेश द्वारा एक बार त्रय आदेश के बाधे जाने 
से फिर त्रयादेश नहीं होगा । 

चतुरनडहोरामुदात्त से आम्‌ करने में स झब्दान्त चतस शब्द का निषेध 
करना होगा। चतसः (चतुर्‌-जस्‌) यहां चतुर्‌ शब्द के स्थान में स्त्रीलिङ्ग में 
त्रिचतुरोः स्त्रियां से हुए चतस आदेश को स्थानिवद्धाव से चतुर्‌ मान कर 
चतुरनडहोरामुदात्तः से आम्‌ प्राप्त होता दै । 

यह कोई द.ष नहीं । यहां यह 4चारना चाहिये कि चतुर्‌ शब्द के स्थान 
में चतस आदेश पहले करें या चतुरनइहोः० से चतुर्‌ को आम्‌ आगम पहले 
केर । क्या करना चाहिये । पर दोने से चतस आदेश पहले हो जायगा तो आम्‌ 
आगम न द्दोगा। 

चतस आदेश पहले करने पर भी पुनः प्रसङ्गवदिज्ञान न्याय स फिर 
आम्‌ आगम क्यों नहीं होता.। स्थानिवद्भाव से चतस को चतुर्‌ मान कर आमू 


` प्राप्त द्दे ॥ 


सकृद्गति न्याय से चतस आदेश द्वारा आम्‌ आगम के एक बार बाघे जाने 


पर फिर आम्‌ आगम नहीं दोगा । 
वसु आदेश करने पर स्वर का निषेध कहना होगा । विदुषः परय (विद्वस्‌- 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


७३० व्याकरणमद्दाभाष्य 


नद्यजादी? अन्तोदात्तादित्येष स्वरः प्राप्नोति । 
नेष दोषः । अनुम इति प्रतिषेधो भविष्यति। ` 
अनुम इत्युच्यते न चात्र चुमं पश्यामः । 
अनुम इति नेदमागमग्रहणम्‌ । किं तहिं। प्रत्याह्दारग्रदणम्‌। 
क संनिविष्टानां प्रत्याह्मरः । उकारात्‌ प्रसृति आ चुमो मकारात्‌। 


यदि प्रत्याद्दारप्रहण, छुनता पुनता अत्रापि प्राप्नोति । 
नाचुमञ्रहणेन शत्रन्तं विशेष्यते । कि तहिं शतेव चिशोष्यते शता 


शस्‌ ) यहां विद्वस्‌ शब्द में विद्‌ से परे शत्‌ प्रत्यय के स्थान में विदेः शतुर्वसुः 
से हुए वसु आदेश को स्थानिवद्भाव से शत्‌ मान कर शतुरनुमो नद्यजादी से 
शस्‌ विभक्ति को उदात्त स्वर प्राप्त होता है। अन्तोदात्त शतृ प्रत्यय से परे नदी 
ओर अजादि सर्वनामस्थान भिन्न विभक्ति को उदात्त किया जाता है । 

यह कोई दोष नहीं। शतुरनुम,० सूत्र में अनुमः कहने से विदुषः में 
स्वर का निषेध हो आयगा । 

अनुमः कहा है । उसका अथै नुम्‌ भिन्न है । नुम्‌ भिन्न अन्तोदात्त शत 
प्रत्यय से परे विर्भाक्तस्वर होता है। विदुषः में नुम्‌ है नहीं तो यह भी नुम- 
भिन्न है। उस अवस्था में अनुमः यह निषेध केसे हो जायगा । 

अनुमः का अथै नुम्‌ भिन्न नहीं है। जुस्‌ आगम का वहां अहण नहीं 

है । किन्तु उम्‌ प्रत्याहार का प्रदण दै । न उम्‌ = अनुम्‌, अनुमः इस प्रकार उम्‌ 
प्रत्याहार भिन्न अन्तोदात्त शतृ प्रत्यय से परे विभक्तिस्वर होगा। कहां से कहां 
तक उम्‌ प्रत्याहार दै । तनादिक्कनुभ्य उ: सूत्र ॐ उकार से लेकर इदितो नुम्‌ धातोः 
में नुम्‌ के मकार तक उम्‌ प्रत्याहार बनता है । उसमें विदेः शतुर्वसुः यह बसु 
आदेश भी. आ छिया है इस ल्यि वसु के उस्‌ भिन्न न होने से विदुषः में 
विभक्ति स्वर नही होगा। यद्यपि शतृ भी उस्‌ प्रत्याहारान्तर्गंत होने से उस्‌ 
भिन्न नहीं है फिर भी वह तो शतुः इस वचन से गुद्दीत हो जायगा.। 

यदि शतुंरनुमः सूत्र में अनुम्‌ का अथे जुम्‌ भिन्न न मान कर उम्‌ भिन्न 
मानेंगे तो लुनता पुनता (छुनत्‌ घुनत्‌-रा) यहां छू पू धातुओं से शत्‌ परे रहते 
विहित इना विकरण भी उम्‌ प्रत्याहारान्तर्गत होने से उम्‌ भिन्न न होगा तो 
विभक्ति स्वर नहीं प्राप्त होता । अनुमः यह निषेध प्राप्त होता है। . 

शतुरनुमः सूत्र में अनुम्‌ आहण से शतृप्रत्ययान्त को विशेषित नहीं 


८८-७0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


अष्टम आद्विक ५३१ 


योऽडुम्‌क इति । अवदयं चैतदेवं विश्ञेयम्‌। आगमग्रहणे हि सतीह प्रस- 
ज्येत-सुञचता मुञ्चते इति । 
. गोः पूरवणित्त्वात्तस्वरेषु । 
गोः पूर्वणित्त्वास्वस्वरेषु प्रतिषेधो वक्तव्यः । चित्रग्वग्रम्‌ 
शवलग्वग्रम्‌ । सर्वत्र विभाषा गोरिति विभाषा पूर्वत्वं प्रापनोति । 


नेष दोषः। पङ इति वर्तते। तत्रानळ्बिधाविति प्रतिषेधो 


किया जाता। अथो. अनुम्‌ यह शतृ प्रत्ययान्त का विशेषण नहीं दै बल्कि 


शात प्रत्यय का विशेषण है। उम्‌ रहित जो शातृ प्रत्यय तदन्त अन्तोदात्त 
शब्द से परे विभक्तिस्वर हाता है । छनता पुनता म इातप्रत्ययान्त छनत्‌ 
पुनत्‌ शब्द के उम्‌ भिन्न न होने पर भी शतृ प्रत्यय उम्‌ भिन्न ह्दी दै॥ शर्त 
प्रत्यय में कहीं उम्‌ नहीं दे । इना प्रत्यय रत प्रत्यय से परे नहीं विहित हुआ 
हे । शतृ प्रत्यय स्वयं उम्‌ होता हुआ भी शतुः इस वचनसामथ्ये से ग्रहीत 
होगा तो अनुमः यदद निषेध न लगने से लुनता पुनता में स्वर हो जायगा । 
यहद बात यहाँ अवश्य माननी भी चाहिये कि शत्‌ प्रत्यय ही उम्‌ भिन्न लिया 
गया है। शतृ प्रत्ययान्त नहीं लिया गया है। अनुम्‌ का अथ जुम्‌ आगम 
भिन्न मानने पर भी छत प्रत्यय का ही विशेषण सुम माना जायगा, शत्रन्त 
का नहीं। अन्यथा मुञ्चता सुञ्चते ( सुच-श-दातृ-टा, के ) यहां भी सुश्वत यद 
शातृप्रत्ययान्त शब्द नुम्‌ भिन्न नहीं है। शतूप्रत्यय तो जुम्‌ भिन्न है। इस 
लिय शतू प्रत्पयान्त का विशेषण मानने पर मुश्वता मुख्चते में भी जुस्‌ भिन्न 
न होने से विभक्तिस्तर नहीं प्राप्त होता । वहां भी अनुम्‌ यदद निषेध प्राप्त 
होगा । जब नुमागमभिन्न अथे मानते हुए अनुम्‌ को शतृप्रत्यय का ही विशेषण 
मानते हैं, शत्रन्त का नहीं तो उम्‌ प्रत्याहार भिन्न अर्थ मानते हुए भी उम्‌ 
को शातृ प्रत्यय का हो विशेषण समझे शत्रन्त का नदद । इस प्रकार कहीं 
दोष न होने से विदुषः में विभक्तिस्वर न होगा । 

गो शब्द का पूर्वरूप, णित्व, आस्व और स्वर करने में निषेध कहना होगा 
चिन्नगुभ अअमतचिन्रस्वम्रम्‌ । शबछगुनअग्रमून्शबछूखग्रम्‌। यहा चित्रगु, शबलणु 
शब्दों में गो शब्द के स्थान में गोस्त्रियोरुपसजेनस्य से हुए इख आदेश को स्थानिवद्धाव 
से गो मान कर सर्वत्र विभाषा गोः से. पूवैरूप अथवा प्रकृतिभाव का बिकल्प 


प्राप्त होता दे । - है | 
यढ कोई दोष नहीं । सत्र विभाषा गोः में एड: पदान्तादति से एड 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


५३२ व्याकरणमद्दाभाष्य 


भविष्यति । 

एवमपि ह चित्रगो अग्रम्‌ इत्यत्रापि प्राभोति । 

णिस्वम्‌ । चित्रगुः । चित्रगू। चित्रगचः। 'गोतो णिदिति णित्त्वं 
प्राभोति । आत्वम्‌ | चित्रगुं पझ्य। शबळगं पश्य। आ ओत इत्यात्व 
प्राप्तोति। । 
नेष दोषः। तपरकरणात्‌ सिद्धम्‌। तपरकरणसामर्थ्यात्‌ पित्त्वात्वे 


की अनुवृत्ति आती हे । उससे गो शब्द के एङ्‌ को पूदरूप का विकल्प होगा । 
गो शब्द को नहीं । एकू के अछ होने से अळ्विधि हो जायगी तो चित्रगु यहां 
हस्व आदेश में गो का एङ्‌ स्थानिवद्धाव से नहीं आ सकता। एक न होने से 
चित्रगवग्रम्‌ में पूवरूप का विकल्प भी न होगा । सछ्‌ 

चित्रग्व्ग्रम्‌ मे स्थानिवद्भाव से एडनन्‍त गो शब्द न होने से वहाँ दोष 
न होने पर भी हे चित्रगो अग्रम्‌ यहाँ. सम्वोधन स चित्रगु को गण हो कर गो 
शब्द्‌ हो जाने से पूर्वरूप का विकल? प्राप्त होता है। यद्यपि सम्बोधन सें गण 
हो कर बना हुआ गो शब्द लाक्षणिक है इस लिय लक्षणप्रतिपदोक्त परिभाषा से 
सवत्र विभाषा गोः में इसका अहण न हो कर पूर्वरूप का विकल्प प्राप्त नहीँ 
होता तो भी स्थानिबद्भाव से गो शब्दत्व छा कर पूर्वरूप का विकल्प प्राप्त होता 
द्दै उसके छियि स्थानिवद्धाव का निषध कहना चाहिग्र।' | 

णित्त जसे- चित्रणुः । चित्रगू । चित्रगव: । यहां गो शब्द के स्थान में 
हुए हस्व आदेश को स्थानिवद्भाव से गो मान कर गोतो [णत्‌ से सर्वनामस्थान 
विभक्ति को णिच्च प्राप्त होता है। चित्रगुम्‌ , शबलगुम्‌ यहां औतोम्‌शसोः से 
आकार एकादेश प्राप्त होता है । 

यह कोई दोष नहीं। गोतो णित्‌ और औतोमशसो: में गोतः ओतः 


= कव या, 
१. यहां भाष्यकार ने हे चित्रगो अग्रमू के दोष का परिहार नहीं किया 


उससे यह नहीं समझना चाहिये कि इस दोष का परिहार हो ही नहीं सकता। 
यहां भी एड्‌ पना स्थानिवद्भाव से नहीं आ सकता केवल गो पना ही आ सकता 
है इस लिये गो शब्द का एङ न होने से हे चित्रगो अग्रम्‌ में भी पूर्वरूप का 
क दा हंगा । गुण का ओकार तो लाक्षाणक है । वस्तुतः यदि सर्वत्र विभाषा 
: में समस्त असमस्त लाक्षणिक अलाक्षणिक सब प्रकार का एढन्त गो शब्द 
हि हे चित्रगो अग्रम्‌ यहां पूवेरुप का विकल्प हो जाने में भी कोई हानि 


- CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


अष्टम भाहिक ५३३ 
न भविष्यतः । 
स्वर । बहुगुमान्‌। “न गोश्वन्‌खाववणें'ति प्रतिषेधः प्राप्नोति । 
करोतिपिबत्योः प्रतिषिधः | 


करोतिपिवत्योः प्रतिषेधो वक्तव्यः । कुरु पिबेति। स्थानिवद्धा- 
वाल्छघूपधशुणः पराप्नोति । 


इस प्रकार तपर करने से द्विमात्रा काळ वाला ओकार लिया जायगा । चित्रगु में 
ओकार है नदीं इस छिय णिच और आतर दोनों ही न होंगे । स्थानिवद्भाव से. 


भी गो पना आ सकता है । ओ पना नहीं। ओकार का आश्रयण करने से अळ्विधि 
हो जायगी। अल्विधि में स्थानिवद्भाव का निषेध हो जापगा । 


स्वर जैसे--बहुगुमान्‌.। ( बहवः गायो यस्य स बहुराः। बहुगुर्विद्यत यत्न 
स बहुगुमान्‌) यहां गो शब्द के स्थान में हुए हस्व आदेश को स्थानिवद्भाव से 
गो मान कर न गोइवन्‌ साववर्णराडङकुङ्कृद्भ्यः से मतुप्‌ के उदात्त स्वर का 
निषेध प्राप्त होता है।' बहुशु यद्व बहुचीदि समास बहोनेमुबदुत्तरपदभूम्नि से 
अन्तोदात्त है उससे परे मतुप्‌ को हस्वनुड्भ्यां मतुप्‌ से उदात्त होता है। न 
गोवन स उसका निषेध प्राप्त होता हे । 


\ कुरु, पिव यहाँ कु ओर पा धातु के प्रयोगों में स्थानिवद्भाव का निषेध 
करना होगा । कुर्‌, पिवू इनके छधूपध होन से ढघूपघगुण प्राप्त द्वोता है। 


क के स्थान में हुए कुर्‌ की और पा के स्थान सें हुए पिब्‌ की स्थानिवद्भाव 
से अङ्गसंझा हो कर छघूपधगुण होना चाहिये । 


१. इस प्रकार भाष्यकार ने स्थानिवत्सूज्न में प्राप्त सभी दोषों का समाधान 
कर दिया है । केवल यह बहुगुमान्‌ वाला स्वर का दोष रह गया है । उसका भी 
समाधान हो सकता है। यदि गोतो णित्‌ के गकार की तरह न गोधन" में गो 
का गकार भी अविवक्षित मान कर उसे ओकारान्त का उपलक्षण समझें तो 
ओकार अल्बिधि होने से बहुगु में स्थानिवद्भाव द्वारा ओकारान्तता नही आ 
सकती । ओकारान्त न होने से बहुगुमान्‌ में मतुपू के उदात्त स्वर का निषेध न 
होगा वेद मै यवि इस आदुदात्त प्रयोग से यह सिद्ध होता है कि ओढारान्त 
यो शब्द में भी न गोश्वन्‌० की प्रदृत्ति हो कर विभक्ति स्वर का निषेध हुआ 
करता है । अन्यथा झवि में गो शब्द न होने से सादेकाचस्तृतीयादि० से प्राप्त 


विभक्तिस्वर का न गोश्वन्‌० यह निषेध कैसे कर सकता है । गो शब्द को उपलक्षण 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


५३७ ) व्याकरणमहाभाष्य 


उक्त वा । 


किसुक्तम्‌। 'करोतौ तपरकरणनिर्देशात्‌ _सिद्धम्‌। पिबिरदन्त 
इति । 
अचः परस्मिन्‌ पूवविधो' ॥१।१।५७॥ 


अच इति किमर्थम्‌ ? 
प्र्ञो विश्षः । दूवा स्यूत्वा । आक्राष्टाम्‌ । आगत्य । प्रो विक्षः 
इत्यत्र छकारस्य रकारः परनिमित्तकस्तस्य स्थानिवद्भावाच्छे चेति तुक्‌ 


इस दोष का समाधान पहले इसी सूत्र में कहा जा चुका है कि 
अत उत्सावेधातुके सूत्र में उत्‌ में तपर करने से कुरु में हस्व उकार ही रहेगा 
उसे गुणादि विकार न होंगे । पिबादेश के अदन्त होने से पिव में भी गुण न 
होगा । पिय इस प्रकार अकारान्त पिव शब्द में रघु इकार के उपधा में न 
आने से लघूपधगुण नहीं होगा । 

सूत्र में अचप्रहण किस लिये किया दै । 

परस्मिन्‌ पूर्वविधौ इतना सूत्र होने पर प्रश्नः विश्नः ( प्रच्छ्‌ , विच्छ्‌-नङ्‌ 
यहाँ प्रच्छ से परे नङ्‌ प्रत्यय को निमित्त मान कर च्छ्वोः झडनुनासिके च 
से प्रू के हल छकार के स्थान में शकार आदेश हुआ हे उसके स्थानिवत्‌ 
होने स छेच से छ से पूर्व तुक्‌ प्राप्त होता है। अच्‌ दण करने पर नहीं 


सान कर ओकारान्त से परे प्राप्त विभक्तिस्वर या मतुप्‌ प्रत्यय स्वर आदि सभी 
स्तरों का निषेध होता है ऐसा मानने में कहीं दोष नहीं आता । 

१. स्थानिवदादेशोऽनळ्विधो यह पहला सूत्र अल्विधि में स्थानिवद्भाव 
का निषेध करता था। अचः परस्मिन्‌० यह सूत्र अळ्विधि में स्थानिवद्भाव करने 
के लिय बनाया हे । इसी लिये वत्रश्न ( त्ररच्‌-लिट्‌ तिप्‌ णल्‌ ) में ब्रश को लिठ्यभ्या- 
सस्योभयेषाम्‌ से अभ्यास में दृरच्‌ सम्प्रसारण हो कर उरदत्त्व करने पर अचः 
परस्मिन्‌ सूत्र से उरदत्त्व को स्थानिवत्‌ होता है । उसमें ऋकार रूप अल के 
परे हो जाने पर न सम्प्रसारण सम्प्रसारणम्‌ से अभ्यास वकार को सम्प्रसारण का 
निषेध सिद्ध हो जाता है। अचि तोकः, सुचितीकः (अविद्यमाना शोभना वा चितिः 
यस्य सः) यहां बहुब्रीहि समांस में कप्‌ परें रहते चितेः कपि से चिति शब्द के 
इकार को दीधे होता है उसको इस सूत्र से स्थानिवत्‌ हो कर अळ्रूप हृस्व इकार अन्त 
में हो जायगा तो हस्वान्तेच्न्त्यात्पूवेम्‌ से अभीष्ट स्वर सिद्ध हो जाता है । 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


अष्टम आह्विक 
प्रामोति 1 अच इति वचनान्न भवति । 


नैतदस्ति प्रयोजनम्‌ । क्रियमाणेपि अचुग्रहणे अवश्यमत्र तगभावे 
यत्नः कर्तव्यः । अन्तरङ्गत्वाद्धि तुक्‌ प्राप्नोति।_ न्ड 


इदे तर्हि योजनम्‌ । दयतवा स्यूत्वा । वकारस्य ऊद्‌ परनिमित्तकः । 
वस्य स्याविबङ्गावात रीति यणादेशो न प्राम्मोति। अच इति वचनाद्‌ 
भवति । 


एतदपि नास्ति प्रयोजनम्‌ । स्वाश्चयमत्राचत्वं भविष्यति । अथवा 


` ५३५ | 


होता । क्योंकि अच्‌ के स्थान में शकार आदेश नदी हुआ हे इस छिये स्थानिवत्‌ 
न होगा तो तुक्‌ नहीं होगा । 

यह कोई प्रयोजन नही । अचग्रहण करने पर भी प्रश्‍न: विनः मैं तुकू 
रोकने के लिय अवश्य यत्न करना होगा। अन्यथा प्रछ इस अवस्था में श 
आदेश की अपेक्षा अन्तरङ्ग होने से छे च से छ से पू तुक्‌ प्राप्त होता हे ।' 


अच्छा तो यद्द प्रयोजन लीजिंय । दृत्वा स्यूत्वा ( दिव्‌ , सिव्‌-क्स्वा ) यहां 
दिनू से परे करवां प्रत्यय को निमित्त मान कर च्छवोः झड से दिव्‌ के इक्‌ 
वकार के स्थान में उट्‌ आदेश हुआ है। उसके स्थानिवत्‌ दोने से इको यणचि 
से यणादेश नहीं प्राप्त होता। अच्‌ अहण करने से हो जाता है। क्योंकि अच्‌ 
के स्थान में उठ्‌ आदेश नहीं हुआ है इस लिये स्थानिवत्‌ न होगा तो यण 
हो जायगा । 


यह भी कोई प्रयोजन नहीं । उट्‌ आदेश में स्वाश्रय अर्थात्‌ स्वयं अच्‌ 
होने से यूत्वा में यण्‌ हो जायगो। अथवा जो आदेश हुआ है अर्थात्‌ समुदाय- 


१. वह यत्न यही है कि च्छवोः ड्‌ में च्छ इस प्रकार च छ मिला कर 


` तुकूसहित छकार का निर्देश करके उसके स्थान में श आदेश मानेंगे तो तुकूसहित 


छकार निर्देश के सामथ्ये, से फिर तुक्‌ न होगा। उसी यत्न से प्रइनः दिइन 


-सें तुक्‌ रुक जायगा । तुक्‌ सहित छकार स्थानी के निर्देश सामर्थ्य से ही अलोन्त्य- 


विधि भी न होगी। विश्नः में प्राप्त लधूपधगुण को रोकने के लिय न्‌ प्रत्यय 
को ङित्‌ करना भी तभी चरितार्थ हो सकता हे जब विच्छ में तुकूसद्वित छकार 
के स्थान मै श आदेश हो। अन्यथा तुक्‌ के अवशिष्ट रहने से लघु इकार उपधा _ 
में न होगा तो गुण प्राप्त ही नहीं उसके लिये नङ्‌ को छित्‌ करना व्यथे है । 


२. वाय्वोः इत्यादि में तो इको यणचि से हुए वकाररूप आदेश में स्वाश्रय 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


५३६ ब्याकरणमद्दाभाष्य 


योऽत्रादेशो नासावाश्रीयते यश्चाश्रीयते नासावादेशः 


इद्‌ तर्हि प्रयोजनम्‌ । आक्राष्टाम्‌ । सिचो ळोपः परनिमित्तकस्तस्य 
स्थानिवद्भावात्‌ 'षढोः कः सीति कत्वं प्राम्मोति। अच इति वचनान्न 


भवति । 
रूप उठ , उसका यणादेश में आश्रयण नदी किया गया । और जिसका आश्रयण 
किया गया दे अर्थांत. अच्‌ वह आदेश नहीं हुआ है। उठ्‌ में उंकार के अच्‌ 
होने पर भी वह आदेश नही, आदेश का अवयव है।' इस छिये यणादेश में 
स्थानिवद्भाव न दोगा तो यण्‌ हो जायगा । 

अच्छा तो यद्द उदाहरण लीजिये । आक्राष्टाम्‌ ( आ कृष्‌-सिच-ताम्‌ ) यहां 
कृष्‌ धातु से छुछ लकार में सिच परे रते ताम को निमित्त मान कर झलो 
झलि से सिच्‌ क हळू सकार का लोप हुआ ह उसके स्थानित्रत्‌ होने से सकार 
परे द्वो जायगा तो पढोः कः सि से इष्‌ के षकार को ककार प्राप्त द्वोता दै। 
अच ग्रहण करने पर नहीं होता । क्योंकि अच के स्थान में लोप रूप आदेश 
नहीं हुआ है इस लिये स्थानिवत्‌ नदी दोगा तो सिड का सकार परे न मिलने 


से षको क नहीं होगा । 


वल होने पर भी छोपो व्योर्वलि से य का लोप नहीं होता क्योंकि यणादेश के 
बहिरङ्ग होने से असिद्धता हो जायगी । द्यूत्वा में बहिरङ्ग होने पर भी ऊठ आदेश 
असिद्ध नहीं होगा। नाजानन्तर्ये बहदिप्द्वप्रक्ळष्तिः इस परिभाषा से असिद्ध परि- 
भाषा का निषेध हो जायगा तो उठ्‌ परे मिल जाने से यण्‌ हो जायगा। ऊठ्‌ 
को स्थानिवत्‌ मान कर छोपो व्योवॅलि से यण्‌ के यकार का लोप होने की शङ्का 
तो नहीं करनी चाहिये क्‍योंकि ऊठ्‌ होने पर यण्‌ हुआ है । उंससे पूवे नहीं था। तो 
पूवेविधि न होने से ऊठ्‌ को स्थानिवत्‌ नहीं हो सकता । 


१. यदि कहो योऽसावादेशो नासावाश्रीयते यश्चाश्रीयते नासावादेशः ऐसा 
मानते हैं तो ख्याश आदि आदेश भी अनुबन्ध रहित हुए आदेश नहीं माने 
जायेंगे उससे स्थानिवदूभाव न हो कर ख्या आदि की थातुसंज्ञा नहीं होनी चाहिये । 
क्योंकि ख्या आदि ख्याज आदि आदेश का अवयव होने से आदेश नहीं हैं 
तो इसका उत्तर ह कि घस्छ आदेश में छदित्करणस्प ज्ञापक से अनुबन्ध रहित 
होने पर भी ख्या आदि को आदेश मान कर धातुसंज्ञा हो जायगी। घस्ळ में 
लूदित्‌ का प्रयोजन पुषादिययुताद्यळुदितः० से अघसत्‌ में च्छिको अङ्‌ करना है। 
बह धातुसंज्ञा हुए बिना हो नहीं सकती । 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


अश्म आईद्विक ° 
वदिति नास्ति प्रयोजनम्‌। वक्ष्यत्येतत्‌ पूर्वचासिद्धे न स्थानिः 


इदं तहि प्रयोजनम्‌ । आगत्य। अभिगत्य । अचुनासिकलोप; 
परनिमित्तकस्तस्य स्थानिवद्भावाद्‌ हृस्वस्येति ps 
इति वचनाद्‌ भवति। ˆ be es 


अथ परस्मिन्निति किमर्थम्‌ ? 


युवजानिः । वधूजानिः । द्विपदिका | चैयाघ्रपद्यः। आदीध्ये । 
युवजानिः वधूजानिः इति जायाया निङ्‌ अपरनिमित्तकः । तस्य स्थानिः 


'वद्भावाद्‌ वळीति यलोपो न प्राप्नोति । परस्मिन्‌ इति वचनाद्‌ भवति । 
ESE MPSS का 


यह भी कोई प्रयोजन नहीं । आगे न पदान्तद्विधिचन० सूत्र म॑ यह वार्तिक 
कहेंगे कि पूवत्रासिद्धे न स्थानिवत्‌ । इसका अथे दै कि अशाध्यायी के पूवैत्रासिद्वीय 
प्रकरण के कार्य में स्थानिवद्धाव नहीं होता। षढोः कः सि सूत्र के पूवेत्रासिद्धीय 
प्रकरण का होने. से उसके काय में स्थानिवत्‌ न होगा तो सकार परे न मिलने 
से ष को क न नहीं होगा। 


अच्छा फिर यद्व उदाहरण लीजिये | आगत्य अभिगत्य ( भा, अभि गम्‌-ल्यप्‌ ) 
यहां गप से परे ल्यप्‌ को निमित्त मान कर वा त्यपि से गम्‌ के हल मकार 
का लोप हुआ है उसके स्थानिवत्‌ होने से मकारान्त हो जायगा तो हस्व न 
रहने से तुक्‌ का आगम नहीं प्राप्त होता। अच्‌ महण करन पर दो जाता है। 
क्योंकि अच्‌ के स्थान में लोप रूप आदेश नहीं हुआ है इस लिय स्थानिवत्‌ 
न होगा तो हस्वान्त मिल जाने से हस्वस्य पिति इति तुक्‌ से तुकू का आगम 
हो जायगा । 

परस्मिन्‌ ग्रहण किस ल्यि किया दै ? 

अचः पूर्वविधौ इतना सूत्र होने पर युवजानिः वधूजानिः ( युवतिर्‌ जाया 
यस्य, वधूजीया यस्य) यहां बहुन्रीदि समास में जायाया निङ्‌ से कुछ परे 
निमित्त न मान कर जाया शब्द के अन्तिम आकार के स्थान में निङ्‌ आदेश 
हुआ दै। उसके स्थानिवत्‌ होने से वळू परे न रहेगा तो लोपो' व्योवेलि से 
जाया के यकार का लोप नहीं प्राप्त होता । पररिमिन्‌ अद्दण करने पर हो जाता 
है। क्योंकि निङ्‌ आदेश के परनिमित्तक न होने से स्थानिबञ्चाव न होगा तो वळ 
परे मिल जाने से यलोप हो जायगा ।' 


१. युवजानिः में जाया के अन्तिम आकार को निङ्‌ आदेश हो कर उसके 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangoftri 


५३८ $ व्याकरणमद्दाभाष्य 


प्रयोजनम्‌ । स्वाश्रयमत्र वलूत्बं भविष्यति। अथवा - 


योऽत्रादेशो नासावाश्रीयते, यश्चाश्रीयते नासावादेशः । 

इदं तर्दि प्रयोजनम्‌ । द्विपदिका । त्रिपदिका । पादस्य लोपोऽपरनि- 
मित्तकस्तस्य स्थानिवद्भावात्‌ पद्भावो न प्राप्नोति। परस्मिन्‌ इति 
बचनादू भवति । 

एतदपि नास्ति प्रयोजनम्‌ । पुनळापवचनसामथ्यांत्‌ स्थानिवद्भावो 


यह कोई प्रयोजन नहीं। निङ्‌ आदेश में स्वाय अर्थात्‌ स्वये वळू 
होने से जाया के यका लोप हो जायगा। अथवा यहाँ जो आदेश दै अर्थात्‌ 
निङ्‌, वह वळू नहीं। लोपो व्योर्वेल में निङ्‌ का आश्रयण नहीं दै। बलों में 
नकार का ही पाठ है निङ्‌ का नहीं । और जो वळू है अर्थात्‌ नकार, वह आदेश 
का अवयव है, आदेश नई ।: इस छियि स्थानिवद्धाव न होगा तो वळू परे मिल 
जाने से य का लोप ददो जायगा । 


अच्छा तो द्विपदिका, त्रिपदिका यह उदाहरण ळीज्यि। द्रौ द्वौ पादौ 
द्विपदिका । यद्वां पादशतस्य संख्यादेवॉप्सायां चुन लोपश्च से कुछ परे निमित्त न मान 
कर वीप्सा अर्थ में पाद शब्द से व॒नू प्रत्यय और पाद के अन्तिम अच्‌ अकार के 
स्थान में छोप रूप आदेश हुआ हे । उसके. स्थानिवत्‌ होने से दृछन्त पादू 
दाब्द न रहेगा तो पादः पत्‌ से पदू आदेश नहीं प्राप्त द्ोता। परस्मिन्‌ ग्रहण 
करने पर हो जाता दै । क्योंकि पाद के अकार का लोप परनिमित्तक न होने से 
स्थानिवत्‌ न होगा तो हळन्त पादू शब्द सिल जाने से पद्‌ आदेश हो जायगा। 


यद्द भी कोई प्रयोजन नहीं | द्विपदिका में यस्येति च से पाद के अकार 


पेरे रहते छोपो व्योवेछि से जाया केग्र का लोप हो जाता है। यदि कहो जाया 
शब्द जन्‌ धातु से औणादिक यक्‌ प्रत्यय कर के ये विभाषा से आत्त्व हो कर बनता 
है। निङ्‌ आदेश को स्थानिवत्‌ मानने से आकार दीखेगा। वह यक प्रत्यय के 
साथ हुए टापू के सवर्णदीधै एकादेश को पूवोन्तवद्भाव मान कर अजादि कित्‌ 
आर्धधातुक है । उसके परे रहते जन्‌ के स्थान में हुए आकार का आतो लोप इटि च 
से लोप प्राप्त होता हे । ये विभाषा और आतो लोप इटि च दोनों के आभीय होने 
* पर भी समानाश्रय न होने से असिद्धवदत्राभात्‌ से ये विभाषा से हुए आत्त्व की 
असिद्धता भी नहीं हो सकती तो इसका उत्तर है कि उणादयोऽच्युरपन्नानि प्रातिपदिकानि 
इस वचन से औणादिक शब्द अव्युत्पन्न .माने जाते हें । जाया शब्द को जन्‌ धातु से 
यक्‌ प्रत्यय करके निष्पन्न नहीं मानेंगे तो जा के आकार का लोप नहीं होगा । 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


अष्टम आद्विक ५३९ 


न भविष्यति। ० 


इदं तहिं प्रयोजनम्‌ । वैयाम्रपद्यः । 
नजु चात्रापि पुनलोपवचनसामथ्यांदेव भविष्यति । 
क ह्यन्यत्‌ पुनलोपवचने प्रयोजनम्‌ । किम्‌। यज्ञ भसंज्ञा न, 
व्याघ्रपात्‌ , इयेनपाद्‌ इति । इदं चाप्युदाहरणम्‌-आदीध्ये, आवेव्ये । 
tC “mS sR 
का होप सिद्ध होने पर फिर जो पादशतस्य संख्यादे० से कोप विधान किया है 
उसके सामथ्ये से स्थानिवद्भाव न होगा। पुनः लोप विधान का यही तात्पये 
समझा जायगा कि पाद के अकार का लोप ही रहे ! उसका श्रवण न दो। इस 


लिये स्थानिवद्भाव की स्वतः व्यावृत्ति हो ज्ञायगी। स्थानिवद्भाव न होने से पद्‌ 
आदेश निवोध हो जायगा । 


अच्छा तो यह डदाष्ररण ळीजिय । वेयाघ्रपद्यः । व्याघ्रस्येव पादौ यय स॒ 


_ व्याघ्रपांदू । व्याघ्रपदोऽपत्यं वैयाप्रपद्यः (ब्याघ्रपादू-यज) यहां च्याघ्रपाद्‌ इस बहुत्रीहि 


समास में पादस्य छोपोऽहस्त्यादिभ्यः से कुछ परे निमित्त न मान कर च्याघ्रपाद 
शब्द के अन्तिम अच अकार का लोप हुआ है। उसके स्थानिवत्‌ होने से 
यन्‌ प्रत्यय परे रहते भसंज्ञा होने पर पादः पत्‌ से पद्‌ आदेश नहीं प्राप्त होता । 
परस्मिन्‌ अहण करने पर हो जाता है। क्योंकि पादस्य लोपोऽह्‌० से हुआ पाद्‌ 
के अकार का लोप परनिमित्तक न होने से स्थानिवत्‌ न होगा तो पादू शब्द 
मिल जाने से पदू आदेश हो जायगा । : 


वैयाघ्रपद्यः में भी यस्येति च से पाद के अकार का ळोप सिद्ध होने पर 
फिर जो पादस्य लोपो० से लोपविधान किया दै उसके सामथ्यं से स्थानिवद्भाव 
न होगा और पदू आदेश सिद्ध हो जायगा। | 

'पादस्य लोपोऽहस्त्यादिभ्यः से पुनः लोपविधान करने का अन्य प्रयोजन हे । 
क्या? जहां असंज्ञा नहीं है वहां पाद शब्द के अकार का छोप यस्येति च से 
नहीं हो सकता । क्योंकि वह भसंज्ञा में ही अकार के लोप का विधान करता हं। . 
जैसे व्याघ्रपात्‌, स्यनपात्‌ । ( ब्याघ्रस्येव पादौ यस्य सः) यहां बहुबीहि समास ` 
वारे व्याघ्रपाद्‌ शब्द में असंज्ञा न होने से पाद के अकार का लोप यस्येति च से 
नहीं हो सकता । यहां पाद्‌ के अकार का छोप करने के लिये पादस्य लोपोऽहस्त्यादिभ्यः 
सूत्र की आवश्यकता है । इस ढिये लोपविधान में सामर्थ्य न होने से यह स्था- 
निवद्भाव को रोक नहीं सकता । उस अवस्था में वैयाघ्रपद्यः में अकार लोप के 
स्थानिवत्‌ होने से पद्‌ आदेश नहीं प्राप्त होता, उसके लिये परस्मिन्‌ अहण 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


७० व्याकरणमहाभाष्य 


इकारस्य पकारोऽपरनिमित्तकस्तस्य स्थानिवद्भावाद्‌ यीवर्णयोदीधी- 
चेब्योरिति लोपः प्राप्नोति । परस्मिन्निति वचनान्न भवति । 

अथ पूर्वविधाविति किमर्थम्‌! Fe 

हे गौ: । बाभ्रवीयाः । नेधेयः। दे गोरित्यौक्कारः परनिमित्तकस्तस्य 
स्थानिवद्भावाद्‌ पङ्हस्वात्संबुद्धेरिति लोपः प्राप्नोति । पूर्वविधाविति 
वचनान्न भवति | 

न्ञेतद्स्ति प्रयोजनम्‌! आचार्यप्रवृत्तिज्ञापयति न्‌ सस्बुद्धिलोपे 
स्थानिवद्भावो भवतीति | यदयमेङ्हस्वात्संचुद्धेरित्येङ्ग्रहणं करोति । 


न्नेतदस्ति ज्ञापकम्‌ । गोऽरथमेतत्‌ स्यात्‌ । 


MM ना णााणा-' 
करना चाहिये । इसके अतिरिक्त आदीध्ये आवेव्ये यह उदाहरण भी लीजिये । 

(भा दीधी-लछट्‌ इट्‌ ए ) यहां दीधी से परे इटू प्रत्यय के इकार अच के स्थान 

भै कुछ परे निमित्त न मान कर टित आत्मनेपदानां टेरे से एकार हुआ है। उसके 

स्थानिवत्‌ होने से इकार परे मिळ जायगा तो यीवर्णयोर्दीघीवेव्योः से दीधी के 

इकार का छोप प्राप्त होता है। परस्मिन्‌ ग्रहण करने पर नहीं होता। क्योंकि टित 

आस्मनेपदानां० से होने वाळा टेरेत्व परनिमित्तक नहीं दै इस लिये स्थानिवत्‌ न होगा 

तो दीधी के ईकार का लोप नहीं होगा । 

पूवेविधौ यह किस लिये प्रहण किया दै ! 


. अचः परस्मिन्‌ इतना सूत्र होने पर दे गौः यहां गो शब्द से पर सस्बुद्धि के 
णित्‌. सु प्रत्यय को निमित्त मान कर गो शब्द के ओकार के स्थान में अचो ब्णिति 
से औ वृद्धि हुई है। उस के स्थानिवत्‌ होने से ओकार भिल जायगा तो एड्हस्वात्‌ 
सम्बुद्धः से सम्बुद्धिसंज्ञक सु का छोप प्राप्त द्दोता दै। पू विधि ग्रहण करने पर 
नहीं होता । क्योकि यहां सम्बुद्धि होप आदेश से पूर्व का काये नदी है इस लिये 
स्थानिवत्‌ न होगा तो ओकार न मिलने से सम्बुद्धि सञ्ञक सु का लोप नहीं होगा । 

यह कोई प्रयोजन नहीं । आचाय का व्यवहार इस बात का ज्ञापक है कि 
सम्बुद्धिलोप करने में स्थानिवद्भाव नहीं होता । यह जो एङ्‌ हस्वात्‌ सम्बुद्धेः 
में पुङ्‌ ग्रहण किया है उस से यह बात . मालूम होती है । अन्यथा हे अग्ने हे वायो 
इत्यादि में एकार ओकार को स्थानिवत्‌ होने से इस्व मान कर ही सम्बुद्धि का 


लोप ददो जाता तो एङ्‌ ग्रहण व्यथै हे। इस लिये एङ्‌ ग्रहण के ज्ञापक से हे गौः में - 


. ओकार को स्थानिवत्‌ नहीं होगा तो उस से परे सम्बुद्धि संज्ञक सु का लोप न होगा । 
हे गौः में सम्बुद्धिहोप को रोकने के लिये एकू. अहण, कोई ज्ञापक नहीं । 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


अष्टम भाहिक ५४१ 
यत्ति प्रत्याहारग्रहणं करोति | इतरथा झ्योहस्वादित्येच बूयात्‌ । 


इदं तहि प्रयोजनम्‌ । वाञ्चवीयाः । माधवीयाः । वान्तादेशः 
परनिमित्तकस्तस्य स्थानिवद्भावाद्‌ हलस्तद्धितस्येति यलोपो न प्रापनोति । 
पूर्वविधाविति वचनाद्‌ भवति। : 


गो शब्द से परे अनिष्ट सम्बुद्धि होप करने के लिये एङ्‌ मद्दण रद्द सकता दै । 
क्योंकि हे अग्न हे वायो इत्यादि में स्थानिवत्‌ मानने से इस्त मिल जायगा इस 
लिये वहां हस्व ग्रहण से सिद्ध होने पर भी हे गौः में स्थानिवत्‌ दोकर भी ओ 
मिलेगा । हर्त्र नहीं मिलेगा । वहां सम्बुद्धि लोप करने के लिये एकू ग्रहण की 
` आवझ्यकता हो सकती है इस लिये यह ज्ञापक नहीं बन सकता । 

एङ्‌ प्रत्याहार में यदि ओकार को गो आदि ओकारान्त शब्दों के लिये 
रख कर च्यर्थ न भी मानें तो भो एङ प्रत्याद्दार ग्रहण में एकार तो व्यथ ही है। ` 
अन्यथा ओहस्वात्‌ . सम्बुद्धेः इतना ही सूत्र कह देते। वैसा न कद कर जो एक 
प्रत्याहार अहण किया दै वह इस बात का ज्ञापक दै कि सम्बुद्धिलोप में स्थानिवत्‌ 
नहीं होता । इस लिये पूप्रविधि ग्रहण किये विना भी हे गौः में स्थानिवत्‌ 
नहीं होगा । 

अच्छा तो यह उदाहरण लीजिये । बाभ्रवीयाः। माधवीयाः । बभ्रोः मधो वा 
अपत्यं बाभ्रव्यः । माधव्यः । (वभु-मधु-यजञ) । तस्य छात्राः वाश्रवीयाः माधवीयाः 
(बाभ्रव्य, माधव्य-छ)। यहां बञ्ज को ओर्गुणः से ओ गुण हो कर बच्नो हुआ । 
उस से परे यज को निमित्त मान कर ब्रो के ओकार के स्थान में वाम्तो यि 
प्रत्यये से अव्‌ आदेश होता दे। उस अवादेश के स्थानित्रत्‌ द्दोने से दळू न 
रहेगा तो हलस्तद्धितस्य की अजुवृत्ति करके छ प्रत्यय परे रहते होने वाला 
आपत्यस्य च तद्धितेऽनाति सूत्र से यकार का लोप नहीं प्राप्त होता । पूर्वेविधि 
प्रण करने पर ददो जाता है। क्योंकि य का लोप अवादेंश से पूवे का कार्य नहीं - 
है पर का कार्य है अतः स्थानिवत्‌ न दोगा तो इछू मिल जाने से य का लोप 
हो जायगा ।' 


१, यदि कहो बाभ्रवीयाः माधवीयाः यहां संनिपात परिभाषा से यलोप होना 
ही नही चाहिये क्योंकि जिस यम्‌ प्रत्यय के सम्बन्ध से अव्‌ आदेश हुआ दै वह 
अवादेश हळू बन कर यलोप का निमित्त नहीं बन सकता उससे संनिपात परि- 
भाषा का विरोध होता है, तो इसका उत्तर है कि संनिपात परिभाषा को अनित्य मानने 
से यह दोष न दोगा। वाअ्वोयाः माधवीयाः में संनिपात परिभाषा की प्रबृत्ति 
`न होगी तो यलोप हो जायगा । 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


७४२ व्याकरणमहाभाष्य 


एतदपि नास्ति प्रयोजनम्‌। स्वाश्रयमत्र हळूत्वं भविष्यति । अथवा 
योऽादेशो नासावाश्रीयते, यश्चाश्रीयते नासावादेशः । 

- इद्‌ तहि प्रयोजनम्‌ । नैधेयः । आकारलोपः परनिमित्तकस्तस्य 

स्थानिवद्भावाद्‌ द्वयज्लक्षणो ढक्‌ न प्राप्रोति । पूर्वविधाविति वचनाद्‌ 


भवति । 
अथ विधिग्रहणं किमर्थम्‌ ! 


यह भी कोई प्रयोजन नहीं । अवादेश मैं स्वाश्रय अर्थात स्वयं इक्‌ 
होने से य लोप हो जायगा। अथवा जो यहां आदेश दै अर्थात्‌ अव्‌, बह हळू 
नहीं । क्योकि हो में वकार का पाठ दै अव्‌ का नहीं । और जो हरू दै अर्थात्‌ 
वकार, वह आदेश का अवयव दै, आदेश नहीं, इस लिये स्थानिवद्भाव ही न 
होगा। य ढोप में जिस का आश्रयण किया है वह आदेश नहीं हे और जो 
आदेश है उस का आश्रयण नहीं किया गया है। इस लिये बाभ्रवीयाः माधवीयाः 
में स्थानिवद्धाव न होने से य छोप हो जायगा । 

तब तो यह उदाहरण ळीजिये । नैधेयः । (निधेरपत्यम्‌ , नैधेयः) नि पूर्वक 
घा धातु से कि प्रत्यय हो कर निधि शब्द बनता है। उस में घा धातु के 
आकार का छोप आतो लोप इटि च से किम्रत्यय को निमित्त मान कर हुआ है 
उस के स्थानिवत्‌ होने से निधि शब्द में दो अच्‌ न रद्द कर तीन अच हो 
जायेंगे तो इतश्चानिनः से दो अच्‌ मान कर होने वाळा अपत्यार्थक ढक्‌ प्रत्यय 
नहीं प्राप्त होता । पूर्वविधि ग्रहण करने. पर दो जाता है । क्योंकि यहाँ ढळू 
प्रत्यय आकार छोप रूप आदेश से पूर्व का कायै न हो कर पर का काये है 
इस छिये स्थानिवत्‌ न होगा तो दो अच मिळ जाने से ढक्‌ हो जायगा । 

. विधि ग्रहण किस लिये किया है ? 


१. यद्यपि नैधेयः में स्थानिवद्भाव से तीन अच्‌ हो जाने पर भी स्वाश्रय | 
दरथचुत्व मान कर इतश्रानिजः से ढक्‌ हो सकता है तो भी छौकिकी गौण्यप्युत्तरा 
संख्या पूर्वा संख्यां बाधते अथवा न हि त्रिपुन्नो द्विपुत्रव्यपदेशं रभते इन न्यायों 
के अनुसार तीन अचु वाले को दो अच्‌ वाला नहीं कहा जा सकता । तीन संख्या 
दो की विरोधिनी होने से दो को बाध लेगी । स्थानिवद्भाव से अविरुद्ध कार्य का 
ही अतिदेश होता है, विरुद्ध का नहीं । जो स्वाश्रय कार्य अतिदिष्ट कार्य से विरुद्ध 
हे वह अतिदेश द्वारा बाधित हो जाता है । इस लिये .यहां अतिदिस्यमान श्यचूत्व 
से स्वाश्रय द्ृयचत्व की बाधा हो जायगी तो ढक्‌ प्राप्त नहीं होता । 


. CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


. ' अष्टम आहिक ५४३ 


. सर्वविभक्तयन्तः समासो यथा विज्ञायेत । पूर्वस्य विधिः पूर्वविधिः । 
पूर्वस्माद्‌ विधिः पूर्वविधिरिति 


कानि पुनः पूर्वस्माद्‌ विधो स्थानिवद्भावस्य प्रयोजनानि । 


बेभिदिता चेच्छिदिता । माथितिकः । अपीपचन्‌ । बेभिदिता 
चच्छिदि्तिति अकारलोपे छते पकाज्ळक्षण इट्प्रतिषेधः प्राप्नोति । स्थानि- 
चद्कावान्नं भवति ।. माथितिक इत्यकारलोपे इते तान्तात्‌ क इति कादेशः 
प्रापोति स्थानिवद्भावान्न भवाति । अपीपचन्‌ इत्येकादेशे छते अभ्यस्तात्‌ 


जिस से पूवे शाब्द में सब विसक्तियों वाला समास समझ लिया जाय 
इस लिये विधिग्रहण करने पर दो पद हो जायेंगे । तभी यथेष्ट समास संभव दै। 
पूर्वस्य विधिः पूर्वविधिः यद्द षष्ठी समास है । इसका अथे हे--पूवे का काये । 
पू्ैस्मात्‌ विधिः पूवैविधिः, पञ्चमी समास है। इस का अथै है--पू्वे से परे 
का कार्य अथात्‌ पर का कार्य । दोनों प्रकार की विधियों म स्थानिवद्भाव 
करने के लिये विधिग्रइण की आवश्यकता है । 


पूर्वस्मात्‌ विधिः पूर्वविधिः इस प्रकार पञ्चमी समास में स्थानिवद्भाव 
मानने के क्या प्रयोजन हैं ? 


वेभिदिता चेच्छिदिता । माथितिकः | अपीपचन्‌। ये पञ्चमीसमास में स्थानि- 
चद्भाव मानने के प्रयोजन हें । बेभिदिता (बेमिय-तृच्‌) यहां वेमिद्य इस यङ्न्त 
भिदू घातु के उपदेश में एकाच्‌ होने से यङ्‌ के अकार का अतो लोपः से 
छोप होने पर एकाच उपदेशेऽनुदात्तात्‌ से इद्‌ का निषेध प्राप्त होता है। 
पञ्चमी समास मानने से पर के कार्य में भी स्थानिवद्भाव हो जायगा तो 
' यङ के अकारलोप को स्थानिवत्‌ मान कर उस के व्यवधान में ठच्‌ को इद्‌ 
का निषेध नहीं होगा । माथितिकः ( मथितं पण्यमस्य, मथित-ठकू-इक ) यहां 
मथित शब्द से परे ठ प्रत्यय के पूरे 5 शब्द को टस्येकः से इक आदेश दुभा 
है उसके परे रहते मथित के अकार का अस्येति च से लोप हो कर मयित 
यद्व तकारान्त दो जाता है। इक आदेश को स्थानिवदादेशो से ठ मान कर 
उस के स्थान में इसुसुक्तान्तात्‌ कः से क आदेश प्राप्त होता दे । पञ्चमी 
समास मानने से पर कार्य में भी स्थानिवद्वाव हो जायगा तो मथित के 


७... 
१. षाष्ठ द्वित्व दि: प्रयोग (दोबार उच्चारण मात्र) है, इससे धातु अनेकाच्‌ नहीं 
हो जाता । - 
: २, मठा बेचने वाला । 


७ ०-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


"१४४ च्याकरणमहाभाष्य 


झेजुस भवतीति जुस्भावः प्राप्नोति स्थानिवद्धावान्न भवति । 


नेतानि सन्ति प्रयोजनानि । प्रातिपद्किनिदेशो ऽयम्‌ । प्रातिपदिक- 
निर्देशाइचार्थतन्त्रा भवन्ति। न कांचित्‌ प्राधान्येन विमक्तिमाश्चयन्ति। 
तत्र प्रातिपदिकार्थे निर्दिष्टे यां यां विभक्तिमाश्रयितुं बुद्धिरुपजायते सा 


सा आश्रयितव्या। 


अकारलोप को स्यानिवत्‌ मान कर तकारान्त न रहेने से क आदेश नहीं होगा । 
अपीपचन्‌ ( पच्‌-णिच्‌-चङ्-छङ्‌ झि ) यहां णिजन्त पच धातु के णिच्‌ का चढू 
प्रे रहते णेरनिटि से लोप होता है । चङ के अकार का झि के स्थान में 
इए अन्त आदेश के साथ अतो गुणे से पररूप एकादेश हो जाता है। द्वित्व 
हो कर अभ्यस्त बने हुए पच से परे अन्त आदेश को स्थानिवदादेशः से झि 
सान कर सिजभ्यस्तविदिभ्यश्च से जुस्‌ प्राप्त होता है। पञ्चमी समास मानने 
से पर के कार्य में भी स्थानिवद्भाव हो जायगा तो णिच के लोप और अतो 
गुणे से हुए पररूप एकादेश को स्थानिवत्‌ मानने से उन के व्यवधान में 
झुस्‌ नहीं होगा । 

विधिग्रहण के ये कोई प्रयोजन नहीं । विधिग्रहण के विना भी अचः परस्मिन्‌ 
पूवे ऐसा सूत्र वनायंगे । उसमें पूवे यह छुप्तविभक्तिक प्रातिपदिक का निर्देश 
समझा जायगा। प्रातिपदिक के निर्देश अ्थेप्रधान होते हें । मुख्यतया किसी 
बिशेष विभक्ति के अर्थ का आश्रयण नहीं करते। उसमें पूवे इस प्रातिपदिक 
के सामान्य अथ निदेश म जिस २ विभक्ति के अर्थ के निकालने की इच्छा 
होगी वही २ विभक्ति उसके आगे लगी हुई समझ ली जायगो। पूवे इसके 
' मागे पूर्वात्‌ ओर पूवेस्य ये पञ्चमी और षष्ठी . विभक्ति लगी हुई समझ कर 
पूवे के काये में और पूर्व से परे के कार्य में स्थानिवद्भाव होता है यह 
अथे निकल आयगा। उससे *सिदिता चेच्छिदिता इत्यादि पर के कार्य में 
भी स्थानिवद्भाव सिद्ध हो जायगा ।* 


eo 


१. इतश्च से इकारं का लोप होने पर भी एकदेझंविक्वतन्याय से झि ही 
समझा जायगा । 

२. यदि कहो पर के कार्य में भी स्थानिवद्ठाव मानने पर हे गौः बाअवीया 
वैधेय: ये पूर्वोक्त उदाहरण कैसे सिद्ध होंगे तो उसका उत्तर है कि वहां अच से 
जो पूवे है उसको निमित्त मान. कर विधि करने में स्थानिवदूभाव माना जायगा । 
भच अथवा अच्‌ के स्थान में हुए आदेश को निमित्त मानं कर विधि करने में 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


भएस उ [दिक ५४५ 


इदे तहि प्रयोजनम्‌। विधिमात्रे स्थानिवद्भावो यथा स्यात्‌, 


अनाश्रीयमाणायामपि प्रकृती । वाय्वोः अध्यय्वाः, लोपो व्योबलीति 
यलोपो मा भूदिति । 


अस्ति प्रयोजनमेतत्‌ । किं तर्हीति । 
[ अपरविधाविति तु ] 
अपरविधाविति तु वक्तब्यम्‌। किं प्रयोजनम्‌ ! स्वविधाचपि 


` स्थानिवद्भावो यथा स्यात्‌ । 


erties Sie me 7 

अच्छा तो विधिग्रहण का यहद प्रयोजन है कि विधिमात्र में स्थानिवद्भाव . 
हो जाय। चाहे उस विधि में प्रकृति (स्थानी) आश्रीयमाण हो या नहो। अर्थात्‌ 
स्वाश्रय कारये की निवृत्ति हो कर स्थानिवत्‌ ही रहे । जैसे वाय्वोः: अध्वर्य्वाः 
( वायु, अध्वयु-ओस्‌ ) यहां वायु अध्वयु शब्दों से ओस्‌ परे रद्दते इको यणचि 
से वकार यणादेश हुआ है । उस यकार के परे रहते लोपो व्योर्वलि से यळोप _ 
प्राप्त होता है । विधिमात्र में स्थानिवत्‌ होने से यणादेश स्थानिवत्‌ मान लिया 
जायगा तो वळु प्र न रदने से योप नहीं होता । यद्दां विधिम्रहण से यह 
लाभ हुआ कि यणादेश. के स्वाश्रय वळू रूप होने से जो यलोप प्राप्त होता 
था वह विधिग्रदण सामथ्यं से रुक गया । यलोप विधि में यणादेश की प्रकृति 
उकार का कार्य के निमित्त के रूप में आश्रयण नहीं किया गया है तो भी 
वहाँ स्थानिबद्धाव द्वों गया। इस प्रकार विधिग्रहण से सर्वत्र स्थानिवद्भाव दो 
जायगा : चाहे वहां स्थानिवद्भाव से शास्त्र लगता हो या रुकता हो । 


विधिग्रदण का यद प्रयोजन दै तो, किन्तु पूवेविधौ की जगद्द अपरविधौ 
ऐसा कहद: देना चाहिये । जिस से पर विधि को छोड कर शेष सब विधियों 
में चाहे आदेश से पूव को कार्य ददो या स्वविधि अर्थांत. स्वयं आदेश को 
ही कार्य करना हो वहां भी स्थानिवज्ञाव ददो जावे । न परविधौ=अपरविधौ । 
अर्थात्‌ परविधि में स्थानिवद्भाव न होवे । 


स्थानिवद्भाव नहीं माना जायगा। हे गौ: में गो शब्द के ओकार रूप अब्‌ से पूव 
गकार हे उसको निमित्त मान कर सुलोप नहीं प्राप्त होता इस लिये वहाँ स्थानिवद्भाव 
नहीं होगा । बाञ्जवीयाः में भी ब्रो के ओकार रूप अन्‌ से पूर्व रेफ है और नैधेयः 
में भी निधि के घा घात्वस्थ आकार रुप अच से पूर्वे धकार दै उसको निमित्त मान 
कर यलोप अथवा ढक्‌ प्रत्यय नहीं विहित है अतः स्थानिवदूभाव नहीं होगा। 


७ ०-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri Sr 


५४६ ब्याकरणमद्दाभाष्य 
कानि पुनः स्वरविधौ स्थानिवद्भावस्य प्रयोजनानि ¦ 


आयन्‌ । आसन्‌। धिन्वन्ति । कृण्वन्ति। दध्यत्र मध्वत्र । चकतुः 

चक्रुः । इद्द तावद्‌ आयन आसन्‌ इति इणस्त्योर्यणूलोपयोः कृतयोरनजा- 

` दित्वादाडजादीनामित्याद्‌ न पराप्नोति । स्थानिवद्भावाद्‌ भवति । धिन्वन्ति 

रुण्बन्ति। यणादेश कते वलादिलक्षण इट्‌ प्राप्नोति। स्थानिवद्भावान्न 

भवति । दध्यत्र मध्वत्र। यणादेरो छते संयोगान्तस्य छोपः प्राप्नोति । 

स्थानिवद्भावान्न भवति । चक्रतुः चक्कुः । यणादेशे छतेऽनचुकत्वाद्‌ 
द्विवचने न प्राप्नोति । स्थानिवद्भावाद्‌ भवतिं । 


स्वविधि में स्थानिवद्भाव के क्या प्रयोजन हैं ? 

आयन्‌ । आसन्‌ । धिन्वन्ति कृण्वान्त । दध्यत्र मध्वत्र। चक्रतुः चकुः ये 
स्वविधि में स्थानिवद्भाव के प्रयोजन हैं । आयन्‌ आसन्‌ (इण्‌ , अस्‌-लड्‌ झि) 
यहां आयन्‌ में इणो यण्‌ से इण्‌ को यणादेश और आसन्‌ में अस्‌ के अकार 
का इनसोरहोपः से लोप होने पर अजादि न रहने से आडजादीनाम्‌ से आडागम 
“नहीं प्राप्त होता । स्वविधि में स्थानिवद्भाव होने से अजादि मान कर आदू 
हो जाता है । यहाँ आदेश से पूते कुछ न होने से स्वयं आदेश को ही आडागम 
कार्य करना है । | 

धिन्वन्ति इण्वन्ति (घिन-उ-अन्ति, कृण-उ-भन्ति) यहाँ थिन्व्‌ कृण्व्‌ घातुओं 
से परे आर्धधातुक उ प्रत्यय को इको यणचि से वकार यणादेश हुआ दै। उस 
के वछादि आर्धधातुक हो जाने से आधधातुकस्येडवलादेः से इद्‌ प्राप्त होता दै । 
आदेश से पूवे को कुछ कार्य न होने से स्त्रयं वकार आदेश को द्री इडागम 
रूप कार्ये प्राप्त हे । तो स्वविधि में स्थानिवद्भाव हो कर वलादि न रहने 
से इडागम नहीं होता । दध्यत्र मव्वत्र (दधि, मधु-अन्न) यहां इको यणचि से 
यणादेश हो कर ध्‌ यू का संयोग हो जाने से संयोगान्तस्य लोपः से य का 
लोप प्राप्त होता है । स्वयं यणादेश. को ही काय होने से स्तविधि में 
स्थानिवद्भाव दो कर य का लोप नहीं द्दोता । 


चक्रतुः चकुः (क्र-ढिट्‌ तस्‌ अतुस्‌, झि उस्‌) यहां कृ के ऋ को इको 
यणचि से रेफ यणादेश हो कर अच्‌ न रहने से लिटि धातोरनभ्यासस्य से 
एकाच को .कद्दा गया ह्वित्व नहीं प्राप्त होता । स्तयं आदेश को ही कार्य 
होने से स्वविधि में स्थानिवद्चाव मान कर अच्‌ आजाने से द्वित्व द्वो जाता दै" । 


१. यदि कहो कि अपरविधौ कहने पर यद्यपि स्वविधि में स्थानिवद्भाव 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


अष्टम माह्विक ७४७ 


यदि तहिं स्वविधावपि स्थानिवद्भावो भवति । द्वाभ्यां देयं लवनम्‌ 
अत्रापि प्राप्नोति । द्वाभ्यामित्यत्रात्वस्य स्थानिवद्भावाद्‌ दीघेत्व॑ न 
प्राप्नोति । देयमितीत्त्वस्य स्थानिवद्भावाद्‌ गुणो न प्राप्नोति । छवन मित्यत्र 


शुणस्य स्थानिवद्धावादवादेशो न प्राप्नोति । 


यदि स्वविधि में भी स्थानिवद्भाव मानते हैं तो द्वाभ्याम्‌ । देयम्‌ । 
लवनम्‌ यहां भी स्थानिवद्भाव प्राप्त होता है । 

द्वाभ्याम्‌ में द्वि शब्द के इकार को त्यदादीनामः से अकार हो कर 
स्वयं अकार आदेश को ही सुपि च से दीधे करन में स्थानिवद्भाव हो जायगा . 
तो भकार न रहने से दीधे नहीं प्राप्त होता । 

देयम्‌ ( दा-्यत्‌ं) में दा के आ को इद्यति से इंकार हुआ है । स्वयं 
इंकार आदेश के ही काये करने में स्थानिवद्भाव हो जायगा तो इगन्त न रहने से 
सावैधातुक गुण नहीं प्राप्त होता । 

` लवनम्‌ ( छू-ल्युद्Jअन ) में रू घातु के ऊकार को ओकार गुण हुआ 
है । स्वयं ओकार रूप आदेश के कार्य में ही स्थानिवद्भाव हो जायगा तो 
ओकार न रहने से एचोऽयवायावः से अवादेश नहीं प्राप्त होता | 


सिद्ध हो जाता दै तो भी बेभिदिता चेच्छिदिता इत्यादि प्रविधियों में स्थानि- 


वद्घाव कैसे सिद्ध होगा तो उस का उत्तर है, उक्त स्थलों में निमित्त की अपेक्षा 
परविधि मानी जायगी । बेभिदिता में यङ्‌ के अकारलोप का निमित्त तूच 
आधधातुक है उस से परे कोई विधि नहीं करनी बल्कि उसी को इडागमरूप 
बिधि करनी है इसलिये स्थानिवद्धाव हो जायगा । इसी प्रकार माथितिकः 
अपीपचन्‌ ये मी स्त्रवेधि बन जायेगी । परविधि न होगी तो वहाँ भी स्थानि- 
वद्ठाव हो जायगा । हे गौः में यद्यपि अपरविधि हो जने से स्थानिवद्भाव प्राप्त 
है क्योंकि वहां णित्‌ सु प्रत्यय रूप निमित्त से परे किसी को कोई विधि नहीं 
करनी इस लिये अपरविधि होने से स्थानिवत्‌. हो जायगा तो सुलोप प्राप्त होगा 
तो भी वहां एङ्‌ प्रत्याहार ग्रहण सामर्थ्थं से दोष न होगा । बाअवीयः में 
योऽत्रादेशो नासावाश्रीयते यह पूर्वोक्त समाधान है ही । नैधेयः में भी निधि के 
इकार रूप निमित्त से परे ढक्‌ प्रत्यय का विधान करना दै इस लिये परविधि 
हो जाने से स्थानिवद्भाव न होगा । इस प्रकार पूवैविधौ या अपरविधौ इन 


दोनों न्यासों में कहीं दोष नहीं आता । 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


७४८ व्याकरणमहाभाष्य 


ज्ञेष दोषः । स्वाश्रया अत्रैते विधयो भविष्यन्ति । 
तत्त वक्तव्यम्‌ अपरविधाविति ? 
न वक्तव्यम्‌ । पूर्वैविधावित्येव सिद्वम्‌ । कथम्‌ । न पूर्वग्रहणेना- 
देशोऽभिसम्वध्यते। अजदेशः परनिमित्तकः पूर्वस्य विरथे प्रति स्था 
' निवद्धवति । कुतः पूर्वस्य, आदेशादिति । किं तर्हि. निमित्तमभिसम्बध्यते 
अजादेशः परनिमित्तकः पूर्वस्य विधि प्रति स्थानिवद्‌ भवति । कुतः 
पूर्वस्य, निमित्तादिति । 
अथ निमित्तेऽमिसम्बध्यमाने यत्तदस्य योगस्य सूर्धाभिषिक्तस्रुदा- 


यह कोई दोष नहीं । द्वाभ्याम्‌ इत्यादि विधियां स्वाश्रय हो जायेंगी। 
स्वाश्रय का अर्थ यहाँ ज्ञापकाश्रय है । विधिग्रहण का. प्रयोजन स्त्राश्नय काये की 
निवृत्ति पदलके कह चुके हैं इस लिये यहाँ स्त्र शब्द से आदेश का महण 
नहीं करना बल्कि अपने २ ज्ञापकों के सहारे द्वाभ्याम्‌ इत्यादि बन जायेंगे । 
किं यत्तदोर्नि्धीरण द्वयोरेकस्य डतरच्‌ यनं द्वयोः यह निर्देश द्वाभ्याम्‌ में स्थानि- 
चद्घाव के निषेध का ज्ञापक समझा जायगा । देयम्‌ में देयमणे इस ज्ञापक 
से तथा लवनम्‌ में किरतौ लवने इस ज्ञापक से स्थानिवद्भाव नहीं होगा । 
तो फिर पूैविधौ की जगद्द अपरविधौ कह दिया जाय? दस तो 
समझते हैं कि-- 
अपरविधौ कहने की आवश्यकता नहीं । पूवेविधौ से ही काम चल जायगा । 
उसीसे स्वविधि में भी स्थानिवद्धाव सिद्ध हो जायगा। केसे! पूर्वविधौ में 
पूर्व शब्द का सम्बन्ध आदेश के साथ कर के यह अथे नहीं करेंगे कि पर को 
निमित्त मान -कर हुआ जो अच के स्थान में आदेश, वह आदेश से पूते को 
कार्य करने में स्थानिवत्‌ होता है । बल्कि पूर्ववित्रों में पूवे शब्द का सम्बन्ध 
निमित्त के साथ कर के सूत्र का यद अर्थ करेंगे कि पर निमित्त मान कर 
हुआ जो अच्‌ के स्थान में आदेश, वह निमित्त से पूवं को कार्य करने में 
स्थानिवत्‌ होता है । उससे आयन्‌ असन्‌ आदि स्वविधियों मै भी स्थानिवत्‌ 
हो जायगा। जब आदेश से पूर्व को विधि करने में स्थानिवत्‌ मानते हैं तब 
स्वविधि में स्थानिवद्चाव कहना पड़ता है। निमित्त से पूव को विधि करने में 
स्थानिवत्‌ मानने पर स्वविधि मे भी स्थानिवत्‌ सिद्ध हो जाता है उसके लिये 
अलग स्थानियद्घाव कहने की आवश्यकता नहीं रहती । क्योंकि आयन आसन्‌ . 
आदि सब विधियां निमित्त से पूव विधियां हैं । 


निमित्त से पू को काय करने में स्थानिवत्‌ मानने पर इस सूत्र का जो 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


अष्टम भाह्विक - ५४९ 
हरणं तदपि संग्रहीत भवति ! 
पद्वधा सृद्व्येति। 
वाढं संणुहीतम्‌। 
नजु च ईकारयणा व्यवहितंत्यात्‌ नासौ निमित्तात्‌ पूर्वा भवति ! 


- व्यवहितिपि पूर्वशब्दो वर्तत। तद्यथा पूर्वं मथुरायाः पाटलिपुत्रमिति। 
अथवा पुनरस्तु आदेश एवामिसम्वध्यते इति ।- 


कथं यानि स्वविधौ स्थानिवद्भावस्य प्रयोजनानि ? 


नेतानि सन्ति। इह तावत्‌-आयन्‌ आसन्‌ धिन्वन्ति इण्बन्ति 
लाता 


सूर्धाभिषिक्त सब से प्रसिद्ध मुख्य उदाहरण हे, क्या वह भी संग्रहीत हो जाता 
हे ? उसकी सिद्धि भी हो जाती है या नहीं ? कनी 
वह कौन सा उदाहरण है ? (भाष्य में अथ ₹ब्द प्रश्‍नार्थक दै) । 
पटूवया मृदूव्या। _ 
हां, पट्वया मृद्व्या यद प्रसिद्ध उदाहरण भी निमित्त से पूत्र विधि में 
स्थानिवत्‌ मानने पर ठीक सिद्ध हो जाता है । र 
पट्वया द्व्या (पड़ ई आ, खदु ई आ) यहां पडु ई आ इस अवस्था स 
टा के आ को निमित्त मान कर इको यणचि से ईको यण्‌ होता दै। उस 
यणादेश को इस सूत्र से स्थानिवत्‌ मान कर पड़ के उकार को भी यण हो 
जाता है। किन्तु पड़ का उकार निमित्त भूत आ से अब्यवदिित पूरे सें नहीं 
हे। उसके बीच में ई के यण्‌ का व्यवधान है इस लिय निमित्त से पूर्वेविधि अं 
स्थानित्रव मानने पर यहां स्थानिवत्‌ कैस होगा ? 
पूव्राब्द का प्रयोग व्यवधान में भी होता है। जस मथुरा से पूव पटना है 
ऐसा कहत हैं पर बीच में बहुत से अन्य नगरों का व्यवधान होता है। इसी 
प्रकार पट्वथा में पडु का उकार व्यवधान होने पर भी है तो आ सेपूरही। 
परे तो नहीं है। इस लिय तिमित्तभूत आ से पूवेविचि मान हने. स्थानिवत्‌ हो 
जायंगा । अथवा आदेश से पूलेविधि में ही स्थानिवद्धाव ग उसमें भी 
न होगा । 
म आदेश से पूप्विधि में स्थानिवद्भाव मानने पर स्वविधि में कैसे स्थानिवद्धाव 
होगा । स्वविधि के आयन्‌ आसन्‌ आदि प्रयोजन कैसे सि होगे ! | | 
आयन्‌. आसन्‌, आदि जो स्वविधि में स्थानिवज्ञाव के प्रयोजन कहे हैं बे 


७ 0-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


७७० व्याकरणमहाभाष्य 


इति। अयं विधिशाब्दोऽस्त्येव कर्मसाधनो विधीयते विधिरिति। अस्ति 
` भावसाधनः । विधानं विधिरिति। तत्र कर्मसाधनस्य विधिशब्दस्यो- 
पादाने न सर्वमिष्टं संग्रहीतमिति इत्वा भावसाधनस्य विधिशब्दस्यो- 
पादानं विज्ञास्यते। पूर्वस्य विधानं प्रति पूर्व॑स्य भाव प्रति, पूर्वः स्यादिति 
स्थानिवद्‌ भवतीति। एवमाद्‌ भविष्यति। इद्‌ च न॒ भविष्यति। दध्यत्र 
मध्वत्र चक्रतुः चक्रुरित्यत्र परिहारं वक्ष्यति । 

कानि पुनरस्य योगस्य प्रयोजनानि ? 


कुछ नहीं । उनकी अन्यथा सिद्धि हो जायगी । पहले आयन्‌ आसन्‌ धिन्वन्ति 
कृण्वन्ति इनको लीजिये। इनकी सिद्धि इस प्रकार होगी कि इम पूवेविधौ 
में विधि शब्द को कमैसाधन न मान कर भावसाधन मान लेंगे। क्योंकि 
विधि शब्द एक तो कमसाधन हे । विधीयते इति विधिः इस प्रकार कमैवाच्य में 
कि प्रत्यय करके बनता है । एक भावसाधन है। विधानमेव विधिः इस प्रकार भाव 
में कि प्रत्यय करके बनता है । कर्मसाधन पक्ष में पूवेविधि शब्द का अथ होता 
है--पूत्र को कोई विधि (-कार्य) करने में आदेश स्थानिवत्‌ होता है । भावसाधन पक्ष 
में अथ होगा--पूवे का विधान करने में, पूवेता छाने में, किसी को पूव बनाने 
में स्थानिवत्‌ होता है । कम॑साधन पक्ष में आयन्‌ आसन्‌ आदि इष्ट सिद्ध नहीं 
होते क्योंकि वहां आदेश से पूवे कुछ है ही नहीं जिसको विधि करनी हो। 
` इस छिय भावसाधन पक्ष वहां मानेगे। उससे आयन्‌ आसन्‌ में आदू की पूवेता 
छाने में यणादेश और अल्लोप को स्थानिवङ्गाव दो जायया तो आट्‌ हो जायगा । 
धिन्वन्ति कृण्वन्ति में इद्‌ की पृवता जाने में यणादेश स्थानिवत्‌ हो जायगा तो 
वलादि न रहने से इर्‌ न होगा । दध्यत्र मध्वत्र, चक्रतुः चक्रुः यहां भी आगे 
समाधान कहेंगे ।' 
इस सूत्र के क्या प्रयोजन हैं ? 


१. वह समाधान यही है कि दध्यत्र मध्वत्र में प्राप्त सयोगान्त लोप का 
संयोगान्तलोपे यणः प्रतिषिधो वाच्यः इस वार्तिक से निषेध हो जायगा। चक्रतुः . 
चक्रः में ऊ को यण्‌ हो कर अच्‌ रहित हो जान पर भी द्विवैचनेचि सूत्र से यणादेश 
| को स्थानिवत्‌ मान कर कृ रुप हो जाने से द्वित्व सिद्ध हो जायगा । द्विवचनेचि 
सूत्र मे कार्यातिदेश न मान कर रूपातिदेश माना गया है। उससे कृ इस रूप 
का ही स्थानिवत्‌ से अतिदेश हो जाता हे । इस प्रकार स्वविधि के सब प्रयोजन 
सिद्ध हो जात हें । कही दोष नहीं रहता । अतः अपरविधी न कह कर पूवविधौ 
कहना ही ठीक है । छ 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


अएम भाहिक ५५१ 


स्तोष्याम्यहं पादिकमौदवाहिं ततःस्वोभूते शातनीं पातनीं च । 
नेतारावागच्छतं धाराणिं रावणि च ततः पञ्चात्‌ स्नंस्यते ध्वंस्यते च || : 


इह तावत्‌ पादिकम्‌, औदवाहिम्‌, शातनीम्‌, पातनीम्‌, धारणिम्‌, 
रावणिम्‌ इति। अकारळोपे छते पद्भावः, ऊद्‌, अल्लोपः, टिलोपः 
इत्येते विधयः प्राप्नुवन्ति। स्थानिवद्भावान्न भचन्ति। स्रस्यते ध्वंस्यते 
इत्यत्र णिळोपे कृते अनिदितां हल उपधायाः क्ङितीति नलोपः प्राप्नोति । 
स्थानिवद्भावान्न भवतीति । ` 


. नैतानि सन्ति प्रयोजनानि । 'असिद्धवद्त्राभादि'त्यनेनाप्येतानि 


हे श्रोभूति नामक शिष्य ! और नेता नामक दोनों शिष्य! तुम आओ । 
मैं तुम्हे इस सूत्र के प्रयोजन कहूँगा। पादिकः, औदवाहः, शातनी पातनी, 
घारणिः रावणिः, संस्यते ध्वंस्यते ये इस सूत्र के प्रयोजन हैं । पादिकः (पादोस्यास्तीति, 
पाद-ठन्‌) यहां पाद्‌ शब्द से मत्वर्थीय उन्‌ प्रत्यय परे रदते यस्येति च से पाद 
के अकार का लोप हो कर पादः पत्‌ से पदादेश प्राप्त द्दोता है। अकारलोप के 


स्थानिवत्‌ होने से नहीं द्दोता। औदवाहिः ( उद्वास्यापत्यम्‌, उदवाद-इन्‌ ) . 


यहां उद्वाह शब्द से इन्‌ परे रहते यस्येति च से उदवाह के अकार का लोप 


हो कर वाह ऊठ्‌ से उठ्‌ आदेश प्राप्त होता है । अकारळोप के स्थानिवत्‌ होने . 


से नहीं होता । शातनी पातनी ( शातन पातन-डीष्‌ ) यहां झातन पातन शब्द जो 
गौरादिगण पठित हैं उनसे स्त्रीलिङ्ग में ङीष्‌ परे रहते यस्येति च से अकार 
लोप हो कर अल्लोपोऽनः से अन्‌ के अकार का लोप प्राप्त होता दै । अकार लोप 
के स्थानिवत्‌ होने से नहीं द्ोता। धारणः रावणिः (धारणस्य रावणस्य अपत्यम्‌, 
सारण रावण-इन्‌ ) यहां धारण रावण शब्दों से इन्‌ परे रहते यस्येति च से 
अकार का छोप हो कर नस्तद्धिते से टिसंज्क अन्‌ शब्द का छोप प्राप्त होता 
हे । अकारलोप के स्थानिवत्‌ होने से नहीं होता । संस्यते ध्वंस्यते ( स्रंसु ध्वेस्‌- 
णिच-यक्‌ त ) यहां णिजन्त संसु ध्वेस्‌ धातुओं से यक्‌ परे रहते णेरनिटि से णि 
का लोप ददो कर संस्‌ प्वेस का नकार उपधा में आ जाने से अनिदितां हल उपधायाः 
किङति से नकारलोप प्राप्त होता है । णिलोप के स्थानिवत्‌ होने से नहीं होता । 


थे कोई प्रयोजन नहीं । असिद्धवद्त्राभात्‌ इस सूत्र से भी ये सब सिद्ध हैं । 


१. उदकस्योदः संज्ञायाम्‌ इस सूत्र से उदक को उद्‌ आदेश हुआ है। उदवाहो 
नाम कङ्चित्‌। 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


५५३ - व्याकरणमदाभाष्य 


सिद्धानि । | | ह क, 
इद्‌ं तर्हि प्रयोजनम्‌। याज्यते वाप्यते णिः कृते. यजादीनां 
कितीति सम्प्रसारणं प्राप्नोति । स्थानिवद्भावान्न भवति | 

पतदपि नास्ति प्रयोजनम्‌ । यजादिभिरत्र कित विशेषयिष्यामः | 
यजादीनां यः किदिति । कश्च यजादीनां कित्‌! यजादिभ्यो यो विहित 
इति । न चायं यजादिभ्यो विहितः । 

इद्‌ तर्हि प्रयोजनम्‌ । पट्व्या सुद्व्येति। परस्य यणादेश छते 
पूर्वस्य न प्राप्नोति । ईकारयणा ब्यबहितत्वात्‌ । स्थानिवद्भावाद्‌ भवति । 


किं पुनः कारणं परस्य तावद्‌ भवति न पुनः पूर्वस्य ? 
नित्यत्वात्‌ । नित्यः परयणादेशः । कृतेपि पूर्वयणादेशे प्राप्नोति । 


क्यों कि पादः पत्‌ वाह ञठ्‌ आदि सभो सूत्र आभीय प्रकरण के हें । उनके करने 
में यस्येति च और णरनिटि से हुए अकारलोप तथा णिछोप भी आभीय होने से 
असिद्द दो जायेंगे तो पादिकः औदवाहः आदि में पदादि आदेश नहीं होंग । 
अच्छा तो यह प्रयोजन ढीजिय । याज्यते वाप्यते { यज्ञ वप्‌-णिच यकू-त ) 
` यद्वां णिजन्त यज्‌ वप्‌ धातुओं से यक्‌ परे रहते णि का लोप हो कर वचिर्वपि० 
से सम्प्रसारण प्राप्त होता दे णिलोप के स्थानिवत्‌ दोने से नहीं होता । 


"००७ 


यह भी कोई प्रयोजन नहीं । वचिस्वपि सूत्र में यजादि धातुओं से 
कित्‌ प्रत्यय को विशेषित करेंगे । यजादि सम्बन्धो कित्‌ परे होने .पर सस्त्र- 
सारण होता दै । जो कित्‌ प्रत्यय यजाद्यों से विहित है ऐसा मानेंगे। 
याज्यते वाप्यते में यज्ञ वप्‌ धातुओं से कित्‌ प्रत्यय यक्‌ का विधान नहीं है 
किन्तु णिजन्त याजि वापि से है इस लिये यहां सम्प्रसारण नहीं होगा । 

अच्छा तो यह उदाहरण लीजिये । पट्व्या मृदूव्या। यहाँ पड़ इआ . 
इस अवस्था में आ परे रहते पहले ई को यणादेश हो कर उस का च्यत्रधान 
हो जाने से पूर्ववती पड़ के उकार को यणादेश नहीं प्राप्त होता । ई ळे 
यण्‌ को इस सूत्र से स्थानिवत्‌ मान कर हो जाता है।' 

क्या कारण है जो पट्व्या मृद्व्या में आप पहछे इ को यण करते हैँ 
पटु के उकार को नदीं करते ? 

पटूब्या, मृदूव्या म इम नित्य होने से पहले ई को यण्‌ करते दें। 
हैं का यण नित्य हे। पड़ के उकार को यण करने पर भी प्राप्त द्दोता ह्वै। ` 


क्ट ८८-७0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


अष्टम आह्विक स 
अक्षतेपि प्राप्नोति। नित्यत्वात्‌ परस्य यणादेशो छते पूर्व॑स्य न प्राप्नोति । 
स्थानिवद्भावाद्‌ भवति । | 


_ एतदपि नास्ति प्रयोजनम्‌ । 'असिद्धं बहिरङ्गलक्षणमन्तरङ्ग- 
लक्षणे' उजवा वहिरङ्गलक्षणस्य परयणादेशस्य अन्तरङ्गळक्षणः 
पूर्वयणादेशो भविष्य-त । अवश्यं चैषा परिभाषा आश्रयितव्या स्वरार्थम्‌ । 
क्या हञ्यति । ‘उदात्तयणो हट्पूर्वादू? इत्येष स्वरो यथा स्यात्‌। 

अनेनापि सिद्धः स्वरः । कथम्‌ । 


आरभ्यमाणे नित्योऽसौ । 


“और न करने पर भी । इस लिये पड़ के उकार को पहले यण न कर के 
नित्य होने के कारण ईं को यण्‌ करना पड़ता हे । ई को यण करने पर 
उस: का व्यवधान हो जाने स पडु के उकार को यण्‌ नहीं प्राप्त द्योता। 
स्थानियत्‌ मान कर हो जाता है। 


यद्द भी कोई प्रयोजन नहीं । असिद्धं यहिरङ्गमन्तरङ्गे इस परिभाषा 
से परवर्ती इंका यण्‌ ब्रद्विरङ्ग होने से असिद्ध हो जायगा । पूर्ववर्ती पदु 


= 


के उकार का यण्‌ पूर्व पूर्वभन्तरङ्गै परे परे बहिरङ्गम्‌ इस न्याय के अनुसार 


प्रथमोषस्थित होने रे अन्तरङ्ग है । इस छिथ पदले वहो होगा । ई का यण्‌ - 


उस के बाद में होगा। असिद्धं बहिरज्ञमन्तरज्ञ इस परिभाषा का अथे है 
कि बहिरङ्ग लक्षण कार्य अन्तरङ्ग लक्षण काये करने में असिद्ध रहता दै । 
अन्तरङ्ग से पहले. बहिरङ्ग की प्रत्रृत्ति नहीं हो सकती। इस लिये पहले पटूची 
बना कर फिर पट॒व्या बनाया जायगा। उस में स्थानिवत्‌ की आवश्यकता ह्वी 
नहीं दै । असिद्ध परिभाषा का मानना, स्वर के लिये भी आवश्यक है । 
जिस से कत्या हत्या यहाँ उदातयणो हत्पूर्वान खे टा विभक्ति को उदात्त स्वर 
सिद्ध हो सके। कपू ई आ इस अवस्था में अन्तरङ्ग होने से कतुं के करे 
को पहले यणाद्रेश रेक हो कर फिर ई को यण्‌ होगा तो उदात्तयणो हलुपूर्वात 
खे ई को उदात्त होकर फिर आ विभक्ति को भी उसी सूत्र से उदात्त सिद्ध 
हो जायगा । अन्यथा पहले ई को यण दो कर फिर ऋ को यण्‌ होगा तो 
ई के यण्‌ का व्यवधान होने स आ विभक्ति को उदात्त न हो सकेगा । 

कत्र्यी, इत्या में विभक्ति स्वर तो इस सूत्र से भी सिद्ध हो जायगा। 
केसे १. अचः परस्मिन, पूर्वविधौ इस स्थानिवत्सू्र के बना देने पर पूर्वयणादेश 


१. कै द॒र्त तृजन्त दने से अन्तोदात्त है । चितः सूत्र से ऋ उदात्त है। 


3 CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


| 


क. व्याकरणमदाभाप्य . 


आरभ्यमाणे स्वस्मिन्‌ योगे नित्यः पूर्वयणादेशः। इतेपि परयणादेशे 


प्राप्नोति । अङ्तेऽपि । a ड 
परयणादेशोऽपि नित्यः । तेपि पूर्वयणादेशे प्राप्नोति, अकृतेपि । 


परश्चासौ व्यवस्थया । 


व्यवस्थया चासो परः । 
युगपत्‌ संभवो नास्ति । 


न चास्ति यौगपद्येन संभवः । कथं च सिध्यति। 
बहिरङ्गेण सिध्यति । 
. असिद्धं बहिरङ्गलक्षणमम्तरङ्गळक्षणे इत्यनेन सिध्यति । 
एवं तर्हि योऽत्रोदात्तयण्‌ तदाश्रयः स्वरो भविष्यति । 
ईकारयणा व्यवहितत्वान्न प्राप्नोति । 


भी नित्य दो जायगा । क ई आ इस अवस्था में परवती ई के यण्‌ को 
स्थानिवत्‌ मान कर पूर्ववर्ती छ का यण्‌ भी नित्य दो जाता है । ई को 
यण करने पर भी ग्राप्त होता दे और न करने पर भो। नित्य होने से ऋ 
का यण्‌ ही पहळे हो जायगा तो विभक्ति स्वर निबोध है । 


कर्ष्या, त्यी अथवा पदव्या, मृदूव्या में परवती ई का यण्‌ भी नित्य 
हे । - पूर्ववर्ती ऋ अथवा उकार को यण्‌ करने पर भो ग्राप्त होता है और 
न करने पर भी। दोनों के विप्रतिषिध की व्यवस्था से ई का यण्‌ परे भी 
ट्वै। एक साथ दोनों यणों का संभव.नहीं हे । पेसी विषम स्थिति में केसे सिद्ध 
होगा ? असिद्ध परिभाषा से दी सिद्ध होगा । परवर्ती ई का यण्‌ बहिरङ्ग 
होने से असिद्ध है। उस के असिद्ध होने के कारण पहले पूवेवर्दी ऋ अथवा 
उकार का यण हो जायगा। उस से कत्र्यो हव्या में स्वर भी अव्याहत रहेगा 
और पट्व्या मदूव्या में स्थानिवत्‌ के विना ही काम चल जायगा । 


असिद्ध परिभाषा न भी मानें तो भी कत्र्या इत्र्या में स्वर सिद्ध हो 
जायगा। कते ई आ इस अवस्था में पहले ई को यण करन पर फिर ऋ 
को यण हो जायगा । ऋ का यण उदात्त स्थानिक होने से उदात्तयण 
हे उस से परे विभक्ति को उदात्त स्वर सिद्ध हो जायगा । 


ई के यण्‌ का व्यवधान होने से कर्त्या हत्या में विभक्ति को उदात्त 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


अष्टम आह्निक ५५५ 


“स्वरविधौ व्यञ्जनमविद्यमानवद्‌ भवती'ति नास्ति व्यवघानम्‌। 

सा तर्हि एषा परिभाषा कर्तव्या । 

नजु चेग्रमपि कतंव्या असिद्धं वहिरङ्गळक्षणमन्तरङ्गलक्षणे इति । 

बहुप्रयोजनैपा परिभाषा । अवच्यमेचैषा कर्तव्या। सा चाप्येषा 
लोकतः सिद्धा । कथम्‌। प्रत्यङ्गवर्ती लोको लक्ष्यते । तद्यथा पुरुषोऽयं 
प्रातरुत्थाय यान्यस्य प्रतिशारीरं' कार्याणि तानि तावत्‌ करोति । ततः 


स्वर नीं प्राप्त होता। यदि आप अन्तरङ्ग होने से ऋ के यण को पहले 
कर लें तब तो बाद में हुआ ई का यण्‌ भी उदात्तयणो हछ० से उदात्त 
हो कर उस से परे विभक्ति को उदात्त कर सके। किन्तु पहले ई को यण 
मानने पर उस का व्यवधान हो जायगा. ता विभक्ति स्वर केसे होगा। 

स्वरविधौ व्यञ्ञनमबिद्ममानवत्‌ इस परिभाषा से यण्‌ रूप व्यञ्जन का 
च्यवान नहीं होता तो विभक्ति स्वर हो जायगा । इस परिभाषा का अथै 
है कि स्वर करने में व्यञ्जन विद्यमान नहीं माना जाता । कत्र्यो हतर्यी में 
पहले ई को यण्‌ करने पर भी यण रूप व्यज्जन विद्यमान न माना जायगा 
तो उस का व्यवधान न होने से टा विभक्ति को उदात्त स्वर अव्याहत 
सिद्ध हो जायगा । 

तो फिर आप को कत्र्यों इच्या में स्तर सिद्ध करने के लिये स्वर- 
विधी व्यज्ञनमविद्यमानवत्‌ यह परिभाषा बनानी पड़ेगी ? 

आप को भीतो कत्र्या ह्यो या पटूव्या मृद्व्या की सिद्धि के ल्यि 
- असिड बहिरङ्गमन्तरङ्गे यह परिभाषा बनानी पड़ेगी। हमारे पक्ष में तो स्थानि- 
वत्सूत्र से ही कत्र्यी हत्र्यी में स्वर ओर पट्व्या मद्व्या में पूर्वयणादेश दोनों 
सिद्ध हो जाते हैं । 9 

असिद्ध परिभाषा बहुत प्रयोजनों वाळी है इस लिये यह परिभाषा 
अवश्य ही बनानी चाहिये और माननी चाहिये । चैते यह परिभाषा लाक- 
व्यवहार से भी सिद्ध है। केले? लोक प्रत्यज्षवर्ती अपने निकट में व्यवहार 
बाळा देखा जाता है। मलुज्य संबेरै उठ कर पहले अपने शरीर-सम्बन्धी झुदि 
आदि कार्य करता. हैं । उन से निबट कर फिर अपने मित्रो के और फिर 


१. अङ्ग शाब्द प्रत्यासत्ति (समीपता) का लक्षक दे, अङ्ग अङ्गी के प्रति 


प्रत्यासन्न होते हैं । $ र 
२, प्रति शरीरम--यहाँ प्रति शब्द के योग मै द्वितीया हुई दै । 


(७-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


७६ 'ब्याकरणमद्दाभाष्य 


सुहृदां ततः सम्बन्धिनाम्‌ | प्रातिपदिकं चाप्युपदिष्टं सामान्यभूतेऽथै वतैते । 
सामान्ये वर्तमानस्य व्यक्तिरुपजायते'। व्यक्तस्य सतो ढिङ्गसंख्या- 
भ्यामन्बितस्य बाह्मनार्थेन योगो भवति। यथैव चाजुपूव्याऽर्थानां प्रादु- 
भावस्तथेव शब्दानामपि, तद्वत्‌ कार्यैरपि भवितव्यम्‌ । 

इमानि तर्हि प्रयोजनानि । पटयति । ळघयति। अवधीत्‌। 
बहुखट्वकः । .पटयति ळघयतीति णिचि ठिठोपे कृते 'अत उपधाया' । 
इति वृद्धिः प्राप्नोति। स्थानिवद्भावान्न भवति । अवधीदित्यकारलोपे 
कृते 'अतो हळादेर्ळघोरिति विभाषा वृद्धिः प्रामोति । स्थानिवद्भावान्न 
भवति | बहुखर्‌वक इति 'आपोऽन्यतरस्यामि' ति हस्वे कृत हृस्वान्तेऽन्त्या- 


MSR 2 २० पाक रमन 
अन्य सम्बन्धियों के काम देखता है। इसी प्रकार यहां शास्त्र मे प्रातिपदिक 


भी पहले सामान्य अर्थ का वाचक होता है । सामान्य से विशेष व्यक्ति 
(द्र्य) का। फिर उस का छिङ्ग और संख्या के साथ योग हो कर बहिभूँत 
कतो कर्म करण आदि अर्थ जो दूसरे को (क्रिया की) अपेक्षा रखने वाले ठै 
उन से योग हो जाता है। जिस क्रम से पदार्थों का प्राडुभौव होता है उसी 
क्रम से शब्दों का तथा तत्सम्बन्धी कार्यों का योग भी होना चाहिये । इस 
प्रकार लोकसिद्ध असिद्धं बहिरङ्गमन्तरङ्गे इस परिभाषा का आश्रयण कर के 
पट्व्या मृदूय्या में पहले पूर्ववर्ती -पढु के उकार को यण्‌ दो कर पट्वी बनायेंगे । 
फिर आ परे रहते ई को यण हो कर पट्व्या बन जायगा । प्रथमोपस्थित 
यणादेश अन्तरङ्ग है इस लिय पहले वही होगा । उस अवस्था में स्थानिवत्‌ 
की आवश्यकता नदी रइती । 

अच्छा तो ये प्रयोजन लीजिय। पटयति लघयति । अवधीत्‌ । बहुखट्वकः । 
पटयति लघयति ( पडु लुं वा आषष्टे, पटु ल्घु-णिच्‌ ) यहां पटु शब्द से 


णिच्‌ पर रहते टेः से पड़ के टि संज्ञक उकार का लोप दो कर उपधा में, 


अकार हो जाने से पद्‌ को अत उपधायाः से उपधाब्ृद्धि प्राप्त द्दोतो द्दै। 


उकारळोप के स्थानिवत्‌ दोने से नही होती । अवधीत्‌ ( इन्नवध्‌-सिच्‌-छङ्‌ )' 


यहाँ सिच्‌ परे रहते वध के अकार का. अतो लोपः से लोप हो कर अतो 
हलादेर्डघोः से विकल्प स वृद्धि प्रास होती है । अकारलोप के स्थानिवत्‌ होने 
से नहीं होती । बहुखट्वकः (बह्ृथः खट्वाः यस्मिन्‌ सः) यहां बहुत्रीहि समास में 

१. उपजायत का अर्थ उत्पद्यते उत्पन्न होता है नहीं । बोध का विषय होता हृ 
ऐसा अथ हे । 


८८-७0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


अष्टम आह्विक _ पुपुछ 
Se sy 
पूर्वमिति एष स्वरः पराप्नोति । स्थानिवद्भावान्न भवति। 


इह वैयाकरणः सौवश्व इति य्वोः स्थानिवद्भावादायावौ प्राप्चुत- 
स्तयोः प्रतिषेधो वक्तव्यः | 
अचः पृ्विज्ञानादैचोः सिद्धम्‌ । 
___ योऽनादिष्टादचः पूरस्तस्य विधि प्रति स्थानिवद्भावः | आदिष्टाः 
च्चैषोऽचः पूर्वः । 
कि वक्तव्यमेतत्‌ ? 


कप्‌ परे रहते खट्वा को आपोऽन्यतरस्याम्‌ से हस्त्र हा कर हस्वान्तेडन्त्यात्पूवम्‌ 
से ट्व से पूवे ख' का उदात्त स्वर प्राप्त होता हे । स्थानिवत्‌ होने से इस्व 
न रहेगा तो खं पर स्वर न हो कर कपि पूर्वम्‌ से दव को इष्ट उदात्त 
स्वर सिद्ध हो जाता हे । 

बेयाकरणः सौवश्वः ( वि आ करणम्‌=व्याकरणम्‌। व्याकरणमधीते वेद वा। 
सु अश्वः्मस्वश्वः । स्वश्वे भवः। व्याकरण, स्वश्व-अण्‌ ) यहां वि आ करण, सु 
अश्च इस अवस्था में इको यणचि से हुए यकार वकार आदेश को इस सूत्र 
से स्थानिवत्‌ मान कर अच परे हो जाने से (ऐच्‌ आगम हो जान पर) वे 
और सौ के ए ओ को आयू आव्‌ आदेश प्रास होते हैँ उन का निषेध 
कहना चाहिये । 

वैयाकरणः, सौवश्वः में आयू आव्‌ आदेश के निषेध की आवश्यकता 
नहीं । क्योंकि यहां पूर्वेविधि न होने स यकार चकार आदेश स्थानिवत न 
होंगे । अनादिष्टे जो अच दै अर्थात्‌ जब तक अच्‌ के स्थान में आदेश नही 
हुआ उस से पूर्वे विद्यमान को कार्य करने में ही स्यानिवद्धाव होता द्दै। 
आदिष्ट हुए अच्‌ से पूर्व विद्यमान को कार्य करने मे स्थानिवत्‌ नहीं होता । 
यहां यकार वकार आदेश होने के बाद न य्वाभ्यां पदान्ताभ्यां पूर्वी तु ताभ्यामैच्‌ 
सए औ हुए दैं। इस ल्यि आदिष्ट अच्‌ से पूरे ऐ औ होने से यहां स्थानिवद्धाव 
न होगा तो आय्‌ आव्‌ आदेश न होंगे । र 

क्या यह बात कहनी होगी कि अनादिष्ट अच स पूवे विधि मैदी 
स्थानिवद्धाव होता है, आदिष्ट अच से पूर्व की विधि में नहीं होता ! 


3323220022 त्ती ~= 
| १. अनादिष्टादचः -भविद्यमानम्‌ आदिष्टमादेशो यस्याचः, तस्मात्‌ । आदिष्ट 


यहां भावे क्त समझना चाहिये । 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


९ 


०७८ व्याकरणमद्दाभाष्य 


नहि । 
कशमनुच्यमानं गंस्यते ? 
अच इति पञ्चमी । अचः पूर्वस्य । 
यद्येचमादेशोऽविशेषितो भवति। 
आदेशश्च विशेषितः | कथम्‌। न ब्रूमो यत्‌ षष्ठीनिर्दिष्टमज्भ्रणं 
' तत्‌ पञ्चमीनि दिष्टं कर्तव्यमिति । 
किं तंहि । अन्यत्‌ कर्तव्यम्‌ ? 
-अन्यच्च न कर्तव्यम्‌ । यदेवादः षष्ठीनिर्दिष्टमजूग्रहणं तस्य 
दिक्राब्दैयौंगे पञचमी भविष्यति । अजादेशः परनिमित्तकः पूर्वविधि 


प्रति स्थानिवद्‌ भवति | कुतः पूर्वेस्य १. अच इति। तद्यथा आदेशः 


SSS मि विविध 


इस बात के कदन की आवश्यकता नहीं । 
. विना कहे कैसे समझी जायया ? 1 
अचः परस्मिन्‌ पूर्वविधौ इस सूत्र में अचः यह पञ्चमी षष्ठी दोनों का 
रूप संभव है । हम अचः को यहां पञ्चमी मानेंगे । सूत्र का अर्थ होगा 
अच्‌ से जो पूर्व है उस को विधि करने में स्थानिवत्‌ होता है। आदेश से 
जो पूर्व है उस को विधि करन में स्थानिवत्‌ नहीं होगा तो वैयाकरणः सौवश्वः 
इकार उकार रूप अच से पूव ए औ + न होने से स्थानिवत्‌ नहीं होगा । 


यदि अचः को पञ्चमी मानेंगे तो षष्ठी न रहने से अच्‌ के स्थान 
में जो आदेश वह स्थानिवत्‌ होता है यह अथै नहीं निकल सकेगा। अच 
द्वारा आदेश विशेषित न होगा तो हळू के स्थान में हुआ आदेश भी स्थानिवत्‌ 
होने ळगेगा । 

अच्‌ से आदेश भी विशषित हो जायगा! केसे ? हम यह नहीं कहते 
कि अचः परस्मिन्‌ में अचः जो षष्ठो विभक्ति का निर्देश दे उसे पञ्चमी 
विभक्ति का निर्देश बना छिया जाय । 

तो फिर क्या दूसरा अचः यह पञ्चमी विभक्ति के लिये पढ़ना चाहिये ? 


पञ्चमी के लिये दूसरा अचः पढ्ने की आवश्यकता नहीं । षष्ठी विभक्ति 
से निर्दिष्ट यह अचः शब्द ही पूवे इस दिक्शब्द के योग में पञ्चमी विभत्त्यन्त 
बन'जायगा । पर को निमित्त मान कर हुआ जो अच्‌ के स्थान में आदेश 
बह पूवे विधि करने में स्थानिवत्‌ होता है। किस से पूवे को विधि करने 


00-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


अष्टम भाहिक एपुद्‌ 


प्रथमानिर्दिष्टः। तस्य दिक्शब्दयोगे पञचमी भवति । अजादेशः 


परनिमित्तकः पू्ेस्य विधि प्रति स्थानिषद्‌ भवति। कुतः पूवस्य ? 
आदेशादिति । | 


तत्रादशलक्षणप्रतिषेधः । 


तत्रादेशळक्षणं कार्य प्राप्रोति । तस्य प्रतिषेधो वक्तव्यः। वाय्वोः 
अध्वर्य्वा; । 'छोपो ब्योर्वेली'ति लोप: प्राप्नोति । 


असिद्धवचनात्‌ सिद्धम्‌ । 


में स्थानिवत्‌ होता है जत यह विचार होगा तो साक्षात्‌ उच्चरित अच्‌ शब्द 
ही पञ्चमी में बदल जायगा । अथ होगा- अच्‌ के स्थान में हुआ आदेश, 
अच से पूर को विधि करने में स्थानिवत्‌ दोता है। जिस प्रकार अब सूत्र 
के अथे में (पूर्वसूत्र से अनुइत्त) प्रथमा निर्दिष्ट आदेश शब्द पूर्व इस दिक्‌ शब्द के 
योग भै पञ्चमी में बदल जाता है। सूत्र का अथे होता है- पर को निमित्त 
मान कर हुआ जो अच्‌ के स्थान में आदेश, वह आदेश से जो पूर्व हे 
-उस को विधि करने में स्थानिवत्‌ होता दै। इत प्रकार एक ही अचः यह 
शब्द आदेश को भी विशेषित कर देगा और पूता में निमित्त भी बन जायगा । 


७ 


आदेश को स्थानिवत्‌ कहने में स्वयं आदेश के आश्रित जो काय॑ हैँ वे 
भी प्राप्त होते हैं। क्योंकि स्थानिवत्‌ इस अतिदेश- से स्थानी के कार्य आदेश 
में हो जावें किन्तु आदेश के अपने कार्य भी होते रहे । उनका नित्रध कहना 
चाहिये । जैले--वाय्वो: अध्वय्वोः यहां वायु अध्वयु शब्दों से ओस्‌ परे रहते 
इको यणचि से वकार रूप यणादेश हुआ. है। उसको स्थानिवत्‌ मान कर भी 
बकार आदेश फे स्त्रम वलादि होने से उसके परे रहत लोपो व्योवेलि से 
यकार का लोप प्राप्त होता है ।' 


१, यह दोष वार्तिकार की तरफ से समझना चाहिये । भाष्यकार तो 
विधिग्रहण को स्वाश्चयनिबृच्यथै पहले कह चुके हृ । उन के मत में यह दोष 
नहीं आता। विधिग्रहण के सामर्थ्यं से स्थानी के कार्य ही आदेश में अतिदिष्ट 
होंगे । आदेश सम्वन्धी अपने कार्यो की नितृत्ति हो जायगी । यहाँ भाष्यकार 
का वह वचन स्मरण रखना चाहिय 

विधिमात्रे स्थानिवद्भावो यथा स्यात्‌ । अनाश्रीयमाणायामपि प्रकृतौ | 
बाय्वो: अध्वय्त्रों: इति । 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Coliection. Digitized by eGangotri 


०३० ` ब्याकरणमद्दाभाष्य 

अजादेशः परनिमित्तकः पूर्वस्य विधि प्रत्यसिद्धो भवतीति 
वक्तव्यम्‌ । 
[ असिद्वबचनात्‌ सिद्धमिति चेदुत्सगैलक्षणानामनुदेशः । 
असिद्धवचनात्‌ सिद्धमिति चेदुत्सर्गलक्षणानामडुदशः कतव्यः। 


पद्व्या, सुदूव्येति 
नजु चेतदप्यसिद्धवचनात्‌ सिद्धम्‌ । 


असिद्धवचनात्‌ सिद्धमिति चन्नान्यस्यासिद्भवचनादन्यस्य भावः | 
असिद्धवचनात्‌ सिद्धमिति चेत्‌ तन्न । कि कारणम्‌ । नान्यस्या- 
आदेश को स्थानिवत्‌ न कह कर असिद्ध कहना चाहिये उससे उक्त दोष 


न होगा। वाम्वोः अध्वय्वोः में वकार रूप आदेश के असिद्ध होने से वकार 
परे न होगा तो यकार का लोप न होगा । सूत्र का अथ इस प्रकार करेंगे- 


पर को निमित्त मान कर हुआ अच के स्थान .में आदेश पूव को काय करने से . 


असिद्ध होता है । 

यदि स्थानिवत्‌ की जगह असिद्ध कह कर उक्त दोष. का समाधान 
करेंगे तो उत्सर्गलक्षण कार्य नहीँ सिद्ध होते । उन का अतिदेश भी करना 
होगा । यहाँ उत्सेग का अथ स्थानी हे। आदेश भें इम स्थानी के कार्य भी 
चाहते हैं और आदेश के स्ताश्रय कायो की निवृत्ति भी चाहते दे । स्थानिवत्‌ 


की जगह असिद्ध कहने से केवळ आदेशाश्रित कार्यों की नित्रृत्ति तो हो 


जायगी । किन्तु स्थानी के काये न हो सकेंगे क्‍योंकि स्थानिवद्भाव तो आप 
मानते ही नहीं । उस से पट्व्या मृद्व्या इन पूर्वोक्त उदाहरणा में परवर्ती 
ई के यण आदेश को स्थानिवत्‌ न होने से पूर्ववर्ती पटु मृदु के उकार को 
यण न हो सकेगा। असिद्ध कहने सेई का यण असिद्ध, हो जायगा तो परे 
अच्‌ न मिलने से पूव उकार को यण्‌ केसे होगा । 

पट व्या मृद्व्या म भो असिद्ध कहने से दोष न होगा । क्योंकि पड़ ई आ 
इस अवस्था में शास्त्रासिद्धत्व पक्ष को मानते हुए परवर्ती ई के स्थान में प्राप्त 
यणादेश विधायक शास्त्र को ही असद्ध कर दंगे तो अच्‌ परे सिल जाने से 
पूर्ववर्ती डकार को यण्‌ दो जायगा । 

पट्व्या मृद्व्या में जो समाधान किया हे वह नहीं बनता । क्योंकि अन्य के 


१. भनुदेशः=भतिदेराः । 
२. उत्सज्यते निवत्येत इत्युत्सगेः स्थानी । 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


अष्टम आह्निक | ५६१ 
सिद्धवचनाद्न्यस्य भावः । न. द्यन्यस्यासिद्धत्वादन्यस्य प्रादुभाचो भवति । 
तद्यथा नहि देवदत्तस्य हन्तरि हते देवदत्तस्य प्रादुभोवो भवति। 

तस्मात्‌ स्थानिवद्दचनमसिद्धत्वं च | 


तस्मात्‌ स्थानिवद्भावो वक्तव्यः असिद्धत्वं च । पद्ब्या सुद्व्येति 
स्थानिवद्भावः । वाय्वोरध्वय्वो रित्यत्रासिद्धत्वम्‌ | 


उक्तं वा | 
किसुक्तम्‌ । 'स्थानिवद्यचनानर्थक्यं शास्त्रासिद्धत्वादि'ति। 


विषम उपन्यासः । युक्तं तत्र यदेकादेशशास्त्रं तुक्‌शास्त्रे असिद्धं 
स्यात्‌। अन्यद्न्यस्मिन्‌ । इह पुनरयुक्तम्‌। कथं हि तदेव नाम तस्मि- 
असिद्ध स्यात्‌। 


असिद्ध कहने से अन्य की सत्ता नहीं हो सकती । पट्व्या में हुए ई के यणादेश 
के विधायक सूत्र को असिद्ध कदने से इंकार नहीं आ सकता । ईं को तो यणादेश 
नष्ट कर चुका है । अव उस नष्ट करने वाळे को नष्ट करने से ई केसे 
प्रादुर्भूत हो सझ्ता है । जैसे देवदत्त को मारन वाळे को मार देने पर देवदत्त 
जीवित. नहीं हो सकता। इस लिये केवळ असिद्ध न कहद कर स्थानिवत्‌ “भी 
कहना चाहिये । आदेश स्थानिवत्‌ होता दै और असिद्ध भी होता है । ढक्ष्या- 
नुरोध से व्यवस्था होने पर पट्व्या रूदुब्या म॑ स्थानिवत्‌ हो जायगा और वाम्वोः 
अध्वर्म्वोः में असिद्ध दो जायगा। 

षत्वतुकोरसिद्ध:, सूत्र पर यद वचन कहा गया दै कि स्थानिवद् चनानर्थक्मे 
शास्त्रासिद्धत्वात्‌ ॥ कायौसिद्धत्व पक्ष न मान कर दम शास्त्रासिद्धत्व पक्ष मानेंगे । 
उस में यण विधान करने वाळा इको यणचि यह शास्त्र ही असिद्ध हो जायगा 
तो कार्य का तो प्रश्न ही नहीं उठता । पट्व्या मृदूव्या में ई को यण्‌ करने के 
छिये प्रवृत्त हुए इको यर्णा्र को दी असिद्ध कर देंगे तो इंकार के अव्याहत 
रहने से परे इंकार मिल जायगा । उस से पूवेवती उकार को यण्‌ सिद्ध 
हो जायगा । 

षत्वतुकोरसिद्धः के असिद्ध वचन के समान यह असिद्ध वचन नहीं दो 
सकता । वहां तो एकादेशविधायक सूत्र अन्य है। और तुक्‌ विधायक अन्य 
है। इस लिये तुकू शास्त्र करने में एकादेश शास्त्र असिद्ध हो सकता है! 
अन्य शास्त्र का अन्य शास्त्र के प्रति असिड होना युक्त है। किंतु यहां पटव्या 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


५६२ च्याकरणमहांभापय 


तदेव चापि तस्मिन्नसिद्धं भवति। वक्ष्यति ह्याचार्यः “चिणो कि 
तग्रहणानर्थक्यं संघातस्याप्रत्ययत्वात्‌ तळोपस्य चासिद्धत्वादि' ति । 
चिणो छुक चिणो छुक्येवासिद्धो भवति । 


काममतिदिदयतां वा सच्चासच्चापि नेह भारोरित । 
कल्प्यो दि बाक्यशेषो वाक्यं वक्तर्यधीनं हि ॥ 


अथवा वतिनि्दशोऽयम्‌ । कामचारश्च वतिनिदेशे वाक्यशेषं 
समर्थयितुम्‌। तद्यथा उशीनरवन्मद्रेषु यवाः। सन्ति न सन्तीति। माठ 
बदृस्या कलाः। सन्ति न सन्तीति। एवमिहापि । स्थानिवद्‌ भवति 
स्थानिवन्न भवतीति वाक्यशेषं समर्थयिष्यामहे । इह तावत्‌ पट्व्या 
शुद्व्येति यथा स्थानिनि यणादेशो भवति एवमादेशपि भवति । इहेदानीं 


_ ४ “* 7 UMN 
मृद्व्या में एक दी इको यणचि शास्त्र स्वयं इको यणचि शास्त्र के प्रति असिद्ध 
कैसे होगा ? 
वही शास्त्र स्वयं अपने प्रति भी असिद्ध हो जाता है। आगे चिणो 
कू सूत्र पर यह वचन कदेंगे कि चिणो छकू चिणो छक्येवासिद्धो भवति । वहाँ 
चिणो लक्‌ शास्त्र को स्वयं चिणो लुक्‌ शास्त्र के प्रति ही असिद्ध माना गया 
है। वेसे यहां भी पट्व्या श्रद्ब्या मै ई को यण्‌ करने वाळा इको यणचि शास्त्र 
उ को यण्‌ करने वाळे इको यणचि के प्रति असिद्ध हो जायगा । अथवा 
असिद्ध न कह कर स्थानिवत्‌ ही रहने दीजिये । स्थानिवत्‌ में वतिप्रत्यय का 
निर्देश है। और वतिप्रत्यय में प्रयोग करने वाले की इच्छा हे--वह भाव या 
अभाव दोनो सं किसी का भी अतिदेश कर लेवे । कामम=दच्छानुसार । अति- 
दिञ्यताम्‌ =अतिदेश कर लेवे । सच्च असच्च अपिउभाव और अभाव का भी। 
नेह भारोऽस्ति=्इस सूत्र म अभाव का अतिदेश करने भें कोई भार या कष्ट 
नहीं है अर्थात्‌ कोई अधिक सूत्र नहीं बनाना पड़ता । क्योंकि वाक्य वक्ता के 
अधीन होता दै इस लिये वह अपनी इच्छा के अनुसार वाक़्यरेष की कल्पना 
कर छे। जैसे मद्र देश में उशीनर देश की तरइ यव हैं ऐसा कहने पर 
यहद अर्थं समझा जाता है कि यदि मद्र देश में यवहें तो उशीनर में भी 
हैं। यदि वहां नहीं हैं तो वदां भी नहीं हैं। माता के समान इस कन्या 
के अङ्ग दें ऐसा -कदने पर यही समझा जाता है कि यदि माता के अङ्ग 
सुन्दर हैं तो इसके भी हें । यदि वे सुन्दर नहीं हैं तो इसके भी नहीं हैं। 

` इसी प्रकार स्थानिवत्‌ कदने पर यह समझा जायगा कि जैसा स्थानी दै वैसा 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


अष्टम भाहिक 


च 
डर यथा स्थानिनि यलोपो न भवति एवमाद्शेडपि न 
भवतीति । 


५६३ 


कि पुनरनन्तरस्य विधि प्रति स्थानिवद्भावः, आहोस्वित्‌ ूर्वमात्रस्य। 
कश्चात्र विशेषः ? 


अनन्तरस्य चेदेकानचुदात्तद्विगुस्वरगतिनिघातेषूपसंख्यानम्‌। 


अनन्तरस्येति चदेकानजुदात्तद्विगुस्वरगतिनिघातेषूपसंख्यानं कर्त- 
व्यम्‌ । पकानजुदात्त-छुनीह्यत्र । पुनीह्यत्र। अंजुदात्तं पद्मेकवर्ज- 


आदेश है । यदि स्थानी में स्थानी के रहते किसी कार्य की सत्ता दै तो 
आदेश में आदेश होने पर भी उस की सत्ता का अतिदश हो जायगा। 
और यदि स्थानी में कोई कायं नहीं दीखता तो आदेश में भी उस के अभाव 
का अतिदेश समझा जायगा। उस से पट्व्या मृद्व्या में स्थानी में यण दीखता 
है तो आदेश में भी यण्‌ का भावातिदेश दो जायगा। वाय्वोः अध्व्वोः में 
स्थानी उ के परे रहते य का लोप नहीं दीखता तो आदेश में भी उसके 
अभाव का अतिदेश हो जायगा । 


क्या अनन्तर अर्थात्‌ व्यवधान रहित पूरै के कार्य में ही स्थानिवत्‌ 
होता है या पूर्वमात्र मै अथोत्‌ व्यवधान सहित पूर्वे के कार्य में भी ! 


दोनों पक्षों सें क्या विशेष है ! 


यदि व्यवधानरदित पूर्व के कार्य में ही स्थानिवत्‌ मानते हँ तो एकाननुदात्त- 
एक अक्षर को छोड़ कर सारे पद को अनुदात्त करने वाले अनुदात्तं पदमे- 
कवर्जम्‌ इस सूत्र के स्वर में तथा इगन्तकालकपालमगा्शरावेषु द्विगौ इस 
द्वियुस्वर में और तिकि चोदात्तवति से विधीयमान गति के निघात स्वर मे 
स्थानिवत्‌ कइना दोगा । पकानुदात्त जैसे-- ठुनीद्मत्र पुनीद्यत्र । (छनीदिनअन्न 
पुनीहि+अत्र) यहाँ छनीदि पुनीदि में सेअपिच् से हुआ सिप्‌ के स्थान में दि 
आदेश अपित्‌ कहा गया है । इस लिये अनुदात्त सुपूपितौ से वद अजुदात्त 
न हो कर आदुदात्तश्च इस प्रत्ययस्वर से उदात्त हे । उस के स्थान में इको 


| १. एकम्‌ अनजुदात्त यस्मिन्‌ स एकाननुदात्तः स्वरः । एक है अनुदात्तः 
भिन्न अथीत्‌ उदात्त या स्वरित स्वर जिस में वह शास्त्रीय स्वर pes 
कहाता है । उदात्त या स्वरित को छोड कर शेष निघात करने वाले सूत्र 
एकाननुदात्त स्वर कहते हैं। | द 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


144 rs 


६४ व्याकरणमहाभाण्य 


प्राभोति । द्विगुस्वर-पञ्चारत्न्यः । दशारत्न्यः | इगन्तः 
So न प्राभोति । गतिनिघात-यत्‌ प्रलुनीह्यात्र । यत्‌ प्रपुनीह्यत्र । 
तिङि चोदात्तवतीत्येष स्वरो न प्रापोति । 
अस्तु तर्हि पूर्वमात्रस्य । 
पृथषमात्रस्येति चेदुपधाहस्वत्वम्‌ । 
पूवमात्रस्येति चेदुपघाहस्वत्वं वक्तव्यम्‌। वादितवन्तं प्रयोजितवान्‌, । 


यणचि से यणादेश हों कर उदात्त न रहने से शेष अचों को अनुदात्तं पद- 
मेकबर्जम्‌ से अनुदात्त स्वर नहीं प्राप्त होता । यदि स्थानिवद्धाव से स 
अच मोने तो छुनी, पुनी के व्यवधान रहित पूर्व मै न होने से एनान * 
नहीं है। `द्वियुस्वर जैस--पश्चारत्न्यः दशारत्न्यः । (पश्च अरत्न्यः Cd 
` दृश, अरल्न्यः प्रमाणमेषां ते ) यहाँ प्रमाण रूप तद्धित के अथै में पञ्चन्‌ अरा 
शब्दों का द्वियुसमास हो कर प्रमाण द्वयसज दघ्नच्‌ मात्रचः से मात्रच्‌ प्रत्यय 
होता है। प्रमाणे लो द्वियोनित्यम्‌ से मात्रच्‌ का छक हो जाता है। पञ्चा- 
रत्नि शब्द से जस्‌ परे रहते जसि च से प्राप्त गुण का जसादिषु छन्दसि 
वा वचनं प्राङ्‌ णौ चङ्युपधायाः इस वचन द्वारा अभाव होकर इको यणचि से 
यणादेश होता है । यणादेश हो कर इगन्त न रहने से इगन्तकालकपाल० इस 
सूत्र से द्विगुसमास में होने वाळा पूवपदप्रकृति स्वर नहीं प्राप्त होता । यदि स्थानि- 
वञ्चाव से इगन्त मानें तो पञ्चन्‌, दशन्‌ शब्दों के व्यवधानरद्दित पूव में न 
होने से पूर्वेविधि नहीं है । गतिनिघात जैसे--यत्‌ प्र लुनीह्यत्र । यत्‌ प्र पुनीह्यन । 
यहां लुनीहि पुनीहि ये तिङन्त क्रियायें हैं। प्र उपसगै गति संज्ञक है । पक 
शब्द का योग तिङङतिङः से प्राप्त निघात को रोकने के छिय है। क्योंकि 
निपातैदयदिहन्तकुविन्नेचेत्‌० इस सूत्र से तिङन्त क्रिया के निघात का यत्‌ 
के योग में निषेध होता है । छनीहि के उदात्त हि शब्द में इको यणचि से 
यणादेशं होकर उदात्त न रहने से तिकि चोदात्तवति से विहित गति संज्ञक 
प्र शब्द को निघात (अनुदात्त) नहीं प्राप्त होता । यदि स्थानिवद्धाव से उदात्त 
तिङ्‌ पर मानें तो प्र शब्द के व्यवधानरहित पू मै न होने से पूवेविधि नहीं 
है । इस प्रकार व्यवधान रहित पूर्व के काये मै स्थानिवद्धाव मानने पर स्वर- 
सम्बन्धी उक्त तीनों स्थलों में स्थानिवद्भाव नहीं प्राप्त होता । वहां स्थानि- 
चद्धाव का उपसंख्यान करना होगा । र 
तो फिर पूर्वेमात्र में स्थानिवद्भाव मान छें। 


`= ०, खो 
यदि व्यवधान सहित पूवे के कार्य में भी स्थानिवत्‌ मानते हैं तो 
७ 0-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


अष्टम आह्विक 
अवीवदद्‌ चीणां परिवादकेन । 
कि पुनः कारणं न सिध्यति ? 


५६५ 


योऽसौ णो णिळुंप्यत तस्य स्थानिवद्भावाद्‌ हस्वत्व न प्राप्नोति । 
गुरुसंज्ञा च | 


गुरुसंज्ञा च न सिध्यति। इलष्मच्न । पित्तशघ्न । द३ध्यश्व । 
मरेध्वश्व । 'हलोऽनन्तराः संयोग’ इति संयोगसंज्ञा । “संयोगे गुरू इति 
गुरुसंज्ञा । गुरोरिति प्ृतो न प्राप्नोति । 


नञ च यस्याप्यनन्तरस्य विधि प्रति स्थानिवद्भावस्तस्याप्यन- 


उपधाहस्वत्व कना होगा । वादितवन्तं प्रयोजितवान्‌ = अवीवदत्‌ । (वइ्‌-णिच्‌-णिच्‌- 
चड-लुछ तिप्‌ ) यद्वां णिजन्त वादि धातु के उपघाभूत आकार को णौ चङ्युपधाया 
हस्वः से उपधाहर्त्र नहीं प्राप्त होता । वह कहना होगा । 


क्या कारण है जो अवीवदत्‌. में उपधाहस्वत्व नहीं प्राप्त होता ? 


अवीवद्त में णिजन्त वद्‌ धातु से दूसरा णिच परे रदते जो पहले 
णिच का णरनिटि से छोप हुआ दै उस को स्थानिवत मान कर णिच्‌ का 
व्यवधान हो जायगा तो वादि के आकार के उपधा में न रहने से णौ चढ्युपधायाः 
से उपधा हस्वत्व नहीं प्राप्त होता । इसके अतिरिक्त दूसरा दोष यह भी है 
. कि व्यवधान सहित पूर्व के काय म स्थानिवत्‌ मानने पर युरुसज्ञा भी नहीं 
सिद्ध होती । इलेष्मरध्न । पित्तरेष्न । (इलेष्माणं पित्त बा हन्ति इति तत्सम्बुद्धौ प्लुतः) 
यहां हन्‌ धातु से अमनुष्यकतूके च से विद्वित टक्‌ प्रत्यय परे रहते गमहनजन- 
खन० से हुए अकारलोप को स्थानिवत्‌ मानने से घ्न शब्द की सयोगसंशा 
न होगी तो संयोग गुरु से पूवे की गुरु संज्ञा नहीं ग्राप्त होती । गुरुसंज्ञा 
न होने से गुरोरनृतः० से प्लुत न हो सकेगा। इसी प्रकार दशभ्यश्च मर्श । 
यहाँ दुधि मधु के यणादेश को स्थानिवत्‌ मानने से ध्य, भ्व शब्दों की संयोग 
संज्ञा न होगी । क्‍योंकि हलो$नन्तराः संयोगः सूत्र से व्यवधानरद्दित इळों की 
संयोगसंज्ञा होती है संयोगसंज्ञा न होने से पूव की गुरु संशा न होगी। गुरु 
संज्ञा न होने से गुरोरनृतः से प्लुत नहीं प्राप्त होता । 

गुरुसंशा की असिद्धिर्ष दोष तो व्यवधान रहित पूव हि में 
स्थानिवत्‌ मानने में भी दै । क्योंकि व्यवधान रदित ह झर छट 
कही है । वह व्यवधान रहित पूर्वे का कार्य है। उसमें अकार छोप आर । 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


७६४ व्याकरणमहाभाष्य 


प्राप्नोति । द्वियुस्वर- पञ्चारत्यः । दशारत्न्यः । इगन्त- 
ह र प्राप्नोति । गतिनिघात-यत्‌ प्रलुनीद्यच। यत्‌ प्रपुनीह्यत्र । 
तिङि चोदात्तवतीत्येष स्वरो न प्राम्ोति । 
अस्तु तहिं पूर्वमात्रस्य । 
मात्रस्येति चेदुपधाहृस्वत्वम्‌ । 
पूर्वमात्रस्येति चेदुपधाह्ृस्वत्वं वक्तव्यम्‌ । वादितवन्तं प्रयोजितवान्‌ । 
क CLL sos ns NS 


यणचि से यणादेश हों कर उदात्त न रहने से शेष अर्चा को अनुदात्तं पद- 
भेकवजञम्‌ से अनुदात्त स्वर नहीं प्राप्त होता । यदि स्थानिवद्धाव से क 
अच्‌ मान तो लुनी, पुनी के व्यवधान रहित पूव में न होने से पूवि 
नहीं है । :द्विगुस्वर जैसे--पश्चारत्यः दशारत्न्यः । (पञ्च अरल्यः प्रमाणमेषां ते 
- दश, अरल्यः प्रमाणमेषां ते ) यहाँ प्रमाण रूप तद्धित के अर्थ सें पञ्चत्‌ अरत्नि 
शब्दों का द्विगुसमास हो कर प्रमाण द्वयसज्‌ दप्नच्‌ मात्रचः से मात्रच्‌ मत्न 
होता दै । प्रमाणे लो द्विगोर्नित्यम्‌ से मात्रच्‌ का छुक्‌ हो जाता है। पञ्चा- 
रत्नि शब्द से जस्‌ परे रहते जसि च से प्राप्त गुण का जसादि छ्न्दसि 
वा वचनं प्राङ्‌ णौ चङ्चुपधायाः इस बचन द्वारा अभाव होकर इको यणचि से 
यणादेश होता है। यणादेश हो कर इगन्त न रहने से इगन्तकालकपाल० इस 
सूत्र से द्विगुसमास में दोने वाळा पूवपदप्रकृति स्वर नहीं प्राप्त होता । यदि स्थानि- 
वद्धाव से इगन्त मानें तो पञ्चन्‌, दशन्‌ शब्दों के व्यवधानरद्धित पूव म न 
होने से पू्ैविधि नहीं दै । गतिनिघात जैसे--यत प्र लुनीह्यत् । यत. प्र पुनीह्यत्र । 
यहां लनीहि पुनीहिं ये तिङन्त क्रियाय हैं। प्र उपसर गति संज्ञक. ह्वै । र 
शब्द का योग तिङङतिङः से प्राप्त निघात को रोकने के लिये है। क्योंकि 
निपातेभद्यदिहन्तकुविज्ञेच्ेत इस सूत्र से तिङन्त क्रिया के निघात का यत्‌ 
के योग में निषेध होता दे । छनीहि के उदात्त हि शब्द में इको यणचि से 
यणादेशं होकर उदात्त 'न रहने से तिकि चोदात्तवति से विहित गति संज्ञक 
प्र शब्द को निघात (अनुदात्त) नहीं प्राप्त होता। यदि स्थानिवद्भाव से उदात्त 
तिङ परे मानें तो प्र शब्द के व्यवधानरहित पूर्व मै न होने से पू्ैविधि नहीं 
है । इस प्रकार व्यवधान रहित पृथे के कार्य में स्थानिवद्धाव मानने पर स्वर- 
सम्बन्धी उक्त तीनों स्थळों में स्थानिवद्भाव नहीं प्राप्त द्दोता। वहां स्थानि- 
वद्भाव का उपसंख्यान करना होगा । 
तो फिर पूर्वमात्र में स्थानिवद्धाव मान छं । 


यदि व्यवधान सहित पूव के कार्य में भी स्थानिवत्‌ मानते हैं तो 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


अष्टम आह्विक ५६५ 
अवीवद्द्‌ वीणां परिवादकेन । 
किं पुनः कारणं न सिध्यति ? 
योऽसौ णो णिळुंप्यत तस्य स्थानिवद्भावाद्‌ हस्वत्व न पराप्नोति । 
गुरुसंज्ञा च | 


शुरुसंज्ञा च न सिध्यति। इलेष्मउघ्न । पित्तरेष्न। देध्यश्च। 
म३ध्वश्व । 'हलोऽनन्तराः संयोगः इति संयोगसंज्ञा । 'संयोगे गुरुः इति 
गुरुसंज्ञा । गुरोरिति प्छुतो न प्राप्नोति । ै 


ननु च यस्याप्यनन्तरस्य विधि प्रति स्थानिवद्धावस्तस्याप्यन- 


उपधाहस्वत्व कना होगा । वादितवन्तं प्रयोजितवान्‌ = अवीवदत । (वद-णिचु-णिचु- 
चङ्-लुङ्‌ तिप्‌ ) यहां णिजन्त वादि धातु के उपधाभूत आकार को णौ चङ्युपधाया 
हस्वः से उपघाहस्व नहीं प्राप्त होता । वह कहना होगा । 

क्या कारण है जो अवीवदत्‌. में उपधाहस्वत्व नहीं प्राप्त होता ? 


अवीवदत्‌ में णिजन्त वद्‌ धातु से दूसरा णिच्‌ परे रद्दते जो पहले 
णिच का णेरनिटि से छोप हुआ है उस को स्थानिवत्‌ मान कर णिच्‌ का 
व्यवधान हो जायगा तो वादि के आकार के उपघा मै न रहने से णौ चढ्युपधायाः 
से उपधा हस्वत्व नहीं प्राप्त होता । इसके अतिरिक्त दूसरा दोष यह भी हे 
, कि व्यवधान सहित पूर्वे के कार्य में स्थानिवत्‌ मानने .पर गुरुसज्ञा भी नहीं 
सिद्ध होती । इलेष्म३ध्न । पित्तरेध्न । (इलेष्माणं पित्त वा हन्ति इति तत्सम्बुद्धी प्लतः) 
यहां हन्‌ धातु से अमनुष्यकतृके च से विद्वित टक्‌ प्रत्यय परे रहते गमहनजन- 
खन० से हुए अकारलोप को स्थानिवत्‌ मानने से घ्न शब्द की संयोगसंज्ञा 
न होगी तो संयोगे गुरु से पूर्वे की शुरु कः प व्र 222 

ने से गुरोरतृतः० से प्छुतन हो सकेगा। इसी प्रकार द्‌रेध्य लि 

गया ५० के यणादेश को स्थानिवत्‌ मानने से ध्य, ध्व शब्दों की संयोग 
संज्ञा न होगी। क्योंकि इलोऽनन्तराः संयोगः सूत्र से च्यवधानरदित इलों की 
सयोगसंज्ञा होती दै संयोगसंज्ञा न होने से पवे की गुरु संशा न होगी । गुरु 
संज्ञा न होने से गरोरततः से प्छुत नहीं प्राप्त होता । ४ 

गुरुसंज्ञा की असिद्धिरूप दोष दो व्यवधान रहित पूव के काये मे 
स्थानिवत्‌ मानने में भी है । क्योंकि व्यवधान रहित दरों की pus 
कही है । वह व्यवधान रहित पूव का कायै है । उसमें अकार झोप और 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


«~ Seton dd शिल क" फान पक 2, 


५६६ व्याकरणमद्दाभाष्य 


न्तरळक्षणो विधिः संयोगसंज्ञा विधेया । 
न वा संयोगस्यापूर्वीबिधिंत्वात्‌ । 
न वा एष दोषः। किं कारणम्‌ । सयोगस्यापूचविधित्वात्‌। न 
पूर्वविधिः संयोगः । किं तर्हि । पूर्वपरविधिः संयोगः । 


एकादेशस्योपसंख्यानम्‌ । 
पकादेशस्योपसंख्यानं कतव्यम्‌ । श्रायसी गौमतो । चातुरौ 


को स्थानिवत्‌ मानने से व्यवधान हो जायगा तो षम रच्न, द३ध्यरव न, दज पौ 
अनन्तर हळ न होने से संयोग संज्ञा न हो सकेगी । संयोग संज्ञा कन होने से गा 
संज्ञा न होगी और गुरु संज्ञा होने से प्छत नहीं प्राप्त हाता। इस 
दोनों पक्षों में गुरुसज्ञा की असिद्धि रूप दोष का उचित समाधान यही है कि 
` डूलेष्मइेघ्न, दरेध्यश्च यहां घ्न और ध्य की संयोगसंज्ञा केवळ पूवैविधि 

नहीं दै बल्कि परविधि भी दै । अकारळोप और यणादेश से पूवे घ्‌ ऱ्य और शह । 
उनसे पर न और य हैं। दोनों मिल कर संयोग होते हैं। इस लिये संयोगसंज्ञा 
में केवल पूर्थविधि न होने से स्थानिवत्‌ न होगा तो संयोगसंज्ञा : हो कर गुरुसंज्ञा 
और प्छत सिद्ध हो जायगा । इस प्रकार दोनों पक्षों में गुरुसंज्ञा की असिद्धि 
' रूप दोष का समाधान हो जाता है 


पूबै पर के स्थान में हुए एकादेश ' अ स्थानिवद्धाव कहना चाहिये । सूत्र 
में परस्मिन्‌ यह अवधारणा दै । अथे हे--आदेश के केवळ परनिमित्तक होने पर । 


१, पूर्वनात्र मै स्थानिवद्भाव मानने पर केवलं अवीवदत्‌ वाला दोष रहता है । 
उसका भी समाधान आगे न पदान्तद्विदचन० सूत्र पर करेंगे क्विछ्गुपधात्वः 
चङ्परनिद्वासङुत्वेपूपसंख्यानम्‌ इस वातिक से चङ्परक णि परे रहते उपधा 
ह्व करेन मै स्थानिवदूभाव नहीं होता । उससे अवीवदत्‌ मै पहला णिलोप 
स्थानिवत्‌. न होगा तो वादि का आकार उपधा में आ जाने से णौ चड्युपघायाः 
से उपधाहस्व निर्वाध सिद्ध हो जायगा। इस प्रकार पूवेमात्र में स्थानिवद्भाव मानने 
में कोई दोष नहीं रहता। वस्तुतः अनन्तर पूर्व विधि में स्थानिवद्भाव मानने 
में भी कोई दोष नहीं है। एकाननुदात्तस्वरादि तीनों दोष असिड बहिरक्गमन्तरङ्गे 
इस परिभाषा का आश्रयण न करने से प्राप्त होते हें । छुनीह्यत्र आदि तीनों स्वरस्थलों में 
द्विपदाभ्रय होने से यण्‌ बहिरङ्ग हो कर असिद्ध हो जायगा तो उदात्त अच्‌ मिलने 
से अभीष्ट स्वर सिद्ध हो जायेंगे । 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


अष्टम आह्विक ५२७ 


आनडुहौ । पादे। उदवाह । एकादेशे छते चुमामी पद्भावः त्येते 
विघयः प्राप्नुवन्ति | prs: : ` 


कि पुनः कारणं न सिध्यन्ति ? 
उभयनि मित्त्वात्‌ । 

अजादेशः परनिम्नित्तक इत्युच्यते । उभयनिमित्तश्चायम्‌। 
उभयादेशत्वा्च । 

अच आदेश इत्युच्यते । अचोश्चायमादेशाः । 


श्रायसौ गौमतौ (श्रेयसि गोमति च भवौ। श्रेयस्‌, गोमत्‌-अण्‌) यहां श्रेयस्‌ 
गोमत्‌ शब्द क्रम से इयसुन्‌ और मतुप्‌ प्रस्ययान्त हँ । उनसे भवार्थे में तद्धित 
झण प्रत्यय कर के श्राय गौमत बनते हें । और विभक्ति परे रहते बृद्धि 
एकादेश दोता है । उसे परादिवद्भाव से औ मान कर श्रायस्‌ गौमत्‌ क्रो उगिद्चाँ० 
से जुम्‌ प्राप्त होता है। बृद्धि एकादेश को स्थानिवत्‌ मानने से अकार का 
व्यवधान हो जायगा तो जुम्‌ नहीं होता । चातुरौ आनड़हौ (चतु, अनडुद्दि च 
भवौ । चतुर्‌, अनडुहृ-अण्‌ ) यहां भवार्थक अण्‌ प्रत्ययान्त चातुर आनडुह शब्दों 
से औ विभक्ति परे रहते वृद्धि एकादेश होता दै। उसे परादिवद्धात्र से औ 
मान कर चातुर्‌ आनढुद्‌ को चतुरनडुदोरामुदात्त से आम्‌ ग्राप्त होता दवै । 
बृद्धि एकादेश को स्थानिवत्‌ मानने से भकार का व्यवधान हो जायगा तो 
आम्‌ नहीं होता । पादे उदवाहे । यहां पाद और उदवाइ शब्दों से ङि विभक्ति 
परे रते गुण एकादेश होता दै । उस को परादिवद्गाव से छि भान कर 
असंज्ञक पाद्‌ को पादः पत्‌ से पदादेश, उद्वाह को वाह उठू से उठ्‌ आदेश 
प्राप्त होदा दै । गुण एकादेरा को स्थानिवत्‌ मानने से अकार का व्यवधान 
दो जायगा तो पदादेश और ऊद्‌ आदेश नहीं होता। 

श्रायसौ गौमतौ आदि एकादेश में स्थानिवद्भाव द्वारा जुम्‌ आदि का 
अभाव क्यों नहीं सिद्ध होता अचः परस्मिन सूत्र से दी स्थानिवत्‌ सिद्ध 
है तब एकादेश में स्थानिवद्भाव के उपसंख्यान की क्या आवश्यकता हूँ १ 

श्रायसौ गौमतौ आदि एकादेश के स्थळा में अचः परस्मिन्‌ सूत्र से 


क. 


स्थानिबद्धाव नटवा सिद्ध होता । क्योंकि परनिमित्तक अचु के स्थान अ हुआ 


१. श्रेयसि सवः श्रायसः । अण्‌ । देविकाशिँशपा- इत्यादि सूत्र से ए को 
आकार हुआ है । 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


- 


७५६८ च्याकरणमहाभाण्य 


जञेष दोषः । यत्तावदुच्यते उभयनिमित्तत्वादिति । इह यस्य ग्रामे 
नगरे वा अनेकं काय भवति, शक्कोत्यसौँ ततोऽन्यतरतो व्यपदेष्डम्‌ | 


| 


तद्यथा गुरुनिमित्त वसामः | अन्य मख इति । यद॒प्युच्यते- 
उभयादेशत्वाच्चेति । इह यो दयोः षष्ठीनिर्दिट्याः प्रसङ्ग भवति, 


ळभतेऽसावन्यतरतो व्यपदेशम्‌ । तयथा देवदत्तस्य पुत्रः देवदत्तायाः पुत्र 


इति । 

देश स्थानिवत्‌. कहा दै । श्रायसौ आदि में उभयनिमित्तक अजादेश हवे 
आयस का अकार ओर जो विभक्ति का औकार ये दोनों मिल कर आदेश 
हुए हैं। उस मै जहां पर ओ को निमित्त मान कर आदेश हुआ है वहां 
पृष्ठ अकार को भी निमित्त माने कर हुआ हे । क्योंकि पूव पर के स्थान 
एकादेश होता दै। इस लिये केवळ पर को निमित्त मान कर अजादेश न होने 
से अचः परस्मिन्‌ सूत्र से स्थानिवद्धाव नहीं सिद्ध होता। इस के साथ यह 
भी हवै कि एक अच के स्थान में आदेश नहीं हुआ है बल्कि पूवे और पर 
इन दो अचों के स्थान में हुआ है। मच के स्थान में होने वाला आदेश 
स्थानिवत्‌ कद्दा है। यहाँ अचों के स्थान में आदेश है। अतः उक्त सूत्र से 
स्थानिवद्भाव की सिद्धि न होने सं एकादेश के उपसंख्यान की आवश्यकता है। 


: एकादेश में स्थानिवद्भाव के उपसंख्यान की कोई ' आवश्यकता नहीं । 
अचः परस्मिन्‌ सूत्र से दी स्थानिवद्भाव सिद्ध हो जायगा। यह जो कहा कि 
पुकादेश, पूर्व और पर दोनों को निमित्त मान कर होता है केवळ पर को 
निमित्त मान कर नदी होता तो यह कोई बात नहीं । जैसे किसी मनुष्य 
को गांव या नगर में अनेक काम होते हैं। वद उन में से किसी एक कास 
का नाम लेकर भी कह सकता है कि में यहां पढ्ने के छिये रह रद्दा हूँ: 
या गुरु की सवा के निमित्त रह रहा हूँ । उसी प्रकार पे और पर 
दोनों को निमित्त मान कर होने वाढा एकादेश, पर को निमित्त मान 
कर होने वाळा भी कहा जा सकता है। और जो यद कहा कि दो अचों 

कके स्यान में आदेश होने से केवळ अचु के स्थान में आदेश नदीं, सो भी कुछ नहीं। 
जो दो षष्टीविभक्तयन्तो के स्थान. में होता है वद॒ उन दोनों में से किसी का भी 
कहा जा सकता है। जैसे देवदत्त और देवदत्ता से हुआ पुत्र उन दोनों में से 
किसी का भी कहा जाता दै वैसे दो अचों के स्थान में हुआ एकादेश, दोनों 

सं से किसी भी अच्‌ का माना जायगा इस लिये अचः परस्मिन्‌ सूत्र से 
ही स्थानिवज्ञाव सिद्ध होने पर एकादेश के लिये प्रथक्‌ उपसंख्यान व्यर्थ दै । 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


अष्टम आह्विक 


अथ हलचोरादेशः स्थानिवद्‌ भवति उताहो न । 
कश्चात्र विशेषः ! 


हलचोरादेशः स्थानिवदिति चेद्‌ विंशतेस्तिकोपे एकादेशः । 


हळचोरादेशः स्थानिवदिति चेद्‌ विंशतेस्तिलोपे पकादेशो वक्तव्य: 
विशकम्‌ | विंशं शतम्‌ | विशः । - र 


५६९ 


_ और अच्‌ दोनों के स्थान में हुआ आदेश अजादेश मान कर स्थानिवत्‌ 
दोता है या नहीं ? क्योकि उस मिश्रित आदेश में अच्‌ का भी सम्वन्ध है ।' 
इस में क्या विशेष हे ? 
यदि हलू और अन्‌ के स्थान में हुआ आदेश स्थानिवत्‌ होता है तो ये 
दोष आते हैं--विंशति शब्द के ति का .छोप होने पर पररूप एकादेश कहना 
होगा । विंशकम्‌ । (विंशत्या क्रीतम्‌। विंशति-इ्चुन्‌) यहां विंशति शब्द से 
क्रीत अथै में विंशतित्रिंशद्भ्या इयुन्नसंज्ञायाम्‌ से ड्बुन्‌ प्रत्यय हो कर 
तिविशतेडिंति से ति शब्द का लोप हुआ हे। वह हळू और अच के स्थान में 
आदेश होने से स्थानिवत्‌. हो जायगा तो अतो गुणे से पररूप एकादेश नहीं 
प्राप्त होता । वह कहना होगा । ति शब्द में तकार और इकार ये हळू अच हैं 
इनका छोप-रूप आदेश हुआ दै। इसी प्रकार विंशं शतम्‌ (बिंशतिः अधिका 
यस्मिन्‌ शते । विंशति-ड) यहां विंशति शब्द से शदन्तविंशतेश्च से ड प्रत्यय 
होकर ति का लोप हुभा है । विंशः (विशते. पूरणः। विंशति डर्‌) यहाँ तस्य 
पूरण डट्‌ स्‌ डट्‌ प्रत्यय हो कर तिका लोप हुआ है । उसको स्थानिवत्‌ मानने 
से पररूप नहीं प्राप्त होता । स्थूळ आदि शब्दों को यणादि्छोप होने पर 
अवादेश कहना होगा । स्थवीयान्‌। दवीयान्‌ (अयमनयोः अतिशयेन स्थूलः दूरे वा। 
स्थूल, दूर-ईयसुन्‌ ) यद्वां स्थूळ दूर शब्दों से इयसुन्‌ प्रत्यय परे रहते 


१. शास्त्र में दोनों प्रकार का व्यवहार दीखता है। उरण रपरः में अण्‌ को 
रपर करतें हुए अण्‌ और अनण्‌ के समुदाय को अण्‌ नहीं माना गया ह्ै। 
इसी ल्यि सौधातकिः यहां सुधातृ के ऋ के स्थान में हुए अकङ्‌ आदेश को रप़र 
नहीं होता । इस के विरुद्ध नाग्लोपिशास्व्र॒दिताम्‌ में अक्‌ अनकू के लोप में अकू 
लोप को स्वीकार किया है। जैसे अत्यरराजत्‌ ( राजानमतिक्रान्तवान्‌) यहाँ राजन्‌ 
की अन्‌ संज्ञक टि के लोप को अकूलोप मान कर उपधा हस्त का निषेध होता दै । 
इस प्रकार हळू अच्‌ के आदेश को अच आदेश मान कर वहां स्थानिवदूभाव की 


शङ्का संभव दै । 


* (९-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


०७० व्याकरणमहाभाष्य 
स्थूळादीनां यणादिलोपेञवादेराः | 

स्थूलादीनाँ यणादिलोपे इते अवादेशो वकतव्यः । स्थवीयान्‌ 

दवीयान्‌ । 
केकयमित्रय्वोरियादेशे एत्वम्‌ । 

केकयमित्रय्बोरियादेशे छते पत्यं न सिध्यति | केकयः । मैत्रेयः । 

अचीत्येत्वं न सिध्यति। 
उत्तरपद्ळापे च | 

उत्तरपदलोपे च दोषो भवति। दध्युपसिक्ताः सक्तवो दधिसक्तवः। 

अचीति यणादेशः प्राप्नोति। 
यङ्छोपे यणियडुवड: । 
यङ्छोपे यण्‌ इयङ्‌ उवङो न सिध्यन्ति। चेच्यः। नेन्यः। चक्षियः। 


'स्थूलदूरयुवह्वकषपर्चद्राणां यणादिपरे पुगेस्य च गुण: से स्थूळ दूर के ल र शब्दों 


का लोप और स्थू दू. को गुण होता है। लर शब्दों का लोप हल अच्‌ के 
स्थान में आदेश होने से स्थानिवत्‌ हदो जायगा तो उससे पूवे स्थो दो को 
अवादेश नहीं प्राप्त होता । वह कहना होगा । 
केकय मित्रयु शब्दों में इयादेश होने पर एत्व नहीं सिद्ध होता । वह कहना 
होगां। कैकेयः मैत्रेयः ( केकयस्य मित्रयोश्च अपत्यम्‌। केकय-अन्‌ | मित्रयु-भण्‌ ) 
यहां केकय मित्रयु शब्दों में केषय शब्द जनपदक्षत्रिय वाची है। उससे अपत्य 
अर्थ में जनपदशब्दात्‌ क्षत्रियादम्‌ से अन्‌ प्रत्यय और मित्रयु से सामान्य 
प्राग्दव्यतीय अण प्रत्यय परे रहते केकयमित्रंयुप्रलयानां यादेरियः से यथाक्रम य 
यु शब्दों के स्थान में इय आदेश हुआ है। वह इल और अच्‌ के स्थान में 
आदेश होने से स्थानिवत्‌ हो जायगा तो अच्‌ पेर न रहने से आद्‌ गुणः सें 
एकार गुण नहीं प्राप्त होता । वह कहना होगा । 
उत्तरपद का छोप होने पर भी दोष होगा । दधिसक्तवः (दध्ना उपसिक्ता: 
सक्तवः) यहां दधि से परे उपसिक्र्त शब्द का लोप समानाधिकरणाधिकारोक्त- 
स्तृतीयापूर्वेपदे उत्तरपदलोपश्च इस वार्तिक से हुआ हे । वह दळू और अच्‌ के 
स्थान में आदेश होने से स्थानिवत्‌ हो जायगा तो अच परे हो जाने से इको यणचि 
से दधि के इकार को यण्‌ प्राप्त होता दै । वह रोकना होगा । 


यङ्‌ का लोप ( ढुक्‌ ) होने पर यण्‌ इयङ्‌ उवङ्‌ नहीं सिद्ध होते । वे कहने 


७ 0-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


4 


00 12९). 


अष्टम आहिक : * ५७१ 

चेक्रियः । लोलुवः । पोपुवः । अचीति यण्‌ इयङ्‌ उवङो न सिध्यन्ति। 

अस्तु तर्हि न स्थातिवत्‌ । 

अस्थानिवत्त्वे यङ्लापे गुणबृद्धिप्रतिषिषः । 

अस्थानिवत्त्वे यङ्लोपे गुणबृद्धघोः प्रतिषेधो वक्तच्यः । : 
पोपुवः । सरीस्पः मरीस्ज इति। > 

नेष दोषः । 'न धातुलोप आर्धधातुके' इति प्रतिषेधो भविष्यति । 

कि पुनराश्चीयमाणायां प्रकतौ स्थानिवद्‌ भवति आहोस्विद- 


हँगे । चेच्यः नेन्यः । चेचौयते नेनीयते इति चेच्यः नेन्यः। ( चेचीय, नेनीय-अच ) ` 


यहां यडन्त चेचीय नेनीय धातुओं से पचाशच्‌ परे रहते यडोचि च से यछ का 
छुकू होता है । वह हळू. और अच्‌ के स्थान में आदेश होने से स्थानिवत्‌ 
दो जायगा तो अच्‌ परे न रहने से एरनेकाचो से यण्‌ नहीं प्राप्त होता । 
इसी प्रकार चेक्षियः चेक्रियः ( चेक्षीयते चेक्रीयते-अच्‌ः) यहां यङ्‌ लक्‌ के स्थानिवत्‌ 
होने से अचिस्नुधातु० से इयङ्‌ नहीं प्राप्त होता। लोळवः पोपुवः (लोलूयत 
पोपूयते-अच्‌ ) यहां यङ्‌ छक्‌ के स्थानिवत्‌ होने से उवङ्‌ नहीं प्राप्त होता । 
` हळू और अच्‌ के स्थान में हुआ आदेश स्थानिवत्‌ नहीं द्दोता। 
केवळ अच के स्थान में हुआ आदेश ही स्थानिवत्‌ होता दै ऐसा मानने पर ये 
दोष न होंगे । - 

यदि दल और अच के स्थान में हुआ आदेश स्थानित्रत्‌ नहीं होता 
है तो लोळुबः पोपुवः सरीसप: मरीमृजः यहां यङ का छुक्‌ होने पर गुण बुद्धि 
प्राप्त होते हैं । उन का निषेध कहना होगा । (छोळूयते पोपूयते सरीसुप्यते 
मरीरज्यते-अच) लोळ्य आदि यङन्त धातुओं से पचादच्‌- कर के उस के परे 
रहते यडोचि च से यङ्‌ का झुक होता है । वह इक्‌ और अच्‌ के स्थान 
में आदेश होने से स्थानिवत्‌ न होगा तो छित्‌ परे न रहने से लोलुव; पोपुवः 
में सार्वधातुकगुण, सरीखपः में रघूपधगुण और मरीमृजः में मजेश्ेद्धि) से बुद्धि 
प्राप्त होती है । स्थानिवत्‌ होने पर तो कडिति च से गुण वृद्धि का निषेध संभव दै । 

यह कोई दोष नहीं । लोलुवः आदि में यङ्‌ छुक्‌ के स्थानिवत्‌ न 
होने पर भी गुण बृद्धि नहीं होंगे । न घाठुलोपे आर्थथातुके से गुण बृद्धि 
का निषेध हो जायगा। इस लिये दळू और अच्‌ के स्थान में हुआ आदेश 
स्थानिवत्‌ नहीं होता यही पक्ष निर्दोष होने से ग्राझ दै । 

क्या जिस कार्य में स्थानी का आश्रयण किया है वहीं स्थानिवद्भाव 


CG-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


५७२ व्याकरणमहाभाष्य 
_ विशेषेण? - 


कश्चात्र विशषः ? 
अविशेषेण स्थानिवदिति चेल्लोपयणादेशे गुरुविधिः । 


अविशेषेण स्थानिवदिति चेल्लोपयणादेशे गुरुषिधिने सिध्यति 
इलेष्मरेप्न । पित्तरेप्न । दरेध्यश्व । महेध्वश्व । 'हलोनन्तराः संयोग' - 
इति संयोगसंश्ञा। 'संयोगे गुरु' इति गुरुसंज्ञा। गुरोरिति प्लुतो न प्राप्नोति । 
द्रिभेचनादयश्च प्रतिषेधे | 
तअ वलऱ्या: |विवेदतवरयळो पडते द्विवंचनादयश्च प्रतिषेधे वक्तव्याः । दवर्वचनवरेयलोप इति । 


MSO किक क  ी रर्पपप-- 
होता दै या सामान्यतया सर्वन्न । जहां स्थानी का आश्रयण नहीं किया दै 
वहां भी स्थानिवद्धाव होता है। प्रकृतिः-स्थानी। तात्पये यद्द है कि शास्त्रीय 
कार्य में ही स्यानिवद्धाव मानते हैं या शास्त्रीय अशास्त्रीय दोनों में दी। 
यहाँ स्थानिवत्‌ मानने से शास्त्र रकता है वह अशास्त्रीय काये है क्योंकि शास्त्र 
की प्रवृत्ति का दोना अशास्त्रीय :है। और जहाँ स्थानिवत्‌ मानने से शास्त्र 
छगता है उस को प्रबृत्ति होतो हे वह शास्त्रीय काये है । इस प्रकार -आश्री- 
यमाण और अनाश्रीयमाण स्थानियों में स्थानिवद्भाव संभव है ! 

जिस कार्य में स्थानी का आश्रयण नहीं किया गया अथवा स्थानी को 
निमित्त नहीं माना है यदि वहां भी स्थानिवत्‌ होता दे तो लोप और यणादेश 
होने पर गुरु संज्ञा का कार्य नहीं सिद्ध होता। स्लेष्म३घ, दरेध्यश्वश यहां क्रम 
से इन्‌ के अकारळोप और यणादेश का स्थानी अकार और इकार संयोगसंज्ञा 
में निमित्त नहीं माना गया है । क्योकि अचों के व्यवधान से रहित हलो 
को संयोगसंज्ञा होती दै । वहाँ भी स्थानिवत्‌ हो जायगा तो अच्‌ का व्यवधान 
होने से संयोग संज्ञा नहीं प्राप्त होती । संयोग संज्ञा के न दोने से शुरु संशा 
और गुरु संज्ञा के न होने से प्लुत नहीं ग्राप्त होता । 

अनाश्रीयमाण प्रकृति में स्थानिवद्भाव मानने पर न पदान्तद्विवंचन० सूत्र 
में द्विवेचनवरेयलोप आदि भी पढ़ने होंगे। जिस से वहां स्थानिवद्भाव का 
निषेध दो सके । अन्यथा . दद्ध्यत्र यहां यणादेश का स्थानी इकार अनचि च 
से द्वित्व करने में निमित्त नहीं माना गया है क्योकि वह अच परे दोने ' 
पर द्वित्त का निषेध करता दै इस लिये वहां स्थानिवत्‌ हो जायगा तो अच्‌ 
प्रे हो जाने से धकार को द्वित्व नहीं प्राप्त होता । यायावरः (यायाय- . 
बरच) यहां यडन्त या धातु से वरचु प्रत्यय परे रहते अतो लोपः से यक्‌ 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri ° 


अष्टम भाहिक . ७५७३ 


` क्सछोपे ठुवचनम्‌ | 

क्सलोपे, ळुग वक्तव्य: । अदुग्ध अदुग्धाः | 'ळुग्वा दुहदिहलिह- 

गुहामात्मनेपदे दन्त्ये इति । * 
, हन्तेधत्वम्‌ । 

हन्तेर्घत्वं वक्तव्यम्‌ । प्नन्ति । घ्नन्तु । अघ्नन्‌ । 

अस्तु तह्याश्रीयमाणायां प्रकृताविति । 
के अकार का छोप हो कर लोपो व्योवेलि सय का लोप हो जाता है। यङ्‌ 
के अकारलोप का स्थानी अकार लोपो व्यो० में निमित्त नहीं माना गया है तो 


वहां स्थानिचत्‌ हो कर अकार का व्यवधान हो जाने से य का लोप नहीं प्राप्त होता 
उस के लिये न पदान्त सूत्र में वरेयलोप कह कर स्थानिवद्धाव का निषेध कहना होगा। 


अनाश्रीयमाण प्रकृति में स्थानिवद्ाव मानने पर क्स का लोप न कद 


` कर लुकू कहना होगा । जिससे स्थानिवद्भाव का झगड़ा ही मिट जाय। अदुरध, 


५ 


अदुरथाः (दुह-क्स-छुक॒ त, थास्‌) यहाँ दुह धातु से लड में त, थास्‌ परे 
रहते छग्वा दुहदिहलिहगुद्दामात्मनेपदे दन्त्ये से क्स का लुकू द्दोता है। यदि 
क्स का छुकू न कर के घोर्लोपो लेटि वा से अनुब्चत्त छोप ही विकल्प से विधान 
कर दै तो अलोन्त्य परिभाषा से क्स के अन्त्य अकार का छोप द्वो कर शेष स्‌ 
शब्द का झलो झलि से लोप होने से इष्ट रूप बन सकता है किम्तु क्स के 
अकारलोप का स्थानी अकार झलो .झलि में निमित्त नहीं माना गया है इस 
लिय स्थानिवत्‌ हो कर झल परे न रहने सेक्स के सकार का लोप नहीं प्राप्त 
होता । उसके लिये छुक्‌ ग्रहण कर के सम्पूण क्स शब्द का छुक्‌ करना होगा। 
वैसे अदुह्वहि अधुक्षावहि यहां वहि प्रत्यय परे रहते क्स का वैकल्पिक छुक करना 
आवश्यक भी दै । क्योकि वहि का वकार झक्‌ नहीं है । उसके पर 


झलो झलि से क्स का लोप नहीं प्राप्त होता । हे 


अनाश्रीयमाण प्रकृति में स्थानिवकद्धाव मानने पर हन्‌ के हकार को | 


घकार कहना होगा । घ्नन्ति, घ्नन्तु, अध्नन्‌। यहां गमहनजनखन० से हुए 
उपधाछोप का स्थानी अकार, हो इनतेडिगन्तेषु में निमित्त नहीं माना गया है 
इस लिय स्थानिवत्‌ हो कर अकार का व्यवधान हो जाने से हन्‌ केह को घ 
नहीं प्राप्त द्दोता । 

अच्छा तो फिर आश्रीयमाण प्रकृति में ही स्थानिवद्भाव मान लीजिये | 
जिस कार्य में स्थानी का आश्रयण किया गया दै अथवा उसे निमित्त माना गया 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


(0७४० ३२०7 


"७४ व्याकरणमहाभाष्य 


प्रहणेषु स्थानिवदिति चेज्जर्ध्यादिष्वादेशप्रतिषेषः । 


ग्रहणेषु स्थानिवदिति चेद्‌ जग्ध्यादिषु आदेशस्य प्रतिषेधो वक्तव्यः । 
निराद्य, समाद्य। 'अदो जग्धिल्यप्‌ ति किति’ इत्यदो जग्धिभावः 
प्राप्नोति । े न 
यणादेशे युळेपेत्व्ानुनासिकात्तम्रातिषेधः । 
यणादेशे युळोपेत्वाडुनासिकास्वानां प्रतिषेधो वक्तव्यः | यळोप— 
बाय्योः अध्वय्बोः । लोपो व्योर्वेली'ति यलोपः प्राप्नोति । उलोप-- 
अकुर्वि आशाम्‌ अकुर्व्याशाम्‌ । “नित्यं करोतेः ये च'त्युकारलोपः प्राप्नोति । 
ईत्व-अलुनि आशाम्‌ अलुन्याशाम्‌ । ई हल्यघो'रितीत्वं प्राप्नोति । 
अजुनासिकात्व-अजक्षि आशाम्‌ अजश्याशाम्‌ । थे विमाषे'त्यनुनासि- 
कत्वं प्राप्नोति । Fmt ME ______, 
' डे वहां स्थानिवद्भाव होता दै अन्यत्र नहीं ऐसा मान छेवें । 
जहां स्थानी का ग्रहण किया गया अथवा उसे निमित्त माना गया है 
यदि वढी स्थानिवद्भाव होता है तो जग्धि आदि आदेश का निषेध कहना 
होगा । निराद्य समाद्य। (निर्‌ सम्‌ अद्‌-णिच्‌-ल्यप्‌) यद्वां णिजन्त अदू धातु से 
ल्यप्‌ पेरे रहते णेरनिटि से णि का लोप हुआ है। णि छोप का स्थानी णि 
अदो जग्िल्यप ति किति से जग्धि आदेश करने में निमित्त नहीं माना गया 
है तो स्थानिवत्‌ न होने से णि का व्यवधान न होगा इस लिये ल्यप्‌ परे 
रहते जग्थि आदेश प्राप्त होता है । यणादेश होने पर यलोप, उलोप, ईत्व, 
और अनुनासिक को होने वाळे आत्त्व का निषेध कना होगा । वाय्वोः अध्वय्वोः 
(बायु, अध्वधु-ओस्‌) यहाँ इको यणचि से हुए यणादेश का स्थानी उकार लोपो 
व्योपैलि मै निमित्त नहीं माना गया है तो स्थानिवत्‌ न होने से वछू परे 
हो कर यकार का छोप प्राप्त होता दे। अकुवि आशाम्‌ = अकुर्व्याशाम्‌ (झु-उ 
लङ्‌ इद्र) यहां यणादेश का स्थानी इकार ये च में निमित्त नहीं माना गया 
है तो स्थानिवत्‌. न होने से यकार पेरे हो कर कू धातु के उकार का लोप 


` आप्त होता दै । अलुनि आशाम्‌-अलुन्याशाम्‌ । (छून्‌-क्ा-ळङ्‌ इट) यहां इद्‌ 


प्रत्यय के स्थान में हुए यणादेश का स्थानी इकार ई हल्यघोः में निमित्त नहीं 
माना गया हे तो स्थानिवत्‌ न होने से यकार परे हो कर श्ना के आकार को . 


ज्ञ १. अहणेषु = ग्रह्ममाणेषु स्थानिषु । स्थानियों के गृहीत होने पर । यहां 
>: बहुल भण से कमे में ल्यु । हुआ है। | 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


भेष्टम आहिक ५५५ 
राग्नात्वप्रतिषेधर्च | 


रायात्वस्य च प्रतिषेधो वक्तव्यः। रायि आशाम्‌ राय्याशाम्‌। 
“रायो हली 'त्यात्वं प्राप्नोति । 


दीर्घ यलोपप्रतिषेधः । 


दीर्घे यलोपस्य प्रतिषेधो वक्तव्यः। सौरये नाम हिमवतः ऽङ्गे । 
व सौर्यी हिमवानिति । सौ इन्नाश्रये दीर्घ इते 'सूर्यतिष्येति' यलोपः 
प्राभोति। - ; 


अतो दार्धे यलोपवचनम्‌ । 
अतो दीर्धे यलोपो वक्तव्यः । गार्गाभ्याम्‌ । वात्साभ्याम्‌ । दीधे 


ईकार ग्राप्त होता दै । अजज्ञि आशाम्‌=भजश्याशाम्‌। (जन्‌-लक्‌ इट्‌) यहां जौहोत्यादिक 
जन्‌ धातु से छङ्‌ में वैदिक भ्यत्यय से आत्मनेपद इद्‌ प्रत्यय- हो कर शपू 
को रु हुआ है । इलौ से धातु को द्वित्व हो गया। इटू के स्थान में हुए 
यणादेश का स्थानी इकार ये विभाषा में निमित्त नहीं माना गया हे तो स्थानिवत्‌ 
न होने से यकार परे हो कर जन्‌ कें अनुनासिक नकार को आच्च प्राप्त होता 
है । रायो हलि से होने वाळे. आत्व का निषेध कहना होगा । रायि आशामू- 
राय्याशम्‌। (रै-छि) यहां ङि के स्थान में हुए यणादेश का स्थानी इकार 
रायो हरि में निमित्त नहीं माना गया है तो स्थानिवत्‌ न होने से हल परे 
हो कर रै शब्द को आतव प्राप्त होता है । 

दीधे दोने पर यलोप का निषेध कहना दरोगा । सौयां हिमवान्‌ । सूर्येण 
एकदिक्‌ सौयेम्‌ । (सूय-अण) । सौयें शङ्गे विद्येते यस्य सः सौयाँ (सौय-इनि) 
यहां इन्त सौर्यिन्‌ शब्द से सु परे रइते सौ च से दीघे हुए इन्‌ प्रत्यय का 
स्थानी इस्व इकार सूर्यतिष्यागस्त्यमत्स्यानां य उपधायाः में निमित्त नहीं माना 
गया दै तो स्थानिवत्‌ न होने से इंकार परे होकर सूर्यं के य का छोप 
प्राप्त होता दै ।' 

अकार को दीधै करने पर यळोप कहना होगा । गार्गाभ्याम्‌ । वात्साभ्याम्‌। 
गाग्यो अपत्यम्‌ गार्गः ताभ्याम्‌ । ( गार्गी-ण ) यहां गोत्र स्त्रीपरत्ययान्त गार्गी शब्द 
से युवापत्य में गोत्रस्त्रियाः कुत्सने ण च से ण प्रत्यय हुआ दे। भ्याम्‌ परे 


१. यदि कहो सूयैतिष्यागस्त्य° में तो ङी की ई परे रहते यलोप का विधान 
हद यहाँ ही की ई नहीं दै तब तो यह दोष हट जायगा | 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


~ 


जू७६ व्याकरणमद्दाभाष्य 


कृते 'आपत्यस्य च तद्वितिऽनाती'ति प्रतिषेधः प्राप्नोति । ` 


नैष दोषः। आश्रीयते तत्र प्रक्ृतिस्तद्धित इति॥ सर्वेषामेष 
परिहारः । उक्त विधिग्रहणस्य प्रयोजनम्‌ विधिमात्रे स्थानिवद्‌ यथा 
स्याद्‌ अनाध्रीयमाणायामपि प्रकृताविति । 

अथवा पुनरस्त्वचिशेषेण स्थानिवदिति। नु चोक्तम्‌-“अवि- 
शेषेण स्थानिवदिति चेल्लोपयणादेशे गुरुविधिः । द्विर्वचनादयश्च 
प्रतिषेधे । क्सलोपे लुग्वचनम्‌ । हन्तेर्धत्वम्‌ इति' । नेष दोषः। यत्ताः 
बडुच्यते-अविशेषेण स्थानिवदिति चेल्लोपयणादेशे शुरुविधिरिति | 
डक्तमेतत्‌। “न वा संयोगस्यापूर्वविधित्वादि'ति। यदप्युच्यते द्विवै- 
खनाद्यश्च प्रतिषेधे वक्तव्या इति। उच्यन्त न्यास पव। क्सलोपे 


रहते उसे सुपि च से दीध हो गया हे । दीर्घे हुए ण प्रत्यय के आकार का स्थानी 
इस्व अकार आपत्यस्य च तद्धितेऽनाति में निमित्त नहीं माना गया है क्योंकि 
वहां अनाति कह कर अकार परे रहते यलोप का निषेध किया गया है। तो 
स्थानिवत्‌ न होने से आकार परे दो जायगा उससे गाग्येशब्दस्थ यकार के लोप कर 
निषेध प्राप्त होता है । 


यद कोई दोष नदीं । आपत्यस्य च तद्धितेऽनाति सूत्र का यह अथ नहीं है 
कि आकार परे रहत अपत्य सम्बन्धी तद्धित यकारछोप का निषेध होता है 
बल्कि यह अथै हे- आकारभिन्न तद्धित परे रहते अपत्यसम्बन्धी यलोप का 
विधान होता है। अनाति शब्द्‌ में प्रसज्यप्रतिषध न मान कर पर्युदास मानेंगे । 
तो गागोभ्यामू में ण प्रत्यय को दोघे हुए आकार का स्थानी इलव अकार 
आकारभिन्न तद्धित हे ही। उसका स्थानी में आश्रयण होने से स्थानिवत्‌ हो 
जायगा। उससे यलोप निर्वाध सिद्ध दै। इस पक्ष भें कहे गये अन्य सब दोषों 
का भी यह समाधान दे--पढछे, सूत्र में विधिप्रहण का यह प्रयोजन कह चुके हैं 
कि विधिमात्र में स्थानिवद्भाव होता । जहां स्थानी को निमित्त माना गया है 
वहां भी और जहां निमित्त नहीं माना गया है वहां भी। जद्दां स्थानी को 
निमित्त माना गया है वहां स्थानिवद्धाव मानने में भी कोई दोष नदी होगा | 
* होप यणादशे गुरुविधिः, द्विवेचनादयइच प्रतिषेध क्सलोपे कुग्वचनम्‌ , हन्तेधत्वम्‌ ये 


२. गार्गी शब्द रे नि से प 
शब्द स ण प्रत्यय होने पर भस्याढे दद्धित से पुंवद्भाव हो कर 
ति बन जाती है । गाग्ये अ भ्याम्‌ इस स्थिति में सुपि च से दीर्घ हो कर 
यलोप की अप्राप्त है ऐसा समझना चाहियि। - 
CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


~ 


अष्टम आह्विक ५७७ 


छुग्वचनमिति। क्रियते न्यास एव। हन्तेर्घत्वमिति सप्तमे परिहार 
वक्ष्यति । 


न पदान्तद्विवेचनवरेयलोपस्तरसवर्णानुर्वार- 
दीषेजश्चर्‌बिधिषु ॥१।१।५८॥ 


पदान्तविधिं प्रति न स्थानिवदित्युच्यते। तत्र वेतस्वानिति रुः 
प्राप्नोति । 


जो चार दोष उस पक्ष में कदे थे उनका समाधान इस प्रकार दोगा कि रलेष्म३ध्न, 
द३ध्यख में संयोगसंज्ञा होने में कोई बाधा न होगी । क्योंकि सयोरासंज्ञा बनाने 
में उक्त स्थलों में केवल पूवैविधि ही नहीं दै अपितु परविधि भी है। पूवेविधि 
न द्दोने से स्थानिवद्भाव न होगा तो संयोगसंज्ञा बन जायगी। उससे गुरुसंज्ञा 
झर रुरत्वप्रयुक्त प्लुत भी दो जायगा। द्विवचनवरेयलोप आदि न पदान्तसून्र में 
पढे ही दें । इस लिय उनकी भो सिद्धि हो जायगी। ददूध्यत्र, यायावरः आदि 
में स्थानिवद्भाव निषेध करन के लिये नया वचन नहीं कहना पड़ेगा। अदुग्ध, 
अदुरथाः यहां क्स का झुकू पहले ही छग्वा दुहदिहलिह० सूत्र से विहित है अतः 
लुकू का विधान भी अपूव नहीं कहना पडेगा । घ्नन्ति घ्नन्तु, अघ्नन्‌ में हन्‌ के 
इकार को घकार करने का समाधान भी सप्तमाध्याय में हो इन्तेर्ण्णिन्नेयु सूत्र पर 
कहेंगे' , इस लिय वह भी कोई दोष नदीं । 


इस सूत्र द्वारा पदान्तविधि में अर्थात्‌ (पदान्त विधि शब्द को भाव 
साधन-निदश मानकर) पदान्तता का विधान करने में स्थानिवद्भाव का निषेध 
कहा है। उस से वेतस्वान्‌ में स्‌ को रु प्राप्त होता है। क्‍योंकि वेतस शब्द 
से कुमुदनडवेतसेभ्यो इमतुप्‌ से तदस्मिन्नस्ति इस चातुरर्थिक अर्थ में ड्मतुप्‌ 
प्रत्यय कर के टेः से टिसंज्ञक वेतस के अकार का लोप होता है । स्वादि- 
्वसर्वनामस्थाने से पूर्व की पदसंज्ञा हो जाती है। उस अकारलोप के स्थानि- 
बद्धाव का निषेध कर देने से सकार पदान्त दवो जाता दै। इस लिये सकार 
` ही पदान्तता का विधान करने में स्थानिवद्भाव का निषेध हो कर सकार पदान्त 
हो जायगा दो ससजुषो रु. से सकार को ख् प्राप्त होता दै । 
21167 कक क क न्न 


१, वहां यह समाधान है कि घ्नन्ति घ्नन्तु अध्नन्‌ में उपधा लोप को स्था- 
निवत्‌ मान कर चाहे अकार का व्यवधान बौद्धिक हो जाय पर श्रौत अव्यवधान 
तो स्पष्ट है। लिखने सुनने बोलने में तो घ्नन्ति आदि में हृ से पर सीधा व्यवधान 
रहित नकार है ही । स्थानिवद्भाव से तो बुढिक्कत व्यवधान होगा। झुतित तो 


(७-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


५७८ 2 च्याकरणमद्दाभाष्य | 


नेष दोषः । भसंज्ञाऽत्र वाधिका भविष्यति तसौ मत्वर्थ इति । 

अकारान्तमेतद्‌ भसंज्ञां प्रति । पदसंश्ञां प्रति तु सकारान्तम्‌। 

नजु चैवं विज्ञायते यः सम्प्रतिपदान्त इति । 

कर्मसाधनस्य विधिशब्दस्योपादाने पतदेचं स्यात्‌ । अयं च 

यह कोई दोष नहीं । अकारलोप के स्थानिवद्भाव का निषेध हो कर 
वेतस शब्द सकारान्त दो जायगा तो पद संज्ञा की बाधक तसौ मत्वर्थे से 


भसंज्ञा हो जायगी उस से पदान्त सकार न होने से रुत्व नहीं होगा। तदस्मिन्नरित 
इस अय में दोने वाला वेतस्वान्‌ में इमतुपू प्रत्यय भी मत्वर्थ में स्पष्ट दै । 


भसंज्ञा के विधान में तो अकारलोप के स्थानिवद्भाव का निषेध न ` 


होगा । इस लिये भसंज्ञा के प्रति अकारान्त ही वेतस शब्द दोगा, सकारान्त 
नहीं । पदसंज्ञा के विधान में सकार को पदान्त बनाना है इस छियि स्थानिवद्‌ 


आव का निषेध हो जायगा। तब अकारलोप स्थानिवत्‌ न होगा तो सकारान्त 


वेतस्‌ शब्द के स्वादिष्वसर्वनामस्थाने से पदसंज्ञक होने से रुत्व प्राप्त होता है । 

पदान्तविधि का अर्थ सम्प्रतिपदान्त को विधि करने में स्थानिवत्‌ नहीं 
होता ऐसा यदि मानें तो वेतस्वान्‌ में दोष न होगा । सम्प्रतिपदान्त से 
तात्पर्यं दै जो स्थानिवद्भाव के निषेध के बिना ही पदान्त बना हुआ विद्य- 
सान दे जैसे कौ स्तः, कामि सन्ति इत्यादि में उस को कोई कार्य करना हो 
तो स्थानिवत्‌ का निषेध होता है । पदान्तता का विधान करने में नहीं होता । 
वेतस्वान्‌ में वतस्‌ यह सकारान्त पद स्थानिवद्भाव के निषेध से पहळे नहीं बना हुआ 
है। इस लिये पदान्तविधि न होने से अकारलोप के स्थानिवद्भाव .का निषध 
न होगा। तब अकारलोप स्थानिवत हो जायगा | उस से पदान्त सकार न 
मिलन से रुत्व न होगा । 

कर्मसाधन विधि शब्द को मानने पर सम्प्रतिपदान्त को विधि करने 
में स्थानिवद्भाव नहीं होता यदद अर्थ हो सकता हे.। किन्तु आव साधन विधि 


iS Oooo | 

(अव्यवधान इ । अन्यथा इन्‌ के हकार से पर सीधा नकार कहीं पर भी न मिलने से 

हो इन्ते० में नकार पर रहत कहा हुआ कुत्वविधान व्यर्थ हो जाता है। इस लिये 

वहाँ नकार पर्‌ रहते कुत्व विधान के सामर्थ्य से भ्रृतिकृत आनन्तर्य माना जायगा 

उससे घ्नन्ति आदि में. ह को घ निर्बाध सिद्ध दै । 

i १. सम्प्रति शब्द का पद्‌ शब्द के साथ सुप्सुपा 

> समास के 
साथ षष्ठी समास होता है । न क क 


00-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


et: > i १ सगर ७३१७: ७ 
% ET २२ 
Te STF LS NS‘ 


- अष्टम आह्विक ५७९ 


विधिशाब्दोऽस्त्येच कर्मसाधनः । विधीयते इति विधिरिति । अस्ति 
च भावसाधनो विधानं विधिरिति । तत्र भावसाधनस्य विधि- 


शाब्दस्योपादाने एष दोषो भवति । इदं च ब्रह्मबन्ध्वा ्रह्मबन्ध्वे धकारस्य 
जशत्वे प्राप्नोति । 


शब्द को मानने पर उक्त अथे नहीं हो सकता । कर्मसाधन का अर्थ 
कर्मवाच्य है । वि पूर्वक घा धातु से कमेवाच्य में उपसरे घोः किः से 
कि प्रत्यय करके विधि शब्द बनावे तो अथै द्दोगा--विधीयते इति विधिः । 
पदान्तस्य सतः विधिः परान्तविधिः । पदान्तस्य यह शैषिकी षष्ठी दै। 
पहले से विद्यमान पदान्त को कोई विधि करनी हो तो स्थानिवद्भाव का निषध होता 
, है। विधि शब्द एक तो कमैवाच्य है । जैसा कि अभी दिखाया है। और एक 
साववाच्य भी हे । आव में कि प्रत्यय करके विधि शब्द बनायेंगे तो अथ होगा-- 
विधानं .विधिः। पदान्तस्य विधानं पदान्तविधिः। यहाँ पदान्तस्य यह कमै -में 
षष्ठी है । पदान्तता का विधान करने में स्थानिवद्भाव का निषेध होता है। 
आाववाच्य विधि शब्द मानने पर वेतस्वान्‌ म दोष आता है। उसमें पदान्तता 
का विधान करने में किसी को नया पदान्त बनाने में स्थानिवद्धाब नहीं 
होगा तो वेतस्वान्‌ में सकार को पदान्त बनाने के ल्यि स्थानिवद्भाव का 
निषेध हो जायगा उससे पदान्त सकार हो जाने से रुत्व प्राप्त होता है। 
इसके अतिरिक्त भाववाच्य विधि शब्द मानने पर ब्रह्मवन्ध्वा, ब्रह्मबन्ध्वै यहां 
अकार को झलां जशोन्त से जश भी प्राप्त होता है । क्योंकि ब्रह्मबन्धु शब्द से 
स्त्रीलिङ्ग में ऊडुतः से उङ्‌ प्रत्यय कर के सवर्णदीध एकादेश होता है तो 
जहाबन्धू ऐसा बनता है। उससे टाळे विभक्ति परे रहते यण हो जाता है। 
यहां ब्रह्मबन्धु के उकार के साथ उङ्‌ प्रत्यय के दीघे एकादेश को परादिवञ्चाव , 
से उङ समान कर उसके परे रहते पूर्वे धकार को स्वादिव्वसवनासस्थाने से 
पदान्त बनाना है इस लिये पदान्तविधि होने से स्थानिवद्भाव का निषेध हो 
जायगा तो धकार पदान्त को जश्‌ ग्राप्त होता है। असंज्ञा के विधान में तो 
स्थानिवज्ञाव का निषेध नहीं होगा इस ख्यि एकादेश स्थानिवत्‌ हो जायगा। 
उससे अजादि ऊइ परे होने पर ब्रह्मबन्धु उकारान्त रहेगा। उस अवस्था में 
भ और पद्‌ दोनों को अळग २ अवधि हो जाने से उङ्‌ परे होने पर भी असंज्ञा 
पदसंज्ञा को बाध नहीं सकेगी । इस प्रकार पदान्त विधि में धकार को पदान्त बना 
कर जश प्राप्त होता है । 


१. यणादेश का उच्चारण अकिश्चित्कर दै । एकादेश दी उदाहरण दै । 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


५८० व्याकरणमद्दाभाष्य 


अस्ति पुनः किंचिद्‌ भावसाधनस्य विधिशब्दस्योपादाने सतीष्टं 
संग्रहीतम्‌ । आहोस्विद्‌ दोषान्तमेवेति । 

अस्तीत्याह । इह कानि सन्ति यानि सन्ति कौ स्तः यौ स्तः इति। 
योऽसौ पदान्तो यकारो बकारो वा श्रूयेत न स श्रूयते। षडिकश्चापि सिद्धो 


भवतिं । 
वाचिकस्तु न सिध्यति । 


भावसाधन विधिशब्द के मानने में कोई इष्ट संगुद्दीत होता दै क्या) उस 


से कोई लाभ भी है या दोष ही दोष हैं ? | 
भावसाधन विधि .शब्द मानने में लाभ भी दै । कानि सन्ति, यानि 
सन्ति। कौ स्तः, यौ स्तः.। यद्वां सन्ति और स्तः में इनसोरछोपः से हुआ 


अस्‌ धातु के अकार का लोप स्थानिवत्‌ हो जाता है तो कानि में इको यणचि | 


से इ को यकार और कौ में एचोऽयवायावः से औ को आव्‌ हो कर यकार 
वकार पदान्त बन सकते हैं । उन की पदान्ता के विधान में स्थानिवद्गाव 
का निषेध हो जाने से अच प्रे न मिलेगा तो यकार वकार पदान्त नहीं 
सुनाई देते। अथोत्‌ पदान्तविधान में स्थानिव न होने से कानि सन्ति कौ 
स्तः में यणादेश और आवादेश नहीं होते। इस के अतिरिक्त षडिक भी सिद्ध 
हो जाता दै । अज्ञातः षडङ्गुलिदत्तः षडिकः । ` (षष्‌-उच्‌ इक) यहां षङङ्गुलिदत्त 
शब्द से अज्ञातादि अर्थ में वहचो मनुष्यनाम्नः्ठज्‌ वा से ठच्‌ प्रत्यय करके 
ठाजादावू्् द्वितीयादचः से षड के दूसरे अच्‌ उकारोत्तरवर्ती अकार से परे सारे 
ङ्युलिदत्त शब्द का छोप द्वो कर षड के अकार का यस्येति च से छोप द्वोता है । समास 
मॅ षष्‌ (अन्तर्वतिनी विभक्ति को लेकर) के सुबन्त होने के कारण पहले ही उसकी पद्‌ 
संज्ञा है । उसके द्वितीय ष्‌ को नया पदान्त नहीं बनाना है इस लिये पदान्तविधि न 
होने से स्थानिवद्भाव का निषेध न होगा तो अकारान्त षष की ठच्‌ परे रहते भसंज्ञा 
रहेगी । पदसंज्ञा तो पहले से ही षष्‌ इस षकारान्त की है । इस प्रकार अलग अलग 
अवधि होने से अपने विषय में भी भसंज्ञा पदसंज्ञा को न बाध सकेगी तो 
पद॒ संज्ञा होने से झलां जशोन्ते से घ्‌ को डू ददोकर षडिकः बन जाता है । 
_ पर वाचिकः यह -प्रयोग तो सिद्ध नहीं होता। आवसाधन ब्द्‌ 
मानने पर वाचिक की सिद्धि नहीं होती । क्योंकि घडिक की तरह यहां ही 
क र स पक्षों ( विधि शब्द को भाव साधन अथवा कर्म साधन मानने ) 
` 3 यह विधि शब्द भाव साधन है इस पक्ष में ही प्रयोजन बनता है 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


अष्टम आह्विक - ५८१ 
अस्तु तर्हि कर्मसाधनः । 
यदि कर्मसाधनः, षडिको न सिध्यति | 
अस्तु तर्हि भावसाधनः । 
वाचिको न सिध्यति । 
चाचिकपडिको न संचदेते। 
कर्तव्योऽत्र यत्नः । 


वागाशीदेत्तः वाचिकः वाच-ठच इक । इस प्रकार वागाशीईत्त शब्द से अज्ञातादि अथे 
में उच प्रत्यय परे रहते ठाजादा० से शीदेत्त शब्द का लोप हो कर अवशिष्ट वागा 
के आकार का यस्येति च से लोप होता है। समास में अन्तर्वतिनी विभक्ति को 
लेकर वाच पहले ददी सुबन्त होने स पद है। इस किये उस की पदान्तता 
का विधान न होने से झाळोप के स्थानिवद्भाव का निषेध न होगा तो उच प्रत्यय . 
परे रहते आकारान्त वाच की भसंज्ञा और चकारान्त की पदसज्ञा रहेगी। दोनों 
की अरग अछग अवधि होने से भसंज्ञा पदसंज्ञा को न बाधेगी तो पदसञ्चा हो कर 
चोः कुः से कुत्व प्राप्त होता है । 

तो फिर कमसाधन विधि शब्द मान लें । 

यदि कमसाधन विधि शब्द मानते हैं तो षडिक नहीं बनता । क्योंकि 
कमसाधन विधि शब्द मानने पर पदान्त को कोई विधि करने में स्थानिवत्‌ 
का निषेध होगा तो षडिकः में घष्‌ के पदान्त ष्‌ को जश्‌ करने में स्थानिवद्भाव 
का निषेध हो कर अकार अन्त में. न रहने से भसंज्ञा ओर पदसंज्ञा दोनों 
षष्‌ इस घकारान्त की हो जायगो। उस समय दोनों की एक अवधि दो जाने 
से अजादि ठच परे रहते अपने विषय में भसंज्ञा पदसंज्ञा को बाध छेगी तो 
षष्‌ के पद न होने से जश्‌ नहीं प्राप्त होता । 

अच्छा तो भावसाधन विधि शब्द मान छे । 

भावसाधन विधि शब्द मानने पर वाचिक नहीं बनता । 

ये वाचिक और घडिक दोनों एक साथ मेळ नहीं खाते । 

इनके ढियि यत्न करना चाहिये। वद्द यत्म यही है कि वाचिक में तो 
एकाक्षरपूषपदानासुत्तरपद्लोपो वक्तव्यः इस वार्तिक से उत्तरपद आशीदेत्त शब्द 
` का ळोप मानेंगे । वहां अच के स्थान में आदेश न होने से स्थानिवद्भाव का 


१, दोनों एक पक्ष का आश्रयण करने से सिद्ध नहीं होते । 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


५८२ च्याकरणमद्दाभाण्य 


कथं ब्रह्मचन्ध्वा, त्रह्मबन्ध्वै । 

'उभयत आश्रयणे नान्तादिवत्‌’ इति । 

कथं वेतस्वान्‌ ? | 

नैवे विज्ञायते पदस्यान्तः पदान्तःः। पदान्तस्य विधिः पदान्तविधिः। 


प्रश्‍न ही नहीं उठता । असंज्ञा और पदसंज्ञा दोनों चकारान्त वाच्‌ शब्द की हो 
जायगी। तब अपने विषय में भसंज्ञा पदसंशा को बाघ छेगी। उससे वाच्‌ 
के पद्‌ न होने से कुत्व नहीं होगा । पडिक में षषष्ठाजादिवचनात्‌, सिद्धम्‌ इस वचन | 
स ठाजादावूर्थ्व> से ङ्युलिदत्त शब्द का लोप कर के अवरिष्ट षड के अकार | 
का यस्येति च से लोप मानेंगे । वहां अच के स्थान में आदेश होने से स्थानिवद्भाव | 
हो कर अकारान्त की भसा और घघ्‌ इस धकारान्त की पदसंज्ञा रहेगी । | 
इस प्रकार अरग २ अवधि हो जाने से भसंज्ञा पदसंज्ञा को. न बाघेगी तो पद्‌ | 
मान कर ष्‌ को ड्‌ हो जायगा । 

भावसाधन विधि शब्द में व्रह्मवन्ध्वा, त्रह्मवन्ध्वे केस बनंगे ? 

` उभयत आश्रयणे नान्तादिवत्‌ इस परिभाषा से ब्रह्मबन्ध्वा ब्रह्मबन्ध्वे में 
दोष न होगा । वहां उङ्‌ का एकादेश परादिवद्धाव से उक्‌ नहीं माना 
जायगा । उक्त परिभाषा का अर्थ है. कि जिस विधि में पूर्व और पर के स्थान 
में हुए एकादेश को पूर्व के अन्तावयत्र की तरह भी मानना पड़े और पर के | 
आदि अवयव की तरह भी मानना पडे वहाँ अन्तादिवद्धाव नहीं होता | क्योंकि 
स्वादिषु० सूत्र से पदसंज्ञा प्रत्यय परे रहते पूर्व की होती हे उस में पूर्व और पर दोनों | 
का आश्रयण होता है । इस लिये सवण दीध हुए एक ही ऊ को पूर्व ब्रह्मबन्धु का उ | 
और पर उङ्‌ प्रत्यय का ऊ एक साथ नहीं माना जा सकता तो बह्मबन्धु के उकारान्त 
रहने से धकार अन्त में न मिलेगा इस टिये जस्‌ नहीं होगा । टा डे विभक्ति 
परे रहते तो भसंज्ञा निर्वाध है । उङ परे रइते सव दीध पुकादेश को परादि- 
वञ्चाव मान कर जो धकार की पदान्तता के विधान में स्थानिवद्धाव का निषेध | 
प्राप्त होता है वह अन्तादिवद्भाव के निषिद्ध हो जाने से व्यर्थ हो जाता | 
है। व्रह्मवन्धु का उकार उङ्‌ प्रत्यय के साथ मिल कर भी उङ नहीं कहायेगा ! 
तो उङ्‌ के परे रहते ब्रह्मबन्धु के उकार की भसंज्ञा दी रदेगी। भ और पद | 
दोनों की अवधि अब व्रह्मबन्थु का उकार ही होने से अपने विषय में असंज्ञा | 
पदसंज्ञा को बाघ लेगी । 

भावसाधन विधिशव्द मानने में वेतस्वान्‌ कैसे बनेगा ? 

पदान्तविधि शब्द में परस्यान्तः पदान्तः तस्य विधिं प्रति इस प्रकार 


CE-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


अष्टम भाह्विक ५८३ 


पदान्तबिर्धि प्रतीति। कथं तर्हि पदे अन्तः पदान्तः । पदान्तस्य विधिः 
पदान्तविधिः। पदान्तविर्थे प्रतीति। अथवा यथैवान्यान्यपि पद्कार्या- 
a > > 

- "दुपण्लवन्त रुत्व जशत्वं च, पवमिदमपि पद्कार्यसुपप्लोष्यते। किम्‌। 
भसंज्ञा नाम । 2 

वरे यलोपविधि प्रति न स्थानिवद्धवतीत्युच्यते तत्र ते 'अप्स 
यायावरः प्रवपेत पिण्डान' इति । अवर्णलोपविधि प्रति स्थानिवत्‌ 
स्यात्‌ । 


>. 


षऱ्टीसमास मान कर पद्‌ का अन्तावयव करने में स्थानिवत्‌ का निषेध होता 
है ऐसा अर्थ नहीं मानेंगे बल्कि पदे अन्तः पदान्तः तस्य विधि प्रति इस प्रकार 
ससमीसमास मान कर पद परे रहते किसी को अन्तावयव करने में स्थानिवत्‌ 
का निषेध होता है ऐसा अर्थ मानेंगे तो वेतस्वान्‌ में भी दोष न द्वोगा। 
वेतस्वान में वेतस से परे ड्मतुपू प्रत्यय है, पद नहीं है। इस लिये पदान्त- 
विधि न होने से स्थानिवत्‌ का निषेध न होगा तो स्थानिवत्‌ हो कर अन्त 
में सकार न मिलने से रुत्व नहीं होगा । 


अथवा जैसे पद का अन्तावयव करने में स्थानिवत्‌ का निषेध मानने 
से वेतस्वान्‌ में स्‌ को रु ब्रह्मबन्ध्वा में ध को जशुत्व ये अन्य पद के कार्य 
प्राप्त होते हैं ऐसे असंज्ञा भी पद का कार्य होने से पदान्तविधि हो जायगी । 
क्योंकि पद हो कर असंज्ञक होता दै इस प्रकार भसंज्ञा भी पद का कार्य 
है। तो भसंज्ञा करने में स्थानिवत्‌ का निषेध हो कर सकारन्त की भसंज्ञा 
हो जायगी उस से वेतस्वान्‌ में स्‌ को रु नहीं होगा। उपप्लवन्ते-आप्त होते 
हैं। उपप्लोप्यते = प्राप्त हो जायगी। सान ली जायगी । किमून्क्या । संसज्ञा । 
इस प्रकार पदान्तविधि शब्द में विधि को भावसाधन या कर्मसाधन कुछ भी 
मान लेवें, कही दोष नहीं आता | 


सूत्र में वरे यछोपविधि शब्द से वरच्‌ प्रत्यय परे रते यकार के लोप में 
ही स्थानिवद्भाव का निषेध कहा है। उससे यायावरः ( यायाय वरच्‌ ) यहां 
यङन्त या धातु से वरच्‌ प्रत्यय परे रहते अतो लोपः से हुए यङ्‌ के अकारलोप 
को स्थानिवत्‌ सान कर अजादि कित्‌ ङित्‌ आर्धधातुक परे दो जाने से आतो 
लोप इटि च सेया के आकार का लोप प्राप्त होता है । इस लिय जैसे लोपो 
व्योवलि से यलोप करने में अकार लोप के स्थानिवद्भाव का निषेध. कहा द्द 
वैसे आलोप करने में भी अकार लोप के स्थानिवद्भाव का निषेध कहना 
चाहिये। र 


८८-७0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


BER; 


७८४ व्याकरणमद्ाभाष्य 


दोषः । नैवं विज्ञायते वरे यलोपविथि प्रति न स्थानिवदिति । 
कथे त. चरे अयलोपविधि प्रतीति। किमिद॒मयलोपविधि प्रतीति । 
अवणळोपविचि प्रति, यलोपविधिं च प्रतीति । 
` अथवा योगविभागः करिष्यते। “वरे लुप्त न स्थानिवत्‌’ ततो 
'यळोपविर्थि प्रति न स्थानिवदिति । 
यळोपे किसुदाइरणम्‌ ? 
कण्ड्टयतेरम्रत्ययः कण्डूः इति । 
ज्ञेतदस्ति । क्वौ लुप्त न स्थानिवत्‌ । 
यंह कोई दोष नहीं । वरेयलोप में अकार का प्रश्लेष कर के वरे अयळोप 
ऐसा समझंगे । उससे वरच प्रत्यय परे रहते अवणेळोप और योप दोनों में 
स्थानिवद्धाव का निषेध हो जायगा । तो यायावर में या के आ का लोप न्‌ द्दोगा। 


अथवा वरेयलोप को एक पद्‌ न समझ कर वरे यद्द योगविभाग समझेंगे । 
चेरे यह प्रथक्‌ है। यलोप प्रथक्‌ हे । वरे का अथै होगा कि वरच परे रहते जो भी 
लुप्त हुआ है वद स्थानिवत्‌ नहीं होता। उससे यायावरः में वरच परे रद्दते 
अकारलोप स्थानिवत्‌ न होगा। तो आतो लोप इटि च से आलोप न होगा 
ओर लोपो व्योर्वलि से यलोप हो जायगा। यलोप विधि का अर्थ होगा - कि यलोप 
करने में जो भी अजादेश है वह स्थानिवत्‌ नहीं होता । उसका उपयोग वरच्‌ 
प्रत्यय से अन्यत्र भी दो सकेगा । 

यलोपविधि में क्या उदाहरण दै ? 


कण्ड्यतीति कण्डूः । ( कण्डूय-क्विप्‌ ) यहाँ इच्छाक्यजन्त कण्डूय धातु से 


' बित्रप्‌ प्रत्यय हुआ है। कण्ड्वादिभ्यो यक्‌ से यक्‌ कर के यगन्त कण्डूय से तो 


क्विप्‌ नदीं होता । क्योंकि भाष्यकार ने कण्डवादिभ्यो यक्‌ सूत्र पर स्वयं यह 
कहा दे कि--नेतेभ्यः क्विप्‌' इृऱ्यते इति। अप्रत्यय का अर्थ अविद्यमान प्रत्यय 
हे । अविद्यमानः प्रत्ययः अप्रत्ययः। जो प्रत्यय सवैथा छुप्त हो कर विद्यमान नहीं 
रहता जैसे क्विप्‌, विच्‌ , ण्विन्‌, विट्‌ , प्वि आदि, वह अप्रत्यय कहता है । 
यहां कग्हूः में क्विप्‌ परे रहते य के अकार का अतो लोपः से लोप हुआ है। 
उसको स्थानिवत्‌ मान कर लोपो व्योवेलि से य का छोप नहीं प्राप्त होता । यळोप 
विधि में स्थानिवत्‌ का निषेध हो जाने से. हो जाता है । 


यह कोई उदाहरण नहीं । क्विप्‌ परे रहते किविङुगुपधात्वचङ्परनिहोसङुत्वेषू- 
पसंख्यानम्‌ इस वार्पिक से स्थानिवत्‌ का निषेध किया गया है उसीसे यहां 


(७-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


Fd 


"I 


अष्टम आह्विक ण्डु 


इदे तहिं प्रयोजनम्‌ । सौरी बलाका । 
नेतदस्ति। डपधात्वविधि प्रति न स्थानिवत्‌। 
इद्‌ तहिं प्रयोजनम्‌। आदित्यः । - 

नेतदस्ति। पूर्वत्रासिद्धे न स्थानिवत्‌’ । 

इद्‌ तर्हि प्रयोजनम्‌ । कण्ड्रतिवल्गूतिः । 


अच्छा यह उदाहरण लीजिये । सौरी बलाका । सूयेण एकदिक सौरी 
(सूये-अण्‌-ङीप्‌) । यहां अण्‌ प्रत्ययान्त सूये शब्द स ङीप्‌ परे रहते अण्‌ के 
अकार का और अण्‌ परे रहते सूर्य के अकार का यस्येति च से लोप हुआ 
है। उन :दोनों के स्थानिवत्‌ होने से यकार उपधा में न रदेगा तो सूर्य- 
तिष्यागस्त्यमत्स्यानां य उपधायाः से यकार का लोप नहीं प्राप्त होता। योप 
विधि में स्थानिवत्‌ का निषेध हो जाने से अण्‌ के अकार लोप को समानाश्रय 
होने के कारण असिद्धवदत्राभात्‌ से असिद्ध मान कर यकार उपधा में सिल 
जायगा तो य का लोप हो जाता है । हु 


यह भी कोई उदाहरण नहीं । यहां उपधा का कार्य होने से क्किलुगुपधात्र 
चङ्पर० से ही स्थानिवत्‌ का निषेध हो जायगा । 


तो फिर यह उदाहरण ढीजिये । आदित्य; । आदित्ये भवः आदित्य: । 
आदित्यः (आदित्य-अण) यहाँ आदित्य शब्द से भव अर्थ में दित्यदित्यादित्य० 
से हुए ण्य प्रत्यय के परे रहते यस्येति च से आदित्य के अकार का लोप 
हुआ है। उस को स्थानिवत्‌ मान कर हलो यमां यमि लोपः से आदित्य के 


यकार का लोप नहीं प्राप्त होता। यलोप में स्थानिवत्‌ का निषेध कहने से 
हो जाता है। 


यह भी कोई उदाहरण नहीं । यहाँ भी हलो यमां यमि लोपः यह 
सूत्र पूवत्रासिद्धीय प्रकरण का है । और पूर्वन्नासिद्धीय प्रकरण के कार्यों में 
पूवत्रासिद्धे न स्थानिवत्‌ इस वातिक से ही स्थानिवत्‌ क्रा निषेध कहा गया 
है । उसी से सिद्ध हो जाने से इस की आव्रश्‍यकता नहीं । 


अच्छा तो यह उदाहरण लीजिये । कण्डूतिः वल्गूतिः । (कण्डूय-क्तिन्‌ ) 
यहां यकृप्रत्ययान्त कण्डूय धातु से क्तिन्‌ परे रते अतो लोपः से यक्‌ के अकार 
का लोप हुआ है। उस को स्थानिवत्‌ मान कर लोपो व्यो० से यछोप नहीं 
प्राप्त होता । यलोप विधि में स्थानिवत्‌ का निषेध कहने से हो जाता दै । 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


७८६ च्याकरणमद्दाभा्यं 


जञेतदस्ति प्रयोजनम्‌ । कण्ट्टया वल्यया इति भवितव्यम्‌ । 
इदं तर्हि-कण्ड्यतेः क्तिच्‌ । ब्राह्मणकण्ड्तिः । क्षत्रियकण्डूतिः। . ` 


प्रतिषेधे स्वरदीैयलोपेषु लोपाजादेशो न स्थानिवत्‌ । 


प्रतिषेधे स्वरदीधयलोपविधिषु लोपाजादेशो न स्थानिवदिति 
बक्तव्यम्‌ । स्वर--आकर्षिकः । चिकीर्षकः जिहीषकः । यो ह्यन्य आदेशः 
स्थानिवदेवासौ भवति । पञ्चारत्नयो दशारत्न्यः । स्वर। दीर प्रति- 


यह भी कोई उदाहरण नहीं । क्योंकि कण्ड्वादियगन्त कण्डूय धातु प्रत्ययान्त 
है । उस से स्त्रीलिङ्ग में स्त्रियां क्तिन्‌ को बाध कर अ प्रत्ययात्‌ से अ 
प्रत्यय होगा । उस के बाद टापू हो कर कण्या वत्गूया ये रूप बनेगें। कण्डूतिः 
` बल्गूतिः नही । ; 
तब तो ब्राह्मणकण्डूतिः, क्षत्रियकण्डूतिः यद्द उदाहरण छीजिये । यहां: 
यगन्त कण्ड्रय धातु से कती में क्तिचुक्तौ च संज्ञायाम्‌ से क्ति प्रत्यय हुआ दै । 
उस के परे रइते अतो लोप: से हुए अकार लोप को स्थानिवत्‌ मान कर यलोप 
नहीं प्राप्त होता । यलोपविधि भें स्थानिवत्‌ का निषेध कहनें से हो जाता है । 
` कण्डूति शब्द का ब्राह्मण शब्द के साथ घऱ्ठीसमास मान कर ब्राह्मण फण्डूतिः 
यह रूप बनता है । 5 


स्त्र, दीधे ओर यलोपविधि में लोप रूप अजादेश द्वी स्थानिवत्‌ नदीं 
होता यह कहना चाहिये । लोप से भिन्न अन्य अजादेश तो स्थानिउत ही 
होते हैं। स्वर जैसे--आकर्षिकः । आकर्षेण चरति (आकषै-प्ठळ्‌) यहां आकर्ष 
शब्द से ष्टळ प्रत्यय परे रहते यस्येति च से आकषे के अकार का रूप हुआ 
है। उस को स्थानिवत्‌ मान कर अकार का व्यवधान हो जायगा तो लिति 
से ककार के अकार को उदात्त स्थर नहीं प्राप्त होता । स्वर में लोप रूप 
आदेश दोन से स्थानिवत्‌ का निषेध द्दो कर ककार के अकार को उदात्त हो जाता 
है। इसी प्रकार चिकीर्षकः जिहीषकः (चिकीर्ष जिद्दीर्ष-ण्चुल्‌) यहां सन्नन्त चिकीषै 
धातु से प्युल परे रहते सन्‌ के अकार का अतो लोपः से लोप हुआ दे उस 
को स्थानिवत्‌ मान कर अकार का व्यवधान हो जाने से लिति से की शब्द के 
ईकार को उदात्त नहीं प्राप्त होता। स्वर में लोपरूप आदेश के स्थानिवत्‌ 
का निषेध होने से इंकार को उदात्त हो जाता हे । किन्तु पञ्चारतन्यः दशार्यः 
यहां तो छोपरूप आदेश नहीं दै इस लिये वह स्थानिवत्‌ दी हो जायगा । पञ्चारत्नि 


नका 2-7. य STIR BE Oe" 5, IG te abit कली i ss vt 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


अएम आह्निक ५८७ 


दीव्ना। प्रतिदीव्ने। यो ह्यन्य आदेशाः स्थानिवदेवासौ भवति ] 
किर्योः गिर्याः । दीर्घ। यलोप व्राह्मणकण्ड्रतिः क्षत्रियकण्ड्रतिः । यो 
ह्यन्य आदेशः स्थानिवदेवासौ भवति । वाय्योः अध्वय्वाँः इति । 

तत्तर्हि वक्तव्यम्‌ । 


न वक्तव्यम्‌। इह हि ` लोपोपि प्रकृतः । आदेशोपि । विधि- 
ग्रहणमपि प्रकृतमनुवर्तते। दीर्घादयोपि निर्दिश्यन्ते । केवलं तत्रामि- 


शब्द से जस्‌ परे रहते जसादिषु छन्दसि वा वचनं प्राढणाौ चड्यपधाया इस 
वार्तिक से जसि च से प्राप्त गुण का अभाव हो कर इको यणचि से वेद में 
यणादेश होता है। वह लोप रूप नहीं है । उसके स्थानिवत्‌ होने से इगन्त हो 
जायगा तो इगन्तकालकपालभगाल० से पूर्वपद्प्रकृतिस्वर हो जाता है। दोघे का 
उदाहरण प्रतिदीव्ना, प्रतिदीव्ने है। यहां अन्नन्त प्रतिदिवन्‌ शब्द से टा के विभक्ति 
परे रहते अल्लोपोऽनः से अन्‌ के अकार का लोप हुआ है। उस को स्थानिवत्‌ 
मान कर इलि च से दीर्घ नहीं प्राप्त होता । लोप रूप आदेश होने से स्थानिवद्धाव 
का निषेध हो जायगा तो दीधे हो जाता हे । किन्तु कियो: गियोः ( किरि गिरि- 
ओस्‌ ) यहाँ किरि गिरि शब्दों से ओस्‌ परे रहते इको यणचि से यण रूप 
आदेश हुआ है। उस के लोपरूप न दोने से स्थानिवत्‌ का निषेध न दोगा - 
तो रेफान्त न मिलने से हलि च से दीर्ध नहीं होता। यलोप का उदाहरण 
त्राह्मगकण्डूतिः क्षत्रियकण्डूतिः यह कह ही चुके हैं। कण्डूति में यक्‌ के 
अकार का लोप हुआ है। उस के लोप रुप आदेश होने से स्थानवज्ञाव का 
निषेध हो जायगा तो वळू परे मिलने से लोपो व्योवेलि ले यलोप हो जाता है । 
किन्तु वाय्वोः अश्वर््बोः यहां वायु अध्वयु शब्दों से ओस्‌ परे रहते इको 
यंणचि से यणादेश हुआ है। उस के लोप रूप न होने से स्थानिवद्भाव का 
निषेध न होगा तो स्थानिवत्‌ हो कर वळ परे न मिलेगा । उस से लोपो व्यो० से 
यलोप नही होता है । 

तो क्या स्वर दीर्ध यलोप विधि में छोपरूप आदेश ही स्थानिवत्‌ होता 
है अन्य नहीं यह वचन कहना हे गा ? 


इस वचन के अलग कहने की आवश्यकता नहीं । यहाँ लोप, आदेश, विधि 
ग्रहण और स्वर दीर्घ यलोप आदि सभी पढे हुए हैं। ` सूत्र में सभी का 


॥. 1 


निदेश है। केवळ इन सब का आपस में सम्बन्धमात्र करना हे कि स्वर 


(०-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


५८८ i व्याकरणमहाभाष्य 


सम्बन्धमात्रं कर्तव्यम्‌ । स्वरदीर्धयलोपविधिषु लोपाजादेशो न स्थानि- 
वदिति । 

आजुपूव्येण संनिविष्टानां यथेष्टमभिसम्बन्धः शाक्यते कर्तुम्‌। 
न चैतान्याजुपूव्येण संनिविष्टानि । 

अनाजुपू्व्येणापि संनिविष्टानां यथेष्टममिसम्वन्धो भवति । 


तद्यथा 'अनड्वाहसुदहारि या त्वं हरसि शिरसा ङुस्भं भगिनि सा 
चीनमभिधावन्तमद्राक्षीः इति । तस्य यथेष्टमभिसम्वस्धो भवति- 


उद्हारि भगिनि या त्वं कुम्भं हरसि शिरसा अनड्वाहं साचीन- ` 


मभिधावन्तमद्राक्षीः इति । 


दोघे और यलोप विधि में छोपरूप अजादेश ही स्थानिवत्‌ नहीं होता । अन्य आदेश 
तो स्थानिवत्‌ ही होते हैं । 

किसी आनुपूर्वी एवं क्रम से रखे हुए शब्दों का ही आपस में यथेष्ट 
सम्बन्ध किया जा सकता है । यहाँ लोप, आदेश, स्वर, दीर्घ आदि का कोई 
क्रम नहीं है। ये किसी आवुपूर्वी से निर्दिष्ट नहीं हैं इस लिये इन का अभीष्ट 
सम्बन्ध केसे किया जा सकेगा कि स्वर दोघे यलोपदिधि में लोप रूप अजादेश 
स्थानिवत्‌ नहीं होता । 


आनुपूर्वी अथवा क्रम से रद्दित रखे हुए शब्दों का भी वक्ता की इच्छा 
से यथेष्ट सम्बन्ध होता है। जैसे-अनइ्वाहसुदहारि या त्वं हरसि शिरसा 
कुम्भे भगिनि साचीनमभिधावन्तमद्राक्षीः इस वाक्य में पदों का कोई आनुपूव्यं 
नहीं हैं। ये किसी उचित क्रम से नहीं रखे हुए हें । फिर भी वक्ता अपनी बुद्धि 
से इनका उचित समन्वय कर के यू रखता है कि--उदहारि भगिनि या त्वं 
शिरसा कुम्भे हरसि साचीनमभिधावन्तमनड्वाहमद्राक्षीः। इस वाक्य का अर्थ 
हे कि हे जळ छाने वाली बहिन! जो तू सिर पर जल का घडा ले जा रही है, 
क्या तू ने इधर उधर टेढे मेढे दौड़ता हुआ बेळ देखा है ? इस प्रकार वाक्य 
रचना में यद्यपि क्िषटत्व दोष तो है फिर भी अभीष्ट अर्थ का सम्बन्ध हो ही 
जाता है । यहां भी बिना कहे ही -स्वर दीर्ध यलोप विधियों में छोप रूप 


अजादेश के स्थानिवद्भाव का निषेध समझ छिया जायगा। उस के लिये अलग 


वचन की आवश्यकता नहीं । सूत्रोपात्त शब्दों का ही बुद्धिमान्‌ अपने अनुरूप 
अन्वय कर के विवक्षित अर्थ निकाल, छेगा। क्योंकि पाठक्रम से अर्थक्रम बलवान्‌ 


होता है । 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


| 
"RR 


अर 


अष्टम भाहिक ५८९ 


किठ्गुपधात्वचड्परनिहसकुत्वेषूपसंख्यानम्‌ । 
क्विळुगुपधात्वचङ्परनिह्वासकुत्वेषूपसंख्यानं कर्तव्यम्‌ । 
को किसुदाहरणम्‌ ? 
कण्डूयतेरप्रत्ययः कण्डूरिति । 
नितदस्ति । यळोपचिर्थे प्रति न स्थानिवत्‌। 
इदं तर्हि पिपठिषतेरप्रत्ययः पिपठीः । 
नैतदस्ति । दीर्घविधिं प्रति न स्थानिवत्‌ । 
इदं तर्हि लावयते लौः । पावयतेः पौः । 


किप्‌, लुक्‌, उपधाकायै, चङ्‌ परे होने वाला हृस्व, और कुत्व इन विषयों 
सं स्थानिवद्भाव का निषेध कहना चाहिये । 

क्विप्‌ के विषय का क्या उदादरण दै ? 

यजन्त कण्ड्न्‌ धातु से क्विप्‌ प्रत्यय करके दण्डः यह रूप बनता दै 
जो क्किप्‌ का उदाहरण है । यहां क्विप्‌ परे रहते क्यच्‌ के अकार का अतो लोपः 
से लोप होता दे। उस अकारलोप को स्थानिवत्‌ मान कर लोपो व्यो० से यलोप 
नहीं प्रास होता । क्विप्‌ में स्थानिवदूभाव का निषेध कदने से हो जाता है । 


यह कोई उदाहरण नहीं। यळोप विधि में स्थानिवद्भाव का निषेध 
कहा है उसी से यह सिद्ध हो जायगा । 
अच्छा तो यह उदाहरण लीजिये । पिपटीः। यहाँ सन्नन्त पिपिष 
धातु से क्विप्‌ प्रत्यय परे रहते सन्‌ के अकार का अतो लोपः से लोप होता है। 
उस को स्थानिवत्‌ मान कर वोरुपधाया दीर्घ इकः से दीर्घ नहीं प्राप्त होता । 
क्विप्‌ में स्थानिवत्‌ का निषेध कहने से द्वो जाता है। 
यह भी कोई उदाहरण नहीं । दीधेविधि में स्थानिवद्भाव का निषेध कहा 
है उसी से यह सिद्ध हो जायगा । 
अच्छा तो यह उदाहरण लीजिये। लो: पौ३। ( रू:णिच्‌-क्विप्‌ ) यहां णिजन्त 
लू, घातु से क्विप्‌ परे रहते बृद्धि और आवादेश हो कर णिच का लोप हुआ है । 
उस को स्थानिवत्‌ मानने से णि का व्यवधान हो जायगा तों लावू के वकार 
को च्छवोः ञ्डनुनासिके च से उठ्‌ नहीं प्रास होता । क्विप में स्थानिवत्‌ का निषेध 
कहने से ददो जाता दै । 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


५९० व्याकरणमहाभाष्य 


नेतदस्ति। अहत्वा बृद्धयावादेशौ णिलोपः । प्रत्ययलक्षणेन 
वृद्धिभविष्यति । | 

इद्‌ तहि ळचमाचष्टे लचयति | लंवयतेरप्रत्यये लौ$। स्थानि- 
बद्भावाद्‌ णरूद्‌ न पराप्नोति । 'कौ खुप न स्थानिवदिति’ भवति । 

एवमपि न सिध्यति । कथम्‌। कौ णिलोपो 'णाचकारलोपः। तस्य 
स्थानिवद्धावादूठ्‌ न प्राप्रोति । 

नेष दोषः। नैवं विज्ञायते को लुप्तं न स्थानिवदिति। कथं तर्हि । 


यह सी कोई उदाहरण नहीं। यहां ( ल:णिच-क्रिप्‌) इस अवस्था में 
लू को बृद्धि और आवादेश न करके पहले णि का लोप करेंगे। उसको 
प्रत्यय लोपे प्रत्ययलक्षणम्‌ से प्रत्ययलक्षण मान कर लू को वृद्धि हो जायगी। 
एचोऽयवायावः से होने वाला आव्‌ आदेश तो अच्‌ रूप वणे के आश्रित होने 
से प्रत्ययलक्षण मान कर नहीं होगा क्योंकि वर्णाश्रय नास्ति प्रत्ययलक्षणम्‌ इस 
परिभाषा से वणांश्रित कार्य में प्रत्ययलक्षण नहीं हुआ करता। उस से लौः पौः 
बन जायेंगे । इस प्रक्रिया में स्थानिवद्भाव का प्रसङ्ग ही नहीं । 


अच्छा तो यद्द उदाहरण लीजिये। लवमाचष्टे लवयति। लवयतीति लौः । 
यहां ळव प्रातिपदिके से तत्करोति तदाचष्टे इस वार्तिक से णिच प्रत्यय हुआ 
है। णिच्‌ परे रहते टः से टिसञ्चक लव के अकार का लोप हो कर लव्‌-इ यद 
णिजन्त धातु बन जाता हे । उस से किप्‌ प्रत्यय परे रहते णि का लोप होता 
है। णिलोप को स्थानिवत्‌ मान कर .च्छ्वोः गृडनुनासिके च से होने वाला 
वकार को उठ्‌ नहीं प्राप्त होता । क्विप्‌ परे, रहते लुप्त मै स्थानिवद्घाव का निषेध 


कदने से हो जाता है। | 

उक्त प्रक्रिया में भी लौ: पौः में उड्‌ नही सिद्ध होता है । क्योंकि 

(ज्व-णिचक्किप्‌)ै इस अवस्था में क्विप्‌ परे रहते णिका लोप हुआ है। और 

, णिच्‌ परे रहते लव के अकार का लोप हुआ है। णिछोप के स्थानिवज्ञाव का 

. निषेध होने पर. भी अकारलोप के स्थानिवद्भाव से उद्‌ नहीं प्राप्त होता । कौ 

यह निषेध तो क्किप्‌ परे रहते हुए णिलोप के स्थानिवत्त को ही रोक सकेगा । 
णिच्‌ परे रहत हुए अकारलोप के स्थानिगत््त को नहीं रोक सकता । 


यद कोई दोष नहीं । क्रि छगुपण इस वातिक से क्विप्‌ परे रहते जो छस 
हुआ दै उसी में स्थानिवद्भाव का निषेध नहीं माना जाता बल्कि क्विप्‌ परे रहते 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


क्षष्टम आह्विक ०९१ 


को विधि प्रति न स्थानिवदिति । 

लुकि किमुदाहरणम्‌ ? 

बिम्बम्‌ । बद्रम्‌ । 

नैतदस्ति । पुंबद्भावेनाप्येतत्‌ सिद्धम्‌ । 

इदं तर्हि आमलकम्‌ । 

नैतदस्ति । वक्ष्यत्येतत्‌ “फळ छुग्वचनानर्थक्यं प्रकृत्यन्तर- 
कोई भी विधि करने में स्थानिवद्भाव का निषेध माना जाता है। लौ: पौः मे 
क्विप्‌ परे दे ही । उस के पर रद्दते णिच्‌ दै। णिच्‌ परे रहते अकारलोप हुआ दै 
बह क्विप्‌ परे रहते हुए विधि दै उस में स्थानिवद्भाव का निषेध हो जायगा तो णिलोप 
और अकारलोप दोनों ही स्थानिवत्‌ न होंगे । फिर ऊद्‌ निर्बाध है । 

लुक्‌ विषय में क्या उदाहरअ हे ? 

छुकू विषय में बिम्बम्‌ । वद्रम्‌ । ये. उदाहरण हें । ( बिम्ब्या: बद्याइच 
फलम्‌ ) यहाँ बिम्बी बद्री शब्दों से विकार अर्थ मं अनुदात्तादेश्व से अन्‌ प्रत्यय 
हो कर उस का फले उक्‌ से छक्‌ दोता है । साथ ही लुक तद्धितलकि से बिम्बी 
बद्री के डीष्‌ स्त्रीप्रत्यय का भी लुक्‌ हो जाता है। ङीष्‌ के लक्‌ को स्थानिवत्‌ 
मान कर यस्येति च से बिस्व बद्र के अकार का लोप प्राप्त द्वोता दै। झुकू में 
स्थानिवत्‌ का निषेध कदन से नहीं होता । 

यह कोई उदाहरण नहीँ। यह तो पुंवद्भाव से भी सिद्ध है। बिम्बी 
बद्री से अन्‌ प्रत्यय हुआ है। वह अजादि है । उस के परे रहते पूव की असंज्ञ 
दद जायगी तो भस्याढे तद्धित इस वातिक से बिम्बी बद्री को एुंवत्‌ हो कर 
बिम्ब बदर शब्द बन जायेंगे । तब डीष्‌ के जुक्‌ का प्रसङ्ग ही न होने से स्थानि- 
वद्धाव प्राप्त ही नहीं । 

ता फिर आमलकम्‌ यइ उदाहरण लीजिये । आमलक्याः फलम्‌ इस अर्थ 
में आमलकी शब्द के बृद्धसंज्ञक होने से नित्य वृद्धशरादिभ्यः से मयट्‌ प्रत्यय 
हो कर उस का फले लुकू से लुक्‌ ददो जाता दै। मयद्‌ प्रत्यय के अजादि न होने 
ते उल के परें रहते पूरै को भसंज्ञा न होगी तो आमल्को को भस्याढे तद्धित 
से (बत्‌ न हो कर लुक तद्धितलुकि से .डंध्‌ का जुक्‌ ही करना दोगा। लुक्‌ होने 
पर उसे स्थानिवत्‌ मान कर आमलक के अकार का लोप प्राप्त होता है। छुक्‌ 
में स्थानिवत्‌ का निषेध कहने से नहीं दता । र 

यह भी कं ई उदाहरण नहीं । फले ट॒क्‌ सूत्र पर कहेंगे कि फळे लुक्‌ सूत्र 
की कोई आवश्यकता नहीं. । आमलक्म्‌ बिम्बम्‌ बद्रम्‌ ये इद्‌ आमलकी बिम्बी 
बद्री इन स्त्रीलिङ्ग शब्दों से बने हुए नहीं हैं। बल्कि स्वतन्त्र प्रकृत्यन्तर हैं। 


(७-0. ॥॥७॥॥॥९5॥॥,8॥80//8॥ Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


८९२ च्याकरणमहाभाष्य 


त्वादि'ति । 

इदं तहि पञ्चभिः पद्चीभिः क्रीतः पञ्चपढुः द्‌शपड्रिति । 

नजु चैतदपि पुवद्भावेनैव सिद्धम्‌ । 

कथं पुवद्मावः? | 

“भस्याढे तद्धिते? पुंबदू भवतीति । 

भस्येत्युच्यते। यजादौ च भसंज्ञा भवति । न चात्र यजादि पझ्यामः। 

प्रप्ययळक्षणेन यजादिः । 

“वर्णाश्रये नास्ति प्रत्ययळक्षणम्‌' । 
स्वतन्त्र अरग शब्द हैं । उन में स्त्रीप्रत्यय के छुक्‌ का प्रश्‍न ही नहीं उठता । 

अच्छा तो यह उदाहरण लीजिये। पञ्चभिः पद्वीभिः क्रीत: पञ्चपडुः । 
दशभिः पट्वीभिः क्रीतः दशपडु;। यद्वां क्रीत अथे में हुए आहीय ठकू प्रत्यय 
का . अध्यर्धपूवेद्विगोलुंगसञ्चायाम्‌ से छुकु हो कर छुक तद्धितलुकि से पट्वी के 
ङीप्‌ का छुकू हो जाता है। ङीप्‌ के छुक को स्थानिवत्‌ मान कर इको यणचि 
से पड़ के उकार को यणादेश प्राप्त होता है । ढुक्‌ में स्थानिवत्‌ का निषेध कहने 
से नहीं होता । 

पञ्चपडुः यदृ उदाहरण भी तो पुँवद्भाव से सिद्ध हो सकता दै ? 

यहां पुंवदूभाव केसे होगा ? 

भस्याढे तद्धिते इस वातिक से पञ्चपडुः में पट्ची को पुंवद्भाव हो 
जायगा । इस वार्तिक का अर्थ है--ढभिन्न तद्धित प्रत्यय परे होने पर असंज्ञक 
स्त्री शब्द को पुंवत्‌ द्ोता है । 

भस्याढे तद्धिते यह वार्तिक तो भसंज्ञक स्त्रीलिङ्ग शब्द को पुंवत्‌ करता 
है। और असंशा यचि भम्‌ सूत्र से यकारादि अजादि प्रत्यय परे रहते होती है । 
पन्चपडुः सें यकारादि अजादि प्रत्यय कुछ नहीं दीखता । 


कर अजादि परे हो जायगा तो पूर्व द हो जायगी । 
वणे के आश्रित कार्य में प्रत्ययलक्षण नहीं होता । भसंज्ञा में | 
ज्ञा में यकारादि 
द रूप वणे का आश्रयण किया है इस लिये असंज्ञा में प्रत्ययलक्षण नहीं होगा 
तो अजादि परे न मिलने से पूर्व की भसा न हो सकेगी । भसंज्ञा न होने से भस्याढे० 


अत्ययलोपे प्रत्ययलक्षणम्‌ से छुक्‌ हुए उक्‌ (इक) प्रत्यय को प्रत्ययलक्षण सान 


से पुवद्धाव नहीं प्रप्त होगा । 


 CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


अष्टम आह्विक ५९३ 
एवं तहि 'उक्‌ छसोइच’ इत्येवं भविष्यति । 
ठक्छसोश्चेत्युच्यते । न चात्र ठक्छसौ पश्यामः । 
प्रत्ययलक्षणेन । 
“न लुमता तस्मिन्निति प्रत्ययलक्षणस्य प्रतिषेधः 


न खब्तरप्यचच्यं ठगेव क्रीतप्रत्ययः। क्रीताद्य्यी पच वा तद्धिताः 
कि तर्हि, अन्येपि तद्धिता ये लुक प्रयोजयन्ति। पञ्चेन्द्राण्यो देवता अस्येति 
पञ्चेन्द्रः | दशेन्द्रः । पञ्चाञ्चिः । दशाञ्चिः 


पञ्चपटुः म भस्याढे से न सही, ठक्छ्सोश्च इस वार्तिक से पंचद्भाव हो 
जायगा । इस में स्पष्ट हीठक्‌ भौर छस्‌ प्रत्यय परे रहते पुंवद्भाव का विधान 
किया गया है । पञ्चपडुः में उक्‌ प्रत्यय है ही । 


उकूछसोश्च इस वार्तिक में ठक्‌ और छस प्रत्यय परे होने पर पुंवत्‌ 
कहा है । पश्चपडः मं उक्‌ छस्‌ कुछ नहीं परे दीखता । जो उकू प्रत्यय किया 
था वह लुप्त हो चुका दै । 

प्रत्ययलक्षण मान कर पश्चपटुः में ठक्‌ प्रत्यय परे दै। क्योंकि प्रत्ययलोपे 
प्रत्ययलक्षणम्‌ से छुप्त होने पर भी प्रत्ययनिमित्त कार्य हो सकता दै। 


न छमताज्गस्य सूत्र पर कहे हुए न छमता तस्मिन्‌ इस वातिक से प्रत्यय- 
रक्षण का निषेध हो जायगा तो पश्चपडुः में ठकू प्रत्यय को निमित्त मान कर 
पुंवद्भाव नहीं हो सकता । वहां अन्ततो गत्वा छकूतद्धितलुकि से ङीष्‌ का 
लुक दी मानना होगा। ङीष्‌ के लुकू को स्थानिवत्‌ हो कर पड़ के उकार 
को यण्‌ प्राप्त होता है। उस को रोकने के लिये छुक्‌ में स्थानिवद्धाव का 
निषेध कहना आवश्यक है । न. केवल यह पश्चपदु ही क्रीतार्थक आहय 
उक्‌ प्रत्यय वाला लुक्‌ का उदाहरण है या क्रीताद्यर्थक तदित ही लुक्‌ 
.विषय में स्थानिवद्घाव निषेध के उदाहरण हैं बल्कि और अथा वाले 
भी तदित हैं जो के उदाहरण में प्रयोजन रखते हें । जैसे पञ्चेन्द्रः । 
पञ्चाझिः। यहां पञ्च इन्द्राण्यो देवता अस्य हविषः इस देवता अथ में सास्य 
देवता से अण प्रत्यय होता हे । इन्द्राणी शब्द इन्द्रस्य स्त्री इस पुंयोग अर्थ 
सें इन्द्रवरण० से ङीष्‌ प्रत्यय तथा आनुक्‌ आगम कर के बनता है। इसी 
प्रकार पञ्च अग्नाय्यः देवता अस्य स पञ्चाभिः । यहां अमायी शब्द ृषाकप्यभि० 
से अभ्नेः स्त्री इस अर्थ में डीपू प्रत्यय तथा पकार आदेश करके बनता दै। 
देवता रूप तद्धितार्थ में पब्चन्द्राणी तथा पण्चामायी ये दोनों द्विगु समास दैं। 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


५९३ व्यांकरणेमहाभाण्ये 


डपधात्वे किमुदाहरणम्‌! 

. पिपठिषतेरप्रत्ययः पिपठीरिति । 
नेतदस्ति। दीधेविधि प्रति न स्थानिवत्‌। 
इद्‌ तर्हि सौरी बलाका। 


उस से विधीयमान. अण्‌ प्रत्यय का दिगोलेगनपत्ये से लुक हो जाता है। लुक्‌ 
तद्धितऴकि से पञ्चेन्द्राणी में ङीष्‌ का तथा पञ्चाझायी में डीप्‌ का हुक भी 
साथ ही हो जाता हे । डीष के साथ संनियोगदिष्ट आनुक्‌ आगम का तथा 
डीपू के साथ संनियोग शिष्ट ऐकार आदेश का ढुक्‌ स्वयमेव प्रत्ययों के साथ 
ही हो जाता है। क्योंकि संनियोग झिष्टानामन्यतरापाये उभयोरप्यभावः इस परिभाषा 
से संर्थियोग शिष्ट-एक साथ विहित कार्यों में एक का अभाव होने पर दूसरे 
का अभाव भी स्वतः होता हे । डोष्‌ के झुक को स्थानिवत्‌ मान कर आनुक्‌ 
आराम का श्रवण प्राप्त होता हे । इसी प्रकार ङीप्‌ के लुक्‌ को स्थानिवत्‌ 
सान कर ऐकार का श्रवण ग्राप्त होता हे । छुक में स्थानिवद्भाव का निषेध 
कदने से नदीं होता । इन्द्राणी अमायी शब्दों के भाषितपुंस्क न होनें से उन्हे 
इुंबत्‌ भो नदीं दो सकता। इसलिये यहाँ आनुक्‌ आगम अथवा - पेकार आदेश 
का श्रवण रोकने के लिये स्थानिवद्भाव के निषेध की अत्यन्त आवश्यकता हे । 
यदि ङीष्‌, ङीप्‌ के अभाव में आनुक अथवा पकार आदेश न भी प्राप्त. हों 
तो भी ङीपू, ङीपू के झुकू को स्थानिवत्‌ मान कर पज्चेन्दः पञ्चाग्निः में 
अभि और इन्द्र के इकार अकार का यस्येति च से लोप तो सर्वथा प्राप्त 
कक को भी रंकने के लिये ठुकू मै स्थानिवत्‌ का निषेध कहना 
उपधा विषय में क्या उदाहरण है? _ 


पिपटी: यह उपधा विषयक उदाहरण हैं। यहां सन्नन्त पिपठिप धातु 
से क्विप्‌ प्रत्यय परे रहते अतो लोप: से सन्‌ के अकार का लोप हुआ है। 
उस को स्थानिवत्‌ मान कर उपधा में इक्‌ न रहेगा तो वोरुपघाया दीर्घ इक: 
से दीघं नहीं प्राप्त द्वोता। उपधा कार्य में स्थानिवत्‌ का निषेध कदने स 
हो जाता है । 
व यह कोई उदाइरण नहीं । दीधे विधि में स्थानिवत्‌ का निषेध किया है यह 
उसी से सिद्ध हो जायगा । 

तो फिर सौरी बलाका यह उदाहरण लीजिये । सूयेण एकदिक्‌, सूर्यो देवता 
अस्या वा । ( सूय-अण्‌-ङीपू ) यहाँ ङीप्‌ परे रहते अण्‌ के अकारलोप को, और भण्‌ 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


अष्टम आह्विक २९७ 


नेतदस्ति । यलोपविधि प्रति न स्थानिवत्‌। 
इद्‌ तर्हि पारिखीयः | 


चङ्परनिह्वसि चोपसं ख्यानं’ कर्तव्यम्‌ । वादितवन्तं प्रयोजितवान्‌ । 
अवीवदत्‌ चीणां परिवादकेन । 


` के पुनः कारणं न सिध्यति ? 
योऽसौ णौ णिर्लुप्यते तस्य स्थानिवद्भावाद्‌ हस्वत्वं न ध्राप्नोति। 


प्रे रदते सूये के अकारलोप को स्थानिवत्‌ मान कर उपधा में यकार न 
मिलने से सूयतिष्यागस्त्य० से यकार का ळोप नदी प्राप्त होता। डपधाकार्य 
में स्थानिवत्‌ का निषेध कहने से हो जाता है । 

यह .भी कोई उदाहरण नहीं । यलोपदिधि में स्थानिवद्भाव का निषेध 
कद्दा दे उसी से यह भी सिद्ध हो जायगा | 

तो फिर पारिखीयः यह उदाहरण लीजिये । परिखायाः अदूरभवः पारिख: । 
पारिखे भवः पारिखीयः । यहां परिखा शब्द से अदूरभव अर्थ में चातुर्थिक 
अण्‌ प्रत्यय परे रहते यस्येति च से परिखा के आकार का लोप हुआ दै। 
फिर पारिख शब्द के वृद्धसंञक और खकार उपधा वाला होने से उस से 
परे ब्ृद्धादकेकान्तखोपधात्‌ से शेषिक छ प्रत्यय होता है । परखा के आकार 
लोप को स्थानिवत्‌ मान कर पारिख शब्द के खकार उपधा वाळा न रहने 
से छ प्रत्यय नहीं प्राप्त होता । उपधाकाये में स्थानित्रद्धाव का निषेध कहने 
से हो जाता है ? 

चङ्‌ परे ` रहते होने वाळे हस्व में भी स्थानिवद्धाव का निषेध कहना 
चाहिये वादितवन्तं प्रयोजितवान=अवीवद्त्‌ । यहां णिजन्त बदू धातु से दूसरा 
णिच हुआ है। णेरनिटि से दोनों णिच्‌ प्रत्ययां का लोप हो जाता है । चङ्‌- 
परक णि परे रहते णौ चझ्युपधाया हस्वः से वाद्‌ के उपधाभूत आकार को 
हस्व होता दै । 

क्या कारण है जो अवीवदत्‌ में चङ परे होने वाळा हस्व नहीं सिद्ध 
होता । जिस के लिये स्थानिवद्भाव के निषेध की आवश्यकता ह । 


अवीवदत्‌. में दूसरा णिच्‌ परे रहते जो पहले णिच का छोप हुआ दै 
उस को स्थानिवत्‌ मान कर वादि में आकार के उपधा में न आने से णौ 


चड्युपधायाः से उपधाहस्व नहीं प्राप्त होता । चङ परे होने वाले हस्व में 
स्थानिवद्धाव का निषेध कहने से णि का व्यवधान न रहेगा तो इस्व हो जाता है । 


(०-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


५९६ व्याकरणमहाभाष्य 


नजु चैतदप्युपधात्वविि प्रति न स्थानिवदित्येव सिद्धम्‌ । 
विशेषत पव. तद्‌ वक्तव्यम्‌। क | प्रत्ययविधौ इति । इह मा भूत्‌ । 
पटयति लघयति । 
कुत्वे चोपसंख्यानं कर्तव्यम्‌ । अर्चयतेरकः । मर्चयतेमकः । 
नैतद्‌ घञन्तम्‌। औणादिक एष कप्रत्ययः। तस्मिन्‌ आष्टमिकं 
कुत्वम्‌ । 
एतदपि णिचा व्यवहितत्वान्न प्राप्नोति । 
अवौददत. में उपघा इस्व भी तो उपधाकार्य में स्थानिवद्भाव के निषेध 
कथन से ही सिद्द है। फिर उस के लिये चङ्परक हस्व में एथक्‌ स्थानिवद्भाव 
के निषेध कथन की क्या आवश्यकता दै ? 
उपधाकार्यं में स्थानिवद्भाव का निषेध विशेष कार्य के लिये कहना द्दोगा। 
कहां ?. जो प्रत्यय विधि है । अर्थात्‌ जहां उपधा मान कर प्रत्यय का विधान किया 
. जायगा वहीं उपधाकाये में स्थानिवद्भाव का निषेध होगा । सर्वत्र नहीं। जेसे- 
पारिखीयः इस पूर्वोक्त उदाहरण में पारिख शब्द को खोपध मान कर छ प्रत्यय 
का विधान करने में आकारलोप को स्थानिवत्‌ नहीं माना गया हे । किन्तु जहां 
उपधा कार्य में किसी प्रत्यय का विधान नहीं दै वहां स्थानिवत्‌ का निषेध नहीं 
होगा । जैसे--पटयति लघयति। पढं लुं वा आषष्टे । ( पड़ ल्घु-णिच्‌ ) यहां 
उपधाइद्धि रूप उपधाकायै म पड़ फे उकार लोप में स्थानिवत्‌ का निषेध न होगा 
तो उकार लोप के स्थानिवत्‌ होने से उपधाबइद्धि नहीं होती । इस लिये अवीवदत. 
यहां चङ्परक हस्व में प्रथक्‌ स्थानिवद्धाव का निवेध कहना आवश्यक है । 


कुत्व मे भी स्थानिवद्भाव का निषेध कहना चाहिये । अर्च्यते इति अर्क: । 
मच्यते इति मर्कः । यहाँ णिजन्त अचै मर्च घातुओों से घन प्रत्यय परे रहते णेरनिटि 
से णि का लोप हुआ है । उस को स्थानिवत्‌ मान कर णि का व्यवधान हो जायगा 
तो चजोः कुघिण्ण्यतोः से अचै मर्च के चकार को कुत्व नहीं प्राप्त होता । कुत्व 
विधान में स्थानिवत्‌ का निषेध कहने से द्दो जाता है । 


अर्कः मर्कः इन उदाहरणों को घन्‌ प्रत्यय कर के नहीं बनायेंगे। अपि तु 
णिजन्त अच मचे धातुओं से औणादिक क प्रत्यय करके बनायेंगे। क प्रत्यय के 
ˆ झलादि होने से उस के परे रद्दते अष्टमाध्यायस्थ चोः कुः से चकार को कुत्व सिद्ध 
हो जायगा । णिलोप भी क प्रत्यय परे रहते हो ही जायगा । 


चोः कुः से विधीयमान ङुत्व भी आर्चि माचि में णिच्‌ का व्यवधान होने से 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


अष्टम आह्विक & ५९७ 
पूवत्रासैद्धे च | 
'पूवेचासिद्धे च न स्थानिवदिति' वक्तव्यम्‌ । कि प्रयोजनम्‌ । 
प्रयोजनं क्सलोपः सोपे । | 


क्सलोपः सलोपे प्रयोजनम्‌। अदुग्ध अदुग्धाः । 'लुग्चा दुद्ददिह- 
लिहशुहामात्मनेपदे दन्त्य’ इति लुग्ग्रहणं न कर्तव्ये भवति । 


दध आकारलोप आदिःचतु्त्वे । 


द्ध आकारलोप आदिचतुर्थत्वे प्रयोजनम्‌। धत्से घद्ध्वे धद्घ्वम्‌। 
द्‌धस्तथोइचेति चकारो न कर्तव्यो भवति । 


नहीं ग्राप्त होता। इस लिये कुत्व विधान में स्थानिवद्धाव के निषेध को सर्वथा 
आवश्यकता है । 


पृवेत्रासद्धभू इस सूत्र से छे कर समाप्ति पर्यन्त अष्टाध्यायी के पिछले तीन 
पाद पूवंत्रासिद्धीय या त्रिपादी कद्दाते हैं। उस प्रकरण के सूत्रों के कार्य में भी 
स्थानिवद्भाव का निषेध कहना चाहिय। क्या प्रयोजन है? क्स के अकार का 
लोप रूलोप में प्रयोजन हे । अदुग्ध, अदुग्धाः ( दुह-क्स-कुङ्‌ त, थास्‌ ) यहां 
दुइ धातु से लुङ में च्छि को क्त होता दै। त, थास्‌ परे रहते छग्वा दुहदिहलिहगुहा० 
से क्स का लुक न कर के यदि क्स के अकार का लोप करं तो भी दोष न होगा। 
पूर्वत्रासिद्ध प्रकरण में स्थानिवत्‌ का निषेध कहने से पूर्वत्रासिद्धीय झलो झलि 
सूत्र से क्स के अशिष्ट सकार का लोप करने में क्स का अकार लोप स्थानिवत्‌ 
न होगा तो झल परे मिल जाने से क्स के सकार का लेप हो जाता है और 
छावा दुहृदिह० सूत्र में छुक ग्रहण भी नहीं करना पड़ता। यद्यपि अदुहृहि यहाँ 
वहि प्रत्यय के लिये तो लुक्‌ प्रण करना अनिवार्य है क्योंकि वहि में चकार के 
झल न होने से झलो झलि से वहां क्स के सकार का लोप नहीं हो सकता । 
फिर भी त थास्‌ ध्वम्‌ इन तीन दन्त्य आत्मनेपद प्रत्ययों के परे रहते. लुक्‌ अहण 
करना व्यै है। वहां क्स के लोप से भी काम चछ जायगा। क्स के अकार 
लोप में स्थानिवत्‌ का निषेध हो जायगा तो झलो झलि से सकार का लोप निबांध 


सिद्ध हो जायगा । 


. द्वित्व हुए घा धातु के आकार का लोप उस के दकार को आदिचतुर्थ धकार 
- अक्षर करने में प्रयोजन दै । धत्से। धद्ध्वे । धद्ष्वम्‌ । ( धा-छद्‌ःसे, ध्वे छोट्-ध्वम्‌ ) 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


७९८ व्याकरणमहाभाष्य 


हृळो यमां यमि लोपे | 
हलो यमां. यमि लोपे प्रयोजनम्‌। आदित्यः | हलो यमां यमि 
लोपः सिद्धो भवति | 
अन्लोपणिलोपौ संयोगान्तलोपप्रम्रतिषु । 
प्रयोजनम्‌ । पापच्यतेः पापक्तिः। यायज्यतेर्यायष्टिः। पाचयतेः 
पाक्तिः | याजयतेर्याष्टि; । | 
ड्विवचनादीनि च | 
द्विवेचनादीनि च न पठितव्यानि भवन्ति । पूर्वत्रासिद्धेनैच 
सिद्धानि भवन्ति । किमविशेषेण ? नेत्याद्द । 
वहाँ घा धातु से उद्‌ लोट में से धवे परे रहते शप्‌ को इकु हो कर द्विस्व हो जाता 
है। इनाभ्यस्तयोरातः से था के आकार का लोप हो कर दध होता है । पूर्वत्रासिद्ध 
कार्य में स्थानिवत्‌ का निषेध कहने से पूर्वैत्रासिद्धीय एकाचो बझो भष्‌० से दध्‌ 
के दकार को धकार करने में धा का आकारलोप स्थानिवत्‌ न होगा तो झषन्त 
हो जाने से एकाचो बशो भष्‌० से दु को ध हो जाता है। इस से दधस्तथोइच में 
चकार भी नहीं लगाना पडता । क्योंकि से ध्वे परे रहते एकाचो बशो भष्‌० से 
ही द॒ को ध हो जायगा। 
हलो यमां यमि रूपः से यकार का लोप होना प्रयोजन हे । आदित्यः । 
आदित्ये भवः ( आदित्य-ण्य ) यहाँ आदित्य शब्द से भव अर्थ में दित्य दित्या- 
दित्य० से ण्य प्रत्यय परे रहते यस्येति च से आदित्य के अकार का लोप हुआ 
द्दै । पूवेत्रातिद्धीय हलो यमांयामे लेपः से आदित्य के यकार का लोप करने में 
अकार का लोप स्थानिवत्‌ न होगा तो यम्‌ से परे व्यवधानरह्वित यम्‌ दो जाने से 
आदित्य के यकार का लोप हो जाता है । 
संयोगान्तलोप आदि करने में अकारलोप कौर णिलोप प्रयोजन हें । 
पापक्तिः। यायष्टिः। पाक्तिः। याष्टिः। यहां यङन्त पापच्य यायज्य धातुओं 
से क्तिन्‌ परे रहते अतो लोपः से यङ् के अकार का लोप हुआ है । इसी प्रकार 
पाक्तिः याःष्टः णिजन्त पच्‌ यज्ञ से क्तिन्‌ परे रहते णिलोप हुआ है । पूर्वत्रासिद्रीय 
प्रकरण के चोः छुः ब्रशचश्रस्जखजश्ज० सूत्रों से कुत्व षत्व करने में अकार: 
का और णिलोप स्थानिवत्‌ न होंगे तो झळू परे हो जाने से पापक्तिः में कुस 
र॒यायष्टिः में वत्व हो जाता है। इसी तरह पाक्तिः में कुत्व और याष्टिः में 
00-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


4 


भ्म भाह्िक ५९९ 


वेर यळोपस्वरवर्जम्‌ | _ 
बरें यळोपं स्वरं च वर्जयित्वा । 
१ ० ~ 
तस्य दोषः संयोगादिलोपळत्वणत्वेषु | 
> ` संयोगा 
_ तस्यतस्य लक्षणस्य दोषः दिळोपळत्वणत्वेषु। संयोगा- 
(७ ¢ PE SS NR ५ च 
दिलोपे-काक्यर्थम्‌ । वास्यर्थम्‌। 'स्कोः सयोगाद्योरि!ति ळोपः पराप्नोति । 
षत्व होता है। स्क्रन्द्यतीति स्क्न्‌। काष्ठं तक्षयतीत काष्ठतक्‌ । दोहृयतीति 
धोक्‌ ।लेहयतीति लेट्‌ । इत्यादि प्रयोगों में णिलोप को स्थानिवत्‌ न मान कर 
संयोगान्त होप घत्व दत्व आदि पूर्वत्रासिद्वीय काय हो जाते हैं। पदान्तविधि 
में स्थानिवद्धात्र के निषेध से भी स्कन्‌ आदि में संयोगान्त लोप आदि सिद्ध हो 
सकते हें इसी लिये भान्यक्रार ने ये उदाहृत नदरी किये । 


पूवेत्रासिढीय कार्य में स्थानिवत्‌ का निषेध कहने से न पदान्त० सूत्र 
में द्विवचन आदि भी नदीं पढ़ने पड़ेंगे। क्योकि प्रायः सभी पूवेन्रासिद्ध प्रकरण 
के हैं। क्या सामान्यतया सभी नहीं पढ्ने पडंगे ? नहीं। वरे यलोप और स्वर 
को छोड़ कर। न पदान्त सूत्र में द्विवचन सवर्णानुस्वार दीर्घ जश्‌ और चर्‌ 
विधियें सब पूऽत्रासिद्वीय प्रकरण की दोने से इन के पढ्ने की आवइयकता 
नहीं । पर वरे यलोप स्वर विधि तो पूर्वत्रालिद्द प्रकरण की न होने से सूत्र में 
पढ़नी ही होंगी । _ 

पूर्वत्रासिद्ध प्रकरण के कार्य में स्थानिवद्भाव का निषेध कहने से 
संयोगादिळोप, लत्व भौर णत्व में दोष प्राप्त होता हे । क्योंकि ये काय भो 
पूर्वेत्रासिद्ध प्रकरण के हैं किन्तु इन में स्थानिवद्भाव का निषेध इष्ट नहीं 
है। संयोगादिलोप जैसे--फाकयरथैम्‌ । वास्यर्थम्‌ । ( काकी+अभेम्‌ । वासी+भर्म्‌ ) 
यहां इको यणचि से यणादेश हुआ है। उस से क्य्‌ स्य इस पदान्त संयोग 
में ककार सकार के आदि में हो जाने से स्कोः संयोगाद्योरन्ते च से ककार 
सकार का लोप प्राप्त होता है । यणादेरा को स्थानिवत्‌ मानें तो पूर्वत्रासिद्धे 
न स्थानिवत्‌ यह पूर्वोक्त निषेध प्राप्त होता दै। उस निषेध का संयोगादिलोप 
में निषेध हो कर स्थानिवत्‌ हो जाता है तो संयोगादि ककार सकार न मिलने 
से डोप नहीं होता । हत्व जैसे- निगार्यते निगात्यते । ( नि गु णिच्‌ यक्‌-लद्‌ त ) 
यहां णिजन्त गर धातु से यक्‌ परे रहते णिच्‌ का लोप हुआ है। उस से अच्‌ 


१. दोषः=अतिप्रसफि । संयोगादिलोप्र आदि विधियों में स्थानिवद्भाव का 
प्रतिप्रसव (निषेध का निषेध) करना चाहिए । 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


4 


६०० ` 2 ब्याकरणमद्दाभाध्य 


' लत्वम-निगार्यते निगाल्यतें । अचि विभाषेति! ठत्वै न आप्नोति । 
णत्वम्‌-माषवपनी । व्रीहिवपनी । 'प्रातिपदिकान्तस्येति' णत्वं प्राप्नोति । 


द्विवचनेऽचि ॥१।१।५९॥ 
आदेशे स्थानिवदनुदेशात्‌ तद्वतो. विवेचनम्‌ | 
आदेशे स्थानिवदडुदेशात्‌ त तः | किंवतः । आदेशचतो द्विर्वचनं 


प्राप्नोति । ० 

तत्र को दोषः ? 
१ तन्राभ्यासरूपम्‌ | 

तत्राभ्यासरूपं न सिध्यति। चक्रतुः चकुः इति । 
परे न रहने से अचि विभाषा से ग के रेफ का विकल्प से ढत्व नहीं ग्रास होता । 
णिलोप को स्थानिबत्‌ मानें ता पूवेत्रासद्धे न स्थानिवत यह पूर्वोक्त निषेध 
प्राप्त होता है | उस नियेध का हत्व में निषेध हो कर स्थानिवत्‌ हो जाता है तो 
अच्‌ परें मिल. जाने से छत्व विकल्प से हो जाता है । णत्व जैसे- माषवपनी 
ब्रीहिवपनी। ( माषाणां त्रीहीणाँ वा वपनी ) यहाँ ल्युडन्त वपन शब्द से ङीपू 
परे रहते यस्येति.च से अकार का लोप हुआ दै । उस से वपन शब्द के नकारान्त 
हो जाने से प्रातिरदिकान्तनुम्विभक्तिषु च से वैकढ्पिक णत्व प्राप्त होता हे । 
अकारलोप को स्थानिवत्‌ मानें तो पूर्वत्रासिद्धे न स्थानिवत्‌ यह पूर्वोक्त निषेध 
प्राप्त होता है। उस निषेध का णत्व में निषेध हो कर स्थानिवत्‌ हो जाता है 
तो प्रातिपदिक के अन्त में नकार न रहने से णत्व विकल्प नहीं होता । 

अचः.पररिमन्‌ पूर्वविधौ की तरह इस सूत्र से विधीयमान . स्थानिवद्भाव 
को भी कार्यातिदेश मानते हुए प्रश्‍न करते हैं कि आदेश में स्थानी के समान 
कार्यं का अतिदेश दोने से तद्वतः=उस वाळे को। ऑिवितः=किस वाळे को। 
आदेशवतः=भादेश वाळे शब्द को दी द्वित्व प्राप्त होता है। अथोत्‌ आदेश में 
स्थानी के कार्ये का अतिदेरा होने पर भी द्वित्व तो आदेश वाले शब्द को ही होगा । 

उस में क्या दोष है ? 

उस में अभ्यास का रूप नदीं सिद्ध होता । जैसे--चक्रतुः चक्रः। यहां 
क-अंतुस इस अवस्था में इको यणचि से यण्‌ हो कर क में अच न रहने से 
लिटि धातोरनभ्यासस्य से द्वित्व नहीं प्राप्त होता । द्विवेचनेचि से स्थानिवद्भाव 
द्वारा यण्‌ में ऋ के अच्‌ कार्य का अतिदेश होने प भी कुरूप न होने से यण्‌ | 
युक्त क्र को ही द्वित्व होगा, जिस से अभ्यास में अकार नदीं सुनाई देगा ।१ 

१. यद्यपि स्थानिवदूभाव होने पर द्विवेचन नित्य है, यण्‌ भी तो नित्य है, 
तो भी पर होने से पहले यण होगा । 


७ 0-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


० ०७ 


भक र 0 टर ५५ 
हर 27227: 2. ०. 


अष्टम आह्विक ६०१ 


अज्ग्रहणं तु ज्ञापकं रूपस्थानिवदूभावस्य | 


यद्यमज़्ग्रहणं करोति तज्ञज्ञापयत्याचायो रूपं स्थानिवद्भवतीति । 
कर्थं कत्वा ज्ञापकम्‌ । अज्ग्रहणस्यैतत्‌ प्रयोजनम्‌। इह मा भूत्‌ जेघ्रीयते 
देध्मीयते। यदि च रूपं स्थानिचद्‌ भवति ततोऽज्प्रहणमर्थवद्‌ भवति। 
` अथ हि कार्य नाथोऽजूग्रहणेन । भवत्येवात्र द्विवेचनम्‌_। 


तत्र गाङ्प्रतिषेधः | 


तत्र गाङः प्रतिषेधो वक्तव्यः । अधिजगे । इचर्णाभ्यासता 
- प्राप्नोति । 

यह कोई दोष नहीं । द्विवेचनेचि सूत्र में अजुप्रहण इस बात का ज्ञापक 
है कि इस सूत्र से पूर्व सूत्र के समान आदेश में स्थानी के कार्य का अतिदेश 
न होकर स्थानी के रूप का अतिदेश होता है। यदे सूत्र कार्यातिदेश नहीं 
बल्कि रुपातिदेश है । अज्ग्रहण केसे ज्ञापक हुआ ? क्योंकि झज्ग्रहण का यह 
प्रयोजन है कि जेघ्रीयते देव्मीयते (प्रा, ध्मा-यङ ) यहां घा धातु से यङ्‌ परे 
रहते ई प्राष्मोः से हुआ प्रा के आ को ईकार आदेश स्थानिवत्‌ न होवे । यङ्‌ 
प्रत्यय अजादि न होकर इळादि है इस लिये उस के परे रहते स्थानित्रत नहीं 
होता । यदि यहां रूप स्थानिवत्‌ होकर ईकार आदेश में घा के आकार . रूप 
का अतिदेश होगा तो अभ्यास में इंकार का रूप हट कर आकार रूप 
-क्षा जाने से जाघ्रीयते दाष्मीयते ऐसा अनिष्ट रूप प्राप्त होता है उस को रोकने 
के लिये अज्ग्रहण करना सार्थक वनता है। अन्यथा यदि कार्य का अतिदेश दै 
तो ईकार आदेश में घ्रा स्थानी के अच्‌ कार्यं का अतिदेश होकर प्री शब्द को ही 
द्वित्व हो जायगा । उस से जेघ्रीयते देः्मीयते यह शुद्ध रूप बने रदने से अज्ग्रण 
व्यर्थ है। भच का कार्यं द्विन्व तो प्री को हो ही रद्दादे। फिर अज्‌ ग्रहण ने 
क्या व्यावत्यं किया । इस लिये चक्रतुः चक्र: में कृ रूप का अतिदेश होगा तो 
अभ्यास में अकार सुनाई दे ज़ायगा । | 


इस सूत्र से विधीयमान स्थानिवद्भाव में रूपातिदेश मानने पर इड के 
स्थान में हुए गाड़ आदेश में स्थानिवद्भाव का. निषेध कहना चाहिये | अधि- 
जंगे । (अधि इङ्ग गाहू- छिद्‌ त एक) यहां अधिपूर्वक इङ्ग धातु से लिट्‌ 
भै द्वित्वनिमित्तक अचू प्रत्यय पद्य! परे रहते गांडू लिटि सेइङ को गाडू 
आदेश हुआ दै। उसको द्व्वचनेचि से स्थानिवत्‌ हो जायगा तो .अम्यास में 
इकार रूप का श्रवण प्राप्त द्वोता हे 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


: त ॥ | 
क Se हे 


६०२ व्याकरणमहाभाष्य 


न वक्तव्यः। गाङ ल्लिटि इति द्विलकारको निर्देश!। लिटि 
लकारादाविति । 
कृत्येजन्तदिवादिनामधातुष्वम्यासरूपम्‌ । 
कृत्येञम्तदिवाद्नामधातुष्यभ्यासरूपं न सिध्यति कृति-अचि- 
कीतेत्‌। एजन्त--जग्ळे मग्ले। दिवादि-दुद्यूषति। नामधातु— भवन- 
मिच्छति भवनीयति । भवनीयतेः सन्‌ विभनीयषति ।' 
. गाङ्‌ आदेश में स्थानिवद्भाव के निषेध कहने की आवश्यकता नहीं । गाङ लिटि 
में गाइ ल्िदि इस प्रकार दो लकार वाडा निर्देश समझ कर ढकारादि छिद्‌ की ` 
लावस्था में ही इङ्‌ को गाङ आदेश किया जायगा। एशू परे रहते नहीं । तो द्वित्व' 
का निमित्त अच्‌ परे न होने से स्थानिवद्भाव न होगा । र 
द्विवचनेऽचि सूत्र का यदि यद अथे करते हैँ कि अचू परे रहते हुआ 
जो अच्‌ के स्थानं में आदेश, वद द्वित्व करने में स्थानियत्‌ होता दे तो {णजन्त . 
कृति धातु, एजन्त, दिवादि, और नामधातुओं में अभ्यास का रूप नही सिद्ध 
द्दोता। कृति जैसे -अचिकीतेत्‌ । ( कृतू-णिच-चडू- छळू तिप्‌) यहां चरादिगण- 
पठित कृत्‌ धातु से लुङ्क में णिच्‌ परे रहते उपधायाईच से कुतू के ऋकार को इकार 
आदेश हुआ दे। उध्ष को दिर्वेचनेचि से द्वित्व करने भे स्थानिवद्भाव हो जायगा 
तो अभ्यास में इकार न सुनाई देकर अचब्नीर्तत्‌ ऐसा अनि रूप प्राप्त होता दे । 
एजन्त जेर--जाळे मग्ले। (रहै स्डै-छिद त एच्‌) यहां सहै धातु से 
कर्मवाच्य हिट में, एथ परे रहते आदेच उपरेशेआंशात से ग्छै के ऐ केः आकार 
हुआ दे । उस को द्ववचनेचि से द्ित्र करने में स्थानिवद्धात्र हो जायगा तो 
अभ्यास में आकार न सुनाई देकर जिरे मिम्छे पेसा अनिट रूप प्राप्त होता हं! 
दिवादि जैसे -दुयूषति झुस्यूषति ( दिवू , सिव्‌सन्‌ ) यद्वां सन्नन्त द्वि 
धातु में हलन्ताच्च से सन्‌ को कित्‌ होकर उस कै परे रहते च्छ्वोः झडनुनासिके 
च से दिव्‌ + वकार को उठ होता दै । ऊठू परे रहते इको यणचि से हुआ यणादेश 
द्विवेचनेचि से द्वित्व करन में स्थानिवत्‌ हो जायगा दो अभ्यास में इकार सुनाई 
देकर दियूपति सिस्यूषति ऐसा अनिट रूप प्राप्त दोता हू । 
नामधातु जेसे--भवनमात्मन इच्छति. भवनीयति। ( भवन अम्‌-क्यच्‌ः) भवनी- 
चितुमिच्छति बिभवनीयिपति । 'यहां क्यजन्त भवंनीय नामधातु से सनू परे रहते भवन 
शब्द में भू को हुए ओ गुण को द्विवेचनेचि से द्विल्व करने में स्थानियञ्राव हो जायगा 
तो अभ्यास में उकार सुनाई देकर बुभवनीयिषति ऐसा अनिष्ट रूप प्राप्त द्दोता दै । 


१. इस सूत्र के अर्थ में पांच पक्ष संभव होते हैं । (१) अच्‌ परे रहते हुआ 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


अएम भाहिक ६०३ 
एवं तहि प्रत्यय इति वक्ष्यामि । 
प्रत्यय इति चेत्‌ कृत्यजन्तनामधातुष्वम्यासरूपम्‌ । 


प्रत्यय इति चेत्‌ कृत्येजन्तनामधातुप्वभ्यासरूप न. सिध्यति। 
दिवादय एके परिहृताः । 
एवं तर्हि द्विवचननिमित्त अच्यजादेश'ः स्थानिवदिति वक्ष्यामि । 


अच्छा तो द्विवचनेऽचि सूत्र मै प्रत्यय शब्द जोड कर हिवचनेडचि प्रत्यय । 
ऐसा सूत्र बना देंगे। उसका अर्थ होगा--भजादि प्रत्यय पर रहते हुआ जो अच्‌ 
के स्थान में आदेश, वह हित्व करने में स्थानिवत्‌ होता है। उस से दोष 
न होगा । 

दविवेचनेचि प्रत्यये । ऐसा सूत्र बना देने पर भी णिजन्त कृत धातु, एजन्त 
और नामधातुओं में दोष रहता हे । केवळ दिवादियों का ही परिहार हो सकेगा । 
क्योंकि दुदूपति सुस्यूषति में ऊठ्‌ अजादि प्रत्यय नहीं दै बल्कि आदेश हे । 
अचिकीतेत्‌ में णिच्‌, जर्ले मग्ले में एका, भौर बिभवनीयिषति में भवन शब्द 
का ल्युद्द (अन) प्रत्यय ये सव अजादि प्रत्यय हैं। इन में अभ्यासरूप नहीं 
सिद्ध होता । 

तो फिर द्विवँचननिमित्तक अच्‌ परे रदते अच्‌ के स्थान में आदेश स्थानिवत्‌ 
होता है ऐसा कद्दैग । अचिकीतत्‌ में णिच्‌, विभवनीयिषति में ल्युट्‌, और दुद्यूपति 
में उठ्‌ द्वित्व के निमित्त नहीं हैं इस लिये स्थानिवत्‌ न होने से दोष न होगा। 
जग्ले मग्ले का परिद्दार तो अब भी न हो पाया क्योंकि पुझ द्वित्व का निमित्त 
अच दै । उस का परिहार आगे करेंगे । 


जो अच्‌ के स्थान में ओदेश,- बह द्वित्व करने में स्थानिवत्‌ होता है। (२) अजादि 
प्रत्यय पेर रहते हुआ जो अच के स्थान्‌ में आदेश, वह द्वित्व करने में स्थानिवत्‌ 
होता है। (३) द्वित्व निमित्तक अच परे रहते हुआ जो अच्‌ के स्थान में आदेश, 
वह स्थानिवत्‌ होता है। (४) द्वित्वनिभित्तक अच्‌ परे रहते अच्‌ क स्थान में आदेश 
का निषेध होता है । अर्थात्‌ आदेश नहीं होता । (५) द्वित्वनिमित्तक अच्‌ परै रहते 
हुआ जो अचू के स्थान में आदेश, वह द्वित्व करने में ही स्थानिवत्‌ होता दै उस 
के बाद नहीं । अथवा-दित्वनिमित्तक अच्‌ परे रहते द्वित्व करने तक ही अचू के 
स्थान में आदेश नहीं होता । उसके बाद हो जाता है। इन में पांचवां पक्ष ही निर्दोष 
होने से स्वीकार किया गया है। क्रम से पांचों पक्षों को दिखाते हुए पहले प्रथम पक्ष 
को उपस्थित करते हैं--कृत्येजन्त० इत्यादि । 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


६०४ * व्याकरणमहाभाष्य 


 सतर्दि निसित्तशव्द उपादेयः । नह्मन्तरेण निमित्तशब्दं निमि- 
त्तार्था गम्यते । 

अन्तरेणापि निमित्तशब्दं निमित्तार्थो गस्यत । तद्यथा दधित्रपुसं 
प्रत्यक्षो ज्वरः। ज्वरनिमित्तमिति गस्यते । नड्बलोद्कं पादरोगः ( 
पाद्रोगनिमित्तमिति गम्यते | आयुतम्‌ । आयुषो निमित्तमिति गस्यते । 

अथवा अकारो मत्वर्थीयः । द्विवेचनमस्मिन अस्ति सोऽयं द्विवंचनः। 
द्विवचने इति । 

दविवंचननिमित्तक अच परे रहते स्थानिवत्‌ मानने में सूत्र में निमित्त शब्द 


पढ़ना चाहिये । द्विर्वचनेऽचि के स्थान में द्वि्येचननिमित्तेचि ऐसा सूत्र बनाना 
चाहिये । क्योंकि निमित्त शब्द बिना पढे निमित्त का अथ नहीं जाना जायगा । 


निमित्त शब्द बिना पढ़ें भी निमित्त का अर्थ समझ लिया जायगा। 
जैसे--दथित्रपुसं प्रत्यक्षो ज्वरः ऐसा कहते हैं। उस का अर्थ है--दही और खीरे 
का एक साथ भोजन प्रत्यक्ष ज्वर है। यहाँ निमित्त शब्द के बिना भी प्रत्यक्ष 
ज्वर का निमित्त है यह समझ छिया जाता है । नड्वलोद्कम्‌=वरसाती नड़ों का पानी 
पैर का रोग है। निमित्त शब्द के बिना भी पैर के रोग का निमित्त समझ छिया 
जाता है। घी आयु है। यहां निमित्त शब्द के बिना भी आयु का निमित्त समझ 
लिया जाता है । इसी प्रकार यहां भी द्विर्वचनेऽचि में द्विवैचननिमित्तक अच समझ 
छिया उ:यगा । कीद्शे अचि । द्विर्वचने । द्विवेचननिमित्ते इत्यर्थः ।' उस से द्वित्व 
का निमित्त अच परें होने पर अजादेश स्थानिवत होता है यह अर्थ निकल 
जायगा । « | 


अथवा द्विवेचन शब्द में अशे आपि को। क्षाकृतिगण मान कर मत्वर्थीय 
अच्‌ प्रत्यय करेंगे तो अर्थ होगा--द्विवेचनमस्मिन अस्ति स द्विर्वचनः प्रत्यय: । 
तस्मिन्‌ द्विवेचने अचि प्रत्यये । द्विर्वचन जिस. के परे होतां है, जिस में द्विर्वचन है 
जो द्विवंचन का निमित्त हे वह अजादि प्रत्यय द्विवँचन कहावेगा । उस से द्विवचन 
वाळे अजादि प्रत्यय परे होने पर अजादेश स्थानिवत्‌ होता है यह अथै निकल 
क्षायगा । | 


१. द्विवेचन का निमित्त होने से अच्‌ को ही द्विवंचन कह दिया गया है । 


' अथवा अधिकरण में ल्युट्‌ मान कर ( द्विरुच्यतेऽस्मिन्निति द्विवचनम्‌ ) द्विर्वच 
अथ [ न 
अच्‌ का विशेषण हो जायगा । अस्मिन्‌ यह निमित्त सप्तमी समझी जायगी । व 


अप ७0-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


अष्टम भाद्विक ६०५ 


एवमपि न ज्ञायते कियन्तमसौ काळं स्थानिवद्भवतीति। यः 
पुनराह द्विवचने कर्तव्ये इति, छते तस्य द्विर्चचने स्थानिवन्न भविष्यति । 


एवं तर्हि प्रतिषधः प्रकृतः सो5जुवर्तिष्यते | क प्रतः । न पदान्त- 


९७ ० १० 


द्विवेचनेति । द्विवेचननिमित्त अचि अजादेशो न भवतोति । 


एवमपि न ज्ञायते कियन्तमसी कालमजादेशो न भवतीति। यः 
पुनराह द्विवचने कर्तव्ये इति । छते तस्य द्विवचने अजादेशो भविष्यति । 


एवं तर्हि उभयमनेन क्रियते : प्रत्ययञ्च विशेष्यते द्विवचनं च । 


द्विवेचन शब्द का अथ द्विवेचननिसित्त मान लेने पर यह नदद मालम होगा 
कि कितने समय तक अजादेश स्थानिवत्‌ रहता है । द्विर्वचन का अर्थ जो द्वित्व 
करना मानता हे उस के मत में तो द्वित्व करने में स्थानिवत्‌ होगा । द्वित्व 
करने के बाद स्थानिवत्‌ न रहेगा। किन्तु जब द्वियेचन शब्द का अर्थ द्वित्व 
करना न होकर द्विर्वचन का निमित्त हो गया तव द्वित्व करने में स्थानिवत्‌ होता 
है यह अर्थ नहीं निकळ सकता । द्विर्वचनेऽचि में पठित द्विर्वचन शब्द एक ही 
हे उस से पक ही अर्थ निकछ सकता है। यांतो द्विवचन का निमित्त अच 
या द्वित्व करना । द्विवचन का निमित्त अच परे रहते अजादेरा द्वित्व करने में 
स्थानिवत्‌ होता है यह अर्थ एक द्विवचन शब्द से नहीं निकलेगा तो कब तक 
स्थानिवत्‌ होता है यह नदी मालूम हो सकेगा । 


अच्छा तो उपर से निषेध की अनुत्रृत्ति कर छेंगे। ऊपर कदां से निषेध 
आ रहा है? न पदान्तद्विवंचनबेरेयलोप० इस अनन्तर सूत्र से; निषेध की 
अनुवृत्ति कर के सूत्र का अर्थ होगा द्वित्व निमित्तक अच्‌ परे रहते अच के 
स्थान में आदेश नहीं होता। उस अवस्था में आदेश का निषेध हो जाने से 
आदेश ही न होगा तो स्थानिवद्भाव का प्रश्‍न ही न उठेगा कि कब तक स्थानिवत्‌ 
होता है । | 

द्वित्व-निमित्तक अच्‌ परे रहते अजादेश का निषेध मानने में भी यह 
नहीं साळम होता कि कितने समय तक अजादेश का निषेध रहता है। जो तो 
द्विवचन शब्द का अर्थ दित्व करना मानता है उस के मत में तो द्वित्व करने में 
आदेश का निषेध होगा। द्वित्व करने के बाद निषेध न होगा तो आदेश हो 
जायगा । ; 

अच्छा तो दिर्वचनेचि में पठित इस द्विवचन शब्द से दोनों बातें की जायेंगी। 


(७-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


६०६ व्याकरणमहाभाष्य 
कथं पुनरेकेन यत्नेनोभयं लभ्यम्‌ ? 
लभ्यमित्याह। कथम्‌ । एकशपषनिर्देशात्‌ । एकशेषनि्ेशोऽयम्‌ | 
द्विवचनं च डिवचनइच हिवचने । द्विवचने कतेव्ये द्वियेचने अचि 
प्रत्यये इति । | 
द्वियेचननिमित्तेऽचि स्थानिवदिति चेण्णौ स्थानिवद्वचनम्‌ । 


द्विधचननिमित्तऽचि स्थानिवदिति चण्णौ स्थानिवद्भावो वक्तव्यः । 
अवजुनावयिषति अवचुक्षावयिषति । 
यह अच्‌ प्रत्यय का विशेषण भी बनेगा और द्वित्व का वाचक भी होगा । द्विर्वचन- 
निमित्तक आजादि प्रत्यय पर रहते द्वित्व करने में ही अजादेश स्थानिवत्‌ होगा । 
द्वित्व के बाद नहीं । 
एक द्विर्वचन शब्द से उक्त दोनों अर्थ कस निकल सकेंगे ? 
एक ही द्विवचन इाब्द से उक्त दोनों , अर्थ निकल आयेंग। कसे? दो 
द्विवचन शब्दों म एकशेष का निर्देश मानने से। द्वियेचनेचि में जो द्विर्वचन 
शब्द है यह एकशेष का निर्देश है। द्विवचनं च द्विवेचनस्व इति द्विवचनम्‌ । 
तस्मिन्‌ द्विवेचने । प्रत्यय का विशेषण एक द्विवचन शब्द पुंलिङ्ग है । द्विव वाची 
नपुंसक है। द्विवंचनानामित्तक अच्‌ प्रत्यय परे रहते और द्विर्वचन करने में 
अजादेश स्थानिवत्‌ द्दोता है यह अर्थ एकशेषनिर्देश मान कर सिद्ध हो जाता ।' 
द्वित्वनिमित्तक अच परे रहते स्थानिवत्‌ कहने में णि परे रहते भी 
स्थानिवत्‌ कहना चाहिये । क्योंकि णि द्वित्व का निमित्त नहीं है । अवनुनावयिषति । 
अवचुक्षावयिषति । ( अब चु, क्चु-णिच्‌-सन्‌ ) यहाँ णिजन्त नु क्ष धातुओं से सन्‌ 
प्रत्यय हुआ है । सन्‌ परे रहृते सन्यढोः से नु क्षु को प्राप्त द्वित्व बहिरङ्ग दै । 
` णिच्‌ परे रहते जु क्ष को प्राप्त बृद्धि और आव्‌ आदेश अन्तरङ्ग हें । इस लिये 
बृद्धि और आव्‌ आदेश पहले हो जाते हैं । णिच्‌ के द्विस्व का निमित्त न 
होने से द्विवचनेचि से द्वित्व करने में स्थानिवत्‌ न होगा तो नाव्‌ क्षाव्‌ शब्दों 
को सन्यडेः से द्वित्व होकर अभ्यास में उकार नहीं सुनाई देगा । णि प्रे 
रहते स्थानिवद्धाव कहने से स्थानिवद्भाव हो जायगा तो नु क्ष का उकार अभ्यास 
में सुनाई दे जाता है | 


१. सदविवक्षा के अभाव में भी दो द्विवचन शब्दों का किस प्रकार एकशेष 
हो सकता है और एकशेष से भाष्यकार का कुछ अन्य भी तात्प है इस विषय को 
समझने के लिए सवादीनि सवंनामाचि सूत्र भाष्य पर दी गई टिप्पणी देखिये । 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


अष्टम भाहिक ६०७ 
न वक्तव्य; । 
ओः पुयणजिषु वचनं ज्ञापकं णो स्थानिवद्भावस्य | 


यद्यमोः पुयण्ज्यपरे इत्याह तउञ्चापयत्याचायी भवति णौ 
स्थानिवद्भाव इति । 
यद्येतज्‌ ज्ञाप्यते अचिकीतेत्‌ अत्रापि प्राप्नोति । 


तुस्यजातीयस्य ज्ञापकम्‌। कश्च तुल्यजातीयः। यथाजातीयकाः 
पुयणुजयः । कथं जातीयकाइचैते । अवणंपरा; । 


णि परे रहते स्थानिवद्भाव कहने की आवश्यकता नहीं । ओः पुयणूज्यपरे 
सूत्र मे पु अर्थात्‌ पवग, यण्‌ (यरळव) प्रत्याहार, और डकार का ग्रहण 
करना इस बात का ज्ञापक है किणि परे रहते स्थानिवत्‌ होता दै। अन्यथा 
विभार्वायषति यियावयिषति रिरावयिपति छिलावयिषति -जिजावयिवति ( भू, यु, 
रु, लू, जु-णिच-सन्‌ ) यद्र णिच परे रहते भू छादि को हुआ वृद्धि ओर आव्‌ 
आदेश द्वित्व करने में स्थानिवत्‌ न दोगा तो अभ्यास में उकार न मिळ कर 
अकार ही मिलेगा । वहां सन्यतः से दी इत्व सिद्ध ददो जायगा। पवग यण्‌ 
प्रत्याहार और जकार ग्रहण करना व्यर्थ दै ।' 


दि ओः पुयण्‌० के ज्ञापक से णि परे रते स्थानिवन्नाव होता दै यदद 
बात ज्ञापित द्दोती दै तो अचिकीतेत्‌ यहां भी स्थानिवद्भाव . प्राप्त होता दै । ( कृतः 
णिचु-ळुङ तिप्‌ ) कृत्‌ धातु से णिच्च परे रहते उपधायार्‍च से हुआ कृत्‌ की ऋ को 
इकारादेश स्थानिवत्‌ हो जायग। तो अचङीतेत्‌ ऐसा अनि रूप प्राप्त होगा। 


ओः पुयणज्यपरे यद्द ज्ञापक तुल्यजातीय का है । अपने समान विषय वाळे 
का है । तुल्यजातीय कौन है? जिस प्रकार के पुयणूजि ( पवर्गे, यण्‌ , ओर जकार ) 


,१. पिपविषते यियबिपति ( पूछ , यु-इट्‌ सन्‌ ) यद्वां पिपवियते में स्मिपूङ्‌- 
रञ्ज्वशाँ सनि से सन्‌ को इट्‌ होता दै। यियविपति में सनीवन्तर्ध हन पाक्षिक इद 
होता हे । द्विखनिमित्रक अजादि सन्‌ परे रहते पू यु को हुआ साबेधातुकणुण और 
अर्वादेश द्विवँचनेचि से द्वित्व करने में स्थानिवत्‌ हो जायया तो अभ्यास में उकार 
मिळेगा उसे इकार करने के लिये ओः पुयण्‌० में पू यु का अहण करना आवश्यक है । 
उस के लिये ओः पययोः इतना सूत्र पयोप्त है। शेप पवर्गे, यण्‌ प्रत्याहार तथा 
जकार का ग्रहण तो सर्वथा इस बात का ज्ञापक दै कि णि परे होने पर भी स्थानिवद्धाव 
होता है । 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


४०८ ` व्याकरणमद्दाभाष्य 
कथं जग्ले मग्ले । ` 
अने मित्तिकमारवं, शिति तु प्रतिषेधः । 
कानि पुनरस्य योगस्य प्रयोजनानि ? 
पपतुः पपुः। तस्थतुः तस्थुः। जग्मतुः जग्सुः। आउिरत्‌। 


हैं। पुयणजि किस प्रकार के दै? अवर्णपरक हें । अर्थात्‌ पगे यण्‌ जकार के 
तुल्यजातीय अङ्ग में ही णि परे रहते स्थानिव्गाव होगा । जिस प्रकार विभावयिषति 
आदि सें णि परे रहते वृद्धि आव्‌ आदेश द्ोकर भाव याव्‌ रावू जान्‌ में अवणपरक 
पुयणज हैं वैसे जहां अवण परे होगा वहीं णिच्‌ में स्थानिवद्भाव होगा । अचिकीतत्‌ 
भै इकारादेश के अवणे-परत्वसम्पादक न होने से वहां स्थानिवद्धाव नहीं होगा । 


जग्ले मग्ले केसे बनेंगे। यहां द्विंत्वनिमित्तक अच ए परे रहते आदेच 
उपदेशो$शिति से गहै के ऐ को आकार हुआ है। द्वियेचनेच से द्वित्व करने में 
स्थानिवद्भाव प्राप्त होता है । 

जग्ले मग्ले में आदेच उपदेशे० से ग्ले को आकार आदेश अनैमित्तिक 
होता है एश प्रत्यय को निमित्त मान कर नहीं हुआ। बल्कि एश आने से 
पहले ही विना किसी निमित्त के हो जाता.है। उस से द्वित्व निमित्तक अच्‌ 
परे रहते आदेश न होने से स्थानिवद्भाव नहीं होगा । आदेच उपदेशेऽशिति में 
अशिति यह पर्युदास न हो कर प्रसज्यप्रतिषेध हे । शिद्भिन्न प्रत्यय परे रहते 
आकार नहीं होता। बल्कि बिना निमित्त के होता है। शिश परे रहते आकार 
“का निषेध होता है । इस प्रकार द्विवेचनेचि सूत्र के अर्थ में उक्त सभी दोषों का 
समाधान द्वो जाता है । 

इस सूत्र के क्या प्रयोजन हैं ? ` 

पप्रतुः पपुः। तस्थतुः तस्थुः। जग्मतुः जग्मुः । चक्रतुः चक्रुः । . ( पा, 
स्था, गम्‌ , कृ-लिद्‌ अतुस्‌ उस ) ये इस सूत्र के प्रयोजन हैं 


पपतुः यहां पा-अतुस्‌ इस अवस्था में आतो लोप इटिच से आका 
लोप होकर अच न रहने से लिटि धातोरन० से द्वित्व नहीं ग्राप्त होता । द्विवेचनेचि 
से द्वित्व करने में स्थानिवद्भाव हो कर स्थानिरूप पा को द्वित्व हो जाता है । 


जग्मतुः यहां गम्‌-भतुस्‌ इस अवस्था में गमहनजनखनघसां० से उपधा- 
_छोप हो कर अच्‌ न रहने से लिटि थातो० से द्वित्व नहीं प्राप्त होता । स्थानिवद्भाव 
से हो जाता दै । 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


क्षएटम आह्विक ६०९ 


आशिशत्‌ । चक्रतुः चक्रुरिति । आल्लोपोपधालोपणिळोपयणादेशोषु 
कतेष्वनच्कत्वाद्‌ द्विवेचनं न प्राप्नोति । स्थानिवद्भावाद्‌ भवति। | 


नेतानि सन्ति प्रयोजनानि । पूर्वविप्रतिषेधेनाप्येतानि सिद्धानि । 
` कथम्‌ ? वक्ष्यति ह्याचार्यः द्विर्वचनं यणयवायावादेशाइळोपोपधालोपणि- 
लोपकिकिनो रुत्वेभ्यः? इति । 


स पूर्वेविप्रतिषेधो न पठितव्यो भवति । 
कि पुनरत्र ज्यायः ? 


चक्रतुः यहां इ-अतुस्‌ इस अवस्था में इको यणचि से यणादेश होकर 
अच्‌ न रहने से द्वित्व नहीं ग्राप्त होता। स्थानिवद्भाव से हो जाता दै । 


आटिटत्‌ आशिशत्‌ यहां णेरनिटि से णि का लोप होकर अट्‌ धातु में दूसरा 

अच न रहने से चाडे से टि शब्द को द्वित्व नहीं प्राप्त होता । स्थानिवद्भाव से हो 
` जाताहै। इन सब उदाहरणों में द्वित्व की अपेक्षा आलोप उपधालोप आदि. 
नित्य हैं इस लिये द्वित्व को बाध कर उस से पहले हो जायेंगे । फिर द्वित्व प्राप्त 
नहीं होता । उस-के लिये इस सूत्र से स्थानिवद्धाव की आवश्यकता दै । 


थे कोई प्रयोजन . नहीं । पूवै विग्रतिषेध से भी थे सब सिद्ध हो जायंगे। 
केस ? दाखान्‌ साह्वान्‌ मीढ्वांरच सूत्र पर आचार्य यह वातिक कहेंगे कि-- 
द्विर्वचनं यणयवायावादेश० इत्यादि । इस वार्तिक का अर्थ है--यण्‌, अय्‌, अव्‌ 
आय आव आदिश, आकारलोप, उपधालोप, णिलोप ओर कि किन्‌ प्रत्ययो में 
स्म इन सब को पूर्वे विप्रतिषेध से बाध कर द्वित्व दोता है। यह पूवविप्रतिषेध 
वाचनिक है । अन्यथा अनित्य द्वित्व, नित्य जाकारकोप आदि से पहले कस द्दो 
सकता हे । इस वचन के सामथ्ये से आकारलोप उपधाछोप आदि से पहले 
द्वित्व दो जायग। । उस के बाद आकारलोप आदि किये जायेगे तो पपतुः पपुः आदि 
सब ठीक बन जायेंगे । 


इस सूत्र से स्थानिवद्भाव का विधान कर देने से उस पूर्वविप्रतिवेध के पढ़ने 
की आवश्यकता नहीं रहृती । | 

इन दोनों बातों में कौन अधिक उपयोगी दै! यद स्थानिवज्ञाव विधान 
करें या वह पूदैविप्रतिषेघ पढ़ें ! 


(७-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


६१० व्याकरणमद्दा भाष्य 
स्थानिवद्भाव पव ज्यायान्‌। पूर्वप्रतिषेधे हीदं वक्तव्यं स्यात्‌ 
ओदोदादेशस्य उद्‌ भबति चुड़तुशरादेरभ्यासस्येति । 
नजु च स्वयापीत्चं वक्तव्यम्‌ । 
परार्थे मम भविष्यति सन्यत इद्‌ भवतीति । 
ममापि तहिं उच्चं परार्थं भविष्यति। 'उत्परस्यातस्तिं चेति' । 


.इस सूत्र से स्थानिवद्धाव विधान करना ही अधिक उपयोगी हे । पूवेविप्रति- 
वेध पढ़ने पर यद्द भी कहना होगा कि--ओदौदादेशस्य० इत्यादि । इस वचन 
का अर्थ दे--जद्दां ओ औ को कोई आदेश हुआ है ऐसे अङ्ग का जो चवरे टवर्ग 
तवर और शर्‌ प्रत्याहार के अक्षर आदि में रखनेबाछा अभ्यास है उस के 
अकार को उकार होता।॥ उस से चुक्षावयिषति उर्णुनावयिषति नुनाबयिषति 
लुतावयिषति शुश्रावयिषति पुरफारयिपति (क्षु, उणु, चु, तु, श्र, स्फुरू-णिच्‌-सन्‌ ) 
इत्यादि में अभ्यास के अकार को उकार किया जाता है। यहां क्षु नु आदि 
णिजन्त धातुओं से सनू प्रत्यय हुआ है। सन्‌ पेर रहते द्वित्व प्राप्त द्दे । 
और णिच्‌ परे रहते बृद्धि आव्‌ आदेश आदि प्राप्त हैं। अन्तरङ्ग होने के 
कारण पहले वृद्धि आवृ आदि आदेश, इस वाचनिक पूर्वप्रतिवेध के होते हुए भी 
किये जाते हैँ। क्षाव्‌ नाव्‌ ताव्‌ रफार आदि शब्दों को द्वित्व होकर अभ्यास में 
मिळे अकार को सन्यतः से इत्त्व को प्राप्ति में उकार विधान किया गया है । 
स्थानिवद्भाव कहने से तो णिच परे रहते वृद्धि आव्‌ आदि आदेश को द्वित्व करने 
मै स्थानिवत्‌ हो जायगा तो द्वित्व होकर अभ्यास में उकार ही मिलने से ओदौ- 
दादेशस्य० इस वचन की आवश्यकता न होगी । 


* स्थानिवद्भाव मानने वाले आप को भी णिच्‌ में ज्ञापक द्वारा स्थानिवद्भाव 
सिद्ध करने के लिये ओः पुयण्ज्यपरे यह इच्च विधायक सूत्र बनाना पडेगा । 
अन्यथा णिच्‌ में स्थानिवद्भाव न होने से अवनुनावयिषति आदि में भी सन्यतः से 

` इस्व प्राप्त होगा । 


स्थानिवद्भाव मानने वाळे मुझे ओः पुयण० सूत्र द्वारा किसी नये 
ये इकार 
का विधान नहीं करना । किन्तु सन्यतः से कद्दा गया इकार ही मेरे मत में 
परार्थ अर्थात्‌ दूसरे विंमावयिषाते आदि में करने के लिये और चुक्षावयिषति 
` आदि में रोकने के लिये ओः पुयण्‌ सूत्र में उपयुक्त होगा । 


पुवेविशतिषेध मानने वाळे मुझे भी ओदौदादेशस्य० यह वचन बना कर 


७ 0-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


अष्टम आद्विक ६११ 


इत््वमपि त्वया वक्तव्यम्‌। यत्‌ समानाश्रयं तदर्थम्‌ । उत्पिप- 
विषते संयियविषतीत्येवमर्थभ्‌ । तस्मात्‌ स्थानिवदित्येष एव पक्षो 
ज्यायान्‌। 


किसी नये उकार का विधान नहीं करना । किन्तु .उत्परस्यातः ति च इस सूत्र में 
कद्दा गया उकार ही मेरे मत में परार्थं अर्थात्‌ दूसर अवनुनावयिषति आदि सें 
करने के लियि ओर बिभावयिषति आदि में रोकने के लिये ओदौदादेशस्य० इस वचन 
में उपयुक्त होगा । 


पूवेविप्रतिषिध मानने चाले आप को ओदौदादेशस्य० इस वचन के साथ 
ओः पुयण्‌० सूत्र द्वारा इकार भी कहना पडेगा । जहां द्वित्व और अव्‌ आदेश 
आदि दोनों समानाश्रय हें । समान निमित्त वाले हें । दोनों में कोई अन्तरङ्ग 
नहीं है उस के लिये इत्व विधान करना होगा । जैसे - उस्पिपविषत । संयियविषति । 
( उद्‌ पूङ्इर्‌ सन्‌ ) ( सम्‌ यु-इद्‌ सन्‌) यहां पूड और यु धातुओं से सन्‌ परे 
रहते स्मिपूङ्रञ्ज्वशां सनि और सनीवन्तर्थश्रस्ज० इन सूत्रों से यथाक्रम इर्‌ का 
आगम होता हे । पू यु को सावधातुक गुण हो कर द्वित्व और अवादेश दोनों 
एक साथ प्राप्त होते हैं । पूर्वविप्रतिषेध से अवादेश को बाध कर पहले द्वित्व 
हो जायगा तो अभ्यास में पू यु का उकार सुनाई देगा। उस को रोकने के लिये 
ओः पुयण्‌० सूत्र से इस्व विधान करना होगा । इस प्रकार पूर्वोविग्रातिषेथ मानना 
गौरवग्रस्त है। इस लिये उसे न मान कर स्थानिवद्भाव का मानना ही आधिक 
युक्त है। 


१. यहां भाष्यकार ने अवनुनावयिषति, बिभावायिषति, दुद्यषति, अचिकीतेत्‌ 
इत्यादि प्रयोगों की इष्ट सिद्धि के लिये बहुत कुछ ऊहापोद्द कर के स्थानिवद्धाव का 
विधान ही श्रेयस्कर माना है । जो स्थानिवद्ठाव से भी सिद्ध नहीं हुआ उसे तुल्यजातीय 
ज्ञापक का आश्रयण करके समाहित किया है। परन्तु प्राचीन आचार्यौ ने इस सूत्र से 
विधीयमान स्थानिवद्भाव पर आश्रित न रह कर पूवविप्रतिषिध आदि द्वारा इष्ट 
प्रयोगों की सिद्धि का यल किया है। इन दोनों के मध्यस्थ होकर यदि हम अति सुगम 
रीति से पक्षपात छोड कर प्रयोगसाधन पर विचार करें तो कुछ अद्भुत तथ्यों का 
पता लगता है। णिजन्त सन्नन्त आदि मिश्रित प्रक्रिया में अथवा सामान्य प्रयोगों में 
यदि हम मान लें कि अन्तरङ्ग एवं नित्य सभी विधियों को बाध कर पहले द्वित्व हो 
जाता है तो इस में विचारना चाहिये कि कहां दोष आता है। पपतुः चक्रतुः जग्मतु 
आदि में नित्य आकारलोप आदि को बाध कर पहले द्वित्व हो जायगा तो इष्ट दी सिद्ध 


(०-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


६१२ व्याकरणमहाभाष्य 


इति श्रीमद्धगवत्पतन्नलिविरचिते व्याकरणमहाभाष्ये प्रथमस्या- 
ध्यायस्य प्रथमे पादेषष्टमाहिकम्‌ । 


यहाँ अष्टम आहिक का सविवरण अनुवाद समाप्त हुआ । 


होगा । अवनुनावयिषति आदि में अन्तरङ्ग वृद्धि को बाध कर द्वित्व होने से इष्ट सिद्धि 
ही होती है। बिभावायिषति यियावायिषति आदि में भी पहले द्वित्व होकर अभ्यास 
में उवर्ण को ओः पुयण्‌ से इत्व किया गया है । वस्तुतः भाषा विज्ञान की दृष्टि से 
बिभावयिषति आदि की अपेक्षा बुभावयिषति युयावयिघति आदि ही अधिक अच्छे 
जचते हे । इसी प्रकार दुथूषति सुस्यूषति की अपेक्षा दिथूषति सिस्यूषति का प्रयोग 
ही अधिक अच्छा लगता है । ओः पुयण्ज्यपरे यह सूत्र भी संकेत देता है कि अन्तरङ्ग 
और नित्य विधि को बाध कर पहले द्वित्व करो । फिर उप के बाद जो विधि प्राप्त 
हो वह कर ली जावे। परन्तु सर्वत्र द्वित्व को प्रथम मानने से इयाय अचिकीर्तत्‌ 
इत्यादि रूप नहीं बनेंगे। इयाय में पहले द्वित्व कर के पिछले इ शब्द को वृद्धि करने 
पर उसके स्थानिवत्‌ होने से पूर्व अभ्यास के इ को इयङ्‌ नहीं प्राप्त होता । अचिकीर्वत्‌ 
के स्थान में अचकीतेत्‌ प्राप्त होता हे । इस लिये लक्ष्यानुरोध से द्वित्व गुण वृद्धि 
आकारलोप आदि की व्यवस्था माननी होगी । उसके लिये कहीं स्थानिवद्धाव, कहीं 
. पूर्व॑विप्रतिषेध, कहीं अभ्यास को इत्त्व, कहीं उत्त ये सभी यथास्थिति समादरणीय हँ 


नवम आह्िक में प्रतिपादित विषय का संक्षिप्त सार 


इस आहिक में अदशनं लोपः ॥१।१।६०॥ इस सूत्र से ले कर एक्‌ प्राचां 
देशे ॥१।१।७५॥ इस सूत्र तक विभिन्न विषयों पर शङ्कासमाधान सहित विचार किया 
गया है । क्रमशः प्रत्यक सूत्र के प्रतिपाद्य विषय का संक्षिप्त सार यह है-- 


अदशनं लोपः ॥१।१।६०॥ (क) अदशन अर्थ की लोप संज्ञा सिद्ध करके उसमें ` 
प्राप्त इतरेतराश्रय दोष का समाधान किया है । 


(ख) लोप संज्ञा में अतिव्याप्ति -दोष को हटाने के लिये प्रसक्त के अददीन की 
लोप संज्ञा मानी है । 


प्रत्ययस्य छुक इकु छुपः ॥१।१।६१॥ प्रत्यय ग्रहण का प्रयोजन उत्तरसूत्रार्थ 
सिद्ध किया है । 


प्रत्ययळोपे प्रत्ययलक्षणम्‌ ॥१।१।६२॥ (क) प्रथम प्रत्यय ग्रहण को अन्यथा 
सिद्ध कर के उस का खण्डन किया है । साथ ही द्वितीय प्रत्यय ग्रहण का प्रयोजन स्वीकार 
किया है। 


(ख) सूत्र का सामान्य प्रयोजन बता कर छुक्युपसंख्यानम्‌ इस वार्तिक का 
खण्डन किया दवै । 

(ग) यथास्थित सूत्र में प्राप्त दोषों का समाधान करने के लिये स्थानिसंज्ञा- 
न्यभूतस्यानळूविधो इस न्यास को प्रदर्शित कर के उस का भी खण्डन कर दिया हैं। 
साथ ही वर्णाश्रय में प्रत्ययलक्षण का निवेध स्वीकार किया हैं। 


(घ) सूत्र के विशिष्ट प्रयोजन बता कर उन की स्थानिवद्भाव से अन्यथासिद्ध 
की हवै । स्थानिवड्ठाव स सिद्ध होने पर सूत्र को नियमार्थ माना है कि जहां प्रत्ययलोप 
में प्रत्यय का असाधारण रूप आश्रीयमाण है वहीं प्रस्ययलक्षग होता है सवत्र प्रत्यय- 
लोप में नही । 

न कुमताङ्गस्य ॥१।१।६३॥ यथास्थित सूत्र में प्राप्त दोपाँ के समाधान के 
छिये न छुमता तस्मिन्‌ इस न्यास को दिखाया है। साथ ही उत्तरपदत्वे चापदादि- 
विधौ इस वार्तिक की व्याख्या की है। अन्त में न ळुमता तस्मिन्‌ का खण्डन करके 
न छुमताङ्गस्य स ही सव दोषों का समाधान कर दिया है । 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


६१३. व्याकरणमदा भाष्य 


अलोऽन्त्यात्‌ पूव उपधा ॥१।१ ६५॥ (क) अल्‌ ग्रहण को अन्त्य का विशेषण 
मानने में प्राप्त दोष का समाधान लोक व्यवहार से किया है । 

(ख) नानर्थैकेऽछोन्त्यविधिरनभ्यासविकारे इस परिभाषा के प्रयोजन वता 
कर उस का खण्डन भी साथ ही कर दिया है । 

(ग) अळः को प्रथमा बहुवचन या षष्ठी एकवचन न मान कर पञ्चमी का 
एकवचन स्वीकार किया है । 


तस्मिन्निति निर्दि पूर्वस्य ॥१।१।६६॥ 

'तस्मादि्युत्तरस्य ॥१।१।६७॥ (क) दोनों सूत्रों के सामान्य विशेष दोनों 
प्रकार के उदाहरण वता कर निद ग्रहण का प्रयोजन बताया है । 

(ख) दोनों सूत्रों का प्रयोजन यता कर उभयनिर्देशे विप्रतिषेधात्‌ पञ्चमी- 
निर्देश: इस परिभाषा के प्रयोजन बताये हैं । 


` (ग) पक्षान्तर में दोनों परिभाषासूत्रों को नियामक न मान कर घष्टीबिभक्ति का 
प्रकल्पक भी स्वीकार कर लिया है । न 
स्व रूप शब्दस्याशव्दसंज्ञा ॥१।१।६०॥ (क) रूप ग्रहण को व्यर्थ कर के उस से 
झर्थवद्अदृणे नानर्थकस्य इस परिभाषा को ज्ञापित किया है । 


, (ख) सूत्र का प्रयोजन बता कंर उस का खण्डन कर दिया है । सूत्र की सत्ता 
में भी सित्‌ पिर्‌ जित्‌ झित्‌ य निर्देश कुछ विशेष सूत्रों के कार्याथ स्वीकार किये हैं। 


अणुदित्सवर्णस्य चाप्रत्ययः ॥१।१।६९॥ (क) अप्रत्ययः के स्थान में अप्रत्यया- 
देशटित्‌ किन्मितः को पढ़ कर उस का भी भाव्यमानेन सवणीनां ग्रहण न इस परि- 
भाषा द्वारा खण्डन कर दिया है । फिर: अप्रत्यय ग्रहण से ही उक्त परिभाषा ज्ञापित 
की है 

(ख) सूत्र का प्रयोजन बता कर उस की सत्ता में भी अकः सःणे दोर्घः इत्यादि 
अक्‌ प्रत्याहार में प्रत्याय्यमान इकारादि द्वारा अपने सवर्णी ईकारादि का अग्रहण रूप 
दोष दिखाया है। साथ ही अस्य स्वौ इत्यादि में अक्रार के प्रत्याहारंचिहस्थ अण न 
होने से वहां सवर्णम्रहण की अप्राप्ति दिखाई है। इस प्रकार व्यक्ति पक्ष में प्राप्त 
उक्त दोषों के समाधान के लिये अन्त में जाति पक्ष को स्वीकार कर सूत्र का खण्डन 
कर दिया है । ७ 


| तपरस्तत्कालस्य ॥१।१।७०॥ (क) तत्कालस्य निर्देश को शुद्ध सिद्ध कर के 
` इस॒ सूत्र को अण्‌ अनण्‌ सर्वत्र तपरो में व्याएत मानते हुए विध्यर्थ स्वीकार किया है । 


- ८८-७0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


नवम आह्विक में प्रतिपादित विषय का संक्षिप्त सार ६१५ 


` (ख) ध्वनि और स्फोट ये दो प्रकार के शब्द मान कर ध्वनि भिन्न होने पर 
भी स्फोट की अभिन्नता सिद्ध की है | उस से दुत विलम्वित आदि वृत्तियो के भेद 
होने पर भी शब्द में कोई भेद नहीं होता यह सिद्धान्त व्यवस्थित किया दै । 


आदिरन्त्येन सहेता ॥१॥१॥७१॥ आदिरिता सह तन्मध्यस्य इस न्यास का 
लोक व्यवहार से खण्डन कर के यथास्थित सूत्र से ही संज्ञा के साथ संज्ञी का भी निर्देश 
अथादापन्न सिद्ध क्रिया है । 


येन विधिस्तदन्तस्य ॥ १।१।७२॥ (क) इको यणचि इत्यादि में तद्न्तबिधि 
रोकने के लिये बनाये गये प्रकृत तदन्तबिधिः इस नये न्यास का खण्डन किया है । 


(ख) म्रहणोपाधीनां तदन्तोपाधिप्रसङ्गः इस वार्तिक का खण्डन कर के समास- 
प्रत्ययविधी प्रतिपेवः, उरिदूवणग्रहणवजेम्‌ इन वार्तिकों को स्वीकार किया है । 


(ग) सवेके विश्वंक उच्चकैः नीचकैः, भिनत्ति छ्नित्ति.में तदन्तविधि सिद्ध 
करते हुए तदेकदेश भूतस्तद्ग्रहणेन गृह्यते इस परिभाषा को नेदमदसोरकोः इस 
ज्ञापक से सिद्ध किया हे । 


(घ) सूत्र के प्रयोजन बताते हुए पूर्वादिनिः सपूर्वाच्च इन सूत्रों से व्यपदेशि- 
वद्भावोऽप्रातिपदिकिन यह परिभाषा ज्ञापित की है । 


(ङ) पदाङ्गाधिकारे तस्य तदुत्तरपदस्य च प्रणम्‌ प्रत्ययग्रहणं चापन्तचम्याः 
अनिनस्मनू अहणान्यर्थवता चानर्थकेन च तदन्तविधिं प्रयोजयन्ति इन परिभाषाओं के 
प्रयोजन बताते हुए अलेवानर्थकेन इस वार्तिक की सोदाहरण व्यास्या' की है । 


- (च) यस्मिन्‌ विधिस्तदादावल्‌ अहण इस परिभाषा के प्रये जन बताये हें । 


वृद्वियस्याचामादिस्तद्‌ वृद्धम्‌ ॥ १।:।७३॥ (क) सूत्र का पदक्ृत्य दिखा कर्‌ 
वृद्धसंज्ञायामजसंनिवेशाद्नादित्वम्‌ इस वार्तिक का खण्डन किया ह । 


(ख) वा नामधेयस्य,: गोन्रान्ताद्वाऽसमस्तवत्‌ इन वार्तिकों की सोदाहरण 
व्याख्या की है । 


त्यदादीनि च ॥१।१।७४॥ पूर्व सूत्र से यस्याचामादिः ग्रहण की अनुवृत्ति मानौ 
हे किन्तु उस का इस सूत्र सें असम्बन्ध सिद्ध किया है । 


एङ्‌ प्राचां देशे ॥१।१।७५॥ एङ्‌ प्राचां देशे शैषिकेषु इस वार्तिक की सोदाहरण 
व्याख्या की ह । 


00-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


नवम आहिक 


अदशनं लोपः ॥ १।१।६०॥ 
अर्थस्य संज्ञा कर्तव्या। शब्दस्य मा भूदिति। इतरेतराश्रयं च 
भवति | का इतरेतराश्रयता ।. सतो5दशनस्य संज्ञया भवितव्यम्‌। 
संज्ञया 'चादर्शनं भावंपते | तदितरेतराश्रयं भवति | इतरेतराश्रयाणि च 
कार्याणि न प्रकल्पन्ते । १ 
` ळोपसंज्ञायामथसतोरुक्तम्‌ | . 
किमुक्तम्‌ । अर्थस्य ताबदुक्तम--इतिकरणोडर्थनिदेशार्थ' य । 
सतो<प्युक्तम्‌। सिद्धं तु नित्यशब्द्रवादिति । नित्याः शब्दाः । नित्यषु 
शब्देषु च॑ सतोषदर्शनस्य संज्ञा क्रियतेः न हि संक्ञया अद्शन 
भाव्यते । 
अद्शन शब्द का जो अर्थ है न दीखना न सुनाई देना अर्थात्‌ वर्णका 
विद्यमान न रहना इस अर्थ की लोप संज्ञा कहनी चाहिये जिस से ` अदर्शन इस 
शब्द की लोप संज्ञान हो। अन्यथा स्वं रूपे शब्दस्य० के नियम से अदुर्शन 
इस शब्द स्वरूप की छोए संज्ञा प्राप्त होती है। इस के अतिरिक्त छोपसंज्ञा में 
इतरेतराश्रय दोष भी प्राप्त होता है। केसा इतरेतराश्रय दोष? अदशन होने 
पर तो लोप संज्ञा होगी। और लोप संज्ञा द्वारा अद्शन होता है। यद्द इतरेतराश्रय 
दोष है । एक दूसरे के सहार से हो सकने वाळा कार्य इतरेतराश्रय कहाता है। 
इतरेतराश्रय या अन्योन्याश्रय से होने वाळे काये निःपन्न नदी हो सकते । 


लोप संज्ञा म॑ जो दोष कहे हैं उनके विषय में पहले समाधान कर चुके 
हैं। अदीन अथे की लोप संज्ञा कहनी चाहिय इस के विषय में तो नवेति विभाषा 
सूत्र में इतिक्रणो5्थनिदेशार्थः ऐसा . कदा है। जैसे नवेति० में इति शब्द 
छगने से निषेध और विकल्प इन अथौ की विभाषा संज्ञा होती है नवा शब्दों 
की नहीं होती उसी प्रकारं उस इति शब्द की यहां लोप संज्ञा में भी अनुशृत्ति 
कर के अदशनमिति लोपः ऐसा समझेंग। उस का अर्थ होगा कि अद्शन इस 
शब्द से जो अथे निकलता हैं। लोक में अदशन कदन पर जोन दीखता अर्थ 


प्रतीत होता है उस की लोप संज्ञा होती है उस से अदुशन शब्द्‌ की लोप संज्ञा न 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


नवम आह्विक ६१७ 


सबैप्रसङ्गस्तु समैसया्यत्रादठ्वात्‌ । 


सर्वप्रसङ्गस्तु भवति। सर्वस्याद्शनस्य लोपसंज्ञा प्राप्नोति । कि 
कि साशा । सर्यो हि शब्दो यो यस्य प्रयोग- 
i र त यज । त्रपु जतु इत्यत्राणो5दर्शन तत्रादर्शने 
तत्र को दोषः । 
तत्र प्रत्ययळक्षणप्रातिषेधः । 
तत्र प्रत्ययलक्षण कार्य प्राप्तोति। तस्य प्रतिषेधो वक्तव्य! । 


Ss Tse Minne 
होकर अद्शेन अर्थ की छोपसंज्ञा सिद्ध हो जायगी। सत्‌ अथात्‌ विद्यमान 
अदुशन की लोपसंछा विधान में जो इतरेतराश्रय दोष कहा दै उस का भी समाधान 
पहले बृद्धिरादैच सूत्र पर कह चुके हें सिद्ध तु नित्यशाब्दत्वात्‌। अर्थात्‌ हम शब्दों 
को नित्य मानते हैं । नित्य शब्दों में पहले से विद्यमान अदशन अथ मान कर 
उस की लोपसंज्ञा की जाती है । छोपसंज्ञा द्वारा नये अदन अर्थ का विधान 
नहीं किया. जाता । प्रागभाव तो अनादि दै। वणौ का अभाव, अदर्शन, अश्रवण 
अनुच्चारण पहले से विद्यमान है। उस को विद्यमान मान कर लोपसंज्ञा हो 
जायगी । लोपः कद्द कर किसी वर्ण का अदशन कहने में नये अदर्शन का विधान 
नहीं होता, इस लिये इतरेतराश्रय दोष न होगा। 


सब अदर्शन की लोपसंज्ञा प्राप्त होती है । क्योंकि सब शब्दों का अपने 
प्रयोगविषय से अन्यत्र अदर्शन है । जिस शब्द का जो प्रयोग का विषय है उस से 
अन्यत्र वह दिखाई नहीं देता इस लिये अदर्शन होने से उस की वहां लोपसंज्ञा 
प्राप्त होती दै। त्रपु जतु ( त्रपु-जतु-सु ) यहां नपुंसक ढिङ्ग त्रपु जतु शब्दों में 
तद्धित अण्‌ प्रत्यय या कृदन्त अण्‌ प्रत्यय का अदर्शन है उस की लोपसंज्ञा हो 
जानी चाहिये । 

वहां क्या दोष दै । सभी अद्‌रनों की लोपसंज्ञा होने में क्या हानि है? 

वहां प्रत्ययछक्षण कार्य प्राप्त होता है । उस का निषेध कहना होगा । 


१. इतरेतराश्रय दोष को हटाने के लिये शब्द नित्यत्व पक्ष का आश्रयण करके 
स्वभाव से अप्रयुक्त का अन्वाख्यानमात्र शास्त्र करता है, अपूर्व अदन विधान नहीं 
करता है ऐसा मानने पर भी यह वार्तिकोक्त दोष आता दै इसका समाधान 
होना चाहिये । 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


६१८ " व्याकरणमदा भाष्ये 


'अचो ङ्णितीति' बृद्धि: प्राप्नोति । 

नैष दोषः। ब्णित्यङ्गस्याचो वृद्धिरुच्यत । यस्मात्प्रत्ययविधि- 
स्तदादि प्रत्ययेऽङ्गं भवति । यस्माच्च प्रत्ययविधिर्न तत्‌ प्रत्ययं परतः। 
यच्च प्रत्यये परतः, न तस्मात्‌ प्रत्ययविधिः । 

किपस्तहीदशनम्‌ । तत्राद्‌शनं लोप इति लोपसंज्ञा प्राप्नोति । 
तत्र को दोषः। तत्र प्रत्ययलक्षणप्रतिषेधः। तत्र प्रत्ययलक्षणं कार्य 
प्राप्नोति तस्य प्रतिषेधो वक्तव्यः । हृस्वस्य पिति कृति तुगिति तुक्‌ 
प्राप्नोति । 


सिद्धं तु प्रसक्तादरीनस्य छोपसंज्ञत्वात्‌ । 
सिद्धमेतत्‌ । कथम्‌ । प्रसक्ताद्रीनं लोपसंज्ञं भवढीति वक्तव्यम्‌ । 


त्रपु जतु में अण के अदर्शन से अण्‌ की छोपसंज्ञा ददो जायगी तो प्रत्ययलोपे प्रत्यय- 
लक्षणम्‌ से प्रत्ययलक्षण मान कर णित्‌ परे हो जाने से अचो ब्णिति से त्रपु जतु 
को बृद्धि प्राप्त होती दै । 


त्रपु जतु में अचो किति से बृद्धि नही हो सकती। क्योंकि जित्‌ णित्‌ 
प्रत्यय परे रहते अङ्ग को वृद्धि कही है। और अङ्गसंज्ञा यस्मात. प्रत्ययविधिस्तदादि 
प्रत्ययेऽङ्गम्‌ इस सूत्र द्वारा जिस से जो प्रत्यय किया जाय उस प्रत्यय के परे रहते 
ही उसकी होती है। त्रपु जतु में जिस त्रपु जतु शब्द से सु प्रत्यय किया है 
उस सु के परे रहते दी त्रपु जतु अङ्ग दै । वह सुप्रत्यय नित्‌ णित्‌ नहीं है। और 
जो अण प्रत्यय जित्‌ णित्‌ है वह त्रपु जतु से किया नदीं गया है इस लिये अण्‌ 
का अदरीन होने पर भी अङ्ग न होने से त्रपु जतु में वृद्धि नहीं होगी । 


अच्छा तो अण्‌ के अदशेन में दोष न सही। त्रपु जतु में क्विप्‌ प्रत्यय का 
भी तो अदन है । उस की छोपसंज्ञा प्राप्त हो कर प्रत्ययलक्षण कार्य का निषेध 
कहना होगा । त्रपु जतु स्वान्त हैं। उस से परे क्किप मान कर हस्वस्य पिति कृति 
हुकू से तुक प्राप्त होता है। तुक्‌ वर्णाश्रय कार्य है, आङ्ग नहीं है इस लिये 
उस में अङ्ग का झगड़ा नहीं दै। क्रिप्‌ परे रहते त्रपु जतु के अङ्ग न होने पर भी 
तुक्‌ दो जाना चाहिये । 


किसी से प्रसक्त अर्थात्‌ ग्राप्त या विहित के अद्रीन की लोपसंज्ञा मानने 
से उक्त दोष न होगा । त्रपु जतु में क्विप किसी से प्रसक्त नहीं है। विहित नहीं 


८७-७0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


शके... 


नवम आहिक ६१५९ 


यदि प्रसक्ताद्शन लोपसंज्ञं भवतीत्युच्यते । ग्रामणीः सेनानी: । 
अत्र वृद्धि; प्राप्रोति । 

प्रसक्तादर्शनं लोपसंज्ञं भवति षष्ठीनिर्दिष्टस्य । पष्ठीनिर्दिएस्ये- 
त्युच्यते। 

षषठीनिर्ेषटस्येत्युच्यते । चाहलोप प्वेत्यवधारणम्‌ । चादिलोपे 
विभाषा । अत्र लोपसंज्ञा न प्राप्नोति । 

अथ प्रसक्तादरीनं लोपसंश भवतीत्युच्यमाने कथमिवैतत्‌ सिध्यति? 

को हि शब्दस्य प्रसङ्गः । यत्र गम्यते चार्थो न च प्रयुज्यते । 


स्न 
दै । अविदित होने से उसका स्वतः अदन है। अतः ऐसे अदन की लोपसंज्ञा 
न होगी तो तुक्‌ न होगा | 

यदि ध्रसक्त के अद्शन की लोपसंज्ञा मानते हैं तो ग्रामणीः सेनानी: 
यहां बृद्धि प्राप्त होती है । ग्रामं नयतीति ग्रामणीः । यहाँ ग्राम पूवेक नी घातु 
से उपपदसमास में कमेण्यण्‌ प्राप्त है। उस को बाध कर सत्सुद्विषद्रह० से 
किप्‌ होता है। प्रसक्त अण का अदुर्शन होने से लोपसंज्ञा हो जायगी तो प्रत्यय- 
लक्षण से णित्‌ परे मान कर अचो ग्णिति वृद्धि हो जानी चाहिये । 


घष्ीनिर्दिष्ट में दी प्रसक्त के अदर्शन की लोपसंज्ञा मानेंगे । ग्रामणीः सेनानीः 
में प्रसक्त अण का अदशैन षष्ठी विभक्ति से निर्दिष्ट नहीं है इस लिये बृद्धि न 
होगी । 

यदि षष्ठीनिर्दि्ट भें ही प्रसक्त के अदरन की लोपसंज्ञा मानते हैं तो 
चाहलोप एवेत्यवधारणम्‌ चादिलोपे विभाषा? यहां लोपसंज्ञा नहीं प्राप्त होती । 
यहां भी च आदि शब्दों सें षष्ठी विभक्ति का निर्देश करके लोप नहीं कद्दा गया 
हे बल्कि जहां च आदि का अर्थ तो गम्यमान है पर च आदि शब्दों का प्रयोग 
नहीं होता उसे चादिळोप मान कर प्रथम तिङ्‌ विभक्ति का निघात विकल्प कहा 
है । यहां लोपसंज्ञा न होने से शुक्ला ब्रीहयो भवन्ति श्वेता गा आज्याय दुहन्ति 
इस वाक्य में भवन्ति इस प्रथम तिङ्‌ विभक्ति को निधात विकल्प न हो 
सकेगा । 

यदि षष्ठीनिर्दिष्ट विशेषण हटा कर केवल प्रसक्त के अदशैन की ही लोपसंज्ञा 
मानें तो भी चाहलोप एवेत्यवधारणम्‌ , चादिलोपे विभाषा यहाँ आप लोपसंज्ञा केले 
सिद्ध करेंगे ? 

यहां हम शब्द का प्रसङ्ग या प्रसक्ति क्या मानेंगे ? यही कि जैसा आप 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri " 


६२० ब्याकरणमहाभाष्य 


अस्तु तर्हि प्रसक्तादशन लोपसंश भवतीत्येव । 
कथं ग्रामणीः सेनानीः ? 
योऽत्राणः प्रसङ्गः क्विपासौ बाध्यते । 


प्रत्ययस्य लुक इछछपः ॥ १।१।६ १॥ 
प्रत्ययग्रहणं किमर्थम्‌? : 
छुमति प्रत्ययग्रहणमप्रत्ययसञ्चाप्रतिषेधार्थम्‌ । 
लुमति प्रत्ययप्नह्ण क्रियते । अप्रत्ययस्यैताः संज्ञा मा भूवन्निति। 
कि प्रयोजनम्‌ । 
ने कद्दा जहां च का अथे तो गम्यमान है, प्रतीत होता है किन्तु च शब्द का 
प्रयोग नहीं होता। यही शब्द की प्रसक्ति है। प्रसक्त च शब्द का अदशेन होने 
से उस की लोपसंज्ञा दो जायगी । 


तो फिर प्रसक्त के अदर्शन की ही लोपसंज्ञा मान ळीजिये । 


ग्रामणीः सेनानीः कैसे बनेंगे ? 

जो यहाँ प्राप्त अण्‌ का प्रसङ्ग है अथवा अण्‌ की प्राप्ति हे वह क्विप्‌ द्वारा 
बाघ छी जाती है। अतः अण्‌ प्रसक्त ही नहीं हुआ। उस का विधान ही नहीं 
हुआ तो उसके अदन की टोपसंशजा केसे होगी। छोपसंज्ञा न होने से वृद्धि 
ग्राप्तिरूप दोष भी न द्दोगा । इस प्रकार प्रसक्त के अदशैन की लोपसंज्ञा मानने 
स कही दोष नहीं जाता । 

प्रत्ययग्रहण किस लिये किया है ? 


छकू श्छ छुप्‌ इन तीनों छ शब्द वाळे अदशनों में प्रत्यय ग्रहण इस 
लिये किया है कि प्रत्ययभिन्न के अद्शन की ये संज्ञायें न हो जावें। केवल 
प्रत्यय के अदशन की ही ठुकू आदि संज्ञायें होवें। क्या प्रयोजन है ? तदित 
का छुक होने पर इक्‌ तद्धितङकि से विधीयमान स्त्रीप्रत्यय का ही छुक हो' 
गोस्त्रियोरुपसजेनस्य से अजुवृत्त गो शब्द का न हो। क्योंकि गोस्त्रियोः की 


~——— क के तट 
१. पन्च इन्द्राण्यो देवता अस्य पन्चेन्द्रः यहां स्त्रीप्रत्ययान्त इन्द्राणी शब्द 

में निर्दिश्यमानस्यादेशा भवन्ति इस परिभाषा से केवळ आनुक्‌ आगम सहित 

“स्तरीम्रत्यय डीष्‌ का ही कुक्‌ होता है । सत्रीप्रत्ययान्त इन्द्राणी शब्द का लुक्‌ नहीं होता । 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


नवम आहिक ३२१ 
प्रयोजनं तद्वितळाके कंसीयपरशाब्ययोछकि च गोग्रकृतिनिवृत्त्यथम । 


तद्धितलुकि गोनिवृत्त्यथम्‌ । कंश्षीयपरशव्ययोशच लुकि प्रकृतिः 
निवृत्त्यथम्‌ । “लुकूतद्धितलुकी'ति गोरपि लुक्‌ प्राप्नोति । प्रत्ययग्रहणान्न 
भवति 'कंसीयपरशब्ययोर्यञञ्ञो लुक्‌ चे'ति प्रकृतेरपि जुक्‌ प्राप्नोति । 
प्रत्ययग्रहणान्न भवति । 


गोनिवृत्त्यथैन तावन्नार्थः | 


योगविभागात्‌ सिद्धम्‌ । 

योगविभागः करिष्यते । 'गोरुपसजनस्य? । गोन्तस्य प्रातिपदिकस्यो- 
प्तजनस्य हृस्वो भवति । ततः "स्त्रियाः । स्त्रीप्रत्ययान्तस्य प्रातिपदिक- 
स्योपसर्जनस्य हृस्वो भवति । ततो 'लुक्तद्धितळुकी'ति। स्त्रिया इति 
वर्तते । गोरिति नित्रत्तम्‌। 
झलुदृत्ति से स्त्रीप्रत्यय की तरह गो शब्द का छुक्‌ भी प्राप्त होता है ।' 

इसी प्रकार कंसीयपरशव्ययोयेजनौ ळकू च से विधीयमान छुक्‌ कंसीय 
और परशव्य में स्थित छ और यत्‌ प्रत्ययों का दी हो, कंस और परश्च प्रकृतियों 
का न हो । प्रत्ययग्रहण करने से छक्‌ तद्वितलुकि में गो शब्द का और कंसीय- 
परशव्ययो० में कंस परशु प्रकृतियों का लुक्‌ न होगा । 

गोशब्द के लुक्‌ की निवृत्ति के लिये तो प्रत्ययग्रहण की आवश्यकता नहीं । 
गोस्त्रियोरपसजेनस्य सूत्र में योगविभाग करेंगे। गोरुपसजेनस्य यह एक सूत्र 
होगा । उस का अर्थ होगा--उपसर्जन गोराब्दान्त प्रातिपदिक को हस्व होता 
हे । जैसे- चित्रण: । उस के बाद स्त्रियाः यह दूसरा सूत्र होगा। उसका 

१. यदि कहो छुकृतद्धितलुकि में गो शब्द का भी लुकू मानने पर पञ्चमिः 
गोभिः ऋतः पटः पञ्चगुः यहां करीतार्थक तद्धित ठक्‌ प्रत्यय का अध्यधेपूर्वेद्विगोढुंग० 
से लुक होने पर लुक्तद्धितलुकि से गो शब्द का भी लुकू हो जायया तो गो शब्द 
अन्त में न रहने से गोरतद्धिवळुकि से समासान्त उच्‌ प्रत्यय स्वतः ही प्राप्त न 
होगा उस के लिये अतद्धितलुकि यह निषेध व्यर्थ हो जाता है। वह व्यर्थ न हो 
इस लिय गो शाब्द का छक स्वयमेव रुक जायगा सो भी वात नहीं । समासान्त 
टच्‌ करक फिर गो शब्द का लुकू संभव है। वह न हो वल्कि टच करने से 
पहले ही गो का छुक्र हो जावे इस लिये भी अतद्धितलुकि यह निषेध रह सकता 
हे। उस के व्यर्थ न होने से वह इस वात में ज्ञापक नहीं हो सकता कि गो शब्द 
का लुक्‌ नहीं होता । 


(७-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


६२२ च्याकरणमदाभाण्य 


कंसीयपरशब्ययोविंशिष्टनिर्देशात्‌ सिद्धम्‌ । 


कंसीयपरशब्ययोर्विशिष्टनि्देशः कर्तव्यः । कंसीयपरराव्ययोर्यञञौ 
भवतइछयतोइच लुग्‌ भवतीति। स चावश्यं विशिष्टनिदेशः कतेव्यः । 
क्रियमाणेऽपि बै प्रत्ययग्रहणे उकारखकारयोमी भूदिति। कमेः सः 
कंसः । परान्‌ श्टणातीति परञ्जः इति । 

नेष दोषः। उणाद्योऽ्युत्पन्नानि प्रातिपदिकानि। स एषोऽ- 
नन्याथौँ विशिष्टनिर्देशः कतेव्यः । प्रत्ययग्रहणं वा कर्तव्यम्‌ ।. 


अथे होगा--उपसेन स्त्रीप्रस्ययान्त प्रातिपदिक. को इस्व होता है। जैसे-- 
अतिखट्वः । निष्कौशाम्बिः । तदनन्तर लक्‌ तद्धितलुकि सूत्र में केवल स्त्रियाः 
सूत्र को अनुवृत्ति होगी । उस से स्त्रीप्रत्यय का ही झुकू होगा। गो शब्द 
की अनुरत्ति न होने से उसका लुक्‌ न होगा । कंसीयपरशव्ययो० में भी विशेष 
निर्देश करने से दोष न होगा । सूत्र का अर्थ ऐसा करेंगे- कंसीय परशव्य शब्दों 
से विकार अवयव अर्थ में क्रम से यम्‌ अन्‌ प्रत्यय होते हैं साथ ही कंसीय परशव्य 
में स्थित छ और यत्‌ का लुक्‌ भी हो जाता है। उससे छ और यत्‌ का 
विशेष निर्देश कर देने से उन्हीं का लुकू होगा। प्रक्ृतियों का न होगा। छ 
और यत्‌ के छुक का विशेष निर्देश करना आवश्यक भी हे । अन्यथा जुक्‌ में 
्त्ययम्रहण कर देने पर भी कंस और परञ्ञ॒ शब्दों में स्थित स और उ प्रत्ययं 
का भी कुक्‌ प्राप्त होता है। वह न हो इस लिये छ और यत्‌ का विशेष निर्देश 
करना चाहिये। कमेः सः और आङ्परयोः खनिशुभ्यां डच्च इन उणादि सूत्रों 
से क्रम से स और उ प्रत्यय कर के कंस और परशु शब्द बनते हें । काम्यते 
इति कंसः, जो चाह की वस्तु है । परान्‌ श्रणाति इति परञ्चः। जो दूसरों का 
हनन करे वद्द परशु है । प्रत्यय का ळुक्‌ कहने पर स और उ प्रत्ययो का झुक भी 
प्राप्त होता है।' उसे रोकने के लिये छ यत्‌ प्रत्ययं का विशेष निर्देश 
आवश्यक दै । 


यह कोई दोष नहीं । कंस और परशु मै स और उ प्रत्ययो के लुक की 
तो प्राप्ति ही नहीं। क्योंकि उणादयोथ्व्युत्पन्नानि प्रातिपदिकानों इस परिभाषा से 
१. यम्‌ अन्‌ श्रत्ययों का तो बिधानसामर्थ्य से छुक न होगा । यदि लुक्‌ च 


कहने से छ यत्‌ के साथ यम्‌ अन्‌ का भी लुक्‌ हो जावे तो उन का विधान करना 
ही व्यर्थ है। 


२. अतः कृकमिकंसकुम्भपात्र० सूत्र में कमि कंस दोनों का भेद से निर्देश 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


नवम आश्विक ६२३ 
उक्त वा । 
र किसुक्तम्‌ । 'ड्थापूप्रातिपदिकग्रहणमङ्गभपदसंज्चाथै यच्छ्योइच 
लुगर्थमि'ति । 
षष्ठीनिर्देशाथ तु । 
षष्ठीनिर्देशार्थ तहिं प्रत्ययग्रहणे कर्तव्यम्‌ । षष्ठीनिर्देशो यथा 
प्रकल्पेत । 
अनिर्देशे हि षष्ठयर्थाप्रासिद्विः । 


अक्रियमाणे हि प्रत्ययग्रहणे षष्ठधर्थस्याप्रसिद्धिः स्यात्‌ । कस्य। 
स्थानेयोगत्वस्य । 
से उणादि शब्द अत्युत्पन्न माने जाते हें । उन में किसी प्रकृति प्रत्यय का 
विभाग नहीं होता। इस लिये कंस और परशु शब्द स और उप्रत्ययान्त न 
होंगे तो स ओर उ प्रत्ययो का छुक्‌ नहीं प्राप्त दोगा । उस अवस्था मे छ और 
यत्‌ प्रत्यय के विशिष्ट निर्देश का और कोई प्रयोजन नही रहता सिवाय इस 
के कि वह कंस और पर॒ इन प्रकृतियों के झुकू को रोके। उस के लिये यहां 
सूत्र में प्रत्ययग्रहण करें या वहाँ छ यत्‌ के ळुकू का विशिष्ट निर्देश करें। कोई 
भेद नहीं पड़ता । 

कंसीयपरशव्ययोः० सूत्र में छ यत्‌ का विशेष निर्देश किया दी हुआ है 
जो कि उ्याप्प्रातिपदिकात्‌ के अधिकार का प्रयोजन है । वार्तिककार ने स्वयं 
कहा दै--्यापूप्रातिपदिकम्रहणमङ्गभपदसंज्ञार्थं यच्छयोरच ठुगर्थम्‌। इस लिये यहां 
प्रत्ययग्रहण व्यथ हे । 

अच्छा तो षष्टी विभक्ति के निदेश के लिये प्रत्ययग्रहण करना चाहिये । 
प्रयस्य कहने से षष्ठी का निर्देश हो जाता दै। उस से प्रत्यय के स्थान में 
हुआ जो अदशन उस की झुकू एकु ठप्‌ संक्षायें द्दो जायेंगी। यदि प्रःययस्य 
नहीं पढ़ते हैं तो षष्ठी के अर्थका अवगम नहीं दोता। पढी का अर्थ क्या दे! 
स्थानियांग । षष्ठी स्थानेयोगा के नियम से प्रत्यय के स्थान में हुआ जो अदुरiन 
यह अर्थ बिना प्रत्ययग्रहण किये नहीं दो सकता । 
"करना ही उणादयोऽच्युतपन्नानि प्रातिपदिकानि इस परिभाषा का शापक है । अन्यथा 
कंस शब्द के कम्‌ घातु से व्युत्पन्न होने के कारण कमिग्रहण सें ही कंस का ग्रहण 
भी हो जाता। दोनों का पृथक्‌ २ निर्देश यह सिद्ध करता है कि उणादि शब्द 
अथ्युत्पन्न होते हैं । 


(०-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


६२४ च्याकरणमद्दाभाष्य 


क पुनरिह घषठीनिर्देरेनार्थः प्रत्ययग्रहणेन यावता सर्वत्रैय 
षष्ठथुच्चार्यते-अणिओः, तद्राजस्य, यञञोः, शप इति । 

इह्‌ न काचित्‌ षष्ठी । 'जनपदे ळुबिति' । 

अत्रापि प्रकृत प्रत्ययग्रहणमजुवतते । क्क प्रकतम्‌ । 'प्रत्ययः 

परइ्चेति। 

तद्वै प्रथमानिर्दिष्टं षष्ठीनिर्दिष्टेन चेहार्थः । 

ङयापूप्रातिपदिकादित्येषा पञ्चमी प्रत्यय इति प्रथमायाः षष्टी 
प्रकरपयिष्यति तस्मादित्युत्तरस्येति । 

प्रत्ययविधिरयम्‌ । न च प्रत्ययविधो पञ्चम्यः प्रकल्पिका भवन्ति । 


नायं प्रत्ययविधिः । विहितः प्रत्ययः । प्रकृतश्चानुवतेते ! 


आप ( घष्टी के अथ को समझाने के लिये ) कहाँ षष्टी विभक्ति निर्देशायै 
प्रत्ययग्रदृण करना उचित समझर्त हैं जब कि सर्वत्र हदी लुक्‌ में षष्टी उच्चारित 
की हुई दे। उदाहरणाथ देखिये- प्यक्षत्रियाषेनितो यूनि लुर्गाणजोः, तद्राजरय 
बहुषु तेनैवास्त्रियाम्‌ । यननोइच। अदिप्रश्रतिभ्यः शपः। यहां अणिमोः, तद्राजस्य, 
यस़नोः, शपः ये सब षष्ठी निर्देश दे जिन का लुक्‌ होता है । 


यहां कोई षष्ठी नदी दिखाई देती । जैसे--जनपदे छप्‌ । 
. यहां भी उपर से प्रत्ययग्रण की अजुत्रत्ति आ रही हे । कहां से ? प्रत्ययः, 

परश्च से। 
वह तो प्रथमा विभक्ति से निर्दिष्ट है। यहां हमें षष्टी के निर्देश से 
प्रयोजन दै। ` 

ब्यापूश्रातिपदिकात्‌ इस अधिकार सूत्र में प्रातिपदिकात्‌ यदद पञ्चमी 
प्रत्यय: इस प्रथमा को तस्मादित्युत्तरस्य के नियम से षष्टी में बद्र देगी। उस 
से जनपदे छुप्‌ का अर्थ होगा--प्रातिपदिक से पर विहित चातुरर्थिक प्रत्यय का 
जनपद अर्थे में छुप्‌ होता है । 


जनपदे छुप्‌ सूत्र तो प्रत्यय विधान प्रकरण में है। प्रत्यय विधान में 
पन्चमी विभक्ति किसी विभक्ति को ष्ठी में नहीं बद्ढा करती | 


जनपदे ठुप॒ यह सूत्र प्रत्यय का विधान नहीं करता । प्रत्यय तो पहले से 
विहित चला आ रहा है । उसकी यहां अजुवृत्ति मात्र करनी हृ । जो चातुरार्थिक 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


नवम आह्विक ६२५ 


सर्वादेशार्थ वा वचनम्रामाण्यात्‌ । 


सर्वादेशार्थं तर्हि प्रत्ययग्रहणं कर्तव्यम्‌। लुक्‌ इळु लुपः सबांदेशा 
यथा स्युः । 


ST 1-1. त्या 
प्रत्यय पूर्वे सूत्रों से विद्दित दे उसका जनपद अर्थ में ुप्‌ करने के लिये प्रत्यय 


यह प्रथमा षष्ठी में वदर सकती है। इस लिये सबैत्र षष्टी उच्चारित होने से 
यहां तदथै प्रस्ययग्रण करना व्यथ दै 

अच्छा तो सर्वादेश के लिये प्रत्ययग्रहण करना चाहिये । जिस से लुक्‌ 
इछ छप्‌ ये प्रत्यय के अददोन सम्पूण प्रत्यय के स्थान में आदेश हो । प्रत्यय के 
अन्तादेर न दो । 

१. वस्तुतः षष्ठीनिर्देशाथे प्रत्ययग्रहण करना ही चाहिये । जिस से प्रत्यय 
के स्थान में हुए अद्शन की लुक्‌ आदि संज्ञायें होवें। इसी लिये वार्तिककार ने घठी- 
निदेशाथ तु इस वातिक के पश्चात्‌ सवादेशा वा इस वार्तिक में वा शब्द पक्षान्तर 
को दिखाने के लिये प्रयुक्त किया हे । अन्यथा आगस्त्यस्य छात्राः आगस्तीयाः यह 
रूप नहीं बनेगा । प्रत्ययग्रहण के अभाव में लुक्‌ प्रकृति का भी समझा जाने लगेगा 
तो आगस्त्यकौण्डिन्ययोरगस्तिकुण्डिनच्‌ इस सूत्र में यदि ऊपर से लुक्‌ की अनुदृत्ति 
करं तब अगस्ति कुण्डिनच्‌ और लुक ये तीन आदेश आगस्त्य और कौण्डिन्य 
इन दो शब्दों को अलग अलग प्राप्त होंगे जो कि सर्वथा अनिष्ट हैं। यदि लुक्‌ की 
अनुदृत्ति न कर के केवळ अगस्ति और कुण्डिनच्‌ ये दो आदेश ही उक्त दोनों शब्दों 
को बहुवचन में विधान करें तो आगस्तीया: यहां वहुवचन में आगस्त्य शब्द को 
अगस्ति आदेश हो जायगा। तव आगस्त्य के बृद्धसंज्ञक न रहने से बृद्धाच्छः से 
शैषिक छ प्रत्यय नहीं प्राप्त होगा । प्रत्ययग्रहण करने पर छुक प्रत्यय का ही होगा । 
प्रकृति को आदेश नहीं होगा तो आगस्तीयाः में शैषिक अजादि प्रत्यय की विवक्षा 
में गोत्रेऽछुगचि से गोत्रप्रत्यय यज्‌ का लुक्‌ रुक जाने से आगस्त्य शब्द बुद्धसंज्क 
मिल जायया । उससे छ प्रत्यय हो कर आगस्तीयाः यह इष्ट रूप बन जाता है। 
लुक संनियोगशिष्ट अगस्ति आदेश प्रत्यय के छक्‌ के साथ ही होगा। यहां प्रत्यय 
का छ॒कू न होने से अगस्ति आदेश भी नहीं होगा । भाष्यकार तो षष्ठी निर्देशाथ 
प्रत्ययग्रहण नहीं चाहते । उन के मत में आगस्त्यकोण्डिन्ययोः० सूत्र में यस्कादि- 
भ्यो गोत्रे से गोत्रग्रहण तथा पूर्वाचुक्रान्त छक की अनुइत्ति आती है। जो गोत्र 
में विहित हे उस का लक्‌ हो जायगा । गोत्र में विहित प्रत्यय ही ह। शेष प्रकृति 
भाग को अगस्ति ङुण्डिनच्‌ आदेश हो जायेंगे । आगस्तीयाः में गोत्र विहित यम्‌ 
प्रत्यय का छक्‌ प्रतिषिद्ध हो जाने से अगस्ति आदेश नहीं होगा तो दुद्धाच्छः से छ 
प्रत्यय सिद्ध हो जायगा । 


(७-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


| 


३२४ च्याकरणमंहाभाष्ये 


अथ क्रियमाणेऽपि प्रत्ययग्रहणे कथमिव लुक्‌ इळु लुपः सबीदेशां 
लभ्याः । 

वचनप्रामाण्यात्‌ । प्रत्ययः्रदणसामर्थ्यात्‌ । 

एतदपि नास्ति प्रयोजनम्‌ । आचायप्रवृत्तिश्शापयति लुक्‌ छुः 
छुपः सर्वादेशा भवन्तीति। यदथं 'ुग्वा दुहदिलिददयुद्दमात्मनेपदे 
दन्त्ये? इति लोपे प्रकते लुकं शास्ति । । 

उत्तरार्थं तु । 

उत्तरार्थ तर्हि प्रत्ययश्नहणं कर्तव्यम्‌ । 

क्रियते तत्रैव प्रत्ययलोपे प्रत्ययलक्षणमिति । 

द्वितीयं कर्तब्यम्‌। इत्स्नप्रत्ययलोपे प्रत्ययलक्षणं यथा स्यात्‌ । 
एकदेशलोपे मा भूदिति । आघ्नीत । सं रायस्पोषेण ग्मीयेति। 

प्रत्ययम्रहण करने पर लक्‌ श्छ छप्‌ कैसे सवीदेश हो सकेंगे ! 

वचन के प्रमाण से। प्रत्ययरय इस वचन के सामथ्ये से यह समझा 


जायगा कि अलोन्त्य की बाधा हो कर सम्पूर्ण प्रत्यय के स्थान में छुक इळ लुप्‌ 
आदेश होते हें । अन्यथा प्रत्ययस्य कहना व्यर्थै है । 


यह भी कोई प्रयोजन नहीं । आचाय का व्यवहार इस बात का ज्ञापक 
दे कि खक शकु लुप्‌ ये सर्वादेश होते हैं। क्योंकि आचार्य जो घोलोंपो लेटि वा 
से लोप को अनुबृत्ति आने पर भी छावा दुहदिहलिह० सूत्र में ढुक्‌ अदण करते 
ई उससे यद्द बात सिद्ध होती है । यदि लोप के समान . ठुक्‌ आदि भी अन्त्य 
के स्थान में आदेश हों तो ळुक्‌ अद्ण करना व्यथै हे । 

अच्छा तो उत्तर सूत्र के छिये यह प्रत्ययप्रहण करना चाहिये । जिस से 
प्रत्ययलोपे प्रत्ययलक्षणम्‌ इस उत्तरसूत्र में प्रत्यय की अनुबृत्ति हो सके । 

यह भी प्रयोजन नहीं। उत्तर सूत्र में प्रत्ययम्रहण किया ही हुआ दै । 

वहां दूसरा प्रत्ययग्रदण करने के लिये यहां प्रत्ययग्रहण करना चाहिये । 
जिस से सम्पूर्ण प्रत्यय का कोप होने पर प्रत्ययलक्षण हो। प्रत्यय के एकदेदा या 
अवयव का लोप होने पर प्रत्ययळक्षण न हो । आध्नीत ( आङ्‌ इन्‌-सीयुट्‌ लिङ्‌ त ) 
संग्मीय ( सम्‌ गम्‌-सीयुद्‌ छिछ इद्‌ ) यहां आङ्‌ पूर्वक इन्‌ घातु और सम्‌ पूर्वक 
गम्‌ धातुओं से विधिलिङ्‌ में सोयुद् प्रत्यय के सकार का लोप हुआ है । वदद 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


नवम आह्विक ६२७ 
प्रत्ययलोपे प्रत्ययलक्षणम्‌ ॥१।१।६२॥ 
प्रत्ययग्रहणं किमर्थम्‌ ? 


लोपे प्रत्ययलक्षणम्‌ इतीयत्युच्यमाने सौरथी वैहतीति गुरूपोत्तम- 
लक्षणः ष्यङ्‌ प्रसज्येत । 


प्रत्यय के एकदेश का लोप हे । सम्पूर्ण प्रत्यय का लोप नहीं हे इस लिये वहां 
प्रत्ययलक्षण न होगा तो झलादि सीयुट्‌ को मान कर अनुदात्तोपदेश वनतितनोत्यादीनां० 
से इन्‌ गम्‌ के अनुनासिक नकार मकार का लोप नहीं होता । 


प्रत्ययग्रहण किस लिये किया है ? 


लोपे प्रत्ययलक्षणम्‌ इतना सूत्र होने पर सौरथी वेहती ( सुरथस्य विद्दतस्य 
चापत्यं गोत्रे स्त्री) यहाँ अणिनोरनाषयोगुरुपोत्तमयोः ष्यङ्‌ गोत्रे से ग्रुरूपोत्तम 
मान कर द्वोने वाळा ष्यङ्‌ आदेश प्राप्त होगा' । क्योंकि सुरथ विहत शब्दों से 
गोत्र मै अत इञ्‌ से इन्‌ प्रत्यय करके सौरथि वेदति रूप होते हैं। रम्‌ धातु 
से कथन्‌ प्रत्यय परे रहते मकार का लोप हो कर रथ शब्द बनता है । और दन्‌ घातु 
से क्त प्रत्यय परे रहते नकार का लोप होकर हत शब्द बनता दे। मकार नकार 
प्रत्यय नहीं है । उनके रहते गुरूपोत्तम होने से जसे--इअन्त सौरथि वैति शब्दों 
के इज को अणिजोरनापयोः० से स्त्री अपत्य में ष्यङ आदेश प्राप्त होता दे 
( युरूपोत्तम शब्द का अर्थ है-त्रिप्रश्‍ृतीनामन्त्यमक्षरमुत्तमम्‌ । तस्य समीपे यत्‌ 
तडुपोत्तमम्‌ । उपोत्तमं शुरु यस्मिन्‌ प्रातिपदिके तद्‌ गुरूपोत्तमम्‌। जिस प्रातिपदिक 
भें तृतीय आदि अक्षर के समीपस्थ द्वितीय आदि अक्षर गुरु दो उसे गुरुपोत्तम 
कहते हैं |) वैसे छोप होने पर भी वह ष्यङ्‌ आदेश हो जायगा। अर्थात्‌ ष्यछू 
प्रत्यय का प्रादुर्भाव दो जायगा । जिससे सौरथ्या वैहत्या ऐसा अनिष्ट रूप प्राप्त 
होगा । सिद्धान्ततः स्त्री अपत्य में इतो मनुष्यजातेः से ङीष्‌ होकर सौरथी वेहती 
ये इष्ट रूप बनते हें । 


१. प्रत्ययस्य लक्षणे दुशैन प्रादुओवः प्रत्यय का लक्षण अर्थात्‌ दशन, 
प्रादुर्भाव ऐसा अर्थ कल्पनाकर यह कहा जा रहा हे । सूत्रार्थ यह होगा--जिस किसी 
का लोप है उसके रहते जो प्रत्यय होता दै, उसका लोप होने पर भी उस प्रत्यय का 
प्रादुर्भाव हो जाता है । 


(७-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


६२८ व्याकरणसद्दा भाष्य 
नेष दोषः । नैवं विश्ञायते लोपे प्रत्ययलक्षणं भवति प्रत्ययस्य 
प्रादुभोव इति। कथं तर्हि प्रत्ययो लक्षणं यस्य कायस्य तत्‌ छुप्तपि 
भवति । 
इदं तर्हि प्रयोजनम्‌ । सति प्रत्यये यत्‌ प्राप्नोति तत्‌ प्रत्ययळक्षणं 
यथा स्यात्‌ । लोपोत्तरकालं यत्‌ प्राप्नोति तत्‌ प्रत्ययलक्षणं मा भूदिति । 
कि प्रयोजनम्‌ ? 
ग्रामणिकुळं सेनानिकुळम्‌ इत्यतौत्तरपदिके हृस्वत्वे कृत हृस्वस्य 
पिति कृति तुगिति तुक्‌ प्राप्नोति स मा भूदिति । 


यदि तर्हि यत्‌ सति प्रत्यये प्राप्नोति तत्‌ प्रत्ययलक्षणेन भवति, 


यह कोई दोष नहीं । प्रत्ययलक्षण का अर्थ यह नहीं है कि प्रत्यय का 
लक्षण दर्शन अथवा प्रादुर्भाव होना । बहिन प्रत्यय है लक्षण निमित्त जिस कार्य 
का वह कार्य प्रत्ययलक्षण कहाता है । लोप हाने पर प्रत्ययनिमित्तक कार्य का 
होना दी प्रत्ययलक्षण हे । सौरथी वेहती में प्रत्यय को निमित्त मान कर कोई 
कार्य नहीं करना है इस लिये मकार नकार का लोप होने पर भी प्रत्ययलक्षण 
नहीं होगा । न 

अच्छा तो प्रत्ययग्रहण का यह प्रयोजन है कि प्रत्यय के रहते जो कार्य 
प्राप्त हो वह उस प्रत्यय के लोप होने पर भी प्रत्ययलक्षण अर्थात्‌ प्रत्यय को निमित्त 
सान कर हो जावे । प्रत्यय का लोप होने पर जो कार्य प्राप्त हो वह प्रत्ययळक्षण से 
न द्दोवे 1? 

क्या प्रयोजन दै ! 


ग्रामणिकुलम्‌ सेनानिकुलम्‌ ( ग्रामण्यः सेनान्यः कुलम्‌ ) यहाँ षष्ठी समास 
में कुछ शब्द उत्तरपद परे रहते क्किप्‌ प्रत्ययान्त ग्रामणी सेनानी शब्द को 
इको हस्वोऽ्थो गालवस्य से हस्व करने पर हृस्वस्य पिति कृति से तुकू प्राप्त 
होता दै वह न होवे । क्योंकि क्किप्‌ प्रत्यय के रहते तुक प्रास नहीं था वह क्रिप 
का झोप होने पर भी ग्रत्ययलक्षण से नहीं होगा । 


यदि प्रत्यय के परे रहते जो कार्य प्राप्त हो वही ( प्रत्ययळोप होने पर ) 
RR 
१. प्रत्ययछोपे प्रत्ययलक्षणम्‌ प्रत्ययलोपे में से 
स प्रत्यय शब्द से सप्तमी 
का छर्‌ मान कर प्रत्यये सति तस्छोपे ऐसा वाक्यार्थ समझा जाता है। 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


नवम भाह्विक ६२९ 


लोपोत्तरकालं यत्‌ प्राप्नोति तन्न भवति, जगत्‌ जनगदित्यित्र तुक्‌ न 
प्राप्नोति । लोपोत्तरकालं ह्यत्र तुगागमः । तस्मान्नार्थ एवमर्थेन प्रत्यय- 
ग्रहणेन । 

कस्मान्न भवति ग्रामणिकुलं सेनानिकुलम्‌ । | 

बहिरङ्गं हस्वत्वम्‌ । अन्तरङ्ग स्तुक्‌ । असिद्धं बहिरङ्गमन्तरङ्ग । 


इद्‌ं तर्हि प्रयोजनम्‌ । झत्स्नप्रत्ययलोपे प्रत्ययलक्षणं यथा स्याद 
पकदेशलोपे मा भूदिति । आघ्नीत । से रायस्पोषेण ग्मीय । 


पूर्वस्मिक्षपि योगे प्रत्ययश्नहणस्यैतत्‌ प्रयोजनसुक्तम्‌ । अन्यतरच्छ- 
क्यमकरतुेम। 1 0 

प्रत्ययलक्षण से होता है और प्रत्यय का लोप होने पर जो काये प्राप्त हो वदद 
प्रत्ययळक्षण से नहीं होता तो जगत्‌ जनगत्‌ ( गच्छतीति जगत्‌ । जनं गच्छतीति 
जनगत्‌ । गस्‌ क्विप्‌ ) यहां क्विप्‌ प्रत्ययान्त गम्‌ धातु से तुक्‌ नहीं प्राप्त होता । 
क्योंकि यहां अन्तरज्ञ होने के कारण पहले क्रिपू का लोप हो जाता है। उसके 
बाद गमः कौ से गम्‌ के मकार का लोप होकर इस्वान्त बन जाने से तुक्‌ होता 
है । क्विप्‌ प्रत्यय के परे रहते तुकू प्राप्त नहीं था तो क्विप का लोप होने पर 
भी प्रत्ययळक्षण से नहीं होना चाहिये । इस लिये ऐसे दोषयुक्त प्रत्ययग्रहण 
की कोई आवश्यकता नहीं । लोप होने पर सववत्र प्रत्ययलक्षण मान लेना चाहिये । 

ग्रामणिकुलम्‌ सेनानिकुलम्‌ में क्विप प्रत्यय का लोप हाने पर प्रत्ययळक्षण 
से तुक्‌ क्यों नहीं होता ? 

यहां इको हस्वो से हुआ हस्व बहिरङ्ग है और तुक्‌ अन्तरङ्ग दै। 
असिद्ध परिभाषा से बहिरङ्ग इस्व असिद्ध हो जायगा तो तुक्‌ नहीं होगा । 

तो फिर प्रत्ययम्रहण का यह प्रयोजन दै कि सम्पूण प्रत्यय का झोप होने पर 
प्रत्ययलक्षण हो । प्रत्यय के एकदेश या अवयव का लोप होने पर न हा । आघ्नीत 
सं ग्मीय ( आङ्‌ इन्‌-पीयट्‌ लिङ त। सम्‌ गम्‌-सीयुट्‌ लिहू इद्‌ ) यहाँ सीयुद्‌ 
प्रत्यय के एकदेश सकार का लोप हुआ दै सम्पूणे सीयुद्र का लोप नहीं हुआ ददे 
इस लिये प्रत्ययलक्षण नहीं होगा तो झळादि सीयुट्‌ को मान कर अनुदात्तोपदेश- 
वनति० से अनुनासिक नकार मकार का लोप नहीं होता । 

पहले सूत्र में भी म्रत्ययग्रइण का यदी प्रयोजन कहा था। इस म 
का भी आप यही कह रहे हें । दोनों में से कोई एक म्रत्ययग्रदण अनावश्यक है। 

SN फक की 


१, इस प्रकार भाष्यकार ने यहां प्रथम प्रत्ययग्रहण का खप्डन कर दिया है। 


(७-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


३३० व्याकरणमहा भाष्य 


अथ द्वितीयं प्रत्ययग्रहणं किमर्थम्‌ । 

१७0 हिते 
प्रत्ययलक्षणं यथा स्यात्‌। वर्णळक्षणं मा भूदिति। गवे हिते 
गोहितम्‌ । रायः कुलं रैकुलमिति। 

द्वितीय प्रत्ययग्रहण किस ल्यि किया दै ? 

प्रत्यय का लोप होने पर प्रत्ययलक्षण कार्य दी द्दो। वर्णैलक्षण कार्य न 
हो इस लिये प्रत्ययलक्षणम्‌ यह द्वितीय प्रत्ययम्रदण किया है । गवे हितं गोहितम्‌ । 
रायः कुल रैकुलम्‌ । यहां गो रे शब्दों के षष्ठीसमास में ढे ड्स विभक्तियों का 
लुकू हुआ दे । उस को प्रत्ययळक्षण मान कर अच्‌ परे दो जाने से एचोऽयवायावः 
से अबू आय्‌ आदेश प्राप्त होते हैं। वे अच्‌ रूप वर्ण लक्षण कार्य है । प्रत्यय 
को निमित्त मान कर होने वाळे नहीं हैं इस छिये प्रत्ययलक्षण नहीं होगा तो 
अबू आय्‌ आदेश नहीं होते ।' 

१. एतन्मूलक ही वर्णाश्रये नास्ति प्रत्ययलक्षणम्‌ यह परिभाषा हे। जहां 
वर्ण का प्राधान्य है अर्थात्‌ प्रधान रूप से जहां वर्ण का आश्रयण किया है वहीं 
प्रत्ययलक्षण का निषेध होता है । किन्तु जहां वर्ण प्रधान न होकर प्रत्यय प्रधान है 
और अप्रधानता से वर्ण का आश्रयण किया है वहां प्रत्ययलक्षण का निषेध नहीं 
होता। जैसे- अतृणेट्‌ । यहां तृद धातु से लङ्‌ भें तिप्‌ का लोप होने पर उसे 
अत्ययछक्षण मान कर तृणह इम्‌ सें इमागम हो जाता है। इमागम करने वाळे 
सूत्र में हलादि पित्‌, सावधातुक प्रत्यय की प्रधानता है हळू रूप वर्ण की प्रधानता 
नहीं है। वहां हळू वर्ण सावधातुक का विशेषण है इस लिये वर्ण की अप्रधानता 
होने से वर्णाश्रय होने पर भी प्रत्ययलक्षण का निषेध नहीं होता । वर्ण की प्रधानता 
में प्रत्ययलक्षण निषेध के समान ही लोपो ब्योबॅलि से होने बाला यकार चकार 
का लोप वळू रूप वर्ण को निमित्त मान कर होने से वर्णाश्रय कहलाता है, प्रत्ययाश्रय 
नहीं । इसोलिये आख्नेमाणम्‌ ( आङ्‌-ल्लिव्‌-मनिन्‌ ) में खिव्‌ के वकार का लोप 
होने पर न धातुलोप आर्धधातुके से प्राप्त सावेधातुकगुण का निषेध प्रत्ययाश्रयत्वाद्‌- 
न्यत्र सिद्धस्‌ ऐसा कह कर रोका गया है। वहां लोपो व्योर्वलि से हुआ वकार का 
लोप आधधातुक मनिन्‌ प्रत्यय को निमित्तं मान कर नहीं हुआ । वल्कि मनिन्‌ में 
बट्‌ रूप वर्ण को निमित्त मान कर हुआ है । आर्षधातुकनिमित्तक लोप न होने से 
गुण निषेध नहीं होता यह सिद्ध किया है । यदि इसी प्रकार सुपूर्वक धिन्व्‌ कण्व 
धातुओं स्‌ विच्‌ प्रत्यय करें और विच्‌ का सर्वापहारी लोप हो जाने पर प्रत्ययलक्षण 
से वू परे माने तो छोपो ब्यो० से होने बाला धिन्व्‌ कृण्व्‌ के वकार का लोप 
आधषेधाठुक विच्‌ प्रत्ययाश्रय न होकर वळू रूप वर्णाश्रय होगा। उस अवस्था में 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


नवम जाद्विक ६३१ 
किमर्थ पुनरिद्सुच्यते । 
ग्रत्ययळोपे प्रत्ययळक्षणवचनं सदन्वाख्यानाच्छास्त्रस्य । 


प्रत्ययलोपे प्रत्ययळक्षणसित्युच्यते । सद्‌न्वाख्यानाच्छस्त्रस्य । 
सच्छास्त्रेणान्वाख्यायते । सतो वा शास्त्रमन्वाख्यायकं भवति । सदन्वाः 
ख्यानाच्छास्त्रस्य । 'उगिद्चां सर्वनामस्थानेऽधातोरि'ति इहेब स्याद्‌ 
गोमन्ती यचमन्तो । गोमान्‌ यवमान्‌ इत्यत्र न स्यात्‌ । इष्यते च 
स्यादिति। तच्चान्तरेण यत्नं न सिध्यतीत्यतः प्रत्ययलोपे प्रत्ययळक्षण- 
चचन मित्येवमर्थमिद्सुच्यते । 


यह सूत्र किस लिये बनाया है? 


प्रत्ययलोपे प्रत्ययलक्षणस्‌ यह सूत्र इस लिये बनाया हे कि शास्त्र सत्‌ का 
ही निमित्तत्वेन अन्वाख्यान करता दे। असत्‌ का नहीं। शास्त्र द्वारा विद्यमान 
का ही प्रतिपादन दोता हे अविद्यमान का नहीं, या विद्यमान द्वी शास्त्र द्वारा 
प्रतिपादित किया जाता है। जैसे -उगिदचां सर्वनामस्थानेश्धातोः इस शास्त्र से 
सर्वनामस्थान परे रहते नुम्‌ का विधान किया है वह गोमन्तौ, यवमन्तौ ( गोमत्‌ , 
यवमत्‌-ओ ) यहां सबैनामस्थानसेज्ञक औ प्रत्यय के विद्यमान होने पर दी द्दो 
सकता हे । गोमान्‌ यवमान्‌ ( गोमत्‌, यवमत-सु ) यहां सु सर्वनामस्थान के 
विद्यमान न होने से चुम प्राप्त नदीं हो सकता । इष्ट है यहां भी नुम्‌ हो । वह विना 
यत्न के सिद्ध नहीं होता इस लिये प्रत्ययलोपे प्रत्ययलक्षणम्‌ यह सूत्र बनाया है । 


आर्धधातुक निमित्तक धातुलोप न होने से न घातुलोप सूत्र से लघूपधगुण का 
निषेध न हो सकेगा तो गुण होकर सुधेन्‌ सुकरण होंगे । प्रथमा एकवचन सु परे 
रहत सु लोप नलोप हो जायेंगे तब सुधे सुकः ये इष्ट रूप बनेंगे। न घातुलोप से 
गुणनिषेध मान कर तो सुधिन मै सौ च से इन्नन्त को दीघ होकर विद्यार्थी की तरह 
सुधी ऐसा अनिष्ट रुप प्राप्त होगा। और सुकृण्‌ में नान्त की उपधा को सर्वना- 
मस्थाने चासम्बुद्धौ से दीर्ष होकर उपघायाइच से इत्व रपर हो जायया तो वॉरुप- 
चाया दीधै इकः से पदान्त में दीध होकर गीः की तरह सुकीः यह अनिष्ट रुप प्राप्त 
होगा । यद्यपि एचोऽयवायावः के उक्त उदाहरण गोहितम्‌ रैकुलम्‌ में अच्‌ रूप 
वर्णाश्रय होने पर भी अन्ततः छे डस्‌ प्रत्ययों का आश्रय भी है पर वह शब्दोपात्त 
नहीं है इस लिये वहाँ मुख्य रुप से वर्ण का ही आश्रय मान कर प्रत्ययलक्षण 
नहीं होता । 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


६३२ व्याकरणमहाभाष्यं 


अस्ति प्रयोजनमेतत्‌ । किं तर्हीति । 
ठुक्युपसंख्यानम्‌ | 
लुक्धुपसंख्यानं कतंब्यम्‌। पञ्च सत्त । 
कि पुनः कारणं न सिध्यति । 
छोपे हि विधानम्‌ | 
ळोपे हि प्रत्ययलक्षणं विधीयते तेन छुकि न प्राप्नोति । 
न वा दीनस्य लोपसंज्चिलात्‌ | 
न वा कर्तव्यम्‌। कि कारणम्‌ । अदर्दानस्य लोपसंशित्वात्‌ | 
अद्रानं लोपसंज्ञं भवतीत्युच्यते । लुमत्संश्चाश्चाप्यदरीनस्य क्रियन्ते । 
तेन लुक्यपि भविष्यति । 
। | यद्येवम्‌ । छु 
| अत्ययादशन तु टुमत्सञ्ञस्‌ | 


प्रत्ययादर्शन तु छुमत्संज्ञमपि प्राप्नोति । 


सूत्र का यद प्रयोजन तो है किन्तु लुक्‌ में मी प्रत्ययलक्षण कहना चाहिये । 
पञ्च सप्त ( पञ्चन्‌, ससतन्‌-जस्‌ शस्‌ ) यहां षट्‌ संज्ञक पञ्चन्‌ सक्तन्‌ शब्दों से 
परे षड्भ्यो छुक्‌ से जस्‌ हसू का कुरू हुआ है । लोप नहीं हुआ है। इस लिये 
प्रत्ययलोप न होने से प्रत्ययलक्षण प्राप्त नहीं होता । प्रत्ययलक्षण न होने से पद्‌ 
संशा न होगी तो नलोप न हो सकेगा। छुक में भी प्रत्ययलक्षण कहने से पद्‌ 
संज्ञा होकर नोप हो जाता दै । 

क्या कारण है जो झुकू में प्रत्ययलक्षण नहीं प्राप्त होता ? 

होप में प्रत्ययलक्षण कहा है इस ल्यि छुक्‌ में प्रत्ययलक्षण नहीं प्राप्त होता । 

छुक्‌ में अलग 'अत्ययडक्षण कहने की आवड्यता नहीं । क्योंकि अदर्शन 
की लोपसंज्ञा कही गईं है। कु शब्द वाळी लुक्‌ इछ छप्‌ ये संज्ञायें भी अद्शन 


SYN 


की दी होती हैं। उस से अदईन सामान्य को छे कर छुक में भी प्रत्ययलक्षण 
हो जायगा । 


तब तो प्रत्यय के अदुश॑न सामान्य को छे कर तर 
क टोप मल ळुक्‌ दळु लुप्‌ संज्ञायें भी 


७ 0-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


नवम भआह्विक | ३३३ 
तत्र को दोषः ? 
तत्र छुकि इछ्विधिः प्रातिषेध्यः । 

` तत्र लुकि इलुविधिः प्रतिषेध्यः 
इळाविति द्विवचनं प्राप्नोति ।' मला \। सासि दन्ति 
न वा पृथक्‌ संज्ञाकरणात्‌ | 


न वा एब दोषः। कि कारणम्‌ः । पृथक्‌ सं 
| शाकरणात्‌ । 
खंज्ञाकरणसामर्थ्याल्कुकि इळुविधिनं भविष्यति | तस्मात स 
ल्लोपसंज्ञा लुमत्संज्ञा अवगाहते । 


33 
यथैव तर्हि अदशंनसामान्याल्लोपसंज्ञा लुमत्सज्ञा अवगाहते प्च 
खुमत्तज्ञा अपि लोपसंज्ञामवगाहेरन्‌ । 

वहां क्या दोष है ! 

प टा छकू में इछ का काये प्राप्त होता है । उसका निषेध कहना होगा । 

अत्ति हन्ति यहां अदिप्रशृतिभ्यः शपः से हुए शप्‌ के लुक को इल मान कर 
रलौ से द्वित्व प्राप्त होता है । 0 

यह कोई दोष नहीं। लुक्‌ इछ लुप्‌ इस प्रकार अलग २ संज्ञायें करने 
के सामर्थ्य से लुक्‌ में इछ॒विधि न होगी । लुक्‌ आदि संज्ञाओं में सांकर्य न होगा । 
इस लिये अद्रीन सामान्य को लेकर छोपसंजा लुक्‌ आदि संज्ञाओं को व्याप्त 
कर लेगी । उनको अपनी लपेट में ळे. छेगी । अथात्‌ लोप शब्द से लुकू आदि का 
सी ग्रहण हो जायगा तो लुक्‌ में प्रत्ययलक्षण के उपसंख्यान की आवश्यकता नहीं । 


जिस प्रकार अददीन सामान्य को लेकर छोपसंज्ञा से लुक्‌ आदि संज्ञाय 
ग्रृहीत हो जाती हैं उसी प्रकार छुगादि संशाओं से भी छोपस्षज्ञा ग्रहीत हो 
जानी चाहिये । 

१. यह उपलक्षण है। रु में छकू का, लुप्‌ में लुक्‌ का, लुक्‌ में लुप्‌ का इस प्रकार 
तीनों का सांकये प्राप्त होने से उसका निषेध कहना होगा । जैसे--जुहोति में जुहोत्यादिभ्यः 
इळुः से हुए सु को लक्‌ मान कर उतो वृद्धिळुकिद्दळि से हु को वृद्धि प्राप्त होती 
हे। हरीतक्याः फलं हरीतकी, यहां हरीतक्यादिभ्यश्च से हुए भण्‌ के पू को 
लुकू मान कर छुक तद्धितळुकि से हरीतकी में स्थित स्त्रीप्रत्यय का लुक प्राप्त होता 
है। ढवणेन संसृष्टः रवणः सूपः यहां लवणाल्लुक्‌ से हुए ठक्‌ के झुकू को लुप्‌ मान 
कर छुपि युक्तवदूब्यक्तित्रचने से युक्तवद्धाव प्राप्त होता है। 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


६३४ व्याकरणमहाभाष्य 


तत्र को दोषः । 

अगोमती गोमती सम्पन्ना गोमती भूतेति 'लुक्‌ तद्धितळुकी'ति 
ङीपो लुक्‌ प्रसज्येत । 

नजु चात्रापि 'न चा पृथक्‌ संशाकरणादित्ये'व सिद्धम्‌ । 

यथेव तहि पृथक संशाकरणसामर्थ्यादत्॒ लुमत्संज्ञा . लोपसंज्ञा 
नावगाहन्ते एवं लोपसंशापि लुमत्संज्ञां नावगाहेत! तत्र स पव दोषो 
ळुक्यु पसं ख्यानमिति । 

अस्त्यन्यड्लोपसंक्षायाः पृथक्‌ करणे प्रयोजनम्‌ । किम । लुमत्संश्षासु 
यदुच्यत तढ्लोपमात्र मा भूदिति । 

वहां क्या. दोष है । 

अगोमती गोमती सम्पन्ना गोमतीभूता ( गोमती-च्वि,भू ) - यहाँ अभूततद्भाव 
अर्थ में च्िप्रत्ययान्त गोमती शब्द से परे च्वि का सवीपहारी झोप हुआ है। 
उसे लुक मान कर लक्‌ तद्धितलुकि .स गोमती में स्त्रीप्रत्यय ङीप्‌ का लुक प्राप्त 
होता है । 

यहाँ भी लोपसंज्ञा और लुक संज्ञा के अलग २ विधान करने के सामर्थ्य 
से लोपसंज्ञा में लुक संज्ञा का काये नहीं होगा । 


जैसे छोपसंज्ञा और लुकूसंशा के अळग २ विधान करने के सामध्ये से 
यहाँ लोपसंज्ञा में छुकू संज्ञा का काये नहीं होगा वैसे झुक आदि संज्ञाओं में 
भी छोपसंज्ञा का कार्य नहीं होना चाहिये । उस अवस्था में वही दोष है कि 
छुक में प्रत्ययलक्षण का उपसंख्यान करना होगा । 

लोपसंज्ञा के प्रथक्‌ विधान करने का तो एक अन्य प्रयोजन है। क्या ! 


१. अमहती महती सम्पन्ना महद्भूता क्री तरह अगोमती गोमती सम्पन्ना 
गोमताभूता में पुंबदुभाव नहीं होता । क्योंकि नदीवाचक गोमती शब्द भाषितपुस्क 
नहीं ह । महती शब्द तो विशेषण होने से भाषितपुंस्क हे । प्रदीपकार श्रीकैयट जी 
की दृष्टि से तो अगोमती और गोमती में सामानाधिकरण्य न होने से पुंत्रद्भाव का 
अभाव है। वे अगोमती इस प्रकृति को गोमती इस विक्ठात से पृथक मानते हैं । यदि 
गोणी वृत्ति से विक को भौ प्रकृति मान लें अथवा प्रकृति विकृति में अभेद विवक्षा कर 
लें तब तो सामानाधिकरण्य बन जाने से पुंवद्भाव प्राप्त है। वह भाषितपुस्क न 
होने से ही रुक सकता है । 


७ ०-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


नवम आाह्विक १३५ 


लुमति प्रतिप्रेधाद्वा । 


अथवा यदयं “न जुमरताङ्गस्ये’ति प्रत्यव्रलक्षणग्रतिषेचे शास्ति 
तज्शापयत्याचायो भवति लुकि प्रत्ययछक्षणमिति । 


सतो निमित्ताभावात्‌ पदसंज्ञाभावः । 


सन्‌ प्रत्ययो येषां कार्याशामनिमित्त राज्ञः पुरुष इति, स लुप्तो ऽ- 
प्थनिमित्तं स्याद्‌ राजपुरुष इति। 


अस्तु तस्या अनिमित्ते या स्वादौ पदमिति पदसंश्ञा। या तु 
सुप्तिङन्तं पदमिति पदसंज्ञा सा भविष्यति । 


प्रत्यय और अप्रत्यय सभी के अदर्शन की लोप संज्ञा होती है । लुक आदि 
संज्ञायें केवळ प्रत्यय के अदन की ही होती हें । जो कार्ये लुक आदि संज्ञाओं 
सें कद्दा गया दै वह लोप मात्र में नहीं हो सकता। लोपसंज्ञा ब्यापक है । वह 
अदुशनसामान्य की होती हे। उस से झुकू आदि संज्ञाये व्याप्त हो जायेंगी किन्तु 
लुक्‌ आदि संज्ञा्ों मै छुक्र आदि शब्द से भावित प्रत्यय का अदर्शन होता है 
इस लिये वे लोप संज्ञा में व्यापक नहीं दो सकती । अथात्‌ झुकू आदि से लोप 
का ग्रहण नहीं हो सकता । ३ 

अथवा न लुमताङ्गस्य सूत्र द्वारा जो छुमान्‌ शब्द से ळुप्त हुए प्रत्यय में 
प्रत्ययळक्षण का निषेध किया दे वदद आचाय का व्यवहार इस बात का ज्ञापक 
है कि छुक्‌ में भी प्रत्ययलक्षण होता हैं। इस लिये झुकू में उपसंख्यान की 
आवश्यकता नहीं दे। - 


विद्यमान प्रत्यय जिन कार्यों का निमित्त नहीं दै वह लुप्त होकर भी उनका 
निमित्त नहीं होना चाहिये । जैसे-राज्ञः पुरुषः यहां वाक्य में राज्ञः शब्द में 
विद्यमान ङस्‌ प्रत्यय राजन्‌ की पदसंज्ञा का निमित्त नहीं है वह राजपुरुषः इस 
समास में छु हुआ भी पदसंज्ञा का निमित्त नहीं दोना चाहिये । पदसंशा न 
होने से नलोप नहीं प्रास होता । द 

ठीक है। राजपुरुषः में छुप्त हुआ ङस्‌ प्रत्यय स्वादिष्वसवनामस्थाने से. 
होने वाळी पूर्व की पदसंज्ञा का निमित्त न होवे किन्तु सुत्तिडन्तं पदम्‌ से होने . 
वाढी सुबन्त की पद्संज्ञा तो निर्बाध है। यदद पदसंज्ञा रह जायगी तो नछोप 
हो जायगा | दु 


(७-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


कें. . 


९३९ ड्याकरणमद्दाभाष्य 


सत्येतत्‌ प्रत्यय आसीत्‌ । अनया भविष्यत्यनया न भविष्यति । 
लुत इदानी प्रत्यये यावत एवावधेः स्वादौ पदमिति पद्संशा तावत 
एच सुबन्तं पदमिति | अस्ति च प्रत्ययलक्षणेन यजादिपरतेति छत्वा भसंज्ञा 

- प्राप्नोति । | 


तुग्द्धिलयोश्च विप्रतिषेधानुपपत्तिरकयोगळक्षणत्बात्‌ पर्रिवार्‌ इति । 


तुगदीधत्वयोइच विप्रतिषेधो नोपपद्यते। क । परिवीरिति | 
किं कारणम्‌ । एकयोगलक्षणत्वात्‌ । पकयोगलक्षणे हि तुगदीधंत्वे । 
इह लुप्ते प्रत्यये सर्वाणि प्रत्ययाश्रयाणि कार्याणि पर्यवपन्चानि भवन्ति । 
तान्येतेन प्रत्युत्थाप्यन्ते । अनेनैव तुक्‌। अनेनेव च दीर्घत्वमिति । 
तदेकयोगलक्षण भवति ¦ एकयोगलक्षणानि च कायोणि न प्रकव्पन्ते । 


ङस्‌ प्रत्यय के विद्यमान रहते तो यह कद्दा जा सकता था कि इससे पद 
संज्ञा होगी इससे न दोगी। क्योंकि ङस्‌ पर रहते स्वादिष्वसवे० से प्राप्त पूर्व 
राजन्‌ शब्द की पदसंज्ञा को असंज्ञा बाध लेती है। ङस्‌ सहित राज्ञः की 
सुबन्त होने से पदसंज्ञा स्पष्ट ही दै । इस छिये ङस्‌ की विद्यमानता में तो राजन्‌ 
की न होगी, राज्ञः की होगी यद्द जाना जा सकता है परन्तु जब ङस्‌ छुप्त दद 
गया तब राजन्‌ ही सुबन्त है और राजन्‌ ही पूर्व है। दोनों की एक राजन्‌ ही 
अवधि है। जितनी अवधि की सुबन्तं पदम्‌ से पदसंज्ञा होनी है उतनी की 
स्त्रादिष्वसवे० से प्राप्त है । छुप्त हुए ङस्‌ को प्रत्ययलक्षण से मान कर अच्‌ परे दो 
जायगा तो यचि भम्‌ से दोनों पदसंज्ञाओं को बाध कर भसंज्ञा प्राप्त होती दै ।' 
इसके अतिरिक्त दूसरा दोष यह भी है कि-- 


तुकू भौर दीघेत्व में विप्रतिषध नहीं बनता । कहं? परिवीः यहां । 
(परि व्येज-क्रिप्‌ ) परि पूर्वक व्येल धातु से क्विप्‌ प्रत्यय हुआ है । वचि स्वपि० 
से सम्प्रसारण तथा पूर्वरूप होकर इधर हल: से दीर्ध प्राप्त होता है उधर 
हस्वस्य पिति कृति तुक से तुकू। क्किप्‌ के लोप को. प्रत्ययलक्षण से मान कर दोनों 
कायै एक साथ प्राप्त होतेहे. । तुक्‌ और दीधे यहां दोनों एकयोगलक्षण हैं । 
` प्रत्ययलोपे प्रत्ययलक्षणम्‌ इस एक सूत्र द्वारा ही होने वाले हें । क्योंकि यहां 
क्विप्‌ प्रत्यय के लुप्त हो जाने पर सारे प्रत्ययाश्रित कायै नष्टप्राय से हो जाते 


१. स्वादिष्वसवं० से प्राप पद्सज्ञा को तो पर होने से असंज्ञा बाधेगी, 
सुबन्तं पद्म से प्राप्त को अपवाद होन स बाधेगी 


७ 0-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


नवम आह्विक ६३७ 
सिद्धं तु स्थानिसंज्ञानुदेशादान्यभाव्यस्य | 


[कप च 
सिद्धमतत्‌ । कथम्‌। स्थानिसंश्ञाऽन्यभूतस्य भवतीति वक्तव्यम्‌ । 
७, च 
कि कृतं भवति । सत्तामात्रमनेन क्रियते । यथा पराते तुगदीघत्व भविष्यतः । 


तदू वक्तव्यं भवति । 


च 
यद्यप्येतदुच्यते । अथवैतर्हि स्थानिवद्भाचो नारभ्यते। 'स्थानि- 
सञ्चान्य शूतस्यानलूविधावि'ति वक्ष्यामि । 


है। ई सब इस मत्ययळण सूने चे एक जय रत वति ना इस अत्ययलक्षण सूत्र से एक सांथ पुनः उत्थापित किये जाते हैं । 
इसी से तुकू और इसी से दीर्घ । यह एकयोगलक्षण समस्या है । एक ही 
योग से एक साथ होने वाळे काये.नहीं बन पाते । यहां क्रम तो कोई है ही नहीं; 
कसे जानें कि परिवीः में पहले दीर्घं होगा, तुक्‌ न होगा । 

स्थानिसंज्ञानुदेश आन्यभाव्यस्य या स्थानिसंज्ञान्यभूतस्य ऐसा ( नया ) 
वचन बना देंगे । उस से. उक्त दोष न होगा । इस वचन का अर्थ है कि आन्य- 
भाव्य (=अन्यभाव) अन्यभूत या अन्य वस्तु जो लोपादि आदेश दै उसको 
क्विप आदि रूप स्थानी की जो संज्ञा पित्‌. कृत्‌ प्रत्यय इत्यादि जो व्यपदेश 
उसका अतिदेश होता है। आप पूछेंगे आदेश की स्थानिसंशा का अतिदेश कहने 
से क्या होगा तो उसका उत्तर है--यह सूत्र: प्रत्ययलक्षण कार्य न करके स्थानी 
को सत्ता सात्र कर देगा! छुप्त हुआ क्किपू स्थानी उपस्थित समझा जायगा । 
उसकी उपस्थिति में विप्रतिपेधरे परं कार्यम्‌ से तुक्‌ और दीर्घत्व में जो परत्वात्‌. 
प्राप्त होगा वह हो जायगा । पर होन से हलः से दीर्घं पहले हो जायगा तो परिवीः 
बन जायगा । ; 

यह भो गौरव ही है कि प्रत्ययलक्षण की जगह स्थानिसंज्ञान्यभूतस्य यह 
वचन कहना होगा । 

यद्यपि यह वचन कहना होगा फिर भीं उस वचन से एक लाघव हो' 
जायगा कि अलग स्थानिवद्भाव नहीं कहना पडेगा । स्थानिसंज्ञान्यभूतस्यानळू- 
विधौ ऐसा सूत्र बना देंगे। इसी से स्थानिवदादेशोऽनळविधौ का काम चळ 
जायगा । 

१. अनुदेशात्‌=भतिदेशात्‌ । 

२, आन्यभाव्यस्य अन्यभाव एवान्यभाव्यम्‌ , तस्य । स्वार्थ ष्यम्‌ । अन्यभाव 
अन्यवस्तु, अर्थात्‌ आदेश । | 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


7 


६३८ च्याकरणमद्दाभाष्य 


हे मनेपदं भवतीति हन्तेरेव स्यात्‌, वघेने 

यद्चेवमाङो यमहन इत्यात्मनेपदं भवतीत हन शचः 
स्यात्‌ | नहि काचिद्‌ हन्तेः सञ्चास्ति या वधेरतिदिइयेत । 

इन्तेरपि संज्ञास्ति। का । हन्तिरेव । कथम्‌ । “सवं रूपं शाब्द्स्या- 
शब्द्रसंशति वचनात्‌ स्वं रूपं शब्दस्य संज्ञा भवतीति हन्तेरपि हन्तिः 
संज्ञा भविष्यति ।' | 

भसंज्ञा-डपू-ष्फगोरात्वेषु च सिद्धम्‌ । 
भसंज्ञा डीप्ष्फ गोरात्वेषु च सिद्ध भवति । 


भसंज्ञा--राज्ञः पुरुषः राजपुरुषः प्रत्ययलक्षणेन यचीति भसश्ञा 
पराप्नोति । स्थानि संज्ञान्य भूतस्यानलुविधाविति वचनान्न भवति । 


ङीप्‌-चित्रायाँ जाता चित्रा । प्रत्ययलक्षणनाणन्तादितीकारः 
प्रप्नोति । स्थानिसंज्ञान्यभूतस्यानळुविधविति वचनान्न भवति । 


स्थानसं्ञान्यभूतस्यानळूविथो इस वचन में यह दोष होगा कि आको यमहनः 
में इन्‌ से कहा हुआ आत्मनेपद हन्‌ से ही हो सकेगा। वध्‌ सेन हो सकेगा। 
क्योंकि हन्‌ की कोई संज्ञा नहीं जो उसके स्थान में हुए वध आदेश को अतिदिष्ट 
की जाय। 1 
हन्‌ की भी संज्ञा है। क्या! इन्‌ ही। केसे? स्वै रूप झब्दस्य० इस 
वचन से शब्द का अपना स्वरूप संशा होता है इस ल्यि इन्‌ की इन्‌ ही संज्ञा 
हो जायगी। इस वचन का यह ढाभ. भी है कि भसंज्ञा, डीपू, प्फ और गो 
शब्द को आत्व करने में भी स्पानिसज्ञान्यमूतस्यानलुविधी इस वचन से ही इष्ट 
सिद्ध हो जायगा । भसंज्ञा जैसे--राज्ञः पुरुषः राजपुरुष: । यहां समास में छुप्त 
हुए ङस्‌ को प्रत्ययकक्षण से मान कर यचि असू से असंज्ञा प्राप्त होती है । ' 
उससे नलोप न हो सकेगा। किन्तु स्था.नसज्ञान्य० इस वचन में अनळूविधौ कहने 
से भसंज्ञा नहीं दोंगो। क्योंकि अजादि प्रत्यय का आश्रयण करने से भसंज्ञा 
अल्विधि है ।- अळविंधि में: झुकू को स्थानीसज्ञा न होगी .तो ङस्‌ परे न होनेसे 
असंज्ञा न होगी । उससे नरोप हो जायगा । ढीप जैसे-चित्रायां जाता चित्रा । 
यहां चित्रा शब्द से तत्र जातः अथ में हुए अण्‌ का चित्रोरेवतीरोहिणीभ्यः 
स्त्रियामुपसंख्यानम्‌ से छुक्‌ हुआ दै । उस को प्रत्ययळक्षण से मान कर चित्र शब्द 
झण्णन्त हो जायगा तो टाप्‌ को बाघ कर टिड्डाणन्‌० से डीप्‌ प्राप्त होता दै । 

१, सूत्रोपात्त हन्‌ प्रयोगस्थ इन्‌ की संज्ञा दे । 


७ ०-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


नवम आह्निक ६३९ 


ष्फ--वतण्डी । प्रत्ययलक्षणेन यञन्तादिति ष्फः प्राप्नोति। 


स्थानिसंज्ञान्य भूतस्यानल्‌विधाविति वचनान्न भवति | 


गोरात्वम-गामिच्छति गव्यति। प्रत्ययलक्षणेनामि 'औतोमः 


भलो सिल पराप्तोति। स्थानिसंश्ान्यभूतस्यानल्विधाविति वचनान्न 
भवति । 


तस्य दोषो डौ नकारछापेत्रेम्‌ विधयः । 


तस्यैतस्य लक्षणस्य दोषः | ङो.नकारखोपः । आद्रे चर्मन्‌ लोहिते 
चनन्‌ । प्रत्ययलक्षणन यचीति भसंज्ञा सिद्धा भवति। स्थानि संश्षान्यः 
भूतस्यानळ्विधाविति वचनान्न प्राप्नोति । इस्वम्‌-आशीः । प्रत्यय- 


“7  - te OSs 
स्थानिसंज्ञान्य० इस वचन में अनछूविधौ कहने से न होगा। क्योंकि टिड्ढाणनू० 
सूत्र में अजाद्यतष्टाप्‌ से अकारान्त की अनुवृत्ति आने से डीप्‌ अळ्विधि है । 
इस छिपे झुकू की अण्‌ संज्ञान दोगी तो अण्णन्त न होने से डीप्‌ न होगा । 
ष्फ जैसे--वतण्डी । ( वतण्डस्य गोत्रापत्यं स्त्री ) यहाँ वतण्डाच्च से यनू प्रत्ययान्त 
वातण्डय शब्द से स्त्री अपत्य अर्थ में कू स्त्रियाम्‌ से यञ्‌ का लक्‌ हुआ है । 
उसे प्रत्ययलक्षण से यजन्त मान कर आवट्यायनी की तरह. प्राचां ष्फ. तद्धितः 
स ष्फ प्राप्त होता है । स्थानिसेज्चान्य० इस वचन में अनछूविधौ कदने से. नहीं 
हे'ता । क्योंकि प्राचां ष्फ० में अजाद्यतश्ाप्‌ से अकार की अनुदृत्ति-आने से ष्फ 
अल्विधि है । इस लिये छुक की यन्‌ संज्ञा न द्दोगी तो यजन्त न होने से ष्फ 
न दोगा। गो शब्द को आरव जैसे-गामिच्छति गव्यति। ( गो अम्‌-क्यच्‌ ) यहां 
नामधातु में सुपो घातुप्रातिपरिकयोः से अम्‌ का लुकू हुआ दै । उसे प्रत्यय- 
लक्षण से मान कर औतोम्‌शसोः से गो शब्द को आतव प्राप्त होता दै । 
स्थानिसंज्ञान्य० इस वचन में अनळ्विधौ कहन से नदीं ददोता। क्योंकि औतोम्‌- 
हासो: में इको यणचि से अच्‌ की अलुबृत्ति आने से आतव अळूविधि है। इस 
लिये ळुळ की अम्‌ संज्ञा न होगी तो अम्‌ परें न होने से आत्व नहीं होगा। 


स्यानिसंज्ञान्यसूतस्यानळूविधौ इस वचन के बनाने में भी दोष है। कि 
पेर रहते नकारलोप, इत्व और इमविधि नहीं सिद्ध होती। आह्वे चर्मन्‌ यहां 
चर्मन्‌-ङि इस अवस्था में सुपां सुळकू« से छुक हुए ङि को प्रत्ययलक्षण से 
मान कर यचि भमू से चर्मन्‌ की असंज्ञा हो जाती है तो नछोप का अभाव सिद्ध 
दो जाता है। किन्तु स्थानिसंज्ञान्य० इस वचन में अनळ्विधौ: कहने से भसंज्ञा 
नहीं प्राप्त होती । क्योंकि वह अजादि प्रत्यय का आश्रयण करने से अनळूविधि 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


६४० व्याकरणमदांभाष्य 


- लक्षणेन हलीति इत्त॑ सिद्धं भवति। स्थानिसंश्ञान्यभूतस्यानलूविधाविति 
वचनान्न प्राप्नोति) इम्‌--अतणेट्‌ । प्रत्ययलक्षणेन 'हली'ति इम्‌ 
` सिद्धो भवति । स्थानिसंश्नान्यभूतस्यानळ्विधाविति वचनान्न प्राप्नोति । 
सूत्र च भिद्यते | 
___ यथान्यासमेवास्तु । 


__ नड चोक्तं सतो निमित्ताभावात्‌ पदसं क्षाभावः । तुग्दीर्घत्वयोइच ` 
विप्रतिषेधाडुपपत्तिरेकयोगळच्तणत्वात्‌ परिवीरिति । 


नेष दोषः। वक्ष्यत्यत्र परिहारम्‌ । इहापि परिवीरिति । शास्त्र 
परविप्रतिषेधेन परत्वात्‌ दीर्घत्वं भविष्यति । 


तिल: 
है। असंज्ञा न होने से नछोप प्राप्त होता है उसके लिये न डिसम्बुद्धयोः यह 
सूत्र बनाना पडता है । आशीः ( आशास्‌-क्किप्‌) यहां छुप्त हुए क्विप्‌ को 
प्रत्ययळक्षण से मान. कर हर्‌ परे हो जाता है तो शास इदङ्हलोः से शास की 
उपधा को इत्त्व सिद्ध हो जाता हे । किन्तु स्थानिसंज्ञान्य० इस .वचन में अनळविधौ 
कहने से इत्त्व नहीं प्राप्त होता । क्याँक हला'दे प्रत्यय का आश्रयण करने से 
इतत अळविधि है । उसके लिये आशासः क्ावुपसंख्यानम्‌ यह वातिक बनाना 
पड़ता हे । अतृणेट्‌ ( तृद्द इनम्‌-लङ् तिप्‌ ) यद्वां हल्ङ्याप्‌० सूत्र से कुप्त हुए 
तिप्‌ को प्रत्ययलक्षण शान कर हळू परे दो जाता हे तो तृणह इम्‌ से इनम- 
विशिष्ट तृह्‌ धातु को रुम सिद्ध द्वो जाता है । किन्तु स्थानिसंज्ञान्यभूत० 
इस वचन में अनर्‌विधो फे ठु ने इस्‌ नहीं प्राप्त होता । क्योंकि हळादि पित्‌ 
सारेथातुक का आश्रयण करने से इम्‌ अल्विधि है। इन दोनों के साथ 
स्थानिसेज्ञान्यमूत० इस वचन के बनाने से प्रत्ययलक्षण सूत्र भी ट्टता ह । 


अच्छा तो यथान्यास ही रहने दीजिये। प्रत्ययलोपे प्रत्ययलक्षणम्‌ यह सूत्र 
ही टीकदै। 


्रत्ययक्षण सूत्र में सतो निमित्ताभावात्‌ पदसंज्ञाभावः और तुग्दीधेत्वयोश्च 
विप्रतिषेधानुपपत्तिः ये जो दोष कहे थे उनका क्‍या “समाधान है ! 


यह कोई दोष नहीं। सतो निमित्ताभावात्‌ पदसंज्ञाभावः इस दोष का 
समाधान तो अभी इसी सूत्र पर आगे कहेंगे। तुग्दीधत्वयोश्व वाळे परिवीः में 
भी उपदेश शास्त्रों के विप्रतिषेध स पर होने से दीधे हो जायगा तुक न होगा। 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


नवम आह्विक ३४१ 
प्रयाजनमपृक्तगिळापे नुममामौ गुणवृद्धी दाधलेमडाटूरनमुविधयः | 
अपृक्तलोपे शिलोपे च छते जुम्‌ अमामौ गुणवृद्धी दीर्घत्वम्‌ 
इम्‌ अडाटौ इनमूविधिरिति प्रयोजनानि । 
जुम--अग्ने त्री ते वाजिना त्री पधस्था | ता ता पिण्डानाम्‌। 
अमामौ-हे अनइवन्‌ । अनड्वान्‌। 
गुणः-अधोक्‌ । अळेट्‌। बृद्धि+न्यमाद्‌ । 
दीघेत्वम--अग्ने त्री ते वाजिना त्री षधस्था | ता ता पिण्डानाम्‌ | 
इम्‌--अतणेद्‌ । 
अडारौ-अधोक्‌ । अछेद्‌ । ऐयः । औनः । 


इनम्‌विधिः-अभिनोऽत्र । अच्छिनोऽत्र । अपृक्तशिलोपयोः इतयो- 
रेते विघयो न प्राप्नुवन्ति । प्रत्ययलक्षणन भवन्ति । 


परिवीय ( परि ब्येजु-ल्यप्‌ ) इत्यादि में प्रत्यय की अविद्यमानता में भी दीधे ही 
होगा । यद्यपि हृस्वस्य पिति कृति तुक्‌ और हलः ये दोनों प्रत्ययलक्षण से 
` उत्थापित होते हैं । उनके एकयोगलक्षण होने पर भी प्रबृत्ति में पूवे पर का क्रम 
बन जायगा । दोनों के क्रम में पर होने से दीधे दी दो जायगा तुकू न दोगा । 


अपृक्त का लोप और शि का लोप हो जाने पर नुम्‌, भम्‌, आम्‌, गुण, 
बृद्धि, दीर्घत्व, इस्‌, अद्‌, आर्‌ और, इनम्‌ का दोना प्रयोजन है। अग्ने त्री ते इस 
वेदमन्त्र में त्रीणि के स्थान में त्री यह वैदिक प्रयोग है । शेरछन्दसि बहुलम्‌ से 
दि का लोप द्दोकर फिर नुम्‌ उपधादीध और नलोप हो जाता है । लुप्त हुए 
शि को प्रत्ययलक्षण से सान कर स्ैनामस्थान परे हो जायगा। तो नपुसकस्य 


झलचः से चुम्‌ और सर्वनामस्थाने चासम्बुद्धौ से उपधादीधे दो जाता है। इसी . 


प्रकार वाजिनानिः्त्राजिना। सधस्थानि-सघस्था । तानि तानि=्ता ता । ये समझने 
चाहिये । दे अनड्वन्‌! ! यहां अनडुह शब्द से परे सम्बुद्धि के सु का हल्ड्यापू० से 
होप होता है । उसे प्रत्ययळक्षण से मान कर सम्बुद्धि परे हो जायगा तो अमसम्बुद्धौ 
से अनडुद्द को अमागम हो जाता है । अनड्वान्‌ में हरूल्याप्‌० से हुए सुलोप को 
प्रत्ययलक्षण से मान कर चतुरनडुहोरामुदात्त आमागम हो जाता है। अधोक्‌ अलेट्‌ 
( दुह्‌, छिह्‌-खङ्क तिप्‌ ) यहाँ हल्ङ्यापू० से हुए तिपू के लोप को प्रत्ययछक्षण से 


मान कर दुइ लिहू धातुओं को ऊत्रूपधयुण और लुङ्‌ लड्‌ लळूदवडदात्तः से अडागम 


० CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri . 


. ६३२ व व्याकरणमद्दा भाष्य 
न्तेतानि सन्ति प्रयोजनानि । स्थानिवद्धावेनाप्येतानि सिद्धानि। 
न सिध्यन्ति। आदेशः स्थानिवदित्युच्यते । न च लोप आदेशः । 


छोपोऽप्यादेशाः । कथम्‌ | आदिश्यते यः स आदेशाः । लोपोऽप्यादिः 
श्यते । दोषः खल्वपि स्याद्‌ यदि छोपो नादेशः स्यात्‌ । इहाचः 
परस्मिन, पूर्वविधाचित्येतस्य भूयिष्ठानि लोप उदाहरणानि तानि न स्युः। 


 यत्रतर्हि स्थानिद्भावो नास्ति तदर्थमयं योगो वक्तव्यः । - 


हो जाता दै। न्यभाट ( नि स्रज छङ्क तिप्‌ ) यहां हरूङ्थाप्‌० से हुए तिप्‌ के 
लोप को प्रत्पयलक्षण से मान कर खज्‌ को मजेबद्धिः से वृद्धि दो जाती दै । अतृणेट्‌ 
( तृणह-लछू तिप्‌ ) यढाँ इळूङ्थाप्‌० से हुए तिप्‌ के लोप को प्रत्ययलक्षण से 
सान कर ददलादि सार्वधातुक परे हो जायगा तो तृणह इम्‌ से इमागम हो जाता 
है। ऐयः औनः ( ऋन्लङ्‌ तिप्‌ । उन्दू-छछ सिप्‌ ) यहां हट्ड्यापू« से हुए 
तिपू सिप्‌ के लोप को प्रत्ययलक्षण से मान कर आडजादीनाम्‌ से ऋ और उन्दू 
को आद्‌ आगम हो जाता है । अभिनः अच्छिनः ( भिद्‌ छिद्‌-छङ् सिप्‌ ) यहां 
हट्छथापू० से हुए सिप्‌ के लोप को प्रत्ययळक्षण से मान कर सार्वधातुक परे 
हो जायगा तो रुधादिभ्यः इनम्‌ से रनम्‌ हो जाता हे । सर्वप्रथम अप्क्तसंज्ञक 
सु ति सि का छोप तथा शि का छोप होने पर नुम्‌ आदि उक्त विधियां नहीं 
सिद्ध होतीं । प्रत्ययलक्षण से सिद्ध हो जाती हैं । 


ये कोई प्रयोजन नहीं हैं । ये तो स्थानिवद्भाव से भी सिद्ध हैं । 


स्थानिवद्भाव से ये सिद्ध नहीं हो सकते । क्योंकि आदेश को 
कदा है। और लोप आदेश है नहीं । FT 


खोप भी आदेश है। कैस ? जो आदिथ किया जाय वही आदेश 
छोप भी आदिष्ट किया जाता है, विधान किया जाता है इस लिये ड 
आदेश दे। यदि छोप को आदेश नहीं मानेंगे तो दोष भी दोगा | यहां पहले 
व्याख्यात अचः परस्मिन्‌ पूवेविधी इस सूत्र में बहुत अधिक . उदाहरण लोप 
रूप आदेश के ही हैं वे सब गड बड़ हो जायेंगे। इस लिये लोप को भी आदेश | 
मानना चाहिये। 


। अच्छा जहां स्थानिवद्धाव नहीं हो सकता वहां के लिये यह प्रत्ययळक्षण 
_ सूत्र कहना चाहिंये। । र ह 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


4 


नवम भाहिक ६४३ 
क्क च स्थानिवद्धावो नास्ति । 
यो5कविधिः । कि प्रयोजनम्‌ । 
प्रयोजनं डौ नकारलोपेत्वमुविधय: । 
भसंज्ञाडीपृष्फगोरात्वेषु च दोष: | 
भसंज्ञा ङीपष्फगोरात्वेषु च दोषो भवति । 
भसंज्ञायां तावन्न दोषः । आचार्यप्रबृत्ति्षापयति न प्रत्ययलक्षणेन 
भसंज्ञा भवतीति। यदयं 'न ङिसम्बुद्धघोरिति ङी नलोपप्रतिषेघं 
शास्ति। डीप्यपि नैवं विज्ञायते अण्णन्तादकारान्तादिति। कथं तर्हिं ! 
अण्‌ योऽकार इति। ष्फोऽपि नैवं विज्ञायते यञन्तादकारान्तादिति । 


कथं तर्हि यञ्ञ्‌ योऽकार इति । गोरात्वेऽपि नैवं विज्ञायते अमि अचीति! 
कथं तर्हि अच्यमीति । | 


स्थानिवद्भाव कहां नहीं हो सकता ? 


जो अळविथि दै। अलसम्बन्धी विधि में भनछविधौ इस वचन से 
स्थानिवद्भाव का निषेध हो जाता है इस लिये वहां प्रत्ययलक्षण सूत्र की आवश्यकता 
हे । क्या प्रयोजन दै! पूर्वोक्त कि परे रहते नकार का लोप, इच्व, भौर 
इसूविधि । 

परन्तु प्रत्ययछक्षण सूत्र में पूर्वोक्त असंज्ञा,. छीपू, ष्फ और गो शब्द के 
आतव में दोष भी तो है! 


असंज्ञा में कोई दोष नहीं । आचाय का व्यवहार इस बात का ज्ञापक 
है कि प्रत्ययलक्षण से भसंज्ञा नहीं होती। यद जो न डिसम्बुड्योः सूत्र द्वारा 
छि परे रहते नलोप का निषेध करते दें । उस से यद्द बात सिद्ध होती दै । अन्यथा 
आदरे चर्मन्‌ यहां चमंन्‌-ङि इस अवस्था में सपा सुढकू पू सर्वणा० से छि का 
लुक्‌ द्दोने पर प्रत्ययलक्षण से (ङ परे हो जायगा तो यचि भम्‌ से चर्मन्‌ की 


` असंज्ञा द्दोकर पद न रहने से नोप की प्राप्ति ही नहीं रद्दती । फिर छि परे रहते 


न्त - ज्र से भसंज्ञा 

निषेध करना व्यथै दै । उतसे राजपुरुषः यद्वां प्रत्ययळक्षण 
यी तो सुबन्त की पद संज्ञा होने से नलोप निबांध सिद्ध हो बा 
सतो निमित्ताभावात्‌ पदसंज्ञाभावः इस पूवोक्त दोष का यहां यह समाधान इ 
जाता है। डीपू में भी दोष नहीं है। क्योकि टिड्ढाणन्‌' सूत्र रा अथै नहीं 
करेंगे कि अण्णन्त जो अकारान्त प्रातिपदिक उससे परे डीप्‌ होता दे बल्कि 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


६४४ व्याकरणमहाभाष्य 


प्रयोजनान्यपि तर्हि नैतानि सन्ति । यत्तावदुच्यते डौ नकारलोप 
इति। क्रियते एतन्न्यास एव, न ङि सम्बुद्धघोरिति । इत्त्वमपि, 
चक्ष्यत्येतत्‌-शास इत्वे आशासः क्काविति । इम्विधिरपि हलीति 
निवृत्तम्‌ । 

यदि हलीति निवूत्तम्‌ । दणहानि अत्रापि प्राप्नोति । 


एवं तर्हि अचि नेत्यजुवर्तिष्यते । 

प्रातिपदिक के अण्‌ का जो अकार उससे परे ङीपू होता है । उससे चित्रायां 
जाता चित्रा यहाँ ङीप्‌ न होगा । क्योंकि अण्‌ रूप अकार के वर्ण होने से 
तदाश्रय कार्य में प्रत्ययलक्षण नहीं होगा । यह प्रत्ययग्रहण का प्रयोजन पहले 
कह्‌ चुके हैं कि वर्णा्रय कारय में प्रत्ययलक्षण नहीं होता । यही बात प्फ में भी 
समझ लेनी चाहिये । वहां प्राचां ष्फ० का यद अथ नहीं करेंगे कि यजन्त'जो 
अकारान्त प्रातिपदिक उससे परे प्फ होता है बल्कि यञ्‌ का जो अकार उस 
से परे ष्फ होता दै। उससे वतण्डी में ष्फ न होगा । अकाररूप वर्ण का आश्रयण 
करने से प्रत्ययलक्षण का निषेध हो जायगा। गो शब्द के आत्व में भी दोष 
नहीं । आत्व करने वाळे औतोमूशसोः सूत्र का यह अर्थ नहीं करेंगे कि अजादि 
अम्‌ प्रत्यय परे रते पूरं पर को आत्त होता है बल्कि अम्‌ सम्बन्धी अच्‌ परे 
रहते पूवे पर को एकादेश आत्व होता दै। उससे गव्यति में आत्व नहीं होगा । 
क्योंकि अच्‌ रूप वर्ण का आश्रयण करने से प्रत्ययलक्षण का निषेध हो जायगा । 


इस प्रकार तो प्रत्ययछक्षण सूत्र के प्रयोजन भी अन्यथासिद्ध हो जाते 

हैं। यह जो छि परे रहते नकारलोप प्रयोजन कहा है उसके लिये न ङिसम्बुद्धयोः 
यह सूत्र बनाया ही हुआ है। आशीः में इत्त्व के लिये भी शास इदङ्हलोः सूत्र 
पर आशासः कावुपसंख्यानम्‌ यद्‌ वार्तिक कहेंगे । अतृणेट्‌ में इमविधि भी सिद्ध 
हो जायगी। इम तृणह इमू में उतो वृद्धिळेकि हरि से इरि की अजुबृत्ति नहीं 
करेंगे । पित्‌ सावधातुक परे रहते तृणह को इस्‌ कह देंगे) उससे तिप्‌ आदि 
पित्‌ सार्वधातुक का लोप होने पर भी उसको स्थानिवत्‌ मान कर इमागम दो 
जायगा । 
यदि तृणह इस मै इलि की अंजुबृत्ति नहीं करेंगे तो णहानि - 
को डग ) में अजादि पित्‌ सार्वधातुक परे रहते भी इमागम गल व्ह हि 
` तो फिर नाभ्यस्तस्याचि पिति सार्वधातुके से अचि न की अ लि क 
उसका अथै होगा-अजादि पित्‌ सावधातुक प्रे रहते इमागम नहीं ता अर 


. तृहणानि में इमू नहीं होगा। ५ 


७ 0-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


नवम आह्विक ६४५ 


न तहाँदानीमयं योगो वक्तव्यः। वक्तव्यक्चच । किं प्रयोजनम्‌ । 
प्रत्यय ग्रहीत्वा यदुच्यते तत्‌ प्रत्ययलक्षणेन यथा स्यात्‌। शब्द 
ग्रहीत्वा यदुच्यते तत्‌ प्रत्ययलक्षणेन मा भूदिति। कि प्रयोजनम्‌। 


शोभना इषदोऽस्य ब्राह्मणस्य सुडषद्‌ ब्राह्मणः । 'सोर्मनसी अळो- 


मोषसी' इत्येष स्वरो मा भूत्‌ । 


न छमताङ्गस्य ॥१।१।६३॥ 
छुमति प्रतिषेधे एकपदस्वरस्योपसंख्यानम्‌ । 


लुमति प्रतिषेधे पकपद्स्वरस्योपसंख्यानं कर्तव्यम्‌ । पकपद्स्घरे च 
छुमता लुप्ते प्रत्ययलक्षणं न भवतीति वक्तव्यम्‌ । 

तो क्या फिर यह सूत्र नहीं बनाना चादिये। हम तो समझते हैं कि 
बनाना चादिये। क्या प्रयोजन है! प्रत्यय का नाम लेकर जो काय कहा 
गया दे वदी प्रत्ययलक्षण द्दो। जो प्रत्यय अप्रत्यय साधारण शब्द को लेकर कार्य 
कदा गया है वहां प्रत्ययलक्षण न द्दो। स्थानिवद्भाव से सिद्ध होने पर यह सूत्र 
नियमार्थ है कि जहां प्रत्यय का असाधारण रूप आश्रीयमाण है वहीं प्रत्ययः 
लक्षण होगा । जहां तो प्रत्यय और अप्रत्यय दोनों के साधारण रूप का आश्रयण 
है वहां प्रत्ययलक्षण न होगा। उससे शोभना दषदोऽस्य ब्राह्मणस्य स सुरषदू 
ब्राह्मण; यहाँ बहुत्रीहि समास में शोभन (सु) जसू-दद्‌ जस्‌ इस अवस्था में 
सुपो घातुप्रातिपदिकयोः से छुक हुए जस्‌ को प्रत्ययलक्षण से मान कर सुदषदू 
यद असन्त नहीं बनेगा तो सोमैनसी अलोमोषसी से विधीयमान उत्तरपद आशथुदात्त 
स्वर नहीं होगा। यह इष्ट सिद्ध हो जायगा । क्योंकि सोमेनसी० सूत्र में अनिनसूमन्‌ 
ग्रहणान्यर्थवता चानर्थकेन च तदन्तविधिं प्रयोजयन्ति इस परिभाषा बळ से मन्‌ और 
अस्‌ ये अधवान्‌ या अनर्थक प्रत्ययाप्रत्ययसाधारण शब्द छिये गये हैं। अस्‌ 


प्रत्यय भी हो सकता है और प्रत्ययभिन्न मी । केवळ प्रत्यय का ही असाधारण | 
रूप यहां आश्रीयमाण नहीं दै। इस लिये छप्त अस्‌ वाळे सुदषदू शब्द में | 


स्थानिवद्भाः से उत्तरपदत्व होते हुए भी प्रत्ययलक्षण से असन्तस्व न होगा तो 


उत्तरपद आशुद्यात्तस्वर न दोकर नमूधुभ्याम्‌ से उत्तरपद अन्तोदात्त स्वर सिद्ध 


हो जायगा । 


का निषेध कहना चाहिये। अर्थात्‌ एक. पद के स्वर में जहाँ छमान शब्द से 
प्रत्यय छुप्त हुआ दै वहां भी प्रत्ययलक्षण नहीं होता ऐसा कहना चाहिये । 
ST 76 12022: 2 205: मयी 


१. स्वर का कार्य अङ्गाधिकारीय न होने से वहां न छुमताज्ञस्य यह निषेध . 


(०-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangoftri 


छुमान्‌ के ' प्रत्ययलक्षण प्रतिषिध सें एकपदाश्रय स्वर सं भी प्रत्ययलक्षण. 


६४६ व्याकरणमहाभाष्य 


किमविशेषेण ? 
नेत्याह । 


र्वामन्तरितसिज्छुक्स्वरव्जम्‌ | 


सर्वस्वरमामन्त्रितस्वरं सिज्लुक्स्वरं च वर्जयित्वा.। सर्वस्वर-- 
सवेस्तोमः सर्वपृष्ठः । “सर्वस्य सखुपी'त्याद्युदात्तत्व यथा स्यात्‌ । 
आमन्त्रितस्वर-सरपिरागच्छ। सप्तागच्छत। आमन्त्रितस्य चेःत्याद- 


क्या सामान्यतया सभी एकपद के स्वरों में प्रत्ययलक्षण का निषेध कहना 
चाहिये ? 
नहीं । सवंस्वर आमन्त्रितस्वर भोर सिज्लुक्स्वर को छेड़ कर । 


' स्॑स्वर जैसे सबेरतोमः सर्वेपृष्ठः । ( सर्व: स्तोमः पृष्ठ वा बस्य सः ) यहां 
-बहुत्रीहिसमास में बहुत्रीहौ. प्रकृत्या पूवेपदम्‌ से होने वाळा पूर्वपद्‌ प्रकृति स्वर 
समेस्य झुपि से सुप्‌ परे विहित आश्ुदात्त है। समास में विभक्ति का लुक्‌ हो 
जाता है। उससे यद छुमान्‌ शब्द से प्रत्यय का अवृ्शन है । सुपू परे न रहने से 
सबै इस एकपद्‌ को विधीयमान आद्युदात्त स्वर नहीं प्राप्त होता । एकपदस्वर 
में प्रत्ययलक्षण का निषेध सर्वस्वर को छोड़ कर होगा तो यहां. प्रत्ययलक्षण से 
सुपू पर मान कर हो जाता हे । सर्वस्तोमः सवेपृष्टः में प्रत्ययलक्षण होकर जिससे 
आशदात्त हो सके इस लिये एकपद के स्वर विषयक प्रत्ययलक्षणप्रतिषेध में सबैस्वर 
को छोड़ा गया है । र 

आमन्त्रितस्वर जैसे --सापिरागच्छ । सप्तागच्छत ( सार्फिसि-सु । सप्तन्‌-जस्‌ ) 
यहाँ सापिस्‌ सप्तन्‌ शब्दों के सम्बोधन में विभक्ति का छुक्‌ हुआ है । वह लुमान्‌ 
शब्द से प्रत्यय .का अदशेन है। उससे आमन्त्रित (सम्बोधन प्रथमा) परे न 


आप्त नहीं होता इसी” छिग्रे यूह एकपदाश्रय स्वर में प्रत्ययलक्षण का निषेध कहा जा 
रहा दै। एकपद स्वर में हो. प्रत्यञ्जलक्षण का निषेध कहने से द्विपदाश्नय' स्वर में 
प्रत्ययलक्षण हो ही जायगा । उससे द्धि तिष्ठति यहां. तिङ्‌ अतिङ; से विधीयमान 
अतिङ से परे तिङ्‌ को निघात द्विपदाश्रय है इस लिये दधि से परे छप्त हुए सु में 
प्रत्यपलक्षण हो जाय'ा तो द्धिके पद बन जाने से उससे परे तिष्ठति को निघात 
सिद्ध हो जाता है। इसी प्रकार अङ्को रविधौ यह आगे आने वाला वार्तिक भी 
अङ्गाधिकारीय कार्य से बाहर होने के कारण भ्रत्ययलक्षण निषेध की अप्राप्ति में विधान 
किया गया समझना चाहिये । 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


' नवम आह्विक ६४७ 


दात्तत्वे यथा स्यात्‌ । सिज्लुक्स्वर--मा हि दाताम्‌। मा हि धाताम्‌। 
'आदिः सिचो$5न्यतरस्यामि'त्येष स्वरो यथा स्यात्‌ । 


कि प्रयोजनम्‌ ? 


. प्रयोजनं जिनिकिल्ठाके स्वराः | 
जिनिकित्स्वरा लुकि प्रयोजयन्ति। गर्गा वत्साः । विदा उचोः । 


रहने से षष्ठाध्यायस्थ आमन्त्रितस्य च इस सूत्र से सास सप्तन्‌ आदि एकपद 
को विधीयमान आदुदात्तस्वर नहीं प्राप्त होता । एकपदस्त्रर में प्रत्ययलक्षण का 
प्रतिषिथ आमन्त्रितस्वर को छोड़ कर द्वोगा तो यद्वां प्रत्ययलक्षण से आमन्त्रित 
प्रे मान कर हो जाता है । 


सिज्लुक्स्वर जैसे--मा हि दाताम्‌। मा हि धाताम्‌। ( माह हि दा, घा- 
सिच्‌ लुङ तस्‌ ताम्‌) यहां दा धा धातुओं से लढू में अडागम निषेध के ल्यि | 
माङ्‌ का योग हे । तिङ्ङतिङः से निघात रोकने के लिये हि शब्द का योग है। 
हि च सूत्र से तिङ के निवात का निषेध होता है। गातिस्थाघुपा० से सिच्‌ 
का लुक्‌ हुआ दै । सिच परे न रहने से आदिः सिचोऽन्यतरस्याम्‌ से विधीयमान 
दा था आदि एकपद को आदुदात्तस्वर नहीं प्राप्त हता । एकपदस्वर में 
प्रत्ययलक्षण का निषेध सिज्छुकू स्वर को छोड़ कर होगा तो यद्वां प्रत्ययलक्षण से 
सिच परे मान कर हो जाता दै।' 


पुकपद के स्वर में प्रत्ययलक्षण प्रतिषेध का क्या प्रयोजन हे ! 


प्रत्यय का छक होने पर प्रत्ययलक्षण से प्राप्त जित्‌ नित्‌ कित्‌ इन 


एकपद के स्वरों का न होना प्रयोजन है । 

१. मा हि दाताम्‌, मा हि धाताम्‌ यहां सिचूछक्स्वर में तो ज्ञापक से भी 
प्रत्ययलक्षण का होना सिद्ध हो जाता है। क्योंकि गातिस्था० सूत्र में च्लि का लुक्‌ 
न विधान करके जो सिन्‌ का झुकू विधान किया है वह इस बात का ज्ञापक है कि 
सिचूछक्‌ में प्रत्ययलक्षण होता है । अन्यथा च्छि के ठुकू में लाघव था। सन्त्र 
घसहरणरा० इस उत्तर सूत्र में लेः प्रण भी न करना पडता। लाघव को र छोड कर्‌ 
जो गौरव का आश्रयण किया है वह सिच्‌ का लुक्‌ होने पर भी, सिच के काय करने में 
ही ज्ञापक हो सकता है । पर 


(७-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


६४८ च्याकरणमदा भाष्यं 


उष्ट्र्रीबा चामरज्जुः । ड्नितीत्यायुदात्तत्वं मा भूदिति । इद्द चात्रयः 


“कित? इत्यन्तोदात्तत्वं मा भूदिति । 


पथिमथोः सर्वेनामस्थाने छुकि | 


पथिमथोः सर्वनामस्थाने छुकि प्रयोजनम्‌ । पथिमथोः सर्वनाम- 
स्थाने लुमता छुप्ते प्रत्ययलक्षणं न भवतीति वक्तव्यम्‌ । पथिप्रियो 


मथिप्रियः । पथिमथोः सर्वनामस्थाने इत्येष स्वरो मा भूदिति । 


जिव्स्वर नैसे--गर्गी वत्साः। बिदा उवौं: उष्ट्मीवा वामरज्जुः । (गर्गस्य वत्सस्य 
व गोन्रापत्यानि बहूनि ) यहां गगोदि यजन्त गगे वत्स शब्दों से प्रथमाबहुवचन 
जस्‌ परे रहते यजजोरच से यन्‌ का लुक डुभा है । उसको प्रत्ययलक्षण से मान 
कर” जित्‌ यज्ञ परे ददो जायगा तो ब्नित्यादिर्नित्यम्‌ से गर्ग वत्स को भायुदात्त 
स्वर प्राप्त होता है। एकपद के स्वर में प्रत्ययलक्षण का निषेध कहने से नहीं 
होता इसी प्रकार बिदा उर्वाः ( बिद्स्य उवेस्य च गोक्नापत्यानि बहूनि ) यद्दां 


- बिदादि अजप्रत्ययान्त बिद्‌ उवै शब्दों से जस्‌ परे रहते यजजोश्च से अन्‌ का 


क्‌ हुआ दै | उसको प्रत्ययछभ्षण से मान कर नित परे दो जायगा तो ज्नित्यादिर्नि- 
त्यमू से आद्ुदात्त प्राप्त होता है। एकपद्स्वर में प्रस्ययलक्षण का निषध कहने 
से नहीं दोता। 


उष्टूम्नीवा इव उष्टूमीवा । वामरज्जुरिव वामरज्जुः । यहां उष्ट्रप्रीवा वामरज्जु 
शब्दों से इवार्थ में इवे प्रतिकृतो से हुए कन्‌ प्रत्यय का देवपथादिभ्यश्च से छप 


हुआ हे। उसको प्रत्ययलक्षण से मान कर नित्‌ परे हो जायगा तो ज्नित्यादि० 


से भाधुदात्त प्राप्त द्दोता है। एकपदस्वर में प्रत्यययक्षण का निषेध कहने से 
नहीं होता । 


अत्रयः यद्वां कितः से अम्तोदात्त न हो इस लिये भी पुक्रपदस्वर में 
प्रत्ययळक्षण का निषेध कद्दा है। अत्रेरपत्यानि बहूनि इस अर्थ में इतस्चानिज: से 
ढक्‌ प्रत्ययान्त अग्नि झब्द से जस्‌ परे रद्दते अग्रिमगुकुत्त० से ढक्‌ का लुक्‌ हुआ दे। 
उसको प्रत्ययकृक्षण से मान कर कित्‌ परे हो जायया तो कितः सूत्र से अन्तोदात्त 


प्राप्त होता है । एकपदस्वर में प्रत्ययलक्षण का निषेध कहने से नहीं होता । 


पथिमथोः सर्वनामस्थाने से होने वाले एकपदुखर में भी प्रत्ययलक्षण का 
निषेध प्रयोजन है ' प्रथित्रियः, मथिप्रियः ( पन्थाः मन्थाः प्रयो यस्य ) यहां बहुचीदि 
समास में पथिन्‌ मथिन्‌ से परे सु विभक्ति का छुकू हुआ दै। उसे प्रस्ययळक्षण से मान 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


नवम आशिरु ६४९ 


अहो रत्रिधौ | 
_ अह्नो रविधाने छुमता लुसे प्रत्ययलक्षणं न भवतीति वक्तव्यम्‌ । 
अहदद्दाति। अहर्भुङ्क्त। रोऽसुपीति प्रत्ययलक्षणेन प्रतिषेधो मा 
सूदिति।' 
उत्तरपदत्वे चापदादिविधौ । ; 
उत्तरपदत्वे चापदादिविधौ लुमता छसे प्रत्ययळक्षणं न भवतीति 


a तलतल तत कमाटाटकललालालाललाललललला ॥ > 
कर सवनामस्थान परे हो जायगा तो पथिमथोः सर्वनामस्थाने से आद्युदात्त प्राप्त 


होता हे । पूर्वपदमरकृतिस्वर में. वही सुनाई देना चाहिये, किन्तु प्रत्ययलक्षण का 
निषेध कहने-स आद्ुदात्त न होकर अन्तोदात्त पथि मथि शब्द ही पू पद्‌प्रकृति- 
स्वर से रह जाते हैं । 

अहन्‌ शब्द के नकार को रेफ विधान करने में भी छुमान्‌ शब्द से 
छस हुए प्रत्यय में प्रत्ययलक्षण का निषेध कद्दना चाहिये। अहर्ददाति। अहमुडक्ते 
( अहन्‌-सु ) यहां अहन्‌ शब्द से परे स्वमोनेपुंसकात्‌ से सु का लुक्‌ हुआ है। 
उसको प्रत्ययलक्षण से मान कर सुप्‌ परे हो जायगा तो रोऽसुपि से विधीयमान 
रेफ का असुपि यदद निषेध प्राप्त होता हे । प्रत्यग्रकक्षण का निषेध कहने से सुप 
परे न होगा तो रफ सिद्ध हो जाता दै । 

उत्तरद को पद्‌ बनाने में भी ढुमान्‌ शब्द से लुप्त हुए प्रत्यय में 


१. रोऽसुपि में असुपि यह प्रसज्यप्रतिषेध माना गया है। पर्युदास नहीं। 
प्रसज्य में अर्थ होगा--भहन्‌ के नकार को सुप परे रहते रेफ नहीं होता। और 
पयुदास में अर्थ हे गा--भहन्‌ के नकार को सुपूभिन्न परे रहते रेफ होता है। पयुदास 
मानने में यह दोष होगा कि दीधमहः यस्मिन्‌ निदाघे स दीघांहा निदाघः यहां 
सुपूभिन्न निदाघ शब्द परे रहत भी रेफ हो जायगा तो दीर्घाहर्निदाधः ऐसा अनिष्ट 
रुंप प्राप्त होता है । वस्तुतः यहां अहन्‌ सूत्र से नकार को स्त्व इष्ट है। क्योंकि 
दीर्घाइन्‌ से पेरे सु का हरूङथाप्‌» से लोप होकर प्रत्ययलक्षण हो जायगा तो सुप 
परे हो जाने से असुपि यह निषेध लग जायगा। उससे रेफ न होकर रुत्व होगा । 
अहदेदाति यहाँ तो स्वमोनेपुंस्कात्‌ से सु का छुक्र हुआ है। वह लुमान्‌ शब्द से 
प्रत्यय का अद्शन है इस लिये भह्लो रविधौ इस वचन से प्रत्ययलक्षण का निषेध हो 
जायंगा तो सुपू परे न रहने से रेफ ही होगा । भहरहो रोति। यहां तो अहन्‌ अहन- 
रौति इस अवस्था में रोऽसुपि से प्राप्त रेफ रूपरात्रिरथन्तरेघु रुत्वं वाच्यम्‌ इस 
वचन द्वारा बाधित हो जाता है। वहां रूप आदि शब्द रेफमात्र के उपलक्षण हे । 
पक्षान्तर में तो दूसरा समाधान-हूँडना होगा । 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


2771 MNT NN कळ 


६५०, व्याकरणमहाभाष्य 


वक्तव्यम्‌ । परमवाचा परमवाचे। परमगोदुहा परमगोदुहे । परमइच- 
लिहा परमश्वलिहे । पदस्येति प्रत्ययलक्षणेन कुत्वादीनि मा भूबन्मिति । 


अपदाद्चिधाविति किमर्थम्‌ ? 
दधिल्लेचौ दधिसेचः । 'सात्पदाद्यो'रिति प्रतिषेधो यथा स्यात्‌ । 


.यद्यपदादिविधावित्युच्यते उत्तरपदाधिकारो न प्रकल्पेत । 


प्रस्ययळक्षण का निषेध कद्दना चाहिये । पदादिविधि को छोड़ कर | जहां पद के 
आदि अक्षर को कोई कार्य करना हो वहां उत्तरपद में प्रत्ययलक्षण का निषेध 
नहीँ होता । भथांत्‌ वहां उत्तरपद, प्रत्ययलक्षण से पद॒ बना नहीं रहता दै । परमवाचा 
परमवाचे । परमगोदुहा परमगोदुहे । परम्वलिहा परमस्वलिहि। ( परमा चासौ 
वाकू, परमइचासौ गोधुक्‌ , परमश्चासौ इवलिंटू ) यहां कमेघारय समास में उत्तरपर 
वाच्‌, गोदुह, इवलिद्द्‌ को प्रत्पयळक्षण से सुबन्त मान कर क्रम से चोः कुः, 
दादेघीतोधः, होढः से कुत्व घत्व ढत्व प्राप्त होते हें । उत्तरपद्र के पदत्त्र में 
प्रत्ययलक्षण का निषेध कदने से नहीं दोते। टा डे विभक्ति परे रहते तो भसंज्ञा 
होने से कुत्वादि प्राप्त ही नहीं । 


पदादिविधि को क्यों छोड़ा गया ! 


जिससे दधिसेचौ, दधिसेचः यहां षष्ठीसमास मे डत्तरपद्‌ सेच' शब्द 
को प्रत्ययलक्षण से सुबन्त मान कर पदादि सकार हो जायगा तो सात्पदाद्योः 
से षत्वनिषेध सिद्ध हो जाता है। दधिसेचौ यहां षष्ठीसमास हे | उपपदसमास 
नहीं । पहले सिन्चतः इति सेचो। इस प्रकार निरुपपद सिच्‌ धातु से विच 
प्रत्यय करके गुण द्दोकर सेचौ बनाया । फिर दघ्नः सेचौ दधिसेचौ यह षष्ठी 
समास किग्रा। दधि सिञ्चतः इस प्रकार उपपदसमास में विच्‌ प्रत्यय करके 
बनाने में तो गतिक्रारकोपपदानां कृद्भिः सह समासवचनं प्राक्‌ सुबुत्पत्तेः इस परिभाषा 
के नियम से सुबुत्पत्ति से पूर्व सेच्‌ इस विचू प्रस्ययान्त कृदन्त स ही दधि का 
समास दो जाने से सेच शब्द पद न बनेगा तो पदादि सकार के अनाव सें 
सात्पदाद्योः से षत्वनिषध न हो सकेगा । 


यदि उत्तरपद के पदत्व में पदादिविधि को छोड़ कर प्रत्ययलक्षण का 
निषेध कहत हें तो उत्तरपदादिः यह समासस्वरविषयक उत्तरपद्‌ के भधिकार 
चाला प्रकरण ही गड़बड़ दो जायगा । क्योंकि वहां भी उत्तरपद के झादि अक्षर 


“00-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


नवम भाहिक | ६५१ 
तत्र को दोषः ? 
“कणा वणेलक्षणादि'त्येवमादिविधिन सिध्यति । 


यदि पुननलोपादिविचौ प्लत्यर 
FS प्जुत्यन्ते छुमता लुप्त प्रत्ययलक्षणं न 


चंच शक्यम्‌ । इह राजकुमायौ राजकुमार्यः इति शाकलं सज्येत । 


नेष दोषः । यदेतत्‌ सिति शाकलं नेति। त 
एतत्‌ प्रत्यये शाकलं 
नेति वक्ष्यामि । क ८ 


CC so NNN 
को कोई विधि नही करनी इस लिये प्रत्ययलक्षण का निषेध होकर उत्तरपद नहीं 
चनगा | उत्तरपदादिः सूत्र का अर्थं हे उत्तरपद के आद्यदत्त का यहां से अधिकार 
किया जाता द्दे । 


वहां क्या दोष होगा ? 


कर्णा वर्णलक्षणात्‌ इत्यादि सूत्रों से कर्णं आदि उत्तरपद को विधीयमान 
आद्युदात्त स्वर नहीं सिद्ध होगा । 

यदि उत्तरपदत्वे चापदादिविधौ की जगह नलोपादिविभौ प्छत्यन्ते ऐसा कह 
द तो कसा रगा £ इस वचन का अथ होगा--नलोप: प्रातिपदिकान्तस्य से विहित 
नलोप से लेकर वाक्यस्य टेः प्लत उदात्तः इस प्लुतप्रकरण की समासि तक 
सब विधियों में लमान शब्द से लस हुए प्रत्यय में प्रत्ययलक्षण नहीं होता | 
उस से चोः कुः आदि विधियों के तदन्तगंत हो जाने से परमवाचा आदि में 
प्रस्ययळक्षण का निषेध होकर कुत्वादि न होंगे । 

ऐसा नहीं कह सकते! तत्र तो राजकुमायौँ राजकुमार्यः यहां उत्तरपद 
कुमारी में प्रत्ययळक्षण का निषेध न होकर कुमारी पदान्त बन जायगा तो 
इकोऽसवर्णे शाकल्यस्य हृस्वश्च से शाकल एवं प्रकृतिभाव प्राप्त होगा । इकोऽसवर्णे० 
यह सूत्र नलोपादि प्ठुत्यन्त विधियों से बाहर है। 


यह कोई दोष नही । इकोऽसवर्णे० सूत्र पर जो सिति शाकलं न यह वचन 
पढ़ा हे उसकी जगह प्रत्यये शाकलं न ऐसा पढ़ देंगे. उसका भर्थ द्दोगा--न 
केवल सित्‌ प्रत्यय परे रदते प्रकृतिभाव का निषेध होता है, वलिक प्रत्ययमात्र 
के परे रदते प्रकृतिभाव का निषेध होता हे । उससे राजकुमायों राजकुमार्यः में जौ, 
जसू प्रत्यय परे रहते प्रकृतिभाव का निषेध होकर यण्‌ हो जायगा |. 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


ष्र . व्याकरणमहाभाष्य 


यदि प्रत्यये शाकलं नेत्युच्यते, दधि अधुना। मधु भना 
अत्रापि प्राप्नोति । 
प्रत्यये शाकलं न भवति, कतरस्मिन्‌, यस्माद्य' प्रत्ययो विहित 
इति । 
इह तर्हि परमदिवा परमदिवे । दिव उ दित्युरं प्राप्नोति। 
अस्तु तह्यविशेषेण । 
नु चोक्तम्‌ उत्तरपदाधिकारो न प्रकरपेतेति | 
बचनादुत्तरपदाधिकारो भविष्यति । 


sn प... Bs यए 
यदि प्रत्यये शाकलं न पढेंगे तो द्धि अधुना मधु अधुना यहां अधुना प्रत्यय 


परे रहते भी प्रकृतिभाव का निषेध प्रास होगा । 


प्रत्यये शाकलं न भवति यह निषेध किस प्रत्यय क पर रहत गगा । जिस 

से नो प्रत्यय विधान किया गया होगा, न कि प्रत्येक प्रत्यय क पर रहते । राजकुमायी 

तो औ प्रत्यय राजकुमारी स ही विधान किया गया हं इस लिये वहाँ प्रकृति भाच 

का निषेध हो जायगा । किन्तु दधि अधुना में अघुना प्रत्यय दृधि स नहीं किया 
गया हे इस लिये यहां प्रकृतिभाव का निषेध नदीं हे.गा । 


` तो फिर परमदिवा परमदिवे ( परमा यौः) यहां कर्मथारयसमास में 
उत्तरपद्र दिव शाब्द म प्रत्ययळक्षण का निषध न होकर दिन्‌ पदान्त बन जायगा 
तो दिव उत्‌ से उकार प्राप्त होता है। क्योंकि दिव उत्‌ भी नलोपादिप्लुऱ्यन्त 
विधियों से बाहर हे । 
अच्छा तो नलोपादिविधौ. प्लुत्यन्त यह वचन न मान कर सामान्य रूप से 
उत्तरपदत्वे चापदादिविधौ यही वचन मान छीजिये । 


उस वचन में उत्तरपदाधिकार की असिद्धि का .जो दोप कहा था उसका क्या 
समाधान है ? 


वचनसामर्थ्यं से उत्तरपदथिकारविहित कार्यं की सिद्धि हो जायगी। 
यदि उत्तरपद्राधिकारदिहित उत्तरपद के आशुदात्तस्वर में म्रत्ययलक्षण का 
निषध हो जावे तो उत्तरपद न मिलने से किसे आद्यदात्त करेंगे। इस लिये भी और 
वस्तुतः पदादिविधि होने से भी उत्तरपदाधिकार में प्रत्ययलक्षण का निषेध न होगा। 
कर्णो वर्णलक्षणात्‌. इत्यादि स्वरत्रिघायक सूत्र उत्तरपद के भादि अक्षर को ही 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


नवम आह्विक ६५३ 
तत्तहिं वक्तव्यम्‌ । 


न वक्तव्यम्‌ । अबुवृत्तिः करिष्यते । इदमस्ति, 'यस्मात्प्रत्यय- 
विधिस्तदादि प्रत्ययेऽङ्गम्‌ '। 'सुप्तिङन्त पदम्‌’ यस्मात्‌ सुप्तिङविधि- 
स्तदादि सुवन्तं तिङन्ते च। 'नः क्ये'। नान्तं क्ये पदसंज्ञं भवतीति । 
यस्मात्‌ क्यविधिस्तद्रादि सबन्ते च | सिति च । पूर्व पदसंज्ञं भवति । 
यस्मात्‌ 'सिद्विधिर्तदादि सुबन्तं च । स्वादिष्यसबनामस्थान पूर्व 
पदसंज्ञं भवति | यस्मात्‌ स्वादिविधिस्तदादि सुबन्तं च। यचि भम्‌। 
यजादिप्रत्यये पूव भं भवति । यस्माद्‌ यजादिविधिस्तदादि स॒वन्तं च। 


इद्‌ ताह परमवाक्‌ । असर्चनामस्थाने इति प्रतिषेधः प्राप्नोति । 
अस्तु तस्याः प्रतिषेधः या स्वादौ पदमिति पदसंजञा। या तु 
सुवन्ते पदमिति पदसंज्ञा सा भविष्यति । 
उदात्त करते हें । स्वरविधौ व्यञ्जनमविद्यमानवत्‌ इस परिभाषा से झुक्लकणेः 
इत्यादि में ककार व्यञ्जन के अविद्यमानत्रत्‌ होने से स्वर पदादिविधि हो 
जाता है । 
तो फिर उत्तरपदत्वे चापदादिविधौ यह वचन कह दिया जाय ? 


कहने की कोई आवश्यकता नही | हम परमवाचा परमवाचे इत्यादि का 
समाधान अन्य ढंग से करेंगे। वह यह हे कि अनुवृत्ति की जायगी। पहले 
यस्मात्गत्ययविधिस्तदादि प्रस्ययेऽङ्गम्‌ यह सूत्र हे । इसके बाद सुव्तिङन्तं पदम्‌ हे । 
उसमें यस्मात्रःययविधि० से तदादि ग्रहण की अनुवृत्ति करके जिससे सुप्‌ तिङ्‌ 
किये जायें वह, और तदादि वद्द दे आदि में जिसके ऐसे सुबन्त तिइम्त भी 
पद संज्ञक होते हैं ऐसा भथ करेंगे। आगे नः क्ये, सिति च, स्वादिष्वसवेनाम- 
स्थाने, यचि भम्‌. इन सब सूत्रों मै तदादि ग्रहण की अनुइत्ति होगी तो यचि भस्‌ 
का अर्थ होगा--यादि अजादि प्रत्यय परे रहते पूर्व की तथा जिससे यादि अजादि 
प्रत्यय किये हैं वह हे आदि में जिसके ऐसे सुबन्त की भी भसंज्ञा होती दै । 
उससे परमवाचा आदि में टा परे रहते पू सुबन्त की असंज्ञा होकर पदसंज्ञा की 
बांधा हो जायगी तो कुत्वादि न होंगे । 


फिर भी परमवाक्‌ यहां प्रत्ययलक्षण से सु सवैनामस्थान परे रहते 
असनामस्थाने यह निषेध हो जायगा तो स्वादिष्वसवेनामस्थाने से सुबन्त की 
पदसंज्ञा नहीं प्राप्त होती । 


हो जावे डस पदसँज्चा का निषेध, जो स्वादिष्वसवे० से होती है। जो तो 


८८-७0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


६५३ व्याकरणमहाभाष्य 


सत्येतत्‌ प्रत्यये आसीत्‌। अनया भविष्यत्यनया न भविष्य- 
तीति । लुप्त इदानीं प्रत्यये यावत पवावधेः स्वादौ पदमिति पद्संज्ञा 
तावत पवाऽवधेः सुबन्तं पदमिति। अस्त च प्रत्ययळक्षणंन सवनाम- 
स्थानपरतेति कत्वा प्रतिषेधाइच बलीयांसो भवन्हीति प्रतिषेबः प्राप्नोति । 


नाप्रातिषेधात्‌ । 
नायं प्रश्नज्यप्रतिषेधः सबनामस्थाने नेति। किं तहिं पर्युदासो ऽय 


यदन्यत्‌ सर्वनामस्थानादिति | सवेनामस्थाने अव्यापारः । यदि कनचित्‌ 
प्राप्नोति तेन भविष्यति । पूर्वेण च प्राप्नोति। 


अप्राप्तवा | 


अथवा अनन्तरा या प्राप्तिः सा प्रतिषिध्यमे। कुत पतत्‌। 
अनन्तरस्य चिधिर्वा भचति प्रतिषेधो चे'ति । पूर्वा प्राप्तिरप्रतिषिद्धा तया 
भविष्यति । 


परमवाकू में परम सु वाच सु=्परमवाक्‌। परमवाच-उ यहां सुवन्तं पदम्‌ से 
परमवाच की होने वाळी पदसंज्ञा हे वह रह जायगी । स 


सु प्रत्यय की विद्यमानता में तो यह कद्दा जा सकता था कि इससे पदसंज्ञा 
होगी, इससे न होगी । . अब्र जब कि सु प्रत्यय लुप्त हो गया है परमवाक्‌ यह 
अवधि दोनों की भर्थान्‌ स्वादिष्वसवं० की भी भौर सुप्तिडन्तत की भी समान 
है। उस अवस्था में स्वादिष्वण की भी प्राप्ति हो जाती हे । लुप्त हुए सु प्रत्यय 
को प्रत्ययलक्षण से मान कर सत्रेनामस्थान परे हो जायगा तो निषेधाश्च बलीयांसो 
भवन्ति इस परिसाषावल से असर्वनामस्थाने यह निषेध प्राप्त होगा ही । 


असवेनामस्थाने को हम प्रसञ्यप्रतिषेंध नहीं मानेंगे जिससे यह अर्थ हो 
कि सर्वनामस्थान परे रद्दते पूवं की पदसंज्ञा नहीं होती । अपितु पर्युदास मान 
कर यह अर्थ करेंगे कि सर्वेनामस्थानभिन्न प्रत्यय परे रहते पूर्व की पदसंज्ञा होती 
है । पयुदास मानने से सर्वनामस्थान में पदसंज्ञा का ब्यापार नहीं रहता । 
उस पक्ष में सवेनामस्थानभिन्न में पदसंज्ञा का व्यापार रहेगा। सर्वनामस्थान में 
यटि किसी से प्राप्त होती हे तो हो जायगी। सुप्तिङन्तं पदम्‌ इस पूर्व सूत्र से 
ग्राप्त होती हे वह हो जायगी। यदि पक्षान्तर में असवनामस्थाने को प्रसज्य्र 
प्रत्विध ही मान ळें तो भी परमवाक्‌ में पद्सज्ञा का निषेध न होगा । क्योंकि 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


नवम आह्विक ६५५ 


नजु चेयं प्राप्ति; पूर्वा प्राप्ति बाघेत । 
नोत्सहते प्रतिषिद्धा सती वाधितुम । 


ऐप £} 
यद्येव परमवाचौ परमवाच इति सुप्तिङन्तं पदमिति पदसंज्ञा 
प्राप्नोति । 


एवं तर्हि योगविभागः करिष्यते । स्वादिषु पूर्व पदसंज्ञं भवति। 
ततः सर्वनामस्थाने अयचि। पूर्व पद्संशं भवति। ततो भम्‌। भसं 
भवति यजादाबसवनामर्थाने इति। 


—— SSR SEN 
अनन्तरस्य विधिर्वा भवतिं प्रतिषेधो वाः इस परिमाषाब से अनन्तर अब्यवद्वित 
जो पदसंजा दै उक्षी का असयनामस्थाने से निषेध होगा । व्यवहित पदसंज्ञा का 
नहीं । स्वादिपु से प्राप्त पदसंज्ञा अनन्तर हे। सुप्तिङन्तम्‌ से प्राप्त व्यवहित 
न । | ७७ > 

1 इस छिये स्वादिपु की पदसंज्ञा का निषेध होने पर भी सुपिङन्तम्‌ की पदसंज्ञा 
रह जायगी । वह अप्रतिषिद्ध है । 


स्वादिषु वाली पदसंज्ञा सुप्तिङन्तम्‌ वाली पदसंज्ञा को बाध लेवे और 
सर्वनामस्थान में स्वयं निषिद्ध हो जावे तो परमवाक्‌ में कैसे पदसंज्ञा हो सकेगी ? 


असवेनामस्थाने से प्रतिषिद्ध होने वाळी स्वादिपु यह पदसंज्ञा सुप्तिङन्तम्‌ 
इस पदसंज्ञा को कैसे बाध सकती है । जो स्वयं बाध्य दै वह दूसरे की बाधक 
कैसे होगी इस लिये परमवाक में सुप्तिङन्तम्‌ बाली पद्संज्ञा निबांध सिद्ध है । 


इस प्रकार तो परमवाचौ परमवाचः यहां औ, जस्‌ परे रहते परमवाक इस 
सुबन्त की सुप्तिङन्तं पदम्‌ से पदसंज्ञा प्राप्त होती है । उससे छुश्व प्राप्त होगा । | 


` अच्छा तो योगविभाग करेंगे। स्वादिष्वसर्वनामस्थाने में स्त्रादिषु इतना 
एक सूत्र होगा । उसका अर्थं होगा--स्वादिप्रत्यय परे रहते पूर्व की पदसंज्ञा होती 
है। इसके बाद असयैनामस्थाने का अकार यचि भमू के यचि में मिला कर 
सर्वनामस्थाने अयचि पेसा सूत्र बनायेंगे। उसका अर्थ होगा--यादि अजादि भिन्न 
सर्वनामस्थान परे रहते पूर्व की पदसंज्ञा होती हे । या यों कहिये कि यादि अजादि 
सर्वनामस्थान परे रहते पूर्व की पदमंज्ञा नहीं दोती। उससे परमवाचौ परमवाचः 
परमवाचम्‌ इन सब अजादि स्वेनामस्थानों के परे रद्दते पूवे की पदसंज्ञा न. 
होगी । केवळ परमवाक्‌ यहां हलादि सु सर्वेनामस्थान के परे रहते पूव की पदसंज्ञा 
होगी । यद्व कितने लाघव से इष्ट सिद्ध किया गया हे । इसके बाद भम्‌ यह सूत्र 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


६७६ ब्याकेरणमहा भाष्य 


यदि तर्हि सावपि पदं भवति। एचः प्लुतविकारे पदान्तग्रहणं 
चोद्यिष्यति। इह मा भूत्‌ भद्र करोषि गौरिति । तस्मिन्‌ क्रियमाणेपि 
प्राप्नोति । 

. वाक्यपद्योरन्त्यस्येत्येवं तत्‌ । 

इह तहिं दधिसेचः' 'सात्पदाद्यो'रिति पदादिछक्षणः षत्वप्रतिषेघो 
न प्राप्नोति । ` 

मा भूदेवं पदस्यादिः पदादिः पदादेनेति। कथं तहि पदादादिः 
पदादिः पंदादेनेत्येचं भविष्यति । 
होगा। जिप्रका अर्थ होगा--सर्वनामस्थानभिन्न यादि अजादि परे रहते पूवे की 
असंज्ञा होती है । पदसंज्ञा में नम्‌ का सम्बन्ध यचि के .साथ हे। भसंज्ञा 
में सर्वनामस्थान के साथ है । इस प्रकार भ पद संज्ञाओ का सांकय हट कर कहीं 
दोष न होगा । श 

उक्त प्रकार से यदि सु सर्वनामस्थान परे रहते भी पूर्व की पद्सज्ञा मानते 
हें तो एचोऽप्रगह्मस्यादूराद्धूते पू्ीधस्यादुत्तरस्येदुतौ इस सूत्र में जो एचों को इकार 
उकार रूप प्लुतविकार करने में पदान्त ग्रहण किया हे जिससे भद्रे करोषि गौः 
यहां गोशब्द्स्थ भौकार के पदान्त न होने से वहां उकार रूप प्लुत विकार 
नहीं होता वह भब पदान्त ग्रहण करने पर भी प्राप्त होता है। क्योंकि गौः 
यहां सु परे रहते गो की पदसंशा हो जायगी तो औकार के पदान्त हो जाने.से प्छुत- 
विकार प्राप्त होता है । 

- समस्त वाक्यस्थ पदों के अस्त भें आने वाले एचों को वह प्लुतविकार 
कहा गया दै। गौः यहां गौ का औकार पदान्त होने पर भी भद्रं करोषि गोः 
इस समस्त वाक्य के अन्त में नहीं दै | वाक्य के अन्त में तो बिसे हे। इस 
लिये सु परे रहते पदसंज्ञा होने पर भी गोः में प्लुतविकार न होगा । 


फिर भी दधिसेचौ दघिसेचः यहां औ जस्‌ परे रहते उत्तरपद सेच्‌ 
शब्द की पदसंज्ञा न होने स पद के भादि सकार को मान कर होने वाला सात्पदाद्योः 
से षत्व का निषेध नहीं ग्राप्त होता । 


सात्पदाद्योः में पदस्ग्रादिः पदादिः पदादेः ( पद का भाढि जो सकार ) इस 


१. उत्तरपदत्वे इस वार्तिक के रहने पर अपदादिविधौ एसा कहने से यह 
दोष नहीं आता । वार्तिक्र का प्रत्याख्यान होमे पर दोष है । | 


00-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


नेवम भाहिक ६५७ 
नेवं शक्यम्‌ । इद्दापि प्रसज्येत । ऋक्षु वाक्षु कुमारीषु किशोरी- 
ष्विति । 
सात्प्रतिषेधो ज्ञापकः स्वादिपु पदत्वेन येषां पदसंज्ञा, न तेभ्यः 
प्रतिषधो भवतीति । 


इह तहि वहुसेचो वहुसेचः । वहुजयं प्रत्ययः। तत्र पदादादिः 
पदादिः पद्‌दिनेत्युच्यमानेऽपि न सिध्यति । 


एवं तहि । 
उत्तरपदत्वे च पदादिविधौ । 


लुमता खुप्ते प्रत्ययलक्षणं भवतीति वक्ष्यामि । तन्नियमार्थे 
. भविष्यति पदादिविधावेव । न पदान्तविधाविति । 


01...  >- स्च्छ 


> 


प्रकार पष्ठी समास मान कर दव्रिसेची में पदत्व न होने से पत्वनिषध न होवे 
किन्तु पदात्‌ आदिः पदादिः पदादेः ( पद से परे जो आदि सकार ) इस प्रकार 
पञ्चमी समास सान कर पत्वनिषेध हो जायगा। क्योंकि दधिसेचो में दधि इस 
पूर्व पद से परे सेच का आदि सकार है। 


ऐसा नहीं हो सकता । सात्पदाद्योः में पदादादिः पदादिः इस प्रकार पञ्चसी 
समास नहीं मान सकते। ऐसा मानने पर ऋक्षु वाक्षु कुमारीषु किशोरीपु यदा भी 
स्वादिप्वसर्व० से. पदसंञ्चक ऋच्‌ वाच आदि से परे सुप का आदि सकार होने 
से पत्वप्रतिषेध प्राप्त होगा । 


सालदाओः में सात्‌ प्रत्यय परे रइते जो षत्वनिषेध किया हई वह इस 
बात का ज्ञापक है कि स्वादिप्वसबे> से जिनकी पदसंज्ञा है उनसे परे सकार को 
पत्वनिषध नहीं दोदा । अन्यथा अग्निसात्‌ यदाँ भी साति प्रत्यय bt अग्नि 
शब्द की खादिप्वसबै० से पदसंज्ञा होने से पदाद्योः से दी पत्व सिद्ध है 
तो सात्‌ ग्रहण व्य है । 

फिर भी बहुसेचो वहुसेचः ( इघदसमापतौ सेचो बहुसेचौ) यहां सेच्‌ 
शब्द से ईषदसमाप्ति अथे में विभाषा सुपो बहुच्‌ पुरस्तातु से बहुच्‌ बत 
हुआ है। वह प्रातिपदिक से पूबै विहित होता है । प्रत्यय दै । पद नहीं हु 
उससे परे सेच के सकार को पदादादिः पदादिः इस प्रकार पञ्चमी समास म 
पर भी षत्वनिविध नहीं प्राप्त होता । 


अच्छा तो उत्तरपदत्वे च पदादिविधौ प्रत्ययलक्षणे भवति। ऐसा वचन कद्‌ 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


६५८ च्याकरणमद्दाभाष्य 


कथं बहुसेचौ बहुसेचः । 
बहुच्यूवैस्य च | 
यहुच्पूर्वस्य च पदादिविधावेव । न पदान्तविधाविति । 


नद्ेऽनत्यस्य | 
दुन्दे$न्त्यस्य छुमता ठुप्ते प्रत्ययलक्षणं न भवतीति वक्तव्यम्‌ । 


चाकूस्रकृत्वचम्‌। | 
ooo मिस अत वि 
देंगे। व्ह नियमार्थ होगा कि उत्तरपद्‌ के पदत्व में पदादिविधि में ही छुमान्‌ 
शब्द से छुप्त हुए प्रत्यय में प्रत्ययकृक्षण होता है। उससे परमवाचा परमवाचे 
इत्यादि में प्राप्त कुत्वादि पदान्तत्रिधियों में प्रत्ययलक्षण न होगा तो वहाँ पद 
न होने से कुत्वादि न होंगे । दधिसेचौ इत्यादि पदादिविधियों में प्रत्ययलक्षण 
होने से षत्वनिषिध सिद्ध हो जायगा । 
कट बहुसेचौ वहुसेचः यहां बहुच्‌ प्रत्यय के पद न होने से पदादि मान कर 
होने वाळा सात्पदायोः से पत्वनिषध कैसे होगा ? बहुसेच शब्द में समास न 
होने से न पूर्वपद है न उत्तरपद है । | 
बहुच्प्रत्ययपूवंक में भी पदादिविधि में ही छमान्‌ शब्द से छुप्त हुए 
प्रत्यय में अत्ययकक्षण कह देंगे। उससे वहुसेची में षत्वनिषेध हो जायगा . और 
बहुवाचा वहुवाचे में कुत्वादि न होंगे । 


द्वन्द्व समास में कई पद संभव होने पर अन्तिम पद में ही ढुमान्‌ शब्द 
से जप्त हुए प्रत्यय में प्रत्ययलक्षण का निषध कहना चाहिये ।! उससे बाक्सकूतवचम्‌ 
( वाकू च स्रक्‌ च त्वक्‌ च ) यहां समाहार इन्द्र में वाच खज इन पीक तथा 
मध्यम पदों में प्रत्ययलक्षण का निषेध न होने से कुत्वादि. हो जाते हैं 
इस अन्तिम पद्‌ में प्रत्ययलक्षण का निषेध होकर पदत्व न होने से र 


नहीँ होता। 


१. प्रदीपकार श्री केयट के मत में दन; 
। इन्दऽन्त्यस्य यह वचन अनावश्यक हे । 
छ हतार कि उत्तरपद शब्द की मुख्यज्ञत्ति अन्तिम पद में ही होती है। इस तह 
क न मध्यमपद को उत्तरपद नहीं माना जायगा तो उत्तरपदत्वे चापदादि- 
न इ पूर्वोक्त वचन से द्वन्द्व के अन्तिम पद में भी अत्ययलक्षण का निषे 
Se नषेध सिद्ध 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


नवम आह्विक १५९ 
इहाभूवन्निति प्रत्ययलक्षणेन जुस्‌भावः प्राप्नोति । 


सिचि जुसो5प्रसद्च आकारप्रकरणात्‌ | 
सिचि ज्ुसोऽप्रसङ्गः । कि कारणम्‌ । आकारप्रकरणात्‌ । आत इति 


वर्तते तन्नियमार्थ भविष्यति । आत एव सिज्कुगन्तान्नान्यत््मादिति । 


इह च इति युष्मत्पुत्रो ददाति । इत्यस्मत्पुत्रो दृदाति इत्यत्र प्रत्यय- 
लक्षणेन युष्मदस्मदोः पष्ठीचतुर्थीद्वितीयास्थयोर्वानावी इति बांनाबादयः 
प्राप्नुचन्ति । | 
युष्मदस्मदोः स्थग्रहणात्‌ | 
स्थग्रहणं तत्र क्रियते । तच्छ्यमाणविभक्तिविशेषणं विज्ञास्यते । 
~ 


अभूवन्‌ ( भू-सिच लङ झि) यहां भू धातु से छुछ में गातिस्था० से 
सिच का छुक्‌ हुआ दै। उसे प्रत्ययलक्षण से मान कर सिच्‌ परे हो जायगा 
तो सिजभ्गस्तविदिभ्यश्च से झि को जुस्‌ आदेश प्राप्त होता है। 

अभूवन्‌ में सिच को मान कर जुस्‌ का अप्रसङ्ग है। जुस्‌ की अप्राप्त 
हे । क्योंकि आकार का प्रकरण है। आतः यद सूत्र नियमार्थं दे कि सिच्‌ का 
लुक्‌ दोने पर यदि झि को जुस्‌ हो तो आकारान्त धातु से दी हो। भू के आकारान्त 
न होने से जुसू न होगा । यदि प्रत्ययछक्षण से सित्र मान कर सिजभ्यस्तविदि- 
भ्यश्च से जुस्‌ करें तो आतः यह सूत्र व्यर्थ हो जाता है । अडः अधः आदि 
आकारान्तों में भी प्रत्ययलक्षण से सिच मान कर सिजभ्यस्त० से जुस्‌ दो सकता 
है । इस लिये आतः सूत्र के नियमा होने से अभूवन्‌ में जुस्‌ नहीं होगा । 
| इति युष्मत्पुत्रो ददाति, इत्यस्मतपुत्रो ददाति यहां युष्माक पुनः युष्मत्पुनः । 
अस्माक पुत्रः अस्मतपुत्रः इस षष्टीसमास में युष्मद्‌ अस्मद्‌ से परे विभक्ति 
का लुक्‌ हुआ है । उसे प्रत्ययलक्षण से परे मान कर युष्मदस्मदोः पछी? की अजुबृत्त 
द्वारा बहुवचनस्य वस्नसौ से बस्‌ नस्‌ आदेश प्राप्त होते हैं। पद से परे 
युष्मद्‌ अस्मदू को दिखाने के लिये इति झब्द का प्रयोग किया ह । 

युध्मदस्मदोः षछ्ठीचतुर्थाद्वितीयास्थयो:० इस सूत्र में स्थप्रहण से युष्मसुनः 
अस्मत्पत्रः में वस्‌ नस्‌ आदेश नहीं होंगे। सूत्र में स्थप्रदण किया दै। उसका 
यद्दी प्रयोजन है कि विभक्ति के श्रूयमाण. होने पर ही वाम्‌ नो आदि आदेश 
हों.। पष्ठी चतुर्थी द्वितीया विभक्तिस्थ युष्मद्‌ अस्मदू को आदेश कहने से उक्त 
विभक्तियां छुप्त ददने पर आदेश नहीं होंगे । 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


६६० व्याकरणसद्दा भाष्य 


अस्त्यन्यत्‌ स्थप्रहणस्य प्रयोजनम्‌ । किम्‌ । सविभक्तिकस्य 
बांनावादयो यथा स्युरिति । 

नतदस्ति प्रयोजनम्‌ । पदस्येति वतेते । विभक्तथन्तं च पद्म्‌ । तत्र 
अन्तरेणापि स्थग्रहणं खविभक्तिकस्यच भविष्यान्त । 


भवेत्‌ सिद्ध यत्र विभत्तयन्तं पद्‌म्‌। यत्र खलु विभक्तो पदे तत्र 
न सिध्यति । ग्रामो वां दीयते । ग्रामो नौ दीयते । 


सर्वग्रहणमपि प्रकतमचुवतत । तेन सविभक्तिकस्यैव भविष्यति । 


इह चक्षुष्कामं याजयांचकारति तिङ्ङतिङ इति तस्य च निघातः 
तस्माच्चानिघातः प्राप्नोति । 


वहां स्थप्रहण का तो अन्य प्रयोजन है । क्या ? विभक्ति सहित को वाम्‌ नौ 
आदि आदेश दों । अकेले युष्मद्‌ अस्मदू को न हों । 


स्थग्रहण का यह कोई प्रयोजन न| । पदस्य सूत्र के अधिकार से विभक्तयन्त 
पदको आदेश होंगे तो बिना स्थग्रहण के भी विभक्ति संदित युष्मद्‌ अस्सरू को 
ही वाम्‌ नौ आदि आदेश हो जायेंगे । 


जहां विभक्त्यन्त पद है वहां स्थग्रहण के बिना भी विभक्तयन्त को ही 
आदेश सिद्ध हो जावे किन्तु जहाँ विभक्ति के परे रहते पद हे वहां पदाधिकार के 
होते हुए भी केवल युष्मद्‌ अस्मद्‌ रो ही आदिश प्राप्त होते हैं उसके लिये 
स्थप्रहण रह सकता है। जैसे ग्रामो वां दीयत। नौ दीयते। यहां युवाभ्याम्‌ 
आवाभ्याम्‌ की जगद्‌ वाम्‌ नौ आदेश होते हैं । चतुर्थी का द्विवत्रन भ्यास्‌ परे रहते 
युष्मद्‌ अस्म्‌ की खारिष्व० से पदसंज्ञा दै । यहाँ पदसंञ्चक केबल युष्मद्‌ अस्मद्‌ 
को ही आदेश प्राप्त हैँ । 


पद्स्य के अधिकार के साथ अनुदात्तं सर्वमपादादौ से सर्व शब्द का अधिकार 
भीतो आ रहा है । उससे सारे पद के स्थान में वाम्‌ नो आदि आदेश सिद्ध 
हो सकते हैं जिसमें विभक्ति भी संमिलित हे । उस अवस्था में स्थम्रहण करना 
व्यर्थ है । वह श्रयमाण विभक्ति के लिये ही चरितार्थ हो सकता दै । उसके सामर्थ्य 
स लुप्त विभक्ति में प्रत्ययलक्षण से विभक्ति मान कर आदेश नहीं होंगे । 


यदाँ चक्षुष्काम॑ याजयांचकार इस प्रयोग में चक्षुष्कामम्‌ इस अतिङन्त से 
प्रे याजयाम्‌ को प्रत्ययलक्षण से तिङम्त भान कर तिठ्ङतिङ: से निघात प्राप्त 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


007] 


irate is rn i 


-नवस आह्निक ६६१ 


आमि छिछोपात्‌ तस्य चानिघातस्तस्माच्च निघातः | 


आमि लिलोपात्तस्य चानिघातः तस्माच्च निघातः सिद्धो 
भविष्यति | ट 


अङ्गाधिकार इटो विधिप्रतिषेधौ । 
अङ्गाधिकारे इटो विधिप्रतिषेधौ न सिध्यतः। जिगमिष। संवि- 
बृत्स । अङ्गस्येतीरो विचिप्रतिषेधी न प्राप्नुतः । 
ऋमेदीधेत्वं च | 
किं च। 
इटश्च विधिप्रतिषेधौ । 


होता है । और याजयाम्‌ के अतिङन्त न होने से उससे परे चकार इस तिङन्त 
को निघात नहीं प्राप्त होता | याजयाम्‌ में णिजन्त यज्ञ धातु से छिद्‌ परे रहते 
कास्प्रत्ययादाम० से आम्‌ विकरण हुआ दै । आमः से प्राप्त लिटर के छुक्‌ को परत्वेन 
बाघ कर पहले छिद्र कें स्थान में तिप्‌ करके फिर उसका आमः से लुक्‌ करने 
से याजयाम्‌ यह प्रस्ययक्षण से तिङन्त बन जाता है। 


याजयाम में लिटू के स्थान में तिप्‌ करने से पहले दी आमः से लिट्‌ का 
लुक्‌ हो जायगा तो याजयाम्‌ के तिङन्त न होने से उस निघात न होगा और 
उससे परे चकार इस तिङन्त को निघात सिद्ध हो जायगा । 

अङ्गाधिकार में प्रत्ययलक्षण का निषेध मानने पर इट्‌ का विधान और 
निषेध नहीं सिद्ध होते । जिगमिष ( गम्‌ सन्‌-छोट्‌ सिप्‌ ) यहाँ सन्नन्त गम्‌ धात से 
छोद भे अतो हः से हि का झुकू करने पर परस्मैपद पर न रहने से गमेरिट्‌ परस्मै- 
पदेषु से सन्‌ को इट्‌ नहीं प्राप्त होता । प्रत्ययलक्षण से परस्मैपद परे मानें तो 
उसका न ठुमताङ्गस्य से निषेध प्राप्त होता है । इसी तरह संविद्त्स ( सम्‌ इत्‌ सन्‌, 
लोटू सिप्‌ ) यहां सम्‌ पूवैक सन्नन्त इत्‌ घातु से वरदभ्यः स्यसनोः से परस्मपद 
होता दै। छोद में अतोहेः से दिका लक्‌ होने पर परस्मैपद परें न रहन से 
न वृदभ्यथवतुभ्यः से सन्‌ को इद्‌ का निषेध नहीं प्राप्त होता । प्रत्ययलक्षण का 
न छमताङ्गस्प स निषेध दो जाता दै । इसके अतिरिक्त क्रम्‌ धातु को दीघेत्व भी 


« नहीं सिद्ध होता | 


और क्या नहीं सिद्ध होता ! 
हटू का विधान और निषेध । 


(७-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


६६२ व्याकरणमहाभाष्य 
नेत्याह । अदेशेऽयं चः पठितः । क्रमेश्च दीर्घत्वम्‌। उत्क्राम 
सेफ्रामेति । 


इह किंचिदङ्गाधिकारे लुमता खुपते प्रत्ययलक्षणेन भवति | किंचिच्चा- 
न्यत्र न भवति । यदि पुनर्न छुमता तस्मिन्नित्युच्यते । 


अथन छुमता तस्मिन्नित्युच्यमान [कें सिद्धमेतद्‌ भवति, इटो 
विधिप्रतिषेधौ क्रमे दींघेत्वं च । 


वाढं सिद्धम्‌ । न इटो विधिप्रतिषेधो परस्मैपदेष्वित्युच्यत । कथं - 


नहीं, ऐसा नहीं । क्रदीघत्वें च यहां च शब्द अयुक्त स्थान में पढ़ा गया 
है। उसके स्थान में क्रमेश्च दीर्धत्वम्‌ ऐसा पढ़ना चाहिये। उससे समुच्चीयम!न 
क्रम्‌ धातु की ठीक प्रतीति होंगी। अर्थ यह निकलेगा कि इद्‌ का विधान और 
निषेध तो अन्यत्र अङ्गाधिकार में सिद्ध नहीं होता और क्रस धातु में केवर 
“दीर्घत्व नहीं सिद्ध होता । उत्काम, संक्राम । यहां उद्‌ सम्‌ पूर्वक क्रम्‌ धातु से 
छोट्‌ में हि का छुक होने पर परस्मैपद परे न रहने से क्रमः परस्मेपदेषु से क्रम्‌ को 
दीधे नहीं प्राप्त होता । प्रत्ययङक्षण से परस्मैपद्‌ परे मानें तो उसका न लुमताङ्गस्य 
स निषेध प्राप्त होता दे। 

हां कुछ तो ऐसे कार्य हैं जैसे जिगमिष संविवृत्स उत्काम आदि जो 
अङ्गाधिकारीय हैं फिर भी वे लुमान्‌ शब्द से छष्त प्रत्यय में प्रत्ययरक्षण से हो 
रदे हें । अर्थात्‌ वहां न लुमताङ्गस्य यह निधेध नहीं छग रहा । और कुछ ऐसे कार्य 
हें जेसे पूर्वोक्त जित. नित्‌ कित्‌ स्वर आदि जो अङ्गाधिकार से बाहर हैं फिर भी 
च ङ्सान्‌ इाब्द से लुप्त प्रत्यय में प्रत्ययलक्षण का निषेध हो जाने से नहीं हो 
रहे इन सब के समाधान के लिये यदि न लमताङ्गस्य की जगह न लमता तस्मिन्‌० 
ऐसा सूत्र बना दें तो केस रहेगा । न लमता तस्मिन्‌ में अङ्गाधिकार का झगडा 
न रह कर उसका अर्थ सब के लिये समान दोगा कि छमानू शब्द से लुप्त हुए 
प्रत्यय को निमित्त आन कर जो कार्य प्राप्त दे चांदे वह अङ्गाधिकार का हो या 
उससे बाहर का हो प्रत्ययलक्षण से नहीं होता । 


न लुमता तस्मिन्‌ बना देने पर भी क्या जिगमिष संवित्रत्स उःक्राम संक्राम 
ये रूप सिद्ध हो जायेंगे । क्या वहां प्रत्ययलक्षण का निषेध नहीं प्राप्त होगा । 

हाँ, अवश्य सिद्ध हो जाधेंगे । जिगमिष संविद्रत्य में क्रम से इट्‌ का 
> च %१ क क. ८ 
विधान ओर इद्‌ का निषेध एह्सदैपद पर रहते चरी कहा राया हे बल्कि सकारादि 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangoftri 


नवम भाहिऊ ६६३ 


तहि । सकारादाविति । तद्विदोषणं परस्मैपद्द्रहणम्‌ । न खल्वपि 
क्रसेदीधत्वे परस्मेपदृष्वित्यच्यते 1. कथं तर्हि । शितीति। तद्विशेषणं 
परस्मैपदग्रहणम्‌ । 


न लुमता तस्मिन्निति चेदू हनिणिडादेशास्तढोप | 


न ळुमता तस्मिन्‌ इति चेद्‌ हनिणिङादेशास्तलोपे न सिध्यन्ति। _ 
अवधि भवता दस्युः । अगायि भवता आमः । अध्यगायि भवताजुवाकः 
तळोपे छते ळुडीति हनिणिङादेशा न प्राप्नुवन्ति । 


नेष दोषः। न ळुडीति हनिणिङादेशा उच्यन्ते। किं तर्हि। 
आर्धधातुक इति | तद्विशेषणं छुङ्ग्रहणम्‌ । 


प्रे रहते कहा गया है । परस्मैपद तो सकारादि का विशेषण हे । मुख्य निमित्त 
सु 


तो सकारादि हे । वद्द सकारादि सन्‌ प्रत्यय परे दै ही। दि का लुक्‌ हो जाने पर 
सी कोई हानि नहीं । प्रत्ययलक्षण की भी आवश्यकता नहीं। इसी तरह उत्काम 
संक्राम मै क्रम: परस्मैपदेषु से होने वाळा दोघे भी परर्मेपद परे रदते नहीं कहा 
गया बल्कि शित्‌ परे रहते कहा गया है। परस्मैपद तो शित्‌ का विशेषण-है। 
मुख्य निमित्त शित्‌ ही दै । उत्काम संक्राम में शित्‌ प्रत्यय शपू परे दे ही । 


यदि न छुमता तस्मिन्‌ बनाते हैं तो यह दोष हे कि तलोप होने पर इन्‌ 
इण्‌ इक्‌ धातुओं के स्थान में क्रम से वध, गा, और गाडू आदेश नदी सिद्ध 
होते । अवधि यद्वां हन्‌ धातु से कमैबाच्य लुङ्‌ में चिण्‌ हुआहै। उससे 
पेर थिणो ळक से तप्रत्यय का छुक्‌ ददो जाता है। त का छुछ होने पर न छुमता 
तस्मिन्‌ से प्रत्ययलक्षण का निषेध हो जायगा तो लुङ्‌ परे न रहने से छि च 
से हन्‌ को वघ आदेश नहीं प्राप्त होता । अगायि यद्वां इण्‌ धातु से कमेवाच्य 
लुङ में चिण्‌ से परे तका झुकू होने पर न ठुमता तस्मिन्‌ से प्रत्ययलक्षण का 
निषेध हो जायगा तो लुङ्‌ परे न रहने से इणो गा छि से इण को गा आदेश 
नहीं प्राप्त दोता। अध्यगायि यहां अधिपूवेक इङ धातु से कमेवाच्य लड में 
चिण्‌ से परेत का छुक होने पर न ठुमता तस्मिन्‌ से प्रत्ययलश्षण का निषेध हो 
जायगा तो ळङ पर न रहने से विभाषा ल॒इ्ळडोः से इङ्‌ को गाइ आदेश नहीं 
प्राप्त होता । ९ 


ये कोई दोष नही । अवधि आदि में उक्त सूत्रों से वध आदि आदेश छुछ 
परे रहते नदीं कहे गये हैं बल्कि आर्धधातुक परे रहते कहे गये-हें। छुड्ट तो 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by 8009190 


९६४ व्याकरणमहदभाष्य 


इह च सर्वस्तोमः सर्वपृष्ठः सर्वस्य सुपी त्याचुदात्तत्व न श्नात्‌ 
तच्चापि वक्तव्यम्‌ । न वक्तव्यम्‌ न लुमताङ्गस्यत्यय सिद्धम्‌ । कथम्‌। 
न ळमता छप्तेऽङ्गाधिकारः प्रतिनिर्दिश्यते । कि तर्हि । योऽसो छुमता 
लप्यते तस्मिन्‌ यदङ्गं तस्य यत्‌ कायं तन्न भवति | 


एवमपि सवस्वरो न सिध्यति। 
कर्तव्योऽत्र यत्नः । 


अलोऽन्त्यात्‌ पूर्वे उपधा ॥१।१।६५॥ 
किमिदमळग्रहणमन्त्यविशेषणम्‌ । 


आर्धधातुक का विशेषण है । मुख्य निमित्त आर्धधातुक ही है । अवधि आदि 
में आधधातुक प्रत्यय चिण्‌ परे है ही । 


इसके अतिरिक्त न कुमदा तस्मिन्‌ इस नये सूत्र में यह भी दोष है कि 
सर्वस्तोमः सर्वपृष्ठः यहां पूर्वोक्त सवस्य सुपि से होने वाळा आद्युदात्त स्वर नदीं 
प्राप्त होता । साथ हीं न लुमताङ्गस्य सूत्र छोड़ कर नया न लुमता तस्मिन्‌ सूत्र 
बनाना पड़ता है! इस से अच्छा तो यही है कि यहद नया सूत्र न बनाया जाय। 
न छुमताङ्गस्य से ही सब इष्ट सिद्ध हो जायेग्। केसे! न लुमताज्ञस्य में अज्ञस्य 
का अथै अङ्गाधिकारीय कार्य नहीं लेंगे बल्कि ळुमान शब्द से जो प्रत्यय लुप्त 
हुआ दै उससे परे रदते जो अङ्ग है उसका जो काये अङ्गाधिकारीय है या अङ्गा- 
धिक्कार से बाहर दै वद प्रत्ययलक्षण से नहीं होता ऐसा अर्थ करेंगे । इससे सवत्र 
लमान भें प्रत्ययलक्षण का निषेध हो जायगा । छमति प्रतिषेधे एकपरस्वरस्योपसंस्य!नम्‌, 
अहो रविधौ, उत्तरपदत्वे चापदादिविधौ, दन्द्रेऽन्त्यस्य इत्यादि वचनों की कोई 
आवश्यकता न होगी । 


न लमताङ्गस्य सत्र द्वारा सर्वत्र ळमान्‌ में प्रत्ययलक्षण का निषेध मानने 
पर भी सवस्तोमः- सवेपृष्ठः में सवस्य सुपि से आद्यदात्त स्वर नहीं सिद्ध होता । 

इसके लिये यत्न करना चाहिये ।' 

क्या यहद अल्ग्रण अन्त्य का विशेषण है अर्थात्‌ क्या अन्त्यात्‌ के समान 


१. वह यत्न-यही है कि सौवयैः सप्तम्यस्तदुन्तसप्तम्य: मानी गई हैं । 
उससे सुबन्त सवे शब्द को आदुदात्त होगा । सुप्‌ परे रहते न होगा तो सवेस्तोम 
'के सुबन्त होने से सवखर सिद्ध हो जायगा 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


आकलन तारा SSS SSS तिस 


नेवम आह्विक ६४५ 
एवं भवितुमर्हति । 
उपधासंच्चायामलुप्रहणमन्त्यानिर्देशश्चेत्‌ संघातप्रतिषेधः । 


, उपधासंज्ञायामल्ग्रहणमन्त्यनिर्देशइचेत्‌ प्रतिषेधो वक्तव्य; । 
` सघातस्य उप घासंजा प्राप्नोति । ॥ 

तत्र को दोषः ? 

“शास इदङ्हलोः” शिष्टात्‌ शिष्टाम्‌ । संघातस्येच्वं प्राप्नोति । 

यदि पुनरलन्त्यादित्युच्यते । 


अल य पज्च घ oS 
अल; यह पञ्चमी का एकवचन दै या प्रथमा बहुवचन भथवा षष्टी का एकवचन 


> ७७ w 
है। अन्त्य विशेषण में सूत्र का अर्थ होगा--अन्त्य अछू से पू की उपधासंज्ञा 
दोती है । प्रथमा वहुवचन में अर्थ हं(गा---अन्त्य से पूवे अलों की उपध्रासंज्ञा 
~ 
होती हे। उस पक्ष में पूर्व उपधा इस सन्धि में पूर्व के समान पूर्वे भी निकर 
सकता हे । अन्त्यात्‌ पूर्वे अछः उपधा । षष्टी के एकवचन से अधे दोगा--अल के 
द > हि = e ७ क 
मध्य सें जो अन्त्य है उससे पूर्व को उपधांसंज्ञा होती है। इस प्रकार तीनों पक्ष 
संभव हें । न 
ऐशा हो सकता हें । अन्त्य का विशेषण अळू संभव है । 
उपधासंज्ञा में अछुअहण यदि अन्त्य का विशेषण है तो संघात की उपधा 
७ भरे ~ ० 
संज्ञा प्राप्त होती हे । उसका निषेध कहना होगा । संघात का अर्थ अछूससुदाय दै। 
अछ्समुदाय की उपधासंज्ञा होने में क्या दोष हे १ 


शास इदड्हलोः से शास्‌ की उपधा को इस्व कहा हे । जैसे शिष्टात्‌। 
शिष्टाम्‌ ( शास्‌-कोट्‌ तातङ्‌ ताम्‌ ) यहां अन्तिम अळ्‌ शास्‌ का सकार है । उससे 
पूव शा यहद अळ्ससुदाय है । उसकी उपधासंज्ञा प्राप्त होगी तो शा को हृस्व 
होकर अनिष्ट रूप प्राप्त होता है । 


यदि अलः के स्थान में अळू. यह प्रथमा का एकवचन पंढ कर अलन्त्यात्‌ 
पूवे उपधा ऐसा सूत्र बनायें तो केसा रहेगा । उस पक्ष में अन्त्य से पुव जो अळू 
उसकी उपधा संज्ञा होगी । संघात की उपधा संज्ञा न होने से इष्ट सिद्ध ददो 
जायगा । 

१. भन्त्यनिदेशः-- निर्दिइयतेऽमिधीयतेऽनेनेति निर्देशः ¦ जिसका अभिधान 
है अर्थात्‌ यदि अत्प्रहण से अन्त्य का बोध होता है। अल अन्त्य का विशेषण रहा, 
पूव का विशेषण नहीं रहता । 


(७-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


> 


६६६ च्याकरणमदाभाप्यं 


पवमप्यन्त्योऽविशेषितो भवति । 


तत्र को दोषः 
सघातादपि पूर्व॑स्योपघासंज्ञा प्रसञ्यत। तत्र को दोषः। शास 
इदङ्हलोः । शिष्टः शिएवान्‌। शकारस्य इत्वं प्रसज्यत । सूज च म्यत । 


यथान्यासमेवास्तु। | 

नज चोक्तमुपधासज्ञायामळ्ग्रहणमम्त्यनिदेशाइचेत्‌ सं घातप्रति- 
षेध इति । 

नेष दोषः 


अलन्त्यात्‌ पढने में भी अन्त्य विशेषित नहीं होता । अन्त्य का विशेषण 
अळू नहीं रहता। अन्त्य जो है वह अळू छना है या अळसमुदाय लेना दे इसका 
परिज्ञान कुछ न हो सकेगा । अलः इस पञ्चमी के. एकवचन में तो निःसन्देद 
अन्त्य विश्लेषित हो जाता था । 

वहां क्या दोष है । यदि अन्त्य से पूर्व अल की उपधा संज्ञा मानें तो क्या 
हानि है? 

उस पक्ष में संघात से भी पूर्व की उपधा संज्ञा प्राप्त होती हे । वहां क्या 
दोष हे १ शास इदड्हलोः से विधीयमान इश्व रिष्टः शिष्टवान्‌ ( शासू-क्त क्तवतु ) 
यहां शासु में अन्त्य आसू स पूव अळू शकार को प्राप्त होगा | इसके साथ 
सूत्रभेद तो होगा दी । अलोन्त्यात्‌ की जगह अलन्त्यात्‌ पढ्ने भ॑ सूत्र हूटता है । 


अच्छा तो जैसा सूत्र हे वेसा ही रहने दीजिये । अलन्त्यात्‌ न पढ़िये । 


अलोल्त्यात्पूव उपधा इस यथान्यास सूत्र म जो संघात की उपधासंज्ञा 
प्राप्ति रूप दोष कहा था उसका क्या समाधान है १' 


यह कोई दोष नहीं। संघात में भी जो अन्त्य ह उसकी उपधासंज्ञा समझ 


१. अळूसमुदाय की उपधासंज्ञा. नहीं होती. इ : विषय में ज्ञापक भी है। पिबति 
में पिब आदेश को जो अदन्त माना है वही इस बात का ज्ञापक है कि अल्संघात 
की उपधासज्ञा नहीं होती। अन्यथा पिब के हलन्त मानने पर भी अल्संघात की 

 उपधासंज्ञा पक्ष में पिब के इकार के उपधा न होने से लघूपध गुण की प्राप्ति ही 
नहीं तो उसकी निवृत्ति के लिये पिब को अदन्त मानना व्यथ है । 


७ 0-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by 868190१ 


नवम आह्विक .- दऽ 
अन्त्यविज्ञानात्‌ सिद्भम्‌ | 


सिद्धमतत्‌ । कथम्‌ । अलोन्त्यस्य विधयो भवचन्तीत्यन्त्यस्य 
भविष्यति । 


अन्त्यविज्ञानात्‌ सिद्धमिति चेन्नानर्थकेऽलोन्त्यविविरनम्यासविकारे । 


अन्त्यविज्ञानात्‌ सिद्धमिति चेत्‌ तन्न । [कि कारणम्‌ । नानक 5- 


लोन्त्यविधिरनभ्यासबिकारे । अनर्थकेऽलोन्त्यस्य विधिनेत्येषा परिभाषा 
कर्तव्या | 


किमविशेषेण । 
नेत्याह । अनभ्यासविकारे । अभ्यासविकारान्‌ वर्जयित्वा । 
भृञामित्‌ । अर्तिपिपत्त्याँइचेति । 


कान्येतस्याः परिभाषायाः प्रयोजनानि ? 


= 


ली जायगी । अलोन्त्यस्य इस परिभाषा के नियम से अन्त्य अल से पूर्व जो 
अल्‌ संघात उसके. अन्त्य अक्षर की उपधा संज्ञा हो जायगी तो शिष्ट; शिष्टवान्‌ 
स शास्‌ के अन्त्य अळू सकार से पूव शा संघात के अन्त्य आकार की उपधामंज्ञा 
हो जाने से उसे इत्त्व होकर इष्ट रूप बन जायगा। 


दि संघात के अन्त्य की उपधाउज्ञा मानेंगे तो वह नहीं बनती । क्य्रोंकि 

अनथक शब्द में अजोन्त्यविधि नंहों हुआ करती । शास्‌ यह समुदाय अर्थवान्‌ 

। उसका एकदेश आस्‌ या शा य अनर्थक दे । उनमें अलोन्त्य० का नियम 

नहीं हो सकता । नानर्थकेऽलोन्त्यविभिरनभ्यासविकारे यह परिभाषा है । इसका 
अर्थ हे--भनथक शब्द भ अलोन्त्य परिभापा नहीं लगती । 


क्या सामान्य रूप से सभी अनथको में अळोन्त्य परिभाषा नहीं लगती १ 


नहीं । ऐसा नहीं । अभ्यासविकारों को छोड़ कर । अभ्यास भे क्योंकि शब्द 
की ही आवृत्ति होती हे, अर्थ की नटी । इस लिये अभ्यास भनक माना जाता 
है। उस में तो अलोन्त्यविधि इ है । अन्य अनथेको में नहीं । जैसे- ब्रजामित्‌ , 
अतिंपिप्त्योश्च इन भभ्यासविकार सूत्रों के उदाहरण बिभर्ति पिपर्त्ति में डू पृ 
के अनर्थक अभ्यास जो भ प हैं उनके अन्त्य अक्षर अकार को इकार होता है । 


नानथेके$लोन्त्यविधिरनभ्यासविकारे इस परिभाषा के क्या प्रयोजन हैं ? 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


६६८ च्याकरणमद्दा भाष्य 


प्रयोजनमव्यक्तानुकरणस्यात इतौ । 
अव्यक्तानुकरणस्यात इतावित्यन्त्यस्य प्राप्नोति। अनर्थकेऽलोन्त्य- ` 
विधिनेति न दोषो भवति | 
नैतदस्ति प्रयोजनम्‌ । आचार्यप्रद्ृत्तिज्ञापयति नान्त्यस्य पररूपं 
भवतीति | यदयं 'नान्नेडितस्यान्त्यस्य तु वे'त्याह । 


्वसोरद्भावम्यासळोपश्च । , 
च्वसोरेद्वावभ्यासलोपइचेत्यम्त्यस्य प्राप्नोति । अनर्थके5लोन्त्य- 
विधिनेति न दोषो भवति | 


एतदपि नास्ति प्रयोजनम्‌ । पुनलोपवचनसामर्थ्यात्‌ सर्वस्य 
भविष्यति । 

अन्यक्तानुकरणस्पात इतौ यह सूत्र प्रयोजन हे । पटत्‌-इति पटिति | यहाँ 
इति शब्द परे रहते अव्यक्तानुकरण पटत्‌ शब्द के अनथक अत्‌ शब्द को कहा 
हुआ पररूप उसके अन्त्य तहर को प्राप्त होता है । नानर्थकेञ्लोन्त्य० से अन्त्य 
| को न दो कर सर्वादेश दो जाता हैं । 

यह कोई प्रयोजन नहीं । आचार्य का व्यवहार इस बात का ज्ञापक है 
कि पटत. के अन्त्य तकार को पररूप नहीं होता । यह जो नाप्रेडिंतस्यान्त्यस्य तु वा 
इस उत्तर सूत्र द्वारा अन्त्य तकार को विकल्प से -पररूप विधान करता है । 
उसमे यह बात मिद्व होतो है । 

ससोरेद्धावभ्यासलोपर्च यद्द सूत्र प्रयोजन हे । देहि धेहि यहां घुसंशक दा 
धा धातुभो से लोट भें हि परे रहते घ्वसोरेंद्धा० से विधीयमान दा चा के अभ्यास 
का लोप उनके अन्त्य अक्षर आकार को प्राप! होता हे । नानर्थकेऽलोन्स्य० स 
भन्त्य को न दोकर सादश. हो जाता हे।' 


यह भी कोई प्रयोजन नई । लोपो यि से लोप की अनुवृत्ति आने पर 


१. नानर्थकेऽरोन्त्यविधिः२ इम परिभापा में अनभ्या्विकारे यह निषेध 

अभ्यासलोप में नही लगेगा । क्योकि वह निपेध अभ्प्रास के रूपवान्‌ विकार में ही 

र है। अभ्यास का लोप तो रूप रहित होता है इस लिये अभ्यास विकार में अभ्यास 

३ का लोप नहीं माना जांयगा तो घ्वसोरेद्धा० से विधीयमान अभ्यासलोप भी नानर्थके० 

3; इस परिभाषा का प्रयोजन बन जाता हे । लोप और विकार भें भेद होता हे इस विषय 
में लोपागमवर्णविकारजः यह भाष्यकार का वचन ही प्रमाण है। 


७८७८-७0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


नवम आहिक ६६५ 


अथवा शिर्लोपः करिष्यते । श शिस्तर्ब्येत्ि लब्दिक्ों 
भविष्यति । 
ख तहिं शकारः कतेव्यः। 


न कतेव्यः | क्रियते न्यास एवं । ट्विशकारकों निर्देशाः । ब्वलों- 
रेद्वावभ्याळोपश्ङ्चति' | 


आपि लोपोऽकोऽनात्रि | 
तिष्ठति सूत्रम्‌ । 
अन्यथा व्याख्यायते । 


आपि इलि लोप इत्यन्त्यस्य प्राप्नोति । अनर्थके7ळोन्व चिच 
न दोषो भचति । 


ध्वसोरेद्धा० में फिर जो लोप वचन कहा है उसके सामर्थ्य से सरउ दिऊ दो जादा 


अथवा अभ्यास लोप को शित्‌ किया हुमा समझेंगे ! उससे सनेकलूदित्यवेल्द 
से सर्वादेश हो जायगा । 
तो फिर अभ्यास लोप में सित्‌ निर्देश करना चादिये 


शित्‌ निर्देश की अलग भावइयकता नहीं। घसोरेड्धा+ सुत्र हे ऊ का 
शकारवाला अभ्यासलोपश्‌ श्च इस प्रकार निर्देश किया हुना हे £ दुक 
के लिये समझ लिया जायगा । 
आपि लोपो$्को$नचि यह सूत्र प्रयोजन हे । यह हरू सोर: == ३३ ३ 
सूत्र का भर्थानुवाद दै । 
क्या आपि जोपोकोऽनचि से हलि लोपः सूत्र की सस्त रह झालो हे! 
` हलि लोपः सूत्र की स्थिति तो यह नहीं है । उसकी आरति अन्य हे । 


इलि लोपः यह सूत्र ही आपि लोपोञकोञ्नचि कह कर अन्यथा व्याख्यात 
किया हृ । इलि लोपः सूत्र को ही तदर्थक अन्य शब्दौं में कह दिया हे । अनाप्यकः 
स आपि, अकः ये दो पद लेकर हलि के स्थान सें अनचि करके आपि लोपोऽ 
कोऽनचि यह निर्देश कर दिया हे | हमारा तात्पर्य हरि लोपः सूत्र से ही है। 
आभ्याम्‌ यहाँ इदम्‌ शब्द से हलादि विभक्ति भ्याम्‌ परे रहते इरि लोपः से 
विधीयमान इदम्‌ के इद्‌ भाग का लोप इदू के अन्त्य दकार को प्राप्त होता दै । 
नानथकेऽछोन्त्य० से अन्त्य दकार का लोप न होकर सम्पूर्ण इद्‌ भागका लोप हो 
जाता ह । CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


६७० ५ व्याकरणमद्दाभाष्य 


एतदपि नास्ति प्रयोजनम्‌ । अन एव लोपं वक्ष्यामि । 
तदनो ग्रहणं कर्तव्यम्‌ । 
न कर्तव्यम्‌ । प्रछतमचुवर्तते । क प्रकृतम्‌ । अनाप्यक इति । 
तद्वै प्रथमा निर्दिएं पष्टीनि दिएन चेहाथः 
हलीत्येषा सप्तमी अनिति प्रथमायाः पष्टी प्रकरप्रयिष्यति तास्म- 
न्निति निर्दिष्ट पूवस्येति । 
अत्र छापोऽभ्यासस्य । 
अन्त्यस्य पराप्नोति । नानर्थकेःळोम्त्ययिधिरिति न दोषो भवति । 


एतदपि नास्ति प्रयोजनम्‌। अत्र ग्रहणसामर्थ्यात्‌ सर्व॑स्य 
भविष्यति । | 


——— ST NE तक 


यह भी कोई प्रयोजन नहीं । हलिं लोपः सूत्र से इद्‌ भागका टॉप न 
कद कर अनाप्यकः से हुए अन आदेश का ही लोप कह दंगे। आभ्याम्‌ में इदम्‌ 
के मकार को त्यदाद्यत्व पररूप होकर इद-भ्याम्‌ इस स्थिति में अनाप्ग्रकः से इद्‌ 
को भन्‌ आदेश होकर हलि लोपः से अन के झन्त्य नकार का लोप हो जायगा 
तो शेप दोनों अकारों के पररूप हो जाने से आभ्याम्‌ यह इष्ट रूप सिद्ध हो जायगा । 


फिर तो हछि लोप; में अन्‌ ग्रहण करना होगा । 


अन्‌ ग्रहण करने की भावउयकता नहीं । ऊपर से प्रकृत चला आ रद्द हुं । 
कहां स? अनाप्यकः से । उसी की अनुबृत्ति हलि लोपः में हो जायगी । 


चह नो प्रथमाविभक्ति से निर्दिष्ट है । यहां पछी से प्रयोजन हूं । 


इलि लोपः में इलि यह सप्तमी अन्‌ इस प्रथमा को तस्मिन्निति निर्दिष्ट पूर्व्य 
के नियम से षष्ठी में बदळ देगी तो अर्थ होगा--हलादि विभक्ति पेरे रहते इदम्‌ 
के स्थान में हुए अन्‌ का लोप दोता हे । 

अत्र लोपोऽभ्यासस्य यह सूत्र प्रयोजन है । मित्सति दित्सति इत्यादि सन्नन्तों 
झै मी माघु आदि धातुओं के अभ्यास का अन्त्य अक्षर का लोप प्राप्त होता हे । 
नानथकेब्लोन्त्य से अन्त्य का न होकर सम्पूण अभ्यास का लोप हो जाता हैं। 


यह भी कोई प्रयोजन नहीं । अत्र लोपोऽभ्यासस्य में अत्र ग्रहण के सामथ्ये 


cA i जाक ० Ve iD ह 


नवम आह्विक ६७१ 


अस्त्यन्यदत्रश्रणस्य प्रयोजनम्‌ । किम्‌ । सन्नधिक्कारोऽपे्ष्यते । 
इह मा भूत्‌-ददौँ दधौ । | 


अन्तरेणाप्यत्र ग्रहणे सन्नधिकारमपेक्षिष्यामहे । 


७ रहि च [a 
_ संस्ता _सकाराद्रिपक्ष्यते । सनि सकारादाविति। इह मा 

भूत्‌-जिज्ञपयिषति इति । 

अन्तरेणाप्यत्रंग्रहणं सने सकारादिमपेक्षिष्यामहे । 

प्रकतयस्तह्यपेक्ष्यन्ते । पतासां प्रकृतीनां लोपो यथा स्यात्‌।. 

~ 

इह मा भूत्‌-पिपक्षति । यियक्षति। 
से" सम्पूर्ण अभ्यास का लोप हो जायया । 

अन्न ग्रहण का तो अन्य प्रयोजन हे । क्या? सनि मीमाघुरभलम० से 
प्रक्रान्त सन्‌ प्रत्यय का अधिकार अपेक्षित हे । अन्रन्ग्रहदां । अर्थात्‌ सन्‌ प्रत्यय 
में हो अभ्यास का लोप हो । ददौ, दधौ यहां सन्‌ भिन्न प्रत्यय में अभ्यास का लोप 
न हो इसके लिये अत्र ग्रहण रद्द सकता है । 

अत्र ग्रहण के बिना भी सन्‌ प्रत्यय का अधिकार स्वरितत्व प्रतिज्ञा से 
अपेक्षित किया जा सकता है। | 

तो फिर अत्र ग्रहण का प्रयोजन यद्द हे कि सकारादि सन्‌ में ही अभ्यासलोप 
हो । इडादि सन्‌ मेंन हो । जेभे-र्‍ज्ञपयितुमिर्च्छात जिज्ञपयिषति यहां णिजन्त ज्ञपि 
धातु खे सत्र पर रहते सनीवन्तर्थभ्रस्जदम्भु० से पक्ष में इडागम हुआ है। सकारादि 
सभ परे न होने से नभ्य़ासलोप नहीं होता । इडभाव पक्ष में सकारादि सन्‌ होने 
से ज्ञीप्सति यहाँ अभ्यासलोप हो जाता है। | 


अत्र ग्रहण के ब्रिना भो सकारादि सतू की अपेक्षा हो जायगी ।. 


तो फिर अत्र ग्रहण का प्रयोजन यद्द दें कि मीमा घु रभू लभू आदि 
प्रकृतियों से ही सन्‌ में अभ्यासलोप द्दो। अन्य प्रकृतियों से न हो। जैसे 
पक्तुमिच्छति पिपक्षति। यष्ट्रमिच्छति यियक्षति यहां पच यज धातुओं से सन्‌ 
परे रहते भभ्यासरोप नहीं होता । - 

२. अत्र ग्रहण के साम्यं स। सनि भी मा--इत्यादि सूनरो में सन्‌ का निर्देश - 
होने पर जो दुबारा अन्न शब्द से सन्‌ का परामशं किया है उसका यही प्रयोजन है - 
कि सन्‌ परे रहते जितना भी अभ्यास करके गृहीत होता है, उस सारे का लोप 
होता ह। 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


६७२ व्यार्करणंमदा भाष्य 


अन्तरेणाप्यत्रद्रहणमेताः प्रकृतीरपेक्षिष्यामहे । 

विषयस्तहापेक्ष्यत । 'सुचोऽकमेकस्य गुणो ये'ति। इह मा भूत: 
सुसुक्षति गाम्‌ इति | 

अन्तरेणाप्यत्रग्रहणमेतं विषयमपेक्षिष्यामहे । कथम्‌। अकर्मकः 
स्येत्युच्यते । तेन यत्रैवायं मुचिरकर्मकस्तत्रेव भविष्यति । तस्मा- 
न्नाथौऽनया परिभाषया नानर्थकेऽलोन्त्यविधिरिति । 


अलोन्त्यासर्वो$ळुपधेति वा | 


अथवा व्यक्तमेव पठितव्यम्‌ । अळोऽन्त्यात्‌ पूर्वो ऽल्‌ उपघासंज्ञो 
भवतीति। | 

अत्र ग्रहण के बिना भी मी मा घु रमु लमू आदि प्रकृतियां प्रकरण से समझ 
ली जायेंगी । 

तो फिर अत्र ग्रहण का यह प्रयोजन है कि निरिचित विषय में ही निश्‍चित 
प्रकृतियों से सनू में अभ्ग्रास का लोप हो। जैसे--मुचोऽकर्मकस्थ गुणो वा इस 
सूत्र से अकर्मक विषय में ही सच धातु से सन्‌ में अभ्यासलोप होता है । 
मोक्षते वत्सः स्वयमेव यहां अऊमंक होने से अभ्यासलोप हो गया । किन्तु मुमुक्षति 
गाम्‌ यहाँ सकमंक होने से सुच्‌ धातु के अभ्यास का लोप नहीं होता । 


अन्न ग्रहण के बिना भी निड्चित विषय समझ छिया जायगा । कैसे ? 
मुचोऽकर्मकस्य० में अकर्मकस्य कहा हे तो नहां सुच धातु भकर्मक होगी ' उसी 
विषय से अभ्यासलोप होगा | अन्यत्र न होगा । इस लिये सब प्रयोजनों के 

अन्यथा सिद्ध हो जाने से नानर्थकेऽलोन्त्यविधिरनभ्यासत्रिकारे इस परिभाषा की 
कोई भावइ्यकता नहीं है ।! 


अथवा अलोन्त्यात्‌ पूर्वोऽल्‌ उपधा इस प्रकार स्पष्ट ही पुक और अळू 
ग्रहण कर देना चाहिये। जिससे उपधा संज्ञा में अन्त्य भी अळू ही लिया 
जाय और उससे पूवे भी अळू ही छिया जाय । तब कही दोष न दोगा । 


१. यहां भाष्यकार ने प्रग्रोजनों की अन्यथासिद्धि दिखा कर नानर्थके० इस 
. परिभाषा का खण्डन कर दिया है । इससे अळ्संघात में भी अलोन्त्यविधि मान कर 
` शिष्टः शिष्टवान्‌ इत्यादि बन जायेंगे ऐसा भाष्यकार को संमत मालूम दर । 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digiti 


नवम भाह्विक ६७३ 


तत्तहिं वक्तव्यम्‌ । 
न वक्तव्यम्‌ । 
अवचनाल्ळोकविज्ञानातू सिद्धम्‌ । 


> ~ > ~ ~ 
अन्तरेणापि वचने खोकविज्ञानात्‌ सिद्धमेतत्‌। तद्यथा लोके 
अमीषां आाहमणानामन्त्यात्पूर्व आनीयतामित्युक्ते यथाजातीयकोऽन्त्यस्त- 
थाजातीयकोऽम्त्यात्पूर्व आनीयते । 


तस्मिन्निति निर्दिष्ट पूवेस्य ॥१।१।६६॥ 


तस्मादि्युत्तरस्य ॥ १।१।६७॥ 
किसुदाहरणम्‌ ? 


तो फिर अलोऽन्त्यात्‌. पूर्वोऽछपधा ऐसा कह देना चाहिये । : 


नहीं कहना चाहिये। बिना कहे ही छोक-म्यवदार से यह वात जान ळी 
जायगी | जैसे लोक में इन ब्राह्मणों में अन्त्य से पू को लाइये ऐसा कहने पर 
जिस प्रकार का अन्त्य हे उसी प्रकार का उससे पूवे लाया जाता दवै। आह्यणों | 
में अन्त्य यदि ब्राह्मण है तो उससे पूवे भी ब्राह्मण ही छाया जायया । 
अथवा जैसे ब्राह्मणों भें अन्त्य मनुप्य है तो उससे पूव भी मनुष्य ही लाया 
जायगा, पद्चु आदि नहीं लाया जायगा । यहां भी अन्त्य अळ से पूवे अड ही लिया 
जायगा, अळू समुदाय नहीं । इस प्रकार सूत्र से दी इष्ट उपधासंज्ञा होकर काम 
चल जाय्रगा।' - ४ 


इन सूत्रों के क्या उदाहरण हैं ? 


१. भाष्यकार ने यहां अळू ग्रहण को अन्त्य विशेषण मान कर उक्त दोष के 
समाधान द्वारा अळः यह पश्चमी एकवचन स्वीकार किया है। यदि अलः को 
प्रथमा वहुवचन या निर्धारण षष्टी का एकवचन मोन लें तो भी उक्त लोकव्यवहार 
से दोष न होगा। प्रथमा पक्ष में अरः यह जाति में बहुवचन निर्देश है। अवधि 
और अवधिमत्‌ को तुल्यजातीय मानने से अन्त्य अळू से यही अर्थ अवगत होगा। 
ष्ठी पक्ष में निर्धारण तुल्यजातीय का होता है इस कारण अलों में जो अन्त्य है 
वह अळू ही लिया जायगा। उससे पूर्व भी तज्जातीय अळू ही ग्रहीत होगा इस 
प्रकार तीनों.पक्ष निर्दोष सिद्ध हो जाते हैं । 


(०-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


> 


६७४ र व्याकरणसहाभाज्य 


इह तावत्‌ तस्मिन्निति निर्दिष्टे पूर्वस्येति इको यणचि’ .दध्यत्र 
मध्वत्र । इह्‌ तस्मादित्युत्तरस्येति 'इयन्तरुपसगेभ्योऽप ईत्‌’ । दीपम्‌ । 
अन्तरीपम्‌ | समीपम्‌। 
अन्यथाजातीयकेन राष्देन निर्देश! क्रियते । अन्यथाजातीयक 
उदाहियत । 
कि तह्योदाहरणम्‌ ? 
इह तावत्‌ तस्मिन्निति निर्दिष्टे पूर्वस्येति “तस्मिन्नणि च युष्माका- 
स्माकावि'ति। तस्मादित्युत्तरस्येति। “तस्माच्छसो नः पुंसी'ति । 
इद्‌ चाप्युदाहरणम्‌ इको यणचि, इथन्तरुपसगेभ्योऽप ईदिति। 
कथम्‌। सर्वनाम्नायं निर्देशः क्रियते। सर्वनाम च. सामान्यवाची । 
तत्र सामान्ये निर्दिष्टे विशेषा अप्युदाहरणानि भवन्ति । द 
कि पुनः सासान्यं, को विशेषः ? 
तस्मिन्निति निर्दिष्ट पूवस्य के तो इको यणचि दध्यत्र मध्वत्र ये उदाहरण 
CN न ० ~ 
हें । ओर तस्मादिययुत्तरस्य के दरयन्तरुपसंगेम्योऽप ईत्‌ । द्वीपम्‌ । अन्तरीपम्‌ । समीपम्‌ । 
य उदाइरण हें । इको यणचि में अचि सप्तमी है। उसके परे रहते अच्यवहित 
पूवे इक्‌ के स्थान में यण्‌ हो जाता है तो दध्यत्र मध्वत्र बन जाते हैं । द्वयन्तरुप- 
सगेभ्योऽप ईत्‌ में द्वघन्तरुपसगेभ्यः यह पञ्चमी है । उससे अव्यवहित परे अप्‌ 
शब्द के अकार के स्थान में ईकार हो जाता है तो द्वीपम्‌ अन्तरीपम्‌ समीपम्‌ 
बन जाते हैं । _ 
अन्य प्रकार के शब्द से सूत्रों म निर्देश किया हे । अन्य प्रकार के आप 
उदाइरण दे रहे हँ । ये सूत्र निर्देशा नुकूल उदाहरण नहीं हैं । 
फिर सूत्र निदेशानुरूप उदाहरण क्या होने चाहिये ? 
तस्मिन्निति निषिट्टे० का तो तस्मिन्नणि च युष्माकास्माकौ और तस्मादित्युत्तरस्य 
काः तस्माच्छसो नः पुंस ये उदाहरण द्वोने चाहिये । 
र येभी उदाहरण ठीक हे-इको यणचि, दवथन्तरुपसर्गेभ्यो$प ईत्‌ । क्योंकि 
तस्मिन्‌ तस्मात थे सवनामसंजक तव्‌ शब्द के निर्देश हैं। और सर्वनामशब्द 
सामान्य अर्थ के वाचक होते हैं। उनसे सभी का बोध हो जाता है। उसमें 
सामान्य तद्‌ शब्द के निर्देश में विशेष उदाहरण भी हो सकते हैं । 
सामान्य क्या है और विशेष क्या दे? 


७ 0-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


८ ०५,५०२ 5-३ 
क Se (iT 


नवम झाहिक | ६७५ 


गोः सामान्यं झप्णो विशेष: । 


न तर्हीदानीं कृष्णः सामान्यं गौर्विशेषो भवति | 
भवति च। 


यदि तर्हि सामान्यमपि विशेषो, विशेषोपि सामान्यं, सामान्यः 
विशेषौ न प्रकल्पेते । 


प्रकल्पेते च। कथम्‌। विविक्षातः। यदास्य गौः सामान्येन 
विचक्षितो भवति कृष्णो विशेषत्वेन, तदा गौः सामान्यं, कृष्णो विशेषः । 
यदाऽस्य कृष्णः सामान्येन विवक्षितो भवति गोर्विशेषत्वेन तदा कुष्णः 
सामान्यं, गोविंशेषः । | 
शिकव 1003 TE किक 0... स स्प 


कृष्ण (काला) बैल यहां गौ सामान्य है कृष्ण विशेष दै । 

क्या कृष्ण गौ यहाँ कृष्ण सामान्य और गौ (बैल) विशेष नहीं हो सकता ! 

हो भी संकता है । | 

जब सामान्य विशेष और विशेष सामान्य हो सकता है तब सामान्य विशेष 
का ही निइचय नहीं होता । इनकी निश्चित व्यवस्था नहीं बनती । 


बनती भी हे । कैसे ? विवक्षा से। जब वक्ता की इच्छा गौ को सामान्य 
और कृष्ण को विशेष कदने की होती है तब गो सामान्य और क्षप्ण विशेष हो 
जाता है। और जब वक्ता की इच्छा कृष्ण को सामान्य ओर गो को विशेष कहने 
की होती है तब कृष्ण सामान्य और गो - विशेष हो जाता है । तात्पय यह है 
कि जहां गो परिच्छे, दे और कृप्णल परिच्छेदक ह चहदी हत्व विशेष दे 
गोल्र सामान्य है । जहां कण्णत्व परिच्छेद हे, गोत्व परिच्छेदक है वहां गोल 
विशेष, है ऋणत सामान्य है। इसी वात को अन्य आचाय इस प्रकार कहत 
हवे कि सामान्य विशेष की व्यवस्था बन सकती दे । किस प्रकार ! पिता भ 
की तरह । जैसे बही किसी के प्रति पिता और किसी के प्रति पत्र होता है 
यहां भी री किसी के प्रति सामान्य कर किसी के प्रति विशेष हो जाता है ड 
अर्थबोध के लिये प्रयुक्त किये जाने वाले शब्दों में ये सब से उत्तम प्रयोग हैं. जे 
सर्वनाम संज्ञक शब्दों के होते टें । इन से बहुत कि विषय ब्याप्त हो जाता 
हे । इसी लिये सप्तमीतिर्दिटे पूर्वस्थ पञ्चमीर्निदष्टि उत्तरस्य ऐसा निर्देश न 
करके तमन, तस्मात. यद सर्वनाम से निर्देश किया दै । 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


६७६ ब्याकरणमद्दाभाष्य 


अपर आह--प्रकल्पेते च । कथम्‌। पितापुत्रवत्‌ |. तद्यथा स एव 
कंचित्‌ प्रति पिता भवति। कंचित्‌ प्रति पुत्रो भवति। एवमिहापि स 
एवं कंचित्‌ प्रति सामान्यं कंचित्‌ प्रति विशेषः। पते खल्चपि 
नदे दि ° र [aS (a DAN os] 
दैशिकानां वाततरका भवन्ति ये सर्वनाम्ना निर्देशाः क्रियन्ते । एंतहिं 
(| ~ ८ % 
वहुतरकं व्याप्यते । र 
अथ किमर्थमुपसर्गनिर्देशः क्रियते ? 
शाब्दे सप्तम्या निर्दिष्टे पूर्वस्य कार्य यथा स्यात्‌ । अर्थे मा भूत्‌। 
जनपदे अतिशायने इति | | - 
किं गतमेतदुपसर्गेण । आहोस्विच्छब्दाधिक्यादर्थाधिक्यम्‌ । 
_ ` गतमित्याह । कथम्‌ । निरयं बहिर्भावे । तद्यथा निष्क्रान्तो 
देशात्‌ निर्देशः | बहिदेश इति गम्यते । दाब्दरच शब्दाद्‌ बहिर्भूतः । 
अर्थो5बहिभूतः । 
निर्दिष्ट शब्द में निर्‌ उपसर्ग सहित दिश धातु का निर्देश किस लिये 
किया है। अर्थात्‌ सूत्र में निर्दिष्ट अहण का क्या प्रयोजन दै ? तस्मिनिति पूणस्य 
इतना ही सूत्र क्यों न बना दिया ? 


_ तस्मिन्निति पूर्वस्य इतना सूत्र होने पर. सप्तमी के अर्थ में भी अब्यत्रहित 

पूर्व को कार्य प्राप्त हो जायगा | इष्ट है .कि सप्तमी विभक्ति निर्दिए शब्द में 
अव्यत बिक, ९ ~ ~ > ~ € = [sl 

दी दित पूर्व को काय हो । सप्तमी से कदे हुए अर्थ में पूर्व को कार्य न हो । 
उ जके अमू ¦ अतिशायने तमबिष्ठनौ यहां जनपद अतिशायन ये सप्तमी 
निर्दिष्ट मै हैं इको यणचि आदि में अचि आदि को तरह शब्द नहीं हें । इस 
छिपे यहां जनपद परे रहते या अतिशय परे रहते अव्यवद्धित पू को कार्य होता 
है यह अर्थ न होगा। 


क्या यह अर्थ उपसग विशिष्ट निर्दिष्ट शब्द से निकछ भी आता है या 
केवळ शब्द के आधिक्य से अर्थ के आधिक्य की कल्पना की जा रही द्दै। 


व Ete शब्द से यह अर्थ निकल आता है। क्योंकि. निर यह उपसर्ग 
Es म अयुक्त होता हे । जैसे देशात्‌ निर्गतः निदेशः । यद्वां देय 

नी हर £ पडला अर्थ समझा जाता दै। शब्द से शब्द-ही बाहर निकला 
& ह ह र नहीं । अर्थ तो शब्द के साथ नित्य सम्बद्ध रहता है इस 
७० र अहण से सप्तमी दिभक्ति वाळे शब्द में ही . अच्यवहित पूर्व को 


कायै (८ 
६८५; होगा के परे की, ज्ञायेळह्येगा॥८८१०/. Digitized by eGangotri 


नवम आह्विक ६७७ 
अथ निर्दिष्टग्रहणं किमर्थम ? 
निर्दिम्रहणमानन्तर्यम्‌ । 
निर्दिष्टग्रहणं क्रियते । आनन्तयार्थम्‌। आनन्तर्यमात्रे' कार्य यथा 
स्यात्‌। इको यणचि । दृध्यत्र । मध्वत्र | इह मा भूत्‌ समिधो । समिधः। 
हषदो । षदः । 
किमर्थे पुनरिदसुच्यते ? 


तस्मिस्तस्मादिति पर्वोत्तरयोयोंगयोरातिरोपान्नियमार्थं वचनं 
दध्युदकं पचत्योदनम्‌ | 


| कं > ~ तयः —_ ७ ~ 
तासन्‌ तस्मात्‌ इति पूर्वोत्तरयोयगयोरविशेपा्नयमार्थोऽ- 


फिर भी सूत्र सें विशेपरूप से. निर्दिष्ट ग्रहण ही क्यों किया । तस्मिन्निति 
शब्द पूयस्य ऐसा सूत्र क्यों न बनाया । उससे अर्थ की ब्यान्रुत्त हो जाते । 


निर्दिएग्रहण विदेष रूप से .इस लिये किया है कि सप्तमी निर्देश में 
अब्यवदित पूं को कार्य हो। व्यवधान में पूर्वको कारयन हो। आनन्तर् का 
अर्थ अव्यवधान हे । इको भणचि से विधीयमान यण्‌ दध्यत्र भध्यत्र यदा दुधिम-भत्र, 
मधुन-अत्र इस अवस्था में अन्न का अकार अच्‌ परे रहते अव्यवद्धिद पूवै इक 
के स्थान में हेःता दै । किन्तु समिधौ समिधः इपदौ दद्र: यहां सम्सधि+ओो 
जस्‌ । दृपदू+भ जस्‌ इस अवस्था में औ जस्‌ अच्‌ परे रहते धकार दकार नकार 
पकार स ब्ययहित पू इक्‌ के स्थान में नही होता | . तस्मिन्निति शब्द कडन पर 
अध्यवहिद अर्थे नहीं निकल सकता था क्योंकि अच शदद परे रहते इकू शब्द 
तो व्यवहित भी प्रचुक होता हे । निर्दिएम्रदण से इक ओर अच दोनों निरन्तर 
उस्चारित होंगे तो अव्यवधान में दी पूर्व को कार्य होगा। व्यवधान सें नदा । 
व्यवधान में दोनों का साक्षात्‌ उच्चारण एवं निर्देश नहीं बनता ।' 


य सूत्र क्यों बनाये दें । 
तस्मिन्निति निर्देश पूर्वस्य और तरमादित्युत्तरस्य ये दोनों सूत्र क्रम से 
= ७. लिये > क ~ 
पू ओर पर को का! का नियम करने वाळे इस लिये बनाय ईँ कि लोक में 


१. आनन्सर्यनेः=आनन्तःमात्रम्‌ । मात्रै कारस्न्येवधारणे । मयूरव्यंस- 
कादि रामास हैं। 
रद 24, ९__ ३ 
२, निर्दिष्ट शब्द में निर्‌ आनन्तर्यं अर्थ में है, दिश धातु उच्चारणार्थक ह्‌ । 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


४७८ व्याकरणमहाभाष्य 


यमारस्भः । ग्रामे देवद्त्तः । पूर्वः पर इति सन्देहः । ग्रामाद्‌ देवद्त्तः 


८.१ 


पूर्व: पर इति सन्देहः । एवमिहापि दध्युदकं पचत्योदनम्‌। उभाविको । 
उभावचौ । अचि पूर्वस्य अचि परस्येति संदेहः। तिङ्ङतिङ. इति 
अतिङः पूर्वस्य अतिङः परस्येति सन्देहः।. इष्यत चाचि पूर्वस्य 
स्यात्‌ । अतिङइच परस्येति । तच्चान्तरेण यत्नं न सिध्यतीति नियमार्थ 
वचनम्‌ । एवसर्थमिद्सुच्यते । 

अस्ति प्रयोजनमेतत्‌। किं तर्हीति । अथ यत्रोभयं निर्दिश्यते 
किं तत्र पूर्वस्य कार्य भवति आहो स्वित्‌ परस्येति । 


उभयनिर्देशे विग्रातिषेधात्‌ पञ्चमीनिर्देशः । 


उभयनिर्देशे चिप्रतिषेधात्‌ पञ्चमीनिर्देशो भविष्यति । 
सप्तमी और पन्चमी के निर्देश में पवे पर का सन्देह दै । मामे देवदत्तः या 
ग्रामात. देवदत्तः ऐसा कहने पर यह नहीं पता लगता कि ग्राम में देवदत्त पूर्व है या 
पर है। आम से देवदत्त पूर्वे है या पर है । पूवे और उत्तर अथात्‌ पर इन 
दोनों अथौ में अविशेष दै । कोई विशेष नहीं मालूम होता। इसी तरह यहां 
भी दध्युदकम्‌ ( दधि+उदकम्‌ ) पचत्योइनम्‌ ( पचति+ओदनम्‌ ) मै दोनों द्वी 
इक्‌ हैं । दोनों ही अच्‌ हैं। दधिका इकार इक्‌ भी है अच भी है। उद्कसू 
का उकार इक्‌ सी है अच भी है । इक्रो यणचि से इक्‌ को यण्‌ करने में सन्देह 
है कि अच में इक्‌ को यण्‌ हो। पूर्वं इक्‌ को यापर इकू को। पचति ओदनम्‌ 
या ओदनं पतति यँ तिङ्ङतिङः से तिङ को निघात करन में सन्देह है कि 
अतिङ सं पूवे तिङ को निघात हो या पर तिङ्‌ को। इए है कि अच परे 
रहते पूर्व इकू को यण्‌ हो, पर इक्‌ को न हो। अतिङः से परे तिङ को निघात 
हो । पूर्व तिङ्‌ को निघात न हो। यह बात विना यत्न के सिद्ध नहीं होती 
इस लिये ये दोनों सूत्र नियमाय बनाये हें। | ° 


सूत्रों का यह प्रयोजन ठीक दै किन्तु जहां सप्तमी और पञ्चमी दोनों 
विभक्तियों का.एक साथ निर्देश है वहां क्या पूर्व को कार्य होता है या पर को ? 


दोनों विभक्तियों के एक साथ निर्देश में तस्मादित्युत्तरस्य इस पञ्चमी- 
निर्देश के सूत्र क्रम में पर होने से विप्रतिषेधे परं कार्यम के नियम से पन्चमी 
का निर्देश ही बळ्वानू माना जायगा: उससे पूर्व को कार्य न होकर परको ही 


` कार्य होगा । उभयनिदेंशे विप्रतिषेधातः पञ्चमी निर्देश: यह परिभाषा दै । . 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


नवम आहिक ६७९ 
कि प्रयोजनम्‌ ? 
प्रयोजनमतो रसार्वधातुकानुदात्तलरे | 
__ वक्ष्यति 'तास्यादिभ्योऽञुदात्तत्ये सप्तमी निर्देशोऽभ्यस्तसिजर्थः 
इति । तस्मिन्‌ क्रियमाणे तास्यादिभ्यः परस्य लसार्वधातुकस्य लसाचे- 
घातुक परतस्तास्यादीनामिति सन्देहः । .तास्यादिभ्यः परस्य ळखार्व- 
घातुकस्य । ` 
बह्ोरष्ठादीनामादिछेपे । 
ळे [७ ९ ~~ 
बहोरुत्तरेषामिष्ठमेयसाम्‌ । इष्ठेमेयंःखु परतो वहोरिति सन्देहः । 
बहोरुत्तरपामिष्ठेमेयसाम्‌ । - 
गोतो गित्‌ । 
€ ° च 
गोतः परस्य सर्चनामस्थानस्थ सर्वनामस्थाने परतो गोत इति. 


सन्देइः | गोतः परस्य सर्वनामस्थानस्य । 
Sst sre UTI 


उभयनिर्देशे विप्रतिवेधात्‌० इस परिभाषा के क्या प्रयोजन हैं ? 


तास्यनु रात्तै न्ङइदुपदेशास्ठसार्वेधातुक्रमनुदात्तमहिन्वोः यह सूत्र प्रयोजन है। 
तास्यनुदात्तेत्‌० सूत्र में तासि अनुदात्तेत्‌ ङित्‌ अदुपदेशात्‌ यह पञ्चमी निर्दिट दै । 
लमार्वेधातुक्रम्‌ यद्ग प्रथमान्त हे । किन्तु आगे अभ्यस्तानामादिः आदिः सिचः 
सूत्रों के ल्यि लसावधातुकम्‌ इस प्रथमान्त को सप्तम्यन्त बनाने के छिये यहद 
वचन कहेंगे कि--तास्यादिभ्योऽनुदात्तत्वे सप्तमी निर्देशोऽभ्यस्तसिजर्थ ईत । उससे 
लसार्वधातुके यह सप्तमी निर्दिष्ट हो जायगा। तब दोनों में सन्देह होता हेस 
तासि आरि से परे लसावधातुक को अनुदात्त हो या ढसावैधातुक परे रहते तासि 
आदि को अनुदात्त हो । पञ्चमी निर्देश के बलवान्‌ होने से पर को कार्य होगा 
तो लसार्वधातुके यह सप्तमी षष्टी में बदल जायगी। उससे लसार्वधातुक को 
अनुदात्त हो जाता है । 

बहोर्लोपो भू च वहोः यह सूत्र प्रयोजन हे । यहां वहोः यह पञ्चमी है । 
पूर्वाचुक्रान्त इष्टेमेयःसु यह सप्तमी हे । दोनों में सन्देह है कि बहु शब्द से परे 
इष्ठन्‌ इमनिच्‌ इंयसुन का लोप हो या इष्ठन्‌ आदि परे रहते बहु शब्द का 
लोप हो, पञ्चमीनिर्देश के बलवान्‌ होने से पर को कार्य होगा तो बहु शब्द से 
परे इष्टन्‌ आदि का लोप हो जाता है । 

गोतो णित्‌ यह सूत्र प्रयोजन है । गोतः यह पब्चमी है । पूर्वानुक्रान्त 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


६८० ब्थाकरणमद्दाभाष्यं 
रुदादिभ्यः सार्वधातुके । 
रुदादिभ्यः परस्य साव॑धातुकस्य । सार्वधातुके परतो रुदादीना- 
मिति सन्देहः । रुदादिभ्यः परस्य सार्वधातुकस्य । 
आने मुगीदासः । 
आस उत्तरस्यानस्य । आने परत आस इति सम्देहः। आस 
उत्तरस्य आनम्य । 
. आभि सत्रनाम्नः सुट्‌ । 


सर्वनाम्न उत्तरस्पामः। आमि परतः सर्वनास्म इति सन्देह: । 
सर्वनाम्न उत्तरस्यामः । 


सर्वनामस्थाने यह सप्तमी हे । दोनों में सन्देह हे कि गो शाब्द से परे सबनाम- 
स्थान को णिद्वत्‌ होता है या सर्वनामस्थान परे रहते गो शब्द को णिद्वत्‌ होता 
है । पम्चमी निर्देश के त्रलवान्‌ होने से पर को कार्य होगा तो गो शब्द से परे 
सर्वनामस्थान को णिद्वत्‌ हो जाता दै । 


सदादिभ्यः सावधातुक यह सत्र प्रयोजन हे । रुदादिभ्यः बह्‌ पञ्चमी है । 
सात्रधातुके सप्तमी ह। दोनों मे सन्देद हे कि रुदादि से परे सार्थघातुक को 
इंट हो या सार्वधातुक से परे रुदादि को इट हो । पञ्चमीनिदेश के बलवान 
होने से पर को कार्य होगा तो झुदादि से.परे वलादि सार्यधातुक को इट्‌ हो 
जाता है । 


ईदासः यदृ सूत्र प्रयोजन हे । आसः यह पञ्चमी हे । आने झुक्‌ से अनु- 
बृत्त आने सप्तमी दै । दोनों से सन्दइ है कि आस से परे आन को इंकार दो 
या आन परे रहते आस्‌ को इंकार हो । 'पञ्चमीनिर्देश के बछव्रान्‌ होने से पर 
को कार्य होगा तो आस से परे आन को ईकार हो जाता है। 


आमि सत्रनाम्तः सुट्‌ यह सूत्र प्रयोजन ह । आमि यह सप्तमी हे । 
सर्वनाम्नः पञ्चमी है । दोनों में सन्देह दै कि सर्वनाम से परे आम्‌ को सुद हो 
या आम्‌ परे रहते सर्वनाम को सुट्‌ द्दो। पन्चमीनिर्देश के वळवान होने 


से पर को कायं होगा तो सवैनाम से परे आम्‌ को सुट्‌ हो जाता है । 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


नवम आह्विक ६८१ 
घेडित्याणू नद्याः । 


नद्या उत्तरेषां ङितां, डित्सु परतो नद्या इति सन्देहः 
उत्तरेषां ङिताम्‌ । [ हत अल 


याडापः । 
आप. उत्तरस्य ङितः, ङिति परत आप इति सन्देहः। आप 
उत्तरस्य ङितः । Me: 
र ङमो हृस्वादचि डमुण्‌ नित्यम्‌ । 
ङम उत्तरस्याचः, अचि परतो ङप्न इति सन्देहः। ङम उत्तर- 
स्माचः। ः 
विभाक्तिविशेषनिर्देशानवकाशत्वादविग्रतिषेघः । 


विअक्तिविशेषनिर्देशस्यानवकाशत्वादयुक्तो विप्रतिषेधः । सर्व 
चैत्रात छृतसामर्थ्या सतमी। अकृतसामर्थ्या पञ्चपीति कृत्या पञ्चमी- 
निर्देशो भविष्यति । 


भाण्‌ नयाः यह सूत्र प्रयोजन है। नद्याः पन्चमी दै । घोडिंति से अनुत्त 
'ङिति सप्तमी है । दोनों में सम्देइ है कि नदी. संज्ञक से परे कित्‌ विभक्ति को 
आद्‌ हो या ङित्‌ विभक्ति परे रहते नदीसंज्क को आर्‌ हो। पञ्चमीनिर्देश के 
बलवान्‌ होने से पर को कार्य होगा तो नदीसंज्ञक से परे कित्‌ विभक्ति को आद्‌ 
हो जाता दै। ४ 

याडापः यद्ग सूत्र प्रयोजन है। आपः पञ्चमी है। घोर्डिति से अजुबृत्त 
ङिति सप्तमी है। दोनों में सन्देह है कि आइन्त से परे कित्‌ विभक्ति को याट 
हो या छडित्‌ विभक्ति परे रहते आबन्त को याट्‌ हो । पञ्चमीनिर्देश के बलवान 
दोने से पर को कार्य होगा तो आबन्त स परे छित्‌ विभक्ति को याद्‌ हो जाता है । 


ङमो हस्वाद्चि ङमुण्‌ नित्यम्‌ यह सूत्र प्रयोजन है। उमः यद पन्चमी दै । 
अचि सप्तमी है। दोनों में सन्दे है कि ङस्‌ से परे अच्‌ को ङ्मुट्‌ हो या 
'झच्‌ परे रहते ङम्‌ को ङमुट्‌ हो । पन्चमीनिर्देश के बलवान्‌ होने से पर को कार्य 
होगा तो ङम्‌ से परे अच को ङमुट्‌ हो जाता है ।'. 

उक्त सूत्रों वाळे सप्तमी पन्चमी विभक्तियों के एक साथ निर्देश में 

१. ये प्रयोजन उदाहरणमात्र हैं। परिगणन नहीं किया गया है। दीको 
युडचि क्किति, डः सि घुट्‌, दस्वनयापो नुर्‌ आदि अन्य अनेक प्रयोजन हैं। | 


(७-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


६८२ | च्याकरणमहाभाप्य 


यथाय वा षष्ठीनिर्देशः । 


Da तद ८ ९९० ~ 

$ कर्तव्यः। यत्र पूर्वस्य कार्यमिष्यते तत्र 
यथार्थ वा षष्ठीनिदेशः कतेव्यः॥ २ पू a 
पूर्वस्य षष्टी कतेव्या । यत्र परस्य कार्यमिष्यते तत्र परस्य षष्ठी कतेव्या 


स तर्हि तथा निशः कतेव्यः। ` 


| ७८००) ॥ 


न कर्तव्यः | अनेनैव प्रक्ळप्तिर्भविष्यति । तस्मिन्निति निर्दिष्ट पूवस्य 
षष्ठी । तस्मादित्युत्तरस्य षष्ठीति । 

तत्तर्हि षष्ठीग्रहणं कतब्यम्‌ । 

न कर्तव्यम्‌ । प्रकृतमजुवर्तत । क प्रकतम्‌ । 'षष्ठी स्थानेयोगे'ति। 
Me न गौ र राणा 
पन्चमी विभक्ति के विशेष रूप से अनवकाश होने के करण यह विप्रतिषेध 
अयुक्त है । दोनों का विप्रत्पिध ठीक नदीं बनता । जब दोनों सावकाश हों तभी 
विप्रतिषेध होता है। यहां उक्त सभी उदाहरणों में सप्तमी कृतसामथ्य दै, 
सावकाश है । उसका सामध्य अन्यत्र क्षीण हो चुका है। किन्तु पञ्चमी अकृत- 


> 
सामर्थ्यं दै । उसका सामथ्यं कहीं उपक्षीण नहीं हुआ। वह अनवकाश ६ । 
इस लिये अनवकाश होने से अपवाद द्दोकर सप्तमी की स्वतः बाधक हो जायगी/। 
श्र 


या फिर अथोनुसार षष्ठी विभक्ति का निर्देश कर देंगे.। जहां पूव. को 
कायै इष्ट है वहाँ पूर्व में घडी और जहाँ पर को कायं इष्ट हे वहां पर में षष्ठी 
विभक्ति लगा देंगे । 


फिर भर्थानुसार घडी विभक्ति का निर्देश कर दें । 
षष्टी का निर्देश करने की आवश्यकता नहीँ । इन्हीं सूत्रों से षष्टी की 
निष्पत्ति हो जायगी। प्रक्लुष्ति-सिद्धि, निम्पत्ति। सप्तमी के निर्देश में पूवे को 


कार्य होने से पूर्वे में षष्ठी और पञ्चमो के निर्देश में पर को काये होने से पर 
मै षष्टी इन्हीं सूत्रों से सिद्ध हो जायगी । 


तो फिर इन्हीं सूत्रों में षष्टी का प्रण कर दें । जिससे ये घटी की निअत्ति 
कर सकें । 


उसकी भी आवश्यकता नहीं । षडी ग्रहण प्रकृत चला आरहाहे। कहाँ 


` से? षष्टी स्थानेयोगा.से। _ 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


नवम भाह्विक ६८३ 


प्रकरपकमिति चोनियमाभावः । 


च क 
टु प्रकल्पकमिति चत्‌ नियमस्याभावः | उक्तं चैतज्ञियमार्थो$यमारस्भ 
इति । प्रत्ययविधौ खल्वपि पञ्चम्यः प्रकरिगकाः स्यः । तत्र को दोषः 


गुप्तिज्ञकिद्भ्य सन्‌? | गुप्तिज्ञकिदूभ्य इत्येषा पञ्चमी सन्निति 
प्रथमायाः षष्ठीं प्रकल्पयेत्‌ तस्सांदित्युत्तरस्येति । 


अस्तु । न कर्चिदन्य आदेशः प्रतिनिर्दिश्यते तत्रान्तर्यतः सनः 
सन्नच भविष्यति । 


नेवे शक्यम्‌ । इत्खंज्ञा न प्रकल्पेत । उपदेश इतीतंज्ञोच्यते । 


प्रकृतिविकाराव्यवस्था च | 
प्रकृतिविकारयोइच व्यवस्था न प्रकल्पते। इको यणचि, अचीत्येषा 


सप्तमी यणिति प्रथमायाः पर्छ प्रकल्पयेत्‌ तस्मिन्निति नि दिष्टे पूर्वस्येति। 


यदि इन सूत्रों को षष्टी का प्रकल्पक या निष्पादक मानते हैं तो ये 
नियम सूत्र नहीं रहते। जहां षष्ठी नहीं है वहां ये षष्ठी निष्पन्न करेंगे । किन्तु 
जहाँ षह्ठी पहले से विद्यमान है जैसे- इको यणचि यहां इकः, वहां षष्ठी प्रक्लूप्ति की 
आवश्यकता न होने से नियम न हो सकेगा। एक .साथ दो व्यापार ये सूत्र नहीं 
कर सकते । इधर षष्टी का निष्पादन भी और उधर नियम भी। अभी ऊपर कहद 
चुके हैं कि ये नियमार्थ बनाये हैं। प्रकल्पक मानने पर ये नियमार्थ नहीं 
रहते । र 

दूसरा दोष यदद भी है कि प्रत्ययविधि में भी पन्चमी विभक्तियां षी 
की प्रकल्पिका बन जायेंगी । उसमें क्या दोष है ? यही-कि शुप्तिजुकिद्भ्यः सन्‌ 
में गुपतिजकिदूभ्यः यह पश्चमो सन्‌ इस प्रथमा को तस्मादित्युत्तरस्य के वचन 
से षष्ठी बना देगी। 


अच्छा बना देवे । सन्‌ को और कोई आदेश तो कहा ही नहीं इसलिये 
अन्तरतम परिभाषां से सन्‌ के स्थान में सन्‌ ही आदेश दो जायगा.। 


ऐसा नहीं हो सकता। आदिट हुए सन्‌ में नकार की इत्संज्ञा नहीं द्दो 
सकेमी । हलन्त्यम्‌ से उपदेश में हळू की इत्संज्ञा कडी गई दै । आदिष्ट सन्‌ 
उपदेश नहीं दै । तीसरा दोष यह भी दै कि-- 


प्रकृति और बिकार की व्यवस्था नहीं बनेगी। प्रकृति-स्थानी। विकार= 


- CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


| 5 


5 


पे 
या 


६८४ . ब्याकरणमहाभाष्य 
सप्तभीपञ्चम्योरच भावादुभयत्र षष्टी प्रक्कुप्तिसतत्रोभयकार्यप्रसङ्ग: | 


सप्तमीपञ्चम्योइच भावादुभयत्र षष्टी प्राप्नोति । तास्यादिभ्य 
इत्येषा पञ्चमी लसावधातुके इत्यस्याः षष्ठी प्रकल्पयत्‌ । तस्मादि- 
त्यत्तरस्येति। तथा लसावधातुके इत्येषा सप्तमी तास्यादिभ्य इति 
पङ्चस्याः पष्ठी प्रकल्पयेत्‌ तस्मिन्निति निर्दिष्ट पूर्वस्येति। तत्र को 
दोषः । तत्रोभयकायेप्रसङ्घः । तत्र उभयोः कार्य प्राप्नोति । 


नैष दोषः । यत्तावदुच्यते प्रकल्पकमिति चेन्नियमाभाव इति। 
मा भूक्षियमः। सप्तमीनिर्दिष्ट पूर्वस्य पष्ठी प्रकल्प्यत । पंड्चमीनिर्दिष्ट 
परस्य । यावता सप्तमीनिर्दिष्ट पूर्वस्य पष्ठी प्रकल्प्यतं पञ्चमी निर्दिष्ट 
परस्य नोत्सहते सप्तमीनिर्दिऐे परस्य कार्य भवितुम्‌। नापि पञ्चमी- 
निर्दिष्ट पूर्वस्य । यदप्युच्यते प्रत्ययविधौ पञ्चम्यः प्रकल्पिकाः स्युरिति | 


> ननम रमन गकनल कलकल जाग लगाम कता लगणिजिि जम १. 07 


आदेश । इको यणचि में इक्‌ यह प्रकृति दै । यण्‌ विकृति दै । अचि यृ सपमी 
यण इस प्रथमा को षही बना देगी तो इक्‌ के समान यण्‌ भी प्रकृति हो जायगी । 
चौथा दोष यद भी है कि-- 


सप्तमी पन्चमी दोनों विभक्तियां जहां एक साथ निर्दिष्ट हैं वहां दोनों 
एक दूसर को षष्टी बना देंगी तो दोनों के कार्य एक साथ प्राप्तः होंगे । तास्यनु- 
दत्तेत्‌० सूत्र मै तासिअनुदातेन्‌ङिद्अदुपदेशान्‌, यह पञ्चमो वक्ष्यमाण लसावैधा तुके 
यह सप्तमी को तस्मादित्युत्तरस्य के वचन से घड़ी बना देगी और लसावधातुके 
यह. सप्तमो तास्यनुदात्तेनुङिद्दुपदेशात्‌ इस पञ्चमी को तस्मिन्निति निर्दिष्टे पूवस्य 
के वचन से षषी बना देगी तो वहां दोनों विभक्तियों के कायं एक साथ 
प्राप्त दोते दे । 


ये कोई दोष नहीं हैं। यह जो पहला दोष कदा कि इन सूत्रों का षष्ठी 
का प्रकल्पक मानने पर य नियम नहीं रहेंगे। सो नियमार्थं न रहें। प्रकल्पक 
ही रहे । सप्तमी निर्देश में पूवे को .षटटी प्रक्ळूप्ति होगी पञ्चमीनिर्देश में पर 
को। उस अवस्था में जहाँ षप्डी की प्रक्ळष्ति हुईं ह उससे अन्य को कार्य 
केसे दो. सकता दै । सप्तमी निर्देश में पू: को षळी बनाया हे तो पूर्व को ही 
का! होगा, पर को कदापि नहीं हो सकता। पन्चमी निर्देश में पर को षळ्ठी 
बनाया है तो वहां पर को ही कार्य ददोगा। पूरे को कदापि नहीं हो सकता । 
जहां षष्ठी पळे से विद्यमान दै वहां भी सप्तमी निर्देश में पूवै को ही षष्ठी और 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


> 


नवम भाहिक ह ६८५ 


सन्तु प्रकल्पिकाः। नञ चोक्तं गुप्तिज्ञकिद्भ्यः सन्‌ इत्यषा. पञ्चमी 
सन्निति प्रथमायाः षष्ठां प्रकल्पयेत्‌ तस्मादित्युत्तरस्येति । परिहृत- 
मेतत्‌ । न कडिचदन्य आदेशः प्रतिनिर्दिदयते तत्रान्तर्यतः सनः सन्नेष 
भविष्यति । नलु चोक्तं नैवं इाक्यमित्संज्ञा न प्रकल्पेत! उपदेश इति 
इत्संज्ञोच्यते। स्यादेष दोषो यदीस्संज्ञा आदेश प्रतीक्षेत । तत्र खलु 
कतायामित्सज्ञायां लोपे च कृते आदेशो भविष्यति। उपदेश इति 
होत्लंज्ञोच्यते। अथवा नानुत्पन्ने सनि प्रक्ल्‌प्त्या भवितव्यम्‌ । यदा 
चोत्पन्नः सन्‌ तदा कृत सामर्थ्या पञ्चमीति इन्वा प्रक्लूप्तिने भविष्यति। 
यदप्युच्यते प्रकृतिबिकाराब्यवस्था चेति। अत्रापि प्रकृती षष्ठी इक 
इति। चिकृतौ प्रथमा यणिति। यत्र च नाम सौत्री षष्ठी नास्ति तत्र 
प्रक्लप्त्या भवितव्यम्‌ । अथवास्तु तावदिको यणिति यत्र नाम सौत्री 
षष्ठी । यदि चेदानीमचीत्येषा सप्तमी यणिति प्रथमायाः पष्ठ प्रकल्पयेत्‌ 
तस्मिन्निति निर्दिष्ट पूर्वस्येति। अस्तु । न कदिचिदन्य आदेशः प्रतिः 
निर्दिइयते. तत्रान्तयैतो यणो यणेच भविष्यति। यदप्युच्यत सपमी- 
पञ्चस्योइच भावादुभयत्र षष्ठीप्रकलूपिर्त त्रोभयता्यप्रसङ्ग इति। नैष 
दोषः । आचार्यप्रबृत्तिश्ञोपयति नोभे युगपत्‌ भकल्पिके भवत इति। 
यद्यमेकः पूर्वपरयोरिति पूर्यपरग्रहणं करोति । 


nS किक जे क स न र 
पञ्चमीनिउँश में पर को ही घळी बनाया जायगा। इस प्रकार ये दोनों सूत्र षष्ठी 
्रक्लूष्ति रूप एक ही व्यापार करेंगे। जो काये नियम मान कर होना है वह 
प्रकल्पक मान कर हो जायगा। दूसरा जो दोष कहा था कि प्रत्ययविधि मे 
भी पञ्चमी विभक्तियां घड़ी की प्रकल्पिका बन जायेंगी सो बन जावे । क्या हानि 
है। यद जो कदा था कि गुपूतिजुकिद्भ्यः सन्‌ में शुपू्िजञकिद्भ्यः यह पन्न्चमी 
सन्‌ इस प्रथमा को घडी बना देगी तो उसका उत्तर दे दिया गया था कि. 
सन्‌ को सन्‌ ही आदेश हो जायगा । फिर जो कहा था कि आदेश हुए सन्‌ 
में नकार की इत्संज्ञा न्दो सकेगी तो उसका उत्तर यद है कि यद दोष तब 
हो जब इत्संज्ञा आदेश की प्रतीक्षा करे। सनू में आदेश होने से पदे 
ही उपदेशावस्था में नकार की इत्संज्ञा और लोप दोकर फिर स को स आदेश 
हो जायगा । इत्संज्ञा उपदेश काळ में ही दो जाती है। वह आदेश की प्रतीक्षा 
नई करतो । अथवा गुप्तिजुक्रिभ्यः सन्‌ . इस सूत्र से जब तक सन्‌ उत्पन्न 
नहीं हुआ तब तक उसे षळो नदीं बनाया जा सकता। जब उत्पन्न दो गया 
तब गुप्तिजुकेदूभ्यः यद पन्चमी चरितायै हो चुकी इस लिये प्रत्ययविधि मे 
स्वतः ही पञ्चमी विभक्ति षष्ठी की प्रकल्पिका नदी बन सकती । तीसरा जो 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri ° 


% 


६८६ व्याकरणमहा भाष्य 


स्व रूपं शब्दस्याशब्दसंक्ञा ॥१।१।६८॥ 


रूपग्रहणे किमर्थम्‌ ? न स्वं . राब्दस्याशब्दसंज्ञा ` भवतीत्येव 
रूपे दाब्दस्य संज्ञा भविष्यति। न ह्यान्यत्‌ स्वं शब्दस्यास्ति, अन्यदतो 
CUD ककव र या 
दोष कहा था कि प्रकल्पक मानने पर प्रकृति और विकार की व्यवस्था नहीं 
बनती । यहां भी यह उत्तर है कि प्रकृति में तो इकः यह षष्ठीदै। विकृति. 
सें यण्‌ यह प्रथमा है। दोनों की व्यवस्था स्पष्ट है। जहां किसी सूत्र में षष्ठी 
नहीं है वहीं ये दोनें! षण्ठी के प्रकल्पक होंगे। इको यणचि सूत्र में तो सौत्री 
बष्टी श्रूयमाण है.वंहां प्रक्ह्॒प्त की क्या आवश्यता है। यदि मान भी ळें कि सौत्री 
षष्ठी में भी प्रकलूप्ति होती है तो भी इको यणचि में दोष नहीं। अच्‌ परे 
रहते यण्‌ यह प्रथमा तस्मिश्चिति० के वचन से षष्ठी बन जायगी । बन जावे। 
यण के स्थान में अन्य कोई आदेश कथित न होने से आन्तय से यण ही 
` ` हो जायगा। चौथा जो दोष कहा था कि सप्तमी पञ्चमी दोनों के एक साथ 
निर्देश में दोनों प्रकल्पिका बन जायेंगी तो दोनों के कार्य एक साथ प्राप्त 
होंगे वह भी कोई दोष नहीं। आचाये का व्यवहार इस बात का ज्ञापक दै 
कि सप्तमी पञ्चमी दोनों एक साथ षष्ठी प्रकल्पिका नहीं बनती । एकः पूवपरयोः 
सें जो पूष पर ग्रहण किया है उससे यहद बात सिद्ध होती है। अन्यथा आदूगुणः 
इत्यादि मै आत यह पन्चमी पूर्वानुक्रान्त अचि इस सप्तमी को घण्ठी वना 
` देगी और अचि यइ सप्तमी आत्‌ इस पन्चमी को षः्ठी बना देगी तो पूय 
पर के स्थान में एकादेश स्वतः सिद्ध हो जाने से पूर्व पर ग्रहण व्यथे है ।* 

रूपग्रहण किस लिये किया दै। क्यों न स्वं रब्दस्याशाब्द्संज्ञा इतना ही 
सूत्र बना दिया। उससे शब्द का अपना रूप ही संशा दो जायगा | क्योंकि 
रूप से अन्य शब्द का अपना कुछ नदी दे । 


१, किसी. को यह न्ति हो सकती है कि दीर्घात्‌ छे च यहां दीर्घात्‌ यह 
पञ्चमी अनवकाश होने स छे इस सावकाश सप्तमी को बाध लेंगी तो तस्मादि- 
त्युत्तरस्य के नियभ से दीर्ध से पेरे छ को तुक्‌ प्राप्त होना चाहिये उसका. 

` समाधान यह है कि दोघांत यह पञ्चमी नहीं है: बल्कि षष्टी हैं । व्यत्यय से षष्टी 
की जगह पञ्चमी कर ली ह। इस में विभाषा सेनासुराच्छाया० सूत्र में सुराच्छःया 
यह छ पेर रहते तुक्‌ ही ज्ञापक है । इस लिय छ परे रहते दीधे को तुकू होता 
हे । दीधे से परे छ को तुक नहीं होता । हि 


३० हाला म में आह-परिमागस हे: लमक, के उच्चारण 


नवस आह्विक १८७ 


एवं तर्हि सिद्धे सति यद्‌ रूपग्रहणं करोति तज्ज्ञापयत्याचायः- 
अस्त्यन्यदू रूपात्‌ स्वं राब्दस्येति । कि पुनस्तत्‌ । अर्थः । 


किमेतस्य श्ञापने प्रयोजनम्‌ । 
अर्थवदूश्रहणे नानर्थकस्यत्येषा परिभाषा न कतेव्या भवति । 


तो फिर रूपग्रहण के बिनो भी सिद्ध होने पर जो रूपग्रहण किया दै वह . 
आचार्ये का व्यवहार इस बात का ज्ञापक हे कि रूप से अन्य भी शब्द का कुछ 
हैं । वह क्या है ? अर्थ दै । 

इस बात के ज्ञापक करने का क्या प्रयोजन दै ! 

अर्थवदूग्रहणे नानर्थकस्य यद्द परिभाषा इस रूपग्रहण से स्वतः सिद्ध 


में उसके स्वरूप, उसके पर्यायवाची, विशेषवाची शब्द, तथा अर्थ इन सबका 
. ग्रहण प्राप्त होने पर केवल शब्द के स्वरूप को ग्रहण करने के लिये यह नियमार्थे 
बनाया गया है। अन्यों के मत में यह संज्ञा सूत्र ही है। क्योंकि परिभाषा का 
कोई लिङ्ग या विध्यन्तर शेषभाव इसमें प्रतीत नहीं होता । इसे संज्ञा सूत्र मानते 
हैं। इसका अर्थ ह-शब्द का अपना रुप संज्ञा होता है, ग्राहक होता है। 
शब्द संज्ञा को छोड़ कर। यहां शब्दस्य यह संज्ञी है। स्वं रूपं यह संज्ञा है। 
' सिद्धान्तवौसुंदीकार ने जो स्वे रूपं को संज्ञी माना है वह भाष्य विरुद्ध होने से 
चिन्त्य हे। आगे भी अणुदित्‌ यह संज्ञा दै. सवर्णस्य संज्ञी हे । तपरः यह संज्ञा 
है, तत्कालस्य संशी है। येन विधिः संज्ञा है तदन्तस्य संजी है। आदिरन्त्येन 
सहेता यह सम्पूर्ण सूत्र संज्ञा हे उसमें संजी का निर्देश नहीं है। दृद्धियंस्याचामादिः 
में यस्य संज्ञी है वृद्ध संज्ञा है। व्याकरणशास्त्र में जो टि घु भ आदि संत्ञायें की 
गई हैं वहां स्वरूप ग्रहण नहीं होता । बल्कि जिनकी वे संज्ञायें हं उन संज्ञियों का 
वहां ग्रहण होता है । अन्यत्र स्त्र शब्द विषय में उसके स्वरूप का ग्रहण होगा। 
न तो उसके पयीयों का, न विशेषवाची शब्दों का और न अर्थ का। शब्द का 
अपना स्वरूप क्या हे इस विषय में भी बहुत कुछ मत भेद हे। कुछ लोग व्यक्ति 
को ही शब्दं का स्वरुप कहते हैं। कुछ जाति को। जैसा कि वाक्यपदीय में भतेहरि 
ने कहा दे--स्वे रूपमिति कडिचत्त व्यक्तिः संज्ञाभिधीयते -इत्यादि। वस्तुतः 
व्यक्ति पदार्थ में भी जाति पदाथ अवश्य अपेक्षित है । और जाति में भी व्यक्ति 
की नितान्त अपेक्षा है इस लिये व्यक्ति और जाति उभयमिभ्रित पदाथ ही शब्द 
का स्वरूप मानना उचित है । सरुपसूत्र में भाष्यकार ने स्वयं कहा भी है- न श्याक्ृति- 
पदार्थकस्य द्रव्यं न पदार्थः, न वा अब्यपदार्थकस्याकृतिने पदाथः उभयोरुभयं 
पदार्थः इत्यादि । ` 
66-0. Mumukshu. Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


/ 3 


` AY, CaS 1. “11... 


६८८ व्याकरणमहाभाष्य 
किमर्थं पुनरिदसुच्यते ! 


शब्देनाथीवगते: अर्थ कार्यस्यासभवात्‌ तद्वाचिनः संज्ञाप्रतिषधार्थ स्वरूपवचनम्‌ । 


दाब्देनोच्चारितेनाथो गम्यते । गामानय दृष्यशानेति अर्थ 
आनीयते अर्थश्च सुज्यते। अर्थ कार्यस्यासंभवात्‌ । इह च व्याकरण 
अर्थ कार्वस्यासभवः । अग्नेडेगिति न राक्यतेऽङ्गारेभ्यः परो ढक्‌ 
कर्तुम्‌।' शब्देनाथौवगतेर्थे कार्यस्यासंभवात्‌ यावन्तस्तद्वाचिनः राब्दा- 
स्ताबदूभ्यः स्वेभ्य उत्पत्तिः प्राप्नोति । इष्यत च तस्मादव स्यादिति | 
तच्चाम्तरेण यत्ने न सिध्यतीति तद्वाचिनः संज्ञाप्रतिषधाथ स्वरूप- 
बचनम्‌ पवमर्थमिवस्रुच्यते । 

न वा शाब्दप्वैको झे सम्प्त्ययस्तस्मादर्थनिवृत्तिः । 


`न वा पतत्‌ प्रयोजनमस्ति । कि कारणम्‌! शब्दपूर्वको हये 


होकर अलग नहीं बनानी पड़ेगी । इसका अर्थ हे कि अर्थवान्‌ शब्द के 
ग्रहण में अनर्थक का ग्रदंण नहीं होता। शब्द के स्वरूप के साथ नित्य ' 
सम्बद्ध अर्थ भी है इस लिये अर्थ वाळे शब्द स्वरूप के ग्रहण में अनर्थक का 
ग्रहण नही होगा तो कारो कुशे वंशे में अनर्थक शे शब्द का श सूत्र में अदण 
न होने से वहां प्रगृह्यसञ्चा नहीं होगी। किन्तु टित आत्मनेपदानां टेरे यहाँ 
अनर्थक टि को एत्व विधान में तथा अनथेक वर्णप्रहण में यह 'परिभाषा नहीं 
छगती इस लिये पचेते आदि में अनथैक टि को भी टेरेत्व हो जाता है । 


यह सूत्र किस लिये बनाया है) 


क्योंकि लोक में उच्चारित किये हुए शब्द से अर्थ की प्रतीति होती 
हे । गामानय दध्यशान यह शब्द कहने पर गो पदाथ ही छाया जाता है । 
दही पदार्थ ही खाया जाता हे । किन्तु यहां व्याकरण शास्त्र में कथित कार्य 
का अर्थ में असंभव दै । अग्नेढेक्‌ सूत्र द्वारा अभि शब्द से परे ढळू “प्रत्यय 
कहा है । वह अग्नि शब्द के अर्थ जो अंगारे हैं उनसे परे नहीं किया जा 
सकता तो उस शब्द के जितने पर्यायवाची शब्द दै उन सब से ढक्‌ 
की उत्पत्ति प्राप्त होती है। इष्ट है कि उसी अग्नि शब्द से ही ढक हो । 
यदद बात बिना यत्न के सिद्ध नहीं होती इस लिये शब्द के पर्यायवाची अन्य 
. शब्दों से वह कार्थ रोकने के लिये स्वरूपसंज्ञाविधायक यह सूत्र बनाया है.। 


दै द क्योंकि रद पूवक, दी अंथ का शान होता दद । 


. (९-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection 


SN 


नवम आह्विक' | ३८९ 
सम्प्रत्ययः। आतइच शन्दपूर्वकः। योपि ह्यलाबाह्टयते नाम्ना। नाम 
च यदानेन नोपळब्धं भवति तदा पृच्छति कि भवानाहेति । शब्दः 
ूर्वकइचार्थस्य सम्प्रत्ययः । इद्द च व्याकरणे शब्दे कार्यस्य संभवः, 
अर्थे$खंभवः तस्मात्‌ तदर्थनिवृत्तिभेविष्यति । 


इद तर्दि प्रयोजनम्‌। अशाब्दसंश्तेति वक्ष्यामीति। इह मा भूत्‌ 


` दाधा घ्वदाप्‌ । तरप्तमपौ घ इति । 


शबन्दसंज्ञाप्रतिषेधानथक्यं बचनप्रामाण्यात्‌ । 


शब्दसज्ञायाः प्रतिषेधोऽनर्थकः । शब्दसंज्ञायां स्वरूपविधिः 
कस्मान्न भवति । वचनप्रामाण्यात्‌ । शब्द संशावचनसाम््यात्‌ । 


नजु च घचनप्रामाण्यात्‌ संशिनां सम्प्रत्ययः स्यात्‌ स्वरूपः 
ग्रहणाच्च संक्षायाः । 


SS जा ह इस क्क हँ 
पहले शब्द बोळा जाता दे तत्पश्चात्‌ उससे अर्थबोध होता दैँ। इस हेतु 


सेतो और भी अच्छी तरद्द शब्दपूलैक अथे का बोध होता दे कि जिस 
किसी को भी आप नाम लेकर बुलाते हैँ उसे जब तक अपना नाम नही सुनाई 
देता वदद तब तक यदद पूछता है कि आप ने क्या कहा । इससे मालूम हुआ कि 
शब्द श्रवण के बाद अर्थ का ज्ञान होता दे। उससे ks नहीं । किन्तु . इस 
व्याकरण शास्त्र में केवळ शब्द में ही काये का संभव हे, अर्थ में असंभव 
है। इस लिये .अथे में काये का सबैथा असंभव होने से अथै की निवृत्ति 
स्वतः होकर प्रत्यासत्त्या उच्चारित शब्द के स्वरूप का ही ग्रहण ददो जायगा । 


तो फिर इस सूत्र का यद प्रयोजन है कि सूत्र में अशब्दसंज्ञा लगा 
कर शब्दसज्ञा में स्वरूपग्रदण का निषेध कहेंगे। जिससे दाधा घ्वदाप्‌, तरपः 
तमपौ घः इन घु, घ आदि शब्दसंज्ञाओं मे स्वरूप का मण न द्दो। 

अशब्दसंज्ञा ळगा कर शब्दसंज्ञा ज्ञं स्वरूपग्रहण का निषेध करना भी 
ब्यय है। आप पूछेंगे कि फिर घु घ आदि शब्द्सज्ञाओं में स्वरूपप्रहण 
क्यों नहीं होता तो उसका उत्तर हे-वचनप्रमाण से। शब्दसंज्ञा के वचन- 
सामथ्यं से वहां स्वरूपग्रण नहीं होता । संज्ञियों का महण होता दै। 

शब्द्संज्ञाओं में शब्दसंज्ञा: के बचनसामथ्य स तो संक्षियों का रण । 
हो जावे किन्तु स्वरूपप्रहण से संज्ञा का भी अहण हो जावे जो कि झनिष्ट 


* CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


६९० र व्याकरणमद्दांभाष्य 


पतद्‌पि नास्ति प्रयोजनम्‌ । आचार्य प्रवृत्तिश्ञापपति न शाब्द 


संज्ञायां स्वरूपविधिभंचतीति। यदयं ष्णान्ता षडिति षकारान्तायाः 
संख्यायाः षटसंज्ञां शास्ति। इतरथा हि वचनप्रामाण्याच्च नकारा- 


न्तायाः संख्यायाः सम्प्रत्ययः स्यात्‌ । स्वरूपग्रहणाच्च षकारान्तायाः 
नैतदस्ति शापकम्‌। नहि षकारान्ता संज्ञा | का तहिं । डकारान्ता । 
असिद्धं जशात्वं, तस्यासिद्धत्वात्‌ षकारान्ता | 


मन्त्राद्यय तहाँद वक्तव्यम्‌ । मन्त्रे ऋचि यजुषीति यदुच्यत 
तन्मन्त्रशाब्दे ऋक्शब्दे यजुःशब्दे च मा भूत्‌ । 


हैं उसे रोकने के लिये अशब्दसंज्ञा लगाना अत्यावश्यक होगा। उसके सामर्थ्य 
से संडाओं में स्वरूपम्रहण रुक जायगा । अतः सूत्रारम्भ अथेवान्‌ दै । 


ऐसा नहीं हो सकता । आचार्य का व्यवहार इस बात का ज्ञापक है 
कि घु घ आदि शब्दसंज्ञाओं में स्वरूपग्रहण नहीं होता । यह जो ष्णान्ता षट्‌ 
सूत्र में षकारान्त संख्या षष्‌ शब्द की षट्‌ संज्ञा की है उससे यद बात सिद्ध 
होती है। अन्यथा संज्ञा वचन सामर्थ्यं से तो नकारान्त संज्ञी का ग्रहण हो 
जायगा और स्वरूप ग्रहण से षकारान्त षष्‌ संज्ञा का। उस अवस्था में षकार- 
ग्रहण व्यथै है | नान्ता षर्‌ इतना सूत्र ही पर्याप्त है । 


यह कोई ज्ञापक नहीं । षकारान्त कोई संज्ञा नहीं है। कौन है? 
डकारान्त है । षट्‌ संज्ञा है, 'षष्‌ नहीं हे । संजी षष्‌ दे । उसका अहण षट्संज्ञा 
स नहीं हो सकता । 


बद्‌ संज्ञा में षष्‌ को झलां जशोन्ते से हुआ जश्स्व असिद्ध है। उस 

कै असिद्ध होने से षष्‌ ही दीखेगा तो षष्‌ का स्वरूपग्रहण षष संज्ञा से 

संभव है। इस लिये षकारग्रहण व्यथ होकर इसी बात का ज्ञापक रहा कि शब्द 
संज्ञा में स्वरूपग्रहण नहीं होता । 


अच्छा तो मन्त्र आदि शब्दसंज्ञाओं में स्वरूपग्रहण रोकने के लिये 
अशब्द संज्ञा अहण करना चाहिये । मन्त्रे ऋचि यजुषि आदि शब्दों से जो 
संज्ञाय सूत्रों म कार्योयै उपात्त हें वहां सन्त्रादि शब्द स्वरूप में कार्य न हो 
आपि तु उनके वाच्य अथै में द्दो। 


७ 0-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


ब 


कै; 


नवस आहिक ६९१ 

` मन्त्रायर्थमिति चेच्छास्त्रसामर्थ्यादर्थगतेः सिद्धम्‌ । 
मन्त्राद्यथंमिति चेत्‌ तन्न। किं कारणम्‌। शास्त्रस्य सामथ्यो- 
¢ ~ Cr ~ 
दर्थस्य गतिभंविष्यति। मन्त्र ऋचि यजुषीति यदुच्यत मन्त्रशब्द्‌ 


ऋक्‌ शाब्दे यजुःशब्दे च तस्य कायैस्य संभवो नास्तीति कृत्वा मन्त्रादिः 
सहचारितो योऽर्थस्तस्य गतिर्भविष्यति साहचर्यात्‌ । 


सित्तद्विशेषाणां वृक्षादयथम्‌ । 
सिन्निदैशः कतव्यः । ततो वक्तव्यं तद्विशेषाणां ग्रहणं भवतीति। 


किं प्रयोजनम्‌ । वृक्षाद्यर्थम्‌ । विभाषा वृक्षखगेति । प्ळक्षन्यग्रोध प्लक्ष- 
न्यग्रोधाः । 


मन्त्र आदि संज्ञाओं के लिय भी अशब्द संज्ञा की आवश्यकता नही । 
क्योंकि शास्त्र के सामथ्ये से वहां मन्त्र आदि शब्द न लेकर उनके सह- 
चरित अं छिय जायेंगे। मन्त्र आदि शब्द परे रहते विधीयमान कार्य का 
असंभव हे इस लिये मन्त्रादिसद्दचरित अथ लेकर उसमें कार्य हो जायगा ।* 


सित्‌. निर्देश करना चाहिये । दृक्षस्‌ स्गस्‌ इस प्रकार सकार लगाना 
चाहिये और फिर कहना चाहिये कि यहाँ शब्द के स्वरूप का प्रहण न होकर 
उसके विशेषवाचियों का अहण होता हे । किस लिये ? इक्ष आदि के ल्यि। 
विभाषा वृक्षमृगतृणधान्यव्यज्जनपद्चु० यद्‌ सूत्र डदाहरण हे । यहां . दृक्ष सग 


१, ऋचितु नुघ० मन्त्रे घसहरणश०, देवसुम्नयोयेजुषि इत्यादि स्थल 
भै ऋय आदि शब्द पेरे होने पर शास्त्र की प्रवृत्ति का सम्भव ही नहीं, अतः . 
वहाँ ऋच आदि का स्वरूप ग्रहण नहीं होगा । 


२. शब्द का अर्थ के साथ ऐसा साहचये है दु कि शब्द से अनुविध ( ओत 
प्रोत) अर्थ का बोध होता है, शब्द से एथक्‌ अर्थ का कहीं नहीं। अतएव 


भगवान्‌ भर्सृहरि वाक्यपदीय में कहते हैं- 


न सोस्ति प्रत्ययो लोके यः शब्दाजुगमाहते । 

` अनुविद्धिमिव ज्ञानं सबै शब्देन भासत ॥ 
३. इस प्रकार स्व॑ रूपं शब्दस्य के साथ ही अशब्दसज्ञा की मी आवश्यकता 
नहीं है यह कह कर भाष्यकार तथा वार्तिककार दोनों ने सूत्र का खण्डन कर 
दिया है । 


(७-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


। | 


६९२ व्याकरणमहाभाष्य 
पित्पयीयबचनस्य च खाथर्थम्‌। 


पिन्निदेशः कर्तव्यः । ततो | वक्तव्यम्‌ । पर्यायवचनस्य च तद्ि- 
शेषाणां च ग्रहणं भवति स्वस्य च रूपस्येति। किं प्रयोजनम्‌ । 
स्वाद्यर्थम्‌ । स्त्रे पुषः'। खपोषं पुष्यति । रैपोषम्‌। धनपोषम्‌ । अइव- ` 


पोषम्‌। गोपोषम्‌ । 
जित्पयीयवचनस्यैव राजाबर्थम्‌। 


जिन्निदेशः । कतंव्यः। ततो वक्तव्यम्‌। पर्यायवचनस्येव ग्रहणं 
भवति । कि प्रयोजनम्‌। राजाद्यर्थम्‌ । सभा राजाऽमञुष्यपूर्वा । 
इनसभम्‌ । ईश्वबरसमम्‌। तस्यच न भवति। राजसभा । तद्विशेषाणां 


च न भवति । पुष्यमित्रसभा । चन्द्रगुप्ततभा। 


आदि शब्दों का अहण न होकर वृक्षादि के विशेषवाचियों का अहण होता है। . 
ज्ञेल--प्लक्षन्यप्रोथ॑ प्लक्षन्यग्रोधाः। ( प्छक्षाइच न्यग्रोधाइच ) प्लक्ष॒ न्यग्रोध 
ये वृक्षविशेष हैं इनके इन्द्र में विकल्प से एकवद्भाव हो जाता है । 


पित्‌ निर्देश करना चाहिये। स्वप्‌ इस प्रकार पकार छगाना चाहिये । 
और फिर कहना चाहिये कि यहां उसके पर्यायवाची विशेषवाची तथा उसके 
स्वरूप का भी अहण होता है। किस लिये। स्व आदि के छिये। स्व पुषः 
यह सूत्र उदाहरण है । यहां स्व शब्द के स्वरूपग्रहण के साथ उसके पयीयवाची 
तथा विशेषवाची शब्दों के उपपद होने पर भी पुष्‌ धातु से हो जाता 
है । स्वपोषम्‌ रैपोषम्‌ धनपोषप इत्यादि । I 


` जित्‌ निर्देश करना चाहिये । राजन्‌ ज्‌ इस प्रकार जकार छगाना चाहिये 
और फिर कहना चाहिये कि यहाँ उसके पर्यायवाचियों का ही ग्रहण होता 
है। किस लिये। राजादि के लिये। सभा राजा$मनुष्यपूर्वा यह सूत्र उदाहरण 
है। यहां राजन्‌ शब्द के पर्यायवाचियो का प्रहण होकर इनसभम्‌, ईउवरसभम्‌ 
इस सभाराब्दान्त षष्ठी तत्पुरुष समास सें नपुंसकलिङ्ग हो जाता है । राजन्‌ शब्द 
के स्वरूप का Fe र: राजसभा यहाँ नपुंसकलिङ्ग नहीं ह्वोता । इसी 
प्रकार राजन्‌ के विशेषवाचियों का ग्रहण न हे 
होगा द्द दोने से पुष्यमित्रसभा चन्द्रगुप्तसभा 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


A कना 


नवम आह्विक ६९३ 
` झित्तस्य च तद्विशेषाणां च मत्स्याद्यार्थम | 


शिन्निदेशः । कतेव्यः । ततो वक्तव्यं तस्य च ग्रहणं भवति 
तद्विशेषाणां चेति । [किं प्रयोजनम्‌ । मत्स्याद्यथम्‌ । पक्षिमत्स्यस्रगान्‌ 
हन्ति’ । मात्स्यिकः । तद्विशेषाणाम-शाफरिकः। शाकुलिकः । पर्याय- 
वचनानां न भवति। अजिह्यान्‌ हन्ति। अनिमिषान्‌ हल्ति। अस्यैः 
कस्य पर्यायवचनस्येष्यते -मीनान हन्ति मैनिकः | 


अणुदित्सवर्णस्य चाग्नस्ययः॥॥। १।१।६९॥ 
अप्रत्यय इति किमर्थम्‌ ! 
सनाशंसभिक्ष उ: । अ साम्प्रतिके । 


अत्यल्पमिद्सुच्यते अप्रत्यय इति। अप्रत्ययादेशटित्किन्मितः 
इति वक्तव्यम्‌। प्रत्यये-उदाहृतम्‌। आदेशे-इदम इश्‌। इतः इह । 


डिति-छविता लवितुम्‌ । किति--बभूव । मिति-हे अनड्वन्‌ | 
om 


rs  _ 


झित्‌ निर्देश करना चाहिये। मत्स्य झ इस प्रकार झकार छगाना चाहिये 
और फिर कहना चाहिये कि यहां उसके स्वरूप का तथा विसोेषवाचियों का . 


- ग्रहण होता है। किस लिये! मत्स्य आदि के छिये। पक्षिमतस्यमगान्‌ इन्ति 


यद्द सूत्र उदाहरण है। यहां मत्स्य के स्वर्प का तथा बिशेषव्राचियो का 
ग्रहण होकर मात्स्यिकः शाफरिकः शाकुलिकः सें उकू प्रत्यय हो जाता हवे 
पर्यायवाचियों का ग्रहण न होने से अजिह्यान हन्ति अनिमिषान्‌ हन्त यहां सक्न 
होकर वाक्य ही रद्द जाता है । अजिह्म अनिमिष ये मत्स्य के पर्याय हैं। 
इस एक पर्यायवाची मीन शब्द से तो ठक्‌ प्रत्यय इष्ट हे । मीनान्‌ दन्ति मैनिकः 
यदां उक्‌ दो जाता है । | 

- अप्रत्यय हण किस छिये किया है! क्या जो केवळ ध्रत्ययसंजञक अण्‌ 
हैं उसका ही सवर्णप्रहण न निषेध है या जो. प्रतीयते विधीयत इति त्ययः 
इस प्रकार प्रत्यय शब्द को यौगिक मान कर कोई भी विधीयमान अण ई 
उनका भी सवर्णप्रहण में निषेध है ! हे 

सनाशंसभिक्ष उः, अ साम्प्रतके इन सूत्रों से विधीयमान ड. ओर अ 
थे प्रत्ययसंज्ञक अण्‌ हैं इनमें सवर्णेग्रहण का निषेध हो जाता है. ता दीधे प्छुत 
उ अ नहीं होते । 12 

अप्रत्ययः यह तो बहुत थोड़ा कद! गया दै। इससे केवछ प्रत्यय में ही 


(७-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


3 


क 
शे 


६९४ | _ व्याकरणमहाभाष्य 
रितः परिहारः--आचार्यप्रवृत्तिशॉपयति न रिता सवर्णानां 
ग्रहणं भवतीति। यदयं ग्रहो ऽलिटि दीर्घत्वं शास्ति। 
नैतदस्ति ज्ञापकम्‌ । नियमार्थमेतत्‌ स्यात्‌। ग्रहोऽलिटि दीर्घ 
पवेति। ` 


यत्ति "वृतो वेति विभाषां - शास्ति । सर्वेषामेष परिहारः 
भाव्यमानेन सवर्णानां ग्रहण नेत्येवं न भविष्यति। प्रत्ययं भूयान्‌ . 


MOSS I 


> 

सवर्णप्रहण का निषेध होता है । इसकी जगह अप्रत्ययादेशटित्‌किन्मितः ऐसा 
कहना चाहिये । उससे प्रत्यय आदेश टित्‌ कित्‌ मित्‌ इन सब में भी सवर्णप्रहण 
का निषेध हो जायगा । प्रत्यय में तो अभी सनाशंस० यद्द उदाहरण दिये हें। 
आदेश में--इदम इश सूत्र का इतः, इह यह उदाहरण हैं। यहां इदम्‌ के 
स्थान में इश आदेश . हुआ है उसमें सवर्णप्रहण का निषेध हो जाने से 
त्रिमात्रिक इकार नहीं होता । टित्‌ में लविता लवितुम्‌ ( लन-इद्‌ तच, वुमुन्‌ ) 
यहाँ छ धातु से तृच्‌ तुमुन्‌ को इडागम हुआ है । वह टित्‌ है। उसमें सवणे- 
अहण का निषेध हो जाने से दीं प्छुत इकार नहीं होता । कित्‌ मै--बभूव । 
यहां भू घातु से लिट में भुवो बुगुछङ्लिटोः से बुक का आगम हुआ है । वह 
कित्‌ है । उसमें सदर्णप्रहण का निषेध हो जाने से सानुनासिक वकार नहीं होता । 
मित्‌ में- दे अनड्वन्‌! यहां अनडुह शब्द से सम्बोधन में अम सम्बुद्धौ से 
अम्‌ हुआ है । वह मित्‌ हे । उसमे सवर्णप्रहण का निषेध हो जाने से दीधे प्लुत 
अकार नहीं होता । 


प्रत्यय के साथ आदेश टित्‌ कित्‌ मित्‌ में भी जो आपने सवणेप्रहण का निषेध . 
कहा है उनमें टित्‌ का तो यह समाधान हे कि आचार्य के व्यवहार से टित्‌ 
अपने सवर्णियां का ग्रहण नहीं करेगा । यह जो ग्रहोऽलिटि, दीः सूत्र से इद 
को दीर्घं विधान किया है उससे यह बात सिद्ध होती है। अन्यथा टित्‌ इद्‌ 
का आगम अपने सवर्णी दीर्घे का ग्रहण कर ही लेता तो दीर्घविधान व्यर्थ दै । 


यह कोई ज्ञापक नहीं | ग्रहोऽलिटि० में दीध विधान तो नियमार्थ भी 


ह्यो र है कि ग्रह से परे लिंदभिन्न इद्‌ को दीधे ही हो। हस्व या प्लुत 
नहो। 


ग्रहो$लिटि० सुत्र न सद्दी। उससे आगे आने वाले वृतो वा सूत्र में 


१. इशु के विशेषविहित होने से त्यदाद्यत्व का वाध होकर त्रिमात्रिक इदम्‌ 
के स्थान में त्रिमात्रिक आदेश प्राप्त होता है । 


७ 0-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


नवम भाह्िक ६९५ 


परिहार---अनभिधानात्‌ प्रत्ययः सवर्णान्‌ न ग्रहीष्यति। यान. हि 
प्रत्ययः सवर्णान्‌ ग्रह्लीयात्‌ न तेरर्थस्याभिघानं स्यात्‌ । अनभिधानान्न 
भविष्यति । 

इद्‌ं तर्हि प्रयोजनम्‌ । इह केचित्‌ प्रतीयन्ते केचित्‌ प्रत्याय्यन्ते । 
हृस्वाः प्रतीयन्ते दीर्घाः प्रत्याय्यन्त। यावच्च ब्रूते प्रत्याय्यमानेन 
सवणानां ग्रहणं नेति तावदप्रत्यय इति । 


जो इट्‌ को दीधै विकल्प कहा है वह इस बात का ज्ञापक है कि इद्‌ अपने 
. सवणियों का ग्रहण नहीं करता । अन्यथा सवणप्रहण होकर हस्व और दीं 
दोनों प्रकार का इट्‌ स्वयमेव सिद्ध हो जाता तो विकल्प विधान व्यर्थै दै । 
अव न केवळ खित्‌ का अपितु प्रत्यय आदेश कित्‌ मित्‌ सभी का 
यह समाधान सुनिये कि भाव्यमानेन ` सवर्णानां ग्रहणं न इस परिभाषा से 
प्रत्यय आदि में सवणेप्रदण नहीं होगा । इस परिभाषा का अथ है जो भाव्य- 
मान अर्थात्‌ विधीयमान है उससे सवणियों का ग्रहण नहीं हुआ करता। 
प्रत्यय आदेश आदि सभो विधीयमान हैं भाव्यमान हैं इस लिये इनमें सवर्ण- 
ग्रहण न द्दोगा। प्रत्यय में ता विशेष समाधान यह भी है कि प्रत्यय अन- 
मिधान से सवणेम्रहण नदी करेगा। यदि प्रत्यय सवर्णप्रहण करे तो वह प्रत्यय 
ही ( प्रत्यायक) न रहे । प्रत्यय अपने जिन सवर्णियों का ग्रहण करेगा उनसे 
उस अर्थ का अभिधान एवं बोध नहीं हो सकता। क्योंकि प्रत्यय यह अन्वथे 
संज्ञा है । प्रतियन्ति अथे थेन स प्रत्ययः। जिससे भर्थ का सम्प्रत्यय हो ज्ञान हो 
उसे प्रत्यय कहते हें । सनाशंसभिक्ष उ: में उ प्रत्यय जिस अर्थ को कहता है 
उसका सदर्णी दीर्ध प्लत उकार उस अथ को नही कह सकता। इस लिये 
प्रत्ययत्व विहृत हो जाने के कारण प्रत्यय अपने सवर्ण का ग्रहण नहीं करेगा तो 
प्रत्यय में सवणेग्रहण निषेध के लिये सूत्र में अप्रत्यय प्रण सवथा अनावश्यक है 


अच्छा तो -अप्रत्ययग्रदण का यह प्रयोजन हे कि यहां कुछ तो प्रतीयमान 
रै । साक्षाइच्चारित हें । कुछ प्रत्याय्यमान हँ । साक्षादुच्चारित वणे द्वारा ग्रृद्दीत 
किये जाते हैं। अइ उ आदि हस्व प्रतीयमान दें। आई ऊ आदि दीघं 
्रत्याय्यमान हैं । जितना अशै प्रत्याय्यमान से सवर्णो का ग्रहण नहीं होता इस 
वचन का है उतना ही अप्रत्ययः यह कहने से अवगत होता है । अर्थात्‌ अप्रत्याय्य- 
मानः न कह कर अप्रत्ययः कह दिया दै। इंस अवस्था में अप्रत्याय्यमान 
और अप्रत्यय समानार्थक हैं। अतः जो प्रतीयमान नहीं बल्कि प्रत्याय्यमान 
हें उनमें सवर्ण का ग्रहण नहीं दोता ऐसा सूत्रार्थं हो जायगा । यद्द अप्रत्यय ग्रहण का 
प्रयोजन द्दो सकता दें । 


' CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


६९६ - व्याकरणमद्दाभाष्य 
क॑ पुनदीधः सवर्णग्रहणेन ग्रह्वीयात्‌ ? 
हस्वम्‌। 
यत्नाधिक्यान्न ग्रहीष्यति । 
प्लुतं तर्हि ग्रह्णीयात्‌ । 
अनणुत्वान्न ग्र्दीष्यति ! 


पं तर्हि सिद्ध सति यदभत्यय इति प्रतिषेधं शास्ति तज्ज्ञाप- 
यत्याचारयो भवत्येषा परिभाषा भाव्यमानेन सवर्णानां ग्रहणे नेति । 


ग्रत्याय्यमान दीर्घ अपने किस सवर्णी को ग्रहण करेगा । 
हस्व को | 


ढिमात्राख्प यत्न के आधिक्य से वह एकमात्रिक हस्व को ग्रहण नहीं 
कर सकता । 


तो फिर प्छ्त को ग्रहण कर लेवे । 


अण्‌ न होने से प्लुत को भी ग्रहण नदीं कर सकता । अण्‌ प्रत्याहार में . 
हस्व अकार ही पठित है ! दीधे नहीं। इस लिये दीघे अकार अण न दोने से 
पळुत को गहण नहीं करेगा । 


तब. तो सिद्ध होने पर जो अप्रत्ययग्रण किया है वद इस बात का 
ज्ञापक है कि भाव्यमानेन सवणानां ग्रहण न यह परिभाषा होती है । अर्थात्‌ प्रत्यय 
शब्द यहां रूढि न माने कर प्रतीयते विधीयते इति प्रत्ययः इस प्रकार यौगिक 
मानेंगे तो जो अप्रत्यय है अविधीयमान दै वह अण्‌ अपने सवणे का ग्रहण करेगा 
विधीयमान नहीं करेगा । उससे भाव्यमानेन सवर्णानां ` ग्रहणं न यह परिभाषा 
स्वतः सिद्ध दवो जाती दै ।* 


अ 


१. यइ परभाषा अण्‌ के सवर्णग्रहण में ही भाव्यमान का निषेध करती 
है। उदित्‌ के सवणग्रदण मै यह निषेध नहीं. करेगी तो कुद्दोइचः चोः कुः यहाँ 
विधीयमान चत्व कुत्त आदि में सवर्णे का ग्रहण होता हो है। इसी . लिये कुछ लोग 
भाव्यमाना5ण्‌ सवणोन्न ग्रह्माति इस प्रकार इस परिभाषा क्रा स्वरूप मान कर पढते 


हैं। इसकी अपवाद-रूप भाव्यमानो5प्युकार: सवर्णान्‌ ग्रह्मति यह परिभाषा है जो 
दिव उत्‌ में उकार के तपर करने से ज्ञापत होती दै । 


७ 0-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


4. 


नवम आद्विक | (३९७ 


किमर्थे पुनरिद्सुच्यते ? 
भण्‌ सवर्णस्येति स्वराजुनासिक्यकाङभदात्‌ । 


अण्‌ सवणस्यत्युच्यत। । स्वरभेदादनुनासिकभेदात कालभेदाच्च 
अण्‌ सवर्णान्न शुह्ीयात्‌ । इष्यते च ग्रहणं स्यादिति। तच्चान्तरेण 
यत्नं न सिध्यतां त्येवमर्थमिदमुच्यते । 


अस्ति प्रयोजनमेतत्‌ । कि तर्हीति । 
तत्र प्रत्याहारप्रहणे सवर्णाग्रहणमचुपदेशात्‌ । 


र तत्र प्रत्याद्दारग्रहणे सवणोनां ग्रहणं न प्राप्नोति । अकः सवर्ण 
दीर्घ इति। किं कारणम्‌। अडुपदेशात्‌ । यथाजातीयकानां संज्ञा क्ता 
तथाजातीयकानां सम्प्रत्यायिका स्यात्‌। हृस्वानां च क्रियते हस्वानामेव 
सस्प्रत्यायका स्यात्‌ दीर्घाणां न स्यात्‌ । ः 


“-+5-+++------------7 म्य स SN 
यह सूत्र किस लिये बनाया है ? 


अण्‌ सवर्णस्य० यद सूत्र इस लिये बनाया है कि उदात्तादि स्वरमेद 
अनुनासिकभेद तथा मात्रा आदि काळ भद्‌ से अण अपने सवर्णियों को ग्रहण 
नहीं कर सकता । इष्ट है कि वह अपने सवर्णियो को ग्रहण करे । यह बात बिना 
यत्न के सिद्ध नदीं होती इस लिये यद सूत्र बनाया है । 


सूत्र का यह प्रयोजन है त', पिंतु अक्‌. आदि प्रत्याहारों के ग्रहण में 
प्रतीयमान इकारादि के द्वारा अपने सवर्णियों का ग्रइण नहीं प्राप्त होता । क्योंकि 
. अक्‌ आदि में इकारादि का अनुपदेश है। साक्षात्‌ उच्चारण नहीं है। अकः 
सवर्णे दीर्धः में साक्षादुच्चारित अकार अण्‌ तो अपने दीधेप्छुतादि सवर्णियों को 
ग्रहण कर लेवे किन्तु अक्‌ में साक्षात्‌ अनुपदिएट कन्तु प्रतीयमान इकार उकारादि 
अण्‌ अपने दीर्घप्लुतादि सवर्णियों का ग्रहण नदी कर सकते । प्रत्याहारग्रहणे 
सवणांग्रहण० इस वार्तिक का यद्द भाव भी है कि अक्‌ में अनुपदिथ ईकार 
का अक्‌ ग्रहण से ग्रहण नहीं प्राप्त होता । क्योंकि वर्णमाला या प्रत्याहर में 


१. यह केवल अण्‌ के विषय में प्रन है। उदित्‌ के विषय में नहीं । अण्‌ 
के सवर्णग्रहण के सम्बन्ध में ही विचार करना दे । उदित्‌ में तो सवणग्रहण अभीष्ट 
तथा वाचानक सिद्ध माना है । | 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


६९८ व्याकरणमहाभाष्य 
नजु च हस्वाः प्रतीयमाना दीर्घान्‌ संप्रत्याययिष्यन्ति । 


हृस्वसम्प्रत्ययादिति चेढुच्चायमाणश्दसम्प्रत्यायकत्वाच्छन्दस्यावचन म्‌ । 
इस्वंसप्रत्ययादिति चेढुच्चार्यमाणः शाब्दः सस्प्रत्यायको भवति 
न सम्प्रतीयमानः । तद्यथा ऋगित्युक्तं संपाठमात्रे गम्यते । 
एवं तर्हि वर्णपाठ एवोपदेशः करियष्त ।' 


बर्णपाठ उपदेश इति चेदवरकाळातू परिभाषाया अनुपदेशः । 
बर्णपाठक्रमे उपदेश इति चेद्‌ अवरकालत्वात्‌ परिभाषाया 
अनुपदेश; । म 


दीधै प्लुत इंकार अनुपदिष्ट हें । प्रत्याहार संज्ञा' जिस प्रकार के वर्णी की की गई 
है वह उसी प्रकार करे वणो की आदिका या बोधिका होगी । हस्वो की संज्ञा की 
गई है तो अक्‌ से हृस्व इकार ही ग्रहीत दोना चाहिये, दोघे प्लुत नहीं 


अकः सवर्णे में प्रतीयमान हस्व इकारादि अपने सवर्णी द्रीधे प्ळुत 
इकारादि का सम्प्रत्यायन करा दंग । अक्‌ स हस्य इकार प्रतीत होकर अपने 
सवर्णी दीं प्छुत इंकार को भी प्रतीत करा देगा । 


अकू में प्रतीयमान हस्त्र इकारादि अपने सवर्णियों का प्रत्यायन नहीं 
करा सकते। क्योंकि साक्षाइच्चायमाण वर्ण ही अपने .सवर्णी का प्रत्यायक होता 
है । प्रतीयमान नहीं । जैसे ऋक ऐसा कहने पर केवळ आकू शब्द से दहिता- 
पाठ मात्र ही गम्यमान होता दे ओर उससे अस्निमोळे इत्यादि मन्त्र संनिवेश विशिष्ट 
ऋचा नदी जानी जाती | 


अच्छा तो वर्णमाला मै ही हस्व अकारादि के साथ दीर्ध अकारादि का 
भी उपदेश कर देंगे, उपदेश से यद्वां तात्पये प्रत्यायन से है । हृस्व अकारादि 
अपने सवर्णेग्रदण सहित प्रत्याहार में उपदिश समझे जायेंगे । 


र यदि वर्णमाला में ही सदर्णप्रहण सदिति अकारादि वणौ का उपदेश 
मानेंगे तो वह. बनता नहीं । क्योंकि सर्दणग्रहण कराने वाले इस सूत्र की 
निः्पत्ति अवरकाल हे । प्रत्याहारसंज्ञा के बाद सदणेग्रहण होने से प्रत्याहार में 

१. करिप्यते-ब्याख्यास्यते । 


00-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


नवम आंद्विक ६९९ 
किं परा सूत्रात्‌ कियते इत्यतोऽवरकाला । 


नत्याह । सवथायरकालच। वर्णानामुपद्शस्तावत्‌ । उ<देशो 
तरकाला इत्सज्ञा । इत्सश्षातरकाल 'आादरन्त्यन सहता त प्रत्याहारः 
प्रत्याहारोत्तरकाळा सवर्णसंज्ञा । सवर्णसंशोत्तरकाल“मणुदित्सवर्णस्य 
चाप्रत्यय' इति । सेषा5वरकाळा उपदेशोत्तरकाला वर्णानामुत्पत्ता 
निमित्तत्वाय कल्पिष्यत इत्येतन्न । 2 


तस्मादुपदेशः | 
कतंव्यः । 
तत्राबुदृत्तिनिर्देश सत्रणोप्रहणमनणत्रातू | 


तत्नाजुद्धत्तिनिदेश सवर्णानां ग्रहणं न प्राप्नोति । 'अस्य च्वो! 
'यस्याते च'ति। कि कारणम्‌ । अनणृत्यात्‌। नह्यतेऽणो येऽजुच्रृतौ । 
के तहि ? येऽक्षरखमास्नाये उपदिइ्यन्ते । 


ही सवर्णप्रहण कैसे होगा । प्रत्याहारा विधायक सूत्र स यह सबणग्रहणपःरमापा- 
शास्त्र अथवा ग्रदणक्रशास्त्र पश्‍चात निष्यन्त होता है' इस थिय्रे प्रत्याहार में 
इस सूत्र से सवर्णप्रदण नहीं हो सकता । 


क्या प्रत्याहार सूत्रों के बाद इसका क्रम दै इस लिये यह सूत्र अवरकाल हे ? 


नहीं, सवथा यह सूत्र. अवरकाल ही हे । न केवळ सूत्र पाठ के क्रम से 
अपितु आर्थिक क्रम से भी इसको उत्पत्ति बाद में दे। पहले वरणो का उपदेश 
होता है। उपदेश के बाद इत्संज्ञा। इत्संशा के बाद आरिरन्तेन सहेता स 
प्रत्याहार । प्रत्याहार के बाद सवणेसज्ञा । सवर्णसंज्ञा के बाद करीं जा कर 
अणुदित्सूत्र से सव्णप्रहण होत! है। इस प्रकार उक्त वाक्यपरसमाप्ति से सब 
के बाद में होने वाला यह ग्रहणकशास्त्र वणो के उपदेशकाळ में ही सबर्णग्रहण 
कराने में निमिस बन जायगा ऐसा नही हो सकता । इस लिये प्रत्याहार में ही 
इस्व अकारादि के साथ दीधे प्छत अकारादि भी उपदिष्ट कर देने चाहिये। 
हस्व अकारादि का पाठ दीघेप्छुुतों का उपलक्षक होगा । उससे दीधप्लुत भी 
उपदि समझे जायेगे तो अकू में उच्चायमाण अकार से आकार के समान 
प्रतीयमान इकार से ईकार का भी ग्रहण स्वतः हो जायगा तो प्रत्याहारों के > 
लिये इस ग्रहणक शास्त्र की कोई आवश्यकता नदी, इसके साथ ही-- 


अनुधृत्ति निर्देशों में भी इस सूत्र से इष्ट सिद्धि नहीं होती । शास्त्रप्रवृत्त 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


६ 


>> व्याकरणमहा भाष्य 


एवं तर्हि अनणत्वादनुवृत्तो न, अजुपदेशाच्च प्रत्याहार न । 
उच्यते चेदमण्‌ सवर्णान्‌ ग्रह्मातीति तत्र वचनाद्‌ भविष्यति । 


वचनाद्‌ यत्र तन्नास्ति । 
नेद्‌ वचनाल्लभ्यम्‌ । अस्ति ह्यन्यदेतस्य वचने प्रयोजनम्‌ ! 
किम्‌। य पत प्रत्याहाराणामादितो चर्णास्तैः सवणानां ग्रहणं यथा 
स्यात्‌ । 
एवं तर्हि । 
सवर्णेऽणग्रहणमपरिभाष्यमाकृतिग्रहणात्‌ । 
सव्णेऽणग्रहणमपरिभाप्यम्‌ । कुतः। आङतिग्रहणात्‌। अवर्णा- 


Smt ti 0 पक 
के अनुकूल निर्देश को अनुवृत्ति निर्देश कहते हें । जेसे अस्य च्वौ । यस्येति च । 
यहां जो अकार इकार हैं इन में ण॒ क्‌ ढ़ः आदि प्रत्याहार चिह्न न होने से 
ये अण्‌ नहीं कडे जा सकते। अण म होने से अणुदित्सूत्र से सवर्णप्रहण नहीं 

} प्राप्त होता । भणादि प्रत्याहारो में तो प्रतीयमानों के अनुपदिष्ट दोने से वहां 

इसकी प्र३त्ति नहीं होती और अस्य च्वौ आद्गुणः इत्यादि अनुबृत्ति निर्देशों में 
भकारादि के अण न होत्ते से इसकी प्रवृत्ति नीं होती इस प्रकार यह सूत्र 
दोनों भोर से गया | ये अण्‌ नहीं हैं जो अस्य च्वौ यस्येत च आदि अनुवृत्ति 
निर्देशों में हैं । क्योंकि इनमे प्रत्याहार का कोई चिह्न नहीं दे जिससे दम इन्हें 
अण समझें। अण कोन दें ! जो अक्षरसमाम्नाय अथवा वणमाला में प्रत्याहार 
संज्ञक पढे हैं । 

अच्छा तो अनुवृत्ति निर्देशों में अण न होने से प्रत्याद्वारों में अनुपदिष्ट 
हाने से यदि यह सूत्र नहीं लगेगा तो “अण्‌ सवर्णो का अहण करता है, यह 
वचन व्यर्थ हो जायगा। उस अवस्था में वचन सामश्यं स अस्य च्वौ आदि 
के अकार को भा अण्‌ मान कर सवर्णप्रहण कर लिया जाबगा । 
वचन सामथ्यं से यह बात नहीं हो सकती। क्योंकि इस वचन का 
अन्य प्रयोजन हे । क्या ? अकः सवर्णे०, इको यणचि इत्याद अक इक प्रत्याद्ारों 
में जो भादि के भकार इकारादि वणे हैं चे अण्‌ होने से अपने सवण का ग्रहण 
करं सके । एतदर्थ यह सूत्र रह सकता है । 
च यह तो अति लघु प्रयोजन हे । इससे तो अच्छा यही है कि व्यक्तिपक्ष 


१. वचन सामर्थ्यं से वहीं सवणग्रहण होगा जहाँ अण भी नहीं है और साक्षात 
उच्चारण भी नहीं है, अनू अन में तो दोनों हैं। ऐसा भाष्य का अक्षरार्थ है। 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


MT i 


नवम आह्निक ३ ,७०१ 


कृतिरुपदिष्टा सर्वमवर्णकुलं ग्रहीष्यति । तथेवर्णाक्रतिः । तथोवर्णाकतिः । 
` नजु चान्या आकृतिरकारस्य । अन्या चा55कारस्य | 
- अनन्यत्वाच्च | | 
अनन्याक्रतिरकारस्याकारस्य च | 
अनेकान्तो ह्यनन्यत्तकरः । 


यो ह्यनेकान्तेन भेदो नासावन्यत्त्व करोति । तद्यथा न यो गोइच 
गोइच भेदः सोऽन्यत्त्वं करोति । यस्तु खलु गोइचाइवस्य च भेद 
सोऽन्यत्त्वं करोति । अपर आह-- 


सत्रण5णूग्रहणमपारेभाष्यमाकृतिग्रहणादनन्यत्त्वम्‌ | 


सचणेऽण्‌ग्रहणमपरिभाष्यम्‌ । आकृतिग्रहण(दनन्यत्त्व॑ भविष्यति। 
अनन्याकतिरकारस्याकारस्य च। 


अनेकान्ता ह्यनन्यत्ततकरः । 


यो ह्येनकान्तेन भदो नासावन्यत्त्वं करोति । तद्यथा न यो गोडच 
गोइच भदः सोऽन्यत्त्वं करोति। यस्तु खळ गोइच अश्वस्य च भेदः 
सोऽन्यत्त्वं करोति । 


को छोड़ कर आङ्तिपक्ष एवं जाति पक्ष मान लिया जाय । उस -.पक्ष में इस 
सूत्र को यत्किंचित भी आवस्यकता नदी होगी । सवणंग्रहण करने के लिये अण्ग्रहण 
वाला यह अणुदिरसूत्र अपरिभाय्य हे । अवक्तव्य दे। यह सूत्र नहीं बनाना 
चाहिये ।. क्योंकि आकृति पक्ष को मान हछेंगे। कृतिका अर्थ एकाकारानुगत 
जाति दै । सर्वत्र अवण की जातिका उपदेश मानेंगे वह अतवजाऱयाक्रान्त अवर्ण 
मात्र को ग्रहण कर छेगी। हरु के साथ दीर्घप्छुत आदि सब का ग्रहण हो 
जायगा। इसी प्रकार इवर्ण उवणे की ,आक्नति का ग्रहण होने से सभी प्रकार के 
इ, उ का ग्रहण हो जायगा । 


जब अकार की आकृति ( आकार) अन्य दै और आकार की अन्य है 
तो अकार से आकार का ग्रहण केसे दोगा । 


अकार ओर आकार की आकृति अन्य नहीँ है। एक ही दै । जो अनियम 


स भेद है उससे अन्यता नहीं दोती। अ और आ के श्रवण लेखन में 


मात्रा भद होने पर भी मूलतः अत्व जाति में कोई भेद नहीं दे । अनेकान्त= ` 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


७०२ न ड्याकरणमद्दाभाष्य 


तद्वच्च हटुग्रहणेष | | 
एवं च इत्वा हळग्रहणेषु सिद्ध भवति। झलो झलि । अघात्ताम। 
अवात्तम्‌। अवात्त । यत्रैतन्पास्तिःअण्‌ सवर्णान्‌ सुह्णातीति। 
; अनेकान्तो ह्यनन्यत्त्वकर | 
इत्युक्तार्थम्‌ । 
दुतविछम्बितयोरचानुपदेशात्‌ । 


द्रृतविलम्बितयोइचाचुपदेशान्‌ मन्यामहे आहृतिभ्रहणात्‌ सिद्धः 
मिति । यद्य कस्यां चिद्‌. वृत्ती वर्णानुपदिश्य सर्वत्र कृती भवति । 


` ~ £] 
अनिप्रत' । अवयवाननुगत जो भेद हे वह अनन्यर्चकर=अभद्‌ कारक होता ह । 


- जो काली गो या सफेद गो. का भेद है वह दोनों गोओं में भद नहीं करता 


किन्तु जो गौ और घोड़े का भद है वह दोनों में भद करता है । दूसरे आचाय 
इसी बात को यू कइते हैं-सबणंप्रण के लिये अणुदित्सूत्र अवक्तव्य दै । 
क्योंकि आकृति पक्ष से चरणों में अनन्यता एवं अभिन्नता हो जायगी । अकार 
अर आकार की अत्र जाति एक ही है । आगे की व्याख्या पूर्व के समान है । 


आकृति या जाति पक्ष को मान कर ही हळ ग्रहणों भें भी कार्य सिद्ध 
किया जाता दै ' जदा अण न होने से अणुदित्सूत्र से सवर्णप्रहण होने का प्रश्‍न 
ही नहीं उठता । जसे झश्रे झळि का उदाहरण अवात्ताम्‌ अत्रात्ञम्‌ अवात्त दै । 
( चस्‌-सिच्‌ःलुङ ताम्‌ , तम्‌, त) यहाँ वस्‌ धातु से लुङ्‌ में सिच परे रहते 
सः स्याधधातुक से वस्‌ के सकार कः तकार हुआहे। दो तकारों के मध्य में 
स्थित सिच्‌ के सकार का झग्रे झलि से लोप करने में यह अड्चन आती है 
कि झळू स परे झल नहीं दै । क्योंकि झळ प्रत्याहार में एक ही तकार पढ़ा दै । 
दूसरे तकार को भी लाकृतिपक्ष भे झळ मानकर झलो झलि से लोप सिद्ध हो 
जाता दै । भद अभेद दी टोठा दै यह पहले कइ चुके दै । 


आचार्य द्वारा द्रुत और विलम्बित बृत्तियों में वणो का उपदेश न 
करने से भी मध्यम वृत्ति में वणो का उपदेश करके समत्र कृतार्थं हो जाते हैं 


उसका कारण यहु आकृतिग्रहण ही हवै । 


१. जहाँ कवल भेद की ही प्रतीति न हो किन्तु अभेद की भी हो । 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


नेवम आह्निक ७०३ 
अस्ति प्रयोजनमेतत्‌ । किं तहीति । 
वत्तिपृथकूत्वं तु नोपपद्यते । 

वृत्तः पृथकूत्वं नोपपद्यते । 

तस्मात्‌ तत्र तपरनिर्देशात्‌ सिद्धम्‌ । 
तस्मात्‌ तत्र तपेरनिर्देशः कर्तव्यः। न कर्तव्यः। क्रियत न्यास 

एव । अतो भिख ऐस्‌ इति । 
तपरस्तत्कालस्य ॥ १।१।७०॥ 


अयुक्तोऽये निदेशस्तत्काळस्येति । तदित्यनेन कालः प्रति 
निर्दिश्यते । तदित्ययं च वर्णः । तत्रायुक्तं वर्णस्य कालेन सह सामाना- 
धिकरण्यम्‌ । 


आड्गति पक्ष का यह प्रयोजन तो ठीक हे किन्तु उस पक्ष को मानने पर 
बृत्तियों की प्रथकता नहीं बनती । मात्रा भेद से होने वाळी हस्व दीर्घ प्लुतादि 
वृत्तियो का भेद तो आवश्यक हैं! वह प्रयोगसाधन में आपको भी अभीष्ट है । 
परन्तु आक्रति पक्ष को मानने पर वह भेद सिद्ध नहीं होता | हस्व अकार से 
प्रे जो काय विहित हे वह आकृति पक्ष में दीर्ध अकार से परे भी प्राप्त होता 
उससे खट्वाभिः यहाँ खट्वा शब्द के आकार से परे भिस्‌ को ऐस हो जाना 
चाहिय । 

हृस्व दीघोदि वृत्तियो के भद के लिये वहाँ तपरनिर्देश कर देंगे । 
तपर होने से तपरस्तत्कालस्य के नियम स तत्काल का अहण हो जायगा तो 
आपति पक्ष से प्राप्त दोष न रहेगा । वैसे तपरनिर्दश करने की आवश्यकता 
भी नहीं ह। जहां तपर अभीष्ट हे वहाँ सूत्र स पहले से किया हुआ ही दै।' 
जेसे--अतो भिस एस्‌ यद्वां अतः में तपर करने से हस्व वृत्ति वाला अकार ही 
लिया जायगा । दोघे वृत्ति वाळा न लिया जायगा तो खट्वाभिः में भिस्‌ को 
एस्‌ न होगा । 

तत्कालस्य यह निर्देश ठीक नहीं हे । क्योंकि -तदू शब्द से आप काळ 
को समानाधिकरण रूप से विशेषित करते हँ । स काटो यस्य स तत्काल; । वह 
वर्ण हे काळ जिसका यदाँ तदू शब्द वणे का परामशक, बोधक दै। उसमें 
वर्ण का काळ के साथ सामानाधिरण्य नहीं बनता वर्ण काळ कसे दो सकता दै ? 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri ह्य 26 


1 


७०४३ व्याकरणमहासाथ्य 


कर्थं तहि निर्देशः कर्दव्यः ।. 

तत्काळकाळस्येति । 

किमिदं तत्कालकालस्येति । 

तस्य कालः तत्काळ: । तत्कालः कालो यस्येति सोऽयं तत्काळ- ` 
कालः तत्कालकालस्येति । 


स तर्हि तथा निर्देशः कर्तव्य: । न कर्तव्यः ! उत्तरपद्लोरोऽत्र 
रष्टव्यः। तद्यथा उष्ट्रमुखमव सुखमस्य सोऽयमुष्ट्मुखः। खरमुखः । 
एवं तत्कालकाळः तत्कालः तत्कालस्यति। अथवा साहचर्यात्‌ ताच्छब्द्यं 
भविष्यति । कालसहचरितो वर्णोपि काळ एव । 

कि पुनरिदं नियमार्थमाहोस्वित्‌ प्रापकम्‌ ? 

कथं च नियमार्थे स्यात्‌ कश वा प्रापकम्‌ । 


तो फिर केसा निर्देश करना चाहिये । 
तत्काळकालरय ऐसा । 
यह तत्कालकालस्य क्या हैं ? | 


उस वर्णका जो काल है । वह तत्काल हुआ। फिर उस वर्ण के काळ . 
के समान है . काल जिसका चद्‌ तत्कालकाल बना । यहाँ काळ के समान काळ 
चे ~ 
हो सकता है इस लिये यह निर्देश ठीक हे । - 


. तो फिर तत्कालकालस्य ऐसा निर्देश. कर दिया जाय । हम तो समझते हैं 
कोई आवश्यकता नहीं। यहां उत्तर का लोप हुआ -समझना चाहिये। 


-जैसे--उष्ट्रमुखमिव मुखं यस्य स उष्ट्रमुखः यद्वां सप्तम्युपमानपूर्वपदस्य वाच्यो वा 


चोत्तरपदलोपः इस वार्तिक से बहुव्रीहि समास होकर उत्तरपद सुख शब्द का 
खोप होता दै वसे यहां तत्काल के. उत्तरपद काळ शब्द का रोप हो गया हे। 
दूसरे काळ शब्द का अर्थ गम्यमान होन से उसका अप्रयोग ही यहां लोप 
समझ्षिये। अथवा काळ के साइचर्य से ब को भी उपचार से काल शब्द का 
ब्यपदेश हो जायगा । ताच्छब्यम्‌=तच्छन्दता । उस शब्द का प्रयोग | 


क्या यह सूत्र नियमार्थ है या प्रापक है अर्थात्‌ विध्य द्दै। 
कसे यह नियमार्थं हो सकता है और कैसे विध्यय ? 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


नवम भाह्विक ७०५ 
यद्य्राणुप्रहणमचुवतंते ततो नियमार्थम्‌। अथ निवृत्त॑ ततः 
प्रापकम्‌ । 
कश्चात्र विशेषः। 


तपरस्तत्काढस्यति नियमार्थमिति चेद्‌ दीर्धग्रहणे खराभिननाप्रहणम्‌ । 


तपरस्तत्काळस्येति नियमार्थमिति चेद्‌ दीर्घग्रइणे खरभिन्नानां 
ग्रहणे न प्राप्नोति। केषाम्‌ । उदात्तानुदात्तखरितानुनासिकानाम्‌ । 


अस्तु तर्हिं प्रापकम्‌ । 


ग्रापकमिति चेद्‌ हखग्रहणे दाधप्लुतप्रतिषध: | 
प्रापकमिति चेद्‌ हृस्वग्रहणे दीर्घप्लुतयोः प्रतिपेधो वक्तव्य । 
यदि इसमें पूवे सूत्र से अण्‌ ग्रहण को अनुबृत्ति ळात दें तो नियमाश्र 


है। और यदि अण्‌ को अनुवृत्ति न छा कर भण्‌ अनग सभी तपरों में इसकी 
प्रवृत्ति मानते हें तो विध्यर्थं दै । 


इन दोनों पक्षों में क्या विशेष है ? 
यदि यद सूत्र नियमार्थं है तो इसकी प्रबृत्ति तपर अणों में ही होगी । 


तपर अनणों में न होगी तो ब्रृद्धिरादैच्‌ में आत्‌ यह तपर अनण्‌ है। उसमें 
तत्काल का नियम न द्दोगा तो उदात्त अमुदात्त स्वरित अनुनासिक भेद भिन्न 
छः प्रकार के सवर्णी आकारों की बृद्धि संशा न हो सकेगी। केवळ किसी एक 
दीधे आकार की ह्वी बृद्धि संज्ञा होगी। अणुदित्सूत्र तो अण्‌ में ही सबणेग्रण 
करने से आत्‌ इस अनण्‌ में लग नदी सकता। इस प्रकार नियमाथ म(न 
पर दीधे के ग्रहण में स्वर भिभों का ग्रदण नहीं प्राप्त होता । 


तो फिर इसे प्रापक या विध्यर्थ मान लीजिये | 
यदि इस सूत्र को विध्यथ मानते हैं तो इसकी प्रदृत्ति अण्‌ अनण सभी 


.तपरों में होगी । तब हस्व तपर भअणों में अणुदित्सूत्र से सवणंग्रण होकर 


दी्प्छृत का अदण भी प्राप्त होता हैं उसका निषेध कना होगा । जैसे अतो. 
भिस ऐस्‌ में हस्व तपर अणु अतः में अकार है । उसमें सवणेग्रहण होकर 
दीधेप्छुत अकार से पेरे भी भिस्‌ को ऐस्‌ प्राप्त होगा । *परस्तत्कालस्य यदद 
सूत्र तो वहां तत्काळ का नियम कर नदीं सकता क्योंकि यद्द दीर्घ अनण्‌ 
तपरों में रगने से चरितार्थ द्ै। | 


(७-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


७०६ - व्याकरणमद्दाभाध्य 


न वक्तव्य; । 
विप्रतिषेधात्‌ सिद्धम्‌ । 


अण सवर्णान्‌ गृद्वातीत्येतदस्तु । तपरस्तत्कालस्य वा । तपर- 
स्तत्कालस्येत्येतद्‌ भवति विप्रतिषेधेन । अण्‌ सवर्णान्‌ ग्रुह्मातीत्यस्या- 
> 
वकाइाः हृस्वा अतपरा अणः | तपरस्तत्कालस्येत्यस्याबकादाः दीर्घास्तपराः। 
~ ~ ° ~ ~ 
हृखषु तपरघूभयं प्राप्नोति | तपरस्तत्कालस्येत्येतद्‌ भवति विप्रतिषेधेन । 
- यद्येचं। | 
टुतायां तपरकरणे मध्यमविळाम्बितयोरुपसंख्यानं काळमेदातं । 
दुतायां तपरकरणे मध्यमविलस्वितयोरुपसं ख्यानं कर्तव्यं, तथा 
मध्यमायां दुतत्रिलस्वितयोः, तथा विलस्वितायां दुतमध्यमयोः। कि 
पुनः कारणं न सिध्यति। काळमेदात्‌। ये हि दुतायां वृत्तौ वणोस्त्रि- 
भागाधिकास्ते मध्यमायां, ये च मध्यमायां वर्णास्त्रिभागाधिकास्ते 
विलम्बितायाम्‌ । 


४... 


हस्व तपर अणों में दीर्घप्छुत के अद्दण का निषेध कहने की आवश्यकता 
नहीं । विप्रतिषेध से सिद्ध हो जायगा। अतो भिस ऐस्‌ यहाँ अतः मै अणुदित्सूत्र 
से सवणंग्रदण करें या तपरस्तत्कालस्य से तत्काळ का विधान करें। दोनों 
को प्राप्ति में परविप्रतिपेथ से तपरस्तत्कालस्य ही हो जायगा तो तत्काल का 
विधान होकर दीर्धप्ड भकार से परे भिस्‌ को ऐस न होगा । अणुदित्सूत्र का 
- अवकाश हस्व अतपर अण हें । तपरस्तत्कालरय का अवकाश दीर्घ तपर हैं । 
हस्व तपरों में दोनों ग्राप्त द्वोते हैं । पर होने से तपरस्तत्कालस्य हो जायगा । 


यदि यह सूत्र तत्काल का विधान करके भिन्न काळ की व्याघृत्ति 
करता है तो हुत वृत्ति में तपर करने पर मध्यम और विलस्बित वृत्तियों में 
तत्काऊता नहीं प्राप्त दोती। वहां तत्काइता कहनी होगी । इसी प्रकार मध्यम 
के तपर में दुत विछम्बित में और विलम्बित के तपर में दत मध्यम में तत्कालता 
कदूनी होगी । क्या कारण है जो उक्त वृत्तियां में तत्कालता नहीं सिद्ध होती? 


2 डोर 0 स वृत्ति मे तपर जिया हो उससे भिन्न वृत्ति में प्रयोग में भिस्‌ को 
पुस्‌ आदेश को. प्राप्ति न होने स ऐस आदेश का उपसंख्यान करना दामे 

> 0] = करना 
oe | करना चाहिये यह 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


rn 


नवम आह्निक ७०७ 
सिद्धं त्ववस्थिता तरणो वक्तुश्चिराचिखचनाद्‌ वृत्तयो विशिष्यन्ते | 


ह सिद्धमेतत्‌ । कथम्‌। अवस्थिता वणी दुतमध्यमविलस्वितासु । 
किकृतस्ताहि ुत्तिविशेषः। वक्तुश्चिराचिरवचनाद्‌ वृत्तयो विशिष्यन्ते । 
वक्ता कर्चिदाइवभिधायी भवति। आशु चर्णानभिधत्त। कदिच- 
शविरेण। कह्चिश्चिरतरेण । कर्चिश्चिरतमेन। तद्यथा तमेवाध्यानं 
कडिचदाशु गच्छति। कङ्चिश्चिण कदिचिश्चिरतरेण कर्चिञ्िरतमेन। 
रथिक आशु गच्छति आइिविकड्चिरेण । पदातिदिचरतरेण । शिशु- 
चरतमेन । 


विषम उपन्यालः। अधिकरणमनत्राध्वा बजिक्रियायाः । तत्रायुक्तं 
[oS केरे 
यदधिकरणस्य वृद्धिहासी स्याताम्‌ | 


कालभेद होने से। दुत वृत्ति मै जो वणे बोले जाते हैं मध्यम वृत्ति में उससे 
तीन दिस्से. अधिक काळ लगता है। और मध्यम वृत्ति में जो दरण बोले जाते 
हैं विलस्त्रित बृत्ति में उससे भो तीन हिस्से अधिक काळ लगता है । 


दुत आदि वृत्तियों में तत्कालता सिद्ध हो जायगी । क्योंकि तीनों इत्तियों 


` में वर्ण उसी प्रकार अवस्थित रद्ते दैं। उनका अपना अपना नियत काल है। 


फिर वृत्तिभेद क्‍यों प्रतीत होता है? वक्ता के देर या जल्दी में बोलने के 
कारण । वस्तुतः उच्चारण में ही भद हे । वणे को स्थिति में कोई भेद नहीं । 
कोई वक्ता जल्दी बोलने वाळा होता है । जल्दी वणी को बोल जाता है । 
कोई देर में | कोई उससे देर मे । कोई उससे भी देर में। जैसे एक ही 
रास्त को कोई जल्दी पार कर जाता दै। कोई देर मे । कोई उससे देर में । 
कोई उससे भी देर मै पार कर जाता है । रथवाला जल्दी पार कर जाता है। घोडे 
वाला देर में । पैदल उसप देर में । और बच्चा उससे भी देर में पार करता दै । 


यह मागै का दृष्टान्त ठीक नहीं बनता । मार्ग तो जाने का स्थिर स्थान 
बना हुआ हे । वह बनाया नहीं जाता । जल्दी या देर में जाने से उसका क्या 
घटना बढ़ना । यहां तो वण का उच्चारण प्रयत्न से करना होता है। उसमें 
जल्दी या ३ देर करने. से वर्णो पर प्रभाव पड़ता है । प्रयत्न भेद से इत्ति भेद 
हो जाने से वणो के काल में भेद दो जाना चाहिये ।' . 


१. चिर और अचिर काल पर्यन्त उपलब्धि का निमित्त बृद्धि व हास वणा 
में होना चाहिये ऐसा आक्षेपक का भाव हे । 


(७-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


७०८ व्याकरणमहाभाष्य 
एव तर्हि स्फोडः शब्दः । ध्वनिः शब्दगुणः | कथम्‌ ! 
भर्याघातबत्‌ । 


तद्यथा भेयोघातः भेरीमाहत्य कश्चिद्‌ बिशति पदानि गच्छति। 
कडिचत्‌ निंात्‌ । कडिचच्चत्वारिंशत्‌ । स्फोउस्ताचानेव भवति। 
श्वनिक्रता बृद्धि: । 
© ७ र ha 
ध्वनिः स्फोटइच शब्दानां ध्वनिस्तु खळु लक्ष्यत । 
अल्पो महांश्च केपांचदुभयं तत्‌ स्वभावतः ॥ 


अच्छा तो स्फोट को शब्द मान लीजिये ध्वनि शब्द का गुण दै । च्यन्जक 
होने से उसका उपकारक हे । कैसे? भेर्याघात की तरह । भेरीमाहन्तीति 
भेर्याघातः । नगाड़ा बजाने वाला । जैसे काई नगाड़ा बजाने वाळा नगाडा बजा 
कर उसकी ध्वनि को सुनाता हुआ बीस कदम जाता है, कोई तीस कोई चालीस । 
( जितनी दूर तक नगाड़े की आवाज जा सकती है वहां तक जा कर भागे 
आवाज़ पहुंचाने के लिये फिर नगाड़ा बजाता है ) स्फोट अर्थांत. नगाड़े का विस्फोट 
सर्वत्र एक समान है । केवळ ध्वनि दी घटती बढ़ती प्रतीत होती हे । ध्वनि 
ओर स्फोट व्यञ्जक ओर व्यङ्ग्य--ये दो पदार्थ हैं। शब्दों की व्यञ्जक ध्वनि 
केवळ बाहर श्रत्रणन्द्रिय से अल्प अथवा महान लक्षित होती हे । स्फोट सब 
ध्वनया सें अभिन्न ही रइता है। व्यङ्ग्य और व्यक्जक दोनों... स्वभाव से 


१. ध्वनि दो प्रक्रार की ह--प्राकृत तथा वेकृत । भतेहरि ने इनका ऐसे 
लक्षण किया है-- 


वर्णस्य ग्रहणे हेतु: प्राकृतो ध्वनिरि ग्यते । 
वृत्तिभेदे निमित्तत्व चेकृत; प्रतिपद्यते ॥ 
शब्दस्योध्वेमभिव्यक्तेवृत्तिभेदाय चैकतः । 


२. स्फोट व्यङ्ग्य है । ध्वनि व्यञ्जक है। स्फोट का अर्थ यही है कि 
स्फुटत्यरथो$स्मात्‌ । जिसके उच्चारण करने से अर्थ की स्फुट प्रतीति होती है वह 
अथ का मत्यायक व्यञ्जक वाचक जो पदरूप या वाक्यरूप है वही स्फोट है। वह 
नित्य है। अय शब्दानुशासनम्‌ सूत्र पर भाष्यकार ने येनोच्चारितेन सास्नालाङ्गूरु- 
हिनो सम्प्रत्ययो भवति स शब्दः और अथवा प्रतीतपदाथको लोके 
. ध्वनिः शब्द इत्युच्यते यह कह कर दो प्रकार के शब्द के' ले स्पष्ट 

` हैं उन्ही को यहां स्मरण रखना चाहिये। कि ते शाह 


00-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


नवम आहिक ७०९ 
आदिरन्त्पेन सहेशा ॥१॥१॥७१॥ 


आरिर्त्येन सहेतेत्यसम्प्रत्ययः संज्ञिनोडनिर्देशात्‌ । 
आदिरन्‍त्यन सहतति असप्तस्प्रत्ययः | कि कारणम्‌। संशिनो५- 
निद्शात्‌ | नहि संशिनो निर्दिश्यन्ते । 
सिद्धं लादिरिता सह तन्मध्यस्येति वचनात्‌ । 
सिद्धमेतत्‌ । कथम्‌ | आदिरन्त्येन सहेता गृह्यमाणः स्वस्य च 
रूपस्य ग्राहकः तन्मध्यानां चेति वक्तव्यम्‌ । 
सम्बन्धिराब्दैवा तुल्यम्‌ । 


सम्बन्धिरब्दैर्चा तुल्प्रमेतत्‌। तद्यथा सम्बन्धिशब्दः मातरि 
चर्तितव्यम्‌। पितरि शुश्रूषितब्यमिति। न नोच्यते स्त्रस्यां मातरि 


अवस्थित हैं । ( इनके अस्तित्व मै प्रमाणान्तर की अपेक्षा नहीं ) व्यक्त शब्दों में 


तो स्फोट और ध्वनि दोनों विद्यमान होते हैं । क्योंकि वहां अर्थ का वोध होता 
है। किन्तु अव्यक्त शब्दों में अर्थवाचक्त् रूप शक्ति न होने से स्फोट नहीं 
होता । केवळ ध्वनि ही होती है ।* 


आदिरन्त्येन सहेता इस संज्ञा सूत्र में संज्ञी का निर्देश न दोने से सूत्र 
का अर्थ स्पष्ट अवबुद्द नहीं होता। इतना कदा हे कि आरिरिन्त्येन सहेता । 
इसको अन्वित करके बोळे तो अन्त्येन इता सह आदिः यह होता है । संज्ञा 
का प्रकरण होने से सूत्र का इतना ही अर्थ समझ में आ सकता दै कि 
अन्तिम इत्संज्ञक के साथ जो आदि वह संज्ञा होता है । किसकी संज्ञा होता 
हे, उस संज्ञी का निर्देश दी नटी किया। जैसे स्वं रुपं शब्दस्य में शब्दग्य, 
अणुदित्सवर्णस्य में सवर्णस्य, तथरस्तत्कालस्य में तत्कालस्य, येन विधिस्तःन्तस्य में 
तदन्तस्य द्रद्धि्यस्याचामादिः में यस्य, इन षषी विभक्तियों से संशी का निर्देश 
किया दै वैसे यहाँ भो पड़ी विभक्ति से संज्ञी का निर्देश करना चाहिये । 


ठीक हें । आदिरिता सह तन्म.स्य पेसा सुत्र बना देंगे । उससे तन्मध्यरय 


१. यहाँ भर्याधात का इष्टान्त उपलब्धि की समानता दिखाने के लिय 
दिया गया है! जिस प्रकार प्रयःन विशेष से उत्पन्न हुआ भरी का शब्द कोई 


तो थोडे समय तक सुनता है। कोई चिर तक और कोई अधिक चिर तक, इसी 


प्रकार द्रतादि शृत्तियों में उपलब्धि का भेद है विषय ( बण स्फोट ) का भद नहीं । 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


७१० व्याकरणमहाभाष्य 


स्वस्मिन्‌ पितरीति | : सस्बन्धाञ्च गस्यते या यस्य माता यो यस्य पितेति। 
प्चमिहापि आदिरन्त्य इति सम्बन्धिशब्दावेतौ। तत्र सम्बन्धादेतद्‌ 
गन्तव्यम्‌ । ये प्रति य आदिरन्त्य इति च भवति तस्य ग्रहणं भवति 
खस्य च रूपस्यति । 


इस संज्ञी का निर्देश स्पष्ट हो जायगा । अर्थ होगा- अन्तिम इत्संशक के साथ 
जो आदि वर्ण वह अपने मध्यगामी वणो का तथा स्वरूप का संज्ञा या 
ग्राहक होता है। संज्ञाभूत आदि अन्त्य वर्णी में स्वरूप भी आदि का ही लिया 
जायगा, अन्त्य का नहीं । वह तो संज्ञी के प्रत्यायन में उपक्षीण दोकर स्वयं 
निवृत्त हो जायगा। इस प्रकार तन्मध्यस्य इस संशी के निर्देश से अन्य संज्ञा 
सूत्रों ॥ समान इस संज्ञा सूत्र की रचना हो जायगी तो सूत्र का अर्थ स्पष्ट हो 
जाता है । 


अथवा आदिरन्त्येन सहेता यही सूत्र रहने दीजिये । सम्बन्धी शब्दों 
` के समान वहां भी संज्ञी का निर्देश स्वयं समझ लिया जायगा । जैसे--माता 
की आज्ञा माननो चाहिये । पिता की सेवा करनी चाहिये इन वाक्यो में माता 
पिता ये सम्बन्धी शब्द हैं। यहाँ अपनी माता या अपने पिता इस प्रकार 
अपना शब्द न लगाने पर भी माता पिता के सम्बन्ध से यह बात समझ ली 
'जाती है कि जो जिसकी माता या जो जिसका पिता है उसको उसकी आज्ञा 
माननी या सेवा करनी चाहिये। इसी प्रकार यहां भी आदि और अन्त्य ये 
दोनों सम्बन्धी शब्द हैं। वहां सम्बन्ध से यद्‌ बात जान ली जायगी कि जिसके 
प्रति जो आदि अन्त्य हो सकता है वह यहां संज्ञी है। आदि और अन्त्य ये 
¬ समुदित संशा अपने मध्यगत संज्ञियों का आक्षेप स्वयं करा देगी । उससे 
अन्त्य इत्संज्ञक सहित आदि वणे अपने मध्यवर्ती वणी और अपने स्वरूप 

का ग्राहक हो जायगा .? - 
3330 NM या | 
न १. यद्यपि भाष्यकार तथा वार्तिककार ने इस प्रत्याहारसज्ञा विधायक सूत्र 
में सेज्ञी के निर्देश के लिये उचित शङ्का उठा कर उसका समाधान कर दिया है 
I जा डड 
च्य रहता ह । आदिरिता सह तन्मध्यस्य इस 
ताल में कितना लाघव तथा अर्थ गौरव है । इसमें कोई सन्देह नहीं कि यह वार्तिककार 

कात्यायन ऱ 
ु का वार्तिक सूजकार पाणिनि के इस सूत्र स वस्तुतः अधिक स्फुट है 


~ CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitize 
5. | 


1 क 


नवम भाह्िक ] ७११ 
येन विधिस्तदन्तस्य ॥ १।१।७२॥ 


इद कस्मान्न भवति । इको यणचि । दध्यत्र मध्वत्र । 
अस्तु। अलोन्त्यस्य विधयो भचन्तीत्यन्त्यर्य भविष्यति । 


नेवे शक्यम्‌। यऽनेक्ाल आदेशास्तेषु दोषः स्यात्‌-'पचोऽयधा- 
याव इति। 


> 
नेष दोषः! यथैव प्रझृतितस्तदन्तविधिर्भवति एवमादेशतोऽपि 
भविष्यति । तत्रैजन्तस्यायाद्यन्ता आदेशा भविष्यन्ति । 


यदि चेव क्कचिद्‌ बेरूप्यं तच दोषः स्यात्‌ । व्रहोदकम्‌। ब्रह्मेन्दः । 


' यहाँ दध्यत्र, मध्वत्र में यण करन वाले इको यणचि में येन विधिरतदन्तरय 
सूत्र स तदन्तविःध क्यों नहीं होती? तदन्तविधि होकर इगन्त के स्थान में 
यण हो अजादि परे रहते ऐसा अर्थ हो जाना चाहिये ।. अचि में सप्तमी होने 
से यस्मिन्‌ विधिस्तदादावळ्ग्रइणे से तदादिविधि होकर अजादि अर्थ हो जायगा । 


हो जाव । अलोन्त्यस्य के नियम से इगन्त दधि मधु शब्दों के अन्त्य इकार 
उकार के स्थान में यण्‌ दो जायगा। 


ऐसा नहीं हो सकता । इको यणचि में दोप न सही । परन्तु जो अनेकाळ 
आदेश हैं तदन्तविधि मानने पर उनमें दोष हो जायगा। जैस--एचोय-यावः 
यहां अय्‌ अव्‌ आदि आदेश अनेकाळ हैं । एचोऽयवायावः में तदन्तविधि होने 
पर एजन्त के स्थान में अयादि आदेश होंगे तो अनेकाल्शित्‌ सवस्य के नियम 
अलोन्त्य को बाध कर सत्रीदेश प्राप्त होंगे । उस अवस्था में चयनम्‌ के स्थान 

सं अयनम्‌ यह अनिष्ट रूप प्राप्त होता हे । 


यह कोई दोष नही । जैसे प्रकृति स तदन्तविधि होगी वैसे आदेश से 
भी हो जायगी तो एजन्त के स्थान में अयाद्न्त आदेश होकर चयनम्‌ यही 
शुद्ध रूप रहेंगा । प्रकृतिर्स्थानी । 


यदी इस प्रकार प्रकृति और आदेश दोनों में तदन्तविधि मानने हे 
कहीं शब्द में विरूपता आ जायगी तो वहां दोष प्राप्त होता.हे । जसे--ब्रह्मन्द्रः 
ब्रह्मोदकम्‌ । यहां आदूणुणः से होने वाले गुण एकादेश में पूर्व पर दोनों में 
तदन्त तदादिविधि हो जायगी तो सूत्र का अर्थ होगा--अवणान्त समुदाय से अजादि 
समुदाय परे रहते पूवे पर के स्थान में गुण एकादेश होता है तो भवर्णान्त 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


७१२ ब्याकरणम दामाष्य 


अपि चान्तरङ्गवददिरङ्गे न प्रकल्पेयाताम्‌ । तत्र को दोषः। स्योनः 
स्योना । भन्तरङ्गलक्षणस्य यणादेशस्य बहिरङ्गलक्षणो गुणो बाधकः 
प्रसज्येत । ऊनशब्दमाधित्य यणादेशो नशब्दमाश्रित्य गुणः । 


a 
अलचिधिइ्च न प्रकल्पेत । द्यौः पन्थाः स इति। तस्मात्‌ 'प्रकृत 
तद्न्तविधिरि [त वक्तव्यम्‌ । 


समुदाय ब्रह्म स परे अजादि समुदाय इन्द्र उदक के रते पूर्व पर के स्थान 
, में गुण होकर ए ओ रूप ही सुनाइ देंगे । 


इसके अतिरिक्त सर्वत्र तदन्तवि ध मानने पर अन्तरङ्ग बहिरङ्ग भी सिद्ध 
नहीं होगे। वे भी गडबडा जायेंगे। जो अब अन्तरङ्ग है वह तदन्तविधि 
होने से बहिरङ्ग दो जायगा ओर जो बहिरङ्ग है वह अन्तरङ्ग हो जायगा। वहां 
` क्या दोष हवै? स्म्रोनः स्योना (सिव-न ) यहां अन्तरङ्ग यणादेश को बाध कर 
बहिरङ्ग लघूपधगुणं होने लगेगा । सिव्‌ धातु से औणादिक न प्रत्यय परे रहते 
ढघूपघगुण, लोप! व्योवॅलि से वक.र का लोप, और च्छ्वोः झडनुनासिके च से 
चकार को उदू आदेश ये तीन कार्य एक साथ ग्राप्त होते हैं । उनमें उठू आदेश 
वळोप को अपव द होने स ओर लघूपधगुण को अन्तरङ्ग होने स बाध लेता हैं। 
ऊठ्‌ करने पर सिऊ-न इस अवस्था में छत्ूपधगुण और यणादेश प्राप्त होते 
हैं। अब तो इक यणचि इस यण/दश के अन्तरङ्ग होने से लघूपघयुण को बाध 


|) ` कर पहले यण्‌ हो जाता हे । स्यू बनने पर साश्र्धातुक गुण होकर स्योनः बन 
| जाता है। किन्तु इको यणचि में तदन्त-तदादिविधि मानने पर इगन्त के स्थान 
में अजादि परे रइते यण होगा तो सिऊन इस स्थिति मै अजादि उन शब्द 
| को मान कर सि को यणं प्राप्त होता हे ओर न शव्द को निमित्त मान कर सिऊ 
॥ को लघूपधगुण प्राप्त होता है। दोनों में गुण के अन्तरङ्ग हो जाने से बहिरङ्ग 


यण को बाध कर पहले रूघूपधगुण हा जायगा तो अनिष्ट रूप प्राप्त होगा । 


े सर्वत्र तदुन्तविधि मानने पर अछूविधि भी नहीं बनेगी। द्यौः पन्थाः सः 
( दिनु , पथिन्‌, तदू-सु ) यहां दिव औत्‌, पथिमथ्यभुश्नामात्‌, त्यदादीनामः से 
होने वाळे यथाक्रम औ, आ, अ ये आदेश. अब तो अलोन्त्य परिभाषा के नियम 
से दिव के वकार, पथिन्‌ के नकार, तद्‌ के दकार के स्थान में होते है । किन्तु 
अलोस्यप्य सूत्र में भो तदन्तविधि होने पर सूत्र का अर्थ होगा--जो पष्ठी- 
निर्दिष्ट दें उसका अन्त्य अठ है अन्त में जिसके ऐसे अन्त्य अलन्तसमुदाय को 
भादे होता है । तब यौः आदि में अन्त्य अल के स्थान में आदेश न होकर 


_00-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


नवम आहिक ७१३ 


न वक्तव्यम्‌। येनेति करण पषा तृतीया । अन्येन चान्यस्य 
विधिर्भवति। तद्यथा देवदत्तस्य समाशं शरावैरोदनेन च यक्षदत्तः 
प्रतिविधत्त। तथा संग्रामं हस्त्यश्बंरथपदातिभिः । एचमिहाप्यचा 
धातोर्यतं विधत्ते । अकारेण प्रातिपदिकस्य इञं विधत्ते | 


येन विधिस्तदन्तस्येति चेद्‌ ग्रहणोपाधीनां तदन्तोपाधिभ्रसङ्गः । 
येन विधिस्तदन्तस्येति चेद्‌ ग्रहणोपाधीनां तदन्तोपाधिताग्रसङ्गः । 


दिव्‌ आदि अन्त्य अङन्तसञ्ुुदाय को आदेश प्राप्त होंगे तो अनिष्ट रूप प्राप्त 
होगा। इस ल्यि प्रकत में तदन्तविधि कहनी चाहिये । प्रकृत प्रस्तुत अर्थात्‌ 
जहां तदुन्तविधि अभीष्ट है उस प्रस्तुत विषय में ही तदन्तविधि होती दै 
सबैत्र नहीं होती ऐसा कहना चाहिये । 


प्रकृत में तदुन्‍्तविधि कने की आवश्यकता नहीं। येन विधिस्तदन्तस्य 
यहाँ येन यह करण कारक में तृतीया है, कर्ता में नहीं है। करण कारक कती 
का साधक या उपकारक होता है। लोक में अन्य से अन्य का कार्य हुआ करता 
' है । जैसे देवदत्त के घर होने वाळे सहभोज को यज्ञदत्त ओदन शकोरे आदि 
पदार्थों से तैयार करता है ।. शत्रु के प्रति उसके संग्राम को द्दाथी घोडे रथ 
तथा पैदछ सवारों से तैयार करता हे । वैसे यहां भी अचो यत्‌ कह कर अच्‌ 
साधन के द्वारा धातु से यत्‌ विधान किया है । यहां अच्‌, धातु का विशेषण 
बन कर उसका उपकारक होता है । उससे विशेषण में तदन्तविधि होती है 
यह बात सिद्ध हो जाती दै । इसी प्रकार अत इन कह कर अकारविशेषण द्वारा 
प्रातिपदिक से इज विधान किया है | तो अकार प्रातिपदिक का विशेषण बनता 
हे । जहाँ विशेष्य को किसी विशेषण. से. विशेषित किया जायगा वहां उस 
विशेषण में तदन्तविधि हो जायगी सवंत्र नहीं होगी यह बात सूत्र से ही 
निकल आती है। उसले इको यणचि एचोऽयवायावः में इक्‌ आदि के विशेषण न 
होने से तदन्तविधि न होगी । जहां घातु या प्रातिपदिक का कोई विशेषण 
या उपकारक होगा वहां विशेषण में तदन्तविधि होगी सववत्र न होगी इस 
लिये प्रक्ृते तदन्तविधिः कदने की कोई आवश्यकता नदी । _ 


यन विधिस्तदन्तस्य यद सूत्र होने पर यदद दोष हे कि जो भ्रहण की 


उपाधियां हैं वे तदन्त की उपाधियां प्राप्त होती हैं । सूत्र में जो शब्द ग्रहण . 


किया है उसकी जो उपाधि एवं विशेषण हैं वे तदन्तविधि होने पर सूत्रागृदीत 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


9 
i 
१ 


७१४ व्याकरणमद्दाभाप्य ह 


ये अहणोपाधयः ते तदन्तोपाधयः स्युः। तत्र को दोषः। . उतश्च 
प्त्ययादसँयोगपूर्वादि'ति असंयोगपूर्वग्रहणसुकाराम्तविशेषणं स्यात्‌ । 
तत्र को दोषः | असंयोगपूर्वग्रहणेन इहव पर्युदासः स्यात्‌-अक्ष्णुहीति। 
इह न स्यात्‌-आप्चुद्दि शक्बुहीति । तथा 'उदोष्टयपूर्वस्ये'ति ओछ्ठय- 
पूर्वग्रहणमृकारान्तविशेषण स्यात्‌ । तत्र को -दोपः । ओषछ्ठण्पूर्वअ्हणेन 
इह प्रसज्येत। संकीर्ण संगीर्णमिति। इह च न स्यात्‌ निपूर्ताः पिण्डा 
इति । १ 
सिद्धं तु विरोषणाविशेष्ययोयथेष्टत्वात्‌ । 

सिद्धमेतत्‌ । कथम्‌ । यथेष्टं बिशेषणविशेष्ययोर्यौगो भवति । 
यावता यथेष्टम्‌ इह तावदुतङच प्रत्ययादसंयोगपूर्वादिति नासंयोगपूर्व- 
ग्रहणेन उकारान्तं विशेष्यते । कितहिं। उकार एवं विशेष्यते। उकारो 


0 NSN as ene ise iin 
शब्द हैं अन्त में जिसके उसकी उपाधियां प्राप्त होती हें । वहां क्या दोप है । 


उतइच प्रत्ययादसंयोगपूर्वात्‌ यहां असंयोगपूर्वात्‌ यद विशेषण अब तो सूत्र में पठित 
उतः अर्थात्‌ उकार का है। तद्न्तविधि होने पर उकारान्त का हो जायगा तो 
असंयोगपूमेभ्रदण से अश्णुहि, तक्ष्णुहि ( अक्ष, तक्ष-इनु-छोद्‌ सिप्‌ ) यहां ही दिलुक्‌ 
का निषेध . हो सकेगा। आप्नुहि शक्नुहि ( आपू , शक्‌-इज्ु-छोट सिप्‌ ) में न दो 
सकेगा । क्योंकि , अक्ष्णुहि में उकारान्त उनु प्रत्यय से पू! क्षका संयोग है। . 
किन्तु आप्नुहि में उकारान्त इनु से पूर्व कपल आपका पकार हे, वह संयोग 
नहीं हे। उकार से पू अयोग मानने पर तो दोनों जगइ संयोग पूर्व 
में दो जाने से हिलुक्‌ का निषेध सिद्ध हो जाता है । इसी प्रकार उदोष्ठयपूर्वस्य 
में ओष्टयपूर यह विरेपण अबं तो सूत्रपठित ऋकार का है। तदन्तविधि 
होने पर ऋकारान्त का दो जायगा तो संकीर्णम्‌ सेगर्णम्‌ (सम्‌ कृ ग॒-क्त ) 
यहां इत्व प्राप्त होगा । क्योंकि ऋकारान्त कु ग से पूर्व सम्‌ का मकार 
ओष्टयवणे पूर्व में है। किन्तु निपूर्ताः (नि पू-क्त ) यदाँ ऋकारान्त प्‌ से पूर्व 
नि का इकार भोष्टयवणे पूर्वे में नहीं दे, इस लिये यही उत्म न हो सकेगा । ऋकार 
से पूर्व ओोष्ठयवण मानने में तो नियूर्ताः में उत्व हो जायगा। संकीर्णम्‌ में 

नहीं होगा । र 
' विशेषण और विशेष्य का सम्बन्ध यथेष्ट होने से उक्त दोष न होगा। 
0 स हो न के दम सस अया में 
नी पली ह हग त ब नबनाकर उकारकाही विशेषण 
'गपूवँंक जो प्रत्यय का उकार तदन्त अङ्ग 


से पर हि का लुक होता है। 
८ ६ 00-0. पी पी ५ उससे. भणि, शोर ०अपष्चचह्वि दोनों जगह 


नवभ आह्विक ७१७ 


यो$संयोगपूर्वस्तदन्तात्‌ प्रत्ययादिति । तथा उदोष्टयपूवस्येति 
ने छयपूर्वेग्रहणेन त्रट्कारान्त विशेष्यते। तद्कारान्तो यो घातरोष्ठयपूर्व 
इति । कि तहिं। ऋकार एव विशेष्यते। ऋकारो ` य ओष्ठयपू्वस्त- 
दन्तस्य धातोरिति। 


समासप्रत्ययविधौ प्रतिषेधः । 


'खमासविधो प्रत्ययविधौ च प्रतिषेधो वक्तब्यः। समासविधौ 
_तावत्‌। द्वितीया श्रितादिभिः समस्यते। कष्टश्रितः । नरकश्चितः। कष्टं 
परमश्रित इत्यत्र मा भूत्‌। प्रत्ययविधौ । नडस्यापत्यं नाडायनः। इह 
न भवति | सूत्रनडस्यायत्यं सौत्रनाडिः । 


किप्रविशेषेण ? 


उकार से पूवे सयोग होने से दिका लुक्‌ नहीं होगा । उदोष्ठचपूर्वस्य में भी 
हम ओशष्ठयपूर्यप्रहण को ऋकारान्त का विशेषण न बना कर ऋकार का ही 
बनायेंगे तो. सूत्र का अर्थ होगा--ओष्टयत्रण है पूर्व में जिसके ऐसा जो ऋकार | 
तदन्त धातु को उत्त्व होता है । उससे निपूर्ताः में उत्त हो जायगा । संकीणम्‌ 
संगीणम्‌ में नहीं होगा । 


समासविधि ओर प्रत्ययविधि.में तदन्तभ्रहण का निषेध कहना चाहिये। 
समासविधि में जैसे - द्वितीया श्रितातीतपतित० सूत्र से द्वितीया सुबन्त का 
श्रित आदि सुबन्तों के साथ सत्पुरुष समास द्दोता हे । वह कष्ट श्रितः कश्श्रितः 
नरकं श्रितः नरकश्रितः यद्वां कंबळ श्रित फे साथ हो जायगा किन्तु कष्ट परम- 
श्रितः यहाँ श्रितान्त के साथ न द्दोगा। समास न द्दोकर कष्ट परमश्रितः यह 
वाक्य ही रद्द जायगा। 3त्ययविधि में जैसे--नडस्यापत्यं नाडायनः। यहाँ 
नडादिभ्यः फक से गोत्रापत्य में विधीयमान फक्‌ प्रत्यय केवळ नड से तो 
हो जायगा परन्तु सत्रनड यहां नडशव्दान्त से न द्दोगा। तो सूत्रनडस्यापत्यं 
सौत्रनाडिः यहाँ फक्‌ न होकर अत इन्‌ से इन्‌ हो जाता दे। अनुशतिकादीनां च 
से उभयपद वृद्धि हो जाती है । 


क्या सामान्य रूप से सभी प्रत्ययविधियों में तदन्तबिधि का निषेध 
होता हवै? 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


७१६ ब्याकरणमहाभाष्य 


नेत्याह । 
उगिद्रर्णग्रहणवर्जम्‌ । 


उगिद्ग्रहणं वर्णप्रहणं च वर्जयित्वा । उगिद्श्रहणम्‌ 'उगितहच' । 
भवती । अतिभवती । महती अतिमहती ।. वर्णप्रहणम्‌ अत इञ्‌ । दाक्षिः 
प्लाक्षिः । र 

अस्ति चेदानीं कश्चित्‌ केवलोऽकारः प्रातिपदिकं यदर्थो विधिः 
स्यात्‌ । टं 


नहीं । उगिदूभ्रहण और वर्णप्रहण वाली प्रत्ययविधियाँ को छोड़ कर । 
उगिदूभ्रण जैसे उगितश्च से विधीयमान छीपूप्रत्यय . भवती यहां डवतु 
प्रत्ययान्त भवतु शब्द से तो होता ही हे । तदन्तग्रहण होकर अतिभवतु से 
“भी हो जायगा तो अतिभवती बन जाता है । अतिशयिता भवती अतिभवती । 
भवन्तम्‌ अतिक्रान्ता अतिभवती । उभयथा समास इष्ट है। शत प्रत्ययान्त 
महती में जैसे डीप्‌ द्दोत। है वैसे तदन्तभ्रहण द्दोकर अतिमहती में भी हो «जाता 
है । मद्दान्तमतिक्रान्ता अतिमहती यह प्रादि समास है । उगितश्च सूत्र में 
अनुपसजेनात्‌ का अधिकार न होने से उपसर्जन में भी डीप्‌ हो जाता है ।* वर्णम्रहण 
जैसे-अत इन्‌ सूत्र के उदाहरण दाक्षिः प्लाक्षिः हैं। ( दक्षस्य प्लक्षस्य. 
अपत्यम्‌ ) यद्वां अत इञ्‌ सूत्र में अतः यह अकार वर्ण का ग्रहण है। उसमें 
तदृन्तविधि हो जायगी तो अकारान्त दक्ष प्डक्ष शब्दों से इन्‌ होकर दाक्षिः 
प्लाक्षिः बन जाते हैं । 


क्या कोई अकेला अकार रूप प्रातिपदिके भी है जिसके लिये अत इज 


शं 


१. जो मद्दत्‌ शब्द का गौरादिगण में पाठ मानते हैं उनके मत में महती 
में ङीम्‌ होने पर भी अतिमहृती में ङीपू नहीं प्राप्त होता । क्योंकि वहां 
अनुपसजंनात्‌ का अधिकार होने से उपप्तजन में डीप्‌ न. होगा। उगितइच से 
विधीयमान डीप्‌ तो उपसर्जन से भी हो जायगा। वहां अनुपसर्जनात्‌ का अधिकार 
नहीं है। वस्तुतः गौरादिगण में महृत्‌ शब्द का पाठ प्रामादिक है इसमें शतरनुमो 
नद्यजादी पर कहा गया बृहन्महतोरुपसंख्यानम्‌ यह स्वरविषयक वातिक ही 
ज्ञापक है। अन्यथा छीपू होने पर नदी को उदात्तस्वर स्वतः सिद्ध था उसके 
लिये महत्‌ शब्द का उपसंख्यान करना व्यर्थ है। इस लिये अतिमहती के समान 


महती में भी डीपू ही करना इष्ट है। डीष्‌ नहीं । 


- CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri | 


नवम आह्विक, ७१७ 


अस्तीत्याह । अततेर्ड:, अः । तस्यापत्यम्‌ इः । 
अकच्‌ इनमवतः स्वेनामाव्ययधातुतिधावुपसंख्यानम्‌ । 


अकज्वतः सर्वनामाव्ययविधो इनम्त्रतो धातुविधाबुपसंख्यानं 
कतेव्यम्‌ । अकज्वतः-सवके । विइवके । अव्ययविधो--उच्चकेः नीचकेः । 
शनस्वतः-भिनत्ति छिनत्ति । 
ES ISS 25217 अनशन शनि 
सूत्र चरितार्थ हो सकता है। .यदि नहीं तो स्वयमेव अकारान्त प्रातिपदिक 
लिया जायगा उसके लिये वणंग्रहण में तदन्तविधि का वचन कहना व्यर्थ 


है। अकेला अकाररूप प्रातिपदिक भी है। जिसके लिये अत इज सूत्र 
से इन्‌ विधान चरितार्थं हो सकता है। जैसे-अततेईः अः। तरयापत्यम्‌ इ: । 
अत्‌ धातु से उ प्रत्यय करके अ बनता हैं। उस अ शव्द से अपत्य अर्थ में 
इम्‌ होकर इः बन जाता है । यस्यतिच से अ शब्द का लोप होकर इज 
प्रत्ययमात्र शेष रदता है । छै 


अकचू वाळे शब्द की सर्वनाम और अव्ययसंज्ञा करने में तदन्तबिधि 

कहनी चाहिये । और इनम्‌ वाले . शव्द की धातुसंज्ञा करने में तदुन्तबिधि 
कहनी चाहिये । अकच्‌ वाले की सर्वनामसंज्ञा में जेस--सवेके विश्वके। अज्ञातः 
सर्वेः सर्वकः। यहां सवे शब्द से अज्ञातादि अर्थ में अव्ययसवनाम्नामकच्‌ प्राक्टेः 
से अकच हुआ है। वह सवव की टि से पूर्वे होने से सर्वके मध्य में आ गया 
है। यह सवक शब्द न तो सवे ही है और न सर्वशब्दान्त है । दोनों से विलक्षण है । 
` इसे तदन्तविधि से सवेशब्दान्त मान कर सवोदीन स्वनामानि से सर्वनाम संज्ञा 
हो जायगी तो जसः शी से जस में शी होकर सर्वके विएवके बन जाते हें । 
अव्ययविधि में जैसे--उच्चक्रै: नीचकेः । यदा भी उच्चेत नीचैस्‌ अब्ययाँ से 
अव्ययसर्वेनाम्नाम्‌० से टि से पूदै अकच हुआ है। उच्चकेस्‌ शब्द न तो उच्चैस्‌ 
है और न उच्चेस शब्दान्त है। तदन्तविधि से उच्चैस्‌ शब्दान्त मान कर 
स्व॒रादिनिपात मव्ययम्‌ से अब्ययसंज्ञा सिद्ध हो जाती हे । इनम्‌ वाले की धातु 
संज्ञा मे जेसे--भिनत्ति ठितत्त। यहां भिदू छ्दि धातुओं से लर्‌ में तिपू 
परे रहते इनम्‌ विकरण हुआ है । वह मिद्चोऽन्त्यात्‌ परः के नियम से भिद्‌ 
छिदू के अन्त्य अच्‌ से परे होकर भिनद्‌ छिनद्‌ ऐसा बनता है । यद भिनदू 
नतो भिद्‌ हे और न ही भिदू शब्दान्त है । तदुन्तरिधि से भिद्‌ शब्दान्त 
मान कर धातु संज्ञा हो जायगी तो धातोः से अन्तोदात्त स्वर सिद्ध हो जाता 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


३.७१८ व्याकरणमद्दाभाष्य 


कि पुनः कारणं न सिध्यति । 
इह तस्य वा ग्रहणं भवति तदन्तस्य बा । न चेद तत्‌ । नाप 
तदन्तम्‌ । 
सिद्धं तु तइन्तान्तत्रचनातू | 
च 

सिद्धमेतत्‌. । कथम्‌ । तदन्तान्तवचनात्‌ । तदन्तान्तस्येति 
वक्तव्यम्‌ । 

किमिदं तदन्तान्तस्यति । 

तस्यान्तः तद्न्तः। तदन्तोऽन्तो यस्य तदिदं तदन्तान्त, तदन्ता- 
न्तस्येति । 

स तहिं तथा निदेशः कर्तव्य; । 
है। यहां इनम्‌ प्रत्यय होता हुआ भी मित्‌ होने से आगम है। इस लिये 
आगमा अनुशत्ता भवन्ति इस परिभाषा से प्रत्ययस्वर की बाधा होकर यद. 
भनुदात्त रहेगा तो सतिशिष्ट धातुस्वर ही एष्टव्य होगा। यदि धातुस्वर को 
बाध कर यहां सतिशिष्ट इनम्‌ प्रत्यय क्रा स्वर ही एष्टव्य मानें तो अभिनः 
( भिनदू-ङ्‌ सिप्‌ ) यद लङ से सिप्‌ परे रहते दश्च से दकारान्त धातु को 
विधीयमान रुत्व करने के लिये गिनदू को धातसज्ञा सर्वथा आवश्यक हे । ह 

क्या कारण है जो अकच वाले ओर इनम्‌ वाले शब्द की उक्त संज्ञायें नहीं 
सिद्ध होती 

यहां या तो उस पठित ₹,ब्ड़ का ग्रहण होता है. या तदन्त का। ( वह है 
अन्त में जिसके उसका ) अकच और इनम्‌ वाला शब्द न तो वद्द हे ओर न 
तदन्त दै । 

येन विधिस्तइन्तस्थ की जगह यन विधिम्तदन्ताम्तस्य कहने से उक्त दोष 
न होगा। 

यह तइन्तान्तस्य क्या है | 

उस शब्द का अन्त तइन्त हुआ। वेद दे अन्त में जिसके वह 
तदन्तान्त होणा । सत्र शब्द का अन्त अकार है | वह अकच वाळे सेक दा 
के अन्त में दे ही। भिदू का अन्त दकार दे । वह भिनद के अन्त में हे ही। 
` इस प्रकार अकच वाळे भोर इनम्‌ वाले शब्द में भी उक्त संज्ञायें सिद्ध हो जायगी । 


तो फिर येन विधिस्तदन्तान्तस्य ऐसा सूत्र बना देवे । 


00-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


नवम आह्विक ७१९ 


न कतब्यः। उत्तरपद्छोपोऽञ्र द्रष्टव्यः तद्यथा उष्ट्रमुखमिव 
खमस्य उष्ट्र्सुखः। खरमुखः मिहापि अन्त तं 
सरु ट्सु खः । पत्रमिहापि तदन्तः अन्तो यस्य 
सोऽयं तदन्तः तदन्तस्येति । 
२० र, ~ 
तदेकदेशाविज्ञानाद्वा सिद्धम्‌। 
तदेकदेशचिज्ञानाद्वा: पुनः सिद्धमेतत्‌ । तदेकदेशभूत तद्ग्रहणेन 
गृह्यते । तद्यथा गङ्गा यमुना देवदत्तेति। अनेका नदी गङ्गां यम॒नांच 


्राचष्टा गङ्गायसुनाग्रहणेन गृह्यत । देयदत्तास्थो गभो देवद्त्ताप्रहणेन 
सह्यत । 


विषम उपम्यालः । इह केचिच्छ्व्दा अक्तपरिमाणानामर्थांनां 
वाचका सवन्ति। य एते संख्यादान्दाः परिमाणशाब्दाश्च । पञ्च 
सप्तेति। पकेलाप्यपाये न भवचन्ति। द्रोणः खारी आढकमिति नेवाः 
घिक्रे भवन्ति न न्यूसे। केचिद्‌ यावदेच तद्‌ भवति तावदेवाहुः। 
य पते जातिशाब्दा गुणराब्दाइच। तैळं घृतमिति । खार्यामपि भवति 
द्रोणपि। डाक्लो नीलः कृष्ण इति हिमवत्यपि भवति वरकणिका- 
मात्रेऽपि द्रव्य । इमाइचापि. संज्ञा अक्तपरिमाणानामर्थानां क्रियन्ते ताः 
केनाधिकस्य स्युः । 


काइ आवश्यकता नही । यन विधिस्तदन्तस्य म उत्तरपद अन्त शब्द 
का ळोप हुआ सम्रझिये। जसे उष्ट्मुखमिव मुखं यस्य स उष्ट्युखः खरमुखः 
यहां उः्द्सुख के उत्तरपद सुख का छोप होता दै वैसे यहा भी तदन्त शब्द 
के उत्तरपद अन्त शब्द का लोप हो गया है। उससे तदन्तान्त का ही अर्थ 


निकल आयगा। 


अथवा तदेकरेशभूतस्तदुप्रहणन गर्ते इस परिभाषा से दोष न दोगा। 
इस परिभाषा का अर्थ दे जो जिसका एकदेश एवं अवयव बना होता है वह 
उसके ग्रहण से गृहीत हो जाता हे । अले गङ्गा यमुना देवदत्ता इन उदादरणों 
सें देखिये । अनेक नदियां गङ्गा यमुना मे मिलने पर गङ्गा यमुना कहलाती 
हें । देवदत्ता स्त्री में स्थित गर्भ देवदत्ता कराता है । वहाँ सबै में स्थित 
अकच और भिद्‌ में स्थित. इनम्‌ भी सतै एवं भिद्‌ के ग्रहण से गृहीत हो 
जायेंगे । 

यह दृष्टान्त ठीक नहीं । यहाँ कुछ शब्द निश्चित परिमाण वाले द्रब्य 
के वाचक होते हैं। जैसे जो ये संख्या शब्द या परिमाण शब्द हैं। पांच या 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


७२० व्याकरणसदाभाष्य 


| पन तह्योचार्यप्रवु त्तिज्चापयति--तदेकदेराभूतं तद्ग्रहणेन गुह्यते 
इति । यदयं नेदमदसरोरकोरि ति सककारयोरिद्मद्सोः प्रतिषेधं शास्ति । 

कथं कृत्वा ज्ञापकम्‌ ? ट 

इदमदसोः कार्यसुच्यमानं कः. प्रसङ्गो यत्‌ सककारयोः स्यात्‌ । 
पझ्यति त्वाचार्यस्तदेकदेशभूतं तंदूअहणेन ग्रह्मत इति ततः सककारयोः 
प्रतिषधं दा स्ति । ; 

कानि पुनरस्य योगस्य प्रयोजनानि ? 


सात इन संख्या शब्दों में एक भी संख्या कम होने पर पांच या सात नहीं 
रहते | द्र.ण= १६ सर ) खारी ( ६४ सेर) आढक ( ४ सर ) ये परमाण शब्द 
हें । जो अपने निश्चित परिमाण से न तो अधिक में प्रयुक्त होते हैं न न्यून में । 
कुछ ऐसे शब्द होते हैं जो अधिक या न्यून जितना भी हो उस सब में प्रयुक्त 
हो जाते हैं । जैसे जो ये जातिशब्द या गुणइब्द हें । तैल या घी ये जातिवाचक 
शब्द हें । ये चाहे खारी भर तेल हो या द्रोण भर हो दोनों में समान रूप से 
च्यवहृत होते हैँ। सफेद काळा. नीला ये गुण वाचक शब्द हैं। ये भी चाहे. 
हिमालय सफेद हो या वटवरक्ष का बीजकण सफेद हो दोनों में समान रूप 
से प्रयुक्त होते दवें। यदाँ व्याकरण शास्त्र में थे सर्वनाम आदि संज्ञायै भी 
निड्चित परिमाण वाळे शब्दों की, की जाती हैं वे अध्रिक की केसे हो सकती 
हैं। सवेनामसज्ञक सर्वादिगण में सर्वे शब्द का निश्‍चित परिमाण है । सर्वक 
को समे केसे समझ सकते दें । इसी प्रकार भिनद्‌ को भिद्‌ नहीं समझ सकते। 


अच्छा तो आचाये का व्यवहार इस बात का ज्ञापक है | कि तदेकदेशभूत- 
` स्तदूमहणेन ग्रह्ते यद परिभाषा होती है। यह जो नेदमदसोरकोः में अकोः कह 
कर ककारमिन्न इदम्‌ अदस्‌ से परे भिस्‌ को ऐस्‌ का निषेध किया है उससे यह 
बात सिद्ध द्वोती है । | 
नेदमदसोरकोः में अक्रोः केसे ज्ञापक हुआ ? 

क केवळ इद्म्‌ अदस्‌ को कहा हुआ कार्य ककारसहित इदम्‌ अदस्‌ को प्राप्त 
हो सकता है । किन्तु आचार्य देखते हैं कि जो जिसका एकदेश या अवयव बन 
जाता दै वद उसके ग्रहण से गुदीतं हो जाता है तो अकच्‌ सहित इदम्‌ अदस्‌ 
भी इदम्‌ अदस्‌ के ग्रहण से ग्रुहीत होते हें । उनके परे भिस को ऐस्‌ रोकने 
के लिये अकोः यह प्रतिषेध करते हं । 

इस सूत्र के क्या प्रयोजन हैं ? 


७ 0-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


नवम आह्विक 


प्रयोजनं सर्वनामाव्ययसंञ्चायाम्‌ | 


सर्वे परमसबै। विश्वे परमविद्दये । उच्चे 
त्र च ।॥। उच्चः च्चः सेः 
परमनीचेरिति । च्चः परमोच्चैः नीचेः 


७२१ 


उपपदविधौ भयाइचादिग्रहणम्‌ । 


प्रयोजनम्‌ । भयंकरः । अभयंकरः । य 
: । आद्यंकरणम्‌ - 
ह म्‌। स्वाळ्यं 


डीन्विधावुगिद्ग्रहणम्‌ । 
प्रयोजनम्‌ । भवती अतिभवती । महती अतिमहती । 
प्रतिषेधे स््नादिग्रहणम्‌ । 
प्रयोजनम्‌ । स्वा । परमखसा । दुहिता.। परमद हिता । 


सबैनामसैज्ञा और अब्ययसंज्ञा में तदन्त का ग्रहण होना प्रयोजन दै । 
~ 3 ०" ५] [| बिक ~ ऊ 
जैसे-- सर्वे यहां सर्वनामसंज्ञा होकर जसः शी हो जाता है वसे सर्वशब्दान्त 
परमसर्वे में भी हो जाता है। उच्चैः यहां जैसे रवरादिनिपात० से अव्ययसंज्ञा 
होकर सुप्‌ का छक्‌ होता है वैसे तदन्तविधि से उच्चैस्‌ शब्दान्त परमोच्चैंस 
से भी हो जाता है । | 


भय आढय आदि उपपद्‌ वाळे कृदन्तों में तदुन्त का ग्रहण होना 
प्रयोजन दै । जैसे भयंकरः यहां भेषर्तिभधेषु कृञः से भय उपपद होने पर 
खच्‌ प्रत्यय होता दै बैसे तदन्तविधि से भयझब्दान्त अभय शब्द उपपद्‌ 
होने पर भी खच्‌ प्रत्यय होकर अभंयकरः बन जाता दै । आढयंकरणम्‌ मै जैसे 
झाढय उपपद्‌ होने पर आढथ सुभग स्थू० से ख्युन्‌ प्रत्यय होता है वेस तदन्त 
विधि से आढय राब्दान्त स्वाढयं करणम्‌ में भी हो जाता दै । है 


उगितश्च से ङीप्‌ करने में तदन्त का ग्रहण होना प्रयोजन है। भवती 
में जैसे उगितश्च से छीप होता दे वेसे तदन्तविधि से अतिभवती में भी हो 
जाता है । महती के समान अतिमहती में भी हो जाता है । 


च 


न षटू स्वल्लादिश्यः से ङीप्‌ निषेध में तदन्तं का अदण होना प्रयोजन 
है। स्वसा में जैसे न पटू स्व० से ङीपू का निषेध होता है वैसे ' तदन्तविधि 


स परमस्वसा में भी हो जाता है । दुदिता को तरद्द परमदुद्दिता में भी दो 
जाता दै। ँ 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


७२२ व्याकरणमदा भाष्य 


अपरिमाणबिस्तादिग्रहणं च। 


अपरिमाणबिस्तादिग्रहणं च डीपूप्रतिषेधे प्रयोजनम्‌ । 'अपरि- 
माणबिस्ताचितकम्बल्येभ्यो न -तद्धितलुकी'ति । द्विविस्ता द्विपरमविस्ता | 
त्रिबिस्ता त्रिपरमबिस्ता । द्रथाचिता द्विपरमाचिता । 


दिति । 


दितिग्रहणं च प्रयोजनम्‌। दितेरपत्यं दैत्यः । अदितेरपत्यमादित्यः। 
दित्यदित्यादित्येत्यदितिग्रहणं न कर्तव्यं भवति । 


रोण्या अण्‌। | 
| रोण्या अण्‌ ग्रहणं च प्रयोजनम्‌ । आजकरौणः । सँ हिकरौणः । 


ङीप्‌ का निषेध करने वाळे अपरिमाणबिस्ताचितकम्बल्यभ्यो न तद्धिछकि 
इस सूत्र में तदन्त का ग्रहण दोना प्रयोजन हे । जैसे द्विबस्ता द्वयाचिता यहां 
द्वियुसमास में बिस्त आचित इाब्दों से परे तद्धित का लुक्‌ द्वोने पर अपरिमाण- 
विस्ताचित० से डीप्‌ का निषेध होता दै वैसे तदन्तविधि से बिस्त ' आचित 

- शब्दान्त द्विपरमबिस्ता द्विपरमाचिता में. भी हो जाता दै । 


दिति शब्द में तदन्त का ग्रहण होना प्रयोजन दै । दितेरपत्यं दैत्यः । 
जैसे दिति शब्द से अपत्य अर्थ सं दित्यदित्यादित्यपत्युत्तरपदाण्ण्यः से ण्य 
प्रत्यय “होता दै वैसे तदन्तविधि से दिति इव्दान्त अदिति से भी होकर आदित्यः 
बन जाता हे । दित्यदित्या० सूत्र में अदिति ग्रहण भी नहीं करना पड़ता । तदन्तविधि . 
से दिति शब्द से ही अदिति का भी ग्रहण हो जायगा । 


रोणी शब्द से अण करने में तदन्त का ग्रहण होना प्रयोजन हे । राण्या 

अदूरभवः रौणः जैसे यहाँ केवळ रोणी शब्द से रोणी इस सूत्र से चातुराथिंक 

. झण्‌ नट होता है वैसे तदुन्तविधि से आजकरौणः सैंहिकरौणः में भी हदो 
जाता है ।' 


१. आजकरौणः सैंहिकरौण: यहां अनुशतिकादि के आकृतिगण होने से 
उभयपद वृद्धि माननी चाहिय । अन्यथा आजकरोणः सेहिकरोणः यह पाठ 
भाष्यसम्मत मानना चाहिये । सभी मुद्रित भाष्य पुस्तकों में उमयपद बृद्धि वाला 
ही पाठ उपलब्ध होता है । वह विद्वानों द्वारा विम॒श्य है । 


७७-0०. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


नवम भाह्विक ७२३ 


तस्य च | 
तस्य चेति वक्तव्यम्‌ । रौणः 


क पुनः कारण न सिध्यति । न तदन्ताच्च तदन्तविधिना सिद्ध 
कचलाश्च व्यपदेशिवद्भावेन । 


व्यपद्शिवद्भावोऽप्रातिपदिकेन । 

कि पुनः कारणं व्यपदेशिवङ्भावोऽग्रातिप दि केन । 

इद सज़ान्ताइगू भवति। दशान्ताड़ो भवतीति केचलादुत्पत्तिमा 
भूदिति 
तदन्तमरदण के साथ उस शब्द के अपने स्वरूप का भी ग्रहण होता दे 
यह कहना चाहिये। उससे केवळ रोणी शब्द से भी अण प्रत्यय होकर रौण 
बन जाता है । 

क्या कारण है जो रोणी आदि शब्दों में तदन्त के साथ उसके स्वरूप 
का भी अदण नहीं सिद्ध होता? क्या तदन्तविधि द्वारा रोणी शब्दान्त से 
और व्यपदेशिवद्भाव द्वारा केवळ रोणी को ही राणोशब्दान्त मान कर केवळ रोणो 
से अण सिद्ध नहीं हो सकता ? 

असुख्य सं सुख्यवत्‌ व्यवहार को व्यपदेशिवद्धाव कहते हें ! व्यपदेरिवद्धाव 
से रोणी को रोणीशब्दान्त मान कर उससे अण्‌ नहीं कर सकते। क्योंकि 
व्यपंदशिवद्धावोडप्रातिपदिकेन यह परिभाषा दै । इसका अर्थ है-ग्रातिपदिक को. छोड 
कर व्यपदेशिवद्धाव होता है । अर्थात्‌ प्रातिपदिक से प्रत्यय करने में व्यपदेशि- 
वद्चाव नहीं होता। उससे केवळ रोणी शब्द रोणीशब्दान्त की तरह नहीं माना 
जा सकता । केवळ से अण्‌ करने के लिये तस्य च यह वचन आवश्यक है । 

क्या कारण है जो प्रातिपदिक में बप्रपदेसिवद्भाव नहीं होता ? 

यहां ऋतूकथादिसून्ञान्ताट्टक इस सूत्र द्वारा सूत्र दाव्दान्त से उक कहा 
हे । और तदस्मिन्नधिकमिति दशान्ताइः इस सूत्र द्वारा दशन्‌ शब्दान्त से ड 
कहा दै उसका प्रयोजन यह दै कि केवळ सूत्र या दशन्‌ शब्द से ठक या 
ड प्रत्यय न हो। यदि प्रातिपदिक में ब्यपदेशिवद्धाव होवे तो केवळ सूत्र या 
दशन्‌ शब्द को भी सूत्रान्त दशान्त मान कर उक्त प्रत्यय प्राप्त हो जाने चाहियें 
उस अवस्था में अन्तप्रहण व्यर्थ दै । यदी अन्तम्रण इस बात का ज्ञापक है. 
कि प्रातिपदिक में व्यपदेशिवद्धाव नहीं होता। 


१, भाष्य में कारण शब्द प्रयोजन वाची हे । 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


७२४ व्याकरणमहाभाष्य 


ज्ञतदस्ति ज्ञापकम्‌ । सिद्धमत्र तदन्ताच्च तदन्तविधिना केवलाध्य 
व्यपदेशिवद्भावेन । सोऽयमेवं सिद्धे सति यदन्तग्रहणं करोति तज्ज्ञाप- 
यत्याचार्यः सुत्रान्तादेव दशान्तादेवेति । 

नात्र तदन्ताहुत्पत्तिः प्राप्नोति | इदानीमेव ह्युक्तं समासप्रत्यय- 
विधी प्रतिषेध इति । | 

सा तह्येषा परिभाषा कव्या । 

न कर्तभ्या । आचार्यप्रबृत्तिज्ञापयति भवत्येषा परिभाषा व्यपदेशि- 
चद्भावोऽप्रातिपदिकेन ति । यदयं 'पूर्वादिनिः सपूर्वाच्च त्याह । 


यह कोई ज्ञापक नहीं । यहां सूत्र शब्दान्त या दशन्‌ शब्दान्त से तो 

तदन्तविधिद्वारा उक्त प्रत्यय सिद्व हैं। क्रेवळ सूत्र या दशन से व्यपदशिव- 

द्वावद्वारा सूत्रान्त या दशन्‌-शब्दान्त मान कर सिद्ध हैं फिर जो दोनों सूत्रों 

में. अन्तप्रहण किया है वह. इस बातं का ज्ञापक है कि यहां सूत्रशब्दान्त या 
दशनूशव्दान्त से ही उक्त प्रत्यय हो। केवळ को व्यपदेशिवद्ाव से सूत्रान्त 

| दशान्त मान कर न हो । ु 


उक्त दोनों सूत्रों में अन्तग्रहण के विना तो तदन्त से उक्त प्रत्यय प्राप्त 
ही नहों होते । क्योंकि अभी ऊपर कह चुके हैं समासप्रत्ययविधौ प्रतिषेधः । 
अयांत्‌ प्रत्ययविधि में प्रातिपदिक से तदन्तविधि नहीं होती । इसी को दूसरे 
शब्दों में इस परिभाषा के नाम से कहते हैं ग्रहणवता प्रातिपदिकेन तदन्त- 
- विधिनीस्ति । जब प्रत्ययविधि में प्रातिपदिक से तदुन्तदिधि का निषेध 
हे तो उक्त दोनों सूत्रों में अन्तग्रहण किये बिना सूत्रान्त या दशान्त से 
प्रत्यय न होकर केवळ सूत्र या दृशन्‌ शब्द से प्राप्त होंगे। वे केवळ से न 
बल्कि सूत्रान्त या दशान्त से ही हों इस लिये वहां अन्तग्रहण करना सफळ 
हो जाता है। उसमें भी यदि प्रातिपदिक में व्यपदेशिवद्धाव द्वारा केवळ सूत्र 
या दशन्‌ को भी सूत्रान्त या दशान्त मान कर उक्त प्रत्यय करना चाहें तो 
अन्तग्रहण सवैथा व्यथे हो जाता है। इस प्रकार इसी अन्तग्रहण से ये दोनों 
परिभाषायं ज्ञापित हो जाती हैं कि-- प्रहणवता प्रातिपदिकेन तदन्तविधिर्नास्ति 
आर व्यपदेशिवद्भावोऽप्रातिपदिकेन । 


तो फिर व्यपंदेशिवद्धावोआतिपदिकिन यह परिभाषा बना देवें । 


\ 


कोई आवश्यकता नहीं । अन्यत्र भी आचार्य के ब्यवद्दार से यह परिभाषा 


“CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


नवम भाह्िक ७२५ 


नतदस्ति ज्ञापकम्‌। अस्ति ह्यन्यदेतस्य वचने प्रयोजनम्‌ । किम्‌ । 
सपूवादिरनि वक्ष्यामीति । 


यत्तर्हि योगचिभागं करोति । इतरथा पूर्वात्‌ स पूर्वादिनिः इत्येव 
न्यात्‌ । अ प ला 


कि पुनरयमस्यैच शेषस्तस्य चेति | 
च (1 ०० ह 
नेत्याह । यञ्चानुक्रान्तं यञ्चानुक्रेस्यते सर्वस्यैच शेषस्तस्य चेति। 


त त न त हत कक याक 
ज्ञापित हो जाती है। आचाय ने जो पूर्वादिनिः, सपूर्वाच्च यह दो सुत्र ' बनाये हैं 
वदी इस परिभाषा का ज्ञापक है । यदि प्राथ्रिपदिक में व्यपदेशिवद्धाव होता तो 
केवल पूर्वशब्द को ही व्यपदेशिवद्धाव से सपूईक ( विद्यमानपूर्वक ) मान कर 
सपूर्ाच सूत्र से ही केवळ पूवे शब्द से भी इनि सिद्ध हो जाता । और पूर्वात्‌ 
यद्द व्यर्थ होता ।* 


यइ कोई क्लापक नहीं । पूर्वादिनिः सूत्र के पृथक्‌ बनाने का तो अन्य 
प्रयोजन है। क्या? यह कि आगे सपूर्वादिनिः ऐसा पढ़ेंगे उसमें पूर्वादिनिः 
के अभाव सं विद्यमान पूर्वक पूर्वशब्द व्यतिरिक्त से भी इनि प्रत्यय होने 
लगेगा, जो अनिट होगा । पूवादिनि: के रहने पर तो उसकी अनुवृत्ति होने पर 
विद्यमानपूर्वक पूर्व शब्दान्त से ही इनि होगा जिससे कृतपूर्दी ( कटम्‌ ) इत्यादि 
दृष्ट प्रयोग सिद्ध हो जायेंगे। अतः पूवोत्‌ यह अंश व्यर्थ न होने से ज्ञापक नहीं 
हो सकता । 

पूवादिनि: के बनाने का यदि यही प्रयोजन है तो योगविभाग किस लिये 
किया है। फिर तो पूर्वादिनः सपूर्वाच्च य दो सूत्र न बना कर पूर्णत सपूर्वादिनिः 
यह एक सूत्र बनाना ही पर्याप्त है। उस एक सूत्र से भी पूर्वी और कृतपूर्वी 
यहां दोनों जगह इनि हो सकता है। योगविभाग से स्पष्ट है कि केवल 
पूर्व को व्यपदेशिवद्धाव से सपूव नहीं माना जायगा। पूर्वादिनिः सूत्र केवळ 
पूवं से ही इनि करेगा। इष्ट दे कि विद्यमानपूर्वक से भो इनि हो। उसके 
लिये सपूर्वाच्च यद प्रथक्‌ सूत्र बनाना सफल हो जाता है। 


तस्य च यह वचन क्या केवळ रोणी शब्द के ही स्वरूपग्रहण के लिये दै ? 

नहीं। जो कहे जा चुके या कहे जायेंगे उन सभी के स्वरूपग्रहण के 
लिये तस्य च यह वचन है । 

१, पूवोदिनिः सूत्र में पूर्वात्‌ यह अंश ज्ञापक है । 


८८-७0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


७२६ ब्याकरणसदाभा*्य 
रथसीताहळेम्यो यदूविधौ | 
रथसीताहलेभ्यो यद्विधौ प्रयोजनम्‌ | रथ्यः। परमरथ्यः | सीत्यं | 
परमसीत्यम्‌ । हल्या परमहल्या । 
| सुसर्वार्धदिकू शब्देभ्यो जनपदस्य । 


सुसर्वार्धदिक्शाब्देभ्यो जनपदस्य प्रयोजनम्‌ । सु-खुपाञचालकः 
सुमागधकः | सव--सर्वपाऽचालकः सर्वेमागघकः । अध-अधपाञ्चाळकः । 
मर्धमागधकः। दिक्‌ शाब्द -पूर्यपाऽचालंकः। अपरपाञचाळकः । पूचमागथकः। 
अपरमागधकः । 


ऋतो वृद्विमाद्विधाववयवानाम्‌ । 


ऋतो बु द्विमद्विघाचवयचानां प्रयोजनम्‌ । पूर्वशारद्म्‌। अपरशारदम्‌। 
पूर्वेनदाघम्‌ । अपरनेदाघम्‌। 


रथ सीता हळ शब्दों से यत्‌ करने में तदन्त का ग्रहण प्रयोजन हे । जैसे 
रथ्यम्‌ , सौत्यम्‌, हत्या यहाँ क्रम से तद्वहति रथयुगप्रासङ्गम्‌ , नौवयोधर्मविषमूल- 
सूल०, मतजनहलात्‌ करणजल्पकर्षेषु इन सूत्रों से रथ सीता हल दाब्दो से यत 


- होता हे वेसे तदन्तविधि से परमरथ परमसीता परमहल से भी दो जाता हे । 


सु सवं अधे दिक-शब्दों से परे जनपदवाची शब्द से प्रत्यय करने में 
तदन्त का ग्रहण प्रय/जन हे । जसे पाञ्चालकः मागधकः यहां पञ्चाल अगध 
शब्दों से भव अर्थ में जनपदतदवध्योश्च से अनुदृत्त अद्गद्धादपि बह वचनविषयात्‌ 
से वुन्‌ प्रत्यय होता हे. वैसे तदन्तविधि से सुपञ्चाल सुमगध; सवपञ्चाल, सवेमगध, 
अधेपञ्चाल अधमगध, पूवेपञ्चाल, पूवेमगध शब्दों स भी हो जाता दै । इन सब में 


पवक दिशोऽमद्राणम्‌ इन सूत्रों से यथाविहित उत्तरपद वृद्धि भी हो 
जाती दै । 


अवयवाइतो होने वाली उत्तरपदवृद्धि में ऋतु के अवयवो का तदन्त 
अहूण म अयाजन द । पूव॒शारदम्‌ इत्यादि । जैसे शरदि भवं शारदम्‌ यहां संधिवेला- 
युतुनक्षत्रेभ्योषण्‌ से अण होता है देसे शरद पूर्वो$वयत्रः पूर्वशरत्‌ । यहां 
पुकदेशि तत्युरुष समास में शरत्‌ शब्दान्त से भी तदन्तविधि से हो जाता दै । 
निदाघे भवम्‌ नैदाघम्‌ । ` पूवेनिदाधि भवम्‌ यहां भी सन्धिवेला० से अण द्दोकर 


पूवनेदाघ बन जाता 
5 0 जाता दै 5 हन्‌ सन भ अन्यवानतो; से 3ेतरपहऽ ड हिम हठ। 


च 


< 


यवम आह्निक ७२७ 
 उठनूविधौ संख्याया; । 
ठञ्चिघी संख्यायाः प्रयोजनम्‌ । द्विषाष्टिकम्‌ । पञ्चषा ष्टिकम्‌ । 
धर्मान्नञः । 


७. = 5 . ०. ~ « 
धर्मांचञः प्रयोजनम्‌। धम चरति धार्मिक: । अधर्म चरति आघर्मिकः। 
अधमाच्च'ति न वक्तव्यं भवति | 


पदाङ्गाधिकारे तस्य च तदुत्तरपदस्य च | 
पदाङ्गाधिकारे तस्य च तदुत्तरपदस्य चेति वक्तव्यम्‌ । | 


संख्यायाः संज्ञासङ्घसूत्राध्ययनेषु इस सूत्र से संख्यावाची शब्द से 
उन्‌ करने में तदन्त का ग्रहण प्रयोजन दहै। जैसे परि; परिमाणमस्य षाष्टिकम्‌ 
'यहां षष्टि शब्द्‌ से प्राग्वतीय उन्‌ होता हे वैसे तदन्तविधि से द्विषि से भी 
दो जायगा तो द्विषाष्टिकम्‌ बन जाता है। संख्यायाः .संवत्सरसंख्यस्यं च से यहां 
उत्तरपद वृद्धि भी हो जाती है । द्विपष्टि इस तद्धिता द्विगु समास में हुए उन्‌ 
प्रत्यय का अध्य्भपूर्वद्विगोछगसंज्ञायाम्‌ से छुक्‌ तो नहीं द्दोता। क्योंकि तदस्य 
परिमाणम्‌ में तद्‌ यइ पुनः समर्थविभक्ति का जो निर्देश किया है उससे 
छक का अभाव ज्ञापित होता है। अन्यथा सोऽस्यांसवस्नशृतयः से सोऽस्य की 
अचुृत्ति आ दी रही द्दे । फिर तदस कना व्यथै है । 


नञ्‌ से परे धमे शब्द से प्रत्यय करने में तदन्त का ग्रहण प्रयोजन 
है। जैसे घर्म चरति धार्मिकः यहां धर्म॑ शब्द से चरति अथं में ठक होता 
है वैसे तदन्तविधि से नन्‌ पूर्वक अधर्म शब्द स भी हो जायगा तो आधर्मिकः 
बन जाता है। तदुन्त का ग्रदण हो जाने से यद लाभ भी होगा कि अधमच्च 
यह वातिक नदीं बनाना पड़ेगा | 


पदाधिकार और अङ्गाधिकार में उस पठित शब्द का तथा वह पठित 
शब्द दै उत्तरपद में जिसके उसका भी ग्रहण होता है ऐसा कहना चाहिये ।?. 


१. यहाँ पदाधिक्रार शब्द से दोनों पद्‌ के अधिकार छिये गये हैं। एक तो 
पदस्य सूत्र से विहितं अष्टमाध्यायस्थ पदाधिकार । दूसरा अलुगुत्तरपदे से विहित 
उत्तरपदाधिकार |. उत्तरपद में उत्तर शब्द का लोप करके उसे भी पदाधिकार माना 
गया हे । पष्ठाध्यायस्थ समस्त तृतीय पाद उत्तरपदाधिकार एवं पदाधिकार यहां 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


७२८ व्याकरणमदा भाष्य 


पदाधिकारे कि प्रयोजनम्‌ ? 
प्रयोजनमिश्केषीकामाछानां चिततूळभारिषु । 
ष्टकेषीकामालानां चिततूलभारिषु प्रयोजनम्‌ । इष्टकाचत 
चिन्वीत । पक्केएकचितं चिन्वीत। इषीकतूलेन । सुऽजेषीकतूळन । माळ- 
भारिणी कन्या | उत्पलमालभारिणी कन्या । 


अङ्गाधिकारे कि प्रयोजनम्‌ ? 
प्रयोजनं महृदपूस्बसृनप्तृणां दीर्धेविधौ । 
महान। परममद्दान। अप्‌-आपः तिष्ठन्ति स्वापर्तिष्ठन्ति। 
स्वस्‌- स्वसा स्वसारौ स्वसारः। परमस्वसा । परमस्वसारी । परम- 
स्वसारः । नप्त--नप्ता नप्तारौ नप्तारः। एवं परमनप्ता परमनप्तारौ 
परमनप्तारः । 


पदूयुष्मदस्मद्स्थ्या्नडुह्ो नुम्‌ । 
पदूभांबः प्रयोजनम्‌ । द्विपदः. पय । 
पदाधिकार में क्या प्रयोजन हे ? _ 


इष्टकरेषीकामालानां चिततूलभारिषु इस सून्न में तदन्त का ग्रहण प्रयोजन 
दवै । जैसे इष्टक्राचितम्‌ इत्यादि में चित आदि उत्तरपद परे रहते हस्व होता 
है वैसे तदुत्तरपद॒ का महण होने से पक्केष्टचतम्‌ आदि में भी हो जाता है । 

अङ्गाधिकार में क्या प्रयोजन हवै ? 

महत! अप्‌ स्वस्‌ नप् शब्दों को दीर्ध करने में तइुत्तरपद का अहण 
प्रयोजन है। जैसे महान्‌ यहाँ महत अङ्ग को सान्तमहतः संयेगस्य से दीर 

a ०, 
होता है वैसे परभमदान्‌ यद्वां महदुत्तरपद पद में भी हो जाता है । आपः स्वसा 
' नप्ता यदां जले अपृतृनतृ वृस्वस० से दीधे होता हे यैसे स्वापः परमस्वसा 
परमनप्ता यद्वां तदुत्तरपद में भी दो जाता ह। _ 

अङ्गाधिकार में पदू आदेश, युष्मद अस्मद्‌ के आदेश, अस्थि आदि के आदेश, 


विवक्षित हे । अङ्गाधिकार तो अङ्गस्य से विहित षष्टाध्यायस्थ चतुर्थपाद से लेकर 
सम्पूर्ण सतमाध्याय तक प्रसिद्ध ही है । 


१. यहाँ पदूयुः्मदस्मदस्थ्यादिः यह एक समस्तपद है, अनडुहः यह दूसरा 
असमस्त पृथक्‌ पद है । ऐसा होने पर ही जुम्‌ का अन्वय अनडुहः के साथ ही होता है। 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


नवम आहिक ७२९ 


अस्ति चेदानीं कश्चित्‌ केवळ पाच्छन्दो यदथा विधिः स्यात्‌ । 
नास्तीत्याह । 


क [ey ८ ~ (1 
एवं ताई अङ्गाधिकारे प्रयोजन नास्तीति कृत्वा पदाधिकारस्य 
प्रयोजनखुक्तम्‌ । "हिमकाषिहतिषु च'। यथा पत्काषिणौ पत्काषिणः | 
एवं परमपत्काषिणो । परमपत्काषिण$ । 


यदि पदाधिकारे पाद्स्य तदन्तविधिर्भवति । “पादस्य पदाज्या- 
तिभोपहतेषु' यथेह भवति पादेनोपहतं पदोपहतम्‌। अत्रापि स्यात्‌-- 
दिग्यपादेनोपहतं द्ग्थिपरोपहतम्‌ इति । 


और अनडुद्द शब्द को नुम्‌ आगम ये तदन्त ग्रहण के प्रयोजन हैं। पद्धाव 
जसे--द्विपदः पश्य। यदा पादू शब्दान्त द्विपाद्‌ शब्द को पादः पत्‌ से पदू 
आदेश हो जाता है द्रौ पादौ यस्य स द्विपादू । बहुत्रीहि समास में संख्यासुपूर्वस्य 
से पाद शब्द के अन्त्य अकार का लोप होकर पादू बन जातादै। उसे शस्‌ 


में पदू होता है । 


क्या कोई अकेला पाद्‌ शब्द भी है जिसके लिये पादः पत्‌ यह सूत्र 
चरितार्थं हो सकता हो। यदि नहीं है तो स्वयमेव उत्तरपद में पद्‌ आदेश 
होगा उसके ल्यि पदाङ्गाधिकारे तस्य च तदुत्तरपदस्य च इस वचन द्वारा 
पद्‌भाव प्रयोजन बताना ब्यथै दे । 


नहीं है । अकेला पादू शब्द कोई नहीं दै । 


इस लिये अङ्गाधिकार में यदि पद्‌ आदेश प्रयोजन नहीं है तो 
पदाधिकार में पदादेश का प्रयोजन कहा हुआ .समझ लीजिये। हिमकाषिहतिषु 
च सूत्र से जैसे पत्कामिणौ पत्काषिणः यहां केवळ पाद शाब्द को पद्‌ आदेश 
होता है वैसे पादशब्दोत्तरपद परमपत्क्रापिणौ परमपत्क्राषिणः यहाँ भी हो जाता है । 
हिमक्राषिहतिषु च यद सूत्र पष्ठाध्यायस्थ तृतीय पाद के उत्तरपदाधिकार का है । 


यदि पदाधिकार में पाद झब्द से तदन्त का ग्रहण होता है तो जैसे 


पांदनोपहत पदोपहतम्‌ यहां पादस्य पदाज्यातिश से पद आदेश होता दै वैसे 
दिगधपादेनोपहतं यहां पादशब्दान्त से भी होकर दिग्धपदोपहत बन जाना चाद्यि।' | 


१. वस्तुतः हलन्त पद्‌ आदेश करने में ही वार्तिक में पाद्‌ से तदन्तविधि 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


७३० . ब्याकरणमदा भाष्य 


पवं तहोक्ाधिकार पव प्रयोजनम्‌ । 

नजु चोक्तं न केवल; पाच्छन्द इति । 

अयमस्ति पादयतेर प्रत्ययः पात्‌। पदः । पदा । पदे । 

युष्मद्‌ अस्मद्‌ । यूयम्‌ बयम्‌। परमयूयम्‌। परमवयम्‌ । अस्थ्यादि। 
अस्थ्ना दध्ना सकथ्ना। परमास्थ्ना । परमद्घ्ना । परमसकथ्ना । 
'अनडुह्दो जुम्‌। अनड्बान्‌। परमानड्वान्‌ । 

ठीक दै। इस लिये पदाधिकार को छोड़ कर अङ्गाधिकार में दी पदू 
आदेश प्रयोजन समझियें । 


यद जो कढा था कि अकेला पादू शब्द कोई नहीं दै जिसके लिये पदू 
आदेश प्रयोजन वनता हो । 


अकेला पाद्‌ शब्द भी है देखियि--पादयतेरप्रत्ययः पादू । णिजन्त पादि 
धातु से क्किप्‌ प्रत्यय परे रहते उपधाब्ृद्धि भोर णिलोप होकर पादू बन जाता 
हे। किप्‌ का सवांपहारी झोप दो जाता है । अप्रत्ययः=अविंद्यममानः भुत्ययः=क्किप्‌ 
आदि । पाद्‌ शब्द से शस्‌ आदि परे रहते भसंज्ञा होकर पद्‌ “आदेश हो 
जायगा तो पदः पदा पदें इत्यादि रूप बन जायेंगे । इस प्रकार पद्भाव प्रयोजन 
अङ्गाधिकार में बन जाता है । 


इसके अतिरिक्त-युष्मद्‌ अस्मद्‌ के आदेशों से तदन्त का अहण प्रयोजन 
है। जैसे यूयम्‌ वयम्‌ यहां युष्मद्‌ अस्मद्‌ को यूय वय आदि आदेश होत हैं 
वैसे परमयूयम्‌ परमवयम्‌ यहां तदन्त में भी हो जाते हैं। अस्थिदधि० सूत्र से 
अनङ्‌ करने में तदन्त का अद्दण प्रयोजन दै । 


जैसे अस्थ्ना दध्ना सक्थ्ना में केवळ अस्थि आदि शब्दों से असंज्ञा में 
अनङ्‌ होता है वैसे परमास्थना आदि तदन्त में भी हो जाता है । 


अनडुह्‌ को तुम्‌ करने में तदन्त का ग्रहण प्रयोजन है । जैसे अनड्वान्‌ 
में सावनडुहः से नुम होता दै बैसे तदन्तप्रइण द्दोकर परमानड्वान्‌ में भी हो 
जाता दै। 


का प्रयोजन कहा है । अजन्त पद आदेश करने में नहीं कहा गया है इस लिये 
दिग्घपादेनोपद्ृतम्‌ में पादशब्दान्त से पद आदेश कौ प्राप्तिशङ्का ही अनुपपन्न है । 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


नवम भाक्विक 
| बुपाथिमधिपुंगोसाखिचतुरनडुत्तिप्रहणम्‌ | 


3५ प्रयोजनम्‌ । चौः : सुचचौः । पन्‍्या: सुपन्थाः' । मन्थाः परममन्थाः। 
पुमान्‌ । Pe । गौं; । सुगौः । सखा | सखायौ । सखायः | सुसखा। 
उँलखायी। सुसखायः। परमसखा । परमसखायौ। परमसखाय; । 


चत्वारः । परमचत्वारः । अनडङ्‌ः 
$ वाहः । परमानड्वाहः । 
परमत्रयाणाम्‌ः। न कइ 


७३१ 


त्यदादिविधिमस्त्रादिस्तरम्रहणं च । 
प्रयोजनम्‌ । सः । अतिसः । भख्का। भख्रिका। बहुभख्रका । 


बहुमखिका। निर्भेख्जका निभेख्रिका । खरीग्रहणं च प्रयोजनम्‌ । स्त्रियों 
खियः । राजस्ियौ राजखियः | कि 


वर्णग्रहणं च सवत्र । 
प्रयोजनम्‌ । क। सर्वत्र। अङ्गाधिकारे चान्यत्र: च । अन्यत्रोदा- 


ृतम्‌। अङ्गाधिकारे 'अतो दीघौँ यञ्ञि सुपि च'। इदेव स्यात्‌ आभ्याम्‌ । 
घराभ्याम्‌ इत्यत्र न स्यात्‌ ।. 


` हवू पथिन्‌ सथिन्‌ पुस गो सखि चतुर भनढुद्‌ ओर त्रि शब्दों में 
अङ्गाधिकारीय कार्य करने में तदन्त का अदण प्रयोजन हे । यौः सुद्यौः आदि 
सब उदाहरण स्पष्ट हैं। सब में तदन्तविधि होकर यथाविहित काये हो रहे 
हैं। सुपन्थाः सुगौः सुसखा यहां तत्पुरुष समास में न पूजनात्‌ से समासान्त 
निषेध हो जाता दै। परमसखा परमसखायौ में बहुब्रीहि समास है । तत्पुरुष में 
तो समासान्त रच्‌ प्राप्त दोता दै। 

त्यदादि भखादि और स्त्री शब्द के अङ्गाधिकारीय कार्य में तदन्त 
का ग्रहण प्रयोजन है। सः। अतिसः। शोभनः सः। यहाँ पूजार्थक अति शब्द 
में तदू शब्द उपसजन नहीं है तो तदन्त ग्रहण से सर्वनामसंज्ञा के कार्य 
दो जाते हैं । बहुभस्त्रका बहुभस्त्रिका में अस्ैषाजाजञद्वास्वा नम्‌ पूर्वाणामपि से 
इस्व-विकल्प हो जाता हे । तदन्तविधिका यह काम भी है कि नमूपूर्वाणाम्‌ 
- ग्रहण नहीं करना पड़ता । राजत्रियौ राजस्त्रियः में ख्ियाः से इयङ्‌ हो जाता है । 

वर्णेग्रण में तदन्त का ग्रहण सब जगद प्रयोजन है । सब जगह कहां? 


१. न पूजनात्‌ से यहाँ समासान्त का निषेध है। पूजार्थ में यहाँ सु भति 
का ही ग्रहण इष्ट हे । द 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


७३२ ब्याकरणमदामाप्य 


प्रत्ययग्रहणं चापञ्चम्याः । 

र यो 
प्रत्ययग्रहणं च अपञ्चम्याः प्रयोजनम्‌ । युज्ञिओोः फण्‌ भवति । 
गाऱ्यायणः । वात्स्यायनः । परमगार्ग्यायणः । परमवात्स्यायत्ः । 
दाक्षायणः | परमदाक्षायणः । 


अपञ्चम्या इति किमर्थम्‌ ? 


अङ्गाधिकार में और अङ्गाधिकार से बाइर भी। अङ्गाधिकार से बाहर के 
उदाहरण पहले अत इन्‌ दाक्षिः प्लाक्षिः ये दिये जा चुके हैं। अङ्गाधिकार 
का उदाहरण अतो दीघो यजि, सुपिच यइ दे। सुपि च में अतो दीर्घो यनि 
से भतः की अनुवृत्ति आती हे। अतः में अकार यह वर्ण्रदण दे। उसमें 
तदन्तविधि यदिन हो तो आभ्याम्‌ ( इदम्‌, इद्‌, अ+भ्याम्‌ ) यहां इदम्‌ के. 
भकार रूप वर्ण में दी सुपि च से दीर्घ होता । घटाभ्यापर यहां अकारान्त घट 
शब्द में न होता तदुन्तग्रहण से हो जाता दै । 


जहां पञ्चम्यन्त से परे प्रत्यय को कार्य विधान किया गया द्द उसे छोड़ 
कर अन्यत्र सत्र प्रत्ययप्रदण में भी तदन्त का. ग्रहण प्रयोजन दे।' यनिनोश्च 
से युवापत्य में फक्‌ होता दे वद जैसे गार्ग्यायणः वात्स्यायनः यहाँ गाग्यै वात्स्य 
शब्दों से होता दै बैसे परमगाग्यायणः परमवात्स्यायनः यहां गाग्य वात्स्य शब्दान्त 
प्रातिपदिक से भी हो जाता हे ।' 


पब्चम्यन्त से परे कार्य विधानार्थं गृद्दीत प्रत्यय में तदन्तम्रद्ण का. निषेध 
क्यों किया गया दै । ; 


र १. पुतन्मुळक दी प्रत्ययग्रहणे यस्मात्‌ स बिद्ितरतदादेस्तद्न्तस्य ग्रहणं 
भवति। यह परिभाषा ई। जो कि यस्मात्मत्ययविधिस्तदादि प्रस्ययऽङ्गम्‌ सूत्र 
का परिशेष हे । उसी का भावानुवाद है । नवीन लोग प्रत्ययग्नरदणे तदन्ता प्राह्याः 
ऐसा भौ पढ़ते हैं। 


इस वार्तिक का यह अर्थ नहीं क्रि जहाँ पञ्चम्यन्त मे प्रत्यय का विधान हे 
वहाँ तदन्तविधि नहीं होती, किन्तु यंह कि जहाँ पञ्चम्यन्त से परे कार्यान्तर 
विधान के लिये प्रत्यय का ग्रहण ( अनुवाद ) है वहाँ तदन्तविधि नहीं होती । 


| २. प्रत्ययप्रहण यस्मात्‌ स विद्दितस्तदादेस्तदन्तस्य़ ग्रहणं भवति इस 
परिभाषा के नियम से परमगाग्ये में भी यमन्त तो गार्ग्य ही है। परमगार्ग्य नहीं 
CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


कळमे डकल I 


नवम भांहिक ७३३ 
हषत्तीणां । परिषत्तीणा । 
अलेवानर्थकेन | 
देवानर्थकेन तदन्तविधिर्भवति नास्येनानर्थकनेति वक्तव्यम्‌ । 


(क प्रयोजनम्‌ ¦ हनअहणे प्लीहन्‌ प्रहण मा भूत्‌। उद्‌ग्रहणे गर्मुद्‌- 
अहणम्‌ । स्त्रीग्रहणे शस्त्रीप्रहणम्‌ । संग्रहणे पायसं करोतीति मा भूत्‌ । 


— 


इयत्‌ त'णा, परिषत्‌ तीणो यहाँ निष्ठा नत्व करने म केवळ क्त प्रत्यय 
के तकार को ही नत्व होवे। क्तप्रत्ययान्त तोणे शब्द के तकार को नत्व न होवै 
इस लिये अपञ्चम्याः यह निषेध किया गया दे। रदाभ्यां निष्टातो न: पवस्य 
चद: सूत्रम रदाभ्याम्‌ इस पञ्चमी से परे नत्वविधानाध निष्ठा प्रत्यय को 
ग्रदण किया दँ उसमे तदन्तविधि न होगी तो. केवळ त धातु से विहित निष्ठा 
प्रत्यय क्त को ही नत्व होगा । निष्ठाप्रत्ययान्त तीण के तकार को नत्व न होगा । 


अनथक से यदि तदन्तविधि हो तो अळू रूप अनर्थक वर्ण से हीहो। 
अन्य अनथक सनदा यई कद्दना चाहिये । क्या प्रयोजन दै ? हन्‌ के ग्रहण 


हे. इस लिये फक प्रत्यय यजन्त ग्राग्य से ही होगा परम शब छूट जायगा । यदि - 
परमगाग्ये को यजन्त मनें जो कि सवंथा असंभव हे तो उससे फ करने पर 

परमशड को आदिवृद्धि होकर पारमगाग्यायणः ऐसा अनिष्ट रूप प्राप्त होता हे । 

इस डय भाध्यकार का यहाँ यही तात्य समझना चाहिये कि यजन्त स फक 
करनं म तदन्तविधि द्वारा यजन्तान्त प्रातिपदिक भी रख सकते हें । किन्तु फक्‌ 

प्रत्यय त। तदादिनियम से यन'त से ही होगा । इसी प्रकार दाक्षायणः परम- 

दाक्षायणः य इञन्त के तथा इनन्तान्त से फक करके बने उदाहरण है । प्रत्ययः 

ग्रहणे यस्मात्‌ इस परिभाषा सं लभ्य तदन्तग्रहण का येन विधिस्तदन्तस्य से 

लभ्य तदन्त ग्रहण से फलभेद नहीं होना चाहिय । प्रत्ययग्रहण परिभाषा का 

निषेध करने वाली दो परिभाषायें अन्यत्र प्रसिद्ध हैं । संज्ञाविधौ प्रत्ययग्रहणे 

तदन्तग्रहणं नास्ति। और उत्तरपदाधिकारे प्रत्ययग्रदणे तदन्तग्रहणं नास्ति। 

इन में संज्ञाविधी० यह परिभाषा सुतिडन्त पदम्‌ में अन्तग्रहण से ज्ञापित होती 

.है। और उत्तरपदाधिकारे प्रत्यय० यह हृदयस्य हुल्छेखयदणलासेषु में किये 

लेख ग्रहण से ज्ञापित होती है। अन्यथा लेख शब्द के अणप्रत्ययान्त हने से अण्‌ 

ग्रहण से ही सिद्ध ह तो लेखग्रहण व्यथे हे । स्त्रीप्रत्यये चानुपसजैने न यइ परिभाषा, 
भी प्रत्ययग्रहण परिभाषा का निषेध करती है । इस प्रकार उक्त तीनों परिभाषाओं 
के विषय को छोड कर सर्वत्र प्रत्ययग्रहण में प्रत्ययप्रहणपरिमाषा प्रवृत्त होती है । 


८८-७0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


. ७३४ ब्याकरणमद्दाभाष्य 


किमर्थमिदमुच्यते ' न पदाङ्गाधिकारे तस्य च, तदुतरपदस्य 
चेत्येव सिद्धम्‌ । न चदं तत्‌ , नापि तदुत्तरपदम्‌। 

तन्न वक्तव्यं भवति । 

कि पुनरत्र ज़्यायः ! 

तदन्तविधिरेव ज्यायान्‌। इदमपि सिद्धं भवति। परमाति- 
महान्‌। पतद्धि नेय तत्‌ । नापि तदुत्तरपदम्‌। 


UN Nt) 0 NO goss NNN 

प्छीहन्‌ में स्थित अनर्थक इन्‌ का ग्रहण. न होगा । क्योंकि यह अल्रूप 
नहीं दै अल्समुदाय है । उससे इन्‌ हन्‌ पूषायेम्णां शौ, सौ च यह इन्‌ का दीर्ध 
नियम प्लीहन में न छगेगा तो प्लीहानौ प्लीहानः- यहां उपधा दीधे हो जाता 

। उद्‌ के ग्रहण में गर्धुद्‌ के अनर्थक उद्‌ का ग्रहण न होगा। क्योंकि यह 
अनर्थक अल्रूप नहीं हे अढ्समुदाय है। उससे गर्भुत्‌ स्थाता यहां उदः 
स्थास्तभ्भोः पूर्वस्य से पूर्वसवर्ण नहीं होता हे । स्त्री के महण में शस्त्री के 
अनर्थक स्त्री शब्द का ग्रहण नहीं होगा । क्योंकि यह अनर्थक अछ रूप नहीं 
है । उससे शस्त्र्यौ शस्त्र्यः यहां स्रियाः से इयङ्‌ नहीं होताहै। सम्‌ के 
ग्रहण में पायसम्‌ करोति के अनर्थक सम्‌ का ग्रहण नहीं होगा । क्योंकि यह 
अनर्थक भळ्रूप नरा ह । उससे पायसं करोति यहां सम्‌ से परे कृ को 
सम्परिभ्यां करोतौ भूषणे से सुट्‌ नहीं होता दै । 


अरैवानथेकेन यह नियमा वचन विशेषरुप से किस लिये बनाया 
है ? क्या यराङ्गाधिकारे तस्य च तदुत्तरपदस्य च से इष्ट सिद्ध नदी हो सकता? 
क्योंकि प्लीहन इत्यादि में दन्‌ इत्यादि नतो इन्‌ आदि रूप ही हें और न 
इन्‌ आदि उत्तरपद वाले हैँ । प्डीइन्‌ में समास न होने से इन्‌ उत्तरपद में 
नहीं है । इसी प्रकार गर्मुद्‌, सस्त्री, पायसम्‌ में उदू, स्त्री और सम्‌ उत्तरपद 
नहीं हैं। 

अलेवानर्थकेंन इस नियम वचन के बना देने पर पदाङ्गाधिकारे तस्य० यह 
वचन नहीं बनाना पड़ेगा । इसी से सवेत्र काम चल जायगा । 


इन दोनों वचनों में कौन अधिक उपयुक्त दे । 
अलैवानथकेन इस नियम वचन द्वारा विधि करना ही अधिक उपयक्त 


है । इससे परमातिमहान्‌ भी सिद्ध हो जाता हे अतिशयितो महान्‌ भतिमहान्‌ ।. 


_ परमश्चासो अतिमहान्‌ ' परमातिमहान्‌। यद्वां न तो केवळ मदत्‌ शब्द है। और 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


नवम आह्निक 


अनिनस्मन्म्रहणानि च | 


अनिनसूमन्‌ग्रदणान्यर्थवता चानर्थकेन च तदन्तविधि प्रयोज 
यस्ति । अन्‌: राष्षेत्यर्थवता, साम्नेत्यनर्थकेन । इन्‌ वण्डीत्य्षेवता 
वाररमीत्यनर्थकेन । अस्‌-सुपयाः इत्यर्थवता. सुस्रोताः इत्यनर्थकेन | 
मन्‌- खुशमा इत्यर्थवता, सुप्रथिमा इत्यनर्थकेन । 


७३५ 


यस्मिन्‌ विधिस्तदादावल्म्रहणे । 


यस्मिन्‌ विधिस्तदादाविति वक्तव्यम। कि प्रयोजनम्‌ ? अचि 
: श्नुधातुञ्चुवां य्वोरियकुवड्यविति इहेव स्यात्‌ थियौ । ञ्रबौ। थियो 
स्रुवः इत्यत्र न स्यात्‌ । 8 


Si 01010101010 
न ही महत्‌ शब्द उत्तरपद में है । उत्तरपद में तो अतिमहत्‌ झब्द ददे। इस लिये 
पदाङ्गाधिकारे तस्य च० से यह ग्रहीत नही होगा तो सान्तमहतः संयोगस्य से दीधै 
नहीं सिद्ध होता । अलैवानर्थकेन से तदन्तविधि होकर दीघ सिद्ध हो जाता है । 


अनू इन्‌ अस्‌ मन्‌ ये अर्थवान्‌ या अनथक केसे भी हों तदन्तविधि में 
ले लिये जाते दें । अन्‌ जैसे--राज्ञा। यहां राजन्‌ मै अन्‌ शब्द कनिन्‌ प्रत्यय 
रूप होने से. अर्थवान्‌ दै । साम्ना यहां सामन्‌ में मन्‌ प्रत्यय का अवयव 
होने से अनर्थक हे । दोनों को अन्नन्त मान कर अल्लोपोऽनः से अकारलोप दो 
जाता है। इन्‌ जसे--दण्डी। यहां दण्डिन्‌ में इन्‌ प्रत्यय अर्थवान्‌ दै । वाउमी 
यहाँ वाग्ग्मिनू में गमिन्‌ प्रत्यय का अवयव होने से अनर्थक है । दोनों को 
इन्नन्त मान कर सौ च से दीधे हो जाता दै। अस्‌ जैसे--सुपयाः। यहाँ असुन्‌ 
. प्रत्यय का अस्‌ अर्थवान्‌ है । सुस्रोताः यद्दां तुद्‌ आगम सहित अनर्थक है। 
दोनों को असन्त मान कर अत्वसन्तस्य चाधातोः से दीधे हो जाता हे । सन्‌ 
जैसे--सुशमो । यहां मनिन्‌ प्रत्यय का मन्‌ अर्थवान्‌ है। सुप्रथमा यहां इमनिच्‌ 
का अवयव होने से अनथैक हे । दोनों को नान्त मान कर सवेनामस्थाने चासम्बुद्धौ 
से उपघादीध दो जाता दै । र 


वणे सम्बन्धी सप्तम्यन्त विशेषण परे रहते यदि कोई विधि की जावे तो 
उस विशेषण में तदादिविधि होती हे ऐसा कदना चाहिये। क्या प्रयोजन है? 
अचि इनु धातु० में अचि यदद अच्‌ वर्ण सम्बन्धी सप्तमी विभक्ति प्रत्यय का 
बिशेषण दे उसमें तदादिदिधि होकर अजादि प्रत्यय परे रते यह अर्थ हो 
जायगा । नहीं तो अच परे रते यही अर्थ रहता। उससे श्रियौ श्रुवौ यहां 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


७३६ र ` व्याकरणमद्दाआष्य 


बृद्धिर्यस्याचामादिस्तद्‌ वद्धम्‌ ॥१।१।७२॥ 


वूद्धिग्रहणं किमर्थम्‌ ! 


यस्याचामादिस्तद्‌ द्धम्‌ इतीयत्युच्यमाने दात्ताः राक्षिताः 
~ [क च ~ 
अत्रापि प्रसज्येत । वृद्धिग्रहणे पुनः क्रियमाणे न दोषो भवति । ` 


अथ यस्यग्रहणं किमर्थम्‌ ? 
च LS 
यस्यति व्पदेशाय । 
अथाज्ञग्रहणं किमर्थम्‌ ? 
वृद्धिर्यस्यादिस्तद्‌ बुद्धम्‌ इतीयत्युच्यमाने इहैव स्यात्‌ -पेति-. 


कायनीयाः । औपगवीयाः। इह न स्याद्‌-गार्गायाः वात्सीयाः इति । 
- अजुग्रहणे पुनः क्रियमाणे न दोषो भवति । 


स रूप अच पर रहते ही इयङ्‌ उवङ होते । किन्तु श्रियः श्रुवः यहाँ -जस्‌ 
परे रहते न द्दोते। क्योंकि जस्‌ अजादि तो है पर अच, नहीं है। तदादिविधि 
हो जाने से भजादि जस्‌ परे रद्दत भी इयङ्‌ उवङ्‌ हो जाते हैं । 

बृद्विग्रहण किस लिये किया दे ? 

यस्याचामादिस्तद्‌ बृद्धम्‌ इतना सूत्र दोने पर दात्ताः राक्षताः ( दत्तस्य 
रक्षितस्य च छात्राः। दत्त रक्षित-अण्‌ ) यहां भी वृद्धसंज्ञा प्राप्त होती हे । बुद्धसंझों 
दोकर वृद्धाच्छः से भण्‌ का. बाधक छ प्रत्यय प्राप्त होगा । वृद्धिप्रहण करने पर 
दोष नहीं दोगा क्योंकि दत्त रक्षित शब्दों में आदि अच्‌ दृद्धिसज्ञक नहीं हे । 


यस्य प्रण किस लिये किया है ? 


अस्य ग्रदण संशी के व्यपदेश एवं बोध के लिये किया है । जैसे-- 
स्वै रूपं शब्दस्य, अणुदित्सवर्णस्य, तपरस्तत्कालस्य, येन दिघिस्तन्तस्य इत्यादि मै 
षष्ठी विभक्ति से संजी का निर्देश हे ऐसे ही यहां दृद्दसंज्ञा मै भी यस्य यह 
पष्टी विभक्ति संजी के निर्देश के लिये हे । उससे सूत्र का अर्थ होगा--जिस 
शब्द्समुदाय के अचो में आदि अच वृद्धिसज्ञक हे वद शब्द समुदाय वृद्धसज्ञक 


होता दे । 
अच्‌ ग्रहण किस ल्यि किया दै ? 
बुद्धियेःयादिस्तद्‌ इद्धम्‌ इतना .सूत्र होने पर ऐतिकायनीयाः औपगवौयाः 


८८-७0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


i... 


नवम भाहिक ७३७ 
अथादिग्रहणं किमर्थम्‌ ? 


चाक णा दि बद्धम्‌ अ सभासंनयने भवः 
डा : इत्यत्रापि प्रसज्येत । आदिग्रहणे पुनः | 
मदत, महण पुनः क्रियमाण न दोषो 


वृद्धसकज्ञायामजसंनिवेशादनादित्वम्‌ | 

र बसञ्चायामजसंनिवेशाद्‌ आदिरित्येतन्नोपपद्यते । नह्यचां 
संनिवेशो5स्ति । 

नजु चैवं विज्ञायत अजेवादिरिति । 
( ऐतिकायनस्य औपगवस्य छात्राः । ऐ!तकायन, औपगव-छ ) यहां वृद्धसज्ञा हो 
सकेगी । गार्गायाः वात्सीयाः ( गाग्यैस्य वात्स्यस्य छात्राः ) यहाँ न हो सकेगी। 
क्योंकि अच ग्रहण के अभाव में सूत्र का अर्थ होगा--जिस समुदाय का 
आदि अक्षर वृद्धि सज्क. है वह समुदाय इद्ध संज्ञक होता है। उससे ऐतिका- 
यन ओपगव के आदि में. ऐ औ ये वृद्धिसज्ञक अक्षर हैं इस लिये यहां तो 
`  वृद्धसज्ञा हो जायगी किन्तु गाग्यै वात्स्य के आदि में गकार वकार हैं वह 
वृद्धिसंज्ञक नहीं हें इस लिये वहां वृद्धसंज्ञा न हो सकेगी । अच्‌ ग्रहण करने 
पर दोष नहीं होगा। क्योंकि समुदाय भें विद्यमान अचों के मध्य में आदि ञ्चु 
लिया जायगा तो गाग्ये वातस्य समुदाय में विद्यमान अचों में आकार के आदि 
अच होने से वृद्धसंज्ञा सिद्ध हो जाती है । 

आदिग्रण किस छिये किया है? 


बृद्धियस्याचाँ तद्‌ वृद्धम्‌ इतना सूत्र होने पर सभासंनयने भवः साभा- 
` संनयनः यहाँ सभःसंनयन की भी वृद्धसंज्ञा प्राप्त होगी । क्योंकि इस समुदाय 
में विद्यमान अचों में भी शब्द का आकार वृद्धिसज्ञक है । आदिग्रहण करने 
पर तो दोष नदा होता । सभासंनयन में भ शब्द का आकार बृद्धिसंक होता हुआ 
भी अच्‌ समुदाय के आदि में नहीं है। 
घृद्धसेज्ञा में केवळ अचों का ही समुदाय संनिविष्ट न होने से अचों के 
सध्य में आदि होना नई बनता । हळ रहित केवळ अचों का क्रमवान्‌ समुदाय 
. तो कढी (किसी प्रातिपादक में ) संनिविष्ट है नहीं। उस अवस्था में आदि अच्‌ 
का होना कसे संभव है। 

यदि ऐसा मान छे कि अज्दढ्समुदाय में जहां आदि अच्‌ वृद्धि है वहां 
वृद्धसंज्ञा होती दै तो क्य। हानि ! ॥ ० 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


न SR ब्याकरणमद्ाभाष्य 
वं शक्यम्‌ । इहैव प्रसज्येत औपगवीयाः । इद न स्याद्‌ गागीयाः । 
पकान्तादित्वं तहिं विज्ञायते । 
एकास्तादिले च सर्वप्रसज्ञः । 
इहापि प्रसज्येत--सभासंनयने भवः साभासंनयन+ इति । 


सिद्धमजाकृतिनिदेशातू | 
सिद्धमेतत्‌ । कथम्‌ । अच आङतिर्निर्दिश्यते । 


ऐसा भी नहीं द्वो सकता । वैसा मानने पर औपगवीयाः में दी बृद्धसज्ञा 
हो सकेगी । गार्गाया: में न हो सकेगी । क्योंकि ओऔपगव और गाग्ये इन दोनों 
अजुदळ्ससुदायों में औपगव में दी आदि अच्‌ आकार दृद्धिसंञ्चक दे। गार्गीयाः में 
नहीं है । 

तो फिर अजइळ्समुदाय में एकान्त एवं अवयव बना हुआ आदि अच 
वृद्धिसंज्ञक देख कर दृद्धसंज्ञा मान ळें । 

अज॒द्दळसमुदाय के अवयवभूत आदि अच्‌ को बृद्धिसंशक देख कर यदि 
'ससदाय की वृद्धसंज्ञा मानेंगे तो उन सभी समुदायों की बृद्धसंज्ञा प्रात होगी 
जिनमें कहीं भी वृद्धिसेशक आदि अच्‌ अवयव बना हुआ दै। उस , अवस्था 
भें समातनयन शाब्द की भी वृद्धसंज्ञा प्राप्त हो जायगी। क्योंकि सभासनयन 
इस अजूहळ्समुदाय में भी दृद्धिसज्ञक भा का आकार संनयन का आदि अवयव 
बना हुआ है। 


अच की आकृति का निर्देश मान कर उक्त दोष न होगा । यहां हम 
अच्‌ ब्यक्ति न लेकर सम्पूण अच्‌ जाति छेंगे। जिस अजहळससुदाय में,अच जाति 
की अपेक्षा आदि अच्‌ बृद्धिसंज्क होगा उस समुदाय की वृद्धसंज्ञा मानेंगे तो 
सभासनयन की वृद्धसज्ञा न दोगी। क्योंकि सभासंनयन में भा का आकार 
सम्पूर्ण अचों के आदि में नहीं दै.।' 


 . १ यद्यपि प्रातिपदिक अजहलरूप समुदाय है, तो भी अचाम्‌ इस वचन 
से अजाङ्कति का ग्रहण होगा । हलाकृति बिद्यमान होती हुई भी विवक्षित नहीं 
होगी तब सूत्रार्थे होगा--जिस शब्द का उसमें होने वाले सभी अचों की अपेक्षा 
आदि अच्‌ बृद्धिसंज्ञक दै .वह शब्द बृद्ध संजक होता है । 


८८-७0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


~ 


- नवम आह्विक ७३९ 
एवमपि व्यञ्जनैन्यवहितत्वान्न प्राप्नोति । 


व्यञ्जनस्याविद्यमानत्वं यथान्यत्र | 


क व्यञ्जनस्याविद्यमानवद्भावो वक्तव्यो यथान्यत्रापि व्यञ्जनस्या- 
मानवद्भावो भवति । कान्यत्र । स्वर । 


चा नामधेयस्य । 
दुद्धसंज्ञा वक्तव्या । देवदत्तीयाः । दैवदत्ताः । यश्चद्त्तीयाः । याज्ञदत्ता! | 


गोत्रोत्तरपदस्य च | 
गोत्रोत्तरपदस्य च वृद्धसंज्ञा वक्तव्या | कस्बळचारायणीयाः । 


ओदनपाणिनीयाः । घृतरौढीयाः । 


न भी व्यज्जनों की आकृति का व्यवधान होने से अच्च अच--झाकृति 
के आदि में न मिल सकेगा । 


व्यम्जनों की आकृति अविद्यमान मानी जायगी। जैसे अन्यत्र भी 
व्यञ्जन अविद्यमानवत्‌ माने जते हैं | अन्यत्र कहां ? स्वरविषय में । इस प्रकार 
- सत्न इष्ट विषय में बृद्धसंज्ञा सिद्ध हो जायगी । 


पौरुषेय नाम की वृद्धसंज्ञा विकल्प से .कहनी चाहिये । देवद्त्तीयाः 
देवदत्ताः । यज्ञदत्तीयाः याज्ञदत्ताः। यहां देवदत्त यज्ञदत्त इन पुरुषनामों की 
. विकल्प से बृद्दसज्ञा होकर दृद्धसंज्ञा पक्ष में शेषिकं छ प्रत्यय हो जाता है। 
वृद्धसज्ञा के अभाव में शषिक अण्‌ हो जाता है । 


= >.) 


गोत्र प्रत्यय हे उत्तरपद में जिसके ऐसे शब्द की भी दृद्धसज्ञा कहनी 
चाहिये । कम्बलचारायणीया: । ओदनपाणिनीयाः । घुतरौढीया: । यहां चरस्य गोत्रापत्यं 
चारायणः । पाणिनस्य गोत्रापत्यं युवापत्य॑ वा पाणिनिः। रूढस्य गोत्रापत्यं रौढिः। 
ये गोत्रप्रत्ययान्त हैं । कम्बलप्रियः चारायणः कम्बळचारायणः । ओदनप्रिय: 
पाणिनिः ओदनपाणिनिः । घृतप्रधांनो रौढिः धृतरौढिः । तेषां छात्राः कम्बलः 


चारायणीयाः इत्यादि। यहाँ उत्तरपदलोपी कर्मघारय समास में वृद्धसंज्ञा 
होकर शेषिक छ प्रत्यय हो जाता है । 


८८-७0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


७४५० व्याकरणमहाभाष्य 


गोत्रान्ताद्वाऽसमस्तवत्‌ | 
गोत्रान्ताद्वा अखमस्तचत्‌ प्रत्ययो भवतीति वक्तव्यम्‌ | एतान्येवो 
दाहरणानि । 
किमविशेषेण ? 


नेत्याह । 
जिद्वाकात्यहारितकात्यवर्जम्‌ । 


जिह्ाकात्यं हरितकात्यं च वर्जयित्वा । जैह्लाकाताः | हारितकाताः । 


कि पुनरत्र ज्यायः । 
` ‹गोत्रान्ताद्वाऽसमस्तवदिः त्येव ज्यायः। इदमपि सिद्धं भवति। 
पिङ्गळकाण्व्यस्य छात्राः पङ्गलकाण्वाः । 


अथवा गोत्रम्रत्ययान्त को असमस्त की तरह समास रहित की तरह 
स्वतन्त्र भान कर उससे यथाविहित प्रत्यय होता है ऐसा कद्दना च।द्विये। यदी 
पूर्योक्त कम्बलूचारायणीयाः आदि उदाहरण हँ । कम्बळ्चारायण आदि में 
गोत्रप्रत्ययान्त चारायण आदि को असमस्तवत्‌ मानने पर चारायण आदि स्वयमेव 
वृद्धियस्याचामादि.० से वृद्धसंज्ञक हो जायेगे । अलग वृद्धसशा कहन की आवश्यकता 
न होगी । 


क्या सामान्य रूप से सभी गोत्रप्रत्ययान्ता को असमस्तवत्‌ सान लेना 
चाहिये । 2 


नदी । जिह्वाकात्य भोर हरितकात्य को छोड़ कर । कतश्य गोत्रापत्यं कात्यः 
जिह्ाप्रधान: कात्यः जिह्वाकात्यः । हरितवणः कात्यः हरितकात्य: । तस्य छात्रा; 
जैह्वाकाताः, हारितकाताः । यहां गोत्र प्रत्ययान्त कात्य शब्द को असमस्तवत्‌ 
नहीं माना जायगा तो कात्य के वृद्ध न होने से वृद्धाच्छः से शेषिक छ प्रत्यय 
नहीं हुआ। बल्कि कण्वादिभ्यो गोत्रे स शैषिक अण प्रत्यय हो गया । आपत्यस्य च 
तद्धितेषनाति से कात्य के यकार का लोप हो जाता है । 


गोत्रोत्तरपदस्य च और गोत्रान्ताद्वाऽसमस्तवत. इन दोनों बचनों में कौन 
अधिक उपयक्त हे ? 


छ गोतरान्ताद्वाऽसमस्तवत्‌ यही वचन अधिक उपयक्त हे । उससे पिङ्गल- 
__ ताण्व्यस्य छात्राः पङ्गलकाण्वा: यदद भी सिद्ध हो जाता है । कण्वस्य गोत्रापत्यं 


८७८-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


नवम 
म आह्विक ७४१ 


त्यदादीनि च ॥ १।१।७४॥। 


यस्याचामादिभ्रहणमचुबते डताहो न | 
कि चातः | 


यद्यनुवर्तत, इह च प्रसज्यत त्वत्पुः 
अस्य छात्राः त्व त्पुवा 
न स्यात्‌ त्वदीयो [| मदीय इति || | र य प 


अथ निवृत्तम , प पङ्‌ प्राचां दे 

बु स्‌, पडू प्राचां देशे यस्याचामा दिग्रहणं कर्तव्यम्‌ । 

पत्र तह्यचुवतते । 
कथं त्वात्पुत्रा मात्पुत्रा इति ? 
Me ७ 
इ । पिङ्गलश्चासौ काण्व्यः पिङ्गलकाण्ब्यः । तस्य छात्रा: पेइलकाण्वा: | यहां 
गोत्र अत्ययान्त काण्व्य शब्द को असमस्तव्रत्‌ मानने से काण्ब्य शब्द चा 
दो जाता है ता बृद्धाच्छः स प्राप्त छ को कप्वादिभ्यो गोत्रे से विहित अण 
प्रत्यय बाघ ढेता हैं। यदि असमस्तवत्‌ न मान करं गोत्रोत्तरपदस्य च स 
बृद्धसञ्चा कर दें तो काण्व्य शब्द के स्वतन्त्र न होने से कण्वादिभ्यो गोत्रे से 
छ प्रत्यय की बाधा न होगी । तब वृद्धाच्छः से छ होकर अनिष्ट रूप प्राप्त होगा । 


nn 


————— 


पूवैसूत्र से यां यस्याचामादिग्रहण की अनुवृत्ति आती है या नहीं ? 
इससे क्या ? र 


. यदि अनुवृत्ति आतीहै तो सूत्र का अर्थ होगा--जिस समदाय के 
अचों के मध्य में त्यदादि शब्द आदि में हों उस समुदाय को बृद्संज्ञा होती 
हैं । उससे त्वत्पुत्रस्य छात्राः त्वात्पुत्राः यहां त्वत्पुत्र इस समुदाय के आदि 
से त्यद्रादि होने से वृद्दसज्ञा हो जायगी तो उद्धाच्छः से अण को वाध कर 
बिक छ प्रत्यय प्राप्त होगा । ओर त्वदीयः मदीयः ( तव मम इदम्‌.) यहां 
त्यदादि के किसी समुदाय के आदि में न होने से बृसंज्ञा न होगी तो 
छ प्रत्यय न हो सकेगा। यदि यस्याचामादि ग्रहण की अनुत्त यहाँ नहीं आती 
तो आगे आने वाळे एड प्राचां देशे सूत्र में यस्याचामादिं ग्रहण करना होगा। 


यस्याचामादिग्रहण की अनुवृत्ति यहाँ आती है । 


त्वात्पुत्राः मातुत्राः केसे बनेंगे ? ` 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


७४२ व्याकरणम द्वाभाष्य 


सस्बन्धमजुवर्तिष्यते । दृद्धियंस्याचामादिस्तद्‌ डडम्‌। लाः 
ड ृद्धिर्यस्याचामादिस्तद्‌ बद्धम्‌ 
दीनि च वृद्धसंशानि भवन्ति । व 
पङ्‌ प्राचां देशे यस्याचामादिग्रणमञवर्तते । वृद्धिग्रहणं निवृत्तम्‌ । 
तद्यथा कर्चित्‌ कान्तारे समुपस्थित सार्थसुपादत्ते। स यदा 
निष्क्रान्तकान्तारो भवति तदा सार्थे जहाति। 


e १० ७, 


एङ्‌ प्राचां देश ॥१।१।७५॥ 


एङ्‌ प्राचां देशे शेषिकेष्विति वक्तव्यम्‌। 
सैपुरिकी सैपुरिका स्कोनगरिकी स्कीनगरिकेति | 


सम्बन्ध का अनुवतैन करेंगे। वृद्धियेस्याचा० यदद पहला सूत्र है। उसके 
बाद त्यदादीनि च यह सूत्र है। इसमें पूर्व सूत्र की सम्पूण अनुइत्ति आने 
पर भी केवल वृद्धस्‌ इतने अंश का ही सम्बन्ध करेंगे। अन्य अंश का सम्बन्ध 
उसी के साथ रदेगा। तो इस सूत्र का अर्थ द्ोगा-त्यदादि शब्दों की वृद्ध 
संज्ञा होती है। आगे एड्‌ प्राचां देशे यह सूत्र दै। उसमें पर्वे सूत्र के यस्या- 


` चामादिग्रहण का ही सम्बन्ध होगा । वृद्धिग्रहण को निवृत्ति हो जायगी तो अर्थ 


होगा--जिस समुदाय के आदि में एङ्‌ है वह समुदाय प्रागुदेश के अभिधान 
में बृद्धसंज्ञक होता है! जैसे कोई मनुष्य भयंकर जंगल आ जाने पर साथी 
को सहारे के लिये ळे लेता है। वद जब जंगल से निकर जाता है तब आवश्यकता 
न होने से साथी को छोड़ देता है । इसी प्रकार यदं भी आवश्यकतानुसार 
सम्बन्ध का अनुवर्तन होगा। 


एङ्‌ प्राचां देशे विधीयमान वृद्धसंज्ञा केवळ शैषिक प्रत्यय करने में ही 
कहनी चाहिये । जिससे अपत्य विकारादि अन्य अथौ मे बृद्धसज्ञा न हो। 
सैपुरिकी सैपुरिका । स्क्रौनगरिकी । स्कौनगरिका । ( सेपुरे स्कोनगरे च भवा ) यहां 
सेपुर स्कोनगर ये प्राचीन वाइीकप्रामवाची शब्द हें । उनकी शैषिक प्रत्यय 
विधान में दृद्धसंज्ञा हो जायगी तो वाहीकय्रामेभ्यश्च से भव अर्थ में ठल जिद्‌ 
प्रत्यय हो जाते दें ।' 


१. यहाँ प्रदीपकार श्री कैयट लिखते हैं कि कुणि नामक किसी प्राचीन 
व्याख्याकार ने इस सूत्र में प्राचाम्‌ का अर्थ प्राचीन आचार्यो के मत में ऐसा 
किया है । अन्य व्याख्याकारों ने प्राचाम्‌ को देश का विशेषण मान कर प्राच्य 


८८-७0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


० = 


नवम आक्लिक ७४३ 


नवाहिक महाभाष्य सम्पूर्ण हुआ। 


देश के अभिधान में या प्राच्य देश के कथन में ऐसा अर्थ किया है। “प्राचाम्‌? 
को आचार्य का विशेषण मानने पर तो चाहे प्राच्यग्राम हो या उदीच्य हो या 
दोनों से बहिभूत वाहीकप्राम हो सर्वत्र इृद्धसज्ञा हो जायगी। क्रोडे अवः क्रौडः 


यहां उदीच्यग्राम में और देवदत्ते अवः दैवदत्तः यहां वाहौक ग्राम .में प्राप्त 


वृद्धसंज्ञा व्यवस्थित-विभाषा से नहीं हुईं। जिनके मत में देवदत्त यह प्राच्यग्राम 
है और जो प्राग्‌ देशाभिधान में इृद्धसज्ञा मानते हैं उनके मत में देवदत्त की 
वृद्धसंज्ञा होकर काझ्यादिगण में पठित होने से छ को बाध कर काझ्यादिभ्य- 
ष्ठल॒ निठौ से ठन्‌ बिढ हो जायेंगे तो दैवदुत्तिकी दैवदत्तिका ये रूप बनेंगे ॥ 


छात्राणासुपकुवेती भ्रशमियं हषे हृदस्तन्वती 
व्याख्या बोधमभीप्सितं प्रदिशती पूर्वापरं युञ्जती । 
भाष्यार्थ च विश्रृण्वती सुविशदं प्रइनानभिव्यञ्जती 
राराज्यात्सततं विमत्सरबुधां स्वान्तं परं प्रीणती ॥ 


इति श्रीचारुदेवशास्त्रिणः कृतिषु नवाहिकस्य व्याकरणमहाभाष्यस्य 
सविवरणो हिन्यनुवादः पूर्तिमगात्‌। 


शुभं भूयादध्यापकानामध्यायकानां च ॥ 


८८-७0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


2 


PDT >>> 


> 


अव्युत्पाद्य पदों का साधुत्व भी इष्टिरूप बचनों द्वारा यहीं किया गर 
का एकमात्र आधार भी यही भाष्य है । >> 

ऐसे गम्भीराशय, बहुविषयावगाही इस भाष्य को हिन्दी 
प्रथम प्रयास है । यह अक्षरार्थानुवादमात्र नहीं है । यह भाष्यार्थ ' 
प्रतिपत्तिसौकर्य के लिए प्रत्येक आहिक के प्रारम्भ में : 
सार दिया गया है । परिभाषाओं की प्रवृत्ति व 
गया है जो उनकी प्रवृत्ति-विषय का अवधारण करने में र 
नागेश की दुरूह उक्तियों की करतलामलकवत्‌ विस्पष्ट र्ण 
है । स्थान-स्थान पर संशयोच्छेदी ग्रन्थग्रन्थिभेदी टिप्पणों से भाष्यार्थ अत्यन्त सुबोध 
दिया गया है जिससे जिन जिज्ञासु जनों को गुरुमुख से भाष्य-श्रवण करने का अट 
नहीं वे भी इसे अनायास सुगृहीत कर सकें । 


दिल्ली वाराणसी पटना 


१७०.(सजिल्द) 
र २ १२० (-अजिल्द ) 


७ 0-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


